रंगनाथ रामायण 


[ राजा गोनबुद्ध-रचित मूल तेलुगु से अनूदित ] 


ऋच4१7दक 
श्री .ए० ,सी० कामाक्षि राव 
सय्पादुक 
श्रीअवधनन्दन 


विहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ 


पटदना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद _ 
पटना 


(६, 


मनन 


सर्वस्वत्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
१८८२ शकाब्द; २०१७ विक्रमाब्द; १९६१ खुध्ठाब्द 
सजिल्द मृल्य ६. ६० 


मुद्रक 
बेती साधव प्रेस 
राँची 


वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रंथ. गनाथ रामायण' को पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हुए हमें 
बड़ा हर्ष हो रहा है । परिषद्‌ का मूल उद्देश्य जहाँ अधिकारी विद्वानों द्वारा मौलिक 
ग्रंथों का प्रणयत कराकर प्रकाशित करना रहा है, वहाँ देश और विदेश की समृद्ध 
भाषाओ के उत्कृष्ट ग्रंथों का हिन्दी-अनुवांद कराकर उनके प्रकाशनों से हिन्दी-साहित्य 
की समृद्धि में योगदान भी रहा हैं। इस प्रकार, परिषद्‌ से अबतक जर्मन भाषा से 
रिचर्ड पिशल-लिखित प्राकृत भाषाओं का व्याकरण तथा फ्रच भाषा से मारिस मेटर- 
लिक-रचित नाटक '“तीलपंछ। के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । इन दोनों के अतिरिक्त 
संस्कृत-साहित्य से काव्यमीमांसा' तथा कथासरित्सागर' (प्रथम खंड ) के अनुवाद 
मूल संस्कृत के साथ भी परिषद्‌-द्वारा प्रकाशित हुए है। कथासरित्सागर' का दूसरा खण्ड 
इसी साल प्रकाशित होनेवाला है और उसके अन्तिम ,खण्ड .का अनुवाद-कार्य सम्पन्न हो 
रहा है । पाइ्चात्य भाषाओं के साहित्य के अलावा परिषद्‌ ने संविधानहद्वारा स्वीकृत 
चौदह भाषाओं और उनके साहित्य पर परिचयात्मक निबन्‍्ध उन-उन भाषाओं के अधि- 
कारी विद्वातों से लिखवाकर, उनके संग्रह के रूप में चतुद्दंश भाषा-निबन्धावली' प्रकाशित 
क्री हैं । तदुपरानत भारत की प्रमुख लोकभाषाओं ह लोकभाषाओं और उनके 
साहित्य पर निबन्ध लिखवाकर पंचदश लोकभाषा-निबन्धावली” नाम का संग्रह प्रकाशित 
किया है। उपर्युक्त पुस्तकों का हिन्दी-संसार में अच्छा स्वागत हुआ--यह हमारे लिए 
प्रसन्नता की बात हैं 


किन्तु, भारतीय भाषाओं के साहित्य से अनुवाद द्वारा हिन्दी-भाण्डार को भरने 
की दिश्ञा में परिषद्‌ ने संकल्प किया था कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत की चर--तमिल, 
तेलग, कन्‍नड़ और मलयालम--भाषाओं के साहित्य से एक-एक ग्रंथ चुतकर अनूदित 
कराया जाय। तदनुसार ही तमिल और तेलुगु के एक-एक ग्रंथ और उसके अनुवादक 
का चुनाव किया गया और अनुवाद के काम सौंपे गये। इस योजना में हमें तेलगू की 'रंग- 
नाथ रामायण के अनुवाद की पाण्डलिपि सबसे पहले प्राप्त हुई और आज हम उसी 
रामायण को आपके सामने उपस्थित करने में समर्थ हो सके हे । हमें प्रसन्नता है कि 
इसके बाद ही हम तमिल का कंब रामायण” का हिन्दी-अनुवाद भी यथाशीघ्र प्रकाशित 
कर हिन्दी-संसार के सामने रख सकेंगे। 

मूल रंगताथ रामायण” के सौष्ठव के सम्बन में म स-विश्वविद्यालय के विद्वान 
गैडर तथा तेलगु-विभाग के अध्यक्ष श्रीनिडदवोलु वेंकट राव ने अपने परिचय में जो 
उद्गार प्रकट किये हैं, वे इसी ग्रंथ में अन्यत्र देखने को मिलेंगे । फिर, इस ग्रंथ के 
अनुवादक श्री ए० सी ० कामाक्षि राव ने भी, अपनी भूमिका में, तेलग-साहित्य का विवेचन करते 
हुए इस ग्रंथ की महत्ता पर थो- कुछ प्रकाश, डाला हूं, वेंहँ अलम हैँ । उसके बाद इस 


( ४ ) 


पम्बन्ध में और कुछ लिखना पिष्ठपेषण ही होगा। हम तो कवल इतना ही कहग कि 
दक्षिण भारत के प्राचीन एवं मूर्थन्य साहित्य की गरिमा एत्र आभा से हिन्दी-साहित्य 
के भाण्डार के भरते की दिशा में हमारा यह विनम्न अनुष्ठान नगण्य न समझा जायगा। 


इस अवसर पर हम सबसे पहले श्री म० सत्यनारायण को साधुवाद दिये विना 

नहीं रह सकते कि उन्होंने परिषद्‌ को इस दिशा में अपने विचार और सुझाव दकर 
अत्यधिक उत्साहित किया है । प्रारंभ में हमें उनका सहयोग न प्राप्त होता, तो शायद 
हम इस ग्रंथ को तना श्ीत्र प्रकाग में न ला सकते । साथ ही हम दक्षिण भारत के 
गाँव-गाँव में हिन्दी की घृती रमानेवाले श्रीअवधनन्दनजी के कृपापूर्ण सहयोग और 
साहाय्य को दब्दों में बाँधघना नहीं चाहते । इसम रंचमात्र भी अत्युक्ति नहीं कि उनके 
प्रयत्त का ही यह परिणाम हैँ कि हम इस अनुवाद को हिन्दी-जगत्‌ के सामने ला सकें हें। 
उन्होंने अनुवादक से सारी पाण्दुलिपि प्राप्त कर पढ़ जाने की कृपा की, साथ ही सम्पादन 

भी यथासाध्य किया। निःसंकोच रूप से हम यह कह सकते हे कि इस कार्य 
में साहित्य के प्रति उनका अदम्य उत्साह और परम पवित्र निष्ठा गौरव एवं ईर्ष्या की 
वस्तु हैं। हम श्रीनिडदवोलू वेंकट राव के प्रति अतिशय कतज्ञ हे कि उनका परिचय 
हमें इस ग्रंथ के लिए उपलब्ध हो सका । अनुवादक और सम्पादक के साथ-साथ हम 
उनका भी ,आभार स्वीकार करते हैं, जिनका साहाय्य हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त 


हो सका है । 


आशा है, सुधी पाठकों को रंगनाथ रामायण के अनुशीलन से प्रसन्नता होगी और 
वे देख सकेंगे कि वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास के रामचरितमानस से यह किन- 
किन बातों में एक और किन-किन बातों में भिन्न है, और यह अनुभव करेंगे कि भाषा 
और वेश-भूषा की भिन्नता होते हुए भी हमारे सम्पूर्ण देश की मूल संस्कृति किस प्रकार 
सर्वेधा एक, अभिन्न ए अखण्ड है । 


भुवनेशवरनाथ मिश्र 'माधव' 


७-२-६ ६९ 
संचालक 


प्रस्चिय 


तेलगु-पाहित्य में राम-कथा को अग्रस्थान प्राप्त हुआ है और आज तेलगु में 
रामकथा से संबंधित रचनाओं की संख्या लगभग तीन-चार सौ तक हे। पुराण, प्रबंध, 
द्विपद, शतक, वचन, यक्षगान, दंडक, पद, गीत एवं संकीत्तंतन--सतलब यह कि आज 
तलुगू सें सहाकाव्य जेसे शास्त्रीय रूप से अपढ़ ग्रामीण जनता के द्वारा गाये जानेवाले 
लोकगीतों तक में रामकथा उपलब्ध है । साहित्य-रचना के रूप में रामकथा-साहित्य का 
प्रारंभ तेरहवीं सदी में हुआ और उस समय से उस साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति 
होती गई । इस साहित्य को प्रेरणा दबेवालों में भव्राचलम्‌ में विराजमान श्रीरामचन्द्र 
के अनन्यभक्त रामदास तथा अमरगायक भक्त त्यागय्या सर्वश्रेष्ठ हूं । 

तेलग-साहित्य के सभी यूगों में रामकथा विशेष आकर्षण की चस्तु रही हे। 
आज भी जब तेलगु-साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ जन्म ले चुकी है और जन्म हे 
रही हे, तेलगु-भाषा के कई प्रसिद्ध आधुनिक कवियों ने रामकथा कों शास्त्रीय पद्धति 
पर लिखा है और आज भी कुछ कवि इस कथा को लिखने में रूगे हे। यह इस बात 
को प्रमाणित करता हूँ कि राम-भक्ति तेलगु-जनता के हृदय को ही नहों, बत्कि उनकी 
प्रतिभा पर भी अपनी असिद छाप छोड़ चुकी हे। प्राच्य तथा प्रतीच्य विद्वान रामायण 
का अध्ययन आधुनिक ढंग से करने रूगे हे। अतएवं आधुनिक विचार एवं सांस्कृतिक 
परिपाहव की दृष्टि से इस महाकाव्य की व्याख्या करना आवश्यक हे । चूँकि दक्षिण को 
भाषाओं में भी संस्कृत-रामायण की कथा अनुवादों के रूप में अथवा मौलिक रचना के 
रूप में आ गई है, हमें विचार करना होगा कि आय॑ एवं आर्येतर संसक्ृतियों का समन्वय 
करने में रामायण का क्‍या स्थान हे और रामायण भारत की सामासिक संस्कृति का 
प्रतीक केसे बनी हुई हु. आदि । 

'रंगताथ रामायण” एक द्विपद-काव्य हे, जो तेलूगू की रामकथा-संबंधी कृतियों 
में अत्यंत लोकप्रिय है । उसकी सरल, शुद्ध तथा प्रवाहमयी देशी शल्ी ने पंडित एवं 
पामर दोनों को समान रूप से आक्ृष्ट किया है। इस कथा के कुछ भाग “तोलबोम्म 
लाटा (एक विशज्यष प्रकार कीं पुतलियों का नृत्य) ज॑ंसी लोक-कला के कार्य-क्रमों में 
भी गाये जाते हे और यह इस बात को स्पष्ट करता हैँ कि कवि राम की अमर-कथा 
को तेलुगु-हृदय तक पहुंचाने में किस प्रकार सफल हुए हे । 


चूंकि इस कृति का नाम रंगनाथ रामायण है, सहज ही यह श्रम हो जाता हे 
कि इसका कवि 'रंगनाथ” नामक कोई व्यक्ति रहा होगा । किन्तु, इस विषय पर 


( ४१ ) 


जो शोध-कार्य हुआ है, उससे यह प्रमाणित हो गया हुँ कि तेरहवीं सदी में बृदपुर 
(ऐतिहासिक बोधान नगर) के आसपास राज करनेवाले सूर्यबंशी राजा विदठलराजु के 
क्ादशानूसार उनके पुत्र गोनबुद्ध राजा ने इसकी रचना की हैँ । इसका उल्लेख कवि 
स्वयं काव्य के प्रारंभ में कर चुके हें। प्रकाशित एवं अप्रकाशित शिलालेखों के आधार पर 
यह प्रमाणित हो चुका हुँ कि इस काव्य की रचना लगभग १३८० ई० में हुई थी । 
'रगनाथ रामायण की विशेषता यह है कि उसकी रचना उस समय तक जनता 
में प्रचलित राम-कथा के आधार पर हुई है, जो संस्कृत-रामायण से कई स्थानों में भिन्न है । 


यद्यपि, रामायण आर्यावत्त या उत्तरापषय के राजा राम की कथा है, तथापि वह 
प्रंपरागत छोक-कथाओं के रूप मे सारे दक्षिण मं अति प्राचीन काल से व्याप्त थी। 


अब यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि दक्षिण की भाषाएँ, तमिल, 
तलगू, कन्नड और मलयारूम--जो संस्कृत भाषा-परिवार से सर्वेथा भिन्न परिवार की है -- 
अपनी प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती थीं । 
ऐसी दा में यह आशा नहीं की जा सकती कि इन भाषाओं के बोलनेवाले वाल्मीकि 
रामायण की म्‌लकथा का ज्ञान प्राप्त करे । उन्होंने स्थूछ रूप में कथा को ग्रहण किया 
होगा ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न यूगों में उस कथा का अपने ढंग से मोड़- 
तोड़कर प्रचार किया होगा। यह कोई आइचय नहीं, यदि घर-घर में इस कथा का प्रचार 
हो गया हो ओर उत्सुक बालक-बालिकाओं के मनोरंजन को लिए तथा उनमें राम तथा 
उनकी पत्नी सीता के आदर्श जीवन में प्रतिबिबित आर्य-धर्म को प्रतिष्ठित करने के 
उद्देश्य से घर के बड़े-बूढ़े, रामायण के इतिवृत्त का छोटी-छोटी कहानियों के रूप में 
प्रसार किया हो । हमारे यहाँ ऐसी प्रथा रही भी हे। महाकवि कालिदास अपने मेघदूत 
में कहते हे कि कोशांबी नगर में ग्रामवृद्ध अपने पोते-पोतियों को उदयन की कथा 
सनाते थे । स्वयं कालिदास-कृत रघुवंश में वर्णित राम-कथा कुछ स्थानों में मूलकथा 
से भिन्नता रखतो हूँ । 

राम की कथा त्रेतायुग की होने के कारण उदयन की कथा से भी अधिक प्राचीन है 
और कदाचित्‌ उसने द्राविड़ों के हृदय एवं प्रतिभा पर असिट प्रभाव डाला होगा । 
इसका एक कारण यह भी हो सकता हे कि रामायण के दो प्रधान पात्रों में रावण 
दक्षिण का था । लंका का राज्य, राम के विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी बना रहा 
और विभोषण उसका पालन करता रहा। आधुनिक यूग को भाँति यदि राम भी रूंका 
को जोतने के पदचात्‌ अपने किसी भाई को अपनी तरफ से लूंका का राज्य चलाने के 
लिए नियुक्त करते, तो कदाचित्‌ दक्षिणापथ का इतिहास कुछ बातों में भिन्न होता । 


तेलगु-साषा तमिल के मुकाबले में प्राचीन न होने पर भी कुछ हद तक प्राचीन 
ही कही जा सकतो है; उस भाषा के बोलनेवालों में बहुत समय तक वाल्मीकि रामायण 
को अपेक्षा लोक-कथाओं के द्वारा प्रचलित राम-कथा का ही आदर होता रहा । ऋमदाः 
तेलुबु-माषाभाषों संस्कृत के प्रति आकृष्ट हुए और उस भाषा के प्रकांड पंडित बन गये। 
“रंगताथ रासायर्ण ओर “भास्कर रासायण' के कवि संस्कृत के महान्‌ पंडित थे और 


( ह॥ ) 


उन्होंने अपनी क्ृतियों में स्पष्ठ कहा भी है कि उनकी क्ृतियाँ वाल्मीकि रामायण को 
आधार मानकर चलती हे । फिर भी, वे जनता के बोच प्रचलित रामकथा को सर्वथा 
उपेक्षा नहीं कर सके । 

कहा जाता है कि सन्‌ १३१० ई० में कविन्रय के प्रसिद्ध कवि एरंना ने 
मल संस्कृत-रामायण का सही अनुवाद तेलगु-पद्च में लिखा था। खेद है कि वह रचना 
आज हमें अप्राप्त हु--कोचछ उसके कुछ एक पद्च तेलगु के एक लक्षण-प्रन्थ में हमें 
सिलते हे। एरंना के पहचात्‌ सन्‌ १८६० ई० तक किसी और कवि ने वाल्मीकि रामायण 
का सही-सही अनुवाद तेलग॒ु में प्रस्तुत नहीं किया । सन्‌ १८६० ई० से गोपीनाथ वंकट 
कवि ने संस्कृत-रामायण का सही अनुवाद तंलगु-पद्य से प्रस्तुत किया । उसके पदचात्‌ 
कितने ही कवियों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार संस्कृत-रामायण का 'अनुवाद किया। 


कहने का तात्पयं यह है कि १८६० ई० तक राम की कथा पर जों काव्य लिखें गये, 
उनपर लोक-कथाओं का ही अत्यधिक प्रभाव रहा। 


आज के शभ समय में, जबकि भारत की विभिन्न संस्कृतियों में आदान-प्रदान का 
कार्य प्रारंभ हो गया है, यह अत्यंत हर्ष की बात हूँ कि दक्षिण के एक सयोग्य तथा 
हिन्दी-तेलगु-भाषाओं के निपुण विद्वात्‌ श्री ए० सो० कामाक्षि राव ने, तेलगु को अत्यंत 
लोकप्रिय द्विपद. रामायण का अनुवाद राष्ट्रभाषा हिन्दी के गद्य में किया हुं, जिससे 
वह भारत के सभी साहित्यों तक पहुँच सके । ' 


तेलुगु की 'रंगनाथ रामायण अपने इतिवृत्त, भाव, कला एवं शैली के कारण 

तीन करोड़ तेलग्‌-भाषाभाषियों के हृदय में राम-भक्ति को जागरित करने में सफलता प्राप्त 

र चुकी है । यदि उसका हिन्दी-अनुबाद आसेतुहिमाचल व्याप्त चालीस, करोड़ 

भारतवासियों के हृदयों में राम-भक्ति जागरित करनेवाली प्रबलल शक्ति का स्रोत बन , सके, 
तो आइचये नहीं करना चाहिए। जयहिंन्द ।' 


ता० ८, शाके श्यथर विद्यारत्न निडदवोलु वैंकेंट राव, एम्‌० ए० 
चैत्र, सोमवार रीडर तथा तेलेंगुू-विभाग के अध्यक्ष 
रंघ-३-६० ई० मंद्रास-विश्वविद्यालय 


4 


है कक कल बा का चनलुइलल नल नल इन अर ााााााााााााा;७७७७७७७७७ 





१, आन्ध्र महाभारत क तीन प्रसिद्ध कवि नृन्न॑या, तिबुकता।और एस्नर-कवित्रेय 
के नाम से विख्यात हें। , - 
' २. प्रस्तुत परिचय मूल अगरेजी लेख से अनूदित। 


लअप्तावना 


[| ९१ ।ै। 


लेलछए-०7९०7-विदेशी पंडितों के द्वारा इटालियन ऑफ दि ईस्ट! (घ्क/4ज ०६ ६9९ 
६०5६) कही जानवाली तलगु-भाषा, द्राविड़-भाषा-परिवार की समृद्ध एवं साहित्य-संपन्न 
भाषा है। बसे तो इसके तीत ताम हे--तेलुगु, तेनुगू, आंध्रमु; किन्तु तेलुगु! शब्द का ही 
अधिकाधिक प्रयोग होता है । आंध्र' दब्द पहले जाति-परक था, किन्तु बाद को वह देश- 
प्रक हुआ और निदान आंध्र देश की भाषा आंध्रमु' कहलाई। तेलुगु अजंत भाषा हे-- 
प्रायः इसके सभी शब्द स्व॒रांत और विज्ेष रूप से उकारांत होते हे। (उदा०-संतोषमु, 
साहसम्‌, नीनु, नेनु आदि)। अतः, यह भाषा अधिक संगीतमय होने की क्षमता 
रखती हे। कदाचित्‌ इसी कारण से विदेशी विद्वानों ने इसे पु की इटालियन भाषा 
कहा होगा । 


इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी ससय आंध्र-साम्राज्य उत्तर में पाटलि- 
पुत्र से कावेरी नदी के दक्षिण तक फेला हुआ था। किन्तु, समय-समय पर इस 
साम्राज्य पर बहुत-से आक्रमण हुए और इसका बहुत-सा भाग दूसरों के अघोन हो गया। 
विजयनगर के प्रसिद्ध सम्राद्‌ कृष्णदवराय के समय में तेलगु-प्रदेश उत्तर में कटक से प्रारम्भ कर 
दक्षिण में मदुरे तक फेला हुआ था। आज भाषावार प्रान्तों के विभाजन के बाद 
तेल॒गु-प्रदेश की सीमाएं बहुत हृंद तक निश्चितत-सी हो गई हैं । आज इसकी उत्तरी 
सीमा उत्त र-पूर्व मं बरहमपुर से प्रारंभकर उत्तर में योदावरी नदी के किनारे होते हुए नैजामा- 
बाद के कुछ उत्तर तक चली गई हे । इसकी दक्षिणी सीमा मद्रास के उत्तर में रूगभग 
तीस मील से प्रारंभ कर कोलार तक हे और पूर्व में समृद्र-तट तक यह प्रदेश फैला हुआ है। 
हत सीसाओं के भीतर-स्थित विज्ञाल भू-भाग में तथा भारत के अन्याम्य प्रान्तों में बसे 
हुए तेलगु-भाषाभाषियों की संख्या १६५१ ई० की जन-गणना के अनुसार तीन करोड़ तीस 
लाख है। भारत में हिन्दी-भाषाभाषियों के बाद तेलगु-भाषाभ्ाषियों की रूंख्या ही 
अधिक हूँ । 

तेलगु-भाषा के दो रूप हमें देखने को मिलते हँ--साहित्यिक भ्या का रूप 
और बोलचाल की भाषा का रूप। साहित्यिक भाषा का रूप प्रदेश-भर में एक ही हे, 
किन्तु बोल्चाल की भाषा के रूप में कहीं-कहीं थोड़ा-सा अन्तर दिखाई देता हैँ। 
सन्‌ १८७५ तक साहित्य-रचना के लिए कोवल साहित्यिक भाषा का हो प्रयोग होता रहा, 
किन्तु उसके बाद बोलचाल की भाजा को भी साहित्य में स्थान देने के लिए आंदोलन 


( ६ ) 


शूरू हुआ । यह आंदोलन आज तक चल रहा है। आज स्थिति ऐसी हूँ कि तेलग्‌ के 
पचहुत्तर फी सदी लेखक अपनी साहित्य-त्षाधवा बोलबाल की भाषा के साध्यम से करते है। 
साहित्यिक भाषा (ग्रांथिक भाषा) और बोलचाल को भाषा (व्यावहारिक भाषा) में 
जो अन्तर है, वह विशेषतया क्रियाओं तथा कुछ शब्दों के रूपों तथा संधि के नियम- 
पालन के ऊपर निर्भर करता हू । एक उदाहरण से यह अन्तर स्पष्ट करेगे । 


साहि/सयक-०7०7--भी राम चरित्रमु परम पावन सैनदि । अंदुवलनने तेलगुलो 

नतेकुल रामायण-मुनिदिवरलो रचिथिचिरि। इप्पटिकिेनि रचिचुचु तम जन्‍्मसुन्‌ 
चरितार्थंमु गाविचु कोन चन्नार । 
श्यावहारिक भाषा-- 

श्रीरास चरित्र परम पावन संदि।अंदुवल्लने तेलगलो अनेकुलू रामायणान्नि यिदि 
बरलो ब्रासार । इप्पटिकी ब्रास्तु तम जन्मान्नि चरितार्थंम्‌ चेसुकुंटुश्मारु। 

(श्रीराम की कहानी परण पावन है। इसलिए, कई लोगों ने अबतक रामायण की 
रचना की। आज भो कुछ लोग इसकी रचना करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ कर रहे है ।) 

जेसा हम पहुल निवेदन कर चुके हे, तेलग द्राविड़-भ!षा-परिवार की एक मुख्य 
भावा है । किसी समय तमिल, तेलुगु, कन्नढ़ और मल्यारूम मूल द्राविड़-भषा की 
बोलियाँ मात्र थीं । किन्तु, बाद को भिन्न-भिन्न वातावरण में पनपने के कारण आज ये 
एक दूसर से भिन्न प्रतीत होती हे। तेलगु-प्रदेश पर कई राजवंशों ने राज्य किया । 
सातवीं शताब्दी तक सातवाहन, इक्ष्वाकु, बृहत्फलायन, शालंकायन, पत्ल्व, विष्णकुंडिन 
तथा पूर्व चालक्य राजाओं ने तेलगु-प्रदेश पर राज्य किया था । इन राजाओं की राज- 
भाषा या तो संस्कृत थी या प्राकृत । जो शिलालेख अबतक उपलब्ध हे, उनमें बहुतों 
को भाषा प्राकृत हैं । इन राजाओं में कुछ तो वेदिक धर्मावलंबी थे और कुछ बुद्ध के 
अनुयायी थे। इस तरह तेलगु-प्रदेश मे राजभाषा तथा धर्म की भाषा की हसियत से संस्कृत 
तथा प्राकृत का अत्यधिक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे देशभाषा पर पड़ता रहा। 
परिणाम यह हुआ कि आज तेलग॒ु में पचहत्तर फी सदी शब्द संस्कृत या प्रकृत भाषशओं 
के तत्सम या तद्भव रूप हे। तेल॒गु-प्रदेश के पंडितों का संस्कृत के प्रति इतना 


किया 


अधिक आग्रह रहा कि तेलगु का सब से प्रथम व्याकरण संस्कृत-भाषा में 
लिखा गया । 


तलुगु की साहित्यिक भाषा के भी दो रूप मिलते है । एक रूप वह हूं, जो संस्कृत 
दाब्दों तथा समस्त पदों से भरा हुआ होता है और दूसरा वह, जिसमें ठठ तेलग शब्दों 
का ही बहुलय हैँ । ठेठ तेल॒गू को जान तेनग' कहते है । इन दोनों रूपों में संस्कृत- 
बहुल भाषा का हो अधिक आदर होता रहा और धीरे-धीरे ठेठ तेलुगु के प्राचीन काव्यों 
के बहुत-से दाब्दों का अचलन कसम होता गया। इसलिए, ठेठ तेलग्‌ के प्राचीन काव्यों 
को समभना बहुत-से तेजगु-भाषाभाषियों के लिए भी आज कठिर-सा हो गया है। 
एव तलुगु तथा सस्‍्कृतबहुल तेलुगु के उदाहरणों को देखने से इन दोनों में अंतर स्पष्ट 

जायगा-- 


ठेठ तेल गु-- 
चेप्पु लोनिरायि चेबिलोनि जोरीग, 
कंटिलोनि नलस्‌, कालिमुल्ल, 
इंटिलोनि पोरु इंतित कादया॥। 
| (जूतों में पड़ा हुआ कंकड़, कान में पहुँचा हुआ कीड़ा, आँख की किरकिरी, पैरों में 
कॉदा और घर में कगड़ा--इनकी पीड़ा असहनीय होती है ।) 
संस्कृतबहुल ते लगु-- 
अधरमु गदली गदलक 
कल 
मोन ब्रतुडा अधिकार रोग पूरित 
बधिरांधकू शवम्‌ जूड पापम्‌ सुमती ॥ 

[ अधरों को बिना हिलाये, मधुर भाषा से रहित हो, मौन व्रत धारण करनेवाला 
अधिकार-रोग से भरा व्यक्ति बहरे तथा अंधे शव के बराबर है । उसे देखना भी पाप है । 
(रेखांकित शब्द संस्कृत के हैँ ।) ] 

इन दोनों शैलियों का सामंजस्य भाषा के जिस रूप में पाया जाय, जिसमें तेलगु 
का सुहावरा भी ओर संस्कृत का सधुर एवं गंभीर दाब्द-समूह भी हो, वही तेलगु अधिक 
लोकप्रिय है और वही सूंदर समझी जाती है । रंगनाथ रामायण की भाषा में ऐसो ही 
सुंदरता पाई जाती हे । इसकी चर्चा यथास्थान आगे की जायगी । 

लैलए-स/लछित्य-महाकवि नन्नया का आंध्र-महाभारत तेलुगु-साहित्य के उपलब्ध 
काव्य-प्रत्थों में सबसे प्राचीन है । इसकी रचना ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। 
इस काव्य की प्रोढ भाषा एवं उत्कृष्ट कला-कोशल को देखकर विद्वान यह अनुमान करते हे 
कि यही महाभारत तेलगु-साहित्य का आदिकाव्य नहीं हो सकता। उन्तका विचार हे 
कि किसी भी भाषा के प्रथम साहित्य का रूप इतना विकसित एवं प्रौढ नहीं हो 
सकता; शताब्दियों की साहित्य-साधना के परिणाम-स्वरूप ही ऐसी प्रौढ रचना का 
प्रणयणन संभव है । यह विचार कल्पना-सात्र कहा नहीं जा सकता। सातवीं तथा आठबों 
शताब्दी के जो शिलालेख एवं ताँबे के दानपत्र अबतक उपलब्ध हुए, उनमें उत्कृष्ट 
काव्प-स्वरूप के नमूने मिलते हे। अतः, यह कहना सत्य से दर नहीं होगा कि तेलग में 
साहित्य-रचना का प्रारंभ ईसा की सातवीं शताब्दी में ही हुआ होगा, किन्तु सातबीं से 
दसवीं द्ाताब्दी तक का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं हो सका । 

सन्‌ १०५० ई० से आजतक के तेलंगु-साहित्य के इतिहास को पाँच युणगों में 
विभाजित किया जा सकता है-- 
पुराण-युग. (१०५०--१३५० ई०) 
श्रीनाथ-पुग (१३५०--१४५०० ई० ) 
प्रबंब-युग (१५००--१६०० ई०) 
देक्षिगां श्रयुग (१६००--१८७४ ई० ) 
आधुनिक-युंग (१८७४६ ई० से) 





कर 


हम 88 ही! 


( ८ ) 


प्रत्येक यूग का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

एर/ण-कु7--बैदिक धर्म तथा उसके समर्थक पुराणों के प्रचारार्थ इस कग में 
साहित्य-साधना का प्रारंभ हुआ। महाकबि नज्नया ने महाभारत की रचना प्रारंभ की 
और अरण्य-पर्व का अद्धं भाग लिख भी न पाये कि उनका स्वर्गवास हो गया । उसके 
दो सो वर्ष के पदचात्‌ तिबकना सोसयाजी ने विराद पर्व से प्रारंभ कर श्ोष पंद्रह पर्वों की 
रचना की। उसके पश्चात्‌ एरंताप्रगडाने अरण्य-पर्व का अधूरा अंश पूरा किया । इस 
तरह महाभारत की रचना तीन कवियों के दवारा लगभग तीन सौ वर्षों में पूरी हुई । 
इन तीन सहाकवियों को कवित्रय/ कहते हे । आंध्र-महाभारत तेलगु-भाषाभाषियों के 
लिए एक साथ, धर्मशास्त्र, नीति-प्रन्थ, पुराण तथा महाकाव्य है। उसका प्रभाव तेलगु- 
जन-जीवन पर अक्षण्ण है । 

इसी यूग में रामायण की रचना भी हुई । गोनबुद्धराजु ने देशज छन्द दविपदा' 
में रामायण की रचना की, जो साधारण जनता के बीच अत्यंत प्रिय हुई, जिसका 
हिन्दी-अनुवाद उपस्थित हे। भास्कर रामायण” की रचना भी इसी युग में हुई, 
किन्तु वह कंवल पंडितों के बीच समादत हुई। महाभारत तथा रामायण के 
अलावा इस युग में शव काव्यों की रचना अत्यधिक मात्रा में हुई । नश्नेचोड़ कवि कृत 
कुमारसस्भव,  पालकुरिके सोमनाथ-कृत बसवपुराणमु! तथा पंडिताराध्यचरित्र' 
इत युग की श्रेष्ठतम शैवभक्तिपरक रचनाएं है, जो तेलगु-साहित्य के उज्ज्वल आभूषणों की 
भाँति शोभायमान हें। इस यूग के एक और प्रतिद्ध कवि नाचन सोस है, जिनका उत्तर- 
हरिवंद! एक बड़ी ही सूंदर कृति हे । 

अरिना/थ-यु०--इस यूग के प्रसिद्ध कवियों में श्रीनाथ तथा पोतना अग्रगष्य हे । 
आताथ राजदरबार के सहाकवि तथा महापंडित थे । उन्होंने कविता-शैली में ऋतिकारी 
परिवत्तंत किया । उनके प्रसिद्ध प्रन्थ हें-- काशीखंडमु', “शूंगरनेषधम! तथा 'पलनादि 
चरित्रमु । इनमें कशशोखंडमु' और शृंगारनेषधम्‌' संस्कृत के काव्यों के अनुवाद हे 
ओर पलताटिचरित्रम! ऐतिहासिक वीर-काव्य है । शीनाथ के अनुवाद की शली भी 
निराली हैँ। मल ग्रन्थ को आधार भानते हुए, उसके समस्त काव्य-सौंदर्य को तेलगु की 
मुहावरंदार भाषा सें मूत्तिमान्‌ करने की उनकी क्षमता अद्भुत है। उनके समकालीन कवि 
पोतना, तेलुनु-भाषाभाषियों के हृदय-पीठ पर सर्वद! विराजमान रहेंगे। उनकी उत्कृष्ट 
रचना आंध्र-महाभागवर्त हैँ, जिसका प्रचार गरीब की झोपड़ी से अमौरों के 
महलों तक में हे । पोतना राम के भक्त थे, किस्तु उन्होंने कृष्ण-प्रधान काव्य की रचना की । 
उनकी भक्ति विलक्षण थी। राम-कृष्ण, शिव-केशव में उन्होंने कोई भेद नहीं किया। 
उनकी भागवत के कुछ भाण, जंसे प्रह्लाद-चरित्र, गजेन्द्रमोक्ष तथा कृष्ण-लीलाएँ आदि 
तेलुगु-परदेश में इतने प्रसिद्ध हें कि लोग उन्हें जबानी याद करके समय-समय पर भक्ति- 
भाव से गाते रहते हे। 

पबनक-युए --पह.. युग तेलुगु-साहित्य का स्वर्ण-युग माना जाता है । विजयनग र- 
साम्राज्य के विख्यात राजा श्रोकृष्णदेवराय का प्राश्रथ पाकर तेलगु-साहित्य ने अभूतपूर्व 


( ६ ) 


उच्चति की। श्रीकृष्णदेवराय स्वयं भी कवि थे और उन्होंने आमसक्‍तसालयदा नासक 
एक प्रोढ् काव्य की रचना की थी। उनके दरबार में आठ महाकवि थे, जो 'अष्टदिग्गज 
के ताम से प्रर्यात थे। इस युग में कई प्रबंब-काव्यों की रचना हुई । तेलुगु में प्रबंध- 
काव्य की एक विलक्षण परिभाषा प्रवलित हे । किसी पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा 
काल्पनिक प्रेमाख्यान को आश्चित कर आवश्यकता तथा औचित्य की दृष्टि से उसे घटा-बढ़ाकर 
अपनी प्रतिभा एवं कल-कौशल के अनुसार तेलुगु की महावरंदार भाषा सें, तेलगु-जुन- 
जीवन को प्रतिबिबित करते हुए जिस कला-कृति का निर्माण कवि करता है, उसे प्रबंध- 
काव्य कहते हे। ऐसे प्रबंध-काव्यों में अल्लसानि पेहुना का 'मनुचरित्र', तिम्पता का 
'पारिजातापहरण' तथा रामराजभूषण का वसुचरित्र' अत्यंत प्रसिद्ध हे। धूर्जट कवि का 
'कालहस्तीइ्वरशतक' और तेनालि रामक्ृष्ण का 'पांड्रगमाहात्म्यमु! इस युग के भक्ति-परक 
महाकाव्य हे। इस युग के उत्तराद्ध में पिगलि सूरना ने 'कलापूर्णोद्यम्‌! नामक एक सौलिक 
प्रबंधच्काव्य की रचना की, जो वस्तु, भाव एवं कला की दृष्टि से बेजोड़ है। उन्होंने 
'राघवपांडवीयमुर नामक एक दयर्थी काव्य लिखा, जो अपने ढंग का प्रथम काव्यहें । 
इसको अपना आदहशे मानकर आगे कई कवियों ने तीन-तीन, चार-चार अथंवाले 
काव्योंकी रचना की । 


दुक्िणं9-दयुय-विजियनगर- साम्राज्य के पतन के पदचात्‌ आंध्र-सातञ्राज्य दक्षिण 
म तंजाऊअर और गदुर॑ में प्रस्फुटित हुआ । वहाँ के प्रायः राजा स्वयं विद्वान होते थे 
और विद्वानों तथा कर्षियों का बहुत आदर करते थे। उनका आश्रय प्राप्त करके कई तेलगु- 
कवि तेल॒गु-साहित्य-मंदिर को अपनी सरस कृतियों से सजाने लगे। इस युग की कविता 
भी प्रबंध-शेली को ही अपनाकर चली, किन्तु समय के साथ-साथ उसकी भाव-प्रवणता 
में शिथिलता आती गई । भाव-सोंदर्य की अपेक्षा पॉडित्य-प्रदर्शन एवं आश्रयदाता 
की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा को ही कवि अधिक महत्त्व देने लगे । फिर भी, इस 
युग में कई सुंदर काव्यों की रचता हुई, जिनमें कंकंटि पापराजु-कृत उत्तर- 
रामायण', चेमकूरि वेंकट कवि-कृत विजयविलाससमुर, कवयिन्नी समोल्ला हारा घिरचित 
रामायण” तथा कववित्री मुदुदु॒ पलनी कृत राधिका स्वांतनम आदि अत्यंत 
प्रध्तिद्ध हैं । 
आधुनिक काल के साहित्य का परिचय देने के पहले तेलगु-साहित्व की एक 
और प्रत्रुत्ति का उल्लेख कर देता आवश्यक है । तेलुगु की प्रबंध-काव्य-ध।रा के साथ ही 
मुक्तक-काव्य-धारा का भी विकास समानांतर में होता रहा । मुक्तक-साहित्य डे 
अंतगेत शतक, गीत, संकीत्तेंन तथा यक्षगान आदि आते हे । तेलुगु में लगभग एक 
हजार शतक हे, जिनसे बहुत-से प्रकाशित हो चुके हे। तेलगु-साहित्य में इन शतकों का 
महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । इनसे बहुत-से शतक भक्तिपरक है, कुछ नीति-बोधक है और 
कुछ शुद्धार-रस से भरे हे। इदकी कविता उच्चकोटि की है। इसके अलावा समय-समय 
पर भक्तों के द्वारा रचे हुए पद तथा संक्तंच साहित्य तथा संगीत की दृष्टि से अद्वितीय हे । 
अन्नगय्या, त्यागय्या ओर क्षेत्रय्या, ये तेलुगु के तीन भक्त-कवि है, जिन्होंने भक्त के उन्सेष में 


( १० ) 


कितने ही सुर गीतों का यान किया है । त्यागव्या (त्यागराज) तमिलनाड के तिखवाड़ी 
नामक स्थान में हुए थे। उनके कीत्तन सारे दक्षिण में गाये जाते हे 
अआशधुनिक छएु/--भाधुतिक युग में तेलुगु-गद्य की अच्छी उन्नति हुई । गद्य की 
विभिन्न श्रवृत्तियों को प्रारंभ करके गद्य का विकास करने का श्रेय स्व० श्रीवीरेशलिगम्‌ 
पंतुलु को हूँ । उन्होंने स्वयं कितने ही निबंध, वाटक, प्रहतन तथा उपन्यास आदि लिखे और 
दूसरे लेखकों को लिखने की प्रेरणा दी । आधुनिक तेलगु-साहित्य में उनका वही स्थान है, जो 
हिन्दी में भारतेन्दु हरिइचन्द्र का है । इस युग के प्रारंभ में कई ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई, 
जो गद्य-साहित्य के निर्माताओं को प्रोत्साहन देती थीं। चिलकर्मात्ति लक्ष्मीनर्रासहम्‌, पानुगंटि 
नर्रासहराव, गुरजाड़ अप्पाराव उन प्रारंभिक लेखकों में से हे, जिन्होंने गद्य-साहित्य के निर्माण 
में अथक परिश्रम किया था । इसी समय व्यावहारिक भाषा को साहित्य-रचना को लिए प्रयोग 
करने के प्रइन पर जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। कई युवा-लेखकों तथा पत्र-पत्रिकाओं ने 
इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में गद्य-लेखक 
विकड आये, जो आजतक गद्य-साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हे । 


कविता के क्षेत्र में भी तेल॒गु-साहित्य भारत की अस्यान्य भाषाओं की साहित्यिक 
प्रगति के साथ कदम-ब-कदम आगे बढ़ रहा है। अंगरेजी साहित्य का अध्ययन, स्वतंत्रता- 
आंदोलन, वत्तंमान जीवन का संघर्ष और व्यक्ति-स्वातंत््यवाद ने इस युग के कवियों को एक 
नई दृष्टि प्रदान की तथा उसका प्रभाव उनकी कविताओं में लक्षित होने लगा | छाया- 
वाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की जेसी कविताएँ हिन्दी-साहित्य में पाई 
जाती हें, बेसी रचनाएं तेल॒गु में भी हे। भेद इतना ही है कि तेलग्‌ में उनके नाम भिन्न- 
भिन्न हे--जसे भाव-कविता, अतिवास्तविक कविता, अभ्युदय-कविता आदि। वत्तेमान समाज में 
पाई जानेबाली आर्थिक असमानता, संघर्षमय जीवन, प्राचीन रूढ़ियों तथा परंपराओं के प्रति 
विद्रोह तथा समस्त मानव-जाति के कल्याण का आग्रह आज की कविताओं में दिखाई पड़ते हे । 


; [ २ ] 


रामायण, सहाभारत एवं भागवतपुराण भारत की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित 
रखनेवाले महत्त्वपूर्ण प्रन्य हे। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के प्रतीक है । वस्तुतः, 
आसेतुहिमाचल इन अलौकिक महापुरुषों की पूजा होती हे और प्रत्येक भारतीय भाषा 
के कबि इनके जीवन-वृत्तों का गान करने में ही अपने कवि-कर्म की सफलता मानते आये हे। 
रामायण को कथा नित्य नवीन हे | हम अपनी बाल्यावस्था से ही न जाने 
कितनी बार और कितने लोगों के द्वारा इस कथा को सुनते तथा स्वयं पढ़ते रहे हें, 
फिर भी जब-जब इसे सुनने या पढ़ने का अवसर मिलता है, तब-तब हम में नवोत्साह 
जागरित हो उठता है । यही इस कथा की महत्ता है । वाल्मीकि-रामायण में चतुरानन के 
मूह से निकले हुए निम्नलिखित शब्द अक्षरशः सत्य प्रमाणित होते हे -- 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितइच महीतले । 
तावत्‌ रामायणकथा लोकेष्‌ प्रचरिष्यति॥ 


( ११ ) 


तैलगू भाषा में रामकथा-संबंधी कितने ही काव्य है । ये काव्य प्राय: दो रूपों 
में मिलते है--प्रबंध-काव्य तथा मुकतक-गीत। प्रबंध के रूप में प्राप्त होनेवाल काव्यों 
में अधिकतर काव्य वाल्मीकि-रामायण के सरस अनुवाद-सात्र हें। 'रंगनाथ रामायण' 
तथा समोल्ल रामायण' ही दो ऐसे प्रबंध-काव्य हे, जो रचतंत्र रचन। कहे जा सकते हे 
इन दोनों की कथा यद्यपि प्रधानतया वाल्मीकि-रामायण को आधार मानकर चली हे, 
तथापि काव्य-रचना के लक्ष्य में, कथा-वस्तु के विधान में वर्णनों में, तथा चरित्र- 
चित्रण में नवीनता है । इन दोनों में मोल्ल राभायण' आकार में छोटी है। 'रंगनाथ 
रामायण” ही आंध्र-देश में अधिक लोकप्रिय है । इसके रचना-काल तक जनता में 
प्रचलित रामकथा-संबंधी कई ऐसे प्रसंग इस रामायण में मिलते हं, जो वाल्मीकि- 
रामायण में नहीं मिलते । अबतक रामसकथा-संबंधी जितने प्रबंध-काव्य उपलब्ध हुए, 
उनसे यही सब से प्राचीन काव्य हे। 

'रगनाथ रामायण संबंधी चर्चा प्रारंभ करने के पहले हम एक विषय स्पष्ट क्र 
दना आवश्यक समझते हे। जिस प्रकार तुलसी-रामायण उत्तर-भारत के लोक-जीदन के 
पोर-पोर में व्याप्त होकर, उसको पारिवारिक सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक 
जीवन को प्रभावित कर सकी, उसी प्रकार और उसी मात्रा मे तेलग-भाषाभाषियों के 
जीवन को तेलुगु-रामायण प्रभावित नहीं कर सकी। आंध्र-जनता के बीच वह॒कार्ये 
आंध्र-महाभारत तथा अधभधि-महाभागवत ने किया। इन दोनों ब्रस्थों ने तेलगु-प्रदेश् में 
लोक-जीवन को प्रभावित ही नहीं, बल्कि अनुप्राणित भी किया है । तुलसी-रामायण 
हिन्दी-भाषाभाषियों के लिए एक साथ धर्म-प्रन्थ, पुराण, नीतिशास्त्र, समाजश्ञास्त्र तथा 
लोक-जीवन का पथ-प्रदर्शक हे । तेलूगु-अ्रदेश में वह स्थान तेल्गु-रामायण को नहीं 
बल्कि तेलगु-भागवत को प्राप्त है । तेलुगु-भाषभाषियों के लिए आं प्र-महाभरत' 
एक साथ धर्मश्ास्त्र, वेदान्त-प्रन्थ, नीति-ग्रन्थ, सहाकाव्य और इतिहास हुँ। 

परन्तु, फिर भी राम की कथा, जो परंपरा से जनता के बीच लोक-कथाओं 
तथा छलोक-गीतों के रूप में प्रचलित थी, अपना अक्षण्ण प्रभाव लोगों के जीवन पर 
डालती रही। आंध्र-दंश में समय-समय पर कई ऐसे भक्त हुए, जि्होंने अपने भव्ति-रस 
पूर्ण गीतों एवं भजनों के द्वारा राम-भक्ति का ऐसा प्रचार लोगों में किया कि श्रीरास 
आंध्रों के इष्टदेव-से हो गये । आंध्र-प्रदेश में विरछा ही ऐसा कोई गाँव होगा, जहाँ 
श्रीराम का मंदिर न मिलता हो। तेलगु-भाषाभाषियों में रामय्या, रामन्ना, रामराव, 
रासचन्द्र राव, सीतय्या, लक्ष्मन्ना आदि नामों की तो गिनती ही नहीं है । 

किन्तु, प्रन्‍त्त यह हैँ कि तुलसी-रामायण के ससान सर्वव्यापक तथा प्रभावशाली 
राम-काव्य तेलगु में क्यों नहीं लिखा जा सका ? ऐसी बात नहीं कि तेलग-प्रदश में 
इसके लिए आवश्यक प्रतिभा का अभाव था । यदि ऐसी बात होती, तो महाभारत एव 
भाग वत जेैसेप्रोढ एवं सरस महाकाव्यों की रचना ही तेलग्‌ में नहीं होती । अतःदसका 
कारण जानने के लिए हमें इतिहास का आश्रय लेना पड़ेगा। 

यह सर्वविदित हे कि भगवान्‌ बुद्ध की धामिक क्रान्ति से वेदिक धर्म को बड़ा 
भारी धवका लगा। बौद्धधर्म कई दाताब्दियों तक उत्तर-भारत के राजाओं के द्वार 


( १२ ) 


पतादूर रहा । उत्तर-भारत के कुछ राजाओं ते जैतधर्म को भी अपनाथा था। धीरे- 
घीरे इन दोनों धर्मों न अपनी विजय-यात्रा सदूर दक्षिग तक बढ़ाई । दक्षिणाएथ के 
कई राजाओं ने इस धर्म क आये अपने घुटने टेक दिये। आंध्र-राजाओं मे सबसे प्रयम 
शातवाहन थे, जिन्होंने वैदिक धर्म के अनुयायी होते हुए भी बौद्ध तथा जैन धर्मों का 
आदर किया । इन्हीं शातवाहनों के सामंत इद्बाकु-वंश के राजा (ई० पुृ० २०० ) 
बौद्धवर्म के अनुयायी बने । इन्होंने बोद् तथा जन धर्मों को बहुत आदर दिया और 
वैदिक धर्म के प्रभाव को नष्ठ करने का भी यथाशक्िति प्रयत्न किया । इस प्रकार, दक्षिण 
भारत में वैदिक, बौद्ध एवं जेत धर्मों के बीच कई दाताब्दियों तक संघर्थ चलता रहा। 
धीच-बीच में ऐसे आंध्र-राजा भी हुए, जिन्होंने वंदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया और बौद्ध 
तथा जैन धर्मों को समल नष्ट करने का प्रयत्न किया। 


सन्‌ ८२५ ई० में शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ । उन्होंने बौद्धधर्म के प्रचार 
को रोकने तथा वेदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित करने का जो प्रयत्न किया, उससे 
भांध्र-प्रदेश के वेदिक धर्मावलंबियों को आंध्र-देश से बौद्धधर्म को समूल उखाड़ फेंकने 
की प्रेरणा मिली। उन्होंने कई मो्चों पर बौद्धधर्म का विरोध किया । बोद्धधर्मावलंबियों 
को तरह-तरह की यातनाएँ दी गई और कई ऐसे ग्रन्‍्यों के निर्माण का प्रयत्न हुआ, 
जिनके द्वारा बेदिक धर्म तथा उनके समर्थक पुराणों की प्रतिष्ठा बढ़ी॥ वातावरण भी 
इसके लिए अनुकूल था । उसी समय तमिल-देश में अनेक वेष्णव तथा शव संतों का 
भाविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी सरस एवं सबल रचनाओं से बौद्ध तथा जैन धर्मों का 
विरोध क्षारंभ किया । उसी युग में आंध्र में राजराज नरेन्‍द्र नामक एक विख्यात राजा हुए 
नो वेदिक धर्म के अतन्य अनुयायी थे। इन महापुरुषों का प्रोत्साहन पाकर तेलगृ-साहित्य 
में पुराण-युग प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रधानतया पुराणों और इतिहासों का अनुवाद-कार्य हुआ । 
हन ग्रत्थों की रचना करने में कवियों का उद्देश्य यही था कि उनके द्वारा भगवान्‌ 
के उस लोकरंजनकारी रूप की अभिव्यक्ति की जाय, जिसको आलंबन मानकर मानव- 
हृदय वेदिक धर्म के कल्याण-मा्गं को ओर अपने आप आकृष्ट हो सके । लगभग 
सत्‌ १०२५ ई० में कवि नज्नया ने महाभारत का अनुवाद प्रारंभ किया, किन्तु वे महा- 
भारत के केवल ढाई पव॑-मात्र की रचना कर पाये थे कि उनका स्वर्गवास हो गया। 
इसके पदचात्‌ तलगु-रामायण (रंगनाथ रामायण) की रचना हुई । 


तेल्‌गू में रामायण की रचना को प्रेरणा देनेवाली परिस्थितियाँ तुलसी-रामायण 
की रचना के लिए प्रेरणा देनेवाल्ी परिस्थितियों से भिन्न थीं। रंगनाथ रामायण का उद्देश्य 
बेदिक घमम की प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा रामचन्द्र जैसे अलौकिक शक्तिश:ली एवं सौंदये- 
संपन्न व्यक्ति तथा अवतार-पुरुष के भव्य चरित्र को प्रस्तुत करना था, जिसकी अनभति 
पात्र से सानवच्हदय गद्गद हो उठे। या यों कह सकते हे कि रंगनाथ रामायण उस 
व्यापक पृष्ठभूसि को तेयार करने में सफल हुई, जो पीछे चलकर राम के प्रति भवित- 
भावना को जन्म देने के लिए आवश्यक थी। भक्ति का प्रादर्भाव अचानक नहीं होता । अनंत 
छोंदर्य, शक्ति और शील से संपन्न चरित्र के प्रत्यक्षीकरण से व्यक्षित का हृदय पहले 


( १३ ) 


अहचर्य से भर जाता है और धीरे-धीरे वहु उस शक्ति-संपन्न व्यक्ति के महत्त्व की 
अनुभूति करते रूगता है। उसके उपरांत उसकी प्रशंसा करने की इच्छा सहज ही उसके 
सन्‌ में जागरित होती है । महान्‌ व्यक्ति की प्रशंसा करने की यह इच्छा ही भक्ति की 
पहली सीढ़ी हे । रंगनाथ रामायण के प्रतिभावान्‌ रचयिता ने अपनी रचना के द्वारा 
यही कार्य संपन्न किया। 

रंगनाथ रामायण वाल्मोकिरामायण का सात्र अनुवाद नहीं है । स्थूल रूप से 
वाल्मीकिरामायण की कथा इसमें आ तो गई है, किन्तु उसको कवि ने बीच-बीच में 
ऐसे प्रसंग भी जोड़ हे, जो कदाचित्‌ उस समय तक जनता के बीच लोक-कथाओं के रूप 
में प्रचलित हो चुके थे । हम नीचे ऐसे कुछ प्रसंगों का उल्लेख करेंगे, जो वाल्मीकि- 
रामायण में नहीं मिलते, यद्यपि उनमे से कुछ प्रसंग ज॑नग्नल्थों में सिलते हे। कदाचित 
कवि ने वहीं से इन प्रसंगों को लेकर अपनी रामायण में सम्मिलित कर दिया हो : 


१. ज़ंबुसाली का वत्तांत, २. रावण से तिरस्कृत हो विभीषण का अपनी माता के 
पास जाना, ३. कैकेसी (रावण की माता) का रावण को हितोपदेश, ४. रावण का रास की 
धृविद्या-कुअछता की श्रशंसा करना, ५. गिलहरी की भक्ति, ६. नागपाश में बद्ध होकर 
राम-लक्ष्मण के पास नारदजी का आता, ७. रावण के आगे मंदोदरी का राम को सहिसा 
एवं शौयं की प्रशंसा करता, ८. दूसरी बार संजीवनी लाते संसय हन्‌ मान्‌ तथा साल्यवान्‌ 
का युद्ध, ६. कालनेमि का वृत्तांत, १०. सुलोचना का वृत्तांत, ११. शुक्राचायं के आगे रादण 
का दुखड़ा रोना, १२. रावण का पाताल-होम, १३. अंगद का रावण के समक्ष 
संदोदरी को बुला हाना, १४ रावण की नाभि में स्थित अमृत-क्ल्श को 
सोखने के निमित्त आग्नेयासत्र का प्रयोग करने को विभीषण की सलाह, 
१५. लक्ष्मण की हंसी । 


उक्त प्रस॑ंगों में जंबुमाली का बृत्तांत, कालनेसि का वत्तांत, रावण के ससक्ष अंगद 
का मंदोदरी को घसीठकर लाना, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने की विभीषण की सलाह 
आदि ऐसे हे, जो मूलकथा की घटनाओं को अधिक तके-संगत सिद्ध करने के निमित्त 
जोड़े हुए प्रतीत होते हे। रावण से तिररकृत होकर विभीषण फा अपनी झाता के पास 
जाना, ककेसी का हितोपदेश और सुलोचना का वृत्तांत आदि रावण के परिवार के लोगों 
के चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ ही साथ इस ओर भी इंगित करते हे कि रावण 
भूत-प्रेतों का वंशज एवं भूत-प्रेतों का राजा नहों था, किन्तु एक विलक्षण परिवार सें 
उत्पन्न हुआ विधिष्ट व्यक्ति था। रावण का, राम की धनुविद्या की कुशलता की प्रशंसा 
करता, मंदोदरी का रावण के समक्ष श्रीराम को सहिसा एवं पराक्त॒म्त की प्रशंसा करना, 


गिलहरी का व॒त्तांत आदि प्रसंग राम के उस लोकोत्तर व्यक्तित्व पर प्रकाशडालते हे, 





जो दात्रुओं की भी प्रशंसा प्राप्त करने की क्षमता रखता था। साथ ही साथ, वे रावण 
तथा मंदोदरी के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हे । उक्त प्रसंगों के अलावा इस रामायण 
में यत्र-तत्न ऐसे वर्णन भी मिलते हें, जो वाल्मीकिरासायण में नहीं मिलते, किन्तु जिन्हें 
कवि ने बेदिक धर्म में लोगों की निष्ठा बढ़ाने के निमित्त जोड़ा है । 


( ४ ) 


पात्रों का चिक्र०-पात्र-चित्रण की दृष्टि से रंगनाथ रामायण विशेष महत्त्व रखती है । 
जैसा हमने पहले ही निवेदन किया है, रंगनाथ रामायण से श्रीरास के सहिसा-समन्वित शक्ति, 
शील तथासौंदर्य से परिपूर्ण चरित्र को प्रस्तुत करने का अधिक प्रयत्न हुआ है । इस रामायण 
के नायक राम जहाँ एक धीरोदात्त वीर तथा स्वंगुणसंपन्न व्यक्ति थे, वहाँ इस काव्य 
का खलनायक रावण भी उदार, वीर, साहसी, असमान पराक्रमी, राजनीतिकुशल, स्वाभि- 
मानी एवं शिवजी का अनन्य भक्त भी था । किन्तु, उसके दोष भी उसके गुणोंसे 
कस नहीं थे। वह कामुक, अभिसानी तथा उद्धत था। इसलिए, इस रामायण के कवि ने 
रावण के चरित्र का चित्रण करने में अपनी अद्वितीय प्रतिभा एवं सहृक्यता का 
परिचय दिया है । उन्होंने एक कलाकार तथा इतिहास-लेखक--इन दोनों के उत्तर- 
दायित्व को सफलतापूर्वक निभाया है । जहाँ उन्होंने रावण के कृष्ण पक्ष की निदा की हे 
वहाँ उसके उज्ज्वल पक्ष को प्रकट करने की उदारता भी दिखाई है। उनकी दुष्ट 
में रावण एक विलक्षण बोर था, जिससे जड़-चेतन तथा गुण-दोषों का अद्भुत 
सस्मिश्रण थ[। उसका पतन इसलिए हुआ था कि जड़ ने चेतन्य पर पुरा-पुरा अधिकार 
प्राप्त कर लिया था। कदाचित्‌ यह रामायण के प्रति द्वाविड़ दृष्टि का प्रमाण भी हो। 
द्राविड़ छोग रावण को उसो दृष्टि से नहीं देखते, जिस दृष्टि से आरयों ने उसे देखा और 
राक्षत, निशावर आदि नामों से संबोधित किया । द्वविड़ दृष्टि में रावण भी एक वीर, 
विद्वान, पराक्रप्ती मनुष्य ही था, किन्तु उसके गुणों पर दुर्गुणों ने विजय प्राप्त कर ली थी 
और यही उसके सर्वताश् का कारण हुआ । इसके अतिरिक्त, कला की दृष्टि से 
दंखा जाय, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि रामचस्रजी का प्रतिदन्द्री केवल एक लंपट 
तथा नीच व्यक्ति नहीं हो सकता था । रावण को अपने बल-पौरुष का जहाँ अभिसान है, 
वहाँ उसके हृदय में अपने शत्रु के गुणों के प्रति आदर भो है । वह राम के बल- 
विक्रम पर आहदइचयं ही प्रकट नहीं करता, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करने रूगता है। श्रीराम 
की धनुरविद्या की निषुणता देखकर रावण कहता है-- 


नल्‍लवी रघुरास नयताभिरास, विल्लविद्या गूरुव, वीरावतार । 
बापुरे, राम भूपाल, लोकसुर नीपाटि विलकाडु नेचुने कलूग ? 
(हे नीलमेघव्याम, नयनाभिरास, धनुविद्या-निपुण, बीरावतार, रघ्राम, 
हे राजा राम, इस संसार में तुम्हारे समान धनुर्धरऔर कोई हो सकता है २) 
रावण को इस भ्रश्मंसापूर्ण शब्दों को सुनकर रावण के मंत्री रावण से कहते हे 
कि आपका इस प्रकार शत्रु की प्रशंसा करना आपको शोभा नहीं देता। तब रावण 
कहता हं-- 


7 


विल्लु विद्या पेंपुनू , विक्रम क्रममु, गलितनंबुनु, बाहुगवं राजसम, 
लादियों गुणमुल नधिकुडनहि, कोवंडदीक्षा गुरुनितो राज 
वरुनितो, रामभूवरुनितो नोरुलु पंकिचि चुड नेपट्दट्न नेन, 
साटिये इस्मूडु जगमुलयंदु? मेदि श्रुल पंपु पेच्चंग बढ़दे? 


( १४५ ) 


(धर विद्या-वेपुण्य, पराक्षम, शौयं, बाहुबल आदि गुणों सें श्रेष्ठ राजा रास की समता 


करनेवाला तीनों लोकों में कौन हू ? क्या महान पराक्रमी व्यक्तियों की महानता की प्रह्मंसा नहीं 
करनी चाहिए ? 


रावण के इन शब्दों से कवि दो उद्देश्यों की पुति करना चाहते हेँ। रावण के ये 
वचन जहाँ एक ओर उसकी उदारता प्रकट करते हें वहाँ व जात्रु के द्वारा भी 
प्रशंसा प्राप्त करनेवाले श्रीराम के असाधारण एवं अलौकिक व्यक्तित्व पर भी प्रकादा 
डालते हूँ । 

यही नहीं, रावण अच्छी तरह जावता था कि श्रीराप्न विष्णु के अपर रूप हैं 
ओर उनके हाथों मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसलिए, वह सोचता है कि युद्ध 
को लिए ललकारनवाले दशात्र्‌ के सामने घटने टेककर में अपनी दीनता क्यों प्रकट 
करू और अपनी वीरता को क्‍यों कलूंकित करूँ । जब मंदोदरी राम की महिमा 
का वर्णन करके रावण को युद्ध करने से रोकने का प्रयत्न करती हैँ, तो रावण 
कहता हे -- 

ये नेल्लभंगुल निक राघबुल बोनीक चंपुदु; भूमिज नौय 
वारूठ बलडने, यदु गाक येनू श्रीरामु शरमुल्चे जत्तुनेनि 
नाकवासूल मेच्च ना कोरुचुन्न बेकूंठ मेदुरागवच्चु निच्चटिक्कि 
छलत नीवेटिकि ? लंक येमिटिकि ? दलकोस्नु मुक्ति सत्पथम्‌ गेकोंदु। 

(अब में किसी भी प्रकार राघवों का वध करूँगा ही; में सीता को नहीं दूंगा। यदि 
इसके विपरीत मे श्रीराम के दरों से ही मारा जाऊंगा, तो मेरा चिर अभिरूषित 
स्वयं मेरे पास स्वयं आ जायगा और स्वर्ग के निवासी मेरी प्रशंसा करेंगे । जब से 
मृक्तिपथ को प्राप्त करने जा रहा हूं, तबहे सुन्दरी ! मुझे न तुम्हारी आवश्यकता हे न 
लंका की।) 


वाल्मीकिरामायण में सलोचना का वृत्तांत नहीं सिलता हे । तुलसी-रामायण 
फी कुछ प्रतियों में इस कथा का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। किन्तु पंडितों का विचार हूं 
कि तुलसी-रामायण का यह अंच प्रक्षिप्त है । रंगनाथ रामायण में इस महान्‌ साध्वी 
फे चरित्र का अत्यत्तम चित्रण मिलता है । बेंगला-कवि साइकेल मंधुसूदन ते अपनी रचता 
सेघनाद-व्ध में सलोचना के चरित्र को विज्ञेष प्रधानता दी हे और उस वीर एवं 
सती-साध्वी स्त्री का एक भ्रव्य चरित्र उपस्थित किया है । इंद्धजीत की मृत्यु के उपरांत 
उसकी वौर पत्नी सलोचना अपने पति के मत शरीर के साथ सतो होना चाहती हें। 

वह अपने ससुर रावण से इन्द्रजोत के मृत शरीर को मंगा दंन की प्राथता करती हू। 
किन्तु, रावण अपनी असमर्थंता प्रकट करता हूं; क्योंकि इन्द्रजीत का दाव शत्रओं के अधीन 
में था । तब सलोचना अपने पति का मृत द्वरीर प्राप्त करन के हंतु स्वयं साहस क साथ 
शत्र-शिविर में चली जाती है । वहाँ पहुँचकर वह पहले रामचन्द्रजी से पति शिक्षा देने 
की प्रार्थता करती है । उसके साहस पति-भक्ति एवं निर्मेछ चरित्र से प्रभावित होकर 
रामचन्द्र उसकी प्रार्थता स्वीकार करने को प्रस्तुत-से होते दीख़ते हूं। तब हनुसान्‌ उन्हे 


( १६ ) 


समभाते हूँ कि ब्रह्मा का लेख भूठा नहीं होने देता चाहिए। इस पर रामचचद्र सूलोचमा 
को आइवासन दते हुँ कि अगले जन्म में तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक सूखभय 
जीवन व्यतीत करने के उपरांत बेकुंठ- धाम प्राप्त करोगी। इसके पश्चात्‌ सुलोचना राम से 
अपने पति का शरीर मरंगती हूँ । तब सुग्रीव उसे ताना देते हुए कहता है-- यदि दठुम 
पतिब्रता हो, तो अपने मृत पति से बात्तालाप करो । सुलोचना इस चुनौती को स्वीकार 
करती हूं और युद्ध -भूमि में पड़े हुए अपने पति के शब के पास जाकर बड़े ओजपूर्ण 
शब्दों में कहती है--यदि से मन, वचन, कर्म से अपने पति की सच्ची भक्षित करती हूँ, 
तो मेरे पति सजीव होकर सुभसे वात्तलाप करे। तब सेघनाद का शब आँखे खोलकर 
कहता हे--हे प्रिये! मेरे पिता ने ही मुभे मारा है। नहीं तो और किसकी ऐसी शक्ति थी 
कि मुर्भ मार सके, काल की गति प्रबल है। इसलिए चिन्ता सतत फरो।' इतना 
कहकर इद्धजीत की आँखें सदा के लिए बंद हो जाती हे। इसके पश्चात्‌ सती सुलोचना 
अपने पति के शव को साथ लेकर जाती हे और उसके साथ सती होकर देवलोक में 
पहुंच जाती हैँ। 

कल7-फक्छ करा की दृष्टि से भी रंगनाथ राम[यण उच्च कोटि का महाकाव्य है। 
कला के उत्कृष्ट चमत्कार इसके प्रत्येक पृष्ठ से दृष्टिगोचर होते हुँ। कवि संरक्ृत के 
काव्य-शास्त्र के निष्णात विद्वान होने के कारण उक्ति-बंचित्र्य एवं अर्थगौरव, इन दोसों 
क्रा उचित अनुपात बनाये रखने में सर्वथा सफल हुए हे । उनकी कला-साधना मे पग-प 
पर उनका हाथ बेंदानेवाले अनुप्रास एवं यन्षक अलंकारों की छठा कवि के अगाध 
पांडित्य एवं साषा पर उनके विलक्षण अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत करती है । भावों की 
सामिक अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त अर्थालंकार इतने स्वाभाविक है कि हम कवि की 
भोचित्य-प्रियता पर सुग्ध हो जाते हे । रंगनाथ रामायण की भाषा विलक्षण साधूय एवं 
गंभीरता से परिपूर्ण हे । तेलुगु की साहित्यिक भाषः के जिन दो रूपों की चर्चा पहले की 
गई है, उन दोनों रूपों का सुन्दर सम्मेलन इस काव्य में हो गया है । कबि 
फ्रातेलगु एवं संस्कृत दोनों भाषाओं पर पुरा-पुरा अधिकार था और दोनों भाषाओं के 
धब्द-भांडार उनके आदेश का पालन के लिए सर्वथा प्रस्तुत रहते दिखाई देते हे । 
कवि ने तेलुगु की सजीव एवं मधुर मुहावरदार भाषा के साथ संस्कृत-शब्दों का 
ऐसा सुन्दर सेल कराया है कि भाषा में सणि-कांचन-योग की-सी शोभा आ गई है। 
इसकी भाषा का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 


राज-तिलक चेतोविविमंलशिष्द्‌ विशिष्दु, गौतस जाबालि कश्यप कण्व वामदेवादुलौ 
वरमुनीइवरुल सामादि बहुबेद चतुर बोधकुल भरतुड रप्पिचि भय भुवतु लोप्प, परम सस्मद 
बचोभंगुलू, मेरय री रामुनकु पट्टाभिषेकंबु सेयूडारूढ लियतितो” नति पलक वारु पूनि 
मंगल तूर्यमुल मोयूचुंड, जानकी रामुलू चदुरोप्प तेच्चि रमणीयतरसेन रत्नपीठयुन, कोमरोप्प 
निरिवुर कूचुंड बनि चि सानित वेदोदत संत्र पुवंकमुग अभिषेकंबु कर सर्थिचेय ना रामुनौदल 
ना पूर्णवारि घार डग्गसनप्पुडु तग चूडनोप्पे गीर्चार्ण मुख्युलू कीतेनल सेय पार्वती सहितुडे 
प्रणुतिपनोष्पु अंगजहरु सौलि नमलू से तोरुगु गंगा नदियु बोले कमनीय मगच्‌ ना तीथ्थंध, सरल 


( १७ ) 


अंध्रुल कोलिकि भूतलंबून निडि पोलपार जूड हरिपाद मृत बुट्टि अव्यादि गंग 
धरणि पे बरगुविधंबच्चु पडग बरिकिप राम भूपालकुंडपुड्‌ हराड्विप्णवू, दानयनु 
साड्किन्‌डे । 

(भरत ने निर्मेल्चेता एवं सदाचार-संपन्न बसिष्ठ, गौतम, जाबालि, कह्यप, कप्च, 
वामदेव आदि मुतीह्वरों को तथा चतुर्वेद-पारंगत विबधों को बुलाकर विनय एवं भवित 
के साथ उनसे कहा--आप कृपया विधिवत्‌ श्रीरास का राजतिलक कीजिए । तब 
मंगल-वाद्यों की ध्वनि के साथ वे जानकी तथा राम को बुर लाये और रमणीय रत्नपीठ 
पर उन दोनों को आसीन कराया और बवेदसंत्र-पु्वक पुण्य सलिल से उनका अभिषेक 
किया। राम के मस्तक पर से गिरनेवाली वह पुण्य जलूधारा देखने में बहुत ही रमणीय 
प्रतोत होती थी। देवताओं की स्तुतियों को प्राप्त करते हुए पार्वती के साथ विलसित 
होनेवाले परमशिव की जहा से भरनेवाली गंगा नदी की भाँति वह जलूधारा अत्यंत 
फकमनीय दीख रही थी । वह (जलधारा) क्रमशः उनके चरणों से होकर पृथ्वी पर 
ऐसे गिरने रूगी, मानों विष्णु के चरणों मे जन्म लेकर पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतर 
रही हो। इस प्रकार, उस समय रामचद्ध स्वयं विष्ण तथा शिव की भाँति 
शोभायमान हुए ।) 


मुहावरों का सम्यक्‌ प्रयोग, भावों के अनुकूल भाषा, स्वाभाविक अनुप्रासों की 
छठा, उक्ति-सोॉंदर्य तथा ओज, प्रसाद एवं माधुयें गुणों से युक्त शेली, ये सभी कवि के 
विलक्षण पांडित्य तथा कवित्व-शक्ति का परिचय दंते हूं। 


बसे तो अनुवाद का कार्य ही कुछ कठिन है; क्योंकि कितना भी प्रयत्न किया जाय, 
मूल की सुन्दरता अनुवाद में नहीं आ सकती । एक भाषा की श्रेष्ठ कलाकृति का दूसरी 
भाषा के गद्य में सरस अनुवाद प्रस्तुत करना स्वभावतः कठिन कार्य हे । तेलगू और 
हिन्दी दो भिन्न भाषा-परिवार की भाषाएं हु और उनके अपने-अपने मुहावर हू। मुहादरों 
का अनुवाद तो हो नहीं सफता। हाँ, यह प्रयत्त अवद्य हो सकता है कि तेलगू सुहावरे 
का मिलता-जुलता हिन्दी-मुहावरा का उपयोग किया जायथ। फिर भी, अनुवाद अनुवाद ही हे। 
अनुप्रास, यमक आदि अलुकारों का सौंदर्य एवं उक्ति-वेचित्र्य आदि अनुवाद में लाना 
कठिन है । उद्यृहरण के लिए-- 

_तोगल्‌ वेट्टितुमु दुष्टदारि सतुल, तोगलु जानकि इंक तोल गंग 

_तोगलार ! इकभोद द्वोग येट्टि दनुचु, तोगतेल्ल चिदिभि वेतु रु पेच्चु पेरियि। 


तोग' के कई अर्थ हे--दुःख, कष्ट, कसल । यहाँ कवि ने यरूक अलंकार के 
द्वारा तोग' शब्द के प्रयोग से भिन्न-भिन्न अ्थों की अभिव्यंजना की हु; किन्तु यह सुन्दरता 


0.8 


अनुवाद में ल्‍हाना असंभव हूं। 

फिर भी, अनुवादक ने मूल के प्रति निष्ठा बरतते हुए यथासंभव सूल रचना की 
सुंदरता को अनुवाद में छाने को भरपुर चेष्टा की है। उसे कहाँतक सफलता सिली है, 
इसका मूल्यांकन करना सहृदय पाठकों का कास हूँ । 


( रैद ) 


में अंत में दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा के भूतपूर्व संयुक्त मंत्री परस आदरणीय 
पंडित अवधनवंदनजी के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जो इस ग्रन्थ के 
संपादन का कार्य बड़ी दक्षता के साथ संपन्न करते हुए लगातार मेरी सहायता करते रहे। 
में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का भी आभार मानता हूं, जिसने मृभे इस कायें 
के लिए योग्य समझकर नेरे द्वारा यह अनुवाद कराया । यदि यह ग्रन्थ हिन्दी-भाषा- 
भावियों को तेलुगु को विपुल साहित्य-संपत्ति का किचित्‌ भी आभास करा सकेगा, तो से 
अपने परिश्रम को सफल भानूंगा । 


श्री रामनवसी 
ता० १६, शके १८८२ ए० सी० कामाक्षि राव 
४०१ ६६० ई० 


विषयानुक्रमणी 


दरिकिय ९-३ 
यरतावन7 ईशा फि 
ब7लकोंड ९-4९ 


१ देवस्तुति--३; २ ग्रन्थ-रचना का कारण--४; ह कथा का प्रारंभ--६; 
४ कुश-लव का रामायण-गान--&€; ४ पुत्रकामेष्टियज्ञ करने के लिए दशरथ का मंत्रियों 
से परामश--९; ६ ऋष्यश्वृंग का वृत्तान्त--१०; ७ वेश्याओं के साथ ऋष्यश्यंग का 
रोमपाद के घर आना--१२; ८ दशरथ का यज्ञदीक्षा लेना--१४; € रावण के अत्या- 
चारों के बारे में ब्रह्मा से देवताओं की शिकायत--१४; १० देवताओं का विष्णु की 
स्तुति करना--१५; ११ दशरथ को यज्ञपुरुष का पायस देना--१६; १३ देवताओं को 
वानरों के रूप में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा की सलाह--१६; १३ श्रीराम आदि का 
जन्म--१७; १४ श्रीरामादि का बचपत--१८; १५ विद्वामित्र का आगमन--(१८; 
१६ यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को भेजने के लिए राजा से विश्वामित्र की प्रार्थना--- १६; 
१७ राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए वसिष्ठ की सम्मति--२०; 
१८ विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्ण को भेजना--२१; १६ अनंग्राश्नमस का 
वृत्तान्त--२१; २० विद्वामित्र का श्रीरामचन्द्र को ताड़का का वृत्तान्त सुनाना--२२; 
२१ ताड़का का वध--२३; २२ विद्वामित्र का श्रीराम को भूशाइव-संतान-रूपी शस्त्र 
देना--२४; २३ कौशिक का श्रीराम को सिद्धाश्रम का वृत्तांत सुनाना--२६; २४ 
बश्वामित्र का यज्ञ--२६; २५ कौशांबी का वृत्तांत--२८; २६ गंगा नदी का वृत्तांत--३३ ; 
२७ गंगावतरण की कथा--३५; २८ अमृत-मंथन की कंथा--३६; २६ मौतम 
के आश्रम का वृत्तांत--४२; ३० सिथिला में आममन--४३; ३१ विश्वामित्र की 
शक्ति का परिचय--४४; ३२ शिव-धनुष का वृत्तांत--५३; ३३ शिव-धनुभग--५४; 
रे४ दशरथ का वंशक्रम--४८; ३५ राजा जनक की वंशावली--६०; ३६ सीता 
ओर राम का विवाह--६३; रे७ परशुराम का गर्व-भंग--६५; ३८ अयोध्या 
में प्रवेश--६८ । 
झयोध्य7कीड ७९-१₹र 
१ रामराज्याभिषेक का संकल्प--७३; २ मंथरा की कुमंत्रणा--७६; ३ कैकेयी 
के महल में दक्षरथ का आगमन--७८; ४ दशरथ से कैकेयी का वर साँगना--४० 


६ 0.) 


५ कैकेयी के भवन में राम का दश रथ से भेंट करना--5८२; ६ कौसल्या का दुःख --८४; 
७ लक्षण का क्रोध और राम का समकाना--5५; ८ राम का कौसल्या 
को धैर्य देता--5७; ९६ राम का अभिषेक-भंग का वृत्तांत सीता को सुताना--८०; 
१० राम का सीता तथा लक्ष्मण को भी साथ चलने की अनुमति देता--९०; ११ राम- 
लक्ष्मण का सम्पत्ति-दान--६१; १२ त्रिजटाख्य को राम का गायों का दान देता--६१; 
१३ सीता-लक्षपणसहित रामका दशरथ के दर्शनार्थ जाना--६२; १४ कैकेयी पर वसिष्ठ 

का क्रोव--६५; १५ राम का दशरथ को सांत्वना देता--६६; १६ सीता को सीख 
देना--६६; १७ राम का वन-गमन--६७; १८ गृह से राम की भेंट--१००; १६ 
राम का गंगा पार करके वन में प्रवेश करना--१०२; २० काकासुर-यव॒त्तांत--१०३; 
२१ सूमंत्र का अयोध्या पहुँचना--१०३; २२ दशरथ का कौसल्या को अपने शाप का 
वृत्तांत सुताना--१०४; २३ दशरथ का स्वगंवास--१०८; २४ भरत का अयोध्या में 
प्रवेश--११०; २५ भरत का कौसलया के घर जाना--१११; २६ भरत का राम के 
पास जाना--११३; २७ भरत का भरद्वाज के आश्रम में पहुचना-- ११४; २८ भरत 
की राम से भेंट--११६; २९ भरत का राम को दशरथ की मृत्य्‌ू का समाचार देना-- १ १७; 
३० श्रीराम को जावालि का उपदेश--१२०; ३१ पादुका-दान--१२० । 


ऋएएणयकाड ?२३-१७० 
१ चित्रकूट से प्रस्थाव--१२५; २ राम का दण्डक वन की यात्रा करता-- 
१२६; ३ विराध का वध--१२६; ४ श्रीराम का शरभंग के आश्रम में पहुँचना--१२७; 
५ श्रीराम का सुतीक्षण मूनि के आश्रम में पहुँचना--१२८; ६ मंदकर्णी का वृत्तांत-- 
१३०; ७ अगस्त्य से भेंट--१३०; ८ जटायु से मित्रता--१३२; ६€ हेमंत-वर्णन-- 
१३२; १० जंबुमालि का वृत्तांत--१३३; ११ शूप॑णखा का वृत्तांत--१३६; १२ खर- 
दूषण का वध--१३९६; १३ लंका में अकंपन तथा रावण का वारत्तोलाप--१४५; 
१४ शुरपपंगखा का रावण से दीनालाप--१४६; १५ रावण का पुनः मारीच के पास 
जाना--१४७; १६ मारीच का: पुनः उदबोधत--१४८; १७ मारीच का माया-मृग के 
रूप में आना--१४६; १८ राम का माया-मृग का पीछा करना--१५१; १६ भिक्षुक 
के वेश में रावण का सीता के पास आना--१५३; २० जानकी का शोक--१५४; 
२१ जठायू और रावण का युद्ध--१५६; २२ जानकी को अज्ञोकवन में रखना--१५६; 
२३ श्रीराम का दुःख--१५९; २४ लक्ष्मण का राम को सांत्वना देना--१६३; २४५ 
जठाय्‌ का अग्ति-संस्कार करना--१६५; २६ कबंध का वध--१६६; २७ राम-लक्ष्मण 
की शबरी से भेंट--१६७; २८ श्रीराम का ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचना--१६८। 


१ पंपासर-दर्शन--१७३; २ हनुमान की राम से भेंट--१७५; ३ हनुमान्‌ का 
अपने जन्म का वृत्तांत सुनावा--१७६; ४ सुग्रीव का सींताके आभूषणों को देना--१७८; 


किण्किधाकोड .._ ९७९-२९० 


६ 0 


१ वालि-सुग्रीव का दंद्व-युद्धझ-१5३ ; ६ तारा का वालि को रोकना--१८५ । 
७ वालि का संहार--१८७; ८ तारा का जोक. १८९; € वालिका सग्रीव को उपदेश 
दता--१६१; १० सुग्रीव को किष्किधा का राजा बनाना--? ६२; ११ राम का माल्य- 
वत पर पहुंचना--१६३; १२ लक्ष्मण का किष्किंधा में जाना-- १६९४५; १३ सुग्राव का 
नाल्यवत पर पहुंचना--१६७; १४ सीता के अन्वेषण के लिए सम्रीव का वानरों को 
भेजना--१६८; १५ हनमान को मद्विका देना--- १६६; १६ महषि कंह के आंश्रम 
में--२०१; १७ स्वयंप्रभा का सत्कार--२०२; १८ वानरों की व्याकुलता-.-२ ० 
१६ संपाति से भेंट--२०४; २० सीता का पता बताना--२०१ २१ वानरों का 
अपनी शक्ति का परिचय देता--२०६; २२ समद्र लाँधने लिए हनुमान्‌ को प्रेरित 
करनता--२०७; २३ समुद्र पार करना--मैनाक से भेट-- २०८ । 


इन्‍्दुरकांड २११-२७६ 
१ हेनुमान्‌ का लंका में प्रवेश--२१३; २ लंकिणी का हनमान को रोकना-- 
२१४; हे हनुमान्‌ का लंका में सीता का अच्वेषण -- २ १५; ४ हनमान्‌ का रावण 
है अतःउुर में प्रवेश करता--२१६; ४ हनुमान्‌ का रावण के उद्यान मे जाना--२१८ 
९ हतुमान्‌ का सता से भेंट--२१६; ७ सीता से रावण का प्रलाप--२ २०; ८ सीता 
का रावण को निनन्‍्दा करता--२२२; € मन्दोदरी का रावण को उपदेश-.. २२ 
१० राक्षसियों को सीता को दुःख देना--२२४; ११ बत्रिजटा का स्वप्न---२२४ 
१२ हनुमान्‌ का सीता को रात्रवों का वृत्तात सुनाना--२२५; १३ हनमान्‌ का सीता 
को राम की अँगूठो देना--२२६; १४ सीता का संदेह---२२६९; १५ अद्योकवन का 
खप--२२०; १६ हनुमान्‌ का राक्षसों का वध करना--२३१; १७ अक्षयकुमार का 
हजुसान्‌ पर आक्रमण करनता--२३५; १८ इन्द्रजीत का हनुमान्‌ को बच्दी बनाना-- 
२३७; १६ हनुमान्‌ का रावण को अपने आयमन का कारण बताना--२३८; २० 
जैका-दहव--२३६; २१ अंगद आदि वानरों से हनमान्‌ की भेंट--२४२; २१२ वानरों का 
मधुवत में विचरण करता--२४३; २३ राम को सीता का कुशल-समाचार सुनाना-२४४ । 


खुद्धकांड २8७४-७७७ 
१ श्रीराम का हनुमान्‌ की प्रशंसा करता--२४६; २ लका के वैभव का वर्णन--- 

२५०; हे कपि-सेनाओं की युद्ध्यात्रा--२५२; ४ महेन्द्र पर्वत से राम का समुद्र 

को देखना--२५३; ४ संध्या-वर्णन--२५४; ६ मंत्रियों के साथ रावण की मंत्रण--- 
२५५; ७ दानव-वीरों के दर्षपूणं वचन--२५६; ८ राक्षस-बीरों को विभीषण का 
उपदेश--२५७; & रावण को विभीषण का हितोपदेश--२५८; १० कुंभकर्ण को सीता- 
पहरण का वृत्तांत सुताना--२६०; ११ इन्द्रजीत का विभीषण को अपने पराक्रम का 
परिचय देता--२६२; १२ विभीषण द्वारा इन्द्रजीत के दंभ की निदा--२६२; १३ 
रावण का विभीषण को नगर से निर्वासित करनता--२६३; १४ विभीषण का अपनी 
माता के भवन में जातना--२६५; १५ विभीषण की शरणागति--२६६; १६ हनुमान 


( २२ ) 


का विभीयग की योग्यता राम को समझनता--२६७; १७ विभीषण की स्तुति--२६८; 
श्८ जिकूट पर्वत की उत्पन्ति की कथा--२६६९; १६ विभीषण का राम को रावण के 
वैभव का परिचय देता--२६६; २० राम का विभीषण को लका का राजा बनाना-- 
२७१; २१ शुक्र का संरेश--२७१; २२ राम का दर्भ-गयन--२७२; २३ राम का 
समद्र पर ब्रह्मस्त्र का प्रयोग करता--२७३; २४ समुद्र का राम से प्रार्थना करना-- 
२७५; २४५ सेतु-बन्धचव के लिए राम का सूग्रीव को आज्ञा देतना--२७६; २६ सेतु- 
बर्धतू--२ ७७; २०७ चन्द्रोदय का वर्णव--२७७; २८ गिलहरी की भकति--२७६; 
२६ सेतु को देवहइर राम का हरित होना--२८०; ३० राघवो का सुवेलादि पर 
पहुँचता--२८१, ३१ कैकसी का हिलोपदेश--२८०२; ३२ शुक तथा सारण का राम की 
सैन्य-शक्ति का परिचय पाता--श२5४; ३३ सारण का रावण को कपियों का परिचय 
देना--२८५; ३४ शघुक्त का रावण को राम का पराक्रम सुनाना--२८५७; ३५ राम के 
माया-बतुप तथा सिर दिखाकर स॑।ता को भयर्भीत करनता--२८८; ३६ माल्यवान्‌ का 
हितोपदेश--२ ६०; ३०७ सूबेलादि पर से राम-लक्ष्ण का लंका को देखना--२६२; 
३८ रावण तया सुग्रीव का दंद्व-चुद्ध--२६३; ३६९ अंगद का दौत्य--२९५; ४० रावण 
का अपना वैभव प्रदर्शित करता--२६७, ४१ रामका रावणके छत्र-चासरों पर अस्त्र 
चलाना--२€८; ४२ रावण का राम की धतृविद्या का प्रशंता करता--२६६; ४३ 
वानरोंका लका ध्वस करना--२६६; ४४ राक्षसों तथा वानरों का भीषण संग्राम-- 
३००; ४४ यूद्धभूमि का वर्णन--३०२; ४६ इन्द्रजीत का माया-पुद्ध-३०४; ४७ 
नाग-पाशबद्ध दाशरथियों को देख सीता का दु.,खी होना--३०६; ४८ लक्ष्मण के लिए 
राम का विलाप करना--३०८; ४६ विर्भीाषण तथा अंगद का वानरों को घैर्ये देता-- 
३०६; ५० नारद का आगमन--३१०; ५१ राघवों का नाग-पाश से मुक्त होना-- 
३१०; ५२ धूम्राक्ष का युद्ध--३१२; ४३ अकंपन का युद्ध--३१३; ४४ महाकाय 
का यूद्ध--३१५; ४४ अंगद के द्वारा महाकाय का संहार--३१६; ४५६ प्रहस्त का 
युद्धझ--३२०; ५७ नील के द्वारा प्रहस्त का वध--३२२; ५८ मंदोदरी के हित-वचन--- 
३२३; ५६ मंरोदर्ी की मंत्रणा की उपेज्ञा करता--३२४; ६० रावण का प्रथम 
युद्ध--३२४; ६१ विभीषण का राम को राक्षसन्त्रीरों का परिचय देता; ६२ हनुमान 
का रावण से युद्ध करके मूच्छित होना--३२७; ६३ नील का रावण से युद्ध करता-- 
२२८; ६४ रावण का ब्रह्मशक्ति से लक्षण को गिराना--३२६; ६५ राम-रावण 
का प्रथम युद्धझ-३३०; ६६ रावण का खिन्च होकर लंका लौट जाना--३३१; 
६७ राक्षतों का कुंभकर्ण को जगाना--३३१; ६८ राघवों की युद्धनयात्रा पर कुभकर्ण का 
क्रुद्ध हीना--र३३; ६६ कुंभकर्ण का शापृत्तांत--३३५; ७० कुंमकर्ण का हितोपदेश--- 
३३६; ७१ रावण का कुंभकर्ण के उपदेश का तिरस्कार करना--३३८; ७२ कुंभ- 
कर्ण की गर्वोक्तियाँ--३३९; ७३ कुंभकर्ण का युद्ध के लिए जाना--३४०; ७४ वानर- 
कुभकर्ण का युद्ध--र४१; ७५ कुंभकर्ण और हनुमान्‌ का युद्ध--३४४; ७६ सूप्रीव 
तथा कुमकर्ण का युद्धब-३४५; ७७ कुंभकर्ण का मूच्छित सुग्रीव को लंका ले जाना--३४४५; 
७८ कुंम्कर्ण का वानर-सेना को तहस-नहस करना---३४६; ७६ विभीषण कुंभकर्ण और का 


( २३ ) 


वार्तालाप--३४८; ५० श्रीराम के द्वारा कुभकर्ण का संहार--३५०; ८१ कुंभकर्ण की 
मृत्यु पर रावण का शोक--३५१; 5२ अतिकाय तथा महोदर आदि राक्षसों की युद्ध- 
यात्रा--३५२; 5८३ अगद तथा नरांतक का दवंद-पुद्धू--२५५; ८४ देवांतक तथा त्रिशिर 
का अंगद पर आक्रवण करना--३५६; 5५ हनुमान्‌ आदि वीरों के द्वारा त्रिशिर आदि 
राक्षतों का वव--३५६; 5६ अतिकाथ का युद्धझ--३५७; ८७ लक्ष्मण तथा अतिकाय 
का द्वन्द-पुद्ध---३१६०; ८८ अतिकाय का वध--३६१; 5६ इंद्रजीत का द्वितीय युद्ध+- 
३६२; ९० ब्रह्मस्त्र से इच्धजीत का राम-लक्ष्मण आदि को मूच्छित करना--३६४; 
६१ हवमान्‌ का ओषधी-शैल' लाकर वानरों की मूर्च्छा दूर करना--३६६; &२ वानरों 
का लंका जलाना--३६८; €३ कुम-निकुभ का युद्ध के लिए प्रस्थान--३६६; ६४ 
सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध--३७२; ६५ मकराक्ष का युद्ध--३७३; ६६ इन्द्रजीत 
का तुवोय युद्ध--३७४; ६७ इन्द्रज]त का होम करना तथा कृति नामक शक्ति प्राप्त 
करता--३७५; €८ रामका आखेय अस्त्र से इन्द्रजीत की मायाकों दूर करता-- 
२७६; €६ दइन्धजीत का यज्ञ करके रथ प्राप्त करना--३७८; १०० इन्द्रजीत का 
माया-सीता का सिर काटना--३८१; १०१ इन्द्रजीत का निकुंभिल-यज्ञ करना--३८२; 
१०२ लक्षण का शोक--३८३; १०३ इन्धरजीत की माया को विभीषण का राघवों 
को समरकाना--३८४; १०४ लक्ष्मण का युद्ध के लिए प्रस्थात--३८५; १०४५ निकुंभिल- 
होम में विघ्त--३८५; १०६ लक्षण तथा इन्द्रजीत का परस्पर तिरस्कार के 
वचन कहतना--३८६; १०७ इन्द्रजीत तथा लक्ष्मण का युद्ध--३८७; १०८ इन्धजीत 
का वध--३६०; १०६ इन्रजीत की मृत्यु पर रावण का शौक--३६३; ११० रावण 
का सीता का वध करने के लिए जाना--३९४; १११ इच्द्रजीत को स्त्री सुलोचना 
का शोक--३६५; ११२ सुलोचना का राम की स्तुति करता--३६७; ११३ सुलोचनो 
का सहगमन--३६६; ११४ रावण का अपनी प्रधान सेना को युद्ध के लिए भेजना-- 
४००; ११५ वानर-सेना को हनुमान्‌ आदि का प्रोत्साहत देना--४०२; ११६ राक्षस- 
स्त्रियों का रावण की निन्‍दा करनता--४०३; ११७ रावण का द्वितीय युद्ध-४०५; 
११८ सुग्रीव के द्वारा विरूपाक्ष आदि राक्षसों का वध--४०७; ११६ रावण का राघवों 
पर आक्रमण करना--४०६; १२० रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मूच्छित होता-- 
४११; १२१ रावण का चितित होना--४१२; १२२ लक्ष्मण की मूर्च्छा पर राम का 
शोक---४ १४; १२३ संजीवनी लाने के लिए हनुमान्‌ का द्वोणाद्वि को जाना--४१५; 
१२४ कालतेमि का वृत्तांत---४१६; १२५ सकरी का हनुमान्‌ को निगल जानता--४१८; 
१२६ धान्यमालिनी का वृत्तांत--४१६; १२७ कालनेंमि का वध--४२१; १२८ भरत 
का स्वप्त--४२२; १२६ हनुमान्‌ का माल्यवाम्‌ से युद्ध करना--४२३; १३० लक्ष्मण 
के लिए राघव का शोक--४२४; १३१ हनुमान्‌ का द्रोण-पर्वेत ले आना--४२६; 
१३२ संजीवकरणी से लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर होना--४२७; १३३ रावण का शुक्राचार्य 
से परामश करता--४२६; १३४ पाताल-होम--४२६; १३५ अंगद का मंदोदरी को 


कक] 


रावण के पास घर्तीटककर लाना--४३१; १३६ रावण को मनन्‍्दोदरी का राघव की 


( २४ ) 


महिमा बताना--४३३; १३७ रावण का तृतीय यद्ध के लिए प्रस्थान--४३५; १३८ 
वानरों के द्वारा खडगरोम आदि राक्षस्तों का वध--४३७; १३६ इन्द्र का मातलि के 
द्वारा राम को रथ भेजना--४३८; १४० राम का रावण के बाणों का प्रतिवाण चलाना-- 
४४०; १४१ रावण का राम पर शूल चलाना--४४०; १४२ अगस्त्य के द्वारा 
राम को आदित्यहृदय का उपदेश--४४१; १४३ राम-रावण का परस्पर दोषारोपण-- 
४४२; १४४ रावण की मूच्छा--४४३; १४५ रामका रावण के कर चरणों को खंडित 
क्रना---४४५; १४६ आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से रामका रावण को शक्तिहीन कर 
देना---४४७४ १४७ ब्रह्मास्त्र से रावण का वध--४४८; १४८ विभीषण का झोक-- 
४४६; (१४६ मृत रावण के निकट मंदौदरी का आना--४४६; १५० मंदोदरी का 
विलाप--४५१; १५१ राम का विभीषछके द्वारा रावण की अंत्येष्टि कराना--४५३; 
१४२ विभीषण का राजतिलक--४५४; १५३ हनुमान्‌ का सीता को राम की विजय 
का समाचार देता--४५४; १५४ राम के आदेश से विभीषण का सीता को लिवा 
लानता---४५५; १५६ सीता का अग्नि-प्रवेश--४५७; १५७ सीता-परिग्रहण -- ४५८; 
१४५८ दशरथ के दर्शन--४५६; १५६ देवताओं का अभिनन्‍दन--४६०; १६० पुष्पक- 
आरोहण--४६१; १६१ श्रीराम का सीता को विभिन्न दृश्यों को दिखाकर समझकाना-- 
४६२; १६२ राम के द्वारा शिवलिंग का प्रतिष्ठापन--४६३; १६३ श्रीराम का 
सेतु की महिमा बताना--४६९५; १६४ भरद्वाज मुनिका आतिथ्य--४६७; १६५ हनुमान्‌ 
का भरत को राघवों' का कुशल-समाचार सुनाना--४६६९; १६६ भरत-मिलाप--४७१; 
१६७ अयोध्या में प्रवेश--४७२; १६८ राजतिलक--४७४; १६६ मित्रों को प्रीतिभोज 


पेन[-- ४७५ ।॥ 


रंगनाथ रामायण 


श्रीरंगनाथ रामाथण 


(बालकांड) 


१. देव-स्तुत्ति 


चरित॑ रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं । 
एकंकमक्षरं प्रोक्‍्त॑ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥! 


श्रीलक्ष्मीनाथ, दैत्य-विजयी, लोक-रक्षक, नित्य, सदानद, मोक्षदायक, कर्म-रहित, सृष्टि 
के स्वयंभूत आधार, हृदय-कमल में स्थित भक्ति-रूपी आनन्द को व्यक्त करने के साधन-क्रम में 
तत्पर भूमर-हूपी भगवान्‌, गजराज को मोक्ष प्रदाव करनेवाले, अपने आश्रित-लोक के बंधु, 
संसार के बंधनों से मृक्ति देनेवाले, वलि को बाँधने का दृढ़ संकल्प करनेवाले, प्रणव-रूप, 
गोविकाओं के हृदय में विहार करनेवाले, अबोध-गम्य आकारवाले, निराकार, योगियों के 
हुदय में ओंकार-रूप में वर्त मान, योगिसंदर्शित, मोक्ष-अ्रचारक, श्रुतियों के शिरोमणि, विशुद्ध-चैतन्य 
स्वरूप, अतिलोकवासी, समस्त लोको का आश्रय, ब्रह्माण्डरूपी मुक्‍्ता का आयतन, नित्याधार, 
अखिल तत्वानीत, आदि-अंत-रहित, पवित्रात्मा, अविनाशोी, वेद-रूग्री कमल के लिए सूर्य, 
अक्षीण कल्याणों का आधार, निदशंक मन से सदभक्ति तथा सेवा करनेवाले भक्तों के लिए 
दया-सिंधु, करुगा-सिधु, बोधक, बोध्य तथा बोध--इन तीनों में व्यक्त होनेवाले पूर्ण-रूप, 


2 रंगन/थ एयायण 


आदितत्त्तव, तत्त्वमसि' आदि कथनानुसार भेदातीत, अभेद, प्रतापी परमेद्वर का (भव्िति-युवत 
ध्यान करने के निमित्त ) मेने अत्यंत धैर्य के साथ नियमों का पालन किया; कर्म के बंधनों 
को ठुकराया, एकात में रहते हुए इच्द्रिय-व्यापारों को भुला दिया; सुस्थिर होकर सुलभ- 
साध्य तथा परिचित आसन (सुखासन) पर उपविष्ट हुआ, मन को भक्ति-रस-परिपूर्ण 
बनाया; (शरीर के भीतर रहनेवाली ) वहत्तर नाड़ियों का विचार करके उनका परिमार्जन किया, 
एकचित्त तथा निर्मल मन से नाड़ियों में अत्यंत सूक्ष्म रूप से व्याप्त पवन को रोका, 
मन को नि३वचल बनाकर निरुद्ध प्राण-वायू को मूलाधार-चक्र में प्रविष्ट कराया और उसे 
क्रमशः छह॒ कमलों को पार कराते हुए चंद्रमंडल में पहुँचाया । वहाँ योगीनद्रों के हृदय का 
भेद परखने के लिए परम-व्योम के रूप में स्थित अनादि ब्रह्मा-स्वरूपा, अत्यंत सूक्ष्म तथा 
निर्मल नाड़ी को यूप, अविचल मन को यज्ञ-पश्ु, निष्ठानरक्ति को वेदी, समस्त इन्द्रियों को 
काप्ठ, ज्ञान को अखड अग्नि तथा आनंदबयोग को यज्ञ-फल के रूप में मानते हुए इच्छित- 
आनंद-प्राप्ति के हेतु, कर्म के द्वारा प्राप्त होनेवाले मोक्ष रूपी परमेश्वर,अगोचर, कर्म-रहित, 
हमारे देव, कमलनंत्रवाले, हमारे पालनहार, आदि नारायण तथा अखिल लोकार्धीश की 
भक्ति, स्तुति, प्रार्थना एवं वंदना की । अपने मन की इच्छा पूर्ण करने के /निमित्त हार, 
कर्पूर, नीहार, गोक्षीर तथा तारकों के सदुश उज्ज्वल शारदा देवी की उपासन्ञा की; चार 
रामायण-हूपी चंद्र के जन्म-स्थान के रूप में विलसित होनेवाले वाल्मीकि का स्मरण किया, 
भारत-हपी मंजरी के पारिजात, तत्त्ववेत्ता पराशर-पुत्र का स्मरण किया और उनके पुत्र 
शुकदेव की वड़ी भक्ति से स्तुति करने के पश्चात्‌ मै अपने मन में एक ऐसे ग्रन्थ की रचना 
करने का विचार करने लगा, जिसकी कथा के कथन से सभी सज्जन मेरा कीरत्ति-गान करेगे, 
जिसकी कथा का वर्णन करने से मेरे इह-लोक और पर-लोक दोनों सफल होंगे और जिस 
. कथा के कथन से ईप्सितार्थ सिद्ध होंगे और साथ-ही-साथ पुण्य की प्राप्ति होगी । 


२. अन्थ-रचना का कारण 


सृष्टि के समस्त प्राणी, जिस पुण्यात्मा की प्रशंसा बड़े आदर से करते है; जो सदा- 
चार के युण्य-फलस्वरूप सूर्य के समान उदित होकर कलिकाल का अंधकार दूर करते थे; 
जो श्रेष्ठ धर्म-पथ का महत्त्व जानते थे, जिनके पवित्र तेज के समान शत्रु-रूपी नक्षत्रों के 
प्रकाश मंद पड़े जाते थे; जिन्होंने अपने खड़ग की दीप्ति-हूपी गंगा-प्रवाह में अन्य राजाओं 
के ललाट में लगे गर्व-पंक को धो दिया था; असमान बलशाली; सत्यनिष्ठ ; शरणार्थी 
राजा-रूपी भूमरों के लिए (जिनका कर-कमल) आधार था; ऐसे कोनकाट भूपति के वंश 
की कीत्ति बढ़ाते हुए नये, विनय, दया के आगार महाराजा के पुत्र॒ गोनरुद्र नरेद्र महान 
अ्तापी तथा पवित्रात्मा थे । उनके पौत्र बुद्ध भूपाल अभ्ग, अप्रतिम विक्रमी, कुल-गोत्र के 
संवद्धक, देवेन्द्र के समान वैभवशाली, धीर और विख्यात थे । उनके पुत्र अक्षीण दाक्षिण्य- 
बनी (अर्थात्‌ अक्षीण कृपावाले), धन-घान्य में कुबेर, मर्म में धर्मराज (युधिष्ठिर) के समान 
अति-पुण्य सौजन्य-शील, छात्रुओं के लिए अति शोर्यवात्‌ वामदेव कारत्तिकेय, शुभजन्मा, 
कामिनियों के लिए कामदेव, अखंड विक्रमी और रण-विज्ारद थे । वे चंदन, मंदा र-चंद्रिका- 
हार, कदली, कुंद, इंदू सत्म उज्ज्वलः कीर्तिमान, गोनवंश-रूपी पारिजात के फल-स्वरूप 


बालकाड ५ 


दीखनेवाले, गोनवंश-रूपी उदयाद्वि पर भानु-सम दीप्त होनेवाले, गोनवंश-रूपी क्षीरसागर 
के (उत्पन्न) चंद्र सम सुशोभित, अपनी कीत्ति को दियृ-दिगंतों में व्याप्त करनेवाले, अपने 
दान-धर्म के द्वारा सबकी प्रद्मसा प्राप्त करनेवाले, अपने असमान पौरुष से वड़ी आसानी से 
शत्र्ओं का नाश करनेवाले, महा बलशाली एवं प्रतापी राजाओं के लिए वज्रपाणि सम 
दीखनेवाले, (शत्रु) नृप-वन के लिए साक्षात्‌ अग्निदेव, सत्यनिष्ठ, महाबलशाली बत्रु-सेनाओं 
को मथने में मंथर पर्वत की भाँति प्रचंड रूप धारण करनेवाले, अपने खड़्ग-रूपी सूर्य-बिम्ब 
की प्रभा से प्रतापी राजा-रूपी अंधकार का नाश करके अमर-वधुओं के मुख-कमलों को 
वीर-भूमरों से अलंकृत करनेवाले, शत्रुओं के प्राण-रूपी अनिल का सेवन करनेवाले श्रेष्ठ 
भुज-भुजंगो ( सर्प-रूपी भुजाओं ) पर राज्य-भार वहन करनेवाले थे, वे कुरु, केरल, अबंती, 
कुंतल, द्रविड़, मरु, मत्स्य, करुष, मगध, पुलिद, सरस, पाण्डय, कोसल और बबर की राज- 
सभाओं में प्रश्नंसा प्राप्त करनेवाले, साम-दाम-भेद आदि नीतियों में निपुण, प्राचीन राजाओं 
के समान समस्त वेभवों से युक्त तथा नय, विनय आदि उपायों से सुस्थिर विजय 
प्राप्त किये हुए, यशस्वी विद्वुलनरेश, राजाओं में सर्वज्ञ, नरेशों से पूजित, सफल जगद्धित- 
चातुर्य-धु री, एक दिन अपनी राज-सभा में वेंठे हुए थे । उस समय पुराणवेत्ता, शास्त्रज्ञ, 
काव्य-ताटक-शिरोमणि, मित्र, मंत्री, पुरोहित, आश्वित, पुत्र, सामंत राजा और बहुश्रुत उनकी 
सेवा में उपस्थित थे । राजा भूलोक के देवेन्द्र के समान बड़े उत्साह से रसिकजनों द्वारा 
भारत, रामायण आदि का पाठ सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । 


तत्पश्चात्‌ वे रसिक-शेखर (राजा) राम-कथा-सुधा से अनुरक्त हो, सभा में यों बोले-- 
तेलुगू में रामायण को सुंदर ढंग से कहने की कविता-शक्ति रखनेवाले कवि इस संसार 
में कौन हैं ?' तब पंडितों ने उस उदात्त, यशस्वी विद्वुलनरेश से कहा--- 

(महाराज) आपके सुपुत्र, निपुण, पापरहित, नीति-निष्ठ, सर्वज्ष, अनघ, शिप्ट-संपन्न, 
सर्वपुराणवेत्ता, सुदर कलाओ के मर्मज्ञ, सज्जनों को आश्रय देने में ही सुख का अनुभव 
करनेवाले, कविसाव॑भौम, कवि-कल्पतरु, कवि-कुल-भोज, कवीच्र,, शत्र-राजाओं के लिए वच्च- 
पाणि, शत्रु राजा-छपी वन के लिए प्रचण्ड पावक के समान दीखनेवाले, जिनके भयंकर 
खड़्ग में स्वर्गलोक तक प्रतिबिबित है, त्रिलोक-दुर्दम, श्रेष्ठ-साधु-जन-रूपी कमलों के लिए 
सूर्य, पुरुषश्रेष्ठ, आपके परम भक्त, निखिल शब्द, अर्थ, गृण आदि के ज्ञाता, महापंडित, 
रामायण के मर्मज्ञ बुद्ध-नरेश (रामायण की कथा तेलुगु में कहने की) कविता-शक्ति 
रखते है । (काव्य रचने के लिए) आप उन्‍हें आदेश दें ।” 

यह सुनकर उदात्त चरित्रवाले मेरे जनक ने मुझे बड़े स्नेह से बुलाकर यह आदेश 
दिया-- रामायण की कथा पुराणों के ढंग पर तेलुगू भाषा में मेरे नाम पर लिखों कि 
संसार के कवि और पंडित उसकी प्रशंसा करें । उनके मृदु वचनों से अत्यंत हर्षित होकर 
उनकी आज्ञा का पालन करने के हेतु शत्रुओं के लिए भयंकर मृत्ति, महानू, ललितसदुगुणा- 
लंकारवाले, निदिविल दयाल, धन्यात्मा तथा पुण्यात्मा मेरे पिता विद्वुलनरेश के नाम पर 
श्रीरामचन्द्र का चरित्र, इस ढग से लिखूँग़ा कि राजा, पंडित, रसिक, सुकवि श्रेष्ठ, 
गोष्ठियों में (उसे सुनकर) हर्षित होकर उसकी प्रशंसा करेंगे और जिसमें, शत्द, बर्थ, भाव, 


मि रंएनएथ एयायण 


गति, पद, झब्या, अर्थ-गौरव, यति, रस, कल्पना, प्रास, असमान रीतियाँ आदि होगे और 
आदि कवि वाल्मीकि की कृपा से सभी सज्जन मेरी प्रशसा करेगे । कथा का प्रारंभ यों हँ-- 


३-० केथा का ब्रारस 
एक दिन श्रेष्ठ तपस्स्वाध्याय-निरत, महान्‌ शीलवान्‌ मुनिश्रेष्ठ नारद से, अनघ, 


तयोनिधि वाल्मीकि ने हाथ जोड़कर प्रइत किया-- हे मृते, आप कृपया बतलाइए कि इस 
संसार में, श्रोमान्‌, क्षमाशील, पुण्यात्मा, उन्नत, नीतिज्ञ, प्राज्ञ, दुर्दम, उत्तम, जितकाय, अजेय, 
ईर्प्पाहीन, सपन्न, सुब्रती, उदार और चरित्रवान्‌ कौन है ? किसके क्रोध से इद्रादि देवता 
डरते रहते हे ” ऐसा व्यक्ति क्‍या, कभी हुआ है या आगे चलकर इस पृथ्वी पर जन्म 
लेनेवाला हैँ ? 

यह सुनकर लोकज्ञाता नारद मुनि ने अपने सन में बहुत देर तक सोच-विचार कर 
कहा--- इस पृथ्वी पर श्रीविष्ण, महाराज दशरथ के यहाँ जन्मे हे । वे नियतात्मा, अति- 
गौयनिधि, कृपानिधि, जयी और स्वजनो की रक्षा मे विचक्षण हें। वे कबु-कधर, सुदराकार, 
बिबारुण ओष्ठ, पीन वक्ष, विशाल-नेत्र, विशाल अवतंस और आजानुबाहु हे । वे नियतात्मा, 
वेदवेदाग-कोविद, वेदविदू, विवेकभूषण, सूय॑ के समान तेजस्वी, समुद्र के समान गंभीर, 
अमराद्रि के समान धीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है । उनकी मूत्ति (लोगों को) 
अपनी ओर आछहक्ृष्ट करती है । वे कौसल्या के आनद-दाता, श्रीकर, दीप्तिमानू, त्रिलोक- 
पावन मूत्ति, राम के नाम से अवतरित हुए है । 

राजर्षि (विदश्वामित्र) के (रामचन्द्र को) मॉँगने तथा राजा के भेजने पर वे मृूनि 
के साथ गये । (उन्होंने) यज्ञ की रक्षा की, दानवी का नाश किया, राक्षसों का संहार 
किया, शिला को स्त्री बनाया, शिव-धतृष को तोड़ा और सीताजी से विवाह करके बड़ी 
ख्याति पाई । सीताजी के साथ अयोध्या जाते समय बड़े क्रोध से विप्र (परशुराम) ने 
आकर उन्हें रोका, तो वे उनसे जूक पड़े और उनका धतृष छीनकर उसे तोड़ डाला । 
उसके बाद सब लोगो के हृदयों को आनद से भरते हुए वे अयोध्या पहुँचे । 

जब पिता (राम को) युवराज बनाऊँगा--ऐसा कहकर अयोध्या का राज देने को 
उद्यत हुए, तब दीठ मंथरा ने केकेयी के कान भरे । कैकेयी पहले ही युद्ध में दो बर प्राप्त 
कर चुकों थी। (राजा ने) राघव को कानन में भेज दिया । पिता के वचन से बँधकर, 
वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन में गये, जहाँ उन्होंने बडे उत्साह से वनों में तपस्या 
करनेवाले सयमी मुनियों की रक्षा की, खर-दूषणादि राक्षसों के सर शरों से काट डाले, 
ऋष्यमूक पर्वेत पर सुग्रीव से मित्रता की, एक ही बाण से वालि का सहार किया, (सीता 
को पुनः प्राप्त करने का) दूढ़ निश्चय करके सेतु को बाँवा तथा पापी दशकंठ के दसों 
सिर काट डाले | , 

उसके पच्छुत़ आश्रितों के कल्पवृक्ष रामचंद्र, सीता के साथ, वनचर-समूह तथा 
इन्द्रादि देवताओं फ़क स्तुति किये जाते हुए और सेवा प्राप्त करते हुए, (अयोध्या) आये 
और अयो पृज्य सामाज्य-लक्ष्मी का पालन करते हुए तथा प्रजा ख पहुँचाते हुए कृत- 
कक, | हुए तथा प्रजा को सुख पहुँचाते हुए कृत 


बालकाोड छ 


इस प्रकार श्रीराम का चरित्र अथ से इति तक कहकर नारद मूति ब्रह्मलोक को 
चले गये । मुनिश्वेष्ठ वाल्मीकि अत्यंत हर्ष से अपने शिष्य भरद्वाज के साथ सज्जनता की 
मूर्ति, अकलुष जीवन-युक्त, तमसा नदी के तट पर गये और उस नदी के जल से अपने 
अनुष्ठान का पालन करते रहे । उस नदी के किनारे (पेड़ पर) क्रौच पक्षियों का एक 
जोड़ा बड़े प्रेम से मिलकर बैठा था । एक व्याध ने जब उनमें से एक को मार गिराया, 
तब क्रौची जोक से विलाप करने लगी । यह देखकर न्याय और धर्म का विचार करके 
मुनि उस व्याध पर क्रोध करते हुए बोले--- हे निषाद, हे पापी, इन्होंने तुम्हारा क्‍या 
बिगाड़ा था ? जब ये क्रौच बड़े प्रेम से मिले, तब तुमने इस प्रकार एक को क्‍यों मार 
गिराया ? इस पाप के कारण तुम बहुत दुःख प्राप्त करते हुए अनेक वर्षों तक भटकते 
रहोगे ।” 


इस प्रकार व्याध को शाप देकर वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से छन्‍्दोबद्ध शब्दों 
में कहा-- मेरे द्वारा कहे हुए वचनों पर बार-बार विचार करने पर मालूम होता है कि 
इन चार समवर्ण पंक्तियों में छन्दोबद्धता है । यह बड़े आइचरय की बात है कि ये शाप के 
वाक्य अपने आप एक पद्च के रूप में प्रकट हुए हे । तब भरद्वाज आदि शिष्य बड़ी भक्त 
से उस पद्य को (दुहराने) पढ़ने लगे । अनघ वाल्मीकि अपने आश्रम को लौट आये । 


एक दिन ब्रह्मा उनके आश्रम में आये । वाल्मीकि ने उनकी अग॒वानी की, चरणों 
पर भुककर नमस्कार किया, कुशासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और हाथ जोइकर अपने 
मुह से निकले छन्दोबद्ध शाप-वचन उन्हें सुताया । तब ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा-- हे अनघ, 
यह वाणी पद्य के रूप में आपके मुख से व्यवत हुई है । नारद ने सारा राम-चरित मुझे 
संक्षेप में कह सुनाया है । आप उसको विस्तार के साथ सुनाइए । अपने आप वह चरित्र 


आपको सूक जायेगा ।” यो कहकर ब्रह्मा चले गये । 


इस प्रकार बड़ी कृपापृवंक कमलासन के वर देकर चले जाने के पद्चात्‌ सुनि नें 
निर्मेल मति से ध्यान लगाकर सोचा और रघुचरित, दशरथ की कथा, रघुराम का जन्म, 
राम का आचरण, ताड़का-वध, उद्ृण्ड राक्षसों का गवं-भंग, यज्ञ-रक्षा, गंगा का महत्त्व, 
गौतम की स्त्री का शाप-मोचन, धनुर्भग, सीता-विवाह, अयोध्या जातें समय परशुराम का 
क्रोध, राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी, दुष्ट स्त्री कैकेयी के कदुवचन, अभिषेक में विध्न, 
राम-वन-गमन, राजा का शोक, दशरथ की मृत्यु, दाशरथि से गृह की भेंट, गंगा पार 
करना, तपोनिधि भरद्वाज से (राम की) भेंट, चित्रकूट पर्वेत पर पहुँचना, भरत और राम 
की भेंट और उनका पादुका प्राप्त करके लौट जाना, दंडकवन-गमन, प्रचंड विराध का वध, 
पुण्यात्मा शरभंग के दर्शन, मुनियों को वचन देना, अगस्त्याश्नम में पहुँचना दिव्य अस्त्रों की 
प्राप्ति, मुनि के आदेशानुसार पर्ण-कुटी बनाकर निवास करना, (राम पर) मुग्ध होकर 
राक्षती (शूपंगखा) का आना, उसके साथ वार्त्तालाप, रामानुज के द्वारा उसका नाश, उधर 
रावण का बुद्धि-भूष्ट होना, कुटिल मारीच की मृत्यु, राक्षसराज (रावण) के द्वारा सींता- 
पहरण, राम का विलाप, जटायु की मृत्यु, कबंध से भेंठ, पंपासरोवर को गमन, ऋष्यमृक पर्वत पर 
सुग्रीव से भेंट, उससे मित्रता, वालि-सुग्रीव के वैर का कारण जानना, श्रीराम का एक साथ 


थः रंग्नाथ रयायफ 


सातों ताड़ के पेड़ों को काट देना, वालि का वध, दारा का विलाप, रविपुत्र (अंगद) का 
राज्याभिषेक, माल्यवंत में उस पुरुषोत्तम का वर्षा-काल बिताना, काकुत्स्थ (राम) का कोप, 
कपियों का आता, अंगूठी देकर (उन्हें) भेजना, वानरो के ढ्वारा सीता का अथक अन्वेषण, 
बिल का दर्शन, महेन्द्रमरि का आरोहण, सपाती से भेठ, समुद्र को लॉघते समय बीच में 
मैनाक के दर्शन, सिहिका की वायुपुत्र से मुठभेड़ और उसकी मृत्यु, लंका राक्षसी को तग 
करना, उस स्त्री से लंका का मार्ग जानकर लंका में प्रवेश करना, अंतःपुर में सीता की 
खोज, अशोकवन का अवलोकन, वहाँ सीताजी का संदर्शन, विश्वास दिलाने के लिए अंगूठी 
देकर उन्हें सान्त्वना देता, अशोकवन को उजाड़ना, उस समय हनुमान्‌ का अक्षयकुमार को 
मार डालना, पवनसुत का बधन में पड़ना, लंका नगर को जलाना, मानिनी सीता का चूड़ा- 
मणि देकर श्रीराम तथा हनुमान को उत्साहित करना, सूर्यकुलाधिप (श्रीराम) का लका 
प्र आक्रमण करना, समुद्र-तट पर पहुँचना, समुद्र का मार्ग देने से इनकार करना, श्रीराम 
का कोध, विभीषण का आगमन, विभीषण के दुःख से राम का दुःखी होना, सेतु-बधन, 
जलधि को पार करना, सेना को (उचित स्थानों पर) नियुक्त करना, पराक्रम के साथ 
कुंभकर्ण आदि उग्र वीरो को मार डालना, रावण का वध करना, दया से विभीषण को 
लकाधिपति बनाना, अनुपम बुद्धि (सीता का अग्नि-प्रवेश ), ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रशंसित 
होतें समय सीताजी की रामचद्रजी से भेंट, पुष्पक विमान में बड़े कुतृहल के साथ समुद्र 
पार करना, सेंतु पर श्रीकंठ को प्रतिष्ठित करना, अयोध्या को लौट आता, भरत-मिलन, 
अद्वितीय ढंग से रघ्राम का सिहासनारूढ़ होना, कपि सेंनापति, सुग्रीव, विभीषण आदि 
को -विपुल संपत्ति देकर विदा करना, बड़े प्रेम से सब प्रकार से प्रजा की रक्षा करते हुए 
उनका पालन करना, आदि सब बातें अच्छी तरह जानकर चौबीस हजार इलोकों और पाँच 
सौ सर्यों में तथा छह कांडों में रामायण की रचना की । 

बाद की कथा उत्तर-काण्ड में लिखकर वाल्मीकि मुनि सोचने लगे कि कौन इस कथा 
का पाठ करने में समर्थ होगे और पृथ्वी में यह्‌ कथा कैसे फैलेगी ? उसी समय, श॒द्धात्मा, 
मनसिजाकारवालें, मंजुभाषी, संगीत-साहित्य-वेत्ता, मुनिवेषधारी कुश और लव उनके पास 
आगे और हाथ जोड़कर बोले--हे अनघ, हम बड़े उत्साह से रामायण पढ़ने आये हे, 
हमें पढ़ाइए । (यह सुनकर) हर्षित होकर मुनि ने सोचा, मेरा सनोरथ पूरा हो गया । 
उन्होंने राम का चरित्र, जो गेय, पठनीय तथा पृण्यदायक है, तंत्री-लयान्वित रीति से उन्हें 
पढ़ाया । उन्होंने भी श्ंगारादि रस, वृत्ति-मेद, संधि, समास, शब्द और अर्थ जानते हुए 
उसका अध्ययत किया और स्थान-स्थान में, मुनि-समाजों में उसका गान करते हुए उनकी 
प्रशंसा पाते रहें । काकुत्स्थवल्लभ (राम) ने भी अपने भाइयों के साथ बड़े कुतृहल से 
उन्हें सभा में बुला भेजा । उत्के रूप, उनकी स्थिरता, उनकी वाणी आदि (श्रीराम को) 
बहुत प्रिय लगे । श्रीराम कथा सुनने लगे । वह कथा इस प्रकार है-- 


ब/लकाीड 


/२२- 


8४. कुश-लव का रामायण-गान 

कोसल-देश में सरयू नदी के कितारे, पृथ्वी के उरु-भाग क॑ समान अयोध्या नगर 
सुशोभित था । वह बारह योजन लंबा, पाँच योजन चौड़ा था और शिल्प-निपुण मय द्वारा 
निर्मित था । वह शत्रु-राजाओं की आँखों में खटकनेवाला नगर सूर्यवशी राजाओं की राज- 
धानी था । वह रत्नमय गोपुर, मणिमय तोरण, मणिमय कुटूटिम (फर्श ), गवाक्ष, कीड़ा- 
गृह, झंदेक शैल (बनावटी पर्वत), पटह-नाद (नगाड़े की आवाज), विशालकाय हाथी, 
उत्तम घोड़े, नाना प्रकार के रथ-समूह, सेना, स्वच्छ सौध, बाजार, कमनीय उपवन, सरोवर, 
तालाब, बावड़ी ऊख के खेत, धान के खेत, गहरी खाई तथा महलों से भरा हुआ संसार- 
भर में विख्यात था । उस नगर में दशरथ नामक राजा राज्य करते थे, जो धनुविद्या में 
निपुण, साम, दाम, भेद आदि चार उपायों के ज्ञाता, (भगवान्‌ के ऐंश्वर्य आदि) षड्गुणों के 
आगार, [( इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया ) शक्तित्रय-सधानकर्त्ता, धर्मनिरत, कृताध्वर ( जिसने 
यज्ञ किया हैँ), श्रीसंपन्न, धर्मशास्त्र, पुराणादि के ज्ञाता, अजनंदन, बाल्यावस्था से निग्रमानुकुल 
प्रजा का पालन करते रहनेवाले परमपवित्र व्यक्ति, इन्द्र के निरमित्त शंबरासुर का गव॑ भंग 
कर इंद्र से मंदार-पुष्पों को प्राप्त करनेवाले, इन्दुमती के पूत्र और सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा थे । 


५३ 


वे तेज, कांति, त्याग, चातुर्य, उदारता, साहस, आदि सद्गूणों के भांडार थे । 
वे उदित होते हुए सूर्य की भाँति अपने उम्र तेज से सप्त द्वीपो को दीप्त करते हुए शासन 
करते थे । उस नरनाथ के तीन सौ पचास रानियाँ थी, जिनमें विशेष कर अचल शील- 
वाली कौसल्या, कुचकुंभ-निर्जित परिधानवाली कैकेयी, पुण्यशीला सुमित्रा त्रयी विद्याओं 
के समान थी । इस पृथ्वी पर उनके हितेषी पुरोहित वसिष्ठ आदि पुण्य संयमी थे । पुण्यात्मा 
धृष्टि, विजय, सिद्धार्थ, अर्थशाधक, जयंत, नीतिवेत्ता अशोक, धीमान्‌ मंत्री सुमत्र आदि 
उनके आठ सचिव थे । सभी सचिव परस्पर मित्र और स्वामिकाये में विचक्षण और चतुर थे । 
बे परम मर्मो के उद्घाटन में तिपुण थे और विचार-मपूर्वक प्रजा की रक्षा करते थे। 
समस्त कार्यो को सँभालनेवाले ऐसे आठ मंत्रियों से युक्त राजा दशरथ अष्टाक्षर और अष्ट- 
भुजाओं से समन्वित नारायण की तरह सुशोभित थे । उनके राज्य में निर्बल, चुगलखोर, 
रोगी, दरिद्र, व्यभिचारी, अनाचारी, पापी, क्रूर, नीच, जड़, मूर्ख, मंद, एक भी व्यक्ति नही था । 
सारी प्रजा मणि-कुंडल आदि से अलकृत, धर्मपरायण, कुलाचार-निरत, सकलशास्त्र- 
पारंगत तथा विष्णु-मकक्‍त थी । इस प्रकार बड़ी कुशलता से राज्य का पालन करते और 
राज्य-सुख भोगते हुए राजा दशरथ एक दिन अपने मन-ही-मन इस प्रकार सोचने लगे । 


५. पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने के लिए दशरथ का मंत्रियों से परामर्श 


राजा दशरथ अपनी निस्संतान अवस्था का तथा अपनी ढलती आयु का विचार 
करते हुए बहुत दुःखी हुए । उन्होंने अपने सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुला भेजा और उन्हें 
उचित आसन पर बैठने का आदेश देकर स्वयं भी आसन पर बेठ गये । और, उनसे इस 
प्रकार कहने लगे-- मेने बहुत दान दिये, अनेक धर्म-कार्य किये, कई यज्ञ किये जोर बहुत 


९0 रंग्नाथ स्यायण 


सालों से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । मेने बड़ी कीत्ति पाई है । तुम्हारे जैसे स्तेही मंत्रियों 
के रहते हुए मुझे किसी बात का अभाव नहीं है । पुत्र-हीन होने का एकमात्र रुःख ही 
मु्े है । कुल का उद्धार करनेवाले पुत्रों के विना कोई भी व्यक्ति पुण्य और स्वर्गलोक 
की प्राप्ति बही कर सकता । इसलिए मेरे भी पृत्र उत्पन्न होने चाहिए। समस्त ससार 
मेरी प्रशसा करे, एतदर्थ मे अह्वमेध यज्ञ करूँगा और उन्तके बाद पुत्र-कार्मेष्टि यज्ञ करूँगा । 
इन यज्ञों के कारण मेरा हित होगा और में जरूर पुत्र प्राप्त करूँगा । राजा के यो कहने 
प्र वे सब बड़े संभूमचित्त होकर मन में हर्षित हुए । उत्हें प्रसन्न देखकर राजा मन में 
विचारकर वोंलें-- 

में अनुपम रीति से, बड़े विनय के साथ अश्वमेध यज्ञ करूँगा, जिसकी प्रणसा देवता 
भी करेंगे और पुत्रों के लिए पृत्रकामेष्टि-यज्ञ नेत्र-पर्व रीति (दर्शकों की आँखों को तृप्ति 
देनेवाली रोति) से करूँगा । ऐसा कहकर उन्होंने आवश्यक प्रवन्ध करने के लिए सब लोगों 
को भेजा । उसी समय अनघ वसिष्ठ आदि मुनि वहाँ आये । (राजा ने) दण्डबत की और 
बड़ी श्रद्धा से उन्हें लिवा लाये और उनसे बोलें--हे महान्‌ सयमी तथा पुण्यवान्‌ वसिष्ठ ! 
यथागोत्र आप मुझसे श्रेष्ठ अश्वमेंध यज्ञ करवाइए, जिससे म्‌झे एक पृत्र की प्राप्ति हो ।' 
इस पर (मुनि बोले )--ततुम्हारे द्वारा संपन्न होनेवाले अश्वमेध यज्ञ का निर्वाह हम करेंगे । 
उस श्रेष्ठ यज्ञ की महिमा का वर्णन करना क्‍या सहज है ? इसके अतिरिक्त पुत्र-कामेष्टि 
करने से तुम धन्यात्मा पुत्रों को प्राप्त करोगे । यह सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ । 
उन्होंने सबकों विदा किया और रनवास में पहुँचकर सभी रानियों को यह शुभ सवाद 
सुनाया । तब से वे प्रसन्नचित्त रहने लगे । एक दिन अनघ सूत (सुमत्र) राजा के पास 
आकर एकान्‍्त में यों कहने लगे--- 


<. ऋष्यश ग का वृत्तांत क्‍ 
सुमत्र ने कहा-- हैँ महाराज, इसके पहले आपको संतान-प्राप्ति कैसे होगी, इस 
सम्बन्ध में मेने एक कथा सूनी थी। आप उसे सुनें । अंगराज के पुत्र गृणवान्‌ रोमपाद के 
राज्य में न जाने उनके किस अपराध से वर्षा नहीं हुई । अपने राज्य में कही भी वर्षा 
न होते देख राजा बहुत दुःखी हुए । उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों से वर्षा के निमित्त बहुत हवन 
करवाये; फिर भी वर्षा नहीं हुई । तब राजा को अत्यत दुःख से पीड़ित देखकर मूनियों ने 
कहा-- है महीपाल ! हे राजचन्द्र ! इस पृथ्वी पर वर्षा होने के लिए हम शुद्ध मन से आपको 
एक उपाय बतायेंगे । हे पर्वत के समान धीर! परहितनिरत विभांडक के पुत्र पृण्यनिधि 
ऋष्यश्वग जन्म स नगर-प्राम के सम्बन्ध में कोई ज्ञान न रखने के कारण स्त्रियों के नाम 
तक से अनभिन्ञ हे । वे तपस्वी की वृत्ति में जंगलों में रहते है । हे वसुधेश ! उनके यहाँ 
आते ही अनावृष्टि-दोष तुरन्त दूर हो जायगा । इसपर राजा अपने मन में सोचने लगे कि 
उस मुनिश्रेष्ठ को नगर में कैसे ले आ सकूंगा । उन्होंने बुद्धिमान्‌ मंत्रियों तथा मुनियों को 
बुलाकर बड़े असन्न चित्त से पूछा । मुनिग्नो तथा मंत्रियों ने भ्री बड़ी प्रसन्नता से उपाय 
कक़ायें, तो राजा मन ही मन बहुत हर्षित हुए । मुनियों ने कहा--“महाराज, अभी 

आफ कई (प्रकार के) भिष्ठान्न तथा सुन्दर वस्तुएँ देकर वेश्याओं को बन में भेजिए 


बाश्लकाड £? 


वे प्रौद्द कामिनियाँ सीधे वहाँ जाकर, अच्छी तरह उस मुनि के दर्शन करेंगी, उनकी महिमा 
दे खेंगी, उन्हें मिष्टान्न देंगी और बड़े प्रेम से उनके मन को विचलित करेंगी । वे कामिनियाँ 
अपनी विलास-चेष्टाओं से उनके मन को रसाई बना देंगी और अपने मोहक रूप की माया 
का प्रभाव डालकर यहाँ वापस आयेंगी । तब वे भी उनके पीछे-पीछे यहाँ आयेंगे । 


यो कहकर सभी मुनि चले गये । उस दिन रात्रि को राजा बहुत प्रसन्नचित्त रहे । 
सबेरे उठते ही राजा ने मृनियों का स्मरण करते हुए बडी अनुरक्ति के साथ अनुपम यौवन- 
रूप-संपन्न, कामदेव के मोहन मत्र के सदृश सुन्दर तथा चतुर वेश्याओं को वन में भेजा । 
ने यूवतियाँ उस मूनि के वन में गई और उनके आश्रम के पास जा पहुँची । उन्होंने अपनी 
नाट्य-कला तथा संगीत-कला का परिचय मुनि को दिया । वे पृण्यनिधि यह न जान सके 
कि वे स्त्रियाँ है, और संगीत आदि का रसास्वादन न कर सकने के कारण सोचने लगे कि 
ये इस वन में रहनेवाली मंदगाभिनी कोई अनोखी मृगी हे । एक दिन वे रमणियाँ उनके 
पास पहुँच गई । उन्होंने कामिनियों को अच्छी तरह देखा, उनके कुचों का नाम पूछा, कुचों 
पर डोलनेवाले हारों का उद्देश्य पूछा और कहने लगे--'मेरे सिर पर तो एक ही श्व॒ग है, 
लेकिन आपके उर पर दों छ्ुग निकल आये हैं । आपके ये वल्कल वस्त्र बड़े ही कोमल हे । 
ये अनुपम वल्कल किस पेड से प्राप्त होते है ? आपके जटाजूठ मेरी जठाओं के 
समान नहीं है, वें चमक रहे है । आपके शरीर पर मली हुई राख सुगंध दे रही है । 
आपके ये वेद-नाद श्रुतिसधुर है । मैने इस वन में ऐसा दृश्य अबतक नही देखा है, 
न सुना है । कहीं मुतियों को भी ऐसी वेब-भूषा होती है ? आप कहाँ के मुनि है ?” 


उस महान व्यक्ति को अपने जाल में फेँप़ते देख उन स्त्रियों ने हँसते हुए कहा-- 
है मृति, कर्ण-मधुर साम-गान करते हुए, उसके अनुसार शुद्ध रीति से पदन्यास करके 
दिखाना हम जानती है। इस्त पृथ्वी पर हमारा कौजनल जानना आपके लिए कहाँ संभव हैं ? 
इस तरह अपनी वचन-चातुरों से उस मुनिनाथ को भुलावा देकर उन सुंदरियों ने 
पूछ--आप कौन है ? किनके पुत्र हे ? क्‍यों इस वन में रहते हे, बताइए । तब उन्होंने 
कहा--'मे शुद्ध कीत्तिमान्‌, पुण्यात्मा विभांडक का पुत्र हूँ | मेरा नाम ऋष्यश्वंग है । तप 
मे महान्‌ निष्ठा रखते हुए तपस्या करने के लिए ही में यहाँ रहता हूँ । मेरें पिताजी 
भागीरथी में सतान करने की इच्छा से योगियुगवों के साथ गये हुए है । वे अन्य देझ्ों में 
न जाकर वड़ी तपस्याएँ करते हुए अमल तथा भकक्‍्तियुक्त चित्त से यही पर रहते है । 
आप लोगों के यहाँ आने से में पापरहित हुआ, कतार्थ हुआ । अपने पिताजी की कृपा से 
बहुत अधिक तपरचर्या में लोन में भी यही रहता हूँ | इन वनों में आप जंसे नागर लोगों 
को देखकर मुझे आइचर्य हुआ | क्‍या अब हम सब आश्रम में चलें ?ै 


यों कहकर उन मुनियों को (उन्त वार-बनिताओं को) अपने आश्रम में ले जाकर 
ऋष्पश्यंग ने उनका आदर-सत्कार किया । उन युवतियों ने प्रसन्नता से उन मुनि का आतिथ्य 


हि] 


ग्रहण करने के बाद कहा--हे मुनिवर, यह लोजिए, हम अपने वन से श्रेष्ठ फल लाये है । 
यों कहकर उन्होंने स्वादिष्ठ एवं मनोहर लड्डू, पूड़ी और तरह-तरह के स्वादिष्ठ 


च्क्ज 


मिष्टान्न उन्हें दिये । मुनि उन्हें खाते जाते थे और बीच-बीच में उनके स्वाद की श्रशसा 


श्र रंग्ना/थ एयायम 


करते जाते थे । उन यूवतियों की ओर देकर वार-बार मिठाई माँगते, परवश-से होकर 
हाथ फैलाते और कहते--हे मुनिवर, में नें अब तक ऐसे फल कही नहीं देखे । आपका 
ही तप श्रेप्ठ तप है ।' 

यह सुनकर उन युवतियों ने मुस्कुराते हुए अपनी तनुलताओं को उनके शरीर से 
छुलाकर, अपने सौरभमय उच्छवासों से उनके धैर्य को डिगाते हुए होले-होले अपने 
मुख-कमलों को उनके मुख से सटाया और मीठे वचन, हाव भाव, मधुर संगीत तथा मादक 
दृष्टियों से उन्हें मोहित कर उनके हृदय को रसाई करते हुए, अपने कुचों से कसकर 
आलिगन पाज् में उन्हें परवश्ञ बनाया और फिर कहने लगी--हे अनघ, अब हमें आज्ञा 
दें कि अपने आश्रम को वापस जायें । यो कहते हुए विभांडक के आगमन के भय से 
पीड़ित वे वहाँ से रवाना हो गईं और उस वन के निकट ही रहने लगी । उन कमल- 
लोचन रमणियों के जाने के पदचातू, ऋष्यश्शृंग ने यह सोचते हुए कि न जाने वे फिर कब 
लोट आयेंगी, सारी रात जागकर ही व्यतीत कर दी और दूसरे दिन वे उस जगह पर जा 
पहुँचे, जहाँ पहले दिन उन्होने उन रमणियों को देखा था । 


७. वेश्याओं के साथ ऋष्यथ्‌ ग का रोमपाद के घर आना 


पायलों का कार करती हुई, राजहसो की गति से वे युवतियाँ मुनि के पास आईं 
और प्रफुल्ल वदन हो चारो ओर से उन्हें घेरकर कहने लगी--हे मुनिवर, आप हमारे 
वन में पधारें ।' जब उन्होंने स्वीकार कर लिया, तब वे उस श्रेष्ठ मृनि के चित्त को द्रवित 
करनेवाली बातें करते हुए, अपने उपायो तथा हाव-भावों से उनको मोह-मुग्ध कर लिया 
और उन्हें अंग-देश मे इस प्रकार ले आई, जैसे शिकारी पक्षी किसी नये शिकार को पकड़- 
कर ले जाते समय विस्तृत पथ के भय से उसे बचाने के लिए अपने हस्तपल्लव-रूपी 
पालकी में (चंगुल में) ले जाता है । उस ऋष्यश्ूग के आते ही अंग-राज्य में घोर वर्षा 
होते लगी और शस्य बढ़ते लगे । राजा सकल सौभाग्य से युक्‍त हो सतुप्ट हुए । उन्होंने 
बड़ी भक्ति से उस मुनि की पूजा की और अपनी पूत्री शान्ता का विवाह उनके साथ 
कर दिया । वे मुनि उसी राजा के यहाँ रहते है । यदि दशरथ उस मूनि को अपने यहाँ 
ले आकर उनसे पृत्र-कामेष्टि यज्ञ करायें, तो वे (दशरथ) चार बहुआुत तथा महान्‌ पुत्र 
तथा समृद्धि प्राप्त करेंगे । इस प्रकार मुझसे पहले सनत्कुमार ने कहा था । इसलिए आप 
उस ऋष्यश्वृग से भक्तियुक्त प्रार्थना कर उन्हें यहाँ ले आयें ।” 

इस प्रकार कहकर सूत चले गये । उनके जाने के बाद मन में हुँ तथा भक्ति 
का अनुभव करते हुए चतुर दशरथ उस राजा रोमपाद के यहाँ गये और मुनिश्रेष्ठ ऋष्यश्युग 
को प्रणाम करके कहा--हे पवित्र आत्मा मुनिराज, आप मेरी विनती सुनें । में अपने मन 
में पूत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आपके यहाँ आया हूँ | आप मुझे अपनाइए । राजा ने 
उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार उनकी स्तुति की और उनसे यज्ञ का ऋत्विक 
बनने की प्रार्थना की । फिर अनुपम पालकी में उन्हें बिठाकर अयोध्या के लिए 
रवाना हुए । उन्होंने दूतों के द्वारा अपने नगरनिवासियों को यह आदेश भेज दिया कि नगर 
इन्द्रपुरी के समान सुन्दर सजाकर रखा जाय । दूतों ने नगरनिवासियों को यहू आदेश 


बालठकाड ३ 


कर के 


सुनाया । उन्होंने नाना प्रकार से नगर को सजाया और जहाँ-तहाँ दुदुभि, भंख, आदि का 
तुमूल नाद करने लगे । उसी समय राजा ने भी नगर में प्रत्रेश किया और मगलवाद्ों के 
बजते हुए, विध्तनाशक (ऋष्यश्वग) को शांता देवी के साथ, बड़ी चतुरता से अयोध्या में लाये । 

राजा ने ऋष्यश्षृग को लाकर अन्त'पुर में ठहराया । अध्ये-पादादि देकर विधिवत्‌ 
उनकी पूजा की और अपने को क्ृतार्थ मानकर प्रसन्न हुए । उसी समय कोसल्या आदि 
रानियों ने राजा की आज्ञा लेकर बड़े हर्ष से जार्न्ता दंबी को श्रेष्ठ भूषण, वस्त्र, माला 
आदि देकर बहुविधि से उनका सत्कार किया । 


कुछ दिन के पश्चात्‌ ससार के प्राणियो को आनदित करते हुए वसन्‍त ऋतु आई । 
तब राजा बड़े उत्साह से ऋष्यश्वूग के पास गये और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके विनय 
किया--है संयमीप्रवर ! आप मुभसे यज्ञ करार मेरा उद्धार कीजिए । तव उन्‍्होंने-- 
ऐसा ही हो,, कहकर रविकुलोत्तम राजा दशरथ से आगे कहा-- हे राजन, यज्ञ के लिए 
विधिवत्‌ आवश्यक सामग्री शीघ्र मेंगवाइए | तब राजा ने योग्य व्यक्तियों को उन सब 
वस्तुओं का संचय करने के लिए भेजा और सब सामग्री मेंगवाई । (उन्होंने) सुमत्र को 
भेजकर कीत्तिमान्‌ केंक्यराज, अप्रतिहत वेजस्वी काशिराज, जनक महाराज, अगराज आदि 
पुण्यचरित्र नरेशों को यज्ञ देखने के लिए सविनय आमत्रित किया । (इसके परचात ) 
उन्होने सुमत्र से कहा--तुम शौोध्र जाकर पुण्यवान्‌ वेदवेदांग-पारगत, गृहस्थ, निपुण एवं 
महिमा-समन्वित ब्राह्मयों को तथा सुयज्ञ, जाबालि, कश्यप, महात्मा वसिष्ठ तथा वामदेव 
आदि (पुरोहितों) को लिवा लाओ ।' 


सुमंत्र बड़ी प्रसन्नता से गया और बड़ी श्रद्धा से उन सबको लिवा लाया । (राजा ने) 
उन्हे अध्यं, पाद्य आदि देकर (उनका स्वागत-सत्कार किया) । वे अपने निर्मल ब्रत 
को निष्ठा के अनुकूल धर्मसम्मत तथा उचित वचन यों बोले-- हे मुनिश्रेष्ठ, पृत्रहीन होने 
से अत्यन्त दुःखी हूँ, पृत्र-प्राप्ति की इच्छा बलवती होने के कारण मित्रों के परामर्श से 
अश्वमेब यज्ञ, तथा पुत्र-प्राप्ति के लिए पुत्र-कामेप्टि यज्ञ करने के लिए इन ऋष्यश्य॑ंगजी 
को आमंत्रित किया है । (अब) आपके अनग्रह का प्रार्थी हूँ । 

राजा की बातों से प्रसन्न हॉकर वसिप्ठ आदि तपोधन मृतियों ने कहा-- हे रवि- 
कुलोत्तम, लोकहितार्थ पूत्रो को प्राप्त करने की आपकी इच्छा सर्वथा सगत है । अब अदृव 
को छोड़िए । इस अद्वमेब से आपके विश्वरक्षक एवं उज्ज्वल पराक्रमी चार पूत्र होंगे ।* 

इपसे बहुत सतुप्ट होकर राजा ने यज्ञ के लिए योग्य जवनाइव (तेज जानेवाला 
घोड़ा) को चुनकर, भुवनपावन मूत्ति की पूजा करके, उस घोड़े के ललाट पर अपना 
नामाकित एक पट्ठट बॉबकर, एक साल तक उसे अपनी इच्छा से घूमने के लिए 
छोड़ दिया । उस अद्व की रक्षा के लिए पराक्रमी सेना तथा सामत नरेश भी भेजे । उसके 
बाद वज्षिष्ठ आदि मूनियों की अनुमति से अनुपम शिव्पकारों को बुलाकर सरयू नदी की 
उत्तर दिशा में वेद-विधि के अनुसार एक यज्ञ-शाला का निर्माण करते के लिए भेजा 
और सभी देश के राजाओं तथा उन देशों में निवास करनेवाले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
शूद्रो को भी आमत्रित किया । 


श्छ रंगनाणएथ एश्यायपा 


इनने मे एक वर्ष पूरा हुआ और मधुमास जाया | तेवब राजा न चिर तपोनिधि 
कष्यश्युग की अनमति तथा गुरु की आज्ञा लेकर एक अच्छ मुटृत्त मे बड़ उत्साह से शान्‍्ता 
तथा ऋष्यश्युग के साथ, यज्ञोपकरणों तथा हवन-कुद्द स युत्त, इक्कीस सन्दर यूपो से 


गोभायमान, श्वोतवर्म-क्रियाचार-विहित, मायात्रवीण, राक्षमो से रहित तथा समस्त पाप- 


9७ 


रहित यज्न-बाला मे प्रवेश किया 


5. दशरथ का यज्ञ-दीक्षा लेना 

यज्ञाख्व के जाते ही, यज्ञ-दीक्षा ग्रहण कर, यतिजुद्धि प्राप्त करके, वसिष्ठ आदि 
श्रेष्ठ मनिजनों को ऋत्विको के रूप मे वरण कर, अपनी इच्छा से संवनत्रय का दूरा करके 
बिमल ययकाष्ठों से बँधे हुए जलचर, वनचर, विहग, उरग जादि तीन सो पशुओ तथा 
प्रख्यात यज्ञाइव का वध करके श्रुतियों मे जिन-जिन मत्रों के साथ, जिन-जिन आहु तियों को 
देने की विधि बताई गई है, उन मत्रों के साथ ऋत्विकों ने उन आहुतियों का हवन 
किया । अग्निदेव सप्त-जिह्वाओं से प्रज्वालत हुए । देवता उन आहुतियों से तुंप्त हुए । 
उस यज्ञ के दिनों मे न कोई भूखा रहा, न कोई सतप्त रह गया । सभी थजिष्टान्न, वस्त्र, 
स्वर्ण, मणिभषण आदि से सतृप्त किये गये । 

जब किसी भी विधघ्त के विना यज्ञ समाप्त हुआ, तब ज्योतिष्टोम, विश्वजित्‌ आदि 
महान्‌ यज्न-क्रियाओं को सांग रूप से पूरा किया और यज्ञ-दक्षिणा के रूप में अध्वर्य (यज्ञ- 
करानेवाले चार ऋत्विकों में से एक) को (अपने राज्य का) दक्षिण का भाग, होता को 
पर्चिम का भाग तथा उदगाता को उत्तर का भाग दिया । अयोध्या को छोड़ बाकी सभी 
देशों को (दान में) दे दिया, जिससे ऋत्विक्‌ प्रसन्न होकर कहने लगे--- कब हम आपके 
दिये हुए राज्य का शासन करें और कब अपने अनुष्ठान का पालन करें| हम कहाँ और 
देश का शासन कहाँ ? हे राजनू, आप हमें इस राज्य का मूल्य दे दे । तब राजा ने 
दस करोड़ स्वर्ण-मुद्राएं, सोने की चोगती चाँशी और एक लाख गाये उन्हे दी । ऋष्यश्वुग 
आदि ऋत्विक्‌ उस धन को आपस में बॉटकर सतुष्ट हुए । उस विमल यज्ञनकर्मे में 
प्रवत्त परिचारकों को राजा ने एक करोड़ स्वर्ण-मुद्राएं दी । मॉगनेवालो को श्रेष्ठ आभूषण दिये । 
जिसने जो कुछ माँगा, राजा ने प्रेम से उसे वह दे दिया। उन्होंने सभी ब्राह्मणों 
को भक्ति से प्रणाम किया और क्रमश: उनके आशीर्वाद पाने हुए उन्हें दिव्य वस्त्राभरण 
देकर अकलक चित्त से यज्ञात स्तान किया । (उधर) ऋष्यशूग के द्व।रा कराये गये पुत्र- 
कार्मष्टि यज्ञ में आकर क्रमशः अपने-अपने यज्ञ-भाग प्र,प्त करनेवाले देवता रावण के सम्बन्ध 
में अपने मन में विचार करने लगे । 


९. रावण के अत्याचारों के बारे में ब्रह्म से देवताओं की शिकायत 
ब्रह्मा! के पास पहुँचकर (देवताओं ने) उत्तको प्रणाम किया और यो विनती कौ--- 
“हे प्रभो! आपके वर को शक्ति से दशकंधर, पुण्यात्मा आचार्यों ब्रह्मषियों, देवताओं तथा 
मुनियो को दुःख दे रहा है | हैं कमलासन ! हमारा खयाल हैं कि आपके वर की प्रचण्ड 
जक्ति के कारण ही हम उसको जीत नहीं सकते । वह देवताओं के साथ इन्द्र को भी 
पकड़कर उनका अपमान करता हैँ और उन्हें दुःख देता रहता है। (अपने) भूजबल के दर्प से 


छालकोड 24 


बह गंधर्व, यक्ष आदि देवगणों, मुनियों तथा साधुओं को पक्धकर कप्ट दे रहा है! 
सभी कुल-पर्वत उसके नाम से डरते हैँ । सूर्य भी ताप फंलाने से डरता है । वह जिस 
नगर में रहता है, वहाँ पवन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ चलने से डरता है । उसके 
अतिजय प्रताप से डरकर समुद्र अच्छी वरह गर्जन नहीं कर पाता है । दीख पड़ने पर हमें 
भी दुःख देता है । ऐसे णप्री दशकथर का अन्त करने का उपाय आपको सोचना चाहिए ।” 

तब ब्रह्मा ने उन सारी बातों को हृदयगम करके देवताओं से कहा--/(रावण) 
अमरो के हाथ नहीं मरेगा, राक्षसों से नप्ट नहीं होगा, गंधर्वों से मिटेगा नहीं, रजनीचरों 
से समाप्त नहीं होगा, भुजगों से मारा नहीं जायगा, यक्षों से हत नहीं होगा, पक्षिसमह से 
पराजित नहीं होगा । मेरे वर देते समय उसने नरों का नाम नहीं लिया था, इसलिए 
वह नरों से ही मरेगा । स्पप्ट सुतो, हिरण्यकशिपु जब सारे संसार को दुख देता था, तब 
नारायण ने स्वय नर्रासह का रूप धारण कर उसे चीर डाला था । उसी ने अब विश्ववस्‌ 
के यहाँ जन्म लिया है । इसलिए नारायण ही अब इसका नाश करेंगे । अब हमें उस विष्णु 
से अभयदान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ।” 

ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर सभी लोग तुरन्त क्षीर समुद्र के निकट गये और 
अच्युत को देखकर पवित्र हृदय से उनकी स्तुति की । हाथ जोडकर बड़ी भक्ति से प्रणाम 
किया और विष्णु से इस प्रकार विनती की । 


१०. देवताओं का विष्णु की स्तुति करना 


है त्रियोकीनाथ, कमलालय-वक्ष, वसुमतिरक्षक, वनजाक्ष, आपके अतिरिक्त हमारा 
कोई (सहायक) नहीं, यह सत्य हैं । हे गोविन्द, परिपूर्णणण चिदानन्द, हे देव, जगन्मय, 
देवाधिदेव, देवो के रक्षक, दिव्यावतार, अमृतसायर में पहले आपकी शरण में आये हुए हमें 
(आपने) अपना अभयदान दिया था । हे दानवदलन, आपके भुजवल-विक्रम से ही समस्त 
लोकों की रक्षा होती है । हे भकतवत्सल, भक्तियोग को छोड़ अन्य उपायो से आपको 
पहचानना असंभव हैँ । हे मधुमूदन, मन में आपका ध्यान करनेवालों को क्‍या कभी कोई 
विपदा सता सकती है ? जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, लय आदि आपकी लीलामात्र हे । 
समस्त लोक आपकी माया का आधार लेकर ही आपका महनीय तनू धारण करते हे । 
हे शेषशायी, आपका वैभव तथा आपकी महिमा अवादसानसगोचर है । हे शरणागत 
रक्षक, हे लोकेश, हम आपकी शरण में आये है । हम शरणार्थियों की रक्षा आपको करनी 
ही चाहिए । आप त्रिलोक-कंटक रावण का वध करके हमारी रक्षा कीजिए । हे लोकेक- 
स्तुत्य, विना विलंब हमारा काय॑ संपन्न कीजिए और यश् पाइए । निर्मलचित्त, निरचलवब्रती, 
धर्मात्मा, उत्तमगुण-समन्वित. राजा दशरथ अव्वमेध यज्ञ पूरा करके पवित्र मन से युक्त 
हुए है । उस काकुृत्स्थ-वशी (राजा दशरथ) की स्त्रियों का विचार करें, तो कोई भी स्त्री 
उनकी बराबरी नहीं कर सकती । हे कमलगर्भ, आप अपने चारों अंशों के साथ नर के 
रूप में जन्म लीजिए । वर के प्रताप से जो देवताओं के लिए अवध्य है, जो लोकत्रासक है, 
जिस पापी ने गंधर्व एवं किन्नरों का वध किया है, हे पुण्डरीक, ऐसे दशकंधर का वध 
करके यज्ञ-संपादव कराइए और संग्रम-धनी पुरुषों की तथा संसार को रक्षा कीजिए ॥' 


£६ स्थनाथ राभायरों 


इम प्रकार विनती करनेवाले देवताओं को देखकर वनजाक्ष (विष्णु) ने घन-गर्जन 


ही 
५ 


के समान गौर ध्वनि मे कहा--हि देवताओं, तुम लोग सुखी होओ । में मत्तर्यलोक में 
अवतार लॉगा और उसके पश्चात्‌ दशकथर का बधु, भित्र, अमात्य, पौत्र तथा बंधुओं के 
साथ शक करके, ग्यारह हजार वर्ष तक नियमानुकूल इस पृथ्वी का पालन करूँगा । ब्रह्मा 
के वर से हो राक्षसेद्ध इस अवनीतल पर ज॑वित है । यो कहते हुए असुरारि (विष्णु) 
ब्रह्मा तथा देवताओं को विदा करके चले गये । 


११. दशरथ को यज्ञ-पुरुष का पायस देना 

उधर विमल हवनाग्नि से नीले अगवाले, अरुणाबरधारी, सूर्य के समान तेंजस्वी, 
महान्‌ विक्रमी तथा पुण्यात्मा एक दिव्य मूर्त्ति अपने हाथ में पायस (खीर) से भरे एक 
स्वर्ण-पात्र को लिये बाहर आये । उन्हें देख राजा अद्भुत आइचर्य में पड़ गये और विनय 
के साथ उठकर खड़े हो गये । राजा को देखकर (यज्ञ-पुरुष ने) कहा-- राजन्‌ में यज्ञ- 
पुरुष हूँ। तुम्हे पुत्र-दान देने की इच्छा से आया हूँ । इस पायस को ग्रहण कर भक्ति के 
के साथ अपनों रानियो को दो ।” इसपर राजा ने बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा की 
और पायस यो ग्रहण किया; जैसे शचीपति ने सुधा-कलश ग्रहण किया था । अग्निदेव 
के अन्‍्तर्द्धान होने के बाद राजा अन्त.पुर मे गये, तो रानियों ने बड़े आनन्द से उनका 
स्वागत किया । (राजा ने) देवताओं से बनाये गये उस पायस का आधा भाग कौसलल्‍्या 
को दिया, शेष आधे का आधा सुमित्रा को दिया, बचे हुए भाग का आधा कैकेयी को और 
शब पुन. प्रसन्नता से सुमित्रा को दिया । 

उस पायस को भक्ति से ग्रहण करने के बाद रानियाँ गर्भवती हुई । उन्हें देखकर 
राजा आनन्द-मग्न दिखाई देने लगे। निदान, राजा ने ऋष्यश्वुग आदि मुनियों तथा अन्य 
राजाओं को बड़े आदर-सत्कार के साथ विदा किया और रानियो के साथ परम अनुरागयुकत 
हो नगर में लौट आये । 


१२. देवताओं को वानरों के रूप में जन्म लेने के लिए ब्रह्म की सलाह 
अपना-अपना यज्ञ-भाग लेकर जब देवता अपने लोक को जाने लगे, तब ब्रह्मा ने 
इन्द्रादि देवताओं को देखकर कहा-- लोकरक्षणार्थ विष्णु इस पुथ्वी पर अवतार ले रहे है । 
इसलिए तुम्हें भी उनकी सहायता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए तुम लोग 
लोकहितार्थी, शक्तिमान्‌, पराक्रमी, बल तथा पराक्रम में अपने समान शक्तिमान्‌ कई वानरों को, 
किन्नर, गंधर्व, खेचर, यक्ष, पन्नग, अमर, तथा सिद्ध स्त्रियों (के गर्भ) से उत्पन्न करो। 
में अत्यन्त बलनिधि जाम्बवान्‌ को पहले ही जन्म दे चुका हूँ । मेरे जेभाई लेते समय उसने 

जन्म लिया है | वह चिरंजीवी हैं ।॥* 

इस तरह ब्रह्मा का आदेश पाकर देवता लोग प्रसन्न हुए । इन्द्र ने वालि को, 
अग्नि ने नील को, सूर्य ने सूग्रीव को, बृहस्पति ने तारु को, वरुण ने सूषेण को, कुबेर ने 
गंवमादन को, विश्वकर्मा ने नल को, अदिवनोकुमारों ने द्विविद-मेद को, पर्जन्य ने शरभ 
को ओर वायुदेव ने हनुमान को इस पृथ्वी पर जन्म दिया । अन्य देवताओं ने भी अपने- 


अपने तेज से अमित पराक्रमी तथा श्रेष्ठ वानरों को जन्म दिया। वे (सभी) वानर जगत्‌ के 


बा/लकाड ७ 


आप्त बंबू, दावाग्नि-तुल्य विक्रमी, आकार तथा शक्ति में पर्वत की समानता करनेवाले, 
बड़े साहसी, कामरूपी, समुद्रों को भी पार करनेवाले, पहाड़ों को भी उखाड़ फेंकनेवाले, 
नख और दाँतों मे अमित शक्ति रखनेवाले, अलौकिक शक्तिवाली तथा पृथ्वी को भी चीर 
डालनेवाली क्षमता रखनेवाले थे । ऐसे होने पर भी, आश्चये ! उनमें कुछ लोग सुग्रीव 
की, कुछ हनुमान्‌ की, कुछ नील की, और कुछ मेदकुमुद की सेवा करते थे । वें सर्वत्र 
सिद्ध होते हुए अपना शौर्य प्रकट करते हुए, मलय, दर्दूर, गवमादन, तथा विध्य पर्वत एवं 
काननों और बहुत-से जल-नद-नदी प्रान्तों मे बड़े आनन्द के साथ विचरण करते थे । 

उस महिमायुक्त पायस के प्रभाव से राजा की कुलवधुओं ने गर्भ धारण किया । 
गर्भधारण के समय से (उनकी) क्षीण कटियाँ पुष्ट होने लगी । अमृतमय भोजन की रुचि 
लगातार कम होने लगी । सुन्दर देह की कान्ति पांडु रण धारण करने लगी, मानों ये 
सभी रावण की साम्‌ज्य-लक्ष्मी की नाक में कालिख लगानेवाले चिह्न हों । उनके कुचाग्र 
(इस प्रकार) काले होने लगे, मानों अवपत्यता-दोपष (शरीर से) वाहर निकल रहा हो । 
कपोल पतले हो गये । दोहद (मचलों आदि) दीखते लगे । नाभियाँ उभरने लगीं, 
त्रिवलियों की रेखाएँ मिट गईं और (अनेक प्रकार की चीजों को पाने की ) इच्छाएँ उत्पन्न 
होने लगी । धीरे-धीरे नौ महीने पूरं हुए । 


१३. श्रीराम आदि का जन्म 


प्रशंसनीय मधुमास के श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष में, पूर्ण नवमी तिथि, बुधवार, पुनर्वेस्‌ नक्षत्र 
में मध्याक्न के समय ग्रह-पंचकों के उच्च स्थिति में रहते समय, गुरु ओर चन्र का योग 
रहते हुए, ललित कके लग्न में, सर्वलोकाधार, जगदेकवीर, इंद्रादि दंवताओं सर स्तुत्य, द्व्यि 
लक्षणों प्यमान, अव्यय, असमान, आर्त्त-बराण-परायण, भव्य, चिदानन्द, परम कल्याण- 
मत्तिं, देवताओं के रक्षक, दीनात्तिहरण, ग्‌णों से अलंकृत, महान्‌ कीत्तिवानू, शेषशायी, श्रीपति 
हृषीकेश, उस कमल-गर्भ (विष्णु) के अद्धांश के रूप से काकुत्स्थवंशी श्रीराम कौसल्या 
के गर्भ से उत्पन्न हुए । जिस प्रकार अदिति ने इन्द्र को और ग्राच्य-सती ने चन्द्र को जन्म 
दिया था, वैसे ही पुण्य-सक्षत्र युक्त मीन लग्न में केकेयी नें भरत को जन्म दिया । स्तुत्य 
आइलेषा नक्षत्र-यक्त कक लग्न में कमलदललोचनी सुमित्रा ने समान-चरित्रवाल लक्ष्मण 
तथा शत्रघ्त को जन्म दिया । देव-दंदुर्भियों से सारा आकाश गूंजने लगा, देवस्त्रियाँ नृत्य 
करने लगी, पुष्पों की अत्यधिक वृष्टि होने लगी, ब्रह्मादि देवता “परितुष्ट हुए अयोध्या में 
छोटे-बड़े सभी निवासी उत्सव मनान लगे । 

तब दशरथ ने पुण्यात्मा वसिष्ठ को बुलाकर (बालकों का) जातकर्म आदि करवाया। 
फिर,पुत्र-जन्मोत्सत ऐसा मनाया कि देवताओं तथा पुरजनों का नेत्रोत्सत हो गया ॥ जात- 
शौच समाप्त होने के पद्चात्‌ एक पुण्य दिन को राजा ने उन वंशोद्धारक पुत्रों का ताम- 
करण-संस्कार करने की प्रार्थना वसिष्ठ से की । उन्होंने अपने मन विचार करके कहा 
कि रम', अर्थात क्रीडा' नामक धातु से 'रमयति अर्थ देनवाला राम नाम स कौसल्या- 
सत अभिहित होगा । कैकेयी का पुत्र महान्‌ बलशार्ला, सुकुमार शरीरवाला तथा सुकीत्ति- 
वान है, इसलिए वह भरत के नाम से विख्यात होगा । विचार करके देखने से सुमत्रा क 

रे 


९८ रंग्नशथ एापायर 


पुत्र सुन्दर तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्‍त है, इसलिए उनके लिए लक्ष्मण तथा शरत्रुध्त नाम 
उचित होगे । (राजा ने) उन लक्ष्मी-समन्वित ( राजकुमारों को) राम, भरत, लक्ष्मण तथा 
वत्रध्न जैसे सुल्दर नाम देकर नामकरण-सस्कार सम्पन्न किया और अपरिमित धन 
दान में दिया । 

१४. श्रीरामादि का बचपन 


|. 


वे (बालक) माताओं तथा धाइयों के स्नेह तथा ममतान्युक्त पालनयोषण मे 
(फलस्वरूप) बढ़ने लगे । (वे) भोली-भाली हँसी के साथ आँखें खोलने लगे । धीरे-धीरे 
अटपटाकर चलते हुए अपनी तोतली बोली से सबको आनन्द पहुंचाने लगे । उनकी लटो में 
(पिरोई गई) मोती तथा रुणियों की लड़ियाँ कपोलों तक फैली थी । उनके भाल (रूपी ) 
इन्दु पर अश्योक के पत्ते के समान एक मँगटीका डोल रहा था | मणिखचित बहुत सुन्दर 
बघनखा की श्रेष्ठ कान्ति उनके हृदय पर विराज रही थी । शरार पर जहाँ-तहाँ मरकत 
मणियों के आभरण शोभा दे रहे थे, कठि को करधनी से घूंघरू के शब्द हो रहें थे तथा 
घुघरूदार नृपुर पैरों में ध्वनि कर रहे थे। वे राजा के सामने हँसते हुए अपनी बालक़ीड़ाएँ 
क्रते और. उन्हें अपनों मोहनाकंति से मुग्ध कर देते थे । वे चारो (कुमार) धीरे-धीरे 
बढ़ने लगे और समान रूप से उनका मानसिक विकास होने लगा । 

वे दशरथात्मण आपस में जोड़ियाँ बना लेते | रमणोय आकृतिवाले राम ओर लक्ष्मण 
की एक जोड़ी बनती और भरत-झत्र॒ध्त की दूसरी जोड़ी बनती । उनके चूड़ाकरण 
तथा यज्ञोपवीत-संस्कार कराये गये और बे सुन्दर (राजकुमार) तरह-तरह के खेलों में 
मग्त रहने लगे । 

एक बार रघुराम अपने मित्रों के साथ बड़े प्रेम से (अपने-अपने) गुइयाँ चुनकर, 
गेंद तथा डंडा लिये फुर्ती से खेल रहे थे । उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा वेग से 
वहाँ आई और कौतुक से गेंद को रोक लिया । इस पर राम ने बड़े क्रोध से डंडे से 
उसपर प्रहार किया, जिससे तुरन्त उसकी टाँग टूट गई । (इसके पद्चात्‌ भी) श्रीराम 
को अधिक उत्साह से खेलते हुए देखकर उनपर क्रुढ्ध हो, लँगड़ी टाँग से वह कैकेयी के 
महल में गई और सारा वृत्तान्त कह सुनाया । कैकेयी ने तुरन्त यह समाचार दशरथ को 
सुनाया । सारी बातें जानकर राजा ने वसिष्ठजी को अयोध्या में बुलवाकर उन्हें भक्ति से 
प्रणाम किया और कहा-हहे श्रेष्ठ मुनिचन्द्र, आप इन बालकों को वेदादि समस्त विद्याएँ 
सिखायें ।' यह कहकर राजा ने बालकों को वसिष्ठ को सौंप दिया । उस मुनीद्वर ने भी 
वैसा ही किया । राजकुमारों ने उस संयमी मृत की कृपा से हाथी-घोड़े की सवारी, रथ- 
संचालन आदि की क्रियाएँ सीख ली । समस्त वेदों, शास्त्रों और शस्त्रास्त्रो के प्रयोग भी 
सीख लिये । उनमें श्रीराम तो विष्णुदेव ही थे। इसलिए अपार शौयं, विवेक तथा सद्‌- 
गुजों में सबसे श्रेष्ठ थे । 

१४. विश्वामित्र का आगमन 
(राजा) अपने पुत्रों के विवाह की बात सोच रहे थे कि (एक दिन) विश्वामित्र 


किक. 


मुनि आ पहुँचे | द्वारपाल ने आकर महाराज दह्ारथ से निवेदन किया--देिव, दिश्वामित्र 


बालकोंड एद 


मुनि द्वार पर आये हे । तब दशरथ अयवे वंधु-वर्ग तथा वसिप्ठ मुनि के साथ बड़ी 
प्रसन्नता से, परमेष्ठो की अग॒वानी के लिए जानेवाले इन्द्र की तरह, उनका स्वागत करने गये । 
उनकी अमित जझ्क्‍क्ति को जानते हुए उनको लिवा लाये और अर्ध्य, पायादि देकर 
उनको उचित रीति से पूजा की । तब मूृनि ने पूछा-- [हे राजन) तुम्हारी प्रजा कुशल 
से तो है, हे पूजतीय ब्रती ,वसिप्ठ, आप कुणल से है न ? हैं मूनियो, आप कुशल से 
हैं ? (तब राजा ने कहा)-- हमें किसी वात का अभाव नहीं हैं । हम धन्य हे । 
परम मुत्रीद्र, आप हमारा गृह पवित्र करने की इच्छा से यहाँ पघारे । इस कृपा से 
समस्त लोकों में प्रस्यात हुआ और सभी राजाओं में आदरणीय हुआ । आप अपने आगमन 
का कारण कहें | आपका जो भी कार्य होगा, में उसे सम्पन्न करूँगा । 


१६. यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम को भेजने के लिए राजा से विव्वामित्र की प्रार्थना 


तब विद्ववामित्र ने राजा को देखकर कहा-- है राजनू, दसरात्रि-पर्यत यज्ञ करने 
की इच्छा से में (यज्ञ ) करने लगा, तो भयंकर आकारवाले राक्षस हमारी यज्ञशाला में 
लगातार रकक्‍त-मांस की वर्षा करते हुए प्रवल विध्न डालने लगें | यज्ञ करते समय हमें 
क्रोध नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पुत्र महावली श्रीराम को यज्ञ-रक्षणार्थ ले जाने के 


लिए आया हूँ । वे क्र राक्षा उनके सिवा अन्य किसी से नहीं मारे जायेंगे । उनकी 


>ज /3॥/ 


|] 


(राम की) महत्ता में जानता हूँ, (और) ब्रह्मा के पृत्र ये वसिष्ठ भी जानते है | हे 
अनध ! राम बालक हैं ऐसा विचार मत करो । वें मेरे पृत्र हें, ऐसा लोभ छोड़ दो | 
वे स्वयं यज्ञ-कर्त्ता, यज्ञ-मूत्ति तथा यज्ञ-्मोक्ता हैँ । उन्हें लोकाराध्य मानकर नेजो । में 
उन्हें अतुल्य उस्त्रास्त्र दूंगा । उनसे ही हमारे यज्ञ की रक्षा होगी ।” 

मुनि के ऐसा कहते ही राजा मूच्छित हो गये । बड़ी देर के बाद उनकी मूर्च्छा दूर 
हुई । वे फीके पड़ गये और दोन तथा दुखी होकर गदुगद-क्रठ से विश्वामित्र की विनती 
करते हुए बोले--- राम अभी बालक हैँ, वह बच्चा है | वह युद्ध-कला नहीं जानता । वह 
पन्‍्द्रह साल का ही है । हिलती हुई शिखावाला है (अभी उसमें दुढता नहीं आई है ) | 
अपने तथा ज्ञत्रुओं के बल का विचार करने की क्षमता उसमें नहीं है। हाय! आप दया- 
मय होते हुए ऐसे बच्चे को क्‍यों माँगते हैँ ? राक्षस तो कई दिव्य झस्त्रास्त्र रखनेवाले हे । 
वे युद्धकला में निपुण होते हें। वे विपुल बाहुबलवाले हे । उनके साथ लड़ने की 
योग्यता राम में कहाँ है ? कहाँ वें और कहाँ यह ? हे श्रेष्ठ मुनीधवर, साठ हजार साल 
तक पृथ्वी का शासन करने पश्चात्‌ असमय वृद्धावस्था में मेंने इसे प्राप्त किया हैँ | में 
इसे भेज नहीं सकता। यज्ञ रक्षा की चिन्ता आपको क्‍यों है ? आप जाइए, में आज ही सेना के साथ 
आपके पीछे-पीछे चला आऊंगा । हें मुनिनाथ, आपके यज्ञ में बाधा डालनेवाले राक्षसों की 
शक्ति कितनी हैं ? वें कौन हैं ? उनके नाम क्या हैँ ? यह राघव उन्हें कैसे जीत सकेगा ? ” ड 

तब विश्वामित्र ने राजा से कहा--पुलस्त्य ब्रह्मा का पोता, विश्ववसु का पुत्र, 
अखिल लोक का कंटक, पापी रावण के आदेश से बल प्राप्त करके घमण्ड से भरे 
मारीच तथा सुबाहु नामक (राक्षस) उम्र रूप धारण कर यज्ञ में विष्न डालते है । राम 


के सिवा अन्य कोई भी रणभूमि में उतका सामना नहीं कर सकेगा ॥” 


० ए्गनाथ एयायण 


ऐसा मुनि के कहने पर, उत बातों पर विव्वास न करके राजा ने मुनिनाथ से 
विता संकोच कहा-- बह (रावण) चौथा ब्रह्मा है, महान्‌ साहसी है और ब्रह्मा से वर 
प्राप्त किये हुए है । ऐसे रावण के भेजे हुए वीरो को जीतने में यह (राम) कैसे समर्थ 
होगा ? उन (राक्षसों) की गक्ति जाने बिना में आने की बात कही थी । अब आप लौट 
जाइए ।” 

यो राजा के कहते ही विश्वामित्र (क्रोध से) जलतें हुए, रोष-खत नेत्रों से देखने लगे । 
उनके गंडस्थल अत्यधिक वेग से हिलने लगे, सारा शरीर कॉपने लगा | वे राजा 
को देखकर वोलें-- काकुत्स्थ-वंशत्रों की रीति पर विचार किये विना ही ऐसे कुबचन क्‍यों 
कह रहे हो ? (तुमने) मेरे आगमन का कारण बताने के लिए कहा | यह कहा कि में 
आपका कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा । अब तुम मुकर रहे हो । यज्ञ-रक्षा क॑ लिए मेने राम 
को भेजने की प्रार्यंवा की । पर तुम हिम्मत हारकर कहते हो नही भेजूंगा ।” हे असत्य- 
भाषी, तुम्हारा तो मूँह देखना भी नहीं चाहिए । इसलिए में जा रहा हूँ ।” 

मुनि के इस प्रकार कहते ही समुद्र सूख गये, पृथ्वी धंस गईं, समस्त लोक व्याकुल 
हो उठे । दिग्गजों ने घुटने टेक दिये, देवता सहम गये, दिशाएँ सिमट गईं । सभी भूत 
अवश हो गये । मुनि के क्रोधावेश की कल्पना करके वसिष्ठ ने दशरथ को देखकर यो कहा- 


१७, राम-लक्ष्मण को विश्वाभित्र के साथ मेजने के लिए वसिष्ठ की सम्मति 

(वसिष्ठ ने कहा)-- हे राजन, सूर्यवंशी इस संसार में कभी असत्य भाषण नहीं 
करते । यदि तुम असत्य कहोंगे, तो तुम्हारी श्रेष्ठ कीत्ति और तुम्हारे पूव॑जों की कीर्ति 
नष्ट हो जायगी । देने का वचन कहकर नहीं दोगे, तो शुद्ध (मन से) किये हुए सभी धर्म 
तृष्ट हो जायेंगे । दशरथ महाराज बड़े धर्मात्मा है--ऐसे तुम इस पृथ्वी में विख्यात हो। 
लोकरक्षा के सिवा राजाओं का धर्म और क्‍या है ? इसलिए, हे राजन, राम को 
माननीय गाघि-पुत्र के साथ जाने दो । ऐसी शंका क्‍यों करते हो कि मेरा पुत्र बालक है, 
वह युद्ध में महाबली राक्षसों की बराबरी नहीं कर सकेगा। कौशिक के रहते किस बात का 
भय हैं ? राजनू, विश्वामित्र का उग्र तप और उनकी शक्ति विचित्र है । ये पुण्यात्मा देव, 
दानव, गंधर्व तथा दैत्यों से भी अधिक दिव्यास्त्रों के प्रयोगों कों जानते है । कोई भी ऐसा 
विषय कहीं भी नही है, जिसे ये नहीं जानते हों । हे जननायक, दक्ष (प्रजापति) के जया 
तथा सुप्रभा नामक दो पुत्रियाँ थी। उन जया और सुप्रभा के द्वारा भृशाइव ने राक्षस-वध 
के लिए अस्त्र के रूप में पचास पुत्र प्राप्त किये । वें सब (पुत्र) कामरूपी हैं । हे राजन, 
उस भूशाइव ने (उन सभी अस्त्रशस्त्रों को) इन्हें दें दिया | इसलिए ये मुनि सभी शस्त्रास्त्रों 
के ज्ञाता हैं। तुम डरो मत । इन मुनि की शक्ति तुम नहीं जानते । इनको वचन 
देकर क्यों टाल रहे हो ? इनके साथ जाने से राम का हित ही होगा, उनकी जय अवध्य होगी । 
क्या ये (स्वयं ) राक्षरों को जीत नहीं सकते थे ? राजन (तुम्हारे) हित-चिन्तक 
के रूप में, तुम्हारे पुत्र उज्ज्वल चरित्रवान्‌ (राम) को रास्त्रास्त्र विद्या में निपुण सिद्ध करने 
के उद्देश्य से ही ये यहाँ पधारे हैं । अतः यज्ञ की रक्षा के लिए राम को भेजो । इन्हें 
(राम को) देने में ही (तुम्हारा) कल्याण होगा । 


बक/शलकाड पृ 


१5, विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण को भेजना 

इस प्रकार वसिष्ठ के कहने पर, उनकी बातों पर विश्वास करके राजा ने रामचन्द्र 
को बुला भेजा । उनका बालकपन देखकर राजा की आँखों में ऑसू भर आये । उन्होंते 
उन्हें गले से लगाया, प्रेम से आजीर्वाद दिये, उनके कंगों पर हाथ फेरा, कपोलों को प्यार 
से छुआ, थोड़ी देर सोचते रहे, फिर पुण्याह वाचन, पुण्यत्रत, पुण्य हवन और ग्रहों की पूजा 
करके सुन्दर वस्त्र तथा भूषण प्रेम से दिये । फिर स्वयं, कौसल्या तथा वसिष्ठ ने (उन्हें) 
उचित आश्यीर्वाद देकर, पुण्य मुहत्त में अपने पुत्र-रत्न को पृण्यात्मा गाधि-पुत्र को सौपा | प्रेम 
और त्याग, इन दोनों का संघर्ष (मन में) चलते रहने पर भी (राजा ने) उस मुनि का 
सत्कार करके उन्हे विदा किया | तब लक्ष्मण भी उस राम से प्रार्थना करके उनके साथ गये । 
( उस समय ) वृष्टि हुई, अनुकूल पवन चलने लगा, श्रेष्ठ मंगल बज उठे । 
आकाश से देवता बड़े प्रेम से धनुष, उत्तम दास्त्र, महान तृणीर, खड़ग आदि सहज 
रीति से धारण किये हुए, बड़े उत्साह से जानेवाले राघव को देखने लगे । अक्षय 
तृणीर, पहुँचा तथा अंगुली-ब्राण पहने कटि से लटकनेवाले कृपाण के साथ दिव्य शर तथा 
चाप लिये हुए राघव उस मुनि के पीछे बड़े उत्साह से इस प्रकार जा रहे थे, जैसे अश्विनि- 
देवता भक्ति से ब्रह्मा की सेवा करते हुए जा रहे हो । वे पृण्य-चरित आधा योजन चलकर 
सरयू नदी के तट पर (पहुँचते-पहुँचते) थक गये । तब कौशिक ने राम-लक्ष्मण को बुलाकर 
न्हें बल, अतिबल, नामक महामंत्रों का उपदेश दिया, जिन्हें उन्होंने घोर तपस्था के 
उपरान्त प्राप्त किया था और जो ब्रह्मा की पुत्रियाँ थी और सभी मंत्रों की मूलाधार थी 
तथा सदा सुखप्रदायिनी थी । राम-लक्ष्मण ने उस मंत्र-शक्ति के प्रताप से सूर्य का-सा तेज 
प्राप्त कर लिया । थकावट, भूख और प्यास आदि संकट से वे मुक्त हो शक्ति से शोभायमान 
हो गये । उस रात्रि को दाशरथि सरयू नदी के किनारे, तरुण कोमल कुश-शय्या 

पर, कौशिक से पुण्य-कथाएँ सुनते हुए बड़े आनन्द से सो गये । 


२ 


गाधिपुत्र-प्रभात के समय शीघ्र ही उठे और वहाँ तृण-शय्या पर आँखें बन्द किये 
हुए राघवों को देखकर बड़े कौतूहल से कहने लगे--हे अनघ, अरुणोदय हो चला । प्रातः 
काल के नित्य कर्मो का पालन होना चाहिए । इसलिए तुम्हें अब जागना चाहिए । यह 
सुनते ही (वे उठे और ) संध्यावन्दन से निवृत्त होकर प्रफुल्लचित्त से कौशिक को 
प्रणाम किया । (उसके पह्चात्‌ृ) नदी-धारा के किनारे-किनारे चलकर वे सरयू तथा यंगा के 
संगम के पास पहुँचे और वहाँ कई सहस्न वर्षो से नियमबद्ध हो तपस्या करनेवाले परम 
संयमी मुनियों को देखकर, बहुत ही हर्षित होकर दशरथात्मज ने गाधि-्पुत्र से 
यों कहा-- 


१९, अनंगाश्रम का वृत्तान्त 
हैं संयमीन्द्र, यह किसका आश्रम है ? इस तपोभूमि में कौन रहते हे ?” तब 
म॒नि ने कहा--यह अनंगाश्रम के नाम से लोक में विख्यात हैं। इस आश्रम में बड़े धेये के 
साथ तप में लीन शिव को देखकर कद ने बड़े दर्प के साथ चन्द्रशंशर पर (पुष्प) बाण 
चलाया था और ड्स देव के भालन-नेत्र की अग्नि से भस्म होकर अनंग नाम पाया था । 


५५ रंगनाथ ए्यायर 


फफ् 


(उसके) अयों से सवबित यह आश्रम-भूमि तब से अंगदेश कहलाने लगी*ः । इस आश्रम 
भूमि में कठिन तपस्या करनेवाले पुण्यात्मा इतार्थ हो जाते है ु 

इस तरह विश्वामित्र ने सारा वृत्तान्त कह सुनाया । रघुवीर तथा मुनि वहाँ ठहरकर 
स्तानादि अनुष्ठाव पूरा करके संतुप्ट हुए । उस स्थान के आश्रमवासी मुनीश्वरो ने दिव्य 
दृष्टि से यह बात जान लीं । वे रमणीय रूपवाले राम-लक्ष्मण तथा अमित तपोधनी 
कौशिक को अपने आश्रम में लिवा ले गये और अत्यन्त उत्साह से अर्ध्य, पाद्यादि देकर 
उनका सत्कार किया । प्ृण्य-कथाओ के कथन से वह रात्रि पुण्यरात्रि हो गई । दूसरे 
दिन जव वें पुण्य सयमी उस नदी में नित्य कर्मों से निवृत्त हो चुके, तब विश्वामित्र ने 
कहा-- हमें इस नदी का पार उतारने के लिए यह नाविक समर्थ है । यह नाव सूरयये- 
वंशजों के लिए लायक है । यह सुनकर राम-लक्ष्मण ने उन मुत्ियों को प्रणाम किया । 
मुत्रियों नें उनको विदा किया । तब वे विद्वामित्र के साथ नाव पर चढ़कर सरयू नदी 
पार करने लगे । जब नाव बीच धार में पहुँची, तब (रामने) आइचये के साथ हाथ जोड़- 
कर पूछा--यह कैसी ध्वनि आकाश तक यूँज रही हैँ । कृपा करके बताइए । 

मुनि ने कहा--कैलास पर्वत के मानसरोवर मे जन्म लेकर, समृद्ध साकेतनगरी 
को चारों ओर से घेरने के बाद गगा नदी में मिलनेवाली सरयू नदी की लहरों का यह 
घोष है । इस पर (राम-लक्ष्मण) ने बड़ी श्रद्धा से उसे प्रणाम किया । उन पुण्यात्माओं ने 
नदी को पार किया और हाथी, सुअर, भैसा, हिरण, शरभ, अजगर, बाघ, रीछ, सिह से 
भरे हुए जंगल में प्रवेश किया । तब राघव ने कहा-- हैं मुनीश्वर, खदिर (कत्था), 
तिन्दुक, पूग, खज्र, निम्ब, बदरी, वट, अज्योक, पाटलि आदि तझुओं तथा बहुकंटक एवँं 
लता-परिवेष्टित वृक्षों से युक्त, यह निर्जज वन किसका आश्रम है ? झइंपया बताइए ।॥ 
तब विश्वामित्र श्रीराम से सारा वृत्तान्त यों कहने लगे-- प्राचीन काल मे इन्द्र वृत्रासुर 
का वध करने से मल-कलुप-प्राप्त तथा मलितांग हुआ। तब देवता तथा मुनि इन्द्र को पाप- 
मुक्त करने के लिए यहाँ ले आये और पृुण्यसलिल तथा पवित्र मंत्रों से पुण्याभिसेचन 
किया । इससे उसके शरीर पर लगे मल-कलुष दोनों यहाँ के प्रदेशों में भर गये और 
इन्द्र शुद्ध हो गया । इसलिए इन्द्र ने इन प्रदेशों को, मल युक्त होने से मलद' तथा क्लेश- 
कलित होने से करुष' तथा 'पापध्त' नाम दिये । वृत्रासुर के वध से लगे हुए पाप को 
मुक्ति इस प्रदेश में होने से इन्द्र ने इन नगरों को धन-धान्य-वैभव से समृद्ध रहने का वर 
दिया । हे रघुराम, एक बात और सुनो । 

२०, विववामित्र का श्रीरामचन्द्र को ताड़का का वृत्तान्त सुनाना 

“इस पृथ्वी पर ताड़का नाम की एक राक्षसी, एक हजार हाथियों का बल रखती हुई, 
बड़े साहस के साथ, इन दोनों प्रदेशों में प्रवेश कर स्वेच्छा से लोगों को तंग करतीहैँ ।” 
इसपर राघव ने पूछा--इस स्त्री को किसने इतनी शक्ति दी ? यह दुष्टब॒द्धि 
किसकी लड़की हैं ? यह पापिन क्यों इन दो प्रदेशों को पीड़ा पहुँचा रही है ? कृपया बताइए ।' 

आप क्ल्मीकि और कालिदास ने भो अनंगाअश्रस का वर्णन किया है, पर वह अंग- 
केश में नहों था। वह तो सरयू नदी के किनारे था। अंग-देश तो वत्तंमान भागलपुर 
और सुंग्रेर जिले मानें गये हें, जिसमें सरयू नदी नहीं हे (-“सम्पादक 


बालकाड ९३ 


इस पृथ्वी पर स॒र्केत नामक एक यक्ष ने पूर्व में ब्रह्मा की तपस्या की थी और 
अत्यधिक भक्ति से उनको तृप्त किया और उनसे एक पुत्र माँगा । (तब ब्रह्मा ने कहा) 
में तुम्हे पुत्र नहीं दूँगा । एक हजार हाथियो का बल रखनेवाली एक पूत्री दूँगा ।” उस 
वर से उसे एक लड़की प्राप्त हुईै। उसने विचार करके अपनी उस लड़की का विवाह 
सुद (नामक व्यक्ति) से कर दिया । उसने (सुंद ने) उस स्त्री से मारीच' तथा नभुवाहु 
नामक दो भयकर शक्तिशाली पूत्र उत्पन्न किये । इसके पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गई । वह 
स्त्री अपने पुत्रों के साथ बड़े गे से अगस्त्य के आश्रम में जाकर वास-बार उनको तंग 
करने लगी । अगस्त्थ ने इन पापियों को देखकर क्रोध से उन्हें राक्षत वन जाने का शाप 
दिया । उस बहिन से राक्षस-रूप धारण कर निर्दयी हों वह मनुष्यों का आहार करती हुई 
यही रहती है और पृथ्वी को दु.ख देती है । तुम्हारे अतिरिक्त कोई इसे मार नहीं सकता । 
सिवा तुम्हारें हाथ के किसी से यह नहीं मरेगी । यह मत कहो कि यह स्त्री है, इसलिए 
इसे मारना नहीं चाहिए । यदि गो-ब्राह्मणो का हित हो, तो यही कारण स्त्रियों को मारने 
के लिए राजाओ को पर्याप्त है । प्राचीन काल में सारे संसार का नाश करने के लिए 
उद्यत, मतिमान्‌ विरोचन की दुषप्टा पुत्री को क्‍या इन्द्र ने कोध से नहीं मारा था ? क्‍या 
वह कार्य (ससार मे) स्तुत्य नहीं हुआ है ? पहले दृढ़ ब्रतवाली भृगु-पत्नी के संसार में 
अशान्ति फैलाने का उपक्रम करने पर क्या विष्णु ने (स्वयं) उस स्त्री का वध नही किया था ? 
इसलिए हे पुण्य-चरित्र, लोकहित के लिए स्त्रियों का वध करना भी पुण्य ही है ।” 


२१. ताड़का का वध 


विश्वामित्र के ऐसे अनुपम वाक्यों तथा अपने पिता के आदेश का विचार करके 
राघव ने , उस ब्रह्मर्षिं के वचन की अवहेलना नहीं करते हुए कहा कि में ताड़का को 
दण्ड दूंगा । उन्होंने (अपने) धनुष की टंकार से सारे आकाश को गूँजा दिया। (उसे सुनकर) 
ताड़का क्रोध से उबल उठी । कर्ण-कठोर धनृष की टंकार सुनकर उसका चचल लाल नेत्रों 
वाला मुख विकृत हो उठा । वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाये हुए इस प्रकार आने लगी, 
जैसे पंखोंवाला पहाड़ बड़े वेग से आ रहा हो । प्रकट अद्ृहस से उसके बड़े-बड़े 
दंष्ट्रों की कांति चारों ओर बिखर रही थी । (चलते समय) वह अपने पदाघात से अपनी 
अमित शक्ति का परिचय पृथ्वी को दे रही थी । सारा आकाश एकदम हिल-सा गया । 
इस प्रकार आनेवाली ताड़का को देखकर दाशरथि राम ने संभुभ-चित्त से अपने भाई से 
कहा-- देखा तुमने इसका ढंग, इसका रूप और इसकी भयंकर दृष्टि । इसको देखने पर 
किसे भय नहीं होगा ? में अवश्य इसका वध कहूँगा । 

इस प्रकार (श्रीराम) कह ही रहे थे कि (अपने) गर्जन से समस्त आकाझ्न को 
कॉपाती हुई, अपनी पद-धूलि से समस्त (संसार) को ढकती हुई वह भयंकर राक्षसी बड़ी- 
बड़ी शिलाओं की वर्षा करने लगी । इससे कुद्ध हो राघव ने अपने अनुपम अस्त्रों से 
उन शिलाओं को काट डाला और उस (राक्षसी) के दोनों हाथ भी काट डाले । तब 
लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान इस प्रकार काट डाले, मानो वे यह बतलाना चाहते हों 


कि आगे में उस असुरःराज की बहन की भी यही दब्आा कर दूंगा । 


९8 एरंग्नशथ एशयशयपण 


बड़े आइचर्य की वात है कि तब वह कामरूपिणी, माया का रूप धारण करक, 
कई अस्त्रों की वर्षा करने लगी । तब विद्वाम्ित्र ने कहा--हे अनघ, सध्या हो रही है 
और संध्या के समय राक्षसों को जीतना कठिन है । अब तुम उसपर दया करना छोड़ दो 
और लोक-हितार्थ इसे तुरत मार डालो । 

तब गाधेब का आदेश मानकर (राघव ने) शब्द-वेधी बाणों से उस मायाविनी की 
मायाओं को दूरकर, भयकर गर्जन करती हुई विजली के समान आनेवाली राक्षसी को 
(उन्होने) देखा । तब उन्होंने एक महान्‌ अस्त्र उसके कुचाग्न पर एंक्षा चलाया कि रक्‍त 
की कई धाराएँ बह निकली, मानो रामचद्र असुरों को दण्ड देने का उपक्रम करते समय 
शरो को (रक्त का) उपहार दे रहे हो । 

तब वह (राक्षसी) पृथ्वी पर इस तरह गिरी, मानों प्रलय-मारुत से संध्या का 
आकाश टटकर पथ्वी पर गिर गया हो । समस्त प्राणी आनंदित हुए। देवता तथा मूृनि 
हषित हुए । कौशिक ने राम को गले से लगाकर आशीर्वाद दिये । 

तब देवता तथा गधरवों के साथ देवेन्द्र वहाँ आया और श्रीराम के दर्शन करके, 
उनकी पूजा तथा प्रार्थना की । फिर देव-भकत गाधेय को देखकर इन्द्र ने कहा-- हमारी 
रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिये हुए इस महापुरुष को आप भृशाइव को 
संतान-रूपी सभी अस्त्र-स्त्र प्रदान करें ।” इस प्रकार कहकर इन्द्र देव-लोक को लौट गये। 
इतने में सूर्यास्त हो गया । वे लोग वही ठहर गये । 

२२. विश्वामित्र का श्रीराम को भुशाइव-संतान-रूपी वस्त्र देना 


दूसरे दिन विद्वामित्र ने राम को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर कहा-- 
है राम ! तुम्हारा रण-कौशल देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए । अब हम तुम्हें ऐसे शस्त्रास्त्र 
देंगी, जो अमर, उरग, असुर तथा यक्षो के साथ युद्धों में श्रेष्ठ सिद्ध होंगे ।* 

यों कहकर तन और मन से शुद्ध हो, मुनीश्वर ने राम को पूर्वाभिमुख बिठाया, 
ध्यान किया और क्रमशः दड-चक्र, धर्म-चक्र, काल-चक्र, विष्णु-चक्र, इन्द्र का वज्र और 
खड्ग, वरुण-पाश, धर्म-पाश, काल-पाश, परमशिव का भयंकर शूल, शक्तियुग्म (विष्णु- 
शक्ति तथा रुद्र-शक्ति), भयकर उष्ण तथा अनुष्ण अशनियाँ (शुषब्काशनि तथा आर्द्राशनि), 
कंकाल (जिन्हें राक्षस धारण करते हे), भयंकर करवाल, मूसल, कंकण और क्रौचबाण 
आदि हास्त्र (श्रीराम को) दिये । इसके परचात्‌ (उन्होंने) बड़ी प्रसन्नता तथा प्रेम से 
आग्तेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तेज:प्रभास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, ब्रह्मशिर, प्रस्थापन, नारायण, पैनाक, शिक्षिर, 
दारुण, शो तथा सुदामन्‌, प्रशमन, विलापन, विशद प्रभावाला विद्याधर, वायब्य, 
सौम्य, संवत्ते आदि नामक अस्त्र तथा मायाधर, मानव, मदन, सौमन, रुद्र, संतापन, मौसल, 
दर्पण, हयशिर आदि अस्त्र, मायाओं का प्रयोग कर विजय दिलानेवाले गांधर्व तथा सम्मोहनास्त्र, 
अत्यंत निष्ठा-समन्वित तथा झोणितारव्य अद्वितोय आगस्तेयास्त्र, गरुडास्त्र, कौबेरास्त्र, 
नरसिहास्त्र, नागास्त्र, अवाये वेष्णवास्त्र, सतत स्तुत्य वैद्याधरास्त्र, रौद्रास्त्र, राक्षसास्त्र, कल्याण- 
प्रद. पाशुपतास्त्र, करत्तरीचक्र, मेघास्त जेंसे अगणित अस्त्रसममूह; अखिल दारुण मोदकी, 
शिखरी नामक गदाएँ, वामन, पैशाच तथा वायबव्य दास्त्र; सोम, सौम्य, संवर्द्धन, साम, मदन, 


बालकीाडं ६2। 
संतापन, तामस, जैसे दारुण अस्त्र; कंकोल, करवाल, मूनल आदि धारण-योग्य अस्त्र राम 
को दिये । उन्हे लेते हुए राम ने उस महात्मा को देखकर कहा हे मुनिनाथ, आपकी 
कृपा से अभी अस्त्र प्राप्त करके में छृतार्थ हुआ । अब आप मुूर्झे उपसहार के अस्त्र प्रदान 
कीजिए 

इस पर प्रसन्न हो उस मुनि ने उन्हें सत्यवंत्त, रभस, परामुख, सत्य-कौत्ति, दश्ाक्ष, 
अवाइमुख, प्रतिहारतर, मारण, शुचि, शतवक्त्र, देत्य, धृप्ट, लक्ष्य, कृशन, करवीरक, दश- 
दीर्ष, शतोदर, ज्योतिष, विमल, मकर, विरुचि, निष्कुलि, प्रमथन, सुनाम, सर्वनाम, दुंदुनाभ, 
पद्मनाभ, तृणनाभ, नैराइय, का रूप, योगंधर, सैमन, निद्रा, संवान, मोहन, विषमाक्ष, महानाभ, 
बाहुविभूति, जुम्भक, धन, धान्य, वृत्तवंत, रुचिर, साचिर्माली, धृतिमाली नामक कामरूपवाले 
महान्‌ अस्त्रों का उपदेश राजकुमार को दिया । इनके अतिरिक्त भी (मुनि ने) उस रघु- 
वंश प्रभू को अनेक शास्त्रास्त्र-समूह दिये, उनकी शक्ति बताई, उनसे संबंध रखनेवाले मत्र 
बताये, उनके प्रयोग की तथा उपसंहार की विधि बताई । शस्त्रास्त्र-संबंधी सभी 
मर्म बताये । 

तब राम के आगे वे सभी ( शास्त्रास्त्र ) तरह-तरह के रूप घारण करके 
प्रकट हुए । उनमें कुछ अग्नि-सदृश थे, कुछ भयकर थे, कुछ धूमिल काति के थे, कुछ 
अनुपम दीप्तिमान्‌ थे, कुछ दिव्य शरीरवाले थे, कुछ चंद्र-अ्रभा-विलसित थे, कुछ भानु- 
दीप्ति-विलसित थे, कुछ अंधकार-विलसित थे, कुछ भयंकर अदृ्टहास कर रहे थे और 
कुछ पवित्र रूप धारण किये हुए थे । उन सब ने मुकुलित करो से (राम के आगे) खड़े 
होकर कहा--हे राजनू, हम कौन-सा कार्य करें, हमें क्या आदेश देते हैं ? हमें कहाँ 
भेजेंगे ?? तब राम ने कहा--मेरे स्मरण करने पर तुम चले आना, अभी तुम जा 
सकते हो । यह सुनकर सभी शरस्त्रों ने उस वसुवेश की प्रदक्षिणा की और नमस्कार 
करके चले गये । 

तब राघव ने मुनिताथ के सामने हाथ जोड़कर विनय, भक्ति तथा विश्वास प्रकट 
करते हुए कहा--हें अनध, आपकी छपा से में कझृतार्थ हुआ । 

“उसके परचात्‌ वे विश्वामित्र के पीछे-पोछे चलने लगे । चलते-चलते उन्हें वामनाश्रम 
का सुंदर प्रदेश दिखाई पड़ा । उसे देखकर काक्रुत्स्थवंशी राम ने कहा-- हे संयमीद्र, इस 
पर्वत के निकट, नाना मृगों की ध्वनियों, सुदर पक्षियों तथा मृयों से भरा यह दर्शवीय तथा 
सुदर वन किसका आश्रम है ? यहाँ सब मृग बड़े सुख से रह रहे है । हे सर्वज्ञ, आपकी 
यज्ञ-भूमि यहाँ से कितनी दूर है ? चंचल तथा उद्धत राक्षस आपके यज्ञ को अपवित्र करने 
के लिए कहाँ से आते हें ? में अपने तेज बाणों से उन समस्त राक्षसों को मार डालूँगा 
और यज्ञ की रक्षा करूँगा ।* 

तब कौशिक ने जगदभिराम राम के कपोल स्नेह से छूकर बड़े प्रेम से कहा--- 
हैं अनघ, क्‍या कोई ऐसा विषय है, जिसे तुम नहीं जानते ? यदि मुझसे ही सुनने की 
इच्छा है, तो सुतो ।' 

ह। 


रद रंगनाय एयाशययए 


२३. कौशिक का श्रीराम को सिद्धाश्रम का वत्तांत सुनाना । 

“प्राचीन काल में विष्णुदेव बड़े आनंद से तपस्या करने के लिए यहाँ अनेक युगो 
तक रहे । इसलिए हे अनघ, इसे वामनाश्रम कहते है । उसके पहले यह सिद्धाश्रम नाम से 
विख्यात था । हे जननाथ, विरोचन का पुत्र बलि अपने विज्ञाल राज्य-वैभव के कारण 
घमड से प्रवल होकर देव तथा सुरो को यातनाएँ देने लगा। तब मुनि तथा देवता इस 
आश्रम में आये और कमलनाभ को प्रगाम करके कहा--हे शरणागत-प्रिय, हे लोकेश, 
हे कमलगर्भ, हमारी रक्षा कीजिए । हमें शरण दीजिए। हमें त्रास देनेवाला बलि यज्ञ कर 
रहा है । उस राक्षस-यज्ञ-भूमि में जो कोई भी जो कुछ माँगता है, वह दे रहा है । उस 
यज्ञ की समाप्ति के पहले ही आप हमारा हित सिद्ध कीजिए ।' 

“उसी समय उज्ज्वल ब्रत-निष्ठ कश्यप ने अदिति के साथ एक सहस्न वर्ष का तप 
पूरा किया । उसके उपरांत संतुष्ट हो विष्णु ने उन्हें दर्शन दिये । तब (उस दंपति ने) 
प्रार्थना की--हे रवि-शशि-लोचन, आप अपने शरीर में हमे समस्त लोको के देन 
कराइए । हे आधच्वत्त-रहित और वेद-बेच्य, हम आपकी शरण में आये हे ।' 

“विष्णू ने क्ृपा-दृष्टि से कश्यप को देखकर कहा--आप अपने इच्छानुसार कोई 
वर माँग लीजिए, में दे दूँगा । कश्यप ने बड़ी प्रसन्नता तथा भक्ति से हाथ जोड़कर 
कहा-- है भगवन्‌, आप अत्यत तेज-समन्वित होकर मेरे तथा अदिति के पुत्र होकर जन्म 
लीजिए तथा सुरों की रक्षा कीजिए । यही मेरी तथा देवताओं की इच्छा है । हम सब 
की इच्छा आप पूर्ण कीजिए । 

“कश्यप के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने अपने अनुपम तेज से युक्त हो अदिति 
के गर्भ में जन्म लिया । उन्होंने वामन का रूप धारण कर उस दानव (बलि) से तीन 
पग धरती माँगी । फिर, दो प्गों से पृथ्वी तथा आकाश को नाप लिया और उस धन्यात्मा 
(बलि) को बाँधकर इन्द्र को तीनों लोक देते हुए कहा--तुम इन पर शासन करो ।' 
इसीलिए यह स्थान वामनाश्रम कहलाता है । यही हमारा आश्रम हैं । इस पुण्यभूमि के 
निवासी तपोसिद्ध हे; अतः यह सिद्धाश्रम भी कहलाता है। तुम्हीं वामन होकर त्रिविक्रम 
का अवतार लेनेवाले विष्ण हो । उन दिनों में भी यह तुम्हारा ही वन था । हे राम, 
आज भी उसी रीति से यह तुम्हारा ही वन है ।” इस प्रकार, कहते हुए कौशिक अपने 
आश्रम में गये और (वहाँ जाकर) राम-लक्ष्मण का सत्कार किया । 


२४. विश्वामित्र का यज्ञ 

वहाँ के मुनियों ने बड़े प्रेम के साथ राम की पूजा की । तब राघव ने विद्वामित्र 
के देखकर बड़े ह॑ से कहा--हे मुनीह्वर, आप निश्चित होकर आज ही यज्ञ-दीक्षा 
लें लीजिए। यज्ञ के शत्रुओं का सहार में अवश्य करूँगा ।' 

तब विद्यवामित्र अत्यंत हर्षित हुए और मुनियों को बुलाकर स्वयं यज्ञ-दीक्षा ली । 
मूनियों ने यज्ञ की वेदियाँ तैयार कर दीं और यज्ञ के आवश्यक अंगों से यज्ञ-वेदी संपन्न 
हो गई । घी को आहुतियाँ पड़ने लगी और अग्नि की ज्वालाएँ आकाश तक फैलने लगी । 
हवन की अग्नि के प्रज्ज्वलित होने के साथ-ही-साथ साम आदि वेदों के आनन्द-घोष, निरंतर 


बालकाड र्‌७ 


( सुनाई पड़नेवाली ) देवताओं का आह्वान करनेवाली ध्वनियाँ तथा होताओं के पृण्य- 
मत्रों के शब्दों से दिच्ाएँ अत्यधिक गूँजने लगी । एक ओर बड़े आच्चर्य के साथ यज्ञ के 
कार्य हो रहे थे, दूसरी ओर रामचंद्र धनुष धारण कर, भाई सौमित्र के साथ, बड़ी सतकंता से, 
राक्षतों के आने का मार्ग पहले ही जानकर उस मुनि विद्वामित्र की रक्षा इस प्रकार 
करने लगे, जैसे समस्त विश्व को अधकार से आवृत होने से बचाने के लिए चंद्र और सूये 
अपनी शाहवत प्रभा फैलाते हैँ । बड़ी भक्ति के साथ पाँच दिनों तक वे (उस यज्ञ की) 
रक्षा इस प्रकार करते रहे, जैसे प्रकें पुतलियों की रक्षा करती है | छठे दिन मारीच तथा 
सुबाहु अपना समस्त बल इकह्ा करके, उद्धत गति से आकाश में ऐसे व्याप्त हो गये, 
मानों (उतर सबके शरीर) काले मेघों की राशि हो और उनके श्रेष्ठ खड़यों की कांति 
बिजली हो । वहाँ खडे होकर वे गर्जन करते हुए घमड से फूलकर यज्ञ-भूमि में लगातार 
रक्त-मास की वर्षा करने लगे । तब होताओं में कोलाहल होने लगा । उपस्थित 
सदस्यों मे कल-कल ध्वनि प्रारंभ हो गई । परिचारको के दीन वार्त्तालाप सुनाई 
पड़ने लगे । 


किक] 


यह सुनकर रामचंद्र ने क्रोध के आवेश में लक्ष्मण से कहा-- है लक्ष्मण, अब तुम 
मेरी शक्ति देखो । उनके धतुष की टंकार विजय-लक्ष्मी के धनष की टंकार के समान थी । 
उन्होंने खड़े होकर अपनी दृष्टि आकाश पर केद्रित की और अत्यंत वेग के साथ वायब्य 
बाण चलाया । वह बाण मारीच को द्रतगति से शत योजन तक उठा ले गया और उस 
क्रर राक्षस को समुद्र मे फेंक दिया । वज्र के प्रहार से समुद्र में गिरे हुए मैचाक की तरह 
वह असुर समुद्र में गिरा; फिर किसी तरह तट तक पहुँचा । उसने उस सूर्यवशी (राम) 
को उज्ज्वल पराक्रम की प्रशसा जहाँ-तहाँ की; (अपने) राक्षस-दल को छोड़ दिया, अपना 


शौय॑ त्याग दिया, आसुरी वृत्ति को दबा दिया और आमसुचंद्राश्रम-भूमि में सतत तपस्या 
भे लीन रहने लगा । 


उसके पदचात्‌ रघुराम ने सुबाहु के हृदय पर अग्नि-बाण चलाकर उसका संहार 
कर डाला । एक मानव-शर से अन्य राक्षस-सेना का वध कर दिया। (यह देखकर) देवता 
बड़े हष से पुष्प-वृष्टि करने लगे। मुनियों ते (राम की) स्तुति की। जिस प्रकार वृत्रासुर का 
वध करने पर देवता लोग इन्द्र की प्रशंसा करने के हेतु उनके चारों ओर एकत्र हुए थे, 
वैसे ही (आज) राम अपने भुज-बल के प्रताप से यज्ञ के शत्रुओं को दंड देने के कारण 
(मुनिजनों के बीच) शोभायमान हो रहे थे । 

विश्वामित्र बड़ी निष्ठा के साथ यज्ञ की सभी क्रियाओ को समाप्त करके आये 
और राम को बड़े हर्ष से गले लगाकर उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर बोले-- 
“रघुराम, तुम्हारी कृपा से में विना किसी कठिनाई के यज्ञ संपूर्ण करके कृतार्थ हुआ ।' 

इस प्रकार, उस पुण्यात्मा विश्वामित्र मुनि का अनुराग प्राप्त करके राम ने वहीं 
रात्रि बिताई और बड़े सबेरे, प्रातः:छकाल की सभी विधियों से निवृत्त होकर, सब मुनियों 
को प्रणाम करके, गाधि-पुत्र से कहा--हे तपोनिष्ठ, अब हमारे लिए क्‍या आज्ञा है ! 
हम आपके दास है और आपकी हूपा के पात्र हुँ ।” 


र्८ रंय्नशथ एथाएशयर 


तब वहाँ के सभी म्‌नि गा६५धि-पुत्र को आगे करके इस प्रकार कहने लगे-- है रवि- 
कुल श्रेप्ठ, महाराज जनक बड़ सुदर ढग से यज्ञ कर रहे है । हम वहाँ चले । उनके पास 
प्रमणिव का दिव्य धनुष हैँ । गधर् तथा राक्षस आदि कई वीर उसे उठाने में असमर्थ 
हो चुक हे । ऐसे धनृष को उठाकर उस पर प्रत्यचा चढ़ानेवाले श्रेष्ठ वीर के साथ ही अपनी 
पुत्री का विवाह करने की प्रतिज्ञा राजा जनक कर चुके हे । इसलिए उस श्रेष्ठ धनुष 
को तथा जनक के यज्ञ को देखने आपको अवश्य जाना चाहिए ।” 

इस प्रकार विद्वामित्र तथा अन्य मुनियों ने उन वीर, पुण्यात्मा, दाशरथियों को 
मिथिलापुरी चलने की प्रेरणा दी । सब लोग बड़े हर्ष से प्रस्थानकर गंगा के उत्तर तट पर 
पहुँच! और हिमाचल तथा सिद्धाश्रम को दक्षिण मे छोड़कर* उत्तर की ओर बढे । 
उस मार्ग से यात्रा करते हुए वे उस दिन तीसरे पहर तक तीन योजन चले । वहाँ शोण 
नदी के किनारे वे ठहरे और वहाँ के पुण्य तीर्थ मे स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हुए 
(उसके पश्चात्‌) उस रम्य स्थल में मुनियो के साथ बड़े आनद से रहते हुए राम ने कौशिक 
से यों कहा-- 


२४. कौशांबी का वत्तांत 

(श्रीराम ने कहा)--है मुनिनाथ, अत्यधिक प्रजा-समृद्ध यह देश किसका है ? 
#पया बतलाइए । तब विद्वामित्र ने कहा--हिं राजन, सुनो, ब्रह्मा के मानस-पुत्र कुश 
नामक एक यशस्वरी मुनि पूर्व काल में रहते थे। उन्होंने वैदर्भी नामक स्त्री से रूपवान 
तथा श्ञांत शक्ृतिवाले अधूत्तरज, बसु, कुशाब और कुशनाभ नामक चार पूत्र प्राप्त किये । 
चारों पुत्र अत्यंत साहस तथा शूरता के साथ अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करने लगे । 
अपने पुत्रों के चरित्र तथा सद्गुण देखकर कुछ ने बड़े ह॑ से कहा--इस पृथ्वी पर तुम 
लोगों को प्रजा का पालन करना चाहिए । इससे तुम्हारी कीत्ति व्याप्त होगी ।' 

तब कुशल कुशांब ने बहुत प्रसन्न होकर कौशांबी नाम से एक नगर का निर्माण किया । 
हे दशरथात्मज, कुशनाभ ने महोदय नामक नगर बसाया । दर अधुत्तरज ने धर्मा- 
रण्य नामक सुंदर नगर का निर्माण किया और वसु ने गिरिवज्त् नामक एक अत्यंत दर्शनीय 
नगर बसाया । यह प्रदेश, जहाँ हम है, महाराज वसु के राज्य में है ; इस प्रदेश के 
चारों दिशाओं में पाँच पर्वत हैं । उन पर्वतों के मध्य मागधी नामक एक नदी बहती है । इस 
तार मगध दंश पर वसु महाराज अत्यंत धर्म की रीति से प्रजा का पालन करते हैं । 

कुशनाभ ने घृताची नामक एक अप्सरा से प्रेम करके (विवाह किया)। मन्मथ-शर 
जेंस नेत्रवाली सौ रूपवती पृत्रियों को प्राप्त किया । एक दिन कमनीय कांति-यक्त तथा 


मनोहर यौवन-संपन्न वे यवतियाँ उद्यान में गईं । 





१. गंगा के दक्षिण तट से चले; क्‍योंकि उत्तर तट पर पहुंचकर चलने से शोण 
नदी नहीं सिलगी । --सम्पादक 

२. हिमाचल तो “जनकपु” से भी उत्तर है, उसे दक्षिण में छोड़कर 'सिद्धाअम 
स चलना असंगत है। वाल्मीकिरामायण में लिखा है कि सिद्धाअस हिमालय को ओर 
उत्तर दिज्ञा में चलने के उह्देद्य से वे चले ।--सम्पादक 


बालकोड र्‌€ 


“वहाँ अपने मंजीर, मेंखला तथा कंकणों को मधुर-मधुर मुखरित करती हुई ताल- 
गति के साथ लास्य करने लगी । कुछ युवतियाँ मृदु-मधुर रीति से मृदंग आदि वाद्यों को 
बजाने लगी; कुछ अपने कर-पलल्‍लवों से वीणाओं को क्वणित करने लगी; कुछ अन्य 
युवतियाँ आमू-मंजरी के मधु-पान से मस्त कोकिल-कंठ से गान करने लगी। इस श्रकार वे 
सभी कन्याएँ उस उद्यान में क्रीड़ाओ में मग्न हो गईं । 

उन सुंदरियों को देखकर काम-पीड़ा से व्याकुल होकर पवनदेव ने उन मानिनियों से कहा-- 
है मानिनियो, आप किड्चत्‌ मेरी बात-पर ध्यान दें । हे पद्माक्षियों आप मुझे (अपना 
पति) वरण करें और अमरत्व को प्राप्त करें। इस तरह आप अजर-अमर होकर 


चक्र 


सतत यौवनावस्था में रहती हुई उन्नत कीत्ति प्राप्त करेंगी ।' 


“तब उन कन्याओं ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया--हे अनिल, आप सब के हृदयों 
में सचार करनेवाले है । आप हमें जानते हे । हाय ! आप अपनी महत्ता का भी विचार 
किये विना क्‍या कह रहे है ? हम उस कुशनाभ की पृत्रियाँ हे, जो नीति-नय-संपन्न तथा 
धर्मानुरक्त है । हमारे पिता के रहते हुए हम अपने-आप किसी का वरण कर लें, तो इससे 
हमारे कुल को कलक लगेगा । हमारे पिता हमें (विवाह में) जिन्हे देंगे, वे ही हमारे 
पति होगे ।' 

“यह सुनकर पवन अपने क्रोध को सँभाल नहीं सका । उसने उनके अंगों में प्रवेश 
करके उन्हें कुब्जाओं को रूप में परिवत्तिंत कर दिया । खिन्न होकर वे सभी (क्न्याएं) 
अपने पिता के सामने गई और सिर भुूकाये आँखों में ऑसू भरे खड़ी रही । कुशनाभ 
अपनी पुत्रियों की दशा देखकर सहम गये और पूछते लगे--हे पुत्रियो, तुम्हें ऐसा रूप 
केसे प्राप्त हुआ ? किसने ऐसा किया ? तुम बोलती क्‍यों नहीं हो ? इसका क्या कारण हैँ ?” 

“तब उन धवलाक्षियों नें हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा--पिताजी, हमें देखकर 
पवन ने निलेंज्जता से कहा कि हें सुदरियो, तुम लोग मुझे वरो । हमने उसका प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं करके कहा कि आप यह बात हमारे पिता से जाकर कहिए । इसपर उस 
क्र ने कामांध होकर हमें कुब्जा बना दिया ।” 

“यह सुनकर उन्होंने उन कमलाक्षियों से कहा--हे कनन्‍्याओ ! औचित्य और धर्म 
का विचार करके (कुल की मर्यादा का उल्लंघन करना) अनुचित समभते हुए तुम लोगों ने 
उस मर्यादा का पालन किया । तुम्हारे इस गौरवपूर्ण कार्य से मेरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ 
गई है । देवताओं के संबंध में क्रोध करने का साहस तुमने नहीं किया । इस प्रकार 
तुम्हारा सहन कर जाना ही उत्तम हैँ । क्षमा (सहनशीलता) ही सत्य है, शील है, तप हैं, 
धर्म है और कीत्ति है । वही समस्त लोकों की रक्षा करनेवाली है ।” 

“इस प्रकार (सांत्वना देकर) राजाने अपनी कन्याओं को विदा किया । (उसके 
परचात्‌) उन्होंने अपने मंत्रियों से परामश करके पुण्यात्मा चूली नामक मुनिवर के पुत्र 
सद्गुण-संपन्न ब्रह्मदत्त को बुलावा भेजा और निर्मल मति से उस महात्मा की धर्म पत्नियों के रूप 
में अपनी कनन्‍्याओं को दे दिया । चूली-पृत्र के उन्हें स्वीकार करते ही उन कन्याओं की 
विकृति दूर हो गईं ।” 


ए० एरंग्न/थ एयायणए 


“हे अवनीण, उस दिन से वह उत्तम नगर कन्याकुब्ज' के नाम से इस पृथ्वी पर 
विख्यात हुआ । तब कुबनाभ अपनी पृत्रियों के कमनीय रूप देखकर वहुत प्रसन्न हुए और अपनी 
पृत्रियों तथा जामाता को विदा किया । तब कुच ने अपने पुत्र कुशनाभ को सवोधित करके 
कहा-- तुम पृत्रकामेष्टि-यज्ञ करो! तो तुम्हें अमित कीत्तिमान्‌ तथा पृण्यात्म गाधि नामक 
पृत्र होगा । यों कहकर वे ब्रह्मलोक सिधारे ।” 

“कुश के पौत्र रूप में गाधि ने जन्म लिया। हे दशरथात्मज, में उसी गाधि का पुत्र हूँ । 
कुण का वंशज होने के कारण मुझे कौशिक भी कहते है । गुणवती तथा धर्म-निष्णाता 
मेरी बड़ी बहन सत्यवती, अपने प्राणेश्वर ऋचिक के साथ सशरीर इच्धलोक में गईं और 
इस लोक का कल्याण करने के लिए प्रालेय-पर्वत में स्वयं कौशिकी नाम से नदी के रूप 
में बह रही है । सिद्धाश्रम में प्रवेश में करने के कारण सच ही में तप.सिद्ध हुआ । प्राचीन 
काल से में अपना नाम तथा इस देश के निर्माण के संबंध मे यह वृत्तांत सुनता आ रहा हूँ । 
अब हे राजन्‌, अद्ध-रात्रि हो गईं । तुम बहुत थके हुए हो, अतः विश्वाम करो ।” 

“सभी वृक्ष स्थिर हो गये हे; इस वन-प्रान्त मे मृग-समृह का संचार अब नही रहा; 
विहग अपने घोसले में पहुँचकर अपनी मीठी बोलियों को भूले हुए पड़े है; अब निशाचर, 
यक्ष तथा राक्षस अपने इच्छानुसार इस पृथ्वी पर सचरण करेगे; समस्त दिशाएँ तथा 
आकाश कालिख पोते हुए-पे अंधकारमय दीख रहे है, वह्ाए्द-ल्तरी गृह के लिए चीलावर 
में लगाये हुए मोतियों से युक्त तबू के समान यह आकाश नक्षत्रों से युक्त होकर शोभा 
दे रहा है तथा जब-जन को आनदित करते हुए नक्षत्र-पति अभी-अभी उदित हो रहा है ।” 

उन वचतनों से प्रसन्न होकर सयमी मुनियों ने विश्वामित्र से कहा--हे अवघ, आपका 
वंश अमल हूँ । आपके वंशज अतुलनीय माहात्म्यवाले है । आप ब्रह्मा के समान हैँ । आपका 
ब्रह्म-तेज स्तुत्य है ।' तब विद्वामित्र ने उन मुनीहवरों को धन्यवाद दिये । फिर राजकुमार 
तथा मुनिजनों ने उस रात्रि को वही शयन किया । 


“प्रातः:काल होने पर ऋषियों तथा विद्वामित्र ने (राजकुमारों से) कहा--हे राज- 
कुमारों, अब तुम निद्रा तजो ।” वें जग पड़े और प्रातःकाल की क्रियाओं से निवृत्त होकर 
कौशिक से कहा--“यह झोण नदी-रत्न कितना अगाध और सुदर है ? मछलियों से परि- 
पूर्ण, अत्यंत रमणीय सैकत स्थल, मधुर जल तथा परिचित हंस आदि खग-कुल से शोभायमान, 
मंद-मंद पवन (को कारण ) तरल तरंगों से युक्त यह नदी बड़ी ही रमणीय है। 
हुँ अनघ, हम कहाँ और किस प्रकार इस नदी को पार करेंगे ?” 

तब विद्वामित्र ने कहा--मुनिलोग प्रायः जिस स्थान से होकर इसे पार करते हे, 
उसे जानकर हम भी वही से इसे पार करेंगे ।' 

इस प्रकार कहते हुए वे सब लोग कुछ दूर आगे चले । (वे ऐसी जगह पहुँचे), 
जहाँ कुल हंस, सारस, कारंडव आदि जल-पक्षियों का कलनाद ऐसा मीठा सुनाई पड़ रहा था, 
मानों वे लोगों का स्वागत कर रहे हों । राम ने उस ध्वनि को सुनकर, मध्याह् 
के समय सिद्ध मुनिपुगवों से सुसेवित, शुद्ध तथा पुण्य जल से पूर्ण, पृथ्वी में श्रेष्ठ नदी के 
ताम से विख्यात जाह्नवी को देखा और उसको प्रणाम करके कहा--हे गाधेय, वह जो 


कालकोड ३ 


अगराध श्रेप्ठ नदी दिखाई पड रही है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचेगे ?” तब मुनि बोले--- 
हैं नरदाथ, घोण नदी को पार करके तीन योजन आगे जाने पर हम उस महानदी कक 
वास पहुंच सकते हू । तब तक हमें मार्ग में जल और फल आदि बहत मिल जायेगे । 
या कहकर वे (जशाण) नदी पार करके चलने लगे । (निदान) वे उस गंगा नदी 
क॑ तट पर पहुँचे, जो सारस-समूठ, पृण्य-सललिल, विकसित-कमल, फेन तथा सदर मछलियों 
स युकत हा नित्य गभीर गति से बहती थी। वे वहाँ घन-लता-कजों से यक्‍त एक समतल 
स्‍थान पर ठहर गये । वहाँ राजकुमार मध्याक्त की (संध्या आदि) पूजाओं से निवत्त हुए 


बड़ आनन्द से उचित आहार ग्रहण किया और मनियो की सगति में बैठकर वार्तालाप 
करने लगे । 


(उस समय ) राजहूसों द्वारा (कमल-पुष्पों को) हिलाये जाने से गिरे हुए कमल- 
रज सर पूर्ण तथा राजीव-राजित तरगों से युक्त गगा नदी को देखकर क्षत्रिय-तिलक रामचद्र नें 
कौशिक से पूछ--है महात्मा, गगा नदी इस पृथ्वी पर कंसे आईं, यहाँ से वह स्वर्ग- 
लोक में कैसे पहुँची ? पाताल को वह कैसे प्राप्त हुई ? कैसे वह समृद्र मे जा मिली ? 
उस महानदी का जन्म कैसे हुआ ? कृपया बताइए ।' 

तब उस पुृण्यधनी विह्वामित्र ने राम से कहा--हिमवान्‌ू (हिमालय) के कमनीय 
दीप्तिवाली दो पूत्रियाँ है । देवता लोग हिमालय से प्रार्थना करके उन दोनो में से बडी 
पुत्री पुण्यशीला गंगा को यज्ञ के लिये स्वर्गलोक में ले गये । दसरी कन्या परम सदरी 
पार्वती को भाल-लोचन (शिव) की घोर तपोनिष्ठा से संतुप्ट हो, उन्हे पत्नी के रूप में दिया । 


गंगा सुरुचिर गति से स्वर्ग में गईं और वहाँ सुरनतदी के नाम से विख्यात | 


इतना कहने के बाद मुनिवर ने राजकुमार को देखकर कहा--और एक वृत्तांत है, 
सुनो । पार्वती से विवाह करने के पहरचात्‌ चंद्रशेखर (शिव) बड़ी अनुरक्ति के साथ 
एक सौ दिव्य वर्षों तक रति-क्रीड़ा में तिमग्न रहे | तब ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता अपने-आप 
सोचने लगे कि इन दोनो (झिव-पाव॑ती) का विषम तेज कौन धारण कर सकेगा ? इनके 
द्वारा उत्पन्न पुत्र की विषम शक्ति के सामने कौन टिक सकेगा ? इसलिए वे सब महादेव 
के पास जाकर बड़ी भक्ति से विनम्र हो कहने लगें-- हे देवाधिदंव, हे महेश, हे सर्वेश, 
आपकी महिमा सभी देवता जानते हे । हे सर्वज्ञ, आप हम पर प्रसन्न होइए । आपके 
महान तेज को धारण करने की क्षमता किस मे है ? इसलिए आप यह क्रीड़ा छोड़ दें । 
आप कृपा करके तपोवृत्ति ग्रहण कर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए । इस पर गौरीश ने 
उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा-- (किन्तु) अब तो तेज अपने स्थान (रेतःस्थान) 
से विचलित हो चुका हैँ । अब आपमें से कौन इस तेज को धारण करेगा ?' तब उनकी 
बात मानकर हर ने अपने (तेज का) विमोचन धरती पर कर दिया । तब देवताओं ने 
अग्निदिव को देखकर कहा--हे पावक, तुम पवन के साथ, धरती पर पड़े हुए तेज में 
प्रवेश करो । अग्नि तथा वायु उस तेज को घारण करने में असमर्थ रहे । तब गगा नदी ने 
उस तेज को बड़ी श्रद्धा के साथ धारण किया । लेकिन अपने प्रभ॒ का तेज घारण 
किये रहना उसके लिए भी असभव हो गया । वह भय से काँप उठी और उसकी लहरें 


३२ रंगन/थ रागेग्य्ण 


भय प्रकट करते हुए उत्तुग बन गईं । तब उसने क्षुभित चित्त से उस तेज को अपने तर्ट 
पर उगनेवाले सरकडों के बन में प्रतिप्ठित कर दिया । शिव का तेज उस सरकडे के 
बन में प्रतिष्ठित हुआ । 

एक दिन ऋषि-पत्नियाँ अपने नित्य छत्यों से निवृत्त होने वहाँआ पहुँची । उन्होने 
स्‍तान करते समय आपस में विचार किया कि हम ठड से ठिठुर रही है, इसलिए सरकंडों 
की उस भाड़ी में त्रेताग्नियो के समान प्रज्वलित होनेवाली उन अग्नियों की हम शरण 
लेगी (उसको पास जाकर अपनी ठंड दूर करेगी)। इस प्रकार सोचकर वे ऋषि-पत्नियाँ 
उन अग्नियों के पास जा पहुँची । 

“जो स्त्रियाँ उन अग्नियों के पास गईं और जिल्होंने बड़े उत्साह से उन्हें देखा, वे 
सब गर्भवती हो गई । (इससे) वे अत्यंत भीत हो उठो और पद्चात्ताप करती हुई 
घर पहुँची । शांतचित्त मुनियों ने अपनी योग-दृष्टि से उस सारे वृत्तान्त को जान लिया 
और उन स्त्रियों से कहा--यह सब तुम्हारे गव॑ तथा सुख की इच्छा का फल है ।' 
(इसके पद्चात्‌ ) वे स्त्रियों पर क्रोधोन्‍्मत हो, सारी पृथ्वी को कँपातें हुए-से बोले-- तुम 
सब बुद्धिहीन हो, तुम्हे क्षमा नहीं करवी चाहिए । तुम अपने पतियों से पृथक्‌ हो जाओ ।' 
इस पर व॑ फिर गगा नदी के पास गईं और कहने लगी--हे माता क्‍या, यही तुम्हें करना 
चाहिए ? क्‍या (हमारी ऐसी दशा कर देना) तुम्हे शोभा देता है ?' 

“इस प्रकार कहती हुईं वे स्त्रियाँ अपने गर्भ पर अपने हाथों से ताड़न करने लगी । 
कर-ताड़न के फल-स्वरूप उनके गर्भ विच्छिन्न हो छह खंडों में पृथ्वी पर गिर गये । वे 
(स्त्रियाँ) गिरे हुए उन खडों को चुनकर उन्हें सरकडे के वन में रखकर तप करने 
चली गई । 

“वह उम्र तेज वहाँ एक जगह एकत्र होकर बढ़ने लगा और वही इस पृथ्वी पर 
इवेतादि के नाम से विख्यात हुआ । उस पर्वत पर परम शिव के तेज से कुमार का जन्म 
अद्भुत रोति से हुआ । जन्म-स्थान सरकंडों से भरा प्रदेश था, इसलिए वे शरजन्मा 
(श़रवणभव) कहलाये । इस पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात्‌ कृत्तिकाओं ने उन्हें स्तन्‍्य-पान 
कराकर पाला-पोसा, इसलिए उनका नाम कात्तिकेय पड़ गया । वे माताएँ (कृत्तिकाएँ) 
छह थीं । अतएवं उन्हें सतुष्ट करने के लिए कुमार ने छह मूँह धारण करके स्तन-पान किया, 
इसलिए वे षण्मुख ( और षाण्मातुर ) कहलाये । चन्द्रमौलि के वीय॑-स्कंदन (पतन ) से 
उनका जन्म हुआ, इसलिए वे स्कंद कहलाये । 

“(फिर) यहाँ देवता शिव-पावंती की स्तुति करने लगे । (पृत्रोत्पत्ति में बाधा डालने 
के कारण देवताओं पर) ऋद्ध होकर लाल-लाल नेत्रों से उन्हें देखती हुई पावंती ने कहा-- 
है देवताओ, तुम और यह वसुधरा संतानहीन हो जाओ । आगे से इस पृथ्वी को बहु- 
पतित्व प्राप्त होगा । (यह सुत्कर) देवता व्याकुल हुए । उसके पद्चात्‌ शिवजी पाव॑ती 
के साथ तपस्या करने हिमाचल पर चले गये । 

“इन्द्र के साथ सभी देवता ब्रह्मा के पास गये और उनसे विनती की--- हे जलज- 
संभव, हमे अत्यंत भूजबली एक सेनापति प्रदान कीजिए ।” तब उन्होंने देवताओं को देख- 


कशलठकाोड ३३ 


देखकर कहा--गौरीज के पुत्र कात्तिकंय तुम्हारी सेना का नायकत्व ग्रहण करेंगे ।” देवता 
बहुत प्रमन्न हुए और कार्नचिकेय उनके सेनाविवति हुए । इससे इच्ध को उन्नति तथा सुख 
आज हुआ: 7 

इस प्रकार मुनि के कहते पर रबराम अत्यन्त प्रसन्न हए और उ है देखकर कहा-- 
हे सयमीश्रे्ठ, इस महानदी (गंगा) के त्रियथगा होने का क्‍या कारण है ?' 

२६. गंगा नदा का तृत्तान्त 

तव कौशिक श्रीराम से उसकी कथा यो कहने दंगे--'प्रण्यवान सगर अयोध्या 
के विख्यात सम्राट थे । पृत्रजःख्ति की इच्छा से उन्होंने (एक्ष बार) हिमाचल में भृगु 
की तपस्या की । उनकी तपस्या से संवुप्ट होकर भृगु ने उल्हें देखशर कहा--हें राजन, 
तुम्हारे बहुत-मे कीर्निंद्ात्‌ पृत्र होगे । टुस्‍्दारी एक स्त्री एक वच्ोद्धारक पुत्र का जन्म 
देगी और दूसरी स्त्री साठ हजार अतिवबलछाली पुत्र उत्पन्न करेंगी । यह वरदान प्राप्त 
करके रानियो ने हाथ जोइकर बड़े विनय से मुनि को प्रगाश किया और पूछ,.--हे मुर्त वर, 
हम (दोनो) में से किसके एक पृत्र होगा और किसके साठ हजार पृत्र उत्पन्न होगे ?' 
तब मुनि बोले--ठुम्हारी इच्छा जेती हो, वैते ही प्रत्रो का जन्म होगा । इससे प्रसन्न 
होकर बड़ी रानों ने राजा से (अपने) नाम को साथ्क करनेवाले एक्र ही पृत्र पाने को 
इच्छा प्रकट की । दूसरा रानी ने साठ हजार पुत्रों को प्रप्त करता चाहा । फिर उन्होंने 
बड़ हव॑ से उस मुतश्षठछ का परिक्रमा को, उन्हें प्रभाम किया और नगर को लौट आये । 

“कुछ दिनो क पच्चात बड़ी रानी कंशिती ने असमजस (अद्दमज) नामक एक पुत्र को 
जन्म दिया । (दूसरी राना) सुकृति ने लोकी के आकार का एक गर्भ-पड उत्तान्न किया 
जिसमें से बढ़े आइचये से साठ हजार पत्र उत्पन्न हुए । तव घावों ने उन शिद्षुओं को 
घी क॑ पात्रों मं रखकर कुछ दिनो तक उनका पालन-रोग्रेंग किया । वे क्रमशः रूथ तथा 
यौवन प्राप्त करते लगे । ज्य्छ पुत्र बड़े दर्ष के साथ अपने छोटे भरदयों को बलात्‌ पकड़- 
पकड़कर सरय नदी में कक देता था और (उन्हें इबते देख) बहुत हार्पत होता था । 
ऐमे दुष्ट असमजस के अंगुमान्‌ नामक एक तेजस्त्री पुत्र उत्यन्न हुआ । असमंजस को आअते- 
दुप्ट जानकर राजा ने उस निर्वासित कर दिया और झारवत-बर्म-निप्ठा में तत्पर हो अदव- 
मेध-यज्ञ करने का यत्न करने लगे । 


मुनि के यों कहने पर श्रीराम ने कौशिक से कह्ा--हे मुनिनाव, मुझे अपने पूर्वजों 
के चरित सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है । कृपया विस्तार से कहे ।' 


तब विद्वामित्र कहने लगे--- हिमाचल और दविध्याचल के मध्य की भूमि में सगर ने 
अपना अश्वमेध-यज्ञ प्रारभ किया । यज्ञाशव की रक्षा करने के लिए अंशुमान्‌ नियुक्त 
किया गया । उस समय इन्द्र राक्षस का वेश धरकर अह्व को चुरा ले गया और पाताल- 
लोक में प्रवेश करके वहाँ तपस्या में लीन कपिल मूनि के निकट यज्ञाइव को बॉबकर स्वयं 
स्वर्गलोक को लौट आया । अछव का पता न लगने से क्रद्ठ होकर राजा (सगर) ने अपने 
पुत्रों को संबोधित करके कहा-- अश्व का कही पता नहीं है । कोई कुटिलात्मा उसे चुरा 


ने गया है । अतः तुम लोग तुरंत जाओ और जिस किसी के पास वह अड्व हो, उसका 
+ 


३2 रंगनाशथ एयायमओ 


वध करके अद्व को ज्ीत्र ले आओ । साठ हजार सगरः-पुत्र अपने भुज-बल का प्रदर्शन 
करते हुए, निकल पड़े । उन्होंने पहले स्वर्ग, फिर भूलोक मे अ च्छी तरह उस अश्व को 
ढूंढा । जब कही भी उसका पता न चला तब वे पृथ्वी को टुकड़ें-टुकड़े करने लगें । 'हममे 
से प्रत्येक एक योजन पृथ्वी को खोद डालेंगे--ऐसा निश्चय करके वे प्रात्य दिशा से 
प्रस्भ करके, वड़ी-बड़ी कुदालों और शूलो से पृथ्वी को रसातल तक खोदने लगे । इस 
प्रक्रिया मे सामने आनेवाले पातालवासी तथा अन्य प्राणियो के समूहों का सहार भी वें 
करते जाते थे । 

“इस प्रकार उन अतुल बलशाली राजकुमारो ने साठ हजार योजन भूमि सहज ही 
खोद डाली । इस प्रकार असख्य प्राणियों से युक्त जबूद्वीप को सतत खोदते हुए, उपद्रव 
करनेवाले सगरजुत्रों को देखकर अमर, गधर्त तथा सिद्ध घबरा उठे और ब्रह्मा के पास 
जाकर भक्त से प्रणाम करके बोले--'हे जलजसभव, वन, पर्वत तथा द्वीपों से युक्त इस 
पृथ्वी को सगर-पुत्र खोद रहे हे । जो कोई भी उनकी दृष्टि. मे पड़ जाता है, उसे 'इसीने 
यज्ञ में बाधा डाली है, यही अश्वहर है, ऐसा कहते हुए व्यर्थ ही उसका वध कर डालते हैं । 
इस प्रकार उन्होंने कितने ही शक्ति-सपन्न जलचरों का संहार कर डाला । आप क्ृपय। 
इसकी निवारण का कोई उपाय कीजिए । 

#तब ब्रह्मा ने उनसे कहा--अव्यय दासम्ोदर (विष्णु) कपिल मुनि के रूप में तप कर, 
रहे हे । उस मुनि की क्रोधारित में वें सब भस्म हो जायेगे ।' 

“समर-्पुत्रों ने वत्ञ के समान भयंकर गर्जन करते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से 
खोद डाला, किन्तु उन्हें कही भी घोड़े का पता न चला । तब वें अपने पिता के पास 
लौट आये और बोले--हे देव, हमने समस्त पृथ्वी छाव डाली, किन्तु कही भी हमें अदव 
के चोर का पता नहीं चला । अब जैसी आपकी आज्ञा हो ।' 

भतब राजा ने अत्यन्त क्रोध से अपने पुत्रों से कहा--तुम लोग समस्त विश्व में 
व्याप्त होकर घोड़े की खोज करो । विना अहव के तुम लोग यहाँ मत आना ।' 


“संगर-्पुत्रों ने पिता की आज्ञा शिरोधारण करके बड़ी भयंकर गति से रसातल में 
प्रवेश किया । वहाँ वे पूर्व से लेकर दक्षिण की तरफ खोदने लगे । पूर्व दिशा-भर में खोजने 
पर उन्हें कहीं भी घोड़ा दिखाई नही पड़ा । उन्होंने वहाँ पर एक श्रेष्ठ गजेन्द्र को देखा, 
जो चारों ओर से प्ृथ्वी-तल को इस प्रकार सँभाले हुए था, जैसे विष्णु ने अपनी सुन्दर 
भुजाओं से पृथ्वी को ऊपर उठाया था । सगर के पुत्रों ने उस गजराज को देखकर उसकी 
पूजा की और विना विलंब किये आग्नेय दिश्ा में चल पड़े । वहाँ खोजने पर भी उन्हें 
उस अदव का पता नहीं लगा । वहाँ निरंतर बहनेवाले मदजल की सूर्गंधि से आक्ृंष्ट, 
भ्रमरों से युक्त 'पुण्डरीक' तामक गज को देखकर उसकी पूजा तथा स्तुति की और दक्षिण 
दिल्या में चल पड़े । वहाँ भी उन्हें अदबव का कोई समाचार नहीं मिला । किन्तु वहाँ 
उन्होंने वामन” नामक श्रेष्ठ गज को देखकर उसकी अर्चना की और नऋती दिशा में खोज 
करने लगे । वहाँ भी अद्व का पता नहीं लगा । वहाँ उन्होंने कुमृद-समान कोमल तथा 
कुमुद-पुष्प॑ के वर्णवालें कुमृद! नामक कुंजर को देखा । उन्होने उसको प्रणाम करके परिचम 


बा/लकराड ड् 


की ओर प्रस्थान किया । वहाँ खोजने पर भी अश्व नहीं मिला । पर वहाँ उन्होंने अंजन- 
पर्वत के समान, मदजल से युक्त अजन नामक हाथी को देखकर उसकी वंदना की । 
वे वहाँ से वायब्य दिशा में निकल पड़े, पर बहुत समय तक खोजने पर भी 
अइव का पता नहीं लगा सके । वहाँ नमृचि' नामक राक्षस का सहार करनेवाले हाथी के 
समान दाँत रखते हुए भी पुष्पदन्त' नाम से अभिहित गज को देखकर बड़ी भक्ति से 
उसको प्रणाम किया और वहाँ से कुबेर की दिल्या (उत्तर) में खोजने निकले । वहाँ भी 
उन्हें अश्व नहीं दीख पड़ा । वहाँ उन्होंने समस्त गज-लोक के चक्रवर्त्ती के समान विराज- 
मान सार्वेभौम' नामक गजेनद्ध को देखा और बड़ी भक्ति से उसको प्रणाम किया । वहाँ से 
ऐशानी दिशा में चले । उस समय उन्होंने निकट ही नेत्र बंद किये हुए एकांत तपोनिष्ठा 
में लीन हवनाग्नि के समान ( पवित्र ) अनघात्मा महामुनति कपिल को और उनके पास 
ही अश्व को (बाँवा हुआ) देखा । सगर-पुत्र उन्हें कष्ट देने लगे | जब मुनि ने 


हक. 


क्रोध में आकर उनकी ओर दृष्टि डाली, तव वे साठ हजार सगरमुत्र वहीं भस्मीभूत 
हो गये । 

“अदव के लाने में विलंब होते देखकर सगर- बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने 
पोते अंशुमान्‌ को भेजा । अंशुभान्‌ भी उसी मार्ग से गया और पूर्व दिशा में रहनेवाले 
(विरूपाक्ष। नामक हाथी को देखकर उसकी परिक्रमा की और उससे विनयपूर्वक पूछा-- 
है गजराज, क्या आप बता करते हे कि मेरे चाचा किस दिशा में गये है, कहाँ है और 
अइव का चोर कहाँ छिपा हैं ?' 

तब उस गजराज ने अशुमान्‌ को बड़े स्तेह के साथ देखते हुए कहा--हे राज- 
कुमार, तुम किसी स्थान में अवश्य अश्व को देख सकोगे ।' वहाँ से चलकर प्रत्येक दिग्गज 
से इसी प्रकार प्रश्न करते हुए और इसी प्रकार का उत्तर प्राप्त करते हुए अत में उसने 
कपिल मुनि के निकट यज्ञाश्व को देखा | वहाँ सगर-्पुत्रों के घरीरों की भस्म-राशियों को 
देखकर वह झोक-संतप्त हो गया । उसने अपने पितरों की तिलोदक-क्रिया करने के विचार 
से जल की खोज की, पर वहाँ जल कही भी नहीं मिला । 


२७. गंगावतरण की कथा ह 

#उस राजकुमार पर दया करके उस समय वहाँ गरुड़ जाये और राजकुमार से कहने 
लगे-हे पुत्र, कपिल को क्रोधित करके उनकी क्रीधाम्ति से सभी सग्र-पुत्र भस्म हो गये हे । 
इस तरह शोक-संतप्त क्‍यों होते हो ” यह शोक करने का समय नहीं है । एक बात सुनो । 
सरसिजासन ( ब्रह्मा ) के लिए वंद्य, अरविद-चरणवाले, अरविददल-नेत्रवाले, आदि- 
पुरुष (विष्णु) ने दानव-राजा बलि को बाँवते समग्र, त्रिविक्रम का रूप धारण करके, 
अपनी अगणित शक्ति से दो पादों में ही समस्त पृथ्वी को समेंट लिया था और जलजात, 
जलचर, तथा झंख-चक्र के लिए परिचित तीसरा चरण ब्रह्मलोक तक फेलाया था । तब 
बहा शीघत्र वहाँ आये और बड़ी भक्ति के साथ अपने कमंडल के जल से उनके चरण- 
कमल धोये । वह' जल स्वर्गलोक में मंदाकिनी के नाम से बह रहा है । तुम बड़ी भक्ति 
के साथ ब्रह्मा की कृपा पाने के लिए तपस्या करो और स्वर्गंलोक की डस गंगा को इस 


है 


इ्द रंग्नशथ रायायण 


कक] 


पथ्वी पर ले आओ | उस पवित्र जल से इन भस्म-राश्षियों को सींचने से ही सग्र-पुत्रों 
को स्वर्गलोक का सख प्राप्त होगा । इसलिए तुम पहले इस अद्व को लेकर जाओ । 

“अंशनान अदइव को अपने राथ लेकर गया और अपने दादा को सारी कथा कह 
सनाई । सगर अत्वंत दःखी हुए । उन्होंने पृण्य-यज्ञ समाप्त किया ओर उसके पश्चात 
मंदाकिनी को पथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तीस हजार वर्ष तक सतत तप करते रहे और 
(बिना सिद्धि प्राप्त किये ही) स्वर्ग सिधारे | उस राजा का पोता अशुमान्‌ भी मंदाकिनी 
को पथ्व! पर लाने का दुढ़ संकल्प करके लगातार तीस हजार दर्ष तक तपस्या करने 
के बाद स्वर्ग-लोक को प्राप्त हुआ । उसका पुत्र राजा दिंलाप भी मंदाकिनी को पृथ्वी 
पर लाने के उद्देश्य से तीस हजार साल तक तपस्या करता रहा ओर अंत में वह भी 
रोग-पीडित होकर दिवंगत हुआ । उसके पूत्र पृण्यवान्‌ भग।रथ न अपना राज्य अपने मंत्रियों के 
हाथों में सौंपकर, धर्मात्मा तथा सदगुण-पंपन्न पुत्रों की प्राप्ति तथा पृथ्वी के समस्त 
पापों को दूर करने को इच्छा से आकाश्-गंगा को पृथ्वी पर ले आने का दृड़ संकल्प कर 
लिया । उन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ गोकर्णाश्रम में दस हजार वर्ष तक अनुपम रीति से 
तपस्या को । उनको तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उन्हें दर्शत देकर कहा कि तुम कोई 
वर माँगो । 

“तब भगारथ ने हाथ जोड़कर कहा--हे भारती-ब्ल्लभ, हें लोक-स्रप्टा, हे सृर्यलोक- 
रक्षक, हें सत्यसंपन्न, हे विध.,ता, हमारे पूर्वज अपनी उद्ृण्डता के कारण कपिल की क्रोध!गिनि 
में भस्मीभत होकर सौ सहस्त वर्षों से परलोक-गति से वंचित हो भस्म के रूप में पड़े 

ए हैँ। उस भस्म को मंदाकिनी के पवित्र जल से सींचे विना उन्हें मक्ति नहीं मिल सकती ।' 


#इपत पर ब्रह्मा ने कहा--परमशिव के अतिरिक्त अन्य कोई उस गंगा को धारण 
नहीं कर सकेंगे । इपलिए, तुम निष्ठा के साथ शिव की तपस्या करो कि वे गंगा को 
घारण करें । इतना कहकर ब्रह्मा ने भगीौरथ को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र-प्राप्ति का 
वर दिया और ब्रह्मलोंक को चले गये । 

“उसके पदचात्‌ भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर शिवजी के प्रति घोर तपस्या 
की । उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर शिवजों ने उन्हें दर्शन देकर कहा-- तुम गंगा को ले 
जाओ, में उसे अपने सिर पर धारण करूँगा । तब भगीरथ ने गंगा की प्रार्थना की । 
गंगा गगन-मंडल तथा नक्षत्र-मंडल को भेदकर समस्त लोकों- को अपने गुरु गर्जन से 
. गुँजाती हुई, सारे जगत्‌ को भयभीत करती हुई, यों प्रवाहित होने लगी, मानों वह कुल- 
_ पव॑तों से युक्त पृथ्वी के साथ महादेव को भी पाताल तक बहा ले जाना चाहती हो । 
शिवजी ने उसका गवें-भंग करने के लिए अपने जटा-जूट को ऐसा बढ़ाया कि गंगा उसमे 
.. उलभकर बाहर निकलने में असमर्थ हो गई । 


....... भ्तब भगीरथ आइचयें करने लगे, उतनी विशाल जल-धारा कहाँ छिप गई होगी! 
.. उन्हें भय होने लगा । इसलिए, वे फिर शिवजी के प्रति उग्र तपस्या करने लगे | भगीरथ 
५. के तप, से .संतुषठ होकर (शिव ने) अपने जटा-जूट में बँधी हुई गंगा से कहा--अब तुम 


हा सें 
हे भूल भलोक में चली जाओ 





बालकाड ड्छ 


“तब गंगा उनके जटा-जूट के दक्षिण भाग से बाहर निकली । उस मदाकिनी की 
धारा में मुकुलित कमल ऐपी शोभा दे रहे थे, मानों वह (मदाकिनी) पाताल की ओर 
देवकर अपनी दिव्य-दृष्टि से वहाँ के कपिल मुनि को पहचानकर, उनकी महिमा पर 
आइचय करती हुई हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करती हो कि (हे मुनि) आपको जिन भयकर 
व्यक्तियों ने दु:ख दिया था, उन्हें सुगति प्रदान करने के लिए में आ रही हूँ, आप क्रोध 
न करे । उस घारा में भँवर ऐसे पड़ रहे थे, मानो उस मृत्रि के क्रोध की कल्पना करके 
मदाकिनी भश्र से व्याकुल हो रही हो । धारा के बीच कमल-पुप्पो के भीग जाने से उनमें 
बेठे न रह सकने के कारण भ्रनर आकाश मे व्याप्त हो, इस प्रकार गृजार कर रहे थे, 
मानो सगर-्पुत्रों के पाप, वेग से आनेवाली मदाकिनी की धारा को देखकर इधर-उधर 
भागते हुए जिवजी से विनती कर रहे हो कि (हे शिवजी) गगा हम पर आक्रमण करने 
के लिए आ रही हैं, हम अब भागकर कहाँ जाये ? हन आकाज्-पथ में ऐसे मँँडरा रहे थे 
मानो शिव के जटा-जूट से पृथ्वी पर उतरनेवाली गंगा को धूप से बचाना चाहते हो। 
उस नदी की सुदर तथा उत्तुग लहरे ऐसी झ्ोभा दे रही थी, मानों वे सगरः-पृत्रों 
के पाप-पमूह को मिटानेवाले उस (नदी कं) हाथ हो । धारा इतने अधिक फेन से 
व्याप्त थी, मात्रों भगीरथ को अनुपम कीत्ति समस्त ससार में व्याप्त होने के लिए एकत्र 
हो रही हो । उस नई! का अवुल घोष क्रमश बढ़ता हुआ सारे ब्रह्म.ण्ड तथा आकाज्ञ में 
व्याप्त हो गया । इत प्रकार वह जित्र के जटा-जुठ से विदु-सरोवर में यह कहती हुई 
उतरी कि में इत्त सवार के पावियों को पुष्प प्रदान करने के लिए आ रही हूं । ब्रह्मा 
आदि देवता उसकी स्तृति करने लगे । सुर तथा खेचर बड़े उत्साह से यह दृश्य देंवने लगे । 
गरुडइ तथा गंवत उसकी प्रशसा करने लगे । 

“मरदाकिनों की धारा की सात शाखाएँ हुई । पावनी, हक्लादिनी, और नलिनी नामक तीन 
शाखाएँ पूरव की ओर गई । सीता, सुचक्ष तथा सिंधु नामक तीन शाखाएँ पश्चिम को 
की ओर गईं । एक शाखा राजा भगीरथ के पीछे भूलोक की ओर चली । वह श्रेष्ठ 
तथा विशाल जल-धारा आकाजञ-पार्ग में शरत्काल के बादल के समान झोभित हो रहीथी । 
वह जल-धारा, पृथ्वी की तरफ इस प्रकार उतर रही थी, मानों स्वर्गाकाक्षी भूलोक- 
निवासियों के लिए सीढी लगी हो । उसकी तरंगो की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश को गूँजा 
देती थी। उस धारा में ऐसे भमँवर पड़ रहे थे, मानो वह यह बताना चाहती हो कि में 
(पृथ्वी) के समस्त पापों को उसी तरह नचा दूंगी (ध्वस कर दूंगी) । 

“यृथ्वी पर उसके उतरते समय जल की बूँदें आकाश की तरफ ऐसे उछल रही थी, 
मानों वे नक्षत्रों से मित्रता करना चाहती हो । उसका स्वच्छ फेन-समूह ऐसा सुशोभित 
हो रहा था, मानों वह नदी (बड़े हुए से) हँसती हुई यह कह रही हो कि मे धर्मात्माओं 
की पवित्र कीत्तियों के लिए योग्य स्थान हें । उस धारा में क्रीड़ा करनेवाली 
मछलियाँ ऐसी दीख रही थी, मानों नदी कह रही हो कि में अपने असंख्य नेत्रों से पृथ्वी 
की श्रेष्ठता देखूँगी । इस प्रकार भिन्न-भिन्न जलचरों से युक्त हो, वह नदी पृथ्वी पर 
उतर आई । 


रद रंग्नश्थ एयायए 


धतब सौ-सौ सूर्यों की कान्ति के समान प्रकाशित होनेवाले, बहु-र्न-खचित आभूषणों 
की कान्ति से सारे आकाश को दीप्तिमान्‌ करते हुए, गज तथा विमानों में आरूढ होकर 
अमर, गवर््र तथा सिद्ध बडे कौतुक से इस दृश्य को देखने आये । उस प्रवाह की चंचल 
गति को देखकर महानागों ने भी उसके सामने घुटने टेक । देवताओं ने जप आदि करके 
उस नदी में स्नान किया और बहुत ही प्रसन्न हुए । अप्सराओ ने नृत्य किया, देवों तथा 
मुनियों ने बड़े हुं से उस नदी की पूजा पुष्पो से की । उस पुण्य-नदी की धारा में 
अमित पापी तथा शाप-पीड़ित जन स्नान करके स्वर्ग जाने लगे । देवता, अप्सराएँ, मंधवं, 
दनुज, पन्नग, यक्ष, किन्नर आदि बड़े उत्साह से भगीरथ के रथ के पीछे-पीछे चले । 


“तब वह गंगा बड़े-बडे पर्वतो को भेदती हुई भगीरथ के पीछे-पीछे जाने लगी । 
उसी मार्ग में जज्न नामक ऋषि की यज्ञ-भूमि थी । गंगा ने अपने अतुल प्रवाह से उस 
आश्रम-भूमि को घेर लिया । यज्ञोपकरण सभी गंगा के प्रवाह में बह गये । यज्ञ में विघ्न 
उड़ा हुआ दंख, जहक्न क्रद्ध हुए और उद्धत गति से आनेवाली उस गंगा का सारा जल 
वी गये । तब देवता तथा मुनियों ने भगीरथ से कहा--हे राजन, यह मुनि क्रोध में 
आकर गंगा को पी गये है । आप उनसे अपना क्रोध त्यागने तथा गगा को मुक्त करते 
की प्रार्थना कीजिए । मुनि प्रसन्न होकर आपकी प्रार्थता स्वीकार करेंगे ।!' तब भगीरथ 
बड़ी भक्ति तथा विनय के साथ हाथ जोडकर उस मुनि से प्रार्थना करने लगे । 

हे मृनिचन्द्र, हे विमलात्मा, में इस श्रेष्ठ गंगा को घोर तपस्या के उपरान्त पृथ्वी 
प्र ला सका हूँ । कितु, यहाँ आने के बाद मै उसे खो बैठा । हे धन्यचरित, हे संयमीन्द्र, 
आप कृपाकर उसे मुक्त कर दें ।” (राजा की बात सुनकर मुनिवर के मन में दया उत्पन्न 
हुई) वे बोले--हे भगीरथ, गंगानदी को इस प्रकार पृथ्वी पर ले आने में आपकी तपस्या 
आपक महत्त्व तथा आपको कीत्ति का वर्णन में कंसे. करूँ ? अब मै गगा को मुक्त कर दंगा । 
इस संसार में आपके यञश्ञ की व्याप्ति होगी ।' 

इस प्रकार कहकर, गंगा को मूह से छोड़कर उसे जूठान “करने की इच्छा से 
उन्होंने अपने कान के मार्ग से उसे बाहर छोड़ दिया । पूर्व की तरह गगा प्रवाहित 
होने लगी । तभी उसका नाम जाह्नवी पड़ गया । 

“जिस प्रकार पूर्वक्ृत पुण्य जीवन के विध्तों को दूर करता हुआ आता है, उसी 
प्रकार जाह्नवी राजा के पीछे चली और समुद्र में प्रवेश करके रसातल में पहुँच गई । 
वहाँ सगर-पुत्रों की भस्म-राशियों को अपने पृण्य-सलिल से सीचा। तब कमलासन (त्रह्मा] 
बड़ें हए५ष से भगीरथ से कहा--हे राजनू, जबतक समुद्र में जल रहेंगा तेबतक ये 
सगर-पुत्र॒ दिव्य चंदन, वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो स्वर्ग-लोक में दिव्य भोगों का अनभव 
करेंगे । हे अनघ, आज से यह नदी भागीरथी, त्रिपथगा तथा जाह्नवी के नामों: से समस्त 
लोकों में विख्यात होगी । तुम्हारे पूर्वज सगर, अंशमान्‌ तथा दिलीप ने जो संकल्प किया था 
वें ,उसे सिद्ध नहीं कर सके | तुम बड़े प्रयत्न के उपरान्त गंगा को इस पथ्वी पर ले 
जाये ही, (अतएवं) तुम गंगाजल के निर्मेल तथा कमनीय पद को प्राप्त करके चिर,कीत्ति 


वान्‌ होकर निवास करो । काकुत्स्थ-वंश की प्रतिष्ठा तथा गौरव के आधारबन्स्थरूप : पुथों 


बा/लकीडि ३९ 
को प्राप्त करो | तुम सुंदर धर्मों के आधार हो गये। अब तुम इस पुण्य-सलिल में विधिवत्‌ 
पृण्य-स्तावन करके उसका फल प्राप्त करो । यों कहकर कमलगंभव (त्रह्मा) अपने 
लोक को चले गये । 

“उसके पहचात्‌ भगीरथ ने गंगा में स्नान करके बडी निष्ठा के साथ साठ हजार 
सगर-्पुत्रों की तिलोदक-क्रिया की । उस पुण्य-क्रिया के फलस्वरूप सगर-पत्रों ने अमरत्व 
प्राप्त किया और भगीरथ को आश्ञीर्वाद देकर स्वर्गलोक सिधारे । पृण्यवान्‌ भगीरथ अयोध्या 
लौटकर सुख से राज्य करने लगे । 

“पापों का नाश करनेवाला यह उपाख्यात जो कोई भक्ति से पढेगा या सुनेगा, वह अनंत्त 
पुण्य प्राप्त करता हुआ धन-घान्‍्य तथा यश से समृद्ध हों चिरजीवी होगा। उसपर सभी देवता 
प्रसन्न होगे; उसके सभी कार्य सिद्ध होगे; उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरो को 
सद॒गति मिलेगी ।” 

इस प्रकार राघव ने गंगावतरण की कथा कौशिक से सुनकर उनकी प्रशंसा 
करते हुए कहा--हे मुनीन्द्र. मे आपसे पृथ्वी पर गगावतरण की कथा बड़े आइचर्य के साथ 
सुन प्रसन्न हुआ ।' 


(उन्होंने) वह रात्रि वही विताई और प्रात.काल ही उस प्रसिद्ध नदी में स्नान 
करके संध्या आदि कार्यो से निवृत्त होकर जाह्नवी नदी को पार किया । नदी के उत्तर 
तट पर निवास करनेवाले मुनियों की बड़ी भक्ति के साथः पूजा की और उस स्थान को 
छोड़कर आगे चले । 

थोड़ी दूर जाने पर उन्हें विशाला' नामक सुदर नगर दिखाई पड़ा । तब राम ने 
गाधेय को संबोधित करके पूछा--हे मुनि, इस नगर का नाम क्‍या है ? किस वंश का 
राजा यहाँ राज्य करता है ? आप क्ृपाकर बतलाइए ।' 


२८. अमृत-मंथन की कथा 


तब कौशिक ने राघव से कहा--मेने बहुत पहले यह कथा इन्द्र से सुनी थी । 
प्राचीन काल में दिति के अत्यन्त बलवानू तथा पराक्रमी पूृत्र तथा अदिति के बड़े धर्मात्मा 
पुत्र उत्पन्न हुए । उन्होंने सोचा कि क्षीरसागर को पहले रस तथा औषधियों से भरकर 
उसका मंथन करें और उस जलराशि से उत्पन्न होनेवाली श्रेष्ठ तथा कान्तियुक्त वस्तुओं को 
बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करें। (इस प्रकार सोचकर) वे मंदर-पर्वेत को मथनी और 
वासुकी को रस्सी बनाकर मथन करने लगे ।+ उस समय समुद्र में से समस्त लोकों को, 
मनन्‍्मथ-समुद्र में डुबोने की क्षमता रखनेवाला सौदर्य, क्वणित होनेवाली करधनी से यृक्‍त 
गुद नितम्ब, क्षीण कटि, सुन्दर कुच, कोमल भ्रू-लता-रूपी कोदण्डवाले कामदेव के बाणों के 
समान (तीक्षण) कठाक्ष, भव्य भुज-लता-विक्षेप, अमर नव-बौवन तथा कमनीयता से 
सुशोभित साठ हजार अप्सराएँ तथा उन सुन्दरियों के योग्य हाव-भावों से युक्त परिचारिकाएँ 
उत्पन्न हुई । उन अप्सराब्युवतियों को देवता तथा दैत्यों ने क्रशः: ले लिया । उसके 
परचात्‌ भी समुद्र-मथन चलता रहा । तब वरुण की पुत्री वारुणी का जन्म हुआ । दिति के 
पुत्रों ने उसका वरण करना स्वीकार नहीं किया । इसलिए वे असुर कहलाये । अदिति 


900 रंगनाथ एयायण 


क पत्रों ने उसे स्वीकार कर लिया । इसलिए, वे सुर के नाम से विख्यात हुए । उसके 
पदचान उच्चै:श्रवा नामक अदव, इवेत गज (ऐरावत) तथा कंस्तुभ-मणि का जन्म हुआ । 
कौस्तृक्ष-मणि के बाद अमत उत्पन्न हुआ । अमृत के बाद सुथा-कमण्डल को लिये धन्वर्न्तार 
का जन्म हआ । फिर विब उत्पन्न हआ । जब वह (विप) अत्यन्त भयकर अग्नि के 
समान व्याप्त होने लगा, तब शिव ने उसका पान किया । इसके उपरान्त अमृत के लिए 
सर और असर परस्पर यद्ध करने लगे । उस समय उन सुरासुरों को देखकर सुरा पर 
कृपा करने हुए, विष्णु एक सुन्दरी का रूप धारण कर आये और अमृत का वितरण करने 
लगे । उस समय राह तथा केतु नामक राक्षस (विप्णु के मन की बात जानकर) सूरो 
की पक्ति में आकर बैठ गये और अमृत के लिए हाथ फैलाया । उनके शरीर की काच्ति 
देखे विना ही उस सन्दरी ने अमृत दे दिया । रवि तथा शशि नें बड़ी घबराहट के साथ 
इसे देखा और मुन्दरी को आँख के संकेत से यह बताया। तब विष्णु ने क्रद्स्‍ होकर अपना 
चक्र उन (राक्षसों) पर चलाकर उनके सिर काट डाले । उन्होने उन राक्षसों के झिरों को 
ग्रहों के रूप में आकाश में प्रतिप्ठित किया । अमृत-पान करे से वें मृत्यु को श्राप्त हुए 
बिता रहने लगे । उसी दिन से वे (राक्षस ) पुण्य के दिनो में सूर्य और चन्द्र को 
पीड़ा पहुँचाते आ रहे हैं । 

“मुन्दरी ने असूरों की आँख बचाकर सुरो को ही अमृत दिया और युद्ध मे उनको 
विजय भी प्रदान की । इन्द्र ने सभी दैत्यों का नाश किया और तीनो लोको का अधिपति 
बनकर राज्य करते लगा । 

“अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से दुःखी होकर दिति ने बड़ी दीनता से अपने पति कश्यप 
से कहा--हे महात्मा, आप मुझे एक ऐसा पूत्र प्रदान कीजिए, जो इन्द्र को भी मारने 
की शक्ति तथा पराक्रम रखता हो । उसकी प्रार्थवा स्वीकार करके कश्यप ने कहा--हे 
भद्रे, यदि तुम एक हजार साल तक शुद्धात्मा तथा पवित्र रह सकोगी, तो तुम्हे तीनो लोकों को 
जोतनेवाला तथा इन्द्र का अन्त करतेवाला पूत्र मुझसे प्राप्त होगा । यो कहकर उन्होने 
अपने कर-कमल से दिति के शरीर का मृदु गति से परिमार्जज कर दिया । उसके पश्चात्‌ 
वे तप करने चले गये । 

“उनके चले जाने के बाद दिति कुशप्लव' (नामक स्थान में) उग्र तपस्या करने 
चली गई । यह वृत्तान्त जानकर इन्द्र माता दिति के पास शिष्य के रूप में पहुँच गया 
और बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा-अर्चना करते के लिए आवश्यक कुश, समिधा, 
फल, कंद-मूल, जल आदि बस्तुएँ जूटाते हुए सतत उनकी सेवा-परिचर्या करता रहा । दिति 
जब जो वस्तु चाहती, वह्‌ उसके सकेत-मात्र से ही वह वस्तु वहाँ प्रस्तुत कर देता था । इस 
प्रकार नौ सौ निन्‍यानवे वर्ष बीत गये । 

/एक दिन दिति अपने मन को बात छिपा नहीं सकी । उन्होंने इन्द्र से कहा--- 
है इन्द्र, मेने तुम्हारे पिता से एक पुत्र की प्रार्थना की थी । एक हजार वर्ष के उपरान्त 
मुझे एक पूत्र होगा, ऐसा वर उन्होने मुझे प्रदान किया है । आज से दस वर्ष के पश्चात 
तुम्हारे भाई का जन्म होगा । तुम और वह दोनों तीनो लोकों का राज्य करोगे और 
यक्षस्वी बनोंगे । 


कांलठकाोड 8९ 
उस दिन मध्याह्न के समय दिति थकावट के कारण, अपने कंश बिखेरकर (खाट 
पर) पायताने की तरफ सिर रखकर सो गई । उन्हें इस प्रकार देखकर इन्द्र बहुत प्रसन्न 
हुआ और सोचा कि यही मेरे लिए अच्छा अवसर हैं । उसने अपनी योग-शक्ति से दिति के 
गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्ञायुध से अपने शत्रु-शिशु के खण्ड-खण्ड करने लगा । 
शिक्षु का रुदन सुनकर दिति जाग पड़ी । तब इच्ध धीरे-बीरे कहने लगा--मा रुद: मा 
रुद: (मत रोओ, मत रोओ) । दिति चिल्लाने लगी--जित्रु का वध मत करो ।” दिति का 
क्रदन सुनकर इन्द्र गर्भ से बाहर आ गया और हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ 
दिति से कहा--माता, आप मुक्तकंशी होकर पायताने की ओर सिर किये सो रही थीं । 
इससे आपकी पवित्रता मे भग पड़ गया । इसलिए मेने अपने कार्य की सिद्धि के लिए 
आपके गर्भ में प्रवेश करने का साहस किया और मेरा नाश करने के लिए उत्पन्न होने- 
वाले गर्भस्थ शिशु के सात खण्ड कर दिये । नन्‍्हा जिशु मेरा झत्र था, इसलिए मैने उसका 
वध किया । हें माता, धर्म का विचार करके आप (मुझे) क्षमा कीजिए । इस प्रकार 
इन्द्र दुःख प्रकट करने लगा । 


“इन्द्र को दुःखी देखकर दिति ने कहा--हे स्वर्ग के स्वामी, इसमें तुम्हारा कोई 
दोष नहीं है । सारा दोष मेरा ही है । ये सातों खण्ड मरुत नाम से तेजस्वी बनकर 
उत्पन्न होंगे । तुम उन्हें इच्छानुसार सारे संसार में विचरण करने देना । तुम मेरे इन 
सातों पुत्रों को सप्त मारुतों के गण-तायक बनाना । यही तुमसे मेरी विनती है ।' 


-्अ 


“इन्द्र उनकी प्रार्थना स्वीकार करके इच्धलोक को चला गया । वे सातों शिक्षु क्रमशः 
इन्द्र की मित्रता प्राप्त करके मरुदगण तथा देवता बन गये । इसी पृण्य-अरदेश में देवेन्द्र ने 
दिति की परिचर्या की थी । वहीं पर इक्ष्वाकु नामक राजा ने अपनी रानी अलंबुषा से 
“विशाल” नामक पुत्र उत्पन्न किया था । उस विशाल ने यहाँ विशाला' नामक नगर का 
निर्माण किया । उस विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। उसने सुचन्द्र को, सुचच्ध ने 
धूम्राइव को, धूम्राश्व ने संजय को, सूंजय ने कुशाइव को, उसने सोमदत्त को, सोमदत्त ने 
ककुत्स्थ को और ककुत्स्थ ने सुमति को जन्म दिया । वह सुमति अभी इस नगर में रहते 
हुए अत्यन्त धर्म-बुद्ध होकर राज्य कर रहा है । हें अनघ, धर्म तथा वेभवसंपन्न ये राजा 
संसार में वैज्ञालिक' के नाम से विख्यात हे । हम यहाँ आज की रात्रि बितायें और 
प्रातःणाल होते ही राजा को देखने चलेंगे । 

वहाँ का राजा सुमति विश्वामित्र के आगमन का समाचार जानकर अत्यन्त प्रसच्च हुआ । 
वह॒ अपने पुरोहित तथा बंधु-जनों के साथ नगर के बाहर आया और विधिवत्‌ संयमीशन्‍्द्र 
विश्वामित्र की पूजा करके उनसे हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कहा--हे मुनीन्द, में आज 
इस पृथ्वी पर धन्य हुआ । मेरा जन्म सार्थक हुआ | 

परस्पर कुशल-प्रश्नों के पश्चात्‌ सुमति ने विद्वामित्र को संबोधित करके कहा-- 
हे मुनिनाथ, आपके साथ रहनेवाले असमान रूपवान्‌, विद्यालबाहु, दिव्य-पराक्रमी, गज की 
गतिवाले, सिह-सम शक्तिशाली, ललित तथा प्रफुल्ल अरविद-सम नेत्रवाले, धनुष तथा करवाल- 


धारी, आकाश जैसे रवि-शज्ि के संचार से अलंकृत होता है, वैसे ही आपके पदन्यास को 
६ 


श्र रंग्नाथ एरख्यश/यण 


_. & ० मेने हा 2 रखने ० ३ ९ 
अलंकृत करनेवाले, दर्शकों को दोनों ही सब प्रकार से समान दीखनेवाले ये कुमार कौन हें ! 


किसके पुत्र हैं ? क्ंपया बताइए । । 
तब विद्वामित्र ने उसे देखकर कहा-- हे राजकुल-चन्द्र, हे सदगुण-सागर, में ईनका 
वृत्तात्त तुम्हे सुनाता हूँ, तुम सुनो । सरयू नदी के किनारे कोशल-देश में अयोध्या नामक 
नगर है । उस नगर में अत्यन्त प्रीति से प्रजा का पालन करनेवाले राजा दशरथ राज्य 
क्रते हे । यह उनका श्रेष्ठ पुत्र राम है । यह उसका अनुज लक्ष्मण है। मेरी प्रार्थना 
प्र राजा ने यज्ञ-रक्षणार्थ इन दोनों को मेरे साथ भेजा है । मेरे साथ आकर (इन दोनों ने) 
मेरे यज्ञ की रक्षा की; युद्ध में बड़े पराक्रम के साथ सुबाहु का वध किया और 
मारीच को परास्त किया। उसके पश्चात्‌ मिथिला जाने के उद्देश्य से गगा पार करके यहाँ आये हे । 
ये राजचन्द्र सूर्य-वंश-तिलक हूँ । उनके सामर्थ्य की कथा आश्चर्य में डालनेवाली है ।” 
विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा सुमति आइचर्य-चकित हुआ । उसने उन राज- 
कुमारों का आदर-सत्कार किया । उन्होंने प्रेम से राजा का आतिथ्य ग्रहण किया । सबने 


रात्रि वही बिताई और प्रभात होने पर राजा ने उनको वहाँ से विदा किया । 


२९. गोतम के आश्रम का वृत्तान्त 

(वहाँ से चलकर) मार्ग मे चलते-चलते राघव ने गौतम के आश्रम को देखकर 
ग़ाधि-पुत्र को संबोधित करके कहा-- हे मुनीश्वर, ललित पल्‍लवों से युक्त, आम, कटहल, 
तारंगी, जंबीर, नारिकंल, देवदारु, बिजौरी, नीबू, बेल, सुपारी, केला, अशोक, लाख, दाड़िम, 
तेंदू, सेमल, चंदन, कर्पूर, मीठे आम, भिलावाँ, गुग्युल, आदि पेड़ों से सुशोभित, सिंधुवार, पुन्नाग, 
मौलसिरी, चमेली, कुंद, कर्पूर आदि पुष्पों की सुगंधि से परिपूर्ण, सबंत्र व्याप्त लौग तथा 
एला की लताओं से युक्त, सरोवरो से सुशोभित, रम्य पक्षियों के कल-कूजन से मुखरित 
यह आश्रम-भूमि आज निर्जन क्यों है ? इसके पहले कौन मुनि यहाँ तपस्या करते थे ? 
कृपया बतलाइए ।” 

तब मुत्रि ने कहा--'किसी समय गौतम मुनि अहल्या के साथ इस आश्रम में 
अत्यन्त निष्ठा से घोर तपस्या करते थे । यह देख इन्द्र ने उनकी तपस्या में बाधा डालनी 
चाही । एक दिन उसने मुर्गे के रूप में पर्णशाला के पास पहुँचकर बाँग दी। मुनि (प्रातः- 
काल हो गया समझकर) अनुष्ठान करने के लिए (नदी-तट पर) चले गये । तब इन्द्र 
गोतम का रूप धारण करके आया और अहल्या को देखकर कहा--अभी रात्रि बहुत 
बाकी है। हे सुन्दरी, यह तुम्हारा ऋतु-काल है । इस समय रति-क्रीड़ा करने की इच्छा 
से ही में आया हूँ ।' इस पर (सारी बातें जानकर ) अहल्या ने कहा--'में जानती हूँ कि 
तुम इन्द्र हो; अंदर चले आओ ।' यों कहती हुई वह इन्द्र को पर्णशाला में ले गई 
और उसके साथ रति-क्रीड़ा की । जब इन्द्र क्रिकक तथा भय से वहाँ से जाने लगा, तभी 
गौतम मुनि वहाँ पहुँच गये । (इन्द्र को देख ) उन्होंने शाप दिया--रे पापी, क्या यह 
तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा रूप धारण कर मेरी पत्नी से मिलो । इस पाप-कर्म 
के लिए तुम अंडकोश-रहित हो जाओ ।” गौतम का शाप अप्रतिहत होकर उसे लगा और 
तुरंत उसके अण्डकोश् भूमि पर गिर गये । 


बा्लकोड क्ष्रे 


“इसके पहचात्‌ गौतम ने अहल्या को देखकर कहा--हे नारी, तुम पाषाण होकर 
इस भूमि पर पड़ जाओ और प्रचण्ड धृप में लोटती रहो ।' तब अहन्या ने उनसे पूछा-- 
हैं देव, आपके ज्ञाप का अत कैसे होगा ?” तब गौतम ने कहा--वैकुंठवासी, अवाप्त- 
कामी, लोक-रक्षक और पुराण-पुरुष (विष्ण) राम के रूप में जन्म लेंगे । कौशिक के 
यज्ञ की रक्षा करने के बाद वे सूर्यवंशतिलक इसी मार्ग से आयेगे। यदि उनके चरणों का 
स्पश तुमसे होगा तो तुम श्ञाप-मुक्त हो जाओगी । यो कहकर वे शीताद्ि के लिए 
चल पड़े । वही मूनि-पत्नी यहाँ पाषाण के रूप में पड़ी हुई है । 

जब सुरराज (इन्द्र) ने अपनी दुर्गत का समाचार देवताओं से कहा, तब उन्होंने 
मेष (भेड़) का अंडकोश लाकर इन्द्र के शरीर में जोड़ दिया | इसी कारण से पुण्यवान्‌ 
लोग यज्ञ के समय मेषों का वध करते है । 

इस श्रकार मनि के श्याप से पीड़ित अहल्या इसी तपोवन में पड़ी हुई है । हे 
राम, हू पृण्यधाम, तुम उस अहल्या का दख-मोचन करो । 

यो कहकर विश्वामित्र (राम-लक्ष्मण के साथ) गौतम के आश्रम में आये । श्रीराम 
का चरण छूत हाँ, बादलों के हटने पर प्रकाशित होनेवाले चन्द्र के समान, घओाँ से मक्‍त 
होने पर हवन-कुंड की अग्नि-ज्वाला के समान, कलंक-रहित कमलिनी के समान, मलिनता 
से रहित स्वर्ण के समान, राम के चरण-कमलों के रज का स्पर्श होते ही पाप-मुक्त होकर 
उस स्त्री (अहल्या) ने शिला का रूप तजकर निज रूप प्राप्त कर लिया । वह पहले ही 
अपने पति से राम की महत्ता के विषय में सन चुकी थी, इसलिए उस गजगामिनी ने 
उस महापुरुष का आतिथ्य किया और कहा--आपके शुभागमन से में कृतार्थ हो गई । 
आपके चरण-कमलों ने मेरा उद्धार कर दिया । हे त्रिलोकीनाथ ! हे रघुनाथ ! आपका 
चरणोदक ही आकाझ-गंगा के रूप में धरती के समस्त पापों को दूर करने (पृथ्वी पर) 
आया हैँ । आपने अपने एक चरण से पृथ्वी को और दूसरे चरण से आकाश को नाप- 
कर बलि को दबाया था, सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर वेदों के शिरोभाग में विचरण 
करनेवाले आपके चरण यदि मुझे शाप-मुक्त कर दें, तो इसमें आइचरय ही क्‍या हैं ?' 
इस ग्रकार अहल्या ने राम की स्तुति की । इतने में गौतम मुनि भी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने रघु रामचन्द्र की पूजा की और पूर्व-जन्म की सुकृति-रूपी अहल्या को स्वीकार करके 
पूवंवत्‌ उसी आश्रम में रहने लगे । तब कुंभ-वृष्टि (घोर वृष्टि) हुई और देव लोग 
दुंदुभियाँ बजाने लगे । 


३०. मिथिला में आगमन 
वे पृष्यचरित वहाँ से चलकर जनक की राजधानी मिथिला नगर में पहुँचे, जो 
गगनचुंबी प्राकारों, सौध-समूहों, रत्न-खचित गृहों, रमणीय राजमार्गों, दु्गों, मनोहर उद्यानों, 
सुन्दर बनस्पतियों तथा समस्त शुभों से परिपूर्ण था । 
जनक की यज्ञ-भूमि में कलिंग, नैपाल, कर्णाटक, लाट, मालव, सौवीर, मगघ, 
पांचाल, कुरु, पाण्डय, बबेल, कुंतल, अवंती, मरु, तरुष्क, आभीर आदि देशों के राजा 
विराजमान थे, । वह यज्ञ-भूमि, यज्ञोपकरणों तथा उसके अनुरूप पशुओं, यूपकाष्ठ, दधि-क्षीर से 


2 रंगनाशथ ए्यायण 


भरे पूर्ण कुभों, समिधाओं से भरे सुदर स्थलो, पंक्तियों में सजे हुए दर्भासनो, उचित 
आसनो पर विराजमान तपोनिधि मुनियो, अत्यन्त रमणीय रत्न-पल्लव तोरणों, सामादि वेदों 
के घोषों, सतत यज्ञ के दर्शनार्थ आनेवाले तपस्वियों, आकाश तक व्याप्त होनेवाला हवन 
का धुआँ, देवताओं का आह्वान करनेवाली ध्वनियों, पूजाओं को ग्रहण करनेवाले पुण्य 
संबमी (मुनियों) तथा पूजाओ को प्राप्त करने में न थकनेवाले ब्राह्मणों से परिपूर्ण था । 

(गाधि-पुत्र को आया जानकर) जनक महाराज बडे उत्साह से उनके सम्मुख गये, 
मुनिनाथ को दंडवत्‌-प्रणाम किया और उन्हें ले जाकर उनकी उचित पूजा की और कुशल- 
प्रइनन पूछे । उसके पदचात्‌ वें उस मुनरीन्द्र की प्रशंसा करते हुए कहने लगे--आपके आगमन 
से में परम पवित्र हुआ । मेरा यज्ञ समृद्ध हुआ । इस प्रकार कहने के उपरान्त उस 
मुनीन्द्र के पीछे सुशोभित विशाल वक्षवाले, काकपक्षधारी, महाधनुर्धर, कोमल शरीरवाले, 
सुभग, यशस्वरी, भूमि पर अवतार लिये हुए देवताओं के समान दीखनेवाले दयालु, सतत 
प्रसन्नवदनवाले, भुवन-पावन चरित्रवाले, सूर्य तथा चन्द्र की-सी कान्ति से विलसित, आजानु- 
बाहु, अश्विनीकुमारों के समाव दीखनेवाले, अतुल पराक्रमी और कमल-लोचनवाले, राम 
तथा लक्ष्मण को देखकर जनक ने विदश्वामित्र से पूछा--हे महात्मा, ये, धरनुर्बाणधारी 
तथा चतुर बालक किनके पुत्र हे ? ये नव-पललव के सदृश अरुण तथा कोमल चरण-कमल 
यहाँ तक कैसे पैदल आये ? 

तब विद्वामित्र ने कहा--हे राजन्‌ू, ये अनघ महाराज दशरथ के पूत्र हैं । इन्होंने 
अपनी अमित शक्ति से मेरे यज्ञ को रक्षा की । कृपा करके अहल्या का उद्धार किया 
और आपके घर में रखे हुए शिव-धनु को देखने यहाँ आये हैँ । मुनीश्वर की इन बातों 
से प्रसन्न होकर जनक ने उन (राजकुमारों) का स्वागत-सत्कार किया । 

फिर गौतम मुनि के शिष्य शतानन्द ने कौशिक को सबोधित करके कहा-- हे 
महात्मा राघव को अपने साथ ले आकर आपने हम पर बड़ी कृपा कीं है। इस विश्वप्रभु 
को यहाँ तक ले आने का कार्य किसके लिए संभव था ? राघव के चरण-रज ने मेरी 
माता अहल्या के पापों का शमन कर दिया । गौतम मुनि के शाप से मुक्ति प्राप्त कर 
मेरी माता फिर मूनि से मिल गई हे । रामचंद्र के चरण की महिमा का वर्णन में किन 
शब्दों में करें ?” 


३१. विश्वामित्र की शक्ति का परिचय 


इसके पद्चात्‌ शतानंद ने राम की ओर देख कर कहा--हे रामचंद्र, सुनते है कि 
यह पुण्यात्मा कौशिक, इस पृथ्वी पर, आपके अभिभावंक है । अब आपको किस बात की 
कमी है ? विश्वामित्र की असमान क्षमता का वर्णन करना कठिन है | फिर भी आप 
सुर्ने । हे दशरथात्मज, कुश नामक मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे, कुश ने कुशनाभ को जन्म दिया । 
गाधि उस कुशनाभ के पुत्र थे | ऐसे पवित्र गाधि के ये (विद्वामित्र) पूत्र है | ये धर्म- 
निरत होकर, अमित पराक्रम के साथ पृथ्वी का शासन करते थे । एक दिन विनोदार्थ 
मृगया खेलने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ निकले । बहुत समय तक वन में मृगया 


खेलने के. पव्च्तू बहुत ही. थके-माँदे होकर वे वसिष्ठ के आश्रम्त 'में पहुँचे' | वसिष्ठ का' 


बालकाोड २ 


आश्रम नाना प्रकार की सुगंधित पुष्प-मंजरियों से तथा विविध प्रकार के फलों से लदे 
वृक्षों से भरा था । पक्षियों का कलरव तथा वेद-घोषों से सारा आश्रम गूँज रहा था । 
उसमें कई सरोवर तथा यज्ञ की वेदियाँ थी । भिन्न-भिन्न जाति के मृग अपने स्वभाव-सुलभ 
बेर को भूलकर वहाँ विचरण कर रहें थे । उनका आश्रम वायु, जल तथा (वक्षों से 
गिरे) पांडु-पत्रों पर जीवन व्यतीत करते हुए तप करनंवाले मुनियों, योगियों, पुगवों, पन्नगों, 
खेचरो, सिद्धो, सूपर्वों तथा किन्नरों से युक्त होकर ब्रह्मलोक के समान सुशोभित था । 
विद्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता तथा भक्ति से वसिष्ठ को प्रणाम किया । उन्होंने आजीर्वाद दिये 
और उचित आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और सुस्वादु फल, मूल आदि 
प्रस्तुत किये । 


“विद्वामित्र ने उन सबको ग्रहण करते हुए हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ 
पूछा-- है अनघात्मा ! लोकहितार्थ चलनेवाले आपके तप तथा हवन आदि अच्छी तरह 
हो रहे है न ? आप, आपके शिष्य और आश्रम के सभी व्यक्ति प्रसन्न तो हैं ?' 


तब वसिष्ठ ने कहा--हम सब प्रसन्न है । आप नीतिन्युक्त हो राज्य कर 
रहें है न ? स्‍्तेह के साथ अपने भृत्यों का पालन करते हे न ? राज्य के सभी अंगों का 
( उचित रीति से ) पर्यवेक्षण कर रहें है न ? आक्रमण करनेवाले शत्रुओं को आप 
पराजित कर तो रहे है न ? आप स्वयं सकुशल तो है ? आपके पुत्र और पत्नियाँ 
कुशल से हेन ?' 


तब कौशिक ने वसिष्ठ से कहा--महात्मा, आपकी कृपा से हम सब कुशल-मंगल 
करता 


क 


का 


से हैं ।| तब वसिष्ठ ने कहा--राजन्‌ में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे यहाँ 
भोजन करके यहाँ से जायें ।” 


“कौशिक ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया । वसिष्ठ ने विश्वामित्र तथा उनकी 
सेना को भोजन देने के उद्दश्य से अपनी काम-धेनु का स्मरण करके उससे प्रार्थना की कि 
राजा तथा उनकी सेना को विविध मिष्ठान्न तथा भोजन से तृप्त करना हैं । इसके लिए 
आवश्यक वस्तुओं का तुम प्रबंध करो । 

“तब कामधेनु्‌ विभिन्न प्रकार के भात, शाक, मिष्टान्न, अँचार, विविध फल, खीर, 
मक्खन, चीनी, ताजा घी, कई प्रकार के मद्य और मांस आदि से युक्त बढ़िया भोजन का 
प्रबंध किया । जिसकी जो इच्छा होती, वह उसे विना माँगे हो मिल जाता था । 
गाधेय तथा उनके सैनिक भर-पेट भोजन करके संतुष्ट हुए । 


“इसके परुंचात्‌ गाधि-पुत्र ने मन में सोचा कि इस कामधेनु को किसी भी तरह 
मुनि से ले लेना चाहिए । वे मुनि के पास जाकर बोले--हे मुनिवर, में आपको एक 
जाख अद्व, एक लाख हाथी, एक लाख गायें और कई हजार मणियाँ दूँगा । आप 
यह गाय' मुझे दे दें ।! इस पर मुनि अत्यन्त दुःखी होकर बोले--हे राजन्‌, यह गाय मेरा 
जीवन है, मेरा प्राण है; मेरी तपस्या का साधन हैं । हव्य-कव्य तथा अतिथि-सत्कार इसी 
गाय के कारण विना विघ्न के संपन्न होते हैं । अतः इस पृण्य-धेनु को में तुम्हें दे नहीं 
सकता ॥' 


कष्ट एंग्नशथ एययायण 


“तब महाबली विश्वामित्र क्रोध मे आकर बोले--'मै आपसे यह गाय देने की प्रार्थना 
क्यों करू ?' यह कहकर उन्होंने अपने हजारों सेवकों की सहायता से बलातू उस गाय को 
पकड़कर ले जाने का प्रयत्न किया । तब उस गाय ने उनके पीछे न जाकर मुनिपुगव को 
देखकर कहा--हे अनघ, वसिष्ठ, हे संयमीन्द्र ! कौशिक (अपने बल के) मद में मुझे 
बलात्‌ ले जाने का यत्न कर रहा हैं। हाय! आप दुर्वार होते हुए भी उसे रोकते क्‍यों 
नहीं ? निर्विरोध मुर्के उसके हाथों में सौपना, कया आपको उचित जँचता है ? हे 
अनघात्मा ! मेने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया हैं; फिर भी मेरी उपेक्षा करना 
क्या आपकी लिए उचित है ?' 

धनु की बातें सुनकर वसिष्ठ दयाद्वंचित्त होकर कहने लगे---में तुम्हें क्‍यों छोड़ने 
लगा ? राजा अपने भुज-बल से बलात्‌ तुम्हें ले जा रहे हैँ | यदि क्षत्रिय उदृण्ड हो 
जायें, तो ब्राह्मण उतका निवारण किस प्रकार कर सकते हें? यह गाधि-पृत्र इस पृथ्वी के 
अधीश्वर हैँ । इनक पास अक्षोहिणी सेना है । में इन्हें कैसे जीत सकेगा ?' 

तब थधेनु ने मुनि से कहा--हे मुनिनाथ ! संसार में ब्राह्मण-तेज, क्षत्रिय के तेज 
से अधिक बलवान्‌ होता है, इसलिए में यह बात जानती हूँ कि कौशिक किसी भी दशा में 
आपसे अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकता । आप मे आज्ञा दीजिए, में इसकी सारी सेना को 
एक ओर से नष्ट कर दूँगी ।! तब वसिष्ठ ने गाय से कहा--भच्छा, तो तुम सेना 
उत्पन्न करके (राजा की सेना का) नाश करो ।' 

4वश्तिष्ठ की आज्ञा मिलते ही घेतु ने हुकार भरी । उसके हुंकार भरते ही उसके 
कान, पूंछ, दाँत, रोम, खुर, जाँघच, आँख, घुटने, इवास, गलकंबल, और रोम-कपों 
से भयंकर आकारवाले असंख्य किरात, पलल्‍लव, काम्भोज तथा यवन वीर उत्पन्न हुए । वे 
प्रचण्ड विक्रमी, अदूभमुत आकार तथा विचित्र आयुध धारण किये हुए थे । उनके नेत्र और 
हुंकार अनोखे ढंग के थे । योद्धाओं का वह समूह हाथी तथा अछ्वों पर (आरूढ होकर) 
विश्वामित्र की सेना का संहार करने लगा यह देखकर विद्वामित्र के पूत्र विविध आयुधों 
से सुसज्जित होकर वसिष्ठ का वध करने आये । किन्तु धेनु के हुंकार-मात्र से भस्म 
हो गये । 

“अतुल पराक्रमी वीरों से पूर्ण अपनी सेना को मृत्यु का ग्रास बनते देखकर तथा 
अपने सौ वीर पुत्रों की मृत्यु का विचार करके विह्वामित्र दुःख तथा झोक से संतप्त हो उठे । 
वें अपने एक पुत्र को अपना राज्य सौंपफर तप करने के लिए हिमालय में चले गये । 
वहाँ उन्होंने जल में खड़े रहकर त्रिपुरांक (शिव ) के प्रति घोर तपस्या की । 
शिवजी प्रत्यक्ष हुए और विद्वामित्र ने उनसे विविध दिव्यास्त्र प्राप्त किये । 

“इसक पर्चात्‌ विश्वामित्र बड़ी झीघ्रता से वसिष्ठाश्रस के पास आये और (उस 
आश्रम पर) आस्वेय बाण चलाने लगे । उनके बाणों के तेज से वसिष्ठ के आश्रम में 
अग्नि की ज्वालाएँ फैल गईं | यह देखकर वसिष्ठ, काल-दंड लिये हुए यमराज के समान 
क्रोधोन्मत्त हो अपने हाथ में अधारी लिये हुए बाहर आये और बोले-- हैं पापी, हें विश्वा- 
मित्र, क्या इस प्रकार कहीं पुण्य-भूमि तपोवन को जलाया जाता है ? तुम्हारी शक्ति किप्तनी है 
ओर मेरी शक्ति कितनी ? (क्या इसका भी तुम्हें ज्ञान है ?) 


बांलकांड 0 
भ्तब अत्यधिक क्रोध से उनन्‍्मत्त होकर कौशिक ने उनपर, रोद्रास्त्र, पशुपतास्त्र, शक्ति- 
मान्‌, वज्, ब्रह्मपाश, पैजाचास्त्र, काल-पाश, विष्णु-चक्र, कालचक्र, वारुणास्त्र, गाधवस्त्रि, वायव्यास्त्र 
आदि कई शक्तिशाली अस्त्रों को चलाया । किन्तु वसिष्ठ नें अपने ब्रह्मददड की सहायता 
से उन सबको व्यर्थ कर दिया । इन हास्त्रों से केवल अग्निकण बिखर जाते थे । इससे 
और भी कुद्ध होकर विद्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसे वसिष्ठ पर चलाया। 
(यह देखकर) सब देवता, संयमी, गंधव, पतन्नग, भूत, दिक्‍्पाल, सभी नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, 
चन्द्र और समस्त लोक छुब्ध हो उठे । सभी दिशाएँ प्रज्वलित होने लगीं । सारे ब्रह्माण्ड 
में व्याप्त होकर प्रच॒ण्ड वेग से ब्रह्म-दण्डकी शक्ति का अतिक्रमण करके उस ब्रह्मास्त्र को 
अपनी ओर आते देखकर ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्वार उस अस्त्र को वसिष्ठ ने 
सहज ही पकड़कर निगल लिया । वसिष्ठ की मूृत्ति प्रभापुंज ब्रह्म-तेज से दीप्त हो उठी । 
उनके रोम-रोम से अनेक बाण, ज्वाला उगलते हुए, निकले और विश्वामित्र को जलाने लगे। 
यह देखकर कौशिक अधोर हो उठे; उनकी सारी शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई । वे सोचने 
लगे कि इस एक ब्रह्मदण्ड के कारण मरे सभो श्रेष्ठ अस्त्र-समूह व्यर्थं हो गये । इनका 
( वसिष्ठ का ) ब्रह्म-तेज अत्रस्त तथा अचल है। क्षत्रिय-तेज ( इसके आगे ) किस 
काम का ? 

“इस प्रकार परास्त होने के परचात्‌ विश्वामित्र अपनी धर्मपत्नी के साथ (दक्षिण की 
ओर जाकर) घोर तप करने लगे । इसी समय उन्होंने दुष्यंद, मधुष्यद, दृढ़नेत्र तथा 
महारथ नामक चार शक्तिशाली पुत्र प्राप्त किये । अविचल निष्ठा के साथ कई वर्षो तक 
तपस्या करने के उपरान्त ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शंत दिया और 
बोले-- हे अनघ, में तुम्हारे तप से संतुष्ट हुआ । जाओ, मे तुम्हें राजषिं का पद देंता हूँ । 

भगाधेय अत्यन्त विनम्‌ होकर बोले--इतने दिनों तक घोर तपस्या करने के वाद 
भी में ब्रह्मर्षि नही बन सका । मेरा उम्र तप विफल हो गया है । में राजर्षिं का पद नहीं 
चाहता । यह कहकर वें पुनः घोर तपस्या में निरत हो गये । 

“इसी समय इश्ष्वाकु-वंश के त्रिशंक्‌ नामक यशस्वी राजा ने सशरीर स्वर्ग जाने के 
लिए यज्ञ करना चाहा । उसने बड़ी भक्ति से वसिष्ठ को बुलावा भेजा और अत्यन्त विनय 
से उनसे कहा--हे अनघ, सशरीर स्वर्ग में जाने के निमित्त आप मुझसे एक यज्ञ कराने 
की कृपा कीजिए । आप (इसके लिए) मुन्रियों को यहाँ बुला भेजिए । तब वसिष्ठ ने 
कहा-- है राजन, पृथ्वी के निवासियों का सशरीर स्वर्ग में जाना असंभव हैं ।' 

“इसके पश्चात्‌ राजा दक्षिण दिशा में घोर निष्ठा से तपरचर्या में लीन वसिष्ठ के 
पुत्र के पास गया और प्रणाम करके कहा--महात्मा, सशरीर स्वर्ग में पहुँचने के निमित्त 
आप मुझसे एक यज्ञ कराइए । तब उन्होंने कहा--अग्रर वसिष्ठजी इंस प्रकार का यज्ञ 
कराने का आदेश दें, तो में अवश्य ऐसा यज्ञ कराऊँगा । तब राजा ने कहा--हे मुनि, 
वसिष्ठ मुनि ने तो कहा है कि ऐसा यज्ञ कोई राजा कर ही नहीं सकता । इसीलिए तो 
में आपकी शरण में आया हूं । आप मुझपर कृपा करके मुझसे ऐसा यज्ञ कराइए । 
पुरोहित ही तो राजाओं के लिए धर्म-साधक होते है ।' 


क््डे रंगनाथ रायरॉयर 


“इसपर वसिष्ठ के पुत्र ने कहा--राजन्‌, तुम्हारे-जैसे दुर्मतियों के अतिरिक्त हूसरा 
कोई निर्मल चित्तवाला व्यक्ति ऐसे यज्ञ की बात सोच भी सकता हैं / मुनि-पुत्र के यह 
कहने पर राजा ने उपेक्षा से कहा--आपके पिता ने यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है, 


और आप भी अस्वीकार करते हे । मेरे हित की चिता न करनेवालों से अब मेरा क्‍या 
संबंध ? में किसी और से यह यज्ञ कराऊंगा ।' 

“तब रुप्ट होकर उस पृण्यात्मा ने कहा--तुम चांडाल हो जाओ ।* तुरंत राजा का 
रूप ऐसा विक्ृत हो गया, मानों उसका दीप्तिमान्‌ तेज वासिष्ठ की क्रोधाग्नि से भस्म हो 
गया हो । उसका शरीर काला हो गया । उसके शरीर पर के वस्त्र काले हो गये । उसके 
केश बिखर गये । उसका रूप इतना मलिन हो गया, मानो उसके स्पश-मात्र से दूसरा भी 
मलिन हो जायगा । उसके शरीर पर रहतवाल कान्तिमानू मणिमय स्वर्णाभरण लोहबत 


हो गये । उसके रूप, रग वाणी आदि चांडाल-जाति के अनरूप हो गये । 


#इस प्रकार राजा को भयंकर चांडाल-रूप धारण किये हुए देखकर नागरिक, सेवक, 
अमात्य तथा बंध-वर्ग ने उसे त्याग दिया । तब राजा अत्यन्त भयभीत होकर लोगों '( 
मार्ग) से बचता हुआ अपने-आपको छिपाता हुआ धीरे-धीरे महातेजस्वी विश्वामित्र 
मनि के पास जा पहुँचा । उसे देखकर गाघधि-पुत्र का हृदय दया से उमड़ आया । वे 
बोले-- अयोध्या का शासन करनेवाले, तुम्हें यह चाण्डालत्व कैसे ब्राप्त हुआ !?' 

“तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा--हे महात्मा, मेने वसिष्ठ से सशरीर स्वर्गे- 
गमन का यह्ल कराने की प्रार्थना की थी, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके पृत्र ने 
कहा कि जब वसिष्ठ की ऐसी सम्मति है, तब यज्ञ हो नही सकता । इसपर मेने दूसरों 
से यज्ञ संपन्न करवा लेने का विचार प्रकट किया, तो अत्यन्त क्द्ध होकर उन्होंने मुझे चाण्डाल 
बन जाने का श्ञाप दिया । इसी कारण मुझे यह रूप मिला है । मेने जो यज्ञ करने 
का संकल्प किया है, उसे अवश्य पूरा करूँगा । विपत्ति में भी में असत्य नहीं बोलता । 
भविष्य में भी किसी भी प्रकार से में सत्य का पालन करूँगा । मेने अबतक कितने ही 
यज्ञ किये, कितने ही धर्म-संबंधो कार्य किये और सुख-समृद्धि प्राप्त की । मेने गुरुओं से 
प्रा्थंना की, परन्तु उनकी कंपा न रहने से यह धर्म-कार्य पूर्ण नहीं हो सका । देव-बल के 
अभाव में पुरुषार्थ में भी दोष आ जाता हैं । हे अनघ, आप मेरे लिए ईइ्वर-तुल्य हे । 


किसी भी प्रकार आप मेरी रक्षा कीजिए । ह 


धत॒ब विश्वामित्र ने उसे देखकर कहा--है राजनतू, अब तुम दुःख मत करो । तुम्हें 
दीन जानकर में त्रिकरण शुद्धि (पवित्र मन, वचन एवं शरीर) से तुम्हें शरण दे रहा हूँ । 
में मुतियों को बुलाकर तुमसे यज्ञ कराऊंगा और तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूगा, जिससे 'तुम्हारी 
प्रतिज्ञा कूुठी न हो । में तुम्हें पवित्र बनाऊंगा । इस प्रकार कहकर उन्होंने अपने शिष्यों 
से कहा--तुम लोग तुरंत जाओ और त्रिशंकु के यज्ञ के लिए ऋत्विजों तथा मनियों को 
लेकर शोघच्र आओ । 

सभी शिष्य तुरंत गये और श्रेष्ठ मुनियों को साथ लिये हुए विश्वामित्र के पास 
आकर बोलें--हें अनघात्मा, हम सभी मुनियों को बड़ी प्रसन्नता से ले आये हैं। वसिष्ठ के 


बोलकाड कद 
ओश्षम के मुनियों के अतिरिक्त शेष सभी मूनि आ गये है । वसिष्ठ के पुत्रों ने जो 
जो अपदशब्द कहे, उन्हें सुन लीजिए। उन्होने कहा--“यह कितने आइचय की वात है कि यज्ञ 
करानेवाला एक राजा है और यज्ञकर्त्ता एक चांडाल ! भला चांडाल के यज्ञ में भाग लेनें- 
वाले मुनि किस प्रकार वहाँ भोजन करेंगे ? देवता अपने ह॒विर्भाग लेने किस मुँह से 
आयेंगे ? विद्वामित्र की शरण प्राप्त करने-मात्र से कही नर स्वर्ग-लोक प्राप्त कर सकेगा ? 

“इन बातों को सुनकर विश्वामित्र क्रोध से जल उठे । बोले--अत्यंत निष्ठा के साथ 
तपस्या करनेवाले मुझे, अपशब्द कहनेवाले सभी पापी ससार में सात सौ वर्ष तक राक्षस- 
भाव धारण किये हुए, मानव तथा कुत्तों का मांस खाते हुए, नीच होकर रहेंगे । दर्प से 
मेरी निंदा करनेवाला वह महात्मा पृथ्वी पर निषाद होकर जन्म लेंगा ।” इस प्रकार, शाप 
देकर संयमी मुनि्यों को देखकर उन्होंने कहा--हे मुनियो, ये राजा त्रिशंकु उच्चकुलीन, 
कीत्तिमानू, धर्मन्न तथा सत्यनिष्ठ है । इसलिए इनसे आप यज्ञ कराइए, जिससे ये शरीर के 
साथ इंद्रपुरी को जा सके ।' 

“ऋषि के वचन सुनकर वे सभी मुनि परस्पर यों विचार करने लगे--यदि हम 
गाधि-पुत्र के वचनों को टाल दें, तो वे क्रोध में आकर हमें घोर ज्ञाप देंगे । अतः उनके 
कहें अनुसार हम राजा से यज्ञ करायेंगे । यों सोचकर सभी मुनि यज्ञ-कर्म में लग गये । 
विव्वामित्र ऋत्विक्‌ बनें और मंत्रों के उचारण के साथ उन्होने यज्ञ-भाग लेने के लिए 
देवताओं का आद्वान किया । देवताओं ने उच्च स्वर में कहा कि हम नहीं आयेंगे । 

“तब क्रोधाग्नि से भभकते हुए, कुश की पवित्री हाथ में लिये हुए, त्रुवा उठाकर 
कौशिक ने कहा--हे त्रिशंकु यदि मेने बाल्यावस्था से नियमों का पालन करते हुए तप 
किया हो, तो तुम सशरीर स्वर्गलोक में पहुँच जाओगे । अब तुम जाओ ।' 

“इसपर त्रिशंकु स्वयं में पहुँच गया । किन्तु (वहाँ जाने पर) इन्द्र नें कहा--तुम 
चाण्डाल हो, हम तुम्हें यहाँ रहने नही देंगे । और उसने त्रिशंक्‌ को स्वर्ग से नीचे ढकेल 
दिया । 

/त्रिशुंक्‌ सिर के बल नीचे की ओर गिरते हुए चिल्लाने लगा--हे विश्वामित्र, 
मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए । तब विश्वासित्र का हृदय दया से भर गया । 
उन्होने कहा--हे राजन, तुम आकाश में हीं ठहर जाओ । यों कहकर उन्होंने बिशंकु 
को आकाश में हो ठहरा दिया और बड़े क्रोध में आकर इन्द्र से प्रतिरोध लेने के उद्देश्य 
से उन्होंने दक्षिण दिशा में अपर स्वर्ग का निर्माण किया । उसमें उन्होंने (नये) सप्त 
ऋषियों तथा नक्षत्रों का सर्जन किया । इतना ही नहीं, वें उस स्वर्ग में दुसरे देवताओं 
तथा अपर इंद्र को भी उत्पन्न करने का संकल्प मन-ही-मत करने लगे । 

“यह समाचार मिलते ही सभी मूनि तथा देवता विह्वामित्र के पास आकर बोले-- 
हे मूनिनाथ, यह त्रिशंकु गुरु के श्ञाप से पीड़ित है। यह स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है । 
इस पर विदश्वामित्र ने कहा--हे देवताओ मेने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन 
दिया है । मेरा वचन व्यथ नहीं होना चाहिए। इसलिए इस राजा को इसी स्वर्ग में रहने दो । 
जबतक यह संसार रहेगा, ये नक्षत्र, देवलोक से भी ऊपर आसमान में तेज से प्रकाश- 

७ 


५७० रंगनाथ एरयायण 


मान रहेंगे । उन नक्षत्रों के वीच त्रिश्ञकु को इसी दक्ा में (सिर नीचा किये) देवताओं 
के समान रहने दो और पृण्यात्मा तथा यशस्त्री बनने दो ।” इस व्यवस्था को स्वीकार कर 
मुनि तथा देवता विश्वामित्र की प्रशसा करने हुए अपने-अपने स्थान को लौट गये । 

“तब विश्वामित्र ने (अपने आश्रम के) मुनियो को देखकर कहा--यह स्थान अब 
तपस्या के लिए उपयुक्त नहीं है । यहाँ अब लोगों की भीड एकत्र होने लगी है । अतः 
हम यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जायेंगे । यो कहकर वे उस स्थान को छोड़कर (परचम 
दिश्ला में) विशाला के निकट पुष्कर-तीर्थ में जा पहुँचे । वहाँ केवल जल और फल का 
ही आहार करते हुए बहुत वर्ष तक वे तपस्या करते रहे । 

“उस समय अयोध्या के राजा, मन्मथ के समान रूपवान्‌ अबरीष ने एक यज्ञ करने 
का निरचय किया । उस यज्ञाइव को इन्द्र ने चुरा लिया | राजा ने यज्ञाश्व को कई 
स्थानों में ढूंढा, किन्तु अहव के न मिलने से उसके प्रायविचित्त-स्वरूप विधि पूरी करने के 
निमित्त नर-पश्ु की माँग करते हुए वह कई आश्रमों मे गया । निदान भृमृतुग में अत्यंत 
तपोनिष्ठा में संलग्न रुचि नामक मुनि के पास पहुँचकर राजा ने म्‌ति को प्रणाम करके 
कहा-- हैं करुणानिधि, मेने यज्ञ करने का यत्न किया था, किन्तु यज्ञाशव कही खो गया है । 
आप कृपया अपने एक पुत्र को यज्ञ-पत्रु के रूप में मुझे दें । उसके बदले में एक लाख 
गायें में आपको दूंगा । तब मुत्रि ने कहा--में अपने जेष्ठ पुत्र से अत्यधिक स्नेह रखता हूं, 
इसलिए में उसको नहीं दे सकता । तब मुनिपत्नी ने कहा--में कनिष्ठ को बहुत 
चाहती हूँ । में उसे दे नहीं सकती ।” उन दोनों की बातें सुनकर शुनःझोप ने राजा से 
कहा--ज््थेष्ठ पुत्र को मेरे पिता चाहते है और कनिष्ठ पुत्र को मेरी माता चाहती है । 
अतः उनकी बात छोड़ दीजिए, में आप के साथ चलूंगा । इसके लिए आप मेरे माता- 
पिता को सहस्र गायें दीजिए । राजा ने वैसा ही किया और शुनःशेप को रथ पर बिठा- 
कर शीघ्र वहाँ से चल दिया । 

“इस प्रकार राजा शुनःशेप को साथ लेकर पुष्कर-प्रदेश में स्थित आश्रम मे पहुँचा । 
वहाँ अमित तपोनिष्ठा में लीन, अचल रीति से तपस्या करनेवाले अपने मामा विश्वामित्र 
को देखकर शुनःशेप ने उनको प्रणाम किया और कहा--हे अनघ, मेरे माता-पिता ने मे 
इस राजा को यज्ञ-प्गु के रूप में बेच दिया है । आप कृपया इस राजा के यज्ञ को सफल 
बनाकर मे प्राणों की रक्षा कीजिए। आज आप ही मेरे माता, पिता, गुरु और बंघु हे । 

“इस प्रकार अत्यंत दीन होकर जब शुत्ृःशेप ने कहा, तब विद्वामित्र ने अपने पुत्रों 
को संबोधित करके कहा-- पृण्यात्मा लोग परलोक में सुगति प्राप्त करने के लिए ही पुत्र 
उत्पन्न करते हे । इस बालक ने मेरी शरण ली है, इसलिए इसकी प्राण-रक्षा करना हरी 
अब मेरे लिए स्वर्ग है । यह मेरा भानजा है । तुम लोग इसकी रक्षा करो और तुममें से 
कोई सके लिए अपने प्राण दो ।' 

“मुनि-पुत्रों मेंसे कोई भी उनका आदेश पालन करने के लिए सचन्नद्ध नही हुआ, तब 
अत्यंत क्रुद्ध होकर मुनि ने उन्हें शाप दिया--तुम एक हजार वर्ष तक कुत्ते का मांस 
खाते हुए दुःख भोगों । 


बालकों 


“इसके पश्चात्‌ विद्वामित्र ने उस्र शुनःशेप को बड़े प्रेम से ऑफ्क्सिल्कैलीकीर,. 


ष्ठ 


कहा-- मे तुम्हे दो मंत्र देता हूँ । तुम सतत उनका जप करते रहो । वे (मंत्र) तुम्हारी 


रक्षा करेगे और अंवरीष का यज्ञ भी सफल हो जायगा । यों कहते हुए उन्होने उसे दो 
मत्रों का उपदेश किया । 


“दूसरे दिन राजा अपनी यज्न-भूमि में पहुँच गया। उसने उस निर्मल आत्मा (शुनः- 
शेप) की पूजा आदि करके उसे यूपकाप्ठ से बाँध दिया । तब वह मुनि-पुत्र अत्यंत शांत 
तथा निरचल चित्त से उन मंत्रों का जप करने लगा । तब देवेन्द्र ने वहाँ आकर अंबरीष 
का यज्ञ सफल बनाया तथा रुचि मुनि के पुत्र को चिरजीवी बनाकर देवताओं के साथ 
(अपने लोक में) चला गया । 


“एक हजार वर्ष तक घोर तप करने के उपराच्त ब्रह्मा ने विद्वामित्र को दर्शन दिये, 
ओर बोलें--तुम्हारी तपस्या सफल हुई । तुम्हें ऋषित्व प्राप्त हो गया ॥' 

“उनके चले जाने के पह्चात्‌ भी विद्वामित्र अत्यंत निष्ठा के साथ तपस्या करने 
में ही संलग्न रहे । तब कामरूप धारण करने में चत्र, कामदेव का कमनीय बाण ही 
अप्सरा के रूप में प्रकट हुआ हो, ऐसा दिखाई देवेवाला ललित यौवन-कला-विलास से युक्त 
मेनका (अप्सरा) जलक्रीड़ा करके वहाँ आई । उसका जूडा झिथिल हो रहा था । मनोहर 
नेत्र, स्तिग्ध कपोल, मंत्रमुग्ध करनेवाला मुख, माणिक्य के-से ओंठ, मधुर-मंद मुस्कान, स्वर्ण 
कलश के समान कुच, सोलहों कलाओं से परिपूर्ण कांति, स्वर्ण-चूर्ण ऋरनेवाले बाहुमूल, 
ललित रोमराजि, सिंह की-सी कटि, पुन्नाग के पुष्प के सदृश नाभि, गुरु नितव, तथा काम- 
विकारों को उद्दोपन करनेवाले उरुभाग से युक्त वह सुंदरी विश्वामित्र के सामने उपस्थित हुई । 
अपने घरीर की कांति को विकीर्ण करनेवाली उस अप्सरा को देखकर विश्वामित्र 
में काम-वासना प्रबल हो उठी । उन्होंने अपने ध्यान, मौन-त्रत तथा तपस्या को तिलांजलि 
देते हुए कहा--हे सुंदरी, तुम मेरे साथ रतिकीड़ा में अनुरक्त हो जाओ ।” उनका आदेश 
स्वीकार करके मेनका ने दस वर्ष तक उस मुनि को रति-क्रीड़ा से परितृत्त किया । तब 
विश्वामित्र ने मन-ही-मन विचार करके जान लिया कि मेरे तप में विध्न डालने 
के लिए ही देवताओं ने इस सुदर रमणी को भेजा हैं । इसलिए उन्होने उस कामिनी को 
देवलोक में भेज दिया और कामदेव को जीतने का विचार करके आप उत्तर पर्वत में 
कोशिकी नदी के तट पर निवास करते हुए एक सहस्न वर्ष तक बड़ी निष्ठा से घोर तपस्या 
करते रहें । उनके कठोर तप से देवता भीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे और बोले-- 
हूँ कमलासन, विश्वामित्र अब आपसे महर्षि मान लिये जाने की अहंता (योग्यता) रखते हें । 
ब्रह्मा भी विश्वामित्र के तप से संतुष्ट हुए और कौशिक के पास जाकर बोलें--हे 
मुनि आज से तुम संसार में महर्षि के रूप में विख्यात होगे ।! तब मुनिनाथ कौशिक ने 
कहा-- है कमलासन, जबतक आप संतृप्त होकर मुझे ब्रह्मर्षि घोषित नही करेंगे, तबतक 
में तपस्या करता ही रहूँगा । ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा ही करो” और वे अपने लोक को 
चले गय । विश्वामित्र ने संकल्प कर लिया कि में ब्रह्मा को संतृप्त करके ब्रह्मषिं का पद 
अवश्य प्राप्त करूँगा । इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके वे अन्न-जल त्यागकर ऊद्ध्वंबाहु हो, 


कप र॑गनाथ एश्यायण) 


किक 


वायु-भक्षण करते हुए ग्रीष्म ऋतु में, आश्रम के बाहर, तथा जाड़े मे जल-कुंडों में खड़े 
रहकर अत्यंत उग्र तप करने लगे । 

“इस प्रकार एक हजार वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन इन्द्र ने रंभा को देखकर 
कहा--है सुदरी, में तुमसे एक ऐसा कार्य कहूँगा, जिसमे देवताओं का हित निहित है । 
किसी तरह तुम कौशिक को काम-पीड़ित करके उनके तप में विघ्न डालो ।' तब रंभा ने 
कहा-- है देव, कौशिक क्रोध में मुझे शाप दे देंगे । इसीका मुझे भय होता है । 
ऐसे उम्र तप में लोन उस मुनि के पास पहुँचना क्‍या मेरे लिए संभव है ? हे शचीनाथ, 
में आपसे क्षमा चाहती हूँ । में ऐसे महामूर्ख की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकती; 
आपके चरणों का सौगंध खाकर कहती हूँ । ऐसा मूर्ख कौन होगा, जो जान-बूक्कर आग में 
कूद पड़े ?' 

यह सुतकर इन्ध ने कहा--यदि तुम्हें इतना भय है, तो मन्‍्मथ और वसंत भी 
तुम्हारे साथ जायेंगे, तुम जाओ ।! इन्द्र की इच्छा की अवहेलना न कर सकते के कारण वह 
सुंदरी, मन्मथ तथा वसंत की सहायता से कौर, कोकिल से युक्त हो, मयूर तथा सारिकाओं 
को साथ लेकर अपनी सखियों के साथ उस तपोवन में गईं, जहाँ गाधि-पुत्र तप कर रहे थे । 
वहाँ पहुँचकर रंभा मनोहर गति से लास्य करने लगी । कौशिक क्रुद्ध होकर बोले-- 
है पद्ममुखी, तुम दस हजार वर्ष तक पाषाण बनकर पडी रहो । उसके बाद एक श्रेष्ठ 
तपोनिधि ब्राह्मण के द्वारा तुम्हारा शाप-मोचन होगा ।' 


“मुनि के ज्ञाप देते ही रंभा पाषाण बन गई । मनन्‍्मथ भीत होकर वहाँ से भाग गया । 
शाप देने के कारण गाधि-पुत्र ने देखा कि उनके तप का एक भाग नष्ट हो गया है। 
उन्होंने सोचा पहले काम-वासना के कारण मेरा तप नष्ट हो गया था और अब कोध 
से मेने अपनी तपस्या खो दी । इस प्रकार चिंतित होकर उन्होंने काम तथा क्रोध दोनों 
का त्यागकर निराहार तथा जितेच्रिय हो एक हजार वर्ष तक तप किया । ब्रह्मा उनपर 
बहुत श्रसन्न हुए। (तब विश्वामित्र ने) ब्रह्मर्षि कहलाने की अदम्य इच्छा लिये उत्तर दिशा 
को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया और वहाँ इन्द्र के असंख्य विध्नों से विचलित 
न होते हुए अटल भाव से तप किया । उसके पद्चात्‌ सिद्धाश्रम में पहुँचकर वही घोर 
तप करते हुए रहने लगे । 

“इस प्रकार श्रेष्ठ तपोनिष्ठा में एक सहस्र वर्ष बीत गये । विश्वामित्र तपस्या की 
पूत्ति के पश्चात्‌ पारण करने के लिए नीवार-धान्य एकत्र करके ले आये, उसे पकाया 
ओर देवताओं को अपंण करने के उपरांत भोजन करने ही वाले थे कि इन्द्र एक बूढ़े 
: अह्यण का रूप धरकर वहाँ आया और भोजन माँगा। विश्वामित्र ने सारा भोजन उस 
ब्राह्मण को दे दिया । इन्द्र ने विना एक दाना छोड़े सब खा लिया। इस पर 


विश्वामित्र फिर एक हजार साल तक अविचल निष्ठा से तपस्या करते रहे । 


“इस घोर तपस्या के फलस्वरूप उनके सिर से धुआँ निकलकर सारे लोक में फैल 
गया । सभी समुद्र क्षुब्ध हो गये । पृथ्वी काँपने लगी । कुलपर्वत थर्स उठे । दिद्याएँ 


कि हक] 


उलक गई + अमर, गंधर्व तथा सभी मुनि ब्रह्मा के पास जाकर बोले-- है कमलगर्भ, 


बालकोड ५३ 


कोशिक बड़े उत्साद्द से उग्र तपकर रहें हैं । उनका मनोरथ पूर्ण करके यदि उनकी तपस्या 
को बंद नही करायेंगे, तो उस पृण्यात्मा विश्वामित्र के तप से उत्पन्न अमन से सभी लोक 
भस्म हो जायेंगे ।॥ 

“उनको बातें सुनकर ब्रह्मा उनको साथ लिये हुए विदश्वामित्र के पास आये और 
बोले-- हे कौशिक सुनो । अब इस उम्र तप की आवश्यकता नहीं है । आज से तम 
ब्रह्यषि हो गये ।! हु 

“तब कौशिक ने ब्रह्मा आदि देवताओं को देखकर बड़ी भक्ति तथा आइचर्य के साथ 
कहा-- यदि मैने सच ही ब्रह्मषिं का पद प्राप्त कर लिया है, तो ब्रह्मा के पत्र, चिर- 
पुण्यात्मा, लोक-पावन वसिष्ठ आकर मुझे ब्रह्मिं कहें | तभी मेँ विद्वास करूँगा ।' 

“तब ब्रह्मा तथा देवताओं की प्रार्थना पर वसिष्ठ वहाँ आये और बोले---अपने 
उग्र तप से तुम ब्रह्मषिं हो गये, इसमें कोई संदेह नहीं है । तम प्रसन्न होकर जा सकते हो ।' 
तब विश्वामित्र ने बड़ी भक्ति से वसिष्ठ की पूजा की । सभी देवता विद्वामित्र को आशीर्वाद 
देकर देवलोक को चले गये । 

“विश्वामित्र की महिमा इन अद्भुत कार्यो से आपको विदित होगी ।” 

शतानंद के इस प्रकार कहने पर राम, लक्ष्मण, जनक तथा उनके सभासद अत्यत प्रसन्न हुए 
(इतने में) सूर्यास्त हुआ, मानों सूर्य रसातल में यह समाचार देने जा रहा हो कि कल राघव जनक 


कक] 


के निवास में रखे हुए शिव-धतुष को तोड़कर सीता का पाणि-ग्रहण करेंगे । 


कि 


जनक को विदा करके गाघि-पुत्र ने राम तथा लक्ष्मण के साथ अपने निवास में 
बड़े आनंद से रात बिताई । सूर्योदय होते ही स्वान, पूजा आदि से निवृत्त होकर 
विश्वामित्र राम के साथ जनक के यहाँ गये और बोले--हे जनक, कोटिसूय॑-प्रभा-समन्वित, 
पुण्य-चरित, अनन्य-गोचर तथा विश्वमृत्ति आपके यहाँ स्थित शिव-धनुष के दर्शनार्थ आये हे । 
आप क्रपया उस धनुष को मँगावें ।' 


३२. शिव-धनुष का वृत्तांत 

तब जनक बड़े आइचये-चकित होकर बोले---हे नियतात्मा, शिवजों ने अंधकासुर, 
भस्मासुर आदि राक्षसों को इसी धनुष से मारा था । पूर्व काल में उसी धनुष से उन्होंने 
भयंकर राक्षसों का संहार किया था । शंकर ने अत्यन्त क्रोध करके इसी धनृष से त्रिपुर- 
दुर्गों को जीता था, इसी धनुष से उन्होंने देवेन्द्र आदि देवताओं को भगाकर दक्ष के यज्ञ का 
ध्वंस किया था । शिवजी ने हमारे पितामह नीति-संपन्न निमि चक्रवर्त्ती से छह पीढ़ी पूर्व के 
हमारे पूर्वज देवरात को यह घनृष सौंपा । तब से यह अतुल शक्ति-संपन्न घनृष हमारे 
घर में हैं । मेने यज्ञ करने का संकल्प करके, भूमि को शुद्ध करने के लिए जब उसमें 
हल चलाया, तो मुझे हल की फाल-रेखा में एक मंजूषा (पिटारी) मिली। हर्ष-पुलकित हो 
जब मेंने उसे खोला, तो मेरे आइचर्य की सीमा न रही । उसमें एक अत्यंत प्रभा-समन्वित 
कन्या निकली । मेंने उसका नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री मानकर बड़े प्रेम से 
उसका लालन-पालन करने लगा । वसंत ऋतु में बढ़नेवाली लता के समान तथा दिन-डअति- 
दिन वृद्धि-पानेवाली चंद्रकला के सदुश वह कन्या बढ़ने लगी । क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त 


से 
से 


8 रंगन/थ एयश/यरस 


90] 


हो गई । यह देखकर इस पृथ्वी के कई नरेज्ञों ने उस कन्या के साथ विवाह करने की 
प्रार्थना की । तब मेंने उन से कहा--इस चन्द्रमुखी को प्राप्त करने के लिए एक कन्या- 
शुल्क नियत हूँ । (वह शुल्क) यह शिव-धनुष है । जो नरेश इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 
अपने भुज-वबल का परिचय देगा, उसी को में अपनी पुत्री बड़े हर्ष से दूँगा । बहुत-से 
राजा आये, किन्तु कितने ही राजा उस धनुष को उठाने में भी असमर्थ होने के कारण 
लज्जा से अपना सिर भी न उठा सके । इसलिए उन राजाओ ने सोचा--पूत्री को देने 
का बचन देकर, कोदण्ड का दुस्पाध्य प्रतिबंब लगाकर जनक ने हमें अच्छी तरह भ्रम में 
डाल दिया हैँ । हम उन्हें युद्ध में परास्त करके उनसे प्रतिशोध लेगे । इस प्रकार सोचकर 
वे अपनी विशाल सेना के साथ एक वर्ष तक हमारे किले पर घेरा डाले रहे । जो अन्न 
तथा खाद्य-सामग्री हमने पूर्व से किले में संचित करके रखी थी, सब समाप्त हो गई । 
अतः मेने मन में विचार करके देवताओं की प्राथैना की । उनकी क्रपा से प्राप्त चतुरगिनी 
सेना के साथ मेने शत्रु-सेना पर आक्रमण किया । इस सेना का सामना न कर सकने 
के कारण कुछ लोग भीत होकर भाग खड़े हुए तथा कुछ मेरे साथ घोर युद्ध करके 


हार गये और तितर-बितर हो गये । यदि राम अपनी आइचर्यंजनक शवित से उस शिव- 
धनुष का संधान कर सकें, तो में अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दूँगा ।” 
३३. शिव-धनुर्भग 

इसके पहचात्‌ जनक ने धनुष की पेटो ले आने के लिए दस हजार बलिष्ठ सेवकों 
को भेजा । वह लोहे की पेटी बहुत ही विशाल तथा आठ पहियों से युक्त थी । वे सभी 
बलवान्‌ उस पेंटी को अपना सारा बल लगाकर इस प्रकार खीचकर लाने लगे, मानो मेरु 
पर्वत को ही लिये आ रहे हों । यह देखकर जनक के अन्त.पुर के परिचारक तथा परि- 
चारिकाएँ, जानकी, उर्मिला तथा जनक की पत्नी के निकट जाकर बोली--दिवियो, हमारा 
एक निवेदन सुनें । हमारी राज-सभा में गाधि-पुत्र कौशिक के साथ दो आजानुबाहु, देवों 
तथा गंधर्वों से भी अधिक तेजस्वी, दो उत्तम नर-रत्नों को आया हुआ देखकर महाराज 
जनक ने मुनि से प्रइन किया कि ये कौन हे ? तब कौशिक ने अत्यन्त हर्ष से कहा--हे 
राजनू, ये दशरथ के पुत्र है । शिव-धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए यहाँ आये हैं । 
इसलिए आप योग्य व्यक्तियों को भेजकर धनुष को मँगवाइए ।” तब राजा ने अपने मंत्रियों 
को बुलाकर घनृष को लाने के लिए भेजा है । हम वह दृष्य गवाक्ष से देख सकती हैं । 
आप भी ज्ञीघ्र चलकर देखिए ।” ह॒ 

परिचारिकाएँ जब राम के कुल, रूप, शौय॑ तथा गणों का वर्णन कर रही थीं, 
तब सीता को ऐसा भान हो रहा था, मानो उनके कानों में सुधा की वर्षा हो रही हो । 
उन्हें रोमांच हो आया । उन्हें प्रीति तथा भय का अनुभव होने लगा । वे सिर भूकाये 
खड़ी रही । लज्जा से अभिभूत उस सुन्दरी को चुपचाप खड़ी देखकर सखियाँ उनकी परि- 
चर्या करने लगी । गुलाब-जल में कुंकुम घोलकर एक ने उनके कपोलों पर सुन्दर ढंग से 
मकरिका-पत्र' की रचना की (चित्र बनाये) । दूसरी ने जवादियूक्त चंदन का लेप किया । 
एक' दूसरी परिचारिका ने माथे. पर कस्तूरी का तिलक लगाया और एक उनके सामने 


बकाएलकाड 6५ 


दर्पण लिये खड़ी रही । एक यृवती ने उनके केझ्यों को कंघा करके उनका जूड़ा बॉध दिया, 
तो अन्य एक ने उसे निराले ढग से पुष्पों से अलंकृत कर दिया । एक रमणी ने उन्हें 
सुगंधित बीड़ा दिया । किसी ने उनकी कटि-तट पर किकिणियुक्त करघधनी बॉधी, तो किसी 
सुन्दरी ने उनके कुचों पर डोलनेवाले मोतियों के हार पहनाये । एक सखी ने चंद्र-काति- 
सम धवल वस्त्र उन्हें उत्तम ढग से पहनाये । इस प्रकार सभी सखियाँ सीता को एक स्वर्ण- 
पीठ पर बिठाकर उनका अलंकरण कर रही थीं । अलंकरण समाप्त होते ही जनक की 
पत्नी उस कल्याणी राजकुमारी को साथ लेकर कनक-सौध के गवाक्ष के निकट आई। 
उन सब रमणियों के मन में सूर्यवंश में उत्पन्न राघव को कव देखेंगे ऐसा कुतुृहल भरा था । 
उन्होंने गवाक्ष से लोकाभिराम दिव्य धाम, अत्यंत रूपवानू, विष्णु के समान तेजस्वी, 
धनुर्धेर, प्रत्यंचा के चिक्न से अंकित कर-कमलवाले राम को देखा । उनको देखकर सखियाँ 
मन-ही-मत सोचने लगी, रूप और रंग में ये अद्वितीय है । ये विष्णु के अंशज है और 
राजपुत्रो के रूप में जन्मे हे । जानकी रामचन्द्र के लिए योग्य हैँ और उमिला सौमित्र 
के लिए । इस प्रकार सोचती हुई वे अत्यन्त आसक्ति के साथ सभा की ओर देखती 
रही । 


बिक 


इन्द्रसभा के समान सुशोभित उस राज-सभा में धनुष की पेटी लाई गई । तब 
महाराज जनक ने शुभमूत्ति गा६धि-पुत्र को देखकर कहा--हे मुनि, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, 
देवता, पन्नग, तथा राक्षत आवदियो में से कोई इस घनुष की डोरी को न चढ़ा सका । 
फिर नरों की कौन कहे ? यह धनुष आप राम-लक्ष््ण को दिखाइए । तब मुनि नें 
रामचंद्र की ओर देखकर कहा--हें रघुवंश के वीर, इस महान्‌ धनुष को उठाकर उसकी 
प्रत्यंचा चढ़ा दो । आदिवराह का अवतार लेकर समस्त भूतल को सहज ही उठाकर अपनी 
शक्ति का परिचय देनेवाले तुम्हारे लिए यह धनृष क्‍या वस्तु है ?' 

इसईप्रकार मुनि का आदेश प्राप्त करके राम, लक्ष्मण के साथ उठे । उनके मन में 
प्रेम तथा उमंग का संघर्ष हो रहा था । उन्होने अपना दुकल उतार दिया और कमरबंद 
कसकर बाँधा । उस समय उनके मोहक रूप की कांति सभी दिशाओं में बिखर रही थी । 
उस कमल-लोचन तथा अद्वितीय साहसी की करधनी की छोटी-छोटी धटिकाओं का सौदर्ये 
अद्भुत था । उनकी नव-रत्नमालिका बाहुओं तक डोल रही थी । उनके कंकण और 
अँगूठियों की कांति चारो ओर छिटक रही थी । कर्णामूषणों की कांति स्तिग्ध कपोलों पर 
प्रकाशित हो रही थी । उनके केश पीठ पर नृत्य कर रहें थे और कनक वर्णवाला उनका 
शरीर चारों ओर अपनी आभा विकी्ण कर रहा था । करोड़ों मन्मथों का-सा सौंदर्य 
लिये हुए वे मनुवंश-तिलक गंभीर गति से जनक की सभा में सब के सम्मुख आये और 
धनुष की पेटी खोली । समस्त घरा को अपने ऊपर धारणकर चिरनिद्रा में सूद् से सोने- 
वाले शेषनाग के समान, काले बादलों के मध्य अपनी पूरी कान्ति को समेटकर अचल भाव 
से रहनेवाले विद्युत-दंड के समान अनुपम सौदर्य से समन्वित धनुष को राम ने पेटी में से उठाया। 

वह अनुपम धनुष अरुण रत्न-प्रभा की-सी दीप्ति बिखेरनेवाली अग्नि-ज्वाला के समान 
ऐसा खड़ा था, मानों वह उसे उठाने के लिए बड़े गर्व के साथ प्रयत्न करनेवाले राजकुमारों के 


५६ रंगनायथ सायायणे 


बल को आहुति के रूप में निगलतने के लिए उद्चत हो । राम जब उस धनुष की डोरी 
चढ़ाने का उपक्रम करने लगे, तब विध्वामित्र बोले--राम अपनी समस्त शक्ति से संपन्न 
होकर शिवजी के धतु५ को प्रत्यचा चढ़ा रहे है । हे धरती, तुम दोलायमान मत होओ । 
हे शेंषनाग, तुम विचलित मत होओ । हे दिग्गजों, तुम सावधान रहो ।' 

इसी समय राघव ने धनुष की डोरी चढाई और अपने भुज-बल का परिचय दिया । 
वे जनक से वोले--ढे भूपाल, यह धनुष बहुत ही पुराना, कमजोर, और घटिया है । 
यदि बाण का संबान किया जाय, तो यह टिक नहीं सकेगा | इसी धनुष की आपने इतनी 
प्रशंशा की थी ?' 

इस प्रकार कहते हुए (राम ने) सुर, खेचर, भूसुर, किन्नर, नर तथा नृपतियों के 
समक्ष धनुष की ऐसी टकार की, मानों वह सब दिश्याओं में उतकी विजय की घोषणा कर 
रही हो । इसके पद्चात्‌ उन्होंने चाप के गृुण को (धनृष की प्रत्यंचा को) आकर्णात्‌ इस 
प्रकार खीचा, मानों सीता के गुण उनके कानों तक पहुँच गये हो । (फिर) उन्होंने 
अपनी म॒दट्ठी की पकड़ इस तरह ढीली कर दी, जैसे राक्षसों की पकड़ (शक्ति) ढीली 
पड़ गई हो । तुरत वह धनुष अरराकर टूट गया । दिशाएँ उस ध्वनि से गूज उठी । 
घनुष के दूटते ही सभी राजाओ का अभिमान भी चूर-चूर हो गया; सारी पृथ्वी में दरारे 
पड़ गई; दिग्गज कुचल गये; शेषनाग धँस गया; समस्त भूत भीत हो गये और सभी 
लोक थर्रा उठे । उस कठोर ध्वनि को सुनते हो जनक, राम, लप्मण तथा विश्वामित्र को 
छोड़कर शेष सभी लोग मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । जनक महाराज हर्ष तथा 
विस्मय के साथ कौशिक को देखकर बोले--में अपने वचन के अनुसार विना विलब के 
ही अपनी पुत्री का विवाह इस महान्‌ व्यक्ति से कर दूंगा । महाराज दशरथ को विवाह 
के लिए सादर निमंत्रण भेजूगा ।' 

इस प्रकार कहने के पदचात्‌ उन्होंने तुरंत लपने प्रिय मंत्रियों को बुलाकर दशरथ 
को सारा समाचार सुताकर उन्हें शीघ्र लिवा लाने के लिए भेजा । वे भी जवबनाइवों (तेज 
घोड़ों) पर रवाना हुए और तीन दिन की यात्रा के उपरान्त साकेत (अयोध्या) पहुँच गये । 
वहाँ अपने पुत्रों की कुशल की चिंता में निमग्न राजा (दशरथ) को देखकर जनक के 
मंत्री बोले--हे राजश्रेष्ठ, आपके पुत्र भौयनिधि रामचन्द्र ने कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा 
की और जनक महाराज का यज्ञ देखने (मिथिला) आये । वहाँ मुनि तथा अन्य राजाओं 
के समक्ष उन्होंने उस शिव-धनृष का संधाव करके उसे सहज ही तोड़ डाला, जिसे उठाना 
सूरों तथा असूरों के लिए भी असंभव है । इसपर महाराज जनक ने अपनी पूत्री सीता का 
विवाह राम के साथ करने का निरचय किया है । उस विवाह में आपको सादर आमंत्रित 
करने के लिए हमें भेजा है । इसलिए आप शीघछ पधारें ।' 

यह समाचार सुनकर राजा आनन्द-सागर में डूब गये । उन्होंने नगर-भर में विवाह 
की सूचना देने के लिए दूत भेजे और महाराज जनक के मंत्रियों को श्रेष्ठ रत्न, आभूषण 
कनकांबर (सोने की पोशाक) आदि बड़ी प्रसन्नता से भेंट किये । उन्होंने तुरंत अपने कुल- 
मुह वसिष्ठ, घीरात्मा वामदेंव, जाबालि, कश्यप, मा्केण्डेय, महिमावान्‌ कात्यायन (आदि मुनियों) 


बाालकोड ५8 
तथा अपने अमात्यों को बड़े आदर के साथ बुला भेजा और अत्यन्त नमृता से बोलें-- 
“राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ विदेह के घर में हे । राम ने राजाओं की प्रशंसा 
प्राप्त करते हुए इन्दु-शेखर (शिव) का कठोर धनुष तोड़ा हैं । अतः महाराज जनक नें 
सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय करके, विवाह के लिए हमें आमंत्रित करने 
के लिए इन्हें (मंत्रियों को) भेजा है । क्‍या जनक के साथ (हमारा) संबंध प्रजा को 
स्वीकृत होगा ?” तब सबने उस सबंध की प्रशसा की । 

दूसरे दिन वसिष्ठ आदि मुनियो, बंबु-मित्र तथा अन्य राजाओं के साथ राजश्रेष्ठ 
दशरथ ने रथ में बेठकर बड़े आनन्द से मिथिला के लिए प्रस्थान किया । उनके साथ 
रमणीय दिव्यांबर, कमनीय रत्न-समूह, हाथी, रथ, तुरंग तथा पदचर सेना, परम आप्त 
मंत्री तथा पवित्र स्त्रियों के समूह थे । राजा के पाइव में उनके पुत्र भरत तथा झत्रुष्न 
हाथियों पर, मोतियों के छत्र की छाया में चल रहे थे । मगल-वाद्यों के घन-नाद से 
सभी दिशाएँ मुखरित हो रही थी । इस प्रकार, जहाँ-तहाँ ठहरते हुए, चार दिन की यात्रा 
के पश्चात्‌, दशरथ (अपने परिवार के साथ) मिथिला पहुँच गये । 


तब महाराज जनक सूर्यवंद में श्रेष्ठ राजा (दशरथ) की अग॒वानी करने आये और 
बड़े उत्साह एवं आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनका उचित रीति से आदर-सत्कार 
किया । उसके बाद सभी मुनियों को प्रसन्न करते हुए वे बड़े हर्ष से बोले--महाराज, 
अपनी पूत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करने का निरचय करके मेंने आपको निमंत्रित 
किया है । आपके आगमन से में कछृतार्थ हुआ । इन वसिष्ठ, वामदेव आदि मुत्रियों के 
आगमन से मेरी इच्छाएँ पूर्ण हो गई । मेरा जन्म सफल हुआ। मेरा वंश पवित्र हुआ । 
रविकुल के उत्तम नरेश के साथ संबध करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कल ही विवाह का 
शुभ मुहृत्त हैं । आप अपने इष्ट-मित्रों को बुलाकर उचित तथा आवश्यक कार्य संपन्न कीजिए ।” 

उनके वचन सुनकर दशरथ ने बड़े प्रेम से कहा--ऐसा ही हो और जनक के 
द्वारा संपन्न कराये गये जनवासे में प्रसन्न-चित्त से ठहरे । तब विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण 
के साथ वहाँ आ पहुँचे । दशरथ ने उस मुनि को प्रणाम करके बड़े विनय से कहा-- हे 
अनघात्मा, आपकी कहपा से में धन्य हुआ । तब कौशिक बोलें-- हे राजनू, तुम अकलंक- 
चरित्र हो । अपने पुण्य-कार्य से तुम पवित्र हो गये हो । रविकुलोत्तम राम को पूत्र के रूप 
में प्राप्त करके तुम विशेष रूप से पवित्र हुए हो | उस दिन तुमने यज्ञ की रक्षा करने 
के लिए सद्बुद्धि से अपने पुत्र राम-लक्ष्मण को मुझे दिया था । यह लो, तुम्हारे पुत्र कुशल- 
मंगल से हे । उन्हें स्वीकार करो।” इतने में दोनों (राम-लक्ष्मण) ने राजा को प्रणाम किया । 
राजा ने उन्हें आज्ञीर्वाद देकर बड़े स्नेह से गले लगा लिया । 


दशरथ उस दिन अपने नित्य-नैमित्तिक वैदिक कर्मों से निवृत्त हुए | दूसरे दिन 
जनक अपने मंत्रियों के साथ विवाह-मंडप में आ विराजे । अपने पुरोहित शतानन्द को 
देखकर कहा--हे अनघात्मा, मेरे भाई कुशध्वज को भी इस विवाह में अवश्य आना 
चाहिए । वह इक्षमती के किनारे सांकाश्यपुरी में रहता हैं ।” यों कहकर उन्होंने (अपने 
भाई को) बुला भेजा । 

रद 


५८ रंगनाथ ए्पायर 


बड़े कौतृहल के साथ कुशध्वज वहाँ आया और झतानन्द तथा महाराज जनक को 
बडी श्रद्धा से प्रणाम किया और महाराज की आज्ञा पाकर उचित आसन पर बैठा । तब 
जनक ने सुदामन नामक अपने मत्री से कहा--तुम शीक्ष जाकर महाराज दशरथ को 
उनके सचिव, पुत्र, वसिष्ठ आदि मुनियों के साथ सादर लिया लाओ |” उसने दशरथ के सम्मुख 
पहुँचकर निवेदन किया-- महाराज, राजा जनक ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है । आप 
क्ृपाकर अपने पुरोहित, पुत्र तथा अमात्यों के साथ विवाह-मडप में पधारे ।” राजा दशरथ 
सपरिवार वहाँ पहुँचे और (उचित आसन पर) आसीन होने के पश्चात्‌ जनक से बोले-- 
महाराज, हम इक्ष्वाकुओं के लिए मुनि वसिष्ठ गुरु तथा देवता है । वे सर्वज्ञ तथा 
जितेन्द्रिय हे । वे ही हमारे पुरोहित रहकर सस्कार करायेंगे ।' 

३४- दशरथ का वंश-क्रम 

तब मुनि वसिष्ठ दशरथ के वंश का वर्णन करते हुए कहने लगे--हे राजन्‌, निर्गुण 
ब्रह्म ने सगण रूप धारण करके, अपनी लीला प्रसारित करने के निमित्त, अपने नाभि-कमल में 
ब्रह्मा को उत्पन्न किया । इसप्रकार हरि के पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न हुए । ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए । 
मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और उनसे सूर्य उत्पन्न हुआ । सूर्य का पुत्र था वैवस्वत मनु । 
उसका पुत्र _इक्ष्वाकु नामक राजा बहुत विख्यात हुआ । इक्ष्वाक्‌ का पुत्र कुक्षि हुआ, 
और कुृक्षि का पुत्र विकृक्षि उत्पन्न हुआ । विकुक्षि के पुत्र बाण के सनरण्य नामक पुत्र हुआ । 
उसके पृथु नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र त्रिगकु हुआ, जो बड़ा ही चतुर राजा था । 
उसके पुत्र हरिश्चन्द्र के रोहिताश्व नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र दुदुमार हुआ । दुदुमार का 
पुत्र युवताइव था, उसकी दो रूपवती रानियाँ थी । किन्तु उसके सतान नहीं थी । इसलिए 
राजा ने संतान की प्राप्ति की इच्छा से बहुत-से श्रेष्ठ मुनियो को बुला भेजा और उन 
महान्‌ आत्माओं की अर्ध्य-पाद्य भादि से पूजा की और उनसे निवेदन किया--हे महात्माओ, 
आप कृपा करके मु संतान-प्राप्ति का वर दीजिए । तब बड़ी प्रसन्नता से मुनि बोले-- 
है राजन, तुम भक्ति-युक्‍्त हो ऐन्द्र-यज्ञ करो, तो तुम्हें सतान-प्राप्ति होगी ।' 

“राजा ने यज्ञ के लिए आवश्यक उपकरणों को तुरंत एकत्र कराया । सयमी 
मुनियों ने बड़े हर्ष के साथ राजा के संतान-प्राप्ति हेतु ऐन्द्र नामक यज्ञ प्रारभ किया । 
यज्ञ पूरा हुआ और मृन्रियो ने अभिमंत्रित जल से पूर्ण कुभों को यज्ञ-शाला में एक ओर रखा। 
उसी दिन रात्रि के समय राजा ने प्यास से पीड़ित होकर, भूल से यज्ञ-शाला में रखे हुए 


५३ 


कलशझों में से लेकर अभिमंत्रित जल पी लिया । 

_ (दूसरे दिन) जल-रहित कलझों को देखकर मुनि कहने लगे--'कलशों का जल 
किसने पी लिया ? जल कहाँ गया ?” जब उन्होने ध्यान लगाकर देखा, तब उन्हें ज्ञात हुआ 
कि राजा ने ही जल पीया है । इस विचित्र दैव-माया को देखकर सभी मुनि आइचरय्य- 
चकित हो गये । राजा ने गर्भ धारण किया और एक बालक को जन्म देकर मर गया । ऋषि अत्यन्त 
दुःखी हुए और मंत्र-शक्ति के प्रभाव से युवनाइव को फिर सजीव बनाया । युवनाइव जीवित हो उठा। 

_चन्रवरत्ती के शुभ लक्षणों से युक्त उस बालक को देखकर ऋषियों ने विचार किया 
कि वह सप्तद्वोपों पर राज्य करेगा । इससे वे बहुत प्रसन्न हुए । युवनाश्व ने बड़े प्रेम से 


बालकाड ९९ 


उन ऋषियों को अतुल धन देकर उनका सम्मान किया और बे विदा हुए । मातृहीन 
वह शिशु भूख से व्याकुल होकर जब रोने लगा, तब इन्ध वहाँ आया और उसकी भूख 
मिटाने के लिए अपना अंगृठा उस शिक्ञु के मुँह मे दे दिया । शिशु उससे अमृत-पान करने लगा। 
सुधा-पान करने के कारण इन्द्र ने बुधजनों के द्वारा उस शुभलक्षण का नाम 
मान्धाता रखवाया और इन्द्रलोंक को लौट गया । 


“मान्धाता पूर्ण-चन्द्रप्रभा-सम दीप्तिमान्‌ होकर बढने लगा । यौवन के जाते ही वह 
अत्यन्त ्षौय-संपन्ष हुआ और रावण आदि (वलजाली) राजाओं को कई युद्धों में परास्त कर 
समस्त भूमंडल का शासक वन बैठा । विष्णु की भवित करते हुए इन्द्र का बल प्राप्त करके 
उसने बहुत-से यज्ञ किये । उस राजा के विमलांगी नामक स्त्री से अत्यन्त तेजस्वी मुचुकुंद 
और सुसंधि तामक दो पुत्र और पत्चास पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । कन्याओं के युवावस्था को 
प्राप्त होते ही राजा ने उनका विवाह सौभरि नामक मूनि के साथ कर दिया । उन कन्याओं का 
अग्रज हरि-भक्ति में जीवन व्यतीत करते हुए स्वर्ग सिधारा । उसके भाई सुसधि ने पुण्य- 
कार्य करते हुए (चिर काल तक) राज्य का पालन क्या । उस सुसंधि के श्रुवसंधि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके पुत्र प्रसेनजित्‌ के भरत नामक पुत्र हुआ और भरत के असित 
नामक पूत्र हुआ । 

“असित के राज्य-काल में अत्यत पराक्रमी हेहय-वश में भवकर आकारवाला ताल- 
जघ नामक वोर उत्पन्न हुआ । उसने असित के साथ घोर युद्ध किया और युद्ध में पराजित 
करके उसका वध कर डाला । राजा की दोनों रानियों ने अत्यन्त दुःखी होकर 
राज-काज का सारा भार मंत्रियों को सौप दिया और शान्ति से जीवन बिताने लगीं । उन दोनों 
रानियों में कालिदी नामक रानी गर्भवती थी । सौतिया डाह के कारण दूसरी रानी से 
यह सहा नहीं गया और उसने उस गर्भ को हानि पहुँचाने के उद्दृश्य से विष का प्रयोग किया । 
विष-प्रयोग से गर्भ-पात तो नहीं हुआ, किन्तु उसके प्रभाव से वह कड़ी बेदना का 
अनुभव करने लगी । तब कालिंदी हिमालय में च्यवत ऋषि के यहाँ गई और बड़ी 
भक्ति से उन्हें प्रणाम करके अपना सारा बृत्तांत कह सुनाया । मुनि ने उसके दुःख की कथा 
सुनकर कहा--बेटी, तुम मेरी पूत्री के समान हो; डरने की कोई बात नहीं है । उन्होंने 
उसे स्नेह से उठाया और अपनी दिव्य-दृष्टि से सारी स्थिति को समभकर कहा--हें 
कालिंदी, तुम्हारे अत्यंत धार्मिक, अतुल तेजस्वी, महान्‌ चेता, कीत्तिवानू, वश्चोद्धारक, रूपवान्‌ 
तथा शत्रुदमन पूत्र उत्पन्न होगा । इस प्रकार मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
वह रमणी मुनि को प्रणाम करके अपने घर लौठकर प्रस्न्न-चित्त रहने लगी । 

“निदान शुभ मुह्त्त में उस शुभांगी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कालिदी अत्यन्त हर्षित हुई। वह 
अपने शत्रुओं का दमन करके बड़े आनन्द से राज करने लगा । उसका नाम सगर था। उसका पुत्र 
असमंजस था। असंमजस का पुत्र अंशुमान था, जिसका पुत्र राजा दिलीप था। दिलीप के पुत्र पुण्यात्मा 
भगी रथ थे, जिन्हें ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र रघु महाराज के पुरुषादक नामक पुत्र हुआ । 
उसके उज्ज्वल कीत्तिमान्‌ नामक पुत्र हुआ। उसके पृत्र शंखण था, जिसके पुत्र सुदर्शन के अग्निवर्ण नामक 
पुत्र हुआ, जिसका पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण का पुत्र मर था और उसका पुत्र शीघ्रग था। शी ध्रग के 


40 रंगनशथ एरत्यायर 


पुत्र मनु के अंवरीष नामक पुत्र हुआ । अंवरीष का पुत्र जनवंदित नहुष था, जिसका पुत्र 
ययाति नामक वीर था । ययाति के पुत्र नाभाग था और उसका पुत्र अज था । अज के 
पुत्र ही ये दशरथ है, जो पुण्यात्मा तथा सफल मनोरथ है । इन्ही दशरथ के पुत्र राम हे । 
इनके विषय में अधिक क्‍या कहूँ ? इनके पूत्र को ही तुमने अपनी पृत्री देने का 
निएचय किया है | तुम कृतइत्य हो । तुम्हारा वंश (इससे) मंगलमय हुआ । 

इस प्रकार वसिष्ठ को रघुवंश की प्रशंसा करते हुए सुनकर पवित्रात्मा शतानन्द जनक 
की अनुमति लेकर बड़े हर्ष से सभी सभासदों के सुनते हुए यों कहने लगे--हे मुनीन्‍्द्र, 
हमने बड़े हर्ष से अनघात्मा दशरथ के वंश-क्रम का वर्णन आपसे सुना | में अब आपको 
प्रशंसनीय जनक की वंशावली सुनाऊंगा ।” 


३४- राजा जनक की वंशावली 

“द्विजों तथा परमहंसों के जन्मदाता अद्वितीय ब्रह्म अच्यृत के नाभि-कमल में ब्रह्मा का जन्म हुआ 
और उनका पुत्र हुआ मरीचि । मरीचि का पुत्र कश्यप था। कश्यप केसूर्य उत्पन्न हुआ । 
उसका पुत्र था मतिमानृ, जिसके मन्‌ नामक पुत्र हुआ। मन्‌ ने ध्यान-मग्न अवस्था में कभी छीका, 
तो (उस छीक से) वैवस्चत का जन्म हुआ । उस वैवस्वत का पुत्र निमि था, जो निर्मल 
आचारवानू, नीतिकोविद, धर्मनिरत, विमल मूतिमान्‌ तथा यशस्वी था । उसका पुत्र मिथि था, 
जिसके जनक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । जनक के उदावसु नामक पुत्र हुआ, जिसका 
पुत्र॒नन्दिवर्दन था । नन्दिवद्धंन का पूत्र स॒केतु था, जिसका पूत्र देवरात था । देव- 
रात के बृहद्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके महाविभू नामक पुत्र था। महाविभु का पुत्र 
सुधृति था, सुधृति का पूत्र धृष्ठकेतू और उसका पुत्र हर्यश्व था । हर्यश्व के मरु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके प्रतीधक नामक पूत्र हुआ । प्रतीधक का पुत्र कीत्तिरथ था, जिसके 
देवमीढ नामक पुत्र हुआ । देवमीढ का पुत्र विबुध और विबृध का पुत्र महाश्रक था । 
महाध्रक के कीत्तिरात नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र महारोम था। महारोम के स्वर्ण- 
रोम नामक पुत्र हुआ, जिसके हृस्वरोम नामक गुणवान्‌ पुत्र हुआ । हस्वरोम के दो पुत्र हुए 
“महाराज जनक और कुदध्वज । ये दोनो सौजन्य की मूत्ति है । जब जनक महाराज राज्य 
करते थे, तब सांकाश्य का पराक्रमी राजा सुधन्‍्वा अपनी सेना के साथ आया और मिथिला 
तथा सीता-समेत शिव का धनुष माँगते हुए एक दूत भेजा । जब उसकी मॉग की उपेक्षा 
कर दी गई, तब उसने शिव-घनृष तथा सीता को प्राप्त करने के लिए घोर युद्ध किया । 
जनक ने युद्ध-भूमि में उसका संहार किया और अपने अनुज को उस राज्य का राजा बनाया। 
जनक से लेकर उस वंश में उत्पन्न सभी राजाओं के नाम जनक के कारण प्रशस्त हो गये है । 
निमि-्वंश में जन्म लेनेवाले सभी नरेश योगजज्ञान-सम्प्न तथा चिरजीवी 
होते हैं ।” 

इस प्रकार, जनक के वंश के सदाचरण तथा सीता के सद्गणों की प्रशंसा करने के 
पदचात्‌, अत्यंत्त श्रतापी तथा विमल-भाषी दशरथ को संबोधित करके (शतानन्द ने) कहा-- 
है महाराज आप अपने नित्य अभिरास पुत्र राम का विवाह सीता के साथ संपन्न करके 
कर-क्रीत्ति. ग्राप्त कीजिए ।' 


का/लकांड 4? 


दशरथ ने इन बातों को सुनकर बड़े उत्साह से वस्िष्ठ तथा गाधथि-पुत्र को देखकर 
कहा--आप जनक महाराज से कहिए कि वे उर्मिला का विवाह सौमित्र से तथा राजा 
कुशध्वज की कन्याओं का विवाह उत्तम गुण-संपन्न भरत तथा झत्नुष्न के साथ कर दें ।' 
तब उन्होंने राजा जनक को सारी बातें कह सूनाई और उनकी सम्मति प्राप्त करके बड़े 


हष से राजा दशरथ को जनक की स्वीकृति कह सुनाई । 


दूसरे दिन विवाह के लिए अनुकूल शुभ लग्न था । अतः जनक ने उत्तर फाल्गुनी 
नक्षत्र में विवाह का शुभ-सुहर्ते ठहराया और नगर तथा अंतःपुर को सजाने के लिए परि- 
चारकों को भेजा । उन्होंने चंदन-कस्तूरी-मिश्रित जल से (नगर के) मार्गों पर छिड़काव 
करके उन्हें सुगंधभय बनाया । चीनांशुकों (रेशमी वस्त्र) के वितान सजाये, मणि-तोरण- 
ध्वजाओ से सारा नगर अलक्ृत किया, फलो के भार से अवनत कदली के पेड़ों तथा सुपारी 
के पत्तों से प्रत्येक घर तथा कक्षों के द्वारों को सजाया और विशाल चबूतरों को जवादि 
से लीपकर उनपर चौक पूरे । मणिक्रचन-कलझों से युक्त सौधों के गोपुरों का समूह 
अगणित सूर्यो का भ्रम उत्पन्न कर रहा था । सारा नगर मणि-दीपों, वारंभी (धूप) के 
धुएँ तथा पुष्प-कलापों का भार वहन कर रहा था । इस प्रकार नगर को अलक्त करने 
के पश्चात्‌ उन्होंने अतःपुर को बड़ी निपुणता से सजाया । फिर उन्होंने शिल्पकारों द्वारा 
विवाह-वेदी का निर्माण कराने का आदेश दिया । शिल्पकारों ने मरकत की भूमि पर सोने 
के स्तभ स्थापित किये, उनपर नोलमणि के कार्निंस लगाये और उनपर माणिक्य की धरन 
(शहतीर) बैठाई । सुदर ढंग से नक्काशी करके बनाये गोमेदक के छज्जे बनाये और 
ऊपर वज्र (हीरे) का गारा किया । (उस मंडप के) चार विशाल किवाड़ बनाये गये, जो 
मणि तथा स्वर्ण के बनें थे । (मण्डप में) सोते के सुन्दर चित्र बनाये गये । नीलमणि 
के हाथी तथा स्फटिक के सिंहों से सुसज्जित सोपान रचे गये । उशीर (खस) का विशाल शामियाना 
बनाया गया, जिसके मध्य में फूलों की लड़ियाँ लटकाई गई । विवाह के लिए 
मरकत की वेंदी बनाई गई। उसे कस्तूरी से लीपकर उसपर मोतियों के चौक पूरे गये। 
इस प्रकार सुसज्जित वह विवाह-मण्डप दर्शकों को नेत्रोत्सव प्रदात कर रहा था । 

तब वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य पृण्यात्माओों को देखकर जनक ने कहा--आप 
लोग ही मिथिला तथा अयोध्या के कर्त्ता (विधाता) हैं । अब आगे जो कार्य करना 
उचित हो, उन्हें कराइए ।' 

निरंतर बजनेवाले मंगल-वाद्यों के कलनाद तथा सुमंगली स्त्रियों के मधुर गीतों 
के बीच महाराजा दशरथ तथा उनके चारों पुत्र मणिपीठों पर बेठे । उन्हें तेल तथा उबटन 
लगाकर उनका मंगल-स्तनान कराया गया । उसके उपरांत माथे पर तिलक देकर उन्हें 
चीनांशुक (रेशमी वस्त्र) तथा आभूषणों से अलंकृत किया गया । (उन्हें देखकर) दशरथ 
तथा उनकी पत्नियाँ आनन्द से फूली नहीं समाती थीं | इसके पश्चात्‌ उन्होंने पवित्र मन से 
अपने पुत्रों के शुभ अभ्युदय के निमित्त गो-दान देने का निश्चय किया । प्रत्येक पुत्र के 
हितार्थ उन्होंने वेद-विधि के अनुसार सोलह हजार गायें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दीं । वें 
गायें धौत-खुर, कृनक-शुंग, ताम्र-पुच्छ से अलंकृत थी और सुन्दर दीखती थी । उनके साथ 


दर रंग्नश7थ एश/य/यप 


उनके बछड़े भी थे । ये गाये श्रेष्ठ वस्त्रों से सज्जित थी । गायों के साथ उनको दूहने 
क॑ लिए काँसे की दोहनी भी राजा ने दान में दी । इनके अतिरिक्त राजा ने स्वर्ण, भूमि 
तथा रत्नादि दक्षिणा के साथ अलग-अलग (पुत्रों के हितार्थ अलग-अलग ब्राह्मणों को) दिये । 

इसी समय भरत का मामा यूथाजित्‌ वहाँ आ पहुँचा । वह अपने पिता कैकय- 
नरेश की आज्ञा से भरत को ले जाने के लिए अयोध्या आया था। किन्तु पुत्रों के विवाहार्थ 
दशरथ को मिथिला गये हुए जानकर वह सीधे मिथिला आ गया । दशरथ ने बड़े 
प्रेम से उसका आवर-सत्कार किया और कुशल-समाचार पूछे । 

दूसरे दिन स्‍्तातक आदि विधियों को पूर्ण करने के पश्चात्‌ (राम) अपने भाइयों 
के साथ दशरथ के सम्मुख उपस्थित हुए । दशरथ ने उनका अलंकार करने का आदेश दिया । 
(परिच/रक राम का अलकार करने लगे) उनके सिर पर मुकुट, उदयाद्वि के शझांग 
के समान शोभा दे रहा था । उन्होने हाथो में कंकण धारण किये, मानों वे भक्तों की 
रक्षा के लिए बद्ध-कंकण (कृत-सकल्प) हो रहे हो । 

उनके वक्ष पर हार ऐसे शोभ रहे थे, मानों उनके वक्षः/स्थल से उत्पन्न चन्द्रकिरणें 
चारों ओर छिटक रही हो । कटि-प्रदेश में कनक-वस्त्र ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो पृथ्वी ने 
उनके कनकांवरत्व को धारण कर लिया हो । उनके कानों में कुडल ऐसे शोभ रहे थे, 
मानों रावण के अत्याचार से पीड़ित अप्ट-दिक्पालों का यश दोनों ओर मोतियों के बहाने 
अपनी विनती (श्रीराम को) सुना रहे हो । ऐसे सौदये से संपन्न उनके मुख की कान्ति 
को बढ़ाते हुए कस्तूरी-तिलक झोभित हो रहा था । उदित होनेवाले भानु के तेज के समान 
विलसित, एवं कुडल. केयूर, मुकुट तथा हारों से मंडित लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के बीच 
राम ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानों दिकृपालकों के मध्य इन्द्र विराज रहा हो । 

वहाँ (जनक के अत पुर में) जनक ने (अपनी) चारो कन्‍्याओ को सुसज्जित करने 
के लिए दासियों को आदेश दिया । उन्होनें उन कन्याओं को दीप्तिमानू मणिपीठ 
पर बिठाया, सुमगलियों के मंगल-गीतों और झञारिका तथा कीरो के कलरव के बीच प्रत्येक को 
कुंकुम, कस्तूरी, गोरोचन तथा जवादि की सुगंधि* से सुवासित उबटन लगाया । कंकर्णों 
की मृदू ध्वनियों से मुखरित कर-पल्लवों से उनके केशोी में चंपा का तेल लगाया, हरिचदन 
का लेप किया और घनसार की सुगंधि से युक्त कुनकुने जल से उन कन्याओं का 
स्नान कराया, महीन कपड़ों से (उनके शरीर को) पोंछा और गुलाबी रंग के लहगों पर सुनहली 
जरीदार अंचलवाले वस्त्र पहनाये । (उसके बाद) उन्होंने उनके जूड़े ऐसे सुंदर ग से बाँधे 
मानों समस्त छंगारों की राशि एकत्र कर दी हो । उन जूड़ों में जूही की कलियाँ 
सजाईं । कर्पूर तथा गुलाब-जल में कस्तूरी घोलकर (सारे शरीर पर) लेप किया, सुनहली 
जरीदार कंचुकी पहनाई तथा उतक वक्ष पर मरकत-मोतियों के हार पहनाये । फिर 
उनके (कन्याओं) के कमनीय मुखों के सौदर्य की वृद्धि करते हुए तिलक लगाये, कपोलों पर 
मकरिका-पत्रों को रचा, नाक में बेसर पहनाये, रत्नों के कर्णफूल, मोतियों की बालियाँ 
ओर माणिक्य के कुण्डल सजाये । सके पद्चात्‌ (उनके पैरों में) मरकत के कड़े; पदुम- 
राग जड़े नूपुर तथा गरोमेदक-जड़े पाजेब पहनाये । 


बालकाड 4३ 


इस प्रकार, हारों तथा आभूषणों से अलंकृत होने पर उन्हें देख सब स्त्रियाँ आइचर्य 
करने लगी कि ये दुलहिनें शरत-पूर्णिमा के चन्द्र है, वसंत-काल की पुप्प-लताएँ है या 
खराद पर चढ़े हुए श्रेष्ठ रत्न है, श्री-समन्वित कुदन की शलाकाएँ हे, धौत मकताएँ है 
अथवा सुगध से परिपूर्ण चंदन की प्रतिमाएँ हे । उनमें सीता तो स्वय लावण्य की मर्तति 
श्रेप्ठ गुणवत्ती, जगन्माता, आदिलक्ष्मी का अवतार थी, उस दंवी के सौदर्य का वर्णन करना 
किसके लिए सभव है ? वें भूषणों के लिए आमभूषण थी, भूदवी के समान थी, रत्नाकर 
की मेंखला थी; गंधवती (पृथ्वी) थी और वसुमती थी । 

शुभ मुठत्त निकट आते देखकर वसिप्ठ जनक से परामर्श करके आये और दशरथ 
को इसकी सूचना दी । तब महाराज दशरथ कौशिक, वसिष्ठ आदि गुरुओं को साथ लेकर 
अमरेन्द्र के वैभव से युक्त हो, उचित वाहनों पर सवार होकर जनक के अंतःपुर की ओर 
चले । उनके पीछे-पीछे उनके पुत्र तथा सुसज्जित हो रमणियाँ चलने लगी । उनके पीछे 
राजा के सामन्त, मगलप्रद द्रव्यों को लिये हुई पुण्यवती स्त्रियाँ, याचक, अलंकृत अइव तथा 
गज, मंत्री, वेद-पाठ करते हुए विग्र तथा प्रसन्न-चित्त मुनिगण चलने लगे । 


३६. सीता ओर रास का विवाह 


बरात को आते देख जनक ने अत्यन्त उत्साह से उनकी अग॒वानी की थी । कमल- 
लोचनी सुहागिनों ने उनकी आरती उतारी । जनक विवाह-मंडप में नवरत्न-खचित 
पीठों पर आसीन कराया । उसके परचात उन्होने अविलंब अपने पुरोहित के द्वारा स्वर्ण- 
वेदी में अग्नि की प्रतिष्ठा कराई और वेदोक्त विधि हवन-कार्य सपन्न किया । उसके 
उपरान्त उन्होंने देव-कन्याओं की-सी दीखनेवाली, लावण्यवती अपनी कन्याओं को बड़े स्नेह 
में बुलवाया। उन्होंने मधुपक की विधि पूरी की और अपनी प्रिय पुत्री विद्युत अंगवाली 
स्त्री-रत्न, कमललोचनी सीता को परदे के पीछे खड़ा किया । फिर उन्होंने वांछित फल 
की सिद्धि के हेतु सकतप-पृर्वक राम से कहा--है राम, मेरी पत्री, सद्धमंचारिणी सीता को अग्नि 
के समक्ष ग्रहण करो ।' इस प्रकार कहते हृते हुए उन्होने (राम के हाथो में) सीता को सोंपा । 
(उस समय) अजख्र पुष्पन्वृष्टि हुई तथा देव-दुंढुभियाँ बजने लगी । सुदर रमणियाँ दीपों 
की थालियाँ लिये खड़ी थी; स्वर्ण के थालों में मंगलाक्षत लिये सुमंगलालियाँ पार््व-भाग 
में खड़ी थीं | गुड़ तथा जीरा मिलाकर वधु-वरों के सिर पर रखा गया।' 

तब सुमूहत्त जानकर (मुनि ने) परदा हटाया । सीता का भव्य मुख सामने 
देखकर राम की आँखें पूर्णिमा के चन्द्र के प्रकाश में विकसित कुमुद-प्रृष्प के समान प्रफुल्लित 


हो गई । सीता की दृष्टि पति के चरण-कमलों पर इस प्रकार स्थित हुई, जैसे पद्म पर 
अमर बेठे हों । 


रामचन्द्र को दृष्टि इस प्रकार दीखने लगी, मानों वह उस परम सुन्दरी के लावण्य- 

रूपी सागर में तैर रही हो । वधू की दृष्टि वर के शरीर के कान्ति-रूपी प्रवाह के मध्य 

विकसित पद्म (कमलों) के सदुश शोभायमान हो रही थी । पत्नी तथा पति की आँखें थोड़ी 

१. आंध्र-दंश में विवाह के ससय शुभ मुह्त्ते में वर-कन्या के सिरों पर गुड़ तथा जोरा 
मिलाकर रखने को प्रथा है। यह शुभ माना जाता है । 


48 रंग्नाथ एयायण 


देर के लिए आपस मे इस प्रकार मिली, जैसे रति तथा मन्मथ के सुन्दर रूप बड़ी शोभा- 
युक्त गति से परस्पर मिले हो । उसके पछ्चात्‌ रघुवीर ने सीता के लाल कमल के समान 
कर को अपने हाथ मे लिया और पुलकित गात्रों से दोनों एक ही पीठ पर आसीन होकर 
बड़ी प्रीति से हवन का कार्य सपन्न करने लगे । जनक नें बड़ी प्रीति से श्रेष्ठ युवती 
उर्मिंला का हाथ लक्ष्मण के हाथ में दिया, कुशध्वज की पृत्रियों में से कमल कं-से विशाल 
नेत्रोंवाली माडवी का कर भरत के हाथ में सोपा और चन्द्रमुखी श्रुतकीत्ति का हाथ 
शत्रुघ्न को दिया । 

इस प्रकार वेद-विधि से पाणिग्रहण-संस्कार समाप्त करके दशरथ के पुत्रों ने अक्षता- 
रोपण-विधि पूरी की और लाज-होम (धान का लावा अग्नि में डालने की क्रिया) संपन्न 
करके मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त किये । स्वर्ग के देवों ने दुदुभियाँ बजाई, पुष्प-वृष्टि की, 
देवता संतुष्ट हुए, मुनि प्रसन्न हुए, गंधर्व अत्यन्त हित होकर गाने लगे तथा आनन्द से 
अप्सराएँ नृत्य करने लगी । तब वसिष्ठ ने वैव,हिक हवन के उपरान्त राजकुमारों को 
अग्नि की परिक्रमा कराई ओर सप्तर्षियों की पूजा कराई । सब मुनि तथा पुरोहितों ने 
बड़े हर्ष से वर-वधुओं को आशीर्वाद दिये । दूसरे दिन सदसि (ब्राह्मणों की सभा, जिसमें 
वे वेदोच्चारण के साथ वर-वधू को आशीर्वाद देते हे) संपन्न किया गया और सबने शुद्ध 
चित्त से आशीर्वाद दिये । 


इस प्रकार, विवाह के चार दिन बड़े समारोह के साथ व्यतीत हुए । समस्त शुभ 
संस्कारों का दर्शन करके, महाराज दशरथ तथा समुद्र-सद्ृश शीलवान्‌ू जनक को आशीर्वाद 
देकर कौशिक ने हिमाचल की ओर प्रस्थान किया । मिथिलेश के आनन्द की सीमा न 
रही । इसके पश्चात्‌ (जनक तथा दशरथ ) दोनो राजाओं ने अपने विभव के अनुकूल 
विवाह में आये हुए राजाओं को श्रेष्ठ वस्त्राभरण देकर विदा किया और सभी याचकों को 
अपरिमित घन देकर संतुष्ट किया । 

जनक ने अपनी पृत्रियों को बड़े स्नेह से उचित सीख दी और उन्हें श्रेष्ठ रत्ना- 
भूषण, चित्र-विचित्र के चीनाबर तथा दासियाँ भेंट में दी । अपने जामाताओं को रथ, गज, 
तुरंग, पदचर, सैनिक तथा आभूषण भेंट किये । वसिष्ठ आदि संयमियों तथा महाराज दशरथ 
को विविध रत्नाभरण देकर उनका सत्कार किया और अपनी पुत्रियो को उनके साथ विदा किया । 
अपने पुत्र तथा पुत्र-वधुओं के साथ राजा दशरथ अग्रोध्या के लिए रवाना हुए । 
किन्तु मार्ग में अचानक बड़े वेग से प्रतिकूल पवन चलने लगा । इसके अतिरिक्त कितने 
ही अपशकुन भी होने लगे । राजा ने बहुत व्याकुल होकर वसिष्ठ से पूछा-- हे मुनीश्वर, 
ये अपशकुन किस कारण से हो रहे हैं ?” तब बड़ी अनुकंपा से वसिष्ठ नें राजा को 
देखकर कहा--राजनू, आगे एक बड़ी विपत्ति आनेवाली है, पर वह देखते-देखते दूर हो 
जायेगी । चिता मत करो ।' 

मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि पवन प्रचण्ड गति से चलने लगा, सारे आकाश 
में कुल: छा गई । हाथी, घोड़े तथा रथों पर सवार योद्धा तथा अन्य लोग चकित-से रह गये । 


सारी सेना तितर-बितर हो गई। सूर्य का तेज मलिन हो गया। उसी समय 


कालकोड 4 
पेराक्रमी परशुराम कंधे पर परशु धारण किये आते दिखाई पड़े, जिन्होंने इक्कीस बार इस 
पृथ्वी को निःक्षत्रिय कर दिया था । उनकी आँखें ऐसी लाल थी, मानों अपने जटा-जूट में 
स्थित गगा की आद्रता से ललाट को आद्र बनाये हुए, अत्यंत भयकर रूप से जलनेवाले 
तथा अपने कंठ के विष को कोध से दंत्यों के ऊपर उगलनेवाले परम शिव के ललाट- 
नेत्र की प्रज्जलित वह्ति को (परशुराम) अपनी दोनो आँखों में लिये हुए आ रहे हों । 
उनकी बिखरी हुई लाल-लाल जटाएँ ऐसी दीख रही थी, मानो उनके भीतर की क्रोधारिन प्रज्वलित 
होकर बाहर तक अपनी लाल-लाल ज्वालाएँ फैला रही हो। उनके कंधे पर रहने- 
वाला परशु ऐसा शोभा दे रहा था, मानों उतकी भुजा रूपी लक्ष्मी ने नाल-युक्त विकसित 
कमल हाथ में धारण किया हो । ऐसे भयंकर रूप में आवंवाले परशुराम को देखकर 
राजा दशरथ तथा मुनिगण भयभीत होकर भय-निवारक मंत्रों का जप करते हुए अध्ये- 
पाद्यो के साथ परशुराम के सामने आये । 


३७. परशुराम का गर्व-मंग 

परशुराम ने अध्यं-पाद्य ग्रहण नहीं किया और राजा दशरथ को डरा-वमकाकर राम 
के आगे आकर खड़े हुए । भारगव राम (परशुराम) को देखकर राम ने बड़ी भक्ति से 
प्रणाम किया और हाथ जोड़े बड़े विनय से खड़े रहे । उन्हें देखकर परशुराम ने कहा-- 
हे राजन, तुम कितना भी विनय दिखाओ, तो भी में तुम्हे क्षमा नही करूँगा । तुम मुझसे 
यद्ध करो । तब राम ने कहा-- हे भूसुरोत्तम, आपने कश्यप आदि ब्राह्मणों को सारी 
पृथ्वी दान कर दी है और महान्‌ जितेन्द्रिय हो वनों में रहकर घोर तपस्या में संलग्त 
रहते है । अतः आपकी वंदना करना उचित है । हें मुत्तीशवर, यही विचार करके मेने 
आपको प्रणाम किया है, आपसे भीत द्वोकर नहीं । क्‍या यह उचित हूँ कि आप व्यथ 
ही मेरी निदा करें ? ” 

परशराम बोले-- तुम मुझे तपस्वी कहते हो ? जानते हो, मे युद्ध मे सहस्तबाहु 
को मार डाला और इक्कीस बार पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का नाश कर डाला हू तथा 
(उनके) रक्‍त से अपने पितरों की तिलोदक-क्रिया की हुँ । हमार पितर राजाओं के शवों 
का सोपान बनाकर स्वर्ग में चले गये हँँ। हे अनघ, ऐसे भागव राम को विना जानें तुम 
इस संसार में राम होकर कैसे जन्मे ? क्षत्रिय के नाम से जो जन्म लेता हूँ, में उसका 
नाश करूँगा । (ऐसी दशा में) राम का नाम धारण करतवाल क्षत्रिय को क्‍या में कभी 
छोड़ सकता हूँ ? राज-वंश में जन्म लेकर राम का नाम धारण करवाल तुम्द में कदापि 
क्षमा नही करूँगा । राजा होने के कारण तुम्हारे पिता को युद्ध में मार डालने के उद्दृश्य 
से में आया था; लेकिन स्त्रियों की आड़ में शरण लेने के कारण मेने उसे छोड़ दिया था । 
इसीलिए वह गर्वाध हो यहाँ फूला-फूला विचर रहा हैं। आज भले ही वह कहीं 
छिप जाय, पर में उसे जीवित नहीं रहने दूंगा ॥' 

तब दशरथ अत्यन्त भीत होकर बड़े विनय से भागंव से बोले-- हैँ भागव, आप 
ब्राह्मण है, आपको इतना रोष क्‍यों ? मेरे पुत्र बालक हूँ । उनपर क्रोध करना आपको 
शोभा नहीं देता । में जानता हूँ कि आप समस्त शास्त्रों एवं पुराणों में पारंगत हूँ । एंसा 


€ 


६६ रंग्नाथ एयायण 


कौन धर्म है, जिसे आप नहीं जानते । आपका सामना करके आपसे युद्ध करने की क्षमता 
शिवजी में भी नहीं ऐसी दशा में दूसरो की शक्ति की बात कौन कहे ? हैं परम- 
पावन, देवेन्द्र भी आपकी कठोर प्रतिज्ञा को व्यर्थ नहीं कर सकता । आप हम सबको 
क्षमा करके प्रसन्नता से गमन कीजिए ।” 


दशरथ ने इस प्रकार कहकर प्रणाम किया और सिर भुकाकर चुपचाप खड़े हो गये । फिर 
भी परशुराम की आँखें क्रोध से लाल ही रही । उन्होने अपनी प्रशंसा हुए वचनों 
को अनसुनी कर दिया और मन-ही-मसन उन सबका दमन करने का विचार करक 
अत्यंत क्रोध के साथ बोले--- जिस समय में शिव के साथ धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था, 
उस” समय कातिकेय ने मुझसे युद्ध आरंभ किया, पर वह मुभसे हार गया । तब शिव ने 
भी मेरी शक्ति की प्रशंसा की थो । उस शिव के धनुष का तोड़ना में कैसे सहन कर 
सकता हूँ ?” 

तब रघुराम ने हँसते हुए कहा-- मैंने विनोदार्थ उस धनुष का संधान किया, तो 
वह टूट गया । इतना ही नहीं, मेरे संधान करने से भला वह पिनाक कहीं टिक सकता था ? 
“मेरी भुजाओं की शक्ति ही इतनी अधिक है । इक्ष्वाकुअशी युद्धों में कभी पशुओं 
तथा ब्राह्मगो का वध करना नहीं चाहते । आपने जो बाते कही, वे सब आपके लिए 
उचित हे । आप ब्राह्मण है, में आपका वध करना नहीं चाहता । यह मेरी गर्दन है, वह 
आपका परशु हैं । विना दया दिखाये जो उचित समझे, करे ।” 

रघुराम को क्रोद्धोदीप्त देखकर भारगव राम घबराकर बोले-- तुम्हारी बातो से 
मुभे ज्ञात होता है कि तुम्हें इस बात का गव॑ है कि में ब्राह्मण हूँ और तुम क्षत्रिय हो । 
तुम ऐसा मत सोचो । में अभी अपने प्रताप का तेज तुम्हें दरसाऊंगा। उस जनक राजा के 
घर में जिस धनुष को तुमने तोड़ा है, उसे तथा इस धनुष को (जो मेरे पास है) 
'देवताओं ने बड़े प्रेम से विश्वकर्मा के द्वारा एक साथ बनवाया था । उनमें से एक उन्होंने 
त्रिपुर-विंजय के लिए जाते समय शिव को दिया । रुद्र ने उसी धनुष से त्रिपुरों को 
विजित किया ।” उसके पदचात्‌ बीर-गर्व की मुद्रा धारण करके वे कहने लगे--'मेने विना 
किसी की सहायता के ही त्रिपुरास्रों का वध किया हैं ।' मेरे समान शक्तिशाली इस' संसार 
में कौन है ?'! 

(उनके वचनों को सुनकर) देवता, मुनि, सनकादि, विष्णु के पाश्वंचर कहने लगे 
कि विएंण्‌ तिपुरासुर के वध में शिव के सहायक बनें, अन्यथा रुद्र से यह कार्य कैसे सधता? 
बह 'वार्त्ता रुद्रगण' ने सुतकर शिव से कह दिया । छिव ने अत्यंत क्रोध करके विष्ण को 
युद्ध के लिए' ललकारा । (यह बात जानकर) सुर, गरुड़ तथा उरगादि देवता ब्रह्मा के 
पास गये और उनसे परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि हरि तथा हर की 
परीक्षा के लिए दोनों में युद्ध होना ही चाहिए। अतः उन्होंने कामक नामक धनंष विंष्ण 
को दिया । हरि तेथा हर दोनों अतुल रीति से युद्ध करने लगे । नारायण द्वारा की गई 
मयबेंकर धाणध्वर्षा के कारण ज्षिव के धतुष का थोड़ा-सा भाग टट 'गया | तब देवबतॉँओं''ने 
'मिंगेय किया कि हरि की, शक्ति ही प्रबल है और उन्होंने -दोनो 'का युद्ध बंद करवा दिया। 


बालकाीड न 


देवताओं का मनोभाव जानकर शिव ने अपना धनुष देवरात को दिया । उन्होंने वह धनुष 
जनक को दिया । विष्णु ने अपना धनुष रुचिक को दिया, रुचिक ने जमदग्नि को दिया 
और जमदर्नि ने कृपा करके मुझे यह धनुष दिया | शिव का धनुष पहले ही थोड़ान्सा 
टूटा हुआ था, इसलिए तुमने उसे तोड़ा होगा । हे राजन, मेरे हाथ का यह धनुष उसी 
धनूृष के जोड का है । इसपर वाण-संधान करके अपनी शक्ति का परिचय दिये विना 
में तुम्हें यहाँ से हटने नहीं दूँगा । 

इन वचनों को सुनकर दशरथात्मज अत्यंत क्रुद्ध हुए । उनकी आँखों से अग्नि-कण 
निकेलने लगे । राम ने भार्गव राम से, जो उनकी शक्ति से अनभिन्न थे, कहा-- में जानता 
हैं कि आपमें अतुल बल है । में यह भी जानता हूँ कि आपने क्षत्रियों को परास्त करके 
उनका वध किया है । किन्तु, आप मुर्के भी दूसरों की तरह समझकर, निर्भय होकर डीग 
मार रहे हैं । आपको मेरे भुज-वल का ज्ञान नही है। भला, आपकी शक्ति ही कितनी हैं ? 
आपका यह घनूष क्‍या चीज हैं ? लाइए, देखूँ तो सही । 

इस प्रकार कहकर उन्होने (परशुराम के हाथ से) धनुष लेकर, उसकी प्रत्यंचा 
चढ़ा दी और एक उग्र बाण-सधान करके कहा--'मे आपके पैर काठकर आपका गदवें- 
भग करते हुए आपका क्रोध दूर करूँगा ।* 

परशुराम भयभीत हो गये । उनका घमड चूर-चूर हो गया। उनकी हेंकड़ी जाती रही । 
तुरन्त बड़ी नमृता से प्रार्थनाप्वक कहने लगे-- हे राजेन्द्र, हे राम, मानवाधीश 
मुझे क्षमा करो । मेरी रक्षा करो । मेने सारी पृथ्वी कश्यप को दान में दे दी है । अतः 
में रात के समय इस पृथ्वी पर ठहर नहीं सकता । मुझे रात तक महेंन्द्राचल पर पहुँच 
जाना चाहिए। इसलिए तुम मेरे पैर मत काटो । (तुम चाहे तो) मेरे समस्त संचित 
पुण्य पर यह बाण छोड़ दो ।* 

तब राम ने वह बाण परशुराम के (संचित) पुण्य पर छोड़ दिया । देवता, सिद्ध, 
खेचर आदि जड़वत्‌ खड़े भागंव राम तथा क्रुद्ध काकुत्स्थ राम को देखते रहे । तब पृष्प- 
वृष्टि हुई । स्वर्ग में रहनेवाले ब्रह्मादि देवता आनन्दित होकर राम की प्रशंसा करने लगे । 

भार्गव राम राम को देखकर मन-ही-मन उनकी महिमा का विचार करके बोलें-- 
“हे अनघ, मेने तुम्हारी शक्ति को देख, मन-ही-मन विचार करके जान लिया हैँ कि तुम 
विष्णू हो । हें काकुत्स्थ, इसलिए युद्ध में हार जाना मेरे लिए स्वाभाविक ही है | तुम 
मेरे बल हो, मेरी आत्मा हो, मेरे बंधु-बांधव सब तुम ही हो । हे रामचन्द्र, तुम मेरे 
कुवचनों का खयाल मत करो । हे रघुकुलाधीण राम, तुम मेरी रक्षा करो ।” 

इस प्रकार उन्होनें राम की स्तुति की, मन-ही-मन रघुराम की महिमा गृनते हुए 
उनकी परिक्रमां की और भक्ति से हाथ जोडकर, अत्यन्त विनय से राम की कपा प्राप्त 


जि. 


करने के उद्देश्य से बोलें-- हे राघव, हे जानकीनाथ, अब मुझे जाने की आज्ञा दो । मेरी 
त्रुटियों का ध्यान न करके उन्हें क्षमा कर दो, मेरी रक्षा करो और स्वेह से मुझे जाते की, 
अनुमति प्रदाव करो । में एकनिष्ठ होकर, अविचल रीति से नेत्र बंद करके तुम्हारे प्रति 


तपस्या कहूँगा और ज्ञान प्राप्त करूँगा, जिससे सभी मुनि-समाज हर्षित हो जाय ।” 


सु रगनाथ एयायर 


इस प्रकार राम की स्तुति करके, बड़े प्रेम से वे वहाँ से प्रस्थान करते हुए बोले-- 
'राम, तुम्हारी शक्ति अनुपम है ।” उसके पदच्चात्‌ वे महें रे 


ह 


[_ वे महेन्द्राचल पर चले गये । वरुण की 
प्राथंना मानकर रघुराम ने उसी क्षण परशुराम का धनुष उन्हें दे दिया । 

तब अनुकूल पवन चलने लगा । सेना में फिर से उत्साह छा गया | नर तथा सुरों 
की प्रशंसा प्राप्त करते हुए विजय-श्री से युक्त हो राघव नें अपने पिता महाराज दशरथ 
तथा पृण्यात्मा वसिष्ठ को प्रणाम किया । राजा ने बडे आनन्द से उन्हें गलें से लगाकर 
आशीर्वाद दिया और बोले-- मेरा पुनर्जन्मन्जैसा हुआ है | तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करक 
इस पृथ्वी पर में देवराज इन्द्र के समान बन गया । परम पावन परशुराम जब शिव की 
तरह (भयंकर रूप लेकर) यहाँ आये, तब भय से मेरा सारा शरीर कॉपने लगा और मेने सोचा 
कि अब कोई उपाय नहीं हैं । इसलिए मेने उनसे विनती की । जब उन्होंने मेरे विनीत 
बचनों को ठुकरा दिया, तब पृत्र-स्नेह से विद्धल होकर में चुप हो रहा । (तुम्हारा) उनको 
जीतना मेरे लिए बड़े आइचर्य का विषय है । मेने आज अतुल वेभव प्राप्त किया है । 
तुम्हारे प्रताप के फलस्वरूप सारा भय दूर हो गया है । मे इस संसार में यशस्वी हुआ ।” 

इस प्रकार, राम का अभिनंदन करने के उपरान्त राजा ने वसिष्ठादि मुनियों और सभी 
सेनाओं को साथ लिये हुए बड़े आनन्द से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया । 


३८. अयोध्या में प्रवेश 

मंगल-चिह्नों तथा पुण्यात्माओं के साथ, मंगल-वाद्यो की ध्वनि होते हुए, दशरथ ने 
अपने पुत्रों-सलहित बड़ी प्रसन्नता से अयोध्या में प्रवेश किया । अलंक्ृत राजमार्ग में, राज- 
कुल के लोग तथा अन्य मित्र-वर्ग, सौधों पर से उन सुन्दर राजकुमारों को देखकर उनपर 
पुष्प-वृष्टि करने लगे । भूसुर आशीर्वाद देने लगे । तब राजा ने अत्यन्त सुन्दर ढंग से 
अलंक्त अंतःपुर में प्रवेश किया । कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा आदि रनवास की सभी 
स्त्रियाँ अत्यन्त हर्ष से उनके स्वागतार्थ आईं । उन्होंने उनपर फूलों की वर्षा की और उनकी 
आरती उतारी । पूत्र तथा पूत्र-बधुओं ने उनके पैर छुए, तो उन्होंने उन्हें गले लगाकर 
आशीर्वाद दिये । सीता आदि पुत्र-वधुओं का मधुर स्वभाव एवं कुशलता देखकर सभी संतुष्ट हुए । 
... दशरथ अपने चारों पुत्रों की सेवाएँ प्राप्त करते हुए, चतुर्भुज विष्णु के समान, 
चार शंगोंवाले स्वर्ग के हाथी (ऐरावत) के समान विलसित होते थे और बड़े आनन्द से 
पुण्य की रक्षा करते हुए राज्य करने लगे । एक दिन दशरथ ने उचित समय देखकर 
शुभ लक्षणों से संपन्न अपने पुत्र भरत को बुलाकर कहा-- हे वत्स, तुम्हारे मामा कैकय 
तुम्हें अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, अतः तुम शत्रुघ्न के साथ उनके यहाँ जाओ और 
उनकी इच्छा पूर्ण करो । हे वत्स, (वहाँ) अपने नाना, नानी, मामा तथा ब्राह्मणों के प्रति 
भक्ति-युक्त विनय दरसाते रहना । उनकी परिचर्या करते हुए उनसे रथ चलाना, हस्त्र 
चलाना, वेद-शास्त्र, नीति-श्ास्त्र तथा अन्य सभी कलाओं को सीखने में सतत तत्पर रहना । 

एक क्षण भी व्यर्थ न बिताना और (समय-समय पर) अपना कुशल-समाचार भेजते रहना।” 
राजा का आदेंश पातें ही भरत ने माता-पिता तथा रघ्राम को विनय से प्रणाम 


किया और शजुघ्त को साथ लेंकर अपने मामा के साथ राजगृह की राजवानी के लिए रवाना हुए । 


ब/लकोड 4९ 


राजकुमारों ने अपने आगमन का समाचार अपने नाना को भेज दिया । उस राजा ने 
अपने नगर को फूल-मालाओं, तोरणों तथा पताकाओं से संदर ढंग से सजाया । समंधित 
जल से मार्गों का सिंचन करवाया तथा पुष्प एवं धूप आदि से राजमार्ग को सगंधित किया । 
(फिर) मंत्रियों, स्त्रियों तथा परिचारकों को साथ लेकर तरह-तरह के वाद्य 
नृत्य, गीतों से युक्त हो राजा ने उनकी अगरवानी की और वंदी, सूत तथा मागध-जन की 
स्तुति-बचनों के साथ अपने नाती को बड़े स्नेह से अंतःपुर में ले आये । भरत ने अपने 
नाना से लेकर क्रमशः सभी गुरुजनों को प्रणाम किया और उनके आश्ञीर्वाद प्राप्त किये । 

युवराज राम बड़ी कुशलता तथा एकाग्रता से, अपने पिता की सेवा करते हुए 
भी प्रजा को एक समान मानते हुए धर्म-निरत हो, सीता के साथ नव-वैवाहिक जीवन का 
आनन्द ब्राप्त करन लगे । वें अट्टालिकाओं पर, कीड़ा-सौधों में, चन््कान्त शिलाओ पर, शीश- 
महलों में, सोने के शयनागारों मे, जूही की पुष्प-शय्याओं पर, चंपक, पूग, नारियल, रसाल 
तारंगी आदि वृक्षों से युक्त उपवनों में, कीड़ा-पर्वतों पर, सरोवरों में, लतागहों में, घवल 
वितानों में, बालुकामय भूमि पर, आमोद-प्रमोद के साथ रहते हुए, समस्त सख-भोगों का 
अनुभव करते रहे । 


इस श्रकार, आंध्र के भाषा-समादू, काव्य तथा आग्रमो के ज्ञाता, आचारवानू, अपार 
जशञान-समुद्र, भूलोक के लिए निधि-सम दीखनेवाले गोनबुद्ध राजाने अपने पिताश्रेष्ठ, धैय॑वा,न्‌ 
शत्रओं को लिए काल-स्वरूप महापुरुष, श्रेष्ठ श्र, दयालू, गृणवान्‌ विद्वुलराजा के 
नाम, आचन्द्राक विलसित होनेवाली, समस्त भूमंडल में अत्यंत पूज्य, अनुपम, ललित शब्दा्थों 
स युक्त रस-सिद्ध रामायण के कला एवं भावों से परिपूर्ण बालकांड की रचना की । 

आर्षग्रन्थ, आदि काव्य, रसिकों को आनंद देनेवाले तथा शाइवत, इस पुण्यचरित्र 
को जो कोई पढ़ेंये या सुर्नेगे, वे सामादि वेद-समहों का निवास-स्थान, रामनाम चिंता- 
मणि, समस्त भोग, परहित आचरण, ऊँचे विचार, पूर्ण शक्ति, राज-सख, विमल यश, चिर 
सुख, धर्म-निष्ठा, दान में आसक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य, समद्धि आदि अवश्य ही प्राप्त करेंगे । 
उनके पापों का नाश होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा और धन-घान्‍्य की 
वृद्धि होगी । विना किसी प्रकार के विधष्न-बाघाओं के, उन्हें लावण्यवती धर्म-पत्नी का सह- 
वास श्राप्त होगा । उनके भाई भी उन्नति प्राप्त करते हुए बड़े स्नेह से हिल-मिलकर रहेंगे । 
दंवता तथा पितर सदा तृप्त रहेंगे । यह रामायण मोक्ष-साधक है, पापहारी है, 
दिव्य तथा भव्य है । शूभप्रद है । इस रामायण की पूजा नियम-पुर्वक करने से पुण्य प्राप्त होगा, 
इसकी रचना करनेवालो की शुभ उन्नति होगी और स्वग-लोक का निवास प्राप्त होगा। 
जबतक कुल पर्वत, समुद्र, रवि-चंद्र, नक्षत्र, वेद, दिशाएँ तथा संसार शोभायमान रहेंगे, 
तबतक यह कथा शाश्वत आनंद -समूह का निवास-स्थान बनी रहेगी । 


: बालकांड सामप्त ; 


शरीरंगनाथ रामाथण 


(अयोध्या कांड) 


१. राम-राज्यामिषेक का संकल्प 


महाराजा दशरथ अत्यंत शुभप्रद रीति से राज्य का पालन करते थे । एक दिन 
उन्होंने विचार किया, मेरा पुत्र राम, मेरे चारों पुत्रों में शुभ-गृुण-सपतन्न, अतुल यशस्वी, 
सदा दीन-दुखियों की चिता करनेवाला, परहित का विचार करनेवाला, समस्त प्राणियों पर 
दया दिखानेवाला, चारों पुरुषार्थों को सिद्धि के लिए यत्न करनेवाला, सतत संतुष्ट, प्रशसा 
के योग्य गुणों से युक्त उचित क्रोध तथा प्रसाद गुणों से पूर्ण, शासन-दशक्ति से समन्वित, 
गज-तुरग आदि के आरोहण में दक्ष, विजयलक्ष्मी से समन्वित, चतुर, इच्छित कार्यो को 
अविलंब संपन्न करनेवाला, दीर्घ कोप से रहित, सेवकों पर कृपा रखनेवाला, अतिरथी, 
ईर्ष्या रहित, करुणा-सिधु, दूसर/ के अच्छे गुणों का आदर करनेवाला, बुद्धि में बृहस्पति को 
भी परास्त करनेवाला, शुद्ध तज में सूर्य के सदुश दीखनेवाला, प्रजारंजक, चंद्र के समान 
शोभायमान, धनुर्वेद तथा वेदशास्त्रों में पारंगत, न्याय के मार्ग से ही धताज॑न करने में निपुण, 
क्षमा में पृथ्वी के समान और सकल-सद्युण-सपन्न है। उसका राज-तिलक कर देना चाहिए ।! 
ऐसा विचार करके उन्होंने वसिष्ठादि महामुनि, सुमंत्र आदि सचिव, पास-पड़ोस के राजा, 
मित्र, बंधु, नागरिक, जनपद के लोग, आश्रित, बुद्धिमानू, सामंत राजा, योद्धा, राजनीतिज्न 


७8 रंग्नाथ एरयायर 


आदि लोगो को राजसभा में बुला भेजा । उनके समक्ष राजा घनन्‍-गर्भ-र स्वर मं बोल-- 
'हमारे पूर्वज इक्ष्वाकु-बद् के राजाओ ने बड़ी उत्तम रीति से इस पृथ्वी पर शासन किया था । 
उनके समान मैने भी इस राज्य-भार को वड़ी क्षमता से वहन किया और आपके 
सहयोग से निजकुल-धर्म मे निरत होकर मेने इसका पालन किया । यह विषय तो आपको 
ज्ञात ही है । में आपसं और एक बात कहना चाहता हैँ । साठ हजार वर्ष तक मेने इस 
राज्य का पालन किया, सुदर इवेत छत्र की छाया में रहते हुए वृद्ध हो गया हूँ | भूमि- 
भार को अपेक्षा वृद्धावस्था का भार मुझपर अधिक हो गया हैं। विकसित कमल के सदृझ 
मेरा शरीर कौमुदी के समान (पाडुर) हो गया है । केवल प्रताप बचा हुआ हैँ। अतः, 
प्रजा का पालन करने के लिए में अपने पृत्रकल्याण राम, देवता-हितकाक्षी धीमान, इंदीवर- 
इयाम, कोटिसूर्य्रभावानू, सौदय मे मन्‍्मथ को भी जोतनेवाले, जगदभिराम, राम का 


3 ष्द् 


राजतिलक कर देना चाहता हूँ और राज-भार से अवकाश लेना चाहता हूँ । क्‍या आप 
इसको स्वीकार करेंगे ?' 

घन-गर्जतव को सुनकर हर्षित होनेवाले वन-मयूरों की भाँति सभासदों में अत्यधिक 
उत्साह छा गया । कल-कल ध्वनि होने लगी । प्रजा में प्रमुख भूसुरों ने परस्पर परामर्श 
करके सूर्यवशी राजा से कहा--हे राजन, आपके श्रेप्ठठचन सब लोगो के लिए हितकर, 
हृदयरंजक तथा अभीष्टदायक हूँ । वे सब लोगो के लिए आनंदण्यक हूँ । राजनीतिज्ञ, 
निर्मेल-धर्ं निपुण, जगत्‌ के बंधु, दोनो के लिए क्पा-सिधु, शाति-्संपन्न, सत्यत्रती, सतत 
विप्र-पूजा-निरत, सच्चरित्रवानू, नीति, प्रीति, निपुणता, क्षमा, ख्याति, ऐश्वयं, काति, दाति, 
शांति आदि कितने ही सदूगूणों से आपसे भी श्रेष्ठ, लोकाभिराम राम को राजा बनाना 
सर्वथा उचित है । वे तीनो लोको का शासन करने मे समर्थ हे, फिर इस लोक का शासन 
करना इनके लिए कोन बड़ी बात है ? हमारी भी यही इच्छा है कि आप उनका राज- 
तलक कर दें ।॥ 

राजा ने ये बातें सुनी, तो उनका हर्ष दूता हो गया। हर्षातिरेक से प्रफुल्लित 
होक़र वे वसिष्ठ तथा वामदेव को देखकर बोले---हे अनघ, यह मधुमास अभीष्टप्रदायक है । 
अतः, हम इसी मास में राम को समस्त साम्राज्य-लक्ष्मी का राजा बनायेंगे । आप उचित 
रीति से उसके लिए आवश्यक वस्तुएँ संचित करावें ।' ये बाते सुनकर ऋषियों ने अभिषेकार्थ 
आन्रश्यक वस्तुओं का संचय करने के लिए आदमी भेजे । 

वसिष्ठ ने राजा की आज्ञा के अनुसार परिचारकों से कहा--तुम लोग, श्रेष्ठ 
स्त्रण, स्त्न, समस्त ओकफधियाँ, चंदन, धवल पुष्प, मधु, घृत, खील (धान का लावा), नव 
ललित-वस्त्र, राजा के लिए योग्य श्रेष्ठ रथ, स्वर्ण-रत्नजटित आयुध, शुभ लक्षणों से युक्त 
भद्रगज, श्वेत अइव. विजन धवल छत्र, चामर, श्रेष्ठ पताके, एक सौ स्वर्ण कलश, स्वर्ण 
ऋूंगों से युक्त श्रेष्ठ वृषभ, व्याप्न-चर्म और अन्य आवश्यक मंगल-द्वव्य हवन-शाला में 
ले आओ । नगर के द्वार, राज-पथ तथा सौध-शिखरों का अलंकार करो। समस्त नगर को 
फूलमालओं, प्रताकाओं तथा तोरणों से सजाओ । कम-से-कमर एक लाख भूसूरों (ब्राह्मणों) 
के स्लोजत की व्यवस्था करो । दान-दक्षिणा आदि के लिए आवश्यक धन भ्रस्तुत रखो । 


के 
ह्‌ 


अयोध्य/कोड ७३ 


पूजा तथा उपहारो से नगर-देवताओं की अचेता करो । नगर के सभी निवासी तथा वेष्याएँ, 
नगर के दूसरे फाटक के पास ढंग से आकर खडे रहें। नगर क॑ सभी सेवकों को सेवा के 
लिए उपस्थित रहने की सूचना दो । परिचारकों ने वसिष्ठ के आदेशो का पालन करके 
उसकी सूचना वसिष्ठ को दी । 

राजा ने सुमत्र आदि उत्तम सचिवों तथा से-सबधियों को अलग-अलग बुलाकर 
उन्हें संकल्प कह सुनाया । उन्होने भी राजा के निईवय का अनुमोदन किया । तब उन्होंने 
शीघ्र रघ्राम को बुला भेजा और अपनी आँखों से स्नेह-सुधा की वृष्टि करते हुए कहा-- 
है वत्स, प्रजा की प्रशंसा प्राप्त करते हुए मेने दीर्घ काल तक राज्य किया । दान, धर्म 
तथा यज्ञादि बड़ी निष्ठा से मेंने पूरे किये और अंत में तुम जेसे सद्गुण-संपन्न को पुत्र के 
रूप में प्राप्त किया । अब में राज का भार संभालने में असमर्थ हो रहा हूँ । इसलिए 
में तुम्हारा राज-तिलक कर दूंगा। परसों ही राज्याभिषेक के लिए उपयुक्त शुभ मुद्त्त है । 
सलिए तुम और सीता भक्ति के साथ उपवास करो ॥ 

तब राम ने राजा को देखकर विनय तथा साहस के साथ कहा--हे महाराज, मेरे 
लिए आपके चरण-कमलो की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा राज्य इस संसार में हो नहीं 
सकता । आप अपने इन विचारों को त्याग दीजिए ।” तब राजा ने कहा--हे वत्स, तुम 
पृष्य-चरित्र हो, पृण्य-चनी हो, सूर्यकुल के रत्न हो । तुम्हारे सिवा इस पृथ्वी का पालन 
करने के लिए योग्य और कौन हो सकता हैं? अत', हे अद्वितीय वीर ! तुम इस राज्य- 
भार को अवश्य सँभालो ।॥' 

राम ने उनकी आज्ञा के सामने सिर भूकाया और अपने महल में चले गये । राजा 
भी सामंत राजाओ, नागरिकों तथा अन्य नातेदारों को विदा करके अपने महल में गये। 
(वहाँ पहुँचकर) उन्होंने सुमंत्र के द्वारा श्रीराम को बुलवाया, उन्हें अपने पास 
बिठाकर, आनंदाश्रु बहाते हुए बोले--हे मेरे भाग्य-निधि, हे मेरे पृण्य-स्वरूप, मेरे तप के 
फल, हे मेरे पुत्र, मेत्े कुछ बुरे स्वप्न देखे हे। मेने दुष्ट ग्रहों को तथा उल्का- 
पात होते देखा हैँ। अत: मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है । अभी तुम इस पुण्य-योग' 
में ही राज-तिलक कर लो । इससे मेरी इच्छा पूर्ण होगी । विलंब क्‍यों ? तुम्हारी उन्नति 
का समस्त संसार इच्छुक हे ।' 

रामचंद्र ने पिता की आज्ञा शिरोधारण करके, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
लेकर वहाँ से विदा हुए । उन्होंने अपनी माता, सुमित्रा तथा जानकी तथा लक्ष्मण को यह 
समाचार सुनाकर उन्हें आनंद-सागर में डुबो दिया । उसके पद्चात्‌ पूर्ण-चन्द्रसदृश राम, 
सीता के साथ प्रफुल्लचित्त से अपने महल में गये । 

इसके पश्चात्‌ राजा ने वसिष्ठ से कहा कि आप राम के उपवास के लिए विधिक्त्‌ 
संकल्प कराइए। तब वसिष्ठ ब्रह्म-रथ पर आरूढ़ हो रामचन्द्र के महल के लिए रवाना हुए 
और अपने आगमन का समाचार देने के लिए एक शिष्य को पहले ही भेज दिया । 
उनके तीसरे फाटक तक पहुँचते-पहुँचते राम उनके स्वागतार्थ आ पहुँचे और बड़ी भक्ति 
से उस पुष्यात्मा को प्रणाम किया और बड़े हु से उन्हें अंतःपुर में ले गये । वहाँ उन्होंने 


(5६ रंग्न/थ रायायण _ 


उस लोक-वंच का उचित आदर-सत्कार किया । वसिपष्ठ ने पुण्याह-वाचन कराया और पुण्य- 
संकल्प-पूर्वक उपवास ब्रत का प्रारंभ कराया । दक्षिणा के रूप में राम से दस हजार गाये 
लेकर वसिष्ठ ने सारा समाचार राजा को कह सुनाया और घर चले गये । 

राम ने बडे प्रसन्नचित्त से सीता के साथ स्‍्तान आदि से निवृत्त होकर विष्णु की 
प्रीति के लिए हवन किया, हवन-शेष को ग्रहण किया और वसिष्ठ के आदेश के अनुसार 
विप्णुगृह में कुशासन पर एकनिष्ठ हो विष्णू का ध्यान करते हुए उपवास करते रहे । 

अयोध्या में लोग बड़े हर्ष से आनदोत्सव की तैयारी में लग गये । कोई मोतियों 
से चौक पूर रहा था, तो कोई अपने घरो का अलकार कर रहा था । कोई मणिमय तोरण 
सजा रहा था, तो कोई फूलों से वितान बना रहा था । कुछ लोग भडे लगा रहे थे । 
कुछ जहाँ-तहाँ फूल-मालाएँ लटका रहे थे । कुछ एक दूसरे के अलंकरण में मग्न थे । कही 
लोग दशरथ की प्रशसा कर रहे थे, तो कही इष्ट देवताओं की पूजा कर रहे थे । कुछ 
दान-पुण्य कर रह थे और पुण्य कथा-गोपष्ठियो मे भाग ले रहे थे । जहॉ-तहाँ लोगों की 
भीड़ एकत्रित होकर राम के गृणो का गान कर रही थी । लोग उनकी सेवा करने के 
लिए आतुरता प्रकट करते थे और भगवान्‌ से राम को ही राजा बनाने की प्रार्थना कर 
रहे थे । 

२. मंथरा की कुमंत्रणा 

उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा ने रनवास की छत पर से नगर का यह 
आतंदोत्सव देखा । वह सोचने लगी--क्या कारण है कि आज नगर अद्भुत साज-सज्जा 
परिपूर्ण है । सभी नगरवासी सजे-धजे तथा प्रफुल्ल दिखाई पड़ रहे है । कौसल्या 
अतःपुर को सभी स्त्रियाँ सुसज्जित होकर आनद-मग्न हो रही है । जाने किस कारण 


बिक, 


आज कौसल्या अगणित धन व्यय कर रही है । उसने आनंद मे मग्न राम की धाय 
इछकर यह जान लिया कि राम के राज-तिलक के लिए ही सारे नगर में उत्सव मनाया 
जा रहा हैं । तब उसने निश्चय किया कि बाल्यावस्था में रामने जो मेरी टॉग तोड़ दी थी, 
उसका बदला लेने का यही अच्छा अवसर है । इस प्रकार सोचकर वह रानी कैकेयी 
को सारा वृत्तांत सुनाने के लिए उनके महल में गई । उस समय पद्मलोचना कैकेयी 
अपने कीड़ा-घर में हिंडोले पर लेटी थी । मंथरा ने उससे कहा---उठिए महारानी, आपको 
किसी बात की चिंता ही नही है ।” यों कहते हुए उसने कैकेयी का हाथ पकड़कर उसे 
उठाकर बेठाया और त्रिया-चरित्र रचती हुई बोली--आप तो यह कहते हुए फूली न 
समाती थी कि राजा मुझसे ही अधिक प्रेम रखते है । वह भूठा सिद्ध हो गया है । 
महाराजा ने अपनी बड़ी रानी के भय से आपको भ्रम में डालकर, भरत को परदेश भेज 
दिया है और रघुराम का राज-तिलक करने की बात सोच रहे है । यदि यही बात हुई, तो 
आपका जीवन निरथंक है । राजाओं का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । आप फूली- 
फूली क्‍यों फिरती' हैं ? ऐसा क्र, वंचक और कपटी पुरुष मेने कहीं देखा नही है । वे 
कैसे आपके पति हैं ? वे तो आपके क्र शत्र हे । यदि आप अपनी सौत के पुत्र को 
समस्त पृथ्वी का राजा बनने देंगी, तो आपको, आपके पुत्र को तथा मुझे, दुःख के सिवा 


४9. ८7, ४» 2४५ 


अयोध्याकोड छ्छ 


सुख नहीं मिलेगा । आपकी भलाई का विचार करके आपके पिता ने मुझे भेजा, तो स्नेह 
के कारण में यहाँ आई हूँ । आपकी भलाई मेरी भलाई है, आपका अभाव मेरा अभाव है । 
मेने आपकी भलाई की बात आपसे कह दी । आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे कि 
आपका पुत्र इस संसार मे जीवित रहे ।' 

ककेयी ने ये बातें सुनी तो अत्यन्त हर्ष से उसकी प्रशसा करते हुए उसे गले से 
लगा लिया औ” कहा--हे सखी ! राम के राज-तिलक का शुभ समाचार देकर तुमने मेरे 
कर्णपुटो में सुधावृष्टिली कर दी । तुम्हारे साथ मेरी मित्रता आज सफल हुईं | अब तुम 
अपने वक्त वचनों को छोड़ दो । भरत की अपेक्षा उसका अग्रज मेरे प्रति विशेष श्रद्धा 
रखता हैं । तुमने यह शुभ-समाचार मुझ्के देकर बहुत अच्छा किया ।” इस प्रकार कहकर 
उसने मथरा को नवरत्न-खचित अपने सोने का कड़ा उपहार के रूप में दिया । किन्तु, उस 
कपट स्त्री ने उस कड़े को दूर फेंककर अपने पापपूर्ण हृदय का क्रोध एवं जलन श्रकंट 
ऊरत हुए कहा--हैँ कैकैेयी । आप मन-ही-मत फली हुई है, मानों कोई उत्तम काय 
हो रहा है । आपने यह उपहार म॒झे किसलिए दिया ? आपकी भलाई के लिए जो परामर्श 
मेने दिया, उसके विषय में विचार किये विना ही आपएऐसा प्रलाप क्‍यों करती है ? मे आपके 


च्य्ड 


स्वभाव के बारे में क्‍या कहूँ ? क्या अपना अहित करनेवाला धर्म, कोई घर्म है ? 
आँखों को हानि पहुँचानेवाला काजल क्सि काम का ? कही इसससार में ऐसे भी लोग हैं, 
जो सौत के पुत्रों के हित की कामना करते है ? यदि आपकी सौत का पुत्र सामाज्य 
का स्वामी हुआ, तो सभी राजा, नातेदार, प्रजा तथा मंत्री राम की सेवा में लगे रहेंगे । 
गज, तुरंग आदि सेना उनके वश्ञ में हो जायगी । उसके पदश्चात्‌ दशरथ भी स्वतंत्र नही 
रह सकेंगे। तब शशिमुखी कौसल्या समस्त ऐश्वर्य का उपभोग करेगी और आप उनकी सौत 
होती हुई एक पगली की तरह कैसे रह पायेंगो । इतना ही नहीं, आपको उनकी आज्ञा 
का पालन करते हुए उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा । भरत को उस रघ्पति से भय 
खाते हुए एक भृत्य के समान रहना पड़ेगा । आपकी पृत्रवध्‌ को राज-रानी सीता की 
सेवा करती पड़ेगी । यदि यही हुआ, तो आपका जन्म निरर्थक हुआ। इसका उपाय यह है 


कि राम को वनवास के लिए भिजवा दीजिए और भरत का राज-तिलक करवाइए ।' 

तब कैकेयी बोली--हाय, महाराज मुझे इतनी स्वतंत्रता क्‍यों देने लगे ? में उनसे 
ऐसी प्रार्थना कैसे करूँ ? करूँ भी तो वे मेरी प्रार्थना क्‍यों मानेंगे ? यह कैसी बात है ? 
तुम जो भी कहो, यह काम नहीं होते का । में राम से कंसे कहूँ कि तुम वन में जाकर 
निवास करो ।' 

तब मंथरा अपनी पाप-बुद्धि को प्रकट करती हुई बोली-- हें सुन्दरी, क्या आप 
इस बात को भूल गई कि हांबरासर और इंद्र के यद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए 
अपनी सेनाओं के साथ जाते समय राजा आपको भी अपने साथ ले गये थे । महाराजा 
दशरथ ने रात्रि के समय उस राक्षस का सामना किया था । राक्षस ने क्रोध में आकर 
विभिन्न प्रकार की मायाओं से राजा का वध करने का प्रयत्न किया था; किन्तु आपने 
धृवलांग नामक मुनि की कृपा से प्राप्त शक्ति की सहायता से उस राक्षस की सायाओं को 


छ्दड एरगनाशथ समाग्यर 


दूर कर दिया था और राजा को उस राक्षस के तेज बाणों से आहत होने से बचाया था । 
राजा ने संतुष्ट होकर आपको दो वर दिये थे । आपने ही खुद यह सारा वृत्तांत मुझे 
सुनाया था । भले ही आप इसे भूल जायें, में कैसे भूल सकती हें ” अतः आप राजा से 
दो वर माँगिए--एक तो यह कि कौसल्या का पुत्र राज-पाट छोड़कर चौदह वर्ष तक मुनियों 
का-सा जीवन व्यतीत करते हुए भयकर वनों में रहे, और दूसरा, आपका पुत्र इस पृथ्वी 
पर शासन करे । आपके वर मॉगने पर राजा बहुत गिड़गिड़ायेंगे । फिर भी, आप मूर्ख 
के समान मत रहे । सत्य की दृहाई देकर दृढ़ संकल्प से आप इस काये को सिद्ध 
कर लीजिए । आपके पति असत्य से डरते है; उसपर भी आपसे उनका अत्यधिक प्रेम है। 
इसलिए वे आपके वचनो का अतिक्रमण नहीं करेंगे । अवश्य आपकी बात मान लेगे ।” 

इन बातो से प्रसन्न होकर कैकेयी ने मथरा से कहा-तुम्हारी जैसी सखी, साथिन 
ओर गृणवती को मैने कही नहीं देखा हैं । हे उत्तम नारी, जिन बरों के संबंध में मैने 
तुमसे कहा था, उन्हें तो में भूल हो गई थी । तुमने जैसे सोचा, वैसे मेरा पुत्र यदि इस 
समस्त पृथ्वी का राजा बनेगा, तो में तुम्हारे कूबड़ को शुद्ध स्वर्ण से अच्छी तरह सजाऊंँंगी, 
तुम्हारे मुख-चन्द्र पर कस्तूरी-तिलक करूँगी और तुम्हारे शरीर पर असख्य आभूषण पहनाकर 
तुम्हें अलकृठ करूँग्री । हे सखी ! इस प्रकार सज-धजकर तुम मन्मथ की स्त्री के समान 
विचरोगी, तो सभी दासियाँ तुम्हारी आज्ञा का पालन करती रहेगी । में ऐसी व्यवस्था 
कर दूंगी ।' 

स प्रकार, मथरा से प्रिय वचन कहने के पश्चात्‌ कैकेयी अपने कक्ष मे चली गई । 
उसने अपने समस्त आभूषण उतार दिये, माथे पर कस्तूरी का माढ़ा लेप लगाया, मलिन 
वस्त्र पहने और अत्यन्त क्रोध धारण किये फर्श पर पड़ी रही। अपनी मंत्रणा की सफलता 
स्‌ संतुष्ट होनेवाली मंथरा को देखकर कैकेयी बोली--जबतक राजा राम को बलाकर 
उस वन मे जाने को आज्ञा देकर नहीं भेजेंगे और भरत का राज-तिलक नही 
करग, तबतक मे अन्न-जल नहीं ग्रहण करूँगी । जितने भी स्वर्णाभषण दे, में उन्हें नहीं 
लूंगी और यहाँ से हटूँगी भी नहीं । यों कहते हुए वह मन-ही-मन बहुत कऋ्रद्ध होकर 
पड़ी रही । 


३. केकेयी के महल में दशरथ का आगमन 

राषव के राज-तिलक का समाचार कैकेयी को सुनाने के उद्देश्य से दशरथ उस दिन 
रात को वहाँ (कैकैयी के महल में) आये । स्वर्ण-रत्नजठित किवाड़ों तथा कक्षों कस्त्री 
चंदन, कपूर की सुगधि से युक्त तथा नाना रत्नों की कान्ति से सुशोभित सौधों को पार 
करक के रग-महल के निकट पहुँचे । कैकैेयी को कहाँ न देखकर दशरथ ने सेवक से पूछा । 
उसने दुश्ख श्रकट करते हुए हाथ जोड़कर कहा--देव ! देवी न जाने किस कारण से 
कोम्र-भवन में चली गई हे । न्‍ 

ये कतें बशस्थ के कानों को धनुष की उम्र टंकार की भांति भयंकर लगीं'। उनका 
झुँहू पीला पड़ झया । कंकेयी के प्रति उत्तका प्रेम ह्विगुण हो उठा । धीरे-धीरे उन्होंने 
फोफ्भकत में फ्रवेश किया और स्वग-लोक से पृथ्वी पर तस्कर वहाँ लेटी हुई अप्सरा 


अयोध्याकोंड (७6 
की भाँति, केशों को फैलाये फर्श पर पड़ी हुई कमलमुखी कैकेयी को देखकर राजा सन्न 
रह गये । उन्हें बड़ी वेदवा का अनुभव हुआ । बड़े दीन भाव से वे उसके निकट पहुँचे; 
उसके शरीर का स्पर्श करके देखा और काम-पीड़ित होकर उससे प्रार्थना करने लगे--- 
हे कमलाक्षी, हे चन्द्रददवी, हे भूमरो के-से केन्नवाली, इतना कोप क्‍यों ? अत्यंत मुदु 
पर्यक पर लेठनेवाली, तुम्हें लेटने के लिए यह कड़ी भूमि क्‍यों ? कोमल दुकूलो के रहते, 
तुमने ऐसे मैले वस्त्र क्यों पहने हे ” कनकशलाका-सी अपनी देह पर तुमने आभूषण धारण 
क्यों नहीं किये ? उदधि-सुत चंद्रमा की चाँददी के समान उज्ज्वल तुम्हारे ललाट पर यह 
लेप क्‍यों ? तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों उत्पन्न हुआ ? प्रतिदित की भाँति तुम अपने घने 
तथा नीले कंशों में माँग काढ़कर उन्हें सजाती क्‍यों नहीं ? पद्मचराग मणि की लालिमा 
को परास्त करनेवाले अपने अरुणाधरो को तांबूल-चर्बण से अलंकृत क्‍यों नहीं करती ? 
तुम्हारे मुख-चंद्र में स्वर्ण-पुष्पों के समान प्रफुल्लित होनेवाली मुस्कान क्यों नहीं दीखती ? 
हे प्रियें, किसलिए तुम मन छोटा किये हुए हो ? इतनी संतप्त क्‍यों हों ? किसने तुम्हें 
कटुवचन कहें ? किसने तुम्हारी बातों का विरोध किया ? हे कमलनयनी । उनके नाम 
बताओ । चाहे वे कोई भा हों, में उन्हें दण्ड दूंगा ।” इस प्रकार कहते हुए आँखों में 
उमड़नेवाले आँसुओं को पोंछते हुए वें बोले--हे सुन्दरी, एक अनाथ की तरह तुम इस 
प्रकार भूमि पर क्‍यों लोट रही हो ? बताओ कि यह काम-पीड़ा है अथवा किसी भयंकर 
रोग कां प्रकोप है ? क्‍यों संकोच कर रही हो। कहो तो वैद्य आकर तुरंत तुम्हें स्वस्थ करेंगे । 
हे ललितांगी ! तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो, में उसे पूरा करूँगा । तुम्हारें 
लिए में अवध्य पुण्यात्माओं क्रा भी वध करूँगा । वध्य दुर्जनों को दण्ड देकर तुम्हारी 
बात रखूंगा । यदि तुम चाहो, तो रंक को राजा बनाऊँगा। तुम्हारे करोघ्र का पात्र घनी को भी 
दरिद्र बनाऊँगा । जब में और मेरे परिवार के अन्य लोग तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलनें 
के लिए तैयार हैं, तब इस ग्रकार क्यो रहती हो ” हे सुन्दरी ! मेरी बात सुनो, किचित्‌ 
मूँह उठाकर मेरी ओर देखो, ताकि मुझे शाति मिल जाय । तुम चाहो तो में अपने प्राण 
भी देने को प्रस्तुत हूँ ।" 

दशरथ की ये बातें सुनकर ककेयी प्रसन्न हुई । वह अपने फ्ति का प्रेम जानती 
ही थी, इसलिए उसने क्षीण स्वर में राजा से कहा--हे देव ! यदि मुझे यह वचन दें 
कि आप मेरे कथन के अनुसार कार्य करेंगे, तो में अपने मन की इच्छा कहूँगी ।' 


.। 


राजा ने कहा--जो धनुविद्या में असमान है, जो धर्म का पालन करता है, जिसे 
विना देखे मे एक क्षण भी जी नहीं सकता और जिसको में निरंतर भक्ति से भजता 
(हता हूँ, उस राघव की सौगध खाकर कहता हूँ कि में तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा।' 


छू 


कैकेयी ने पवन, अग्नि, शशि तथा नभ को साक्षी के रूप में मानते हुए दशस्थ 
के मन की आतुरता का ज्ञान रखते हुए निष्ठुर होकर कहा--हे राजन्‌ ! आपने देवासुरू 


कक. के, रा 


पूद्ध में मुझे दो वर दिये थे । कदाचित्‌ आप उन्हें भूल गये “है । में अब उन दोनों वरों 


ध्जि 


को माँगना चाहती हूँ । 


5० रंगन/थ एयायप 


७. दशरथ से केकेयी का वर माँगना 


श्र 
(र्‌ 


आप रविकुल में उत्पन्न महाराज है । उस कुल के प्रथम राजाओं की अपेक्षा आप 
अधिक पुण्यात्मा है। आप असत्य नहीं कहेंगे और अपना वचन भी नहीं छोड़ेगे । अतः, 
मुझे वे दोनों वर दीजिए । पहले वर से आप भरत का राज-तिलक कर दीजिए, और 
दूसरे वर से आप राम को चौदह वर्ष तक तपस्वी के रूप में वतन में निवास करने के लिए 


भेज दीजिए । ह + कप | हक हक क + 
इन वचनों को सुनते ही राजा स्तेभित रह गये । दुःख से वे तुरंत मृच्छित 


हो गये। बहुत समय के बाद उनकी चेतना लौटी तो बे बोले-- हे कोमलांगी, कैकय-वंश 
में जन्म लेकर इस प्रकार के वचन तुम्हारे मूह से कैसे निकले ? राम ने तुम्हें क्या हानि 
पहुँचाई है कि तुम राम को अरण्य-वास देता चाहती हो ? वह कोसल्या की अपेक्षा तुम्हें 
अधिक मानता है, तुम्हारी सेवा करता हैँ और तुम्हारा आदेश मानता है । ऐसे सद्गुण- 
सपन्न राम को निष्ठुर होकर वन जाने का आदेश कैसे देती हो ? तुम्ही कहो, में उसे वन 
जाने का आदेश कैसे दे सकता हूँ ? ऐसे महापुरुष राम को जगल भेजने के बाद मेरे प्राण कैसे 
टिके रहेंगे ? तुम राजपुत्री हो, ऐसा समझकर मेने तुम्हारा पाणिग्रहण किया था । कितु 
तुम काली नागिन सिद्ध हो रही हो । तुम चाहो, तो में अपना सारा राज्य और अपने 
प्राण दे दूँगा, कितु राम को वन जाने का आदेश न दे सकूँगा । इस वृद्ध, दीन, अनाथ 
तथा दुर्बंल को दुःख से बचाओ । में तुम्हारे चरणों को प्रणाम करता हूँ । मे राम के वियोग 
मे जीवित नहीं रहँगा । इसलिए इस पाप-कल्पना को छोड़ दो ।” 

तब कैकेयी क्रोध में आकर कहने लगीं --हे राजन ! आप सत्यनिष्ठ, पराक्रमी 
और ओजस्वी हे । ऐसे आपको असत्य कहना क्या शोभा देता है ? आपने इतने सारे 
देवताओं के समक्ष सौगंध खाई है । आप कैसे राजा है ? एक कबूतर के लिए शिवि ने 
अपने शरीर का सारा मास काटकर बाज को दे दिया था । क्‍या आप इसे नहीं जानते ? 
क्या अलक नामक राजा ने बड़े प्रेम से क्षोणिदेव को अपने नेत्र नहीं दिये थे ? क्‍या 
उत्तुग लहरों से युक्त समुद्र, वेला की मर्यादा के भीतर आबद्ध नहीं हुआ ? उनको छोड़ 
दीजिए । आपके पूर्वज कौतुक के लिए भी, स्वप्न में भी, कभी भूठ नहीं बोले । आप 
इक्ष्वाकु-वंश के होते हुए भी कोौसल्या के भय से असत्य-भाषण करते है । असत्यभाषी 
कही पुरुष कहलाने योग्य हे ? आपने असत्य कहा । अब आप मुझे पा नहीं सकते । में 
अब स्वतंत्र होकर विष-पान करूँगी और मर जाऊँगी । उसके पश्चात्‌ आप भरत का वध 
करा दीजिए और राम का तिलक करके कौसल्या के साथ सूख से रहिए ।” 

इस प्रकार के कैकेयी के कटुवचनों से राजा अत्यंत सतप्त हो गये । उनके मुख 
की कांति जाती रही, उनका विवेक जाता रहा । वे कैकेयी से बोले--हे कैकेयी ! तुम्हारे 
मन में ऐसो पाप-कल्पना और ऐसी मन्द बुद्धि कंसे उत्पन्न हुई ! ज्येष्ठ के रहते हुए कहीं 
कनिष्ठ अविनीत होकर पृथ्वी का पालन करेगा ? इतना क्यो, तुम्हारा धर्म-निरत भरत 
तुम्हारे इस पाप-पूर्णं वचन को केसे स्वीकार करेगा ? हमारे कुल की रीति का विचार करो। 
झोक-पीड़ित मुझ निष्ठुर होकर मत मारो । सतत गृहिणी-धर्म का पालन करते हुए, 


क/यरेध्याकाड ् 


भकति और हित का विचार करते हुए सखी की तरह, माता के समान, दासी की 
भाँति, बहन की-सी, भिन्न-भिन्न प्रकार से मेरी सेवा करनेवाली कौसल्या अपने पुत्र के 
वियोग में कसे जीवित रह सकेंगी ? सोदामिनी तथा लता-सदृझ्च शरीरवाली वैदेही किस 
प्रकार यह दुःख सह सकेगी ? सौमित्र तथा उसकी माँ इस दुःखद समाचार को कैसे सहन 
कर सकेंगे ? राम के राज-तिलक की अपेक्षा करनेवाले नागरिक जब उत्सव मनाने में 
संलग्न हैँ, तब यद्वि में राम को वन भेज दूं, तो क्‍या वे तागरिक मुझे अपशब्द नहीं कहेंगे ? 
अपनी इस प्रार्थना से समस्त लोगों का अहित करते हुए तुम कौन-सा सुख भोगोंगी ? 
एक बात और है । हे रमणी ! तुम उसे अवश्य सुनो । कमल केसे नेत्रवाले, मधुर 
मुस्कान से युक्त मुखवाले, बलिष्ठ, आजानुबाहु, चंंद्रसलम सौदयंवाले, नीलोत्पल की- 
सी शरीर-कान्तिवाले, शीतल दृष्टियों को विकीर्ण करनेवाले, सुधा-सम वचन बोलनेवाले, 
सदा बुधजनों का हित ही सोचनेवाले, सतत मेरी सेवा में संलग्न रहनेवाले, धर्म-रूपी, 
भागंव राम को जीतनेवाले, सद्गुण-संपन्न, सौदयंवान्‌ू, शांतधाम, रवि-सम उज्ज्वल, राम को 
छोड़कर में एक क्षण भी जीवित नही रह सकेगा । हे कमलाक्षी ! ऐसे राम को क्या तुम 
नहीं जानतीं ? उस उत्तम पुरुष को वन भेजते ही मेरे प्राण निकल जायेंगे । तुम कितनी 
पापिन हो ? कितनी कठोर हो ? कितनी मूर्खा हो ? कितनी भयंकर राक्षसी हो ? हू 
क्रर नारी ! तुम्हारे मत में इतना कल्मष क्‍यों हैँ ? साध्वी होते हुए मूर्खा की तरह क्‍यों 
ऐसी इच्छा करती हो ? तुम प्राणापहरण करनेवाली काहलर>रात्रि हो, स्त्री नहीं । 
राम केसे पैदल वन में जायगा ? सबसे विलग होकर बन में कैसे रहेगा ? सुकोमल 
शुय्या पर शयन करनेवाला पुरुष तृण-शब्या पर किस प्रकार सो सकेगा ? बंघुओं के साथ 
पंक्ति में बैठकर अपना इच्छित भोजन करनेवाला राम, कंद-मूल का आहार कंसे पसंद 
करेगा ? हे रमणी ! तुम अपने परम भक्त राम का बुरा मत सोचो । उसे क्षमा करो 


२ 


इस प्रकार प्रार्थना करते हुए दशरथ बड़े दुःख के साथ उसके पैरों पर गिर पड़े । 
लेकिन उसने अपने पैर हटाते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की । तब राजा भूमि पर 
गिर पड़े और लोटने लगे । किन्तु कैकैयी ने उसकी भी परवाह किये विना ही राजा 
दशरथ को देखकर कहा-हे राजन्‌ ! अब इन कपटठ-वचनों को बंद कीजिए । अब व्यर्थ 
के छल-कंपट से कोई लाभ नहीं होगा । धर्म को त्यागिए, सत्य को छोड़ दीजिए और 
अपने निर्मल यश को मिट्ठी में मिलाकर असत्य-वचन कहिए कि मैंने तुम्हें वर नहीं दिये । 
उसके बाद आप॑ अपने पुत्र तथा पत्नियों के साथ सुख से रहिए । में अपने पुत्र भरत 
के साथ प्राण तजूँगी ।' - 

तब राजा विना प्र॒त्युत्तर दिये, मन-ही-मन दुःखी होते हुए, सिर भुकाये बैठे रहे । 
इतने में प्रभात हो गया । मंगल-वाद्य बजने लगे । बन्दी-जन के स्तुति-पाठ होने लगे । 
राम-सीता ने कर्पूर-चन्दन की सुगंधि से सुवासित जल में स्‍्नाव किया, दिव्य वस्त्राभरण 
पहने और शची-समेत इन्द्र के समान पूर्ण तेजस्वी दिखाई देने लगे । अभिषेक-मण्डप में 
वश्तिष्ठ आदि मुनि अहंबती आदि सुमंगलियाँ, धीमानू मंत्री तथा, अच्यान्य चक्रवर्त्ती राजा 
विराजमान थे । वस्तिष्ठ ने पंचयललव, पंचवल्कल, पंचामृत, भद्रगज ( राजा का हाथी ), 

(१६ 


८२ रंगना/ाथ एयायण 


आठ कन्याएँ, हेम ऋक्ष, औदुम्बर (गूलर) की पीठिका, गंगादि तीर्थों का जल तथा अन्य मंगल- 
वस्तुओं को मंगाया, श्रेष्ठ रत्नाभूषणों को वेद-विधि से दात कराया, एक लाख कन्याएं, 
एक लाख गायें, एक लाख ऊँट मेंगाये; जप आदि कराया, शांति-पाठ कराया, हवन आदि 
संपन्न किया और शुभ मुहत्ते को आसन्न देखकर राजा को लिवा लाने के लिए सुमंत्र को 
भेजा । 

सुमंत्र कैकेयी के अंत.पुर में गया और हयन-कक्ष के किवाड़ के पास खड़े होकर 
निवेदन किया --हे देव ! सूर्योदय हो रहा हैँ । श्रीराम के राज-तिलक का मुहूर्त निकट 
आ रहा हैँ । अतः आप जझ्षीत्र पधारें। हे राजन ! अभिषेक-मण्डप में मुनि, राजा तथा 
अन्य महात्मा उपस्थित है । पुरजन विबुध तथा नातेदार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर 
रहे हे ।॥ 

इन बातों को सुनकर राजा सोचने लगे--अब तुम भी मुझ्के दुःख पहुँचाने के लिए 
आये हो, मानों अब तक मुभे कोई दुःख ही नहीं है । यों सोचकर वे चुपचाप लेटे रहे । 
तब कैकेयी ने सुमंत्र से कहा--तुम शीघ्र जाकर राम को यहाँ ले आओ । यह राजा 
का आदेश है । तुरंत सुमंत्र वहाँ से चला गया । 

सुमंत्र कैकेयी के अंतःपुर से उस राज-मार्ग से जाने लगा, जो शीतल चंदन-जल से 
सिचित आँगन, ध्वजाओं से अलंकृत गृहों, चंदन, अगरु तथा धूप से सुगंधित वायु, मंद पवन 
से डोलनेवाली पुष्प-मालाओं, प्रत्येक गृहद्वार पर स्थापित कदली-चबृक्षों, अतुलित मणि-तोरणों 
और उत्साह-पूर्ण पुरजनों से भरा हुआ, दुर्गंग दीख रहा था । उस मार्ग से होकर वह 
रामचन्द्र के उस अंतःपुर के पास जा पहुँचा, जो इन्द्र-भवन का भी परिहास करता हुआ 
कुबेर के महल के समान अतुल वैभव-लक्ष्मी से समन्वित था । वहाँ पहुँचकर उसने राम 
को अपने आने का समाचार कहला भेजा और उनकी अनुमति पाकर भीतर गया । वहाँ 
उसने तारा से सुशोभित शशि के समान दीखनेवाले, सीता से युक्त रामचंद्र को देखकर 
उन्हें प्रणाम किया और कहा--है देव ! महाराज दशरथ देवी कैकेयी के गृह में आपको 
लिवा लाने के लिए मूभे भेजा है । 

राम मुस्कराते हुए जानकी को वही छोड़कर लक्ष्मण के साथ रथ पर आरूढ़ होकर 
कैकेयी के महल की ओर रवाना हुए । उनके पीछे चतुरंगिणी सेना चली । अतुल वाद्य 
बजने लगे, वन्दीजन स्तुति-पाठ करने लगे और सुमंगलियाँ पुष्प-वर्षा करने लगी । नगर- 
निवासी जयजयकार करने लगे । इस प्रकार, वें बड़े वेग से राजा के अंतःपुर के पास जा 


की 


पहुँचे, और रथ से उतरकर उन्होंने ककेयी के भवन में प्रवेश किया । 
केकेयी दशर कक 
५. ककेयी के भवन में राम का दशरथ से सेंट करना 
कैकेयी के भवन में जाकर राम ने देखा कि महाराज दशरथ सिर भुकाय, पांड्र- 
मुख में सूखनेवाले ओठों को आदर करते हुए, सारा तेज खोकर सतत अभश्रु-धारा बहाते हुए, 
झोक-संतप्त बैठे हें । राम ने उनके निकट पहुँचकर अत्यंत शंकाकुल-चित्त से उन्हें प्रणाम 
क्रिया और उसके पश्चात्‌ केकेयी को प्रणाम किया । फिर, अत्यंत संभूमित तथा व्याकुल 


4६.5 


होकर, भ्रय तथा विह्नलता से रामचंद्र बोले--हे देवी, यह क्‍या बात है कि महाराज 


जयोध्याकोड 5३2 


मेरी ओर देखते भी नहीं हैं । मेरा क्या अपराध है ? यह खिन्नता, यह चिता और दुःख 
राजा को किस कारण से हो रहे है ?” तब कैकेयी ने कहा--हे राम, यदि तुम मानोगे, 
तो में राजा की इच्छा तुम्हें बतलाऊँ ।” रघुराम ने कहा--हे माता, आप कृपया विस्तार 
से सुनाइए कि वह कौन-सी बात है ? में पिता के आदेश से भयंकर अग्नि-ज्वालाओं में 
या विष के समुद्र में कूद सकता हूँ या विष भी खा सकता हूँ । इसको सत्य मानें और 
विना संकोच के कहें ।! 

तब कंकेयी राम को देखकर किचित्‌ भी ममता-मोह के विना बोली-- दिवासु र- 
संग्राम में राजा ने दया करके मुझे दो वर दिये थे । अब मैने उन दोनों वरों को देने की 
आ्रार्थाना की । एक वर से मेने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य माँगा और दूसरे से तुम्हें 
चोदह वर्ष तक वन-वास देने की प्रार्थना की । राजा ने वर देना तो स्वीकार किया; 
किन्तु तुम्हें अपना आदेश सुनाने में हिचकते हे । यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता को 
असत्य-भाषण का दोष न लगे, तो तुम तुरंत राजकुमार का वेष त्याग दो और वल्कल 
तथा जटाएँ धारण करके तपस्वी के रूप में वनवास के लिए चले जाओ ।! 

इन बातों को सुनकर राम के मुखपर मंद हँसी लास्य करने लगी । उनके वचनों 
म किसी भी प्रकार का मालिन्य नहीं आया । दया, त्याग और गरिमा दिखाते हुए परम 
पुष्यात्मा रामचंद्र बोलें--हे माता, इस प्रकार की आज्ञा देनेवाले सूर्यवंश के तिलक मेरे 
पिता हें और राज्य का अधिकारी होगा मेरा भाई । फिर, आपकी इच्छा में बाधा क्‍यों पड़े ? 
हाय ! आप कितनी भोली हैं! इस छोटी-सी बात के लिए सूरयवंशी राजा को मन 
में चितित होने की क्‍या आवश्यकता हैं ? अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करने- 
वाला कहीं पृत्र कहलाने योग्य है ? वह तो एक ज्ञाति-विरोधी हैं। में और मेरे भाई 
में कोई भेद नहीं हैं । इस पृथ्वी का भार वहन करने के लिए जिस पुण्यात्मा को आपने 
नियत किया है, उस भरत के लिए में अपने प्राण भी देने के लिए प्रस्तुत हूँ, इस राज्य 
की क्‍या गिनती !* 

राम की बातों से अत्यंत हर्षित होकर कैकैेयी बोली--हे राजकुमार, तब में भरत 
को बुला भेजूंगी । तुम तुरंत वन के लिए रवाना हो जाओ । यहाँ से तुम्हारे जाने तक 
महाराज न भोजन करेंगे, न बोलेंगे, न उठेंगे ही । वे इसी प्रकार पड़े रहेंगे । 

कैकेयी के इस प्रकार कहते ही राजा ने कहा--हाय, ऐसी कट्क्तियाँ भी क्‍या 
उचित हैं ? और वेतुरंत मूच्छित हो गये । तब राम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और 
शैत्योपचारों के उपरान्त, जब उनकी चेतना लौटी, तब उन्हें अच्छी तरह समभ्रात हुए 
कैकेयी की ओर देखकर अत्यंत हु से बोले---आपको इतनी चिंता क्‍यों हो रही है ? 
मेरे लिए यह कौन बड़ा काम है ? आप मन में किसी प्रकार का संदेह मत कीजिए । 
में तो विवेक के साथ धर्म का पालन करूँगा, कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करूँगा । राजा 
की आज्ञा यदि मुझे नहीं मिलेगी, तो में आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । यह सच 
मानिए | शझीघ्रगामी अद्वारोही दूतों को भेजकर इसी शुभ मुहत्ते में भरत को बुलवाकर 
उसका राज-तिलक कर दीजिए । में अभी वन के लिए प्रस्थान करता हूँ ।' 


८6 रंगन/थ एयरयण 


, 


इस प्रकार कहने के उपरान्त प्रफुल्ल-मुखचंद्र से राम ने कैकैेयी की परिक्रमा की 
और कहा--में अपनी माता, माता सुमित्रा तथा जानकी को यह समाचार सुनाऊंगा और 
उन्हें सांत्वना देकर अवश्य वन में चला जाऊँगा । आप मन में संदेह न कीजिए । यों 
कहकर उन्होंने राजा तथा कैकेयी को प्रणाम किया और लक्ष्मण के साथ वहाँ से 
चल पड़े । 

राम ने राज-तिलक के लिए संचित सभी मंगल-द्रव्यों की परिक्रमा करके उनको 
प्रणाम किया । अचल तथा विकार-रहित चित्त से वें अपनी माता को यह समाचार सुनाने 
के लिए चले । तबतक अन्तःपुर में यह समाचार फैल गया कि लोकवंद्य राम राज-पाट 
छोड़कर वन जा रहे है । दशरथ की अन्य स्त्रियाँ आपस में कहने लगी--राम अपनी 
माता कौसल्या के प्रति जो भक्ति दिखाते है, वही भक्ति हमारे प्रति भी रखते है । ऐसे 
सद्गुणालंकार, महान्‌ उदार-चेता, हिमाचल के समान धीर, उस महान्‌ वीर पुत्र-रत्न को 
हाय ! राजा ने वनवास की आज्ञा कैसे दी ? पागल की तरह राम को वनवास के दुःखों 
में भेजना कहाँ तक उचित हैँ । इस प्रकार, महाराजा की निंदा करते हुए सभी स्त्रियाँ 
शोक करने लगी । 

उसी समय राम ने कौसल्या के अंतः:पुर में प्रवेश किया । उससे पूर्व कौसल्या ने 
अभिषेक के निर्विष्त संपन्न होने के निमित्त जप, शांति, हवन आदि को एकनिष्ठ होकर पूरा 
किया था और भक्ति-युकत हो जनादंन से प्रार्थना कर रही थी । राम के आगमन से बे 
अत्यंत प्रसन्न हुईं । सुमगलियों के साथ फूल लिये हुए वे सामने आईं और विधिवत्‌ 
मंगलाचार आदि पूरे किये । रामचंद्र ने उनके चरण छुए। उन्होंने राम को उठाकर गले से 
लगा लिया और जाशीर्वाद दिया--हे पुत्र, तुम चिरायु, सुयश एवं राज्य-लाभ करो ।' 


६. कीसल्या का दुःख 

अपनी माता कौसल्या को देखकर राम अत्यंत दीन होकर बोलें--हें माता, आपको, 
माता सुमित्रा को तथा मैथिली को भय उत्पन्न करनेवाली एक घटना घटी है । में उसे 
आपको सुनाऊंगा । आप थघैयें के साथ सुनिए। किसी समय युद्ध में माता कैकेयी ने 
महाराज से दो वर प्राप्त किये थे। उन्होंने अभी वे दोनों वर राजा से माँगे हे । एक वर 
से उन्होंने अपने पुत्र का राज-तिलक माँगा और दूसरे से मेरा वन-वास चाहा है। इस पर 
महाराजा अत्यंत शोक-संतप्त हो गये हैं । पिता के वचनों की रक्षा के लिए मेने चौदह 
वर्षों तक वन में रहने का निरुचय किया हैं ।' 

इन बातों को सुनकर कौसल्या मन-ही-मन दुःखी होकर, स्तंभित हो गईं । उनके 
मुख की कान्ति उतर गई और गला रुँच गया । वे काष्ठ की तरह चेष्टाहीन हो गईं 
और चीत्कार करती हुईं जड़ से उखाड़ी हुई लता के समान मृच्छित होकर गिर पड़ीं । 
राम ने घबड़ाकर बड़ी भक्ति से उन्हें उठाया, उनके शरीर पर लगी हुई धूल पोंछी और 
उन्हें एक सुन्दर आसन पर बिठाया । इसके पदचात्‌ लक्ष्मण और राम ने उनका उचित 
उपचार किया । जब उनकी चेतना लौट आई तब वे अपने ओठों को आई करती हुई 


कहने लगी-- हें अनघ हाघृव !, तुम्हें वत में रहने का आदेश देना, मेरे कानों को अत्यंत 


 आयोध्याकोड ह 


विचित्र-सा मालूम होता है । महाराज तुम्हें बुलाकर इस प्रकार का आदेश केसे दे सके | ५ 
भले ही भरत का राज-तिलक करके उसे पृथ्वी का स्वामी बना दें; किन्तु काकुत्स्थ-वंशी 
राजा को तुम्हें वन भेजने की आवश्यकता क्‍यों हुई १ न वे विवेक-शूनन्‍्य है, न अधम हैं । 
फिर सौत की बातों में आना उन्हें कैसे शोभा देता है ? क्‍या हितैषी मंत्री 7 
वसिष्ठ ने भी तुम्हारे हित का विचार करके यह नहीं कहा कि अमुक कार्य धर्म-संगत है 
और अमुक काये उचित है ? मेरे प्राणनाथ ने इतना बड़ा अपराध कभी नहीं किया था 
और कैकेयी ने कभी ऐसा पाप नहीं किया । तुम्हें देखकर वन जाने का आदेश देने के 
के लिए कैकेयी का मुख कैसे खुला ? हे राम, प्रेम से प्राण भी माँग लेनेवाली, महाराज 
की प्रेम-पात्री कैकेयी के गर्भ से जन्म लेकर, पृथ्वी का पालन करने का सोभाग्य प्राप्त न 
करके तुमने मेरे गर्भ से क्‍यों जन्म लिया ? यदि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो तुम 
पर यह विपत्ति क्‍यों आती ? हाय ! पृत्रहीन वंध्या की अपेक्षा भी मुझे आज अधिक दुःख 
मिल रहा हूँ । दीर्घ काल तक संतानहीना होकर रही और उसके पह्चात्‌ ईइवर की 
कृपा से तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तो मन को बड़ी शांति मिली, किन्तु मेरा सारा 
तप आज व्यर्थ हो गया है । हे राजकुमार, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर साहस के साथ 
घोर वन में चले जाओगे, उस दिन मेरे लिए मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई शरण नहीं 
दीखती । तुम मुझे छोड़कर कैप्ते वन में जाओगे ? में कैसे अपने दुःख को शान्त कर 
सकूगी ? पच्चीस वर्ष तक मेने तुम्हे बड़े प्रेम से पाला-पोसा। यह सारा संसार जानता है। 
तुम मुझे इस दशा में छोड़कर कैसे जाओगे ? हे पुत्र, मैने तुम्हारे लिए जो विविध 
ब्रत रखे तथा विविध दान दिये, वे सब ऊसर भूमि में डाले गये बीजों की तरह निष्फ़ल 
हो गये । यदि भरत राजा बन जाय, तो परिजन कर कैकेयी के भय से मेरी सेवा करने 
के लिए कैसे आयेंगे ? राजा के प्रेम से वंचित तथा सब प्रकार के राजभोगों तथा वेभवों 
से रहित होकर में अपनी सौतों के मध्य कौन-सा मूँह लेकर रहेगी ? कैकेयी का अधिकार 
मे कैसे सहूँगी ? में नहीं जानती थी कि सारा कार्य इस प्रकार चौपट हो जायगा । इस 
अशुभ समाचार के सुतने के पहले ही में क्‍यों नहीं मर गई ? हे सूर्यवंश-तिलक, भले ही 
कैकेयी सारा राज्य लेकर अपने पुत्र को उसका अधिकारी बनाकर उसे भोग ले । हें तात, 
तुम वनों में क्‍यों जाओगे ? तुम मेरे पास वैसे ही रहो । तुम्हारी बाल्यावस्था में वसिष्ठ 
आदि मुनियों ने तुम्हारे चरण-कमलों में, पद्म, हल, वच्च, ध्वजा, कलश आदि चिद्नों 
को देखकर कहा था कि यह बालक समस्त विश्व का पालन करेगा । आज कंकेयी ने 
उनके वचन को असत्य सिद्ध कर दिया ।” 


७. लक्ष्मण का क्रोध और राम का सममाना 
इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करनेवाली कौसल्या को देखकर लक्ष्मण दुःव 
और क्रोध से व्याकुल हो गये । उनका मुख तमतमाने लगा और उनकी भौहें तन गईं । 
क्रोधारिन में जलते हुए तलवार चमकाते हुए वे राम तथा राम की माता से बोले--“हाय ! 
पौरुष तथा अभिमान को तिलांजलि देकर, क्षत्रिय-धर्म को त्यागकर, तेजोहत हो, ऐसे दीन 


श्५ 


वचन आप क्‍यों कह रहें हैं ? मंदमति पिता का आदेश आपको ठुकरा देना चाहिए । 


८६ एंग्नशथ एन्‍्यायण 


..] 


कामातुर, पापकर्मी तथा वृद्ध का इतना आदर करने की क्‍या आवश्यकता है ? जब कैकेयी 
को दिये हुए वचन का भंग करना वे नहीं चाहते, तो आपको राज्य देने का वचन देकर 
वे कैसे मुकर रहे हे ? वसिष्ठ आदि सब सज्जनों के समक्ष ही तो उन्होंने कहा कि में 
राम को राज्य [गा। क्या इस वचन का पालन नहीं करना चाहिए । सबसे पहले यह 
असत्य हुआ कि नहीं ? कहाँ के दशरथ और कहाँ के वर ? कौन भरत और कौन कैकेयी ? 
यदि में हाथ में धनुष लूं, तो मेरा सामना करने की क्षमता किसमें है? भरत से लेकर 
में सभी शत्रुओं का वध करके इस नगर को मिट्ठी में मिला दूँगा। हरि, हर, ब्रह्मा आदि 
युद्ध में मेरा सामना करें, तो भी में उनसे युद्ध करके उनपर विजय प्राप्त करूँगा। सुंदर 
केयूर-कंकणों से अलंकृत तथा चंदन-चर्चित अपने इन हाथों से में आपका राज-तिलक करूँगा 
और सभी शत्रुओं का वध कर दूंगा । मेरे जेसे सेवक के रहते हुए आपको सारा साम्राज्य 
त्यागने की क्‍या आवश्यकता है ? वन जाने का विचार छोड़ दीजिए और अपनी शक्ति 
के प्रताप से राज्य ग्रहण करके प्रजा का पालन कीजिए और माता कौसल्या को प्रसन्न 
कीजिए ।* 

राघव ने अपने अनुज की बातों पर मन-ही-मन विचार करके बड़े स्नेह से उन्हें 
देखकर कहा--हे लक्ष्मण ! शौर्य-प्रदर्शन के लिए यह उचित अवसर नही हैं । इससे 
हमारा कल्याण नहीं होगा । अब हमें राज्य-पालन करना नहीं है । हमें दूसरे काम करने हैं । 
शौंये यहाँ दिखाने की क्‍या आवश्यकता है ? उसे तो शत्रुओं के प्रति दिखाना चाहिए ।' 

तब कौसल्या ने राम से कहा--हे वत्स ! तुम अपने अनुज की इन विमल वचनों 
को सुनो । शोर का आश्रय लो और आर्य-सम्मत रीति से राज्य का पालन करते हुए 
प्रजा की प्रश्नंसा प्राप्त करो | क्या तुम्हें यह उचित है कि मेरी सौत की बातों के कारण 
राज्य छोड़कर वन में निवास करो । मेरे यहाँ रहो, और मेरी सेवा-शुश्रूषा करो । इससे 
बढ़कर इस पृथ्वी पर तुम्हारा कॉन-सा धर्म हैं ? तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के 
लिए उद्यत हो, पर क्या, तुम्हें माता की आज्ञा कम मान्य हो गई है ?' 

तब दुःखित होनेवाली माता को ढाढस बाँधाते हुए राम उनसे बोले--हे माता! 
आप कंसी बातें कर रही हैँ ? आप इतनी दुः:खी क्‍यों हो रही हैं? क्या अपने पिता की 
आज्ञा मानकर भागंव ने अपनी माता का वध नहीं किया था ? क्‍या पिता की आज्ञा पाते 
ही कुंडिन ने एक गाय का वध नहीं किया था ? पुरूरवा ने अपना यौवन अपने पिता को 
देकर बूढ़ापा ग्रहण नहीं किया था ? अपने पिता के आदेश से क्‍या सगर के पूत्रों ने 
समुद्र-तल को खोद नहीं डाला था ? तब पिता की आज्ञा से वन में निवास करना मेरे 
लिए कौन बड़ा काम हैं ? आपके यति के वचन का पालन करना आपके और मेरे लिए 
परम धर्म है । लक्ष्मण तो अभी बच्चा है, वह वीरों के समान सोचने के सिवा दूसरा कुछ 
नहीं जानता । इस प्रकार कहकर वे हँसते हुए अपने अनुज से बोलें-- हे लक्ष्मण, तुम्हारे 
भूजबल, पराक्रम, धनुविद्या, बुद्धि तथा पौरुष ये सब किस काम के हैं ? मेरे प्रति श्रद्धा 
से प्रेस्ति होकर तुम कितना दुस्साहस करना चाहतें हो ? तुमने मुर्के कैसा उपदेश दिया ? 
मात के वव जाने का आदेश दिया है और राजाने ममता त्याग करके वन जाने की आज्ञा 


अयोध्याकाड ८७ 


दी है | मेरा भाई इस समस्त राज्य पर शासन करनेवाला है । अब तुम किसपर क्रोध 
करते हो ? ऐसे समय में अपने बल का घमंड दिखाना क्‍या तुम्हें उचित है ” पिता की 
आज्ञा का पालन करने से बढ़कर दूसरा धर्म कौन-सा हैँ ? पिता की आज्ञा का उल्लंघन 
करने से बढ़कर दूसरा पाप कोौन-सा है ? चाहे तुम किसी भी रीति से विचार करो 
राजा की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए, तुम्हारे लिए और माताओं के लिए घमर्मं-संगत है । 
उनकी आज्ञा के अनुसार मुझ वन जानेवाले को मत रोको । परम पवित्र रविकुल के 
वंशजों के चरित्र का तो तुम्हें विचार करना चाहिए । जो होना है, वह होकर ही रहेगा । 
विधि का लेख कौन मिटा सकता है ?” इन बातों को सुनकर लक्ष्मण ने अपना कोच 
दशान्त कर लिया और रामचंद्र का रुख देखकर भीत हो चुप रह ग्यें। 


5. राम का कौसल्या को धर्य देना 

सती कौसल्या अपने पुत्र का त्याग देखकर अत्यंत दुःखी हुईं और षोडश कलाओं से 
युक्त, पूर्णचंद्र के सदृझ,, प्रकाशमान राम का मुख देंखकर बोलीं--हे मेरे कुल-दीपक, 
हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरे तात, वत्स (बछड़ा) को खोनेवाली गाय की तरह में तुम्हें छोड़कर 
चौदह साल तक यहाँ नहीं रह सकगी । में भी तुम्हारे साथ घने वन में आकर रहेगी । 
इस प्रकार विलाप करती हुईं माता को सांत्वना देते हुए बड़े अनुनय-विनय से तथा अत्यंत 
दीन भाव से राम बोले-- 

“है माता, ऐसा कहना क्‍या आपको उचित है ? विचार करके देखिए । स्त्री के 
लिए पति ही प्राण है, नातेदार है और देवता है | ऐसे पति को त्यागकर मेरे साथ जानें 
के लिए जो आप कहती हैं, क्‍या यह आपको उचित हैं ? यदि महाराज ने राज-पाठट 
भरत को देने की आज्ञा दी है तो इसमें दोष क्‍या हैं ? राजाने जो वर देने का क्चन 
दिया था; उन्हें माँगता क्या कैकेयी की भूल है ? असत्य कहने से डरकर राजा का वर 
देना क्‍या अनुचित है ? अपने पिता की आज्ञा मानकर मेरा इस प्रकार वन जाने के लिए 
प्रस्तुत होना क्या दोष हैं ? सत्य तो यह हैं कि पति के आज्ञा-पालन में बाधा देना आपकी 
भूल कही जायगी । मेरे वन जाने के पश्चात्‌ आपको दीन तथा दुःखी राजा की सतत 
सेवा-परिचर्या करते हुए, उत्के मन का दुःख दूर करते रहना चाहिए। पाप-रहित तथा 
बंघु-प्रेमी भरत मुझसे अधिक भक्ति-युक्‍्त होकर आपकी सेवा करेगा । आप झोक न करें । 
स्वप्न में भी महाराज दशरथ के संबंध में कु विचार मत लाइए । आप कैकेयी के साथ 
स्तेहयुक्त होकर रहिए । मेरे कुशल का विचार करके आप मुझे वन जाने की आज्ञा 
दीजिए ॥* 

इस प्रकार कहते हुए राम ने माता को प्रणाम किया । कौसल्या ने राम को हृदय 
से लगा लिया । उनकी आँखों से दुःख के अश्र्‌ उमड़-उमड़कर राम की पीठ पर गिरने लगे । 
उनकी पीठ पर हाथ फेरतें हुए वें गद्गद स्वर से बोलीं--हाय, तुम वन में जाओगे १ 
इसके पदचात्‌ उन्होंने किचित्‌ घैर्य धारण करके अपने कपोलों पर भरंवालें अश्रओं को 
पोंछ लिया । पवित्र जल से हाथ तथा मूह का प्रक्षालन किया और पुण्याह-वाचन कराया ओर 
कहा--सुर, खेचर, यति, गिरि, वृक्ष, वेद, शान्ति, दान्ति, नदी, निधि, समुद्र आकाश, जल, 


८८ ं7नेश्थ रायशयेक 


वाय, पृथ्वी, अग्नि, विकपाल, दश दिशाएँ, सूर्य-चन्द्र, तथा ब्रह्मा आदि सभी सदा तुम्हारा 
कल्याण करते रहें । इस प्रकार स्वस्ति-वचन कहकर कौसल्या ने देवताओं की पूजा करके 
राम के दाहिने हाथ में रक्षा-कंकंप बॉधा और कहा-वृत्रासुर का वध करने के 
लिए जानेवाले इन्द्र को देवताओं ने जो कल्याणप्रद कामनाएँ की थी, वे सब तुम्हें प्राप्त हों । 
स्वयं से अमृत लाने के लिए जानेवाले गरुड़ को विनता ने जो शुभ आशीर्वाद दिये थे, 
हें राम, वे सब तुम्हें प्राप्त हों ।' 

इस प्रकार, आशीर्वाद देकर कौसल्या ने राम को हृदय से लगा लिया, सिर सूँचा 
और उन्हें जानें की अनमति दी । तब माता का चरण-स्पश करके वें अनज के साथ वहाँ 
से अपने अंत:पुर के लिए रवेत छत्र-चामर-रहित हो पैदल रवाना हुए । अभिषेक में विध्न 
पड़ा हुआ जानकर राज-सभा के सभासद, सामंत राजा, मंत्री तथा नगर-निवासी अत्यंत दुःखी 
होने लगे । 

९. राम का अमभिषेक-मंग का वत्तांत सीता को सुनाना 

रामचंद्र अपन अततःपुर म॑ पहुंच गयें, तो सीता अपनी सहेलियों के साथ उनकी 
अग॒वानी के लिए आई । सीता को देखकर राम का मुख मलिन हो गया । यह देखकर 
सीता का मुख भी मलिन पड़ गया.। उन्होंने कहा--हे प्राणनाथ, यह कैसी विचित्र बात है 
कि आपका मुख-कमल आज मुरक्काया हुआ है ? क्या राजा ने पृण्य-्योग का मुहत्त 
बीतता जानकर आपका राज-तिलक कर दिया ? चंद्र-मंडल की समता करनेवाला इरवेत 
छत्र आपके मुख-कुमुद पर क्यों छाया नहीं कर रहा है ? क्‍या कारण है कि चामरधारी 
आपके पारवँ-भाग में नहीं है ? भद्रगज क्‍यों नहीं दीख रहा है ? आपके सिर पर मंत्राक्षत 
क्यों वही दीख रहे हे .? नगर-जन: आपकी सेवा में प्रवृत्त हो क्यों नही आ रहे है ? दुंदुभी 
तथा पटह-ताद क्‍यों नहीं सुबराई पड़ रहे है ? बंदी-मागधों के स्तुति-पाठ कहाँ ? हे प्रभ ! 
आज तो राज-तिलक का दिन है। आपमें कोई राज-चि हक् नहीं दीख रहा है ? 
क्या कारण है कि .सौमित्र का बदन प्रफुल्ल नहीं है ? इन सबका क्‍या कारण है, आप 
कृपया बतलाइए ।” 

सीता के ये भोले वचन सुतकर राम मन-ही-मन दुःखी हुए और उस मानिनी सीता 
को .देखकर बोले--- भला मुनियों को राज-चिह्नों से क्या मतलब ? सनो, इसका कारण 
बत्ताता हुं ।+ माता कंकेयी ने पहले मेरे पिताजी की सेवा करके उनसे जो वर प्राप्त 
किये थे, उन्हे आज माँग लिया है । एक वर से उन्होंने भरत का राज-तिलक और दूसरे 
वर स मरा वन-वास मांगा हैँ। अतः राजा ने राज्य का पालन करने के लिए मेरे जनज 
का राज-तिलक करने का वचन दिया है और मरे पिता .की आज्ञा से चोदह साल तक वन 
मे रहना हूँ । माता-पिता की आज्ञा का पालन करनेवाले वीर के हाथ मे ही ऐद्वर्य, 
यश, नाता लोक और नात़ा पृण्य रहेंगे । इसलिए हें कमललोचनी ! ज़बतक में महाराज 
की आज्ञा के अनुसार वनवास पूरा करके न लौट, तबतक तुम दुःख त्याग कर गृरुजनों 
की भक्तिपूर्वक परिचर्या करती रहो । मन-ही-मन मेरे कुशल की कामना करती रहो और 
उच्चर आचरण से अपने धर्म का पालन करती हुई माताओं के पास रहो ।” 


अयोध्ययकांड ट्ई 


इन बातों को सुनकर जानकी संभूम-चित्त हो उठी । प्रचंड वायु से कंपायमान 
होने वाली कदली के समान वह थरथर काँपने लगी और अत्यधिक दुःख से कातिहीन 
होकर गद्गद स्वर में बोली--हे प्राणेश यदि यह सच है, तो में भी अवश्य इसो क्षण 
आपके साथ चलूँगी । में आपके त्रियोग में जोवित नहीं रह सकूगो । मेरे प्राण मुझमें 
नही रहेंगे । आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलिए ।' 

राघव बोले--हें कमलाक्षी, यह कैसे सभव है कि तुम जंगलों में कंद-मूल खाते, 
पथरीले रास्तों में पैदल चलते, वल्कल पहने, कड़ी धूप तथा प्रचंड वायू को सहते तथा 
कड़ी भूमि पर शयन करत हुए पर्णशाला -में जीवन विताओ । तुम तो कोमलागी हो और 
कष्ट का. नाम तक नहीं जानती । ऐसी कोमलागी तुम आइचर्यजनक हाथी, बाघ, रीछ, 
भेड़िये, हिरन, साँप तथा लाल चीटियों से पूर्ण गिरि, गुफा, तथा घाटियों में कैसे 
रह सकोगी ? भयावने लता-मार्गों पर, जत्यंत दुर्ग, लता, कंटक, वृक्षों से भरे हुए पथों से 
युक्त भयंकर वनों में कंसे चल सकोगी ? हे सोते ! इसलिए तुम माता कौसल्या के पास रहो । 
उनकी इच्छा के अनुकूल तुम उनकी सेवा करती रहो । गृह-देवताओं की पूजा करती 
हुई मन में मेरी भक्ति करती रहो । दिन-रात पिता की सेवा में निरत भरत माता के 
समान तुम्हारी सेवा करता रहेगा । हें अबले, कभी उसे कटु वचन मत कहना । हें मुग्धे, 
चौदह वर्ष पूरा करके में ज्ञीघत्र ही लौट आऊँगा । चिता मत करो ॥' 

राम के इन वचनों को सुनकर सीता झोक-संतप्त होकर बोली--हे नाथ, पति 
का भाग्य ही सती स्त्रियों की रक्षा करने में समर्थ है | आप मेरे प्रभु हैं, मेरे देव हैं 
तथा मेरी पुण्य गति हे । श्रेष्ठ स्वर्ग-सुख का उपभोग करने की अपेक्षा निश्चल मन से, 
अत्यंत मक्ति-युक्त होकर आपके चरणारविन्दों की सेवा करना ही मेरे लिए सुखदायक है । 
है राजनू, विष्णु-सदृश जगदेकवीर आपकी रक्षा में रहते हुए, इन्द्र भी मेरी तरफ 
सिर उठाकर देख नहीं सकेगा । में आपके साथ वल्कल धारण करके पैदल चलूंगी और 
पर्बेत तथा नदी-सरोवरों को देखूंगी । चाहे कुछ भी हो, आप मुझे अपने साथ अवश्य 
ले चलिए ।' 

राम बोलें--हें वनजाक्षी, अविरल दुर्गेग वनवास की इच्छा तुम क्‍यों करती हो ? 
में सतत तुम्हारी याद मन में रखते हुए राजा की आज्ञा का पालन करके लौट आऊंगा । 
कहाँ तुम और कहाँ घोर वन ! कौतुक से विहार करने के लिए सर्वथा अनुपयुकत घने 
वन के दुर्गेस तथा कुटिल मार्गों में तुम्हें ले जाना कहाँ तक उचित है ? अत्यंत कर मेडिया, 
बाघ, रोछ, सिह आदि मूगों के हुंकार तथा उलूक, कनकौआ एवं झिल्ली की क्कंझ्ष 
फंकार से तुम अवश्य भीत हो जाओगी । इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ठोक 
नहीं है ।' 

इन वचनों को सुनकर सीता बोली--हे नाथ, आपके रहते मुझे किसी प्रकार का 
भय नहीं होगा । वेदविदों (ज्योतिषियों) ने कहा है कि मेरे भाग्य में वनवास लिखा है ) 
इसलिए हे भानुकुलाधीश, में आपके चरणों की सेवा करती हुई आपके साथ ही रहेगी । 
मुझे मत छोडिए । मेरी भक्ति का विचार कीजिए ।' हि 

१२ 


68 रंगन/थ एरायााय् 

यो कहती हुई वें राम के चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी । फिर भी रामे 
को विचलित होते नहीं देख अत्यत दीन स्वर में वें बोली-- हे नाथ यदि जान-बूभकर, 
या अनजान में मेने कोई अपराध किया हो, तो आप मुभे क्षमा कर दीजिए । ककंश 
शिलाओ से आकीर्ण प्रदेशों में भी आपकी सेवा करते हुए मुझे कोई थकावट नहीं होगी । 
आप जो कंद-मूल कृपा-पूर्वक देंगे, वे मेरे लिए अमृत-तुल्य होगे । आप ही मेरे आप्त-बंध है । 
अतः, में आपके साथ अवश्य चलूँगी । न में अपने पिता का स्मरण करूँगी न माता 
का, त इष्ट बंधुजनो का । | हे प्राणेश, आपने अग्नि के समक्ष मेरे पिता से मुझे सह-धर्म- 
चारिणी के रूप में ग्रहण किया था । आप लोकवंद्य है, सत्यनिष्ठ है । मुझे यही छोड़कर 
बनवास के लिए आपका चला जाना क्‍या उचित है ? वहाँ जो भी कष्ट हो, वह आपकी 
कृपा से मेरं लिए सुख ही सिद्ध होगा । आपके विना ये राजभवन, ये बंधु-बांधव, यह 
ऐश्व्य और जीवन भी सार-हीन हो जायेंगे । में कंसे यहाँ रह सकंगी ? जैसे पुण्य सती 
सावित्री अपने पति की अनुगामिनी होकर रही, में भी आपकी परछाई की तरह आपके 
पीछे-पीछे चलूगी। मेरी जेसी साध्वी के लिए यही धर्म है । आपको छोड़कर में यहाँ 
एक क्षण भी नहीं रह सकती । आपके साथ चौदह वर्ष क्‍या, हजार वर्ष तक जगशलों में 
रहकर आपकी सेवा करती रहेंगी । आप ऐसे आदर्श का पालन कीजिए, जो संसार में पति- 
पत्नियों के लिए अनुकरणीय हो । इतना ही क्‍यों ? यदि आप मुझे छोड़कर वन चले 
जायेंगे, तो मेरे प्राण भी उड़ जायेंगे अथवा में स्वयं अग्नि, जल या विष से अपने प्राण 
त्याग दूंगी । मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरी मृत्यु देखकर जाइए ।”यों अत्यंत शोकात्त॑ 
हो जानकी विलाप करने लगी ।॥' 

१०, राम का सीता तथा लक्ष्मण को मी साथ चलन की अनुमति देना 

सीता की यह दशा देख राम का हृदय दया से पिघल गया । उन्होंने अपने कर- 
पलल्‍लवों से उस सुंदरी को उठाकर कहा--हे सुंदरी, तुम्हें यहाँ छोडकर अकेले वन में निवास 
करना में भी नहीं चाहता । में केवल तुम्हारा हृदय परखना चाहता था। तुम मेरे साथ 
चलो, तो सब तरह से मेरा कुशल ही होगा । में तुम्हें अपने साथ ले चलेगा । तुम चलने 
से पूर्व आवश्यक दान आदि कर लो । कृपालू राम के अनुमति देते ही सीता ने स्वर्ण- 
रत्तादि आभूषण अपने प्रिय परिजनों को दान कर दिये । 

तत्पश्चात्‌ राम ने सौमित्र को अपने पास बुलाकर कहा--“यदि तुम भी मेरे साथ 
वन में चलोगे, तो मेरे साथ तुम्हें मी खोकर हमारी माताएँ कौसल्या तथा सुमित्रा 
अत्यंत दुखी होंगी । उनका दुःख कौन दूर करेगा ? हम दोनों चले जायें, तो पिताजी की 
देख-भाल करनेवाले कौन है ? पहले से ही माता कैकेयी सौतिया डाह से प्रेरित हे । 
अब राज-मद भी उन्हें हो जाय, तो न जाने वे अपनी प्रभुता दिखाती हुई उन्हें दुःख देंगी 
या धर्म का विचार करके (चुप) रह जायेंगी । अतः मेरे लौटने तक तुम्हारा यहाँ रहना 
स्वंथा उचित्त हैं । 

इन बातों से दुःखी होकर लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा--में आपके साथ 
अवश्य बन चलूंग्रा । यदि आप मना करेंगे, तो यहीं अपने प्राण त्याग दूँगा। यह मेरा दृढ़ 


हअायरेध्यएकोड 6्श 


4 [बह 


। अनुज का यह दृढ़ निश्चय सुनकर राम ने उन्हें अपने साथ चलने की 


दी। 


निश्चय 
अनुमति 


>ी/ /3॥# 


११. राम-लक्ष्मण का संपत्ति-दान 

फिर राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को भेजकर वसिष्ठ के पूत्र उत्तम गुण-सपन्न सुयज्ञ 
को बुलवाया और उचित रोति से उनका आदर-सत्कार करके उन्हें हार, कुंडल, वलय, 
अंगद आदि सभी आभूषण, मामा का दिया हुआ मत्त गज, ख्याति, झत्रुजण आदि नामवाले 
सहेख् हाथी, सुन्दर वस्त्र आदि दान में दिये । इनके अतिरिक्त राम ने उन्हें दस करोड़ सुवर्ण- 
मुद्राएं तथा अन्य अनुपम वस्तुएँ भी बड़ी श्रद्धा से दी । उन्हें ग्रहण करके सुयज्ञ ने हर्वित 
होकर आइचय-चकित हृदय से उस राज-दंपती को आशीर्वाद दिये। उसके पश्चात्‌ उत्होंने 
अपने राज-कोष का समस्त धन मँगाकर, याचकों, निर्धनों तथा दीन-जनों में वितरित 
कर दिये। अगस्त्य तथा कौशिक मुनियों को रत्त-रागियाँ दान कर दी । वसिष्ठ आदि मुनियों 
तथा तपस्वियो को उचित दान दिया । वंदी-मागध आदि, परिजन तथा अन्य निर्धनों को 
' अमित धन दिया । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणों तथा वंधु-मित्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार के दान देकर 
उन्होंने सौमित्र की ओर देखकर कहा--तुम भी दान करो ।' तब उस राजकुमार ने बड़े 
आनंद से कौशिक, गारग्य तथा झाडिल्य को बुलवाकर उन्हें अमित धन दिया । जिस किसी ने 
जो कुछ माँगा, उसे उन्होंने दे दिया | सीता ने परम कल्याणी, अरुंधती तथा सुयज्ञ की 
पत्नी को अपने आभूषण, अपना घन, तथा अपने अंतःपुर के सभी वस्तु-समुह दान में 
द दिय । तब अरुंबती ने वसिष्ठ को देखकर कहा--हाय । इक्ष्वाकु के वंशजों की ऐसी 
दशा देखकर चुप रह जाना क्‍या आपको उचित लगता है ?' मुनि ने अच्छी तरह विचार 
करके कहा--यह भगवान्‌ की इच्छा है; किसी भी तरह यह टल नहीं सकती । तुम चुप- 
चाप देखो । 


१२. ब्रिजठाख्य को राम का गायों का दान देना 

उस समय तिजटारुूय नामक एक विप्र अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से खेत 
जोतते हुए मन-ही-मन अपने दारिद्रथ का विचार करके दु:खी हो रहा था । उसकी स्त्री 
अपने बच्चों को साथ अपने पति के पास गईं और काम में व्यस्त पति को देखकर कहा--- 
हैं नाथ, अभी आप हल चलाने में क्‍यों व्यस्त हे, हल को वही छोड़कर आइए, में एक 
बात कहती हूँ । आज रामचंद्र बड़े आनंद से सभी याचकों को असंख्य धन दान कर रहें हें। 
जो कोई जो कुछ माँगता है, उसे वे दे रहे हैं। आप अपना कुल तथा अपना नाम 
ब्रतलाकर उस काकुत्स्थ पति से अपने इच्छानुसार धन प्राप्त कर लीजिए । आप शीत्र 
जाइए । 

यह सुनकर उस विप्र की इच्छाएँ प्रबल हो उठी । वह तुरंत रामचंद्र के निकट 
पहुँचकर उन्हें आश्यीर्वाद देकर बोला--हे राजन, मे निपट दरिद्र हूँ । मेरे कई बाल-बच्चे हें । 
में अत्यन्त निर्धन हँ । आप मेरी रक्षा करें । तब रघुराम बोले--अभी मेरे पास 
गायों के कई समूह है । आप अपनी सारी शक्ति लगाकर कोई ढेला फेंकिए । आपका 
ढेला जितनी दूर तक जायगा, उतनी दूर तक की भूमि में जितनी गायें है, वे सब आपको 


4 रंग्नाथ एयायप 


मिल जायेगी । मन-ही-मन हर्षित होते हुए उस वित्र ने अपनी धोती तथा शिखा कसकर 
बाँध ली, सभी नाडियो को कस लिया, दाँत पीसे और हाथ में ढेला लिये हुए श्रीरमापति 
विष्णू तथा श्रीराम का नाम-स्मरण करके अपनी मुट्ठी जोर से घुमाकर ढेला सरय्‌ नदी 
तक फेंक दिया । सरयू नदी तक की भूमि में जितनी गाये थी, उन्हे ब्राह्मण ने ले लिया । 
ब्राह्मण के इस बाहुबल को देख राम को आइचर्य हुआ । उन्होने ब्राह्मण से कहा कि यदि 
आपकी इच्छा हो, तो में विना किसी संकोच के आपको और एक हजार गायें 
तथा वस्त्र आदि दूँगा । तब विप्र ने कहा--आप मुझे एक यज्ञ के लिए आवश्यक धन 
द॑ सकें, तो अच्छा होगा । राम ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे धन देकर संतुष्ठ किया । 
ब्राह्मण धन आदि लेकर अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट मन से घर लौट गया । 

तब रघुराम अपने-आपको हत-कृत्य मानते हुए अतःपुर के भीतर आये और गह- 
देवताओ की पूजा की, भक्ति के साथ मुनियों को प्रणाम किया और याजकों को मुँह-माँगा 
दान दिया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने गुरु के घर में रखे हुए तथा धनुष-यज्ञ के समय 
वरुण से प्राप्त कोदंड, तृणीर, खड़ग आदि अपने अनुज के द्वारा मेगाये और उन्हें धारण 
करके सीता तथा लक्ष्मण के साथ राजा के दर्शन करने चले । नगर की प्रजा उन्नत सौध- 
शिखरों तथा चौपालों से राजचि क्न-रहित राम को जाते हुए देख अत्यंत झोक-संतप्त होकर 
कहने लगी--क्या राम ऐसी दु्दंशा को प्राप्त होने योग्य है ? वे जहाँ जायँगे, हम भी 
वही जायेंगे । कुछ लोग कहते--हम सब इस राजकुमार के साथ वन चले जायें और 
उजड़े हुए नगर पर ककंयी राज्य करे । इसी तरह कुछ दूसरे लोग कहते--यह नगर 
धीरे-धीरे भालू, बाघ, सिह, लोमड़ी, पिशाच तथा असख्य भूृत-प्रेतों का निवास-स्थान बन 
जायगा और वन में जहाँ राम रहेंगे, वही एक नगर बस जायगा ।' इस प्रकार लोगों के 


जप 


रोने-पीटने से सभी दिशाएँ गूंज उठीं । 
१३, सीता-लक्ष्मप-सहित राम का दशरथ के दर्शनार्थ जाना 

लोगो की आत्त॑ ध्वनियों को बड़े घैये के साथ सुनते हुए राम महाराज के अंतपुर 
में पहुँचे । उन्होंने सुमंत्र के द्वारा राजा को अपने आगमन की सूचता भेजी । सुमंत्र ने 
शोक-संतप्त राजा को देखकर कहा--महाराज, राम-लक्ष्मण पृूज्यशीला सीता के साथ 
भाये है । यह संवाद सुनते ही राजा मूच्छित हो गये। जब उनकी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे 
घीरे-बीरे उठकर आसन पर बैठ गये और घैय॑ धरकर गदुगद कंठ से बोलें--मेरी सभी 
रानियाँ रघ्राम को देखने के लिए आवें ।' क्‍ | 

सुमंत्र राजा के वचन सुनकर रनवास में गये और राजा की तीन सौ पचास रानियों 
को अत्यंत विनय के साथ बुला लायें। तत्परचात्‌ वें! महान्‌ तेजस्वी रामचंद्र को सीता 
ओर लक्ष्मण के साथ महाराजा के सामने ले गये। राजा राम को हृदय से लगा लेने 
के लिए उठे, किन्तु उनके पैर आगे नहीं बढ़ सके | वें वही लड़खड़ाकर भूमि 
पर मिरः पड़े । तक राम ने उन्हें उठाया और उनका सिर अपनी गोद में रखकर दुःख प्रकल 
करने लगे । थोड़ी देर बाद राजा की चेतना लौट आई और वें उठ बैठे । पिता 
को! छुकटकः अपनी ऋर ताक़ते, हुए देखकर लोकवलन्ध राम बोले--हे अनधघ, आपके वचन 


कऋषरेध्यएकोड दे 


को रक्षा करने के हेतु मुझे वन-गमन के लिए उद्यत देखकर साध्वी जानकी तथा सौमित्र, 
मेरे मना करने पर भी मेरे साथ वन जाने के लिए प्रस्तुत हो गये है । उन्हें भी वन जाने 
की अनुमति प्रदान कीजिए ।' 

इन वचनों को सूृतकर राजा ने कहा--मति$ प्ट कैकेयी की वातों में आकर मेने 
तुम्हे वन जाने का आदंझ देकर बड़ी निर्दयता की है । किन्तु तुम्हें उसका पालन करने 
की आवश्यकता हीं क्‍या है ? तुम अपने ढग से राज्य करो ।॥ 

इस पर राम ने हाथ जोड़कर कहा--हे राजन, आप मेरे गृरु हैं, पृथ्वीपति हैं 
प्रेम से मेरी रक्षा करतेवाले आप्त-बंधु है । अतः, आप अपनी आज्ञा का पालन करने की अनु- 
मति मृभे दीजिए और जाने की आज्ञा भी दीजिए । सत्यनिष्ठ होकर आप सदा समस्त 
लोकों का पालन कीजिए ।' 


दशरथ बोले--हे वत्स ! तुम चिरायू, अमितशुभ, सुय्ग, पराक्रम, निष्कलंक धर्म- 
बुद्धि प्राप्त करो | तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो । हे पुत्र, तुम आज रात को यहीं 
रहकर कल वन के लिए प्रस्थान करो । इस पर राम ने कहा--हे महाराज, हमारा 
अब यहाँ रहना उचित नहीं है । आज और कल में विशेष अंतर नहीं पडता । अतः, आप 
हमें स्नेह से जाने की अनुमति दीजिए । मेरे अनुज भरत को राज्य-पालन करने दीजिए । 
अब आप शोक मत कीजिए ।॥ 

राम की त्याग-बूद्धि देखकर महाराज दशरथ को अत्यधिक दुःख हुआ । वे बोले-- 
तुम्हारे जैसे सुपुत्र को घोर जंगलों में निवास करने की अनुमति में किस मुंह से दूँ ? 
हाय ! कैकेयी की बातों में आकर में धोखा खा गया । यो कहते हुए वे करुणोत्पादक ढंग 
से विलाप करने लगे । अंतःपुर की सब नारियाँ भी रोने लगी । इसी समय कौसल्या 


कक 


तथा सुमित्रा दुःख-संतप्त हृदय से वहाँ आई और राजा के साथ विलाप करने लगीं । 


उन रमणियों तथा राजा का विलाप सुनकर सुमत्र अपार दूःख से पीड़ित हुए और 
क रोध से कंकेयी की ओर देखकर कहने लग्े---आपके कारण ही राजा को तथा हम सबको 
यह संताप हो रहा है । में आपको क्‍या कहे ? आप पति के हित का विचार न करने- 
वाली राक्षती है । आप भी अपनी माता के समान ही पति की हत्यारिन हे । आपके 
पिता सभी भाषाओं के ज्ञाता थे | एक दिन वे और आपकी माता दणब्या पर लेठे हुए थे । 
तब उन्होंने किन्‍्ही कीड़ों को आपस में बोलते हुए सुना और उसका विचार करके 
हंस दिया । तब तुम्हारी माँ ने अपने पति से कहा--बतलाइए कि आप क्‍यों हँस रहे 
रहे हैं ? तब उन्होंने कहा--यदि मे इसका कारण तुम्हें बतला दूँ, तो मेरी मृत्यु हो 
जायगी । किन्तु आपकी माँ ने कहा कि में आपकी मृत्यु से नहीं घबराती, आप अवश्य 
अपनी हँसी का कारण बतलाइए । तब उन्होंने निर्देय होकर आपकी माता को नगर से 
निर्वासित कर दिया । भला, ऐसी चंडी की पुत्री, आपको अपने पत्ति के हित का विचार 
कैसे होगा ?' 

कंकेयी सिर भुकाकर थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर दशरथ को देखकर 


0. मं 


बोली-- हे , राजनू, प्राचीन काल में आपके वंशज महाराज सगर महान्‌ यशस्वी होकर 


68 ऐरं7न/थ एयायफा 


राज्य करते थे । क्या उन्होंने अपने ज्येप्ठ पुत्र असमंजस को बिना किसी भिकक के नगर 
स बाहर नहीं कर दिया था ? तब आप भी यदि राम को वन में भेज दे, तो इसमें 
दोष ही क्‍या है ?' 

शोक-समुद मे डूबे हुए दशरथ इसका प्रत्युत्तर नहीं दे सके । तब सिद्धार्थ नामक 
मंत्री ने कपटी कंकेयी को दखकर कहा--असमजस दर्प से उद्ृण्ड होकर नगर के बालकों 
को बाँध-बॉधकर सरयू नदी में फेंक देता था । जब प्रजा ने राजा से इसकी शिकायत की, 
तब जन-हित का विचार करके उन्होने अपने पुत्र को नगर से निर्वासित कर दिया । क्‍या 
रामचंद्र मे कोई दोष है ? वें तो उत्तम गृण-सपन्न है ।' 

तब कंकेयी बोली--राम तो पिता के दिये हुए वचनों का पालन कर रहा हैं । 
वह सुकृति है । कैकेयी की निष्ठुरता देखकर दशरथ बहुत दुःखी हुए और सुमत्र को देखकर 
बोले--हे सुमंत्र, तुम राज्य के धन, मणियाँ, गोधन, बंधुजन, अतःपुर के निवासी मित्र, 
मंत्री तथा विजय-चिह्नों से अलंकृत गज, रथ, तुरग आदि सब को राम के साथ भेज दो । 
इस शून्य नगर पर ही कैकेयी का पुत्र राज्य करेगा ।' 

इन बचनों को सुनते ही कैकेयी क्रोध से जल उठी । वह अपने पति को कोसती 
हुई बोली--हे राजनू, आप रामचद्र को राज्य का ऐश्वर्य देकर उजडा हुआ नगर भरत 
की क्यो देना चाहते हे ? ऐसी बाते क्यो करते हे ? यदि राम, सौमित्र तथा जानकी के 
साथ वल्कल पहनकर संतुष्ट मन से सारे ऐश्वर्य को त्याग कर मेरे देखते हुए वनवास के 
लिए नहीं जायगा, तो आपका वचन पूरा नहीं होगा । आपका वचन भूठा होगा । हे राजन्‌, 
मे आपके वर नहीं चाहती । निश्चय ही आपका वचन भंग हुआ ।' 


कैकेयी की बातें सुनकर दशरथ मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । उस दशा में 
पृथ्वी पर पड़े हुए पिता को देखकर घोर परिताप से पीडित होकर राघव बोलें-- 
हैं माताजी ! आप बार-बार महाराज की निदा क्‍यों करदी है ? मेरे गुरु, महाराज, मेरे 
पूज्य पिता, मेरे परमदेव, मुझे आज्ञा दें, तो में प्रेम से विष-पान भी करूँगा । प्रचंड 
अग्नि या विष के समुद्र में भी प्रविष्ट होऊँगा । वनों में जाकर मुनियों के साथ रहना 
कौन-सा बड़ा कार्य है ?! 

दशरथ उन वचनों को सुनकर कैकेयी को देखकर बोले--सुनो, में भी राज्य छोड़- 
कर राम के साथ वन में जाऊँगा । तुम समस्त वैभव के साथ भरत को अयोध्या का राजा 
बनाकर राज्य करो । अब अधिक विवाद क्‍यों ?” तब राम ने राजा से कहा--महाराज, 
निर्जत वन मेरे लिए योग्य रहेगा । मेरे साथ और कोई क्‍यों आये ? मेरे लिए वल्कल 
मंगाइए । में उन्हें धारण कर चौदह वर्ष तक वन में रहते हुए आपकी आज्ञा का पालन 
करूँगा । माता, आप ज्ञीघत्र हमें वल्कल दीजिए ।' | 

तब केकेयी निरलेज्ज होकर मन-ही-मन प्रसन्न होती हुई सबके सामने वल्कल ले 
आई और उन्हें राम को देकर बोली--हे राजकुमार ! इन्हें धारण कर लो ।' 

राम ने बड़ी प्रसन्नता से माता से वलल्‍कल ले लिये और अपने कपड़े उतारकर 
व॒ल्कल पहन लिये । राम के समान ही लक्ष्मण ने भी -वल्कल पहने । कैकेयी ने सीता. को 


अयोध्य/काड 62 
दो वल्कल दिये । तब सीता ने मन-ही-मन व्याकुल होकर राम से कहा--वन में रहने- 
वाले मुनि, न जाने इन वल्कलों को कैसे पहनते होगे । उन्होंने एक वस्त्र को अपने कंधे 
पर डाल लिया और दूसरे को हाथ में लिये पहनने में असमर्थ हो खड़ी रही । राम ने 
यह ढ्ग देखा, तो उन्होंने स्वयं सीता को वह वलल्‍्कल पहना दिया । सभी रानियों ने राघव 
को देखकर कहा--हे राजकुमार ! इस श्रेष्ठ राजकुमारी सीता को इतना निष्ठुर होकर 
तपस्विनी की तरह घने जगलो में क्यो ले जा रहे हो ? हमारी बात मानकर तुम सीता 
को हमारे पास छोड़ दो और लक्ष्मण के साथ तुम वन जाओ।' 


१४, केकेयी पर वसचिष्ठ का क्रोध 

तब वसिष्ठ कैकेयी को देखकर अत्यंत क्रोध से बोलें--'तुम कुलनाणशिनी हो । 
तुमने राजा को धोखा दिया है । तुमने जैसा पाप किया, वैसा पाप कही भी किसी ने नहीं 
किया हैँ । रघुराम की आज्ञा से जानकी को रानियों के साथ रहने दो । तुम इसे स्वीकार 
क्यों नहीं करती हो ? यदि वेदेही वन में चली जायगी, तो हम भी नगर-निवासियों के 
साथ वन चले जायेंगे । इतना ही नहीं, भरत तथा शत्रुष्न अत्यत प्रसन्न मन से रामचन्द्र 
की सेवा करने के लिए वन जायेंगे । तब तुम इस निर्जन नगर में रहोगी । राम पृण्यशील है । 
उसके रहने से इस नगर की शोभा है । उसके चले जाने के बाद यह नगर उजड़ा 
हुआ दीखेगा । पाप-पूर्ण मन से तुमने पति को धोखा दिया । अधिक लोभ से प्रेरित हो, 
तुम राम को वन में भेंजकर भरत का राज-तिलक करके चिर काल तक राज्य करने की 
बात सोच रही हो । भरत कभी अपने पिता की आज्ञा नहीं टालेगा । वह अपने भाई 
रामचंद्र को पितृ-तुल्य मानता है । तुम्हारी बात सुवकर, धर्म-निप्ठा को त्यागकर, रामचन्द्र 
को ठकराकर क्‍या वह राज़्य ग्रहण करेगा ? वह दशरथ का पुत्र है। तुम्हारा दोष 
सिद्ध होने पर, क्‍या वह तुम्हे मन से माता मानेगा ? क्‍या राम के वन में रहते हुए वह 
साम्राज्य का भार वहन करेंगा ? तुम भरत का हृदय नहीं जानती । अगर उसे यह बात 
मालूम हो जाय, तो वह तुम पर कुद्ध होगा । किसके लिए तुम इतने निष्ठुर बन रही हो ? 
क्या भरत इसके लिए अपनी स्वीकृति देगा ? कदापि नहीं । इसलिए इसे तुम 
जुभप्रद मत समझो । इतना ही नहीं, राम तथा सीता को बल्‍्कल देने के लिए तुम्हारे 
हाथ कंसे आगे आये ? वल्कल छोड़कर नवरत्न-खचित आभूषण तथा चीनाम्बर पहने जानकी 
परिचारिकाओं के साथ वन में जाय ।॥” 


इस प्रकार कहते हुए उस संयमीदवर ने सीता को सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण दिये । 
सीता ने उन्हें ग्रहण किया और वल्कल वही छोड़ दिये । सब लोग केकेयी की निदा करने लगे । 
राजा सबकी निदा सुनते रहे और अंत में कैकैेयी को देखकर बोलें--तुमने मन 
में पाप का संकल्प करके राम के लिए वनवास माँगा था । लेकिन क्‍या तुमने मुझसे 
यह भी माँगा था कि सीता को वल्कल पहनने चाहिए ? क्‍या यह मानवती इसके लिए 
योग्य है ? मैने क्‍या पाप किया, जो तुम इतनी कर बनी हुई हो ? विनयाभिराम राम को 
तपस्वी को रूप में वन भेजने से बढ़कर कोई और पाप है ? उसे यहाँ से भगाकर भी तुम्हें 
चैन क्‍यों नहीं मिलता ? ऐसी पापिती का पति मेरे पापों का अंत ही नहीं है क्या ?* 


९६ रंगनशथ एायाययण 


तब राम ने दशरथ से कहा--महाराज, मेरे वियोग से शोक-सतप्त मेरी माता 
कौसल्या को सांत्वना देते हुए आप उनकी रक्षा करते रहे ।' 

तब दशरथ ने अत्यत दु खी होकर कहा--हे राम, न जाने मेने पूर्व जन्म में कौन-सा 
पाप किया था ? उसका फल तो मुझे भोगना ही चाहिए । माताओ से पुत्रों को अलग करके 
तुम्हारे हृदयों को दुःख देना पड़ रहा है । हाय, कैकेयी के वचनों के कारण तुम्हे वन में कष्टों को 
सहने के लिए निष्ठर होकर भेजना पड़ रहा है । हे पुत्र, हे राम, यह कैसा अनर्थ है ।॥' 

यों कहकर दशरथ मूच्छित हो गये । उपचार के उपरांत जब वे कुछ सँमले, तब 
उन्होंने चौदह वर्ष को लिए आवश्यक श्रेष्ठ वस्त्र तथा आभूषण सीता को दिलवाये । 
सीता ने उन श्रेष्ठ बस्त्रों तथा आभूषणों को धारण किया । 

१४. राम का द्शारथ को सांत्वना देना 


शक 


तब दशरथ को देखकर राम ने कहा--महाराज में चौदह वर्ष की अवधि चौदह 
दिन की तरह बिताकर शज्षीघ्र ही लीट आऊंगा । मेरी अपेक्षा भरत आपका प्रिय भक्‍त है । 
आप दु.ख मत कीजिए । भरत का राज-तिलक कर दीजिए । माता कैकेयी के कृत्य को 
सोचते हुए आप मन-ही-मन क्षुब्ध मत होइए । मेरी माँ आपकी सेवा अच्छी तरह करती 
रहेगी । उन पर आप भी कहुपा-दृष्टि रखिए । 

यों कहकर उन्होनें सीता तथा लक्ष्मण के साथ उनकी परिक्रमा की और प्रणाम 
किया । तब राजा ने अपने पुत्रो तथा बहू को आशीर्वाद दिया--तुम वन जाकर कुशल- 
पूर्वक लौटो । उसके पश्चात्‌ उन तीनों ने कौसल्या के चरण-कमलों का स्पर्श किया । 
राघव की वेश-भूषा देखकर मात्ता ने क्र विधि की निदा करती हुई विलाप किया और 
फिर राम तथा लक्ष्मण को आशीर्वाद दिये । 

१६. सीता को सीख देना 

फिर जानकी को देखकर कौसल्या अत्यंत दुःखी होकर बोली--राम को योग्य राज- 
पुत्र समकृकर विना हमारे माँगे ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह उसके साथ कर दिया । 
किन्तु आज देव-योग से तुम्हारी यह दशा हो गई । तुम्हें तापस-बुत्ति ग्रहण कर अपने 
पति के साथ वनों में निवास करना पड़ रहा हैं । इसके लिए चिन्ता मत करो । राघव 
अवश्य बाद को पृथ्वी का पालन करेगा । चाहे पति निर्धन ही क्‍यों न हो जाय, फिर भी 
स्‍त्री को उसे त्यागना नहीं चाहिए। यही सती स्त्रियों का धर्म है। पति की आज्ञा पालन 
करनेवाली स्त्रियो का दोनों लोकों में शुभ होगा ।' 

तब सीता ने कौसल्या को देखकर कहा--हे माताजी, मै अवश्य पति के अनुकूल 
होकर भक्ति के साथ उनकी सेवा करूँगी और धर्म के मार्ग पर चलेगी । पति की प्रसन्नता 
जिस रमर्णी को प्राप्त नहीं है, वह चक्र-हीन रथ के समान और तार-हीत वीणा के समान है । 
कह पुत्रोवाली पृषण्यवती होने पर भी अत्यंत दुःखी रहेंगी । अतः, यदि पत्ति को प्रिय हों, 
तो में अपने प्राणों को भी बड़े हर्ष से निछावर कर दूंगी ।' 

तब कौसल्या ने सीता से कहा--भू-प्राता की पुत्री होकर तुम्हारे ये गण तुम्हारे 
अनुकूल ही हूँ । लक्ष्मण, उज्ज्वल गुण-संपन्न तुम्हारे पति का आप्त-बंधु हें । उसके प्रति 


अयोध्याकोड ल्छ 


स्नेह रखना । आपकी आजा घिरोबार्य है-सीसा ने कहा और उन्हें प्रणाम किया 
कोौसल्या ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आवचोर्वाद दिये । 

फिर कौसत्या ने राम को सवोधित करके कहा--हे राजकुमार, मैथिली तथा 
सौमित्र का सतत ध्यान रखता । राम बोले--माता, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य 
करूँगा । लक्ष्मण तो मेरा दाहिना हाथ है और सीता मेरी गति के समान है । क्या में 
कभी इनके प्रति असावधान रह सकता हूँ ? यदि में धनृष धारण कहूँ, तो (इन्हें) कौन-सा 
भय हो सकता हैँ । चाहे त्रिनयन हो क्यो न आ जाया । अब आप जोक मत कीजिए । 
हम तीनों, आपको, पितार्जी को और सब माताओं को प्रणाम करते है; आप हमें आशीर्वाद 
दीजिए ॥ ह 

इस प्रकार कहते हुए उन्होंने नीता तथा लक्ष्मण के साथ तीन सौ पचास माताओं 
की प्रदक्षिणा की । यह दृश्य देखकर सभी माताओं का हृदय पिघल गया और वे विलाप 
करने लगी । 

जब तीनों ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया, तब उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया 
और राम तथा सीता को आशीर्वाद दिये । उसके पच्चात्‌ वे महाराज के अनुचित कार्य 
का विचार करके दुःवी हुई और लक्ष्मण को पास बुलाकर अत्यंत गभीर स्वर में बोली--- 
है वत्स ! तुम राम को ही अपने पिता दब्वरथ के समान और जानकी को मेरे समान 
मानना । वन को ही अयोध्या समझता और अत्यंत भक्तियुक्त होकर राम की सेवा करते हुए 
अत्यधिक विजय तथा उन्नति प्राप्त करो । उसके बाद वें राम को देखकर बोली--- 
है रघुवीर, लक्ष्मण सतत तुम्हारे कल्याण का विचार करनेवाला, कल्पष-रहित सखा तथा 
अनुज है । वन में तुम इसकी रक्षा करते रहना । राम ने माता की आज्ञा को बड़ी नम्नवा 
से स्वीकार किया । 


१७, रास का वन-गसन 

तत्पद्चात्‌ राम ने गृह-देवताओं, मुनियों तथा माताओं को प्रणाम किया और सीता 
तथा लक्ष्मण के साथ शर-चाप-तूणीर से युक्त हो वे वन के लिए रवाना हुए । तब दशरथ ने 
मन-ही-मन दुःखी होते हुए सुमत्र को देखकर कहा--वह देखो, राम वन जा रहा है, 
उसके लिए रथ ले जाओ । 

राजा की आज्ञा मानकर सुमंत्र रथ को लिये राम के पास पहुँचे और भक्ति से 
प्रणाम करके बोले--ह रघुराम, राजा ने यह रथ भेजा है । इस पर आरूइ होकर आप 
वन के लिए प्रस्थान कीजिए । राजा की आज्ञा को मानकर राम ने सीता को पहले रथ 
पर बिठाया, फिर अपने शस्त्रों को रखने के बाद लक्ष्मण के साथ स्वयं भी उस विशाल 
रथ पर चढ़कर वन के लिए रवाना हुए । 

नागरिक, वृद्ध, आप्त, मंत्री, स्त्रियाँ, बालक, मित्र, आश्रित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य 
तथा शृद्र अत्यधिक दुःख प्रकट करते हुए रथ के आगेंगीछे तथा दोनों ओर भीड़ लगाकर 
चलने लगे । कुछ लोग मंथरा को कोस रहे थे कि उसने इक्ष्वाकु-वंश के गौरव को नष्ट 
कर दिया; कुछ कैकेयी की निंदा करते हुए कह रहें थे कि क्या रघुराम को तपस्वी का 

(३ 


पे रंगनशएथ एम्याणयरोे 


रूप देना उचित था; दूसरे कुछ लोग दशरथ पर क्रोध प्रकट करते हुए कह रहे थे कि 
राजा का इस श्रकार अपनी पत्नी से भीत होना उचित नहीं था; कुछ लोग दुःखी होकर 
कह रहे थे कि आज राम तथा सौमित्र अधिकार-रहित होकर कितने अनाथ हो गये ? 
ऐसे भी लोग थे, जो कह रहे थे कि प्राप्त होनेवाले साम्राज्य का भार वहन किये बिना 
व्यर्थ ही ये लोग वन में जा रहे हे ? कुछ कह रहे थे, चौदह वर्ष तक ये लोग कैसे 
विपत्तियों को भेलते रहेंगे ? कुछ मन-ही-मन सोच रहे थे कि न जाने इस राजकुमारी ने 
किस ब्रत का अनुष्ठान किया हैँ ? कुछ कह रहे थे कि अत्यंत दुःखी होकर राम के 
वन चले जाने के पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ भरत कैसे राज्य करेंगे ? कुछ सीता की प्रशंसा कर रहे थे 
कि कोमलगात्री, भूमि-सुता को पति ने यही (अयोध्या में ही) क्‍यों नहीं छोड़ दिया ? 
कुछ आइचर्य कर रहे थे कि ऐसे पुत्र को वन जाते हुए देखकर न जाने कौसल्या कैसे 
धेयें रख सकी ? इस प्रकार, कहते हुए सभी लोग शजोक-सतप्त मन से रथ के पीछे-पीछे 
जाने लगे । 

कौसल्या तथा सुमित्रा अत्यंत दु.ख के प्रवाह में डूबी हुई (उनके पीछ) जा रहीं थीं । 
उनके हाथो का सहारा लिये हुए, भुके हुए, दुःख से लडखडाते महाराज दशरथ 
रनवास की स्त्रियों के साथ अविरल अश्रु-जल से भरे नेत्रों से, हे राम ! हे राम ! 
का आत्तनाद करत हुए अत-पुर से बाहर निकले । तब रवि का प्रकाश मंद पड गया और 
अंधकार चारों ओर से आकाश में व्याप्त होने लगा । अग्नि ने अपना सहज दहन-गृण 

त्याग दिया । पृथ्वी में दरारे पड़ गई । नक्षत्रों का प्रकाश मंद पड़ गया । आकाश 

ग्रह एक दूसरे से टकरा गये । हाथियों का मदजल सूख गया । अब्वों की आँखों से अश्व 
टपकने लगे । छोटे, बड़े, बूढ़े, बच्चे, सभी की विलाप-ध्वनि सारे आकाश में व्याप्त ही गई। 
सुर-लोक की कामिनियों का अत्यधिक आत्तंनाद नगर-निवासियों को सुनाई पहने लगा। 

तब दशरथ नें अश्वुपूरित नेत्रो से रथ की ओर देखा, मगर उन्हें कुछ भी दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ । तब वे उच्च स्वर में चिल्लाने लगे--हे समंत्र, रथ लौटा लाओ । 
रामचंद्र का चंद्रबिब-सदृश मुख एक बार देखने दो ।” इस तरह नगर बाहर भी शीघ्र 
गति से आनेवाले महाराज को देखकर रामचंद्र सुमंत्र से बोले--वह देखो, सर्यवंशाधिप 
आ रहें हैं । रथ को गति तीब्र कर दो । शीघ्रता करो । 


७) १५ 


उनकी आज्ञा के अनुसार सुमंत्र ने रथ की गति तीत्र कर दी। तब वसिष्ठ राजा से 
मन-ही-मन दुःखी होते हुए बोले--हे अनघ, इस प्रकार दुःखी होकर तुम्हें 
(अपनी संतान को) भेजना नहीं चाहिए । यहाँ से अब तुम लौट चलो ।” तब दशरथ 
रुक गये और अपने पुत्र के रथ की ओर अपलक दृष्टि से देखते रहे । जब वे आँखों से 
ओमकल हो गये, तब उस रथ की घूलि की ओर देखते रहे । जब वह भी दिखाई नही पड़ी 
तब वे ऊच स्वर मे--हा राम ! हा राम !! का आत्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर- 

कर लोटने लगे । 
जब उनकी मूर्च्छा छूटी, तब वे अत्यंत क्रोष-भरी दृष्टि से कैकेयी को देखकर बोले--- 


तुम्हारी पाप-मंत्रणा से अनभिज्ञ होकर में अपने पृत्र-रत्त को खो बैठा । तुम्हारे साथ 


आयोध्य/कोड 66 


कक ७ 


विवाह करके में पतित हो गया । सब बातो में श्रेष्ठ होते हुए भी में अब दीन-हीन 
हो गया हूँ । में सभी की निंदा का पात्र बन गया । जीवन के अंतिम समय में मैने काकुत्स्थ- 
वंश की कौत्ति को कनंकित किया । हे दुष्ट ! तुम्हारा स्पर्ण भी नहीं करना चाहिए, तुमसे 


वार्तालाप तक नहीं करना चाहिए, तुम्हारा मुद्र भी नहीं देखना चाहिए । 


इस प्रकार राजा के कहते ही सभी रानियाँ कैकेयी को कोसने लगी । कैकेयी सब 
सुनती हुई सिर भुकाये खड़ी रही। दशरथ तव संतप्त-चित्त से अयोध्या नगर में लौट आये । 
उजड़े हुए-से दीखनेवाले राज-मार्ग में जहाॉँ-तहाँ ठहरते हुए वे निदान राजभवन 
में वापस आये । कौसल्या भी रनवास में पहुँच गई और धूलि-घूसरित मूँह से शब्या पर 
गिरकर लोट-लोटकर विलाप करने लगी । वे पथराई हुई आँखों से चारों ओर देखती थी 
और बार-बार हा राम ! हा राम !” का आत्तनाद करती थी। वे इस प्रकार भगवान्‌ 
को कोसती हुईं, अपने-आपको दोष देती हुई असह्य दुःख का अनुभव करने लगी । वे कह 
रही थी--किचित्‌ भी दुःख से अनभिन्न मेरे पुत्र और पृत्रवध्‌ न जाने अब कितनी दूर 
पहुँचे होंगे ? न जाने वे कहाँ है ? न जाने उन्हें मन-ही-मन कितना दुःख हुआ होगा ? 
न जाने वें कंसे वन में निवास करेंगे ? कैसे वे कंद-मूल खायेंगे ?” यों मन-ही-मन वे 
राम तथा सीता के कष्टों की कल्पना करके अत्यंत दुःखी हो रही थी । सुमित्रा उनको 
सांंत्वना दे रही थी । 


रामचंद्र थोड़ी दूर जाने के पर्चात्‌, अपने पीछे आनेवाले नगरवासियों को देखकर 
बोले--- है सज्जनो, आप सब लोग अयोध्या लौट जाइए और मेरी विजय की कामना 
करते रहिए । भरत की आज्ञा का अनुसरण करते हुए आप सुख-यूरवक जीवन व्यतीत 
कीजिए ।” तब सब लोगो ने एक स्वर से कहा--हे राम, आप का इस प्रकार कहना 
क्या आपको उचित है ? जब आप वन-वास करने जा रहे है तब हमें भरत की वया 
आवश्यकता है ? नगर, भवन, वाहन, सौध, स्त्री आदि हमें क्‍यों चाहिए ? आप जा 
रहे हें, तो हम भी आपके साथ वन में चलेंगे । यदि आप हमें मना करेंगे, तो हम प्राण 
त्याग देंगे । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।” इस प्रकार सभी प्रजा राम के रथ के 
पीछे-पीछे चलने लगी । 

इस प्रकार, चलते-चलते संध्या तक वे तमसा नदी के तट पर पहुँच गये । उन्होंने 
उस रात को वहीं ठहरने का निश्चय किया और संध्या समय की पूजा-वंदना आदि से 
निवृत्त हुए । 

राज-प्रासाद में, राजकुमारों के लिए योग्य मृदु शय्या पर शयन करनेवाले मोहना- 
कार राम ने उस दिन, पेड़ के नीचे, पर्ण-शय्या पर सीता के साथ विश्राम किया । उनके 
चारों ओर उनकी प्रजा अपने स्टत्री-पुत्रों और घर-बार को भूलकर रास के साथ वन जानें 
का दृढ़ निव्चय करके गाढ़निद्रा में लेट गई । उन्हें नगर लौटाने का कोई और उपाय 
“न देखकर, राम ने अद्धं-रात्रि के समय सुमंत्र से प्रजा को भुलावा देकर वहाँ से चल देने 
की बात उन्हें समभाकर कहा कि रथ तैयार करके लें आओ । रथ के आते ही उन्होंने 
पहले उसे अयोध्या की तरफ थोड़ी दूर चलाया, फिर उसे लौटाकर तमसा नदी को पार 


९00 रंगनाथ एंयायण 


कराया और तृण तथा जिला-आवृत भूमि पर अत्यंत वेग से उसे चलाने का आदेश दिया । 
उनका गमन तथा महाराज के आदेश की कथा सुनकर मार्ग के ग्राम-वासी अत्यंत दु ःखी 
हुए और घधैयें तजकर रुदन करने लगे । ऐसे कितने ही ग्रामवासियों का रुदन वार-वार 
सुनते हुए मार्ग के विविध वन-दृश्यों को सीता को दिखाते हुए, प्राचीन काल में सूर्य-बंश- 
मणि इद्ष्वाकु को मनु के द्वारा दी हुई भूमि का अवलोकन करने हुए अत्यत शीघ्र गति से 
उन्होंने सरयू नदी को पार किया और दूसरे दिन संध्या तक गगा नदी के तट पर 
पहुँच गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक इगुदी-वृक्ष के नीचे बडी शान्ति के साथ विश्वाम किया । 

वहाँ, तमसा नदी को तठ पर अयोध्या की प्रजा ने प्रभात के समय उठकर चारों 
ओर देखा, तो वे संश्रमित तथा आच्चर्य-चकित रह गये। वहाँ न राम-लक्ष्मण थे, न रथ 
का कही पता था । उनके शोक की सीमा नहीं रही । रथ के पद्ठियों के चिह्न देखकर 
उन्होंने सोचा कि कदाचित्‌ महाराज की आज्ञा पाकर राम राज्य-भार को वहन करने 
अयोध्या लौट गये है । वे अयोध्या को लौट आये, किन्तु वहाँ भी राम को न देखकर वे 
शोकार्नि में तपने लगे और कहने लगे--हाय ! राम हमें भुलावा देकर चले गये! 
वे राम की दयालुता, उनकी सत्यमिष्ठा तथा सद्व्यवह्वार की प्रशंसा करते हुए उनके वियोग 


किक 


में दुःख का अनुभव करने लगे । 


१८, गुह से राम की सेठ 

निषादराज गृह को जब यह समाचार मिला कि राघव गंगा-तट पर ठहरे हुए हे, 
तब वह राम-लक्ष्मण की सेवा में कंदमूल-फल आदि खाद्य पदार्थ, सुनहले वस्त्र तथा 
विविध उपहार लेकर आया और बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम करक॑ सब वस्तुओं को उनके 
चरणों में अर्पित करके कहा--हे देव, क्या कारण है कि आप राज-पाट छोड़कर वनवास 
के लिए पघारे है ? हे सूर्य-वंश-दिलक, मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपकी ऐसी दशा क्‍यों ? 
जिस दुष्ट ने आपकी यह दशा कर दी है, उस नीच का मे बुद्ध में वध कर डालूंगा ।' 

उसकी सद्भक्ति, शक्ति तथा धीर वचनों को सुनव/र राघव अत्यंत प्रसन्न हुए और 
उसे गले से लगाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया । सारी कथा सुनने के पछचात्‌ 
गृह मन-ही-मन चिंतित हुआ और कैकेयी की करतूत पर दुःख प्रकट करने लगा । उसने 
दशरथ की सरलता पर खेद प्रकट किया और दशरथात्मजों की दु्दशा का विचार करके 
शोक-पीड़ित हुआ । राम अत्यंत स्नेहातुर हुए और आप तथा लक्ष्मण दोनों ने उचित रीति 
से गृह के दुःख का हमन किया । 

इतने में सूर्यास्त हो गया । राजकुमारों ने संध्यान्वंदन आदि से निवृत्त होकर गंगा- 
जल से अपनी क्षुधा शांत की । उसके पछ्चात्‌ राम, जानकी तथा लक्ष्मण तृण-शय्या पर 
विश्राम करने लगे । सूत (सुमंत्र) तथा श्यंगवेरपुर का स्वामी गृह उनकी सेवा में लगे रहें । 





मल न कक के 234 कक नकल 

१. सरय्‌ नदी तो अयोध्या से उत्तर होकर बहती हे ओर फिर बिहार में प्रवेश 
करती है । 'राम वक्षिण की ब्लेर चले थे, उन्हें सरयू नदों कैसे मिलती ! वाल्सीकि ने 
मग को निकट पहुँचने के पहले राम को वेदश्रुति और यग्रोमतों नदी को पार 
झक्तरस्तया: हैं ।--सम्पादक्त 


ऋयरेध्याकोडे ०९ 


लक्ष्मण ने चोदह वर्ष तक अपने भाई की रक्षा में संलग्न रहने के उद्देश्य से दिन- 
रात कभी नहीं सोने की प्रतिज्ञा की और बनृष-वाण धारण किये अपने भाई की जय्या से 
थोड़ी दूर पर खड़े हो गये। उस रात को निद्रा देवी स्त्री का रूप धारण करके आई 
और लक्ष्मण से बोली-हे मानधनी, मे निद्वादेदी हँ । विधि के निर्देश का पालन दो मुझे करना ही 
होगा। आप मेरे लिए क्‍या व्यवस्था देते है, जिससे में अपको छोड़कर चली जाऊँ ?' 

तब लक्ष्मण बोले--तुम दिन-रात ऊर्मिला पर हावी होकर रहो । अवधि प्रा 
करके में तुम्हें ग्रहण करूँगा ।” उनका आदेश शिरोघाय करके निद्रा चली गई और लक्ष्मण 
भी निद्रा देवी की कृपा प्राप्त करके संतुप्ट हो गये । 

उसके पद्चात्‌ लक्ष्मण ने सुकुमार यौवन-शोसा-सपन्चन तथा धीरचेता राम एवं 
सीता के दु-व का वृत्तांत गृह को कह सुताया और कहा--हँस-तूलिका-तल्प (हंसों के 
पंखो से बनाई हुई कोमल गद्दी) पर शयन करनेवाले (भोगी) आज खुरदरे पत्थरों पर 
विछी पललव-शय्या पर पत्थरों के चुभते रहने से परेशान होते हुए किसी तरह गाढ निद्रा 
में खररार्ट भर रहे है । इसके पश्चात्‌ उन्होंवे गृह को माता कौसल्या और सुमित्रा के 
शोक का वृत्तात सुनाया और दोनों अत्यत झोकमग्न हो गये । 


८ 


इतने में अरुणोदय हुआ । राघव ने निष्ठा से प्रात.काल के सब विधि-विधान 
पूरा किये । उसके पद्चात्‌ उन्होंने गृह के ढ्वारा बट का दूध मँगाया, लक्ष्मण तथा अपने 
कोमल तथा दीघ॑ केश खोलकर उन्हें उस दूध से जहॉ-तहाँ भिगोकर उनकी जटाएँ बनाईं। 
वेदही विवश तथा क्षुब्ध हो देखती रही । फिर अनुज के साथ राम ने बड़ी निष्ठा से वेख/नस- 
वृत्ति (वानप्रस्थ वी एक शाखा) ग्रहण की । 

तत्पण्चात्‌ राम ने सुमंत्र को पास बुलाकर कहा--हे सुमंत्र अब हमें रथ पर चढ़ना 
नहीं चाहिए । अतः तुम रथ को लेकर अयोध्या को लौट जाओ और राजा को सेवा में 
प्रवत्त ही जाओ । महाराज को तथा माताओं को हमारे प्रणाम कहना । तब सौमित्र ने 
क्रीध से कहा--अब भी ऐसी बातें क्यो ? (शातिपूर्ण वचन क्यो ?) उनसे मेरी ओर 
से कहना कि अपनी स्त्री की प्रेरणा से उन्होंने नीति-अ्रष्ट होकर, किसी बात का विचार 
किये विना हो हमारी ऐसी दशा कर दी । अब वे अपनी स्त्री तथा प्रिय पुत्र के साथ 
राज-भोग का अनुभव करें । अब तुम जा सकते हो । लक्ष्मण की बातों से अप्रसन्न होकर 
राम ने कहा--सौमित्र, तुम अपनी बाते बन्द करो । और, सुमंत्र को संबोधित करके 
कहा--तुम ये बातें राजा से मत कहना । यदि वे ये बातें सुनेंगे, तो और अधिक दुःख से 
पीड़ित होंगे । तब सुमंत्र ने अत्यधिक शोक-संतप्त तथा अत्यंत भीत होकर कहा-- 
है देव, आपको वन में छोड़कर में दीन की तरह अयोध्या कंसे जाऊँ ? में प्रजा से यह 
समाचार कैसे कहाँ ? में यह रिक्त रथ किस मूह से ले जाऊँ ? कौसल्या को में केसे 
सांत्वना दूँ ? कैकेयी का मूँह में कैसे देखूं ? नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकता । में भी 
आपके साथ चलूंगा ।' 

तब राम हँसकर बोले--हमने गंगा पार करके वन में प्रवेश किया है, यह समाचार 
तुम जब जाकर कैकेयी से कहोगे, तभी .वे उसे सत्य मारनेंगी । इंसलिए तुम झोक 'न 


९०९ रंगनाश/थ एयायर 


करके लौट जाओ । मेरे बदले तुम राजा को बार-बार बथैये देते हुए, उनकी सेवा करते 
रहना । तब अत्यत दीन होकर सुमत्र साकेत नगर के लिए रवाना हुए । 


१९, राम का गंगा पार करके वन में प्रवेश करना 

राधव ने बड़ी भक्ति के साथ मन-ही-मन अयोध्या नगर को प्रणाम किया और गह 
की लाई हुई नाव में बैठकर गगापार करने लगे । बीच धारा में पहुँचने पर सीता ने 
गंगा नदी को भक्ति के साथ हाथ जोडकर प्रणाम किया और अत्यंत विनीत भाव से 
प्रर्थना करते लगी--हे माता गंगे ! दशरथ नृप की आजा से राज त्यागकर दु्दंशा को 
प्राप्त मेरे पति घोर कानन में चौदह वर्ष तक निवास करने जा रहे हैं । में उनके साथ 
भ्रमण करती हुई (अवधि-समाप्ति पर) यदि राम-लक्ष्मण के साथ सकुशल लौट आऊंगी, 
तो आपकी सेवा में असंख्य गायें, वस्त्र, मिष्टान्न आदि विविध चढावें समर्पित करूँगी और 
भूसुरों को दान दूगी । इस प्रकार उन्होंने भव-भंग (संसार के पापों का नाश करनेवाली ) 
धवलांग (धवल शरीरवाली) भवमौलिसंग (शिव के जटाजूट में निवास करनेवाली) 
गंगा की प्रार्थना की । 

गंगा नदी पार करने के पश्चात्‌ राम ने गृह का आभार मानकर उसे विदा किया 
और उसके बताये हुए मार्ग से सीता को बीच में करके आगे-आगे लक्ष्मण तथा पीछे-पीछ 
स्वयं चलने लगे । इस प्रकार तीन योजन का मार्ग तय करके सुधमंद नामक सरोवर के 
निकट पहुँचकर उस दिन वही ठहर गये। उस भयंकर कानन में अकंली सीता को सोती 
हुई देखकर, अपनी दशा, अपनी माताओं का शोक, कैकेय्री की इच्छा की पूत्ति, महाराज की 
सत्य-निष्ठा, प्रजा का दुःख--इन सब के बारे में अपने अनुज से कहते हुए रामचन्द्र की 
आँखों से अश्रु बहने लगे । 

रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात होते ही राघव वहाँ से रवाना हुए और तीन योजन 
चलकर पवित्र गंगा तथा यमुना के संगम-स्थल पर प्रयाग पहुँचे । वहाँ निवास करनेवाले 
मुनिलोक-वंद्य भरद्वाज मूनि को देखकर राम ने उन्हें प्रणाम किया और सारा समाचार उनसे 
निवेदन किया । उस तपोधन ने रघुवंशज उन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिये, रघुराम 
की सुझीलता पर आइचये प्रकट किया और तथ्य को जान गये । उन्होंने कंद-मूल-फल 
आदि से उन्हें संतुष्ट करके बड़े प्रेम से उनका सत्कार किया । वहाँ उन्होंने बड़े आराम 
से रात बिताई और प्रात:काल ही बड़ी निष्ठा से संध्योपासना करके मनियों के आशीर्वाद 
प्राप्त किये । इसके पदचात्‌ पुण्यात्मा भरद्वाज से अनुपम चित्रकूट पर्वत का मार्ग जानकर 
वे वहाँ से विदा हुए । वन के बीच राम अपने धनुष की टंकार-मात्र सुनकर भागनेवाले 
मृग-समूहों को सीता को दिखाते हुए. उनका मनोरंजन करते जाते थे । जब वे थक जाते 
या सीता थक जाती थी, तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाते और फिर चल पड़ते । इस 
प्रकार कई दुगम स्थलो को पार करके वे यमुना के तट पर पहुँच गये । यमुना को पार 
करत ही उन्होंने सिद्ध-बटवृक्ष (अक्षय वट) को देखा । सीता ने बड़ी भक्ति से अपनी 
कायसिद्धि-ह तु हाथ जोड़कर उस वृक्ष की प्रार्थना की । वे उस रात को वही ठहर गये । 
और, दूसरे दिन घोर जंगलों में सुरक्षित मार्ग से होते हुए उन्होंने माल्यवती से घिरकर, 


अआयोध्याकोीड ९०३ 


श्रेष्ठ संयमी मृतियों के तिवास-स्थान से होते हुए सुललित तरु-लताओं के समूह से भरे 
चित्रकूट को देखा । उस पर्वत पर निवास करनेवाले तपोधन मुनियों को देखकर उन्होंने 
प्रणाम किया और उनसे उचित आदर-सत्कार प्राप्त किया । फिर, उनकी आज़ा ग्राप्त 
करके राम और उनके अनुज दोनों ने एक स्थान पर बड़े उत्साह से पेड़ो की शाखाओं 
को काटकर अनोखी पर्णशशाला बनाई । एक काले हिरन का वध करके गृह-शान्ति तथा 
हवन-आदि विधिवत्‌ पूरा किये । उसके पहश्चात्‌ राम और सीता ने उस पर्णशाला की 
प्रशंसा करते हुए उसमे प्रवेश किया और मूनियों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए उनकी चरित्र- 
चर्चाओं में आनंद लेते हुए वहाँ रहने नंगे । 


२०, काकासुर-वृत्तांत 

एक दिन सीता क॑ जॉघ पर सिर रखे राम सोये हुए थे । सीता भोजन के लिए 
कंद-मूल-फल आदि तैयार कर रही थी । तब निर्भय गति से एक दुष्ट कौआ पर्णशाला 
प्रवेश करक उसका नाश करने लगा । सीता ने उसे भगाने का प्रयत्न किया, फिर भी वह 
भागा नहीं । वह इधर-उधर देखकर अत में सीता के स्तन पर बैठकर चोच मारने लगा । 
जब रक्‍त की धारा बहने लगी, तब राम जाग पड़े । उस दुष्ट कौए की करतृत पर क्र 
होकर राम ने उस पर एक बाण चलाया । उसने कौए का पीछा किया । कौआ काँव-कॉँव 
करता हुआ (उस बाण से बचने के लिए) तीनों लोकों का चक्कर काटने लगा । मगर कहीं 
कोई रक्षक नही मिला। उसने दिक्पाल, ब्रह्मा तथा शिव की शरण माँगी । किन्तु उन्होंने कहा-- 
यह श्रीराम का शर हूँ | इसे हम रोक नहीं सकते । तब वह कौओआ फिर राम की 
शरण में आया । तब अत्यंत कृपा से उस कौए को देखकर राम ने कहा--'मेरा बाण कभी 
खाली नहीं जायगा । अतः तुम अपना कोई अग उसे देकर अपनी जान बचाओ । तब 
कौए ने बडी भक्ति से अपनी एक आँख उस अस्त्र को भेंट की और वहाँ से चला ग्रया । 
तब राम ने दंवताओ को सीता के तैयार किये हुए फल आदि का भोग चढ़ाया और उसके 
पश्चात्‌ सब लोगों ने उन फलों को ग्रहण किया । 


२१. सुमंत्र का अयोध्या पहुंचना 

वहाँ सुमंत्र राम की गति-विधि जानने के लिए तीन दिन तक गृह के साथ रहे । 
फिर दूसरे दिन उन्होने घोर दुःख से पीडित होते हुए अयोध्या नगर में प्रवेश किया । 
सहज श्री से हीन उस राज-मार्ग में जब वह जाने लगा, तब नगरवासी रथ की ध्वनि 
सुनकर यह कहते हुए सुमंत्र के पास आये कि देखो, रामभद्र आ गये हे । किन्तु रथ में 
रघुराम को न देखकर वे सुमंत्र से कहने लगे--हे क्ररकर्मी, राम के विना यह रिक्त 
रथ यहाँ क्यों लाये हो ?” इस प्रकार लोगों की भीड़ एकत्रित होकर उनकी निदा 
करने लगी । सुमंत्र उन्हें रामचन्द्र का वृत्तांत सुनातें हुए राजा के अंतःपुर के निकट आ 
पहुँचे । वहाँ रथ से उतरकर वे राजा के निवास की ओर गये । उन्होंवे धूलि-बूसरित 
शरीर तथा अश्रु-पूरित नयनों से, मन-ही-मन कुढ़नेवाले राजा को अविरत दुःख से अभि- 
भूत होकर कौसल्या के घर में पड़े और विलाप करते हुए देखा । उन्होंने राजा को प्रणाम 


०9 रंग्नशथ यायण 


करके कहा--हे राजनू, आपके पुत्र-रत्न सत्यनिप्ठ राम तथा लक्ष्मण, दोनों ने जटाएँ 
धारण किये, गंगा को पार किया और पैदल चित्रकूट पर्वत की ओर चले गये हैं ।' 

इन बचनों को सुवकर राजा अत्यधिक जोक करने लगे । उन्होंने सुमंत्र को अपने 
निकट बुलाकर अपने पुत्र का समाचार विस्तार-पूर्वकं जान लिया और उसके पदच्चात्‌ 
बोले--- हे अनघ, सुमत्र, हे मतिमान्‌, तुम्हारे कारण में अपने रामभद्र का कुशल-समाचार 
जान पाया | नेत्रों का दुःख तबवा मन का शोक दूर करनेवाले उसे (राम को) जी भरकर 
देखे विना मेरे ये प्राण शरीर में रहते नहीं दीखते । तुम मुझे राम के पास 
ले चलो ।' तब सुमंत्र बोले--राजनू, यदि आप श्रीराम के पीछे जायेगे, तो प्रजा को दुःख होगा 
और कैकेयी आपकी विदा करेगी । अतः यह आपके लिए उचित नही हैं । हे 
मानवेंद्र, आप इतना दुःख मत कीजिए, धैर्य धारण कर धर्म का पालन करते हुए पुण्यवान्‌ 
बनिए । समस्त दुःख भूलकर विना किसी अभाव का अनुभव किये आपके पुत्र कानन में 
सुख-पूर्वक रहते हैँ ।' 

इसके पह्चात्‌ सुमत्र ने लक्ष्मण के वचन राजा को सुनाये, तो राजा अत्यधिक ग्लानि 
का अनुभव करते हुए बोले--सौमित्र के वचन सत्य है । में वैसा ही कामांच हूँ । क््र- 
कर्मी तथा पापी हूँ । इस प्रकार कहते हुए राजा ने सुमत्न को भेज दिया और स्वयं मन- 
ही-मन कुढ़ने लगे । उन्हें देखकर कौसल्या बोली--हे राजनू, अब हे राम, हे राम, का 
आत्त॑ंनाद करते हुए चिंतित क्यों हो रहे है ? क्यो ऐसा स्वांग भरते है ? इस तरह शोक 
का अभिनय क्यो कर रहे हैं ? क्‍या में सब बातें नहीं जानती ? लोक-निदा के भग्र से 
आपने स्वयं कैकेयी कोसारी बातें सिखा दी थी । फिर अपने राम का राज-तिलक करके 
उसे समस्त पृथ्वी का पालन कराऊँगा, ऐसी घोषणा करके आपने उसे वन भेज दिया है । 
आप महादृष्ट हैं । आप का भी कोई धर्म है ? निंदा के भय से आपने मेरे पुत्र का राज-तिलक 
रोकने के लिए उसे वन भेज दिया है । निस्सकोच होकर यदि केकेयी राम का वध 
करने के लिए भी कहे, तो आप उसका वध भी कर देंगे । बहुत समय तक संतानहीन 
होकर में दःखी रहती थी। निदान कितने ही जप-तप और ब्रत्तों के उपरांत मेने इस इकलौते 
पुत्र को प्राप्त किया था और इससे मेरा चित्त कुछ शांत हुआ था। आपने मुझे शांत 
रहने भी नहीं दिया ।' 

इस प्रकार निदा करनेवाली कौसल्या को देखकर राजा अपनी पूर्व-कथा उन्हें 
सुनाने का विचार करके बोलें--हि कौसल्ये ! तुम जो कुछ कह रही हो वह सत्य ही है । 
मे निश्चय ही पापकर्मी हूँ | अब बहुत समय तक मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, इसलिए 
चिढ़ा-चिढ़ाकर मुझे मत मारो । मेने जो पाप-कर्म पहले किये थे, वे वैसे ही नहीं टर्लेंगे । 
देवताओं को भी अपने कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ता हैं| में अपनी एक कथा 
सुनाऊंगा । तुम उसे सुनो ।' 


२२. दशरथ का कौसल्या को अपने शआ्ञाप का बृत्तांत सुनाना 
यह मेरी युवावस्था की बात है । में सारे राज्य पर शासन करता था । एक दिन 


अंद्/ रात्रि ् ब 


के ख़मय में मृगया की इच्छा से धनुष-बाण लिये सरयू नदी के किसी अनुपम 


अयरेध्ययकोड १०२ 


घाट के निकट फभाड़ियों में छिपा बैठा था । विविध मृग-समूहों के पानी पीने का शब्द 
मुझे सुनाई पड़ने लगा । जैसे-जैसे शब्द सुनाई पड़ने लगा, वैसे-वैसे मेने शब्दवेधी बाण 
चलाकर उनका वध कर डाला । मेँ इससे संतुष्ट न होकर वही ताक में बैठा रहा । उस 
समय यज्ञवत्त नामक एक मुनि-पुत्र वहाँ आया और अपना जल-कलझ पानी में डुबोया । 
कलश के डूबने से जो गट्गट्‌' की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मुझे भ्रम हुआ कि वह 
कोई मत्त गज है । तुरन्त मेते (शब्दवेधी) बाण चलाया । उस तीक़ शर के लगते ही-- 
हे पिता, हे माता, का आत्तंनाद मेरे हृदय को चौरकर निकल गया । वह मुनि-पुत्र पृथ्वी 
पर गिरकर कहने लगा--हाय, में वनों में कन्द-मूल-फल खाते हुए तपस्त्री का जीवन 
व्यतीत करते, अपने माता-पिता की सेवा करता रहता हूँ । मेने किसी का अहित 
नहीं चाहा । मुझे ऐसी घोर मृत्यु क्योंकर प्राप्त हुई ? कोई पापी रात के समय, रति- 
केलि में प्रवृत्त म॒गों का वव नही करता । कौन है वह मदांध, जिसने अर्द्ध-रात्रि के समय 
मृझपर बाण चलाया हैं। न जाने उसकी क्या दुर्गति होगी ? अब मेरी मृत्यु को वह 
कैसे रोक सकेगा ? हाय मेरे अंधे, दीन तथा वृद्ध माता-पिता इस पृत्र-ओक को कंसे 
सह सकेंगे ? 'रात अधिक बीत गई है, अकेले गया हुआ है, उसके आने में इतना विलंब क्‍यों 
हो रहा है--ऐसे सोचती हुई न जाने मेरी माता कितना दुःख करती रहेंगी ? मेरे पिता 
मेरे नहीं लौटने का समाचार मेरी माता से कहकर न जाने शंकाकुल मन से कितने व्याकुल 
होते होंगे ? वे सोचते होंगे कि बाल-सुलभ-कौतुक में व्यस्त, हमारा पुत्र अभी तक लौटा 
नही है । या सोचते होंगे कि शायद जल लाने में असमर्थ होकर वह वहीं रह गया है । 
यदि वें मेरी मृत्यु का समाचार सुन लें, तो न जाने उनकी वया दश। होगी उन्हें कौन 
जल ले जाकर देगा ? उनकी रक्षा आगे कौन करेगा ? हाय, इस एक दर से हम 
तीनों की मृत्य्‌ू एक साथ हो गई । विधि के क्रूर विधान को में क्या दोष दूँ ?' 

“उस मुनि-पुत्र॒ का आत्तनाद सुनकर में अत्यंत क्षोभन्युवत हो, उस महापुरुष को 
देखने की तीत्र उत्कंठा लिये हुए अंधकार के दूर होनें की प्रतीक्षा करने लगा। इतने में 
उस वनधि (वन) में मेरी झोक-वनधि (शोक-समद्र ) उमड़ाते हुए चंद्रोदय हुआ । तब मेने 
स्‌र॒यू नलद्वी को पार किया और उत्तर की विश्ला में ढूँहने लगा । वहाँ मेने एक स्थान पर 
मुनि-कुमार को अपने हाथ में जल-कलश को नीचे रखकर अपना कपोल कलश के मुंह पर 
टेककर पड़े हुए पाया । उसके वक्ष तथा पीठ से बहनेवाली रक्तत-धाराओं से सार्रा झ्रीर 
भींग गया था । उसकी शिखा खुल गई थी और अत्यधिक पीड़ा से उसका मुख कांति- 
हीन हो गया था । शर के भीतर प्रवेश करने से वह इस प्रकार पड़ा हुआ था, जैसे कोई 
योगी आत्मवचितन में लीन हो और वह दैहिक व्यापारों को रोक, इंद्रियों की गति का दमन 
करके अंतिम योग-क्रिया में विस्मुत होकर पड़ा हो । 


“उस सुंदर आकुृतिवाले मुनि-कुमार को तथा अपने बाण को देखकर में घबड़ा गया। 
तुरंत मेने नदी से जल लाकर उस मुनि-कुमार की आँखें पोंछीं तथा उरूका सारा 
शरीर पॉछ डाला और फिरक्हने लगा--हाय मुन्निथ : प्रमाददश मेरे शर ने आपका वध 
कर डाला। इस नदी में जल के लिए आप वयों आये ? मे अब इस पाप से कंसे मुक्त होऊँगा रे 


१४ 


2 


£०६ एंगन/थप ए/यॉांय्ग 

इस प्रकार मैं अपना दुःख प्रकट कर रहा था कि मुनि-कुमार ने आँखें खोलीं ॥ 
उसने अपनी ओर फिर मेरी ओर देखा, और मेरे भय को देखकर कहा--हे राजन * 
आप या करेंगे ? आप क्यों दुःखी होते है ? मुर्भे मारते की शक्ति आपमे कहाँ हैं ;॒ 
दैवयोग से ही मेरी ऐसी गति हुई है । इसके लिए आप क्‍यों शोक करते हैं ? आपने 
तो हाथी समझकर बाण चलाया था । जान-बूककर तो नहीं चलाया । ब्रह्म-हत्या का दोष 
भी आपको नहीं लगेगा; क्योकि मे ब्राह्मण नहीं हूँ । में वैद्य-पिता और शूद्व-माता से उत्पन्न 
हुआ हूँ । मेरी मृत्यु देखकर आप विचलित मत होइए । आप मेरे माता-पिता को मेरी 
मत्य का संवाद न भी दें,वो भी वे योग-दृष्टि से सभी बातें जान लेंगे । तब यदि वें 
क्रद्ध होकर आपको शाप देंगे, तो उससे रघुकुल का क्षय हो सकता हूँ । हें राज॑न्द्र, इस 
पहाड़ के जिकट्र, पश्चिमी कोने में एक वटवृक्ष हैं । उसी वटवृक्ष के पास में एक काँवर से 
बिठाकर बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा-शुश्रुषा में लगा रहता हूँ । आज रात भी में उन्हें 
उस वक्ष के कोटर में बिठाकर आया हूँ । आप शीघ्र इस कलश का जल लकर वहां 
जाइए और उन्हें सावधानी से नीचे उतारकर निर्भय होकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाइए । 
हे राजन ! इस अस्त्र के साथ मेरी मृत्यु अनुचित है । इसलिए धीरे-धीर॑ यह बाण निकाल 
दीजिए । शरीर की पीड़ा अब मुझसे सही नहीं जाती । मेरे प्राण अब नहीं रहेगे । 

“मुचि कुमार के इन वचनों को सुनकर में धीरे-धीरे उतके निकट पहुँचा ।. अत्यधिक 
आत्म-स्लानि से पीड़ित होते हुए मैने उस हर को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, किन्तु 
भय से मेरा -हाथ रुक गया । फिर साहस बटोरकर काँपते तथा दृुःखी होते हुए मेने उस 
शर- को निकाल दिया । उसी क्षण मुनिकुमार की मृत्यु हो गई । 


“मन-ही-मन दुःखी होते हुए में जल-कलश लेकर मुनि के आश्रम में पहुँच गया और 
“बहाँ अपने सुत की. प्रतीक्षा करते हुए पर-कटे पक्षियों की तरह पड़े हुए वृद्ध तथा अंधे 
“धुप्यात्माओं को देखा । निकट सुनाई पड़नेवाली आहठ सुनकर मुनि कहते लगे--हें पुत्र, 
इस प्रकार कहीं .विलम्ब किया जाता है ? में तुम्हारी माता के साथ यही .सोच रहा था 
- कि इतना विलंब करने का क्या कारण हैं ? क्‍या तुम एक ही स्थान में इतने समय 
तक “ठहर सकते हो ? तुमने कहाँ इतनी देर लगाई ? तुम्ही तो हमारी आँखें हो । 
हम अत्यंत वुद्धों के लिए तुम्हीं आधार हो 4 हम गतिहीनों के लिए तुम्हीं सदगति हो । 
. भला, तुम बोलते क्‍यों नहीं ? मेने तुम्हें कहा ही क्‍या है ? है पुत्र, में तो केवल जल 
' माँग रहा: हूैं.।' 

: “भुनिके ये वचन मेरे मन के भय और शोक को बढ़ाने लगे । मेने शीघ्र वृक्ष पर 
चढ़कर काँवर नीचे उतारा और अत्यंत दीन होकर थर-थर कॉपते हुए, एक क्षण तक इस 
दुविधा. में पड़ा रहा कि सारा समाचार कहूँ या न कहूँ । फिर यह सोचकर कि किसी 
भी तरह म॒भे कहना ही पड़ेगा, मेने गदगद स्वर से कहा--हे उत्तम तपस्वी, में राजा 
दश्षरथ, हूं । में आपका पालक हैँ, पुत्र नहीं हूँ | मेंने आज एक ऐसा नीच कर्म किया हूँ, 
जिसे ,सुनकर नीच व्यक्ति भी मेरी .निंदा करेंगे । किसी भी युग में किसी और ने जो पाप 


शहर 


नहीं किया होगा, वैसा पाप करके में आज आपके पास आया हूँ । में कैसे कहूँ ? विधि ने 


अपरेध्याकोड ९०09 


ही मुभसे ऐसा दुस्साहस करने के लिए प्रेरित किया हैं। सरयू नदी के तठ पर में अँधेरी 
निशा में मगया के लिए गया था और मगों के आने के स्थान के पास छिपकर उनकी 
आहट सनकर उनपर शब्दवेधी बाण चलाकर उनका शिकार करता था । संयोग की बात, 
उसी समय आपके पत्र ने नदी के प्रवाह में जल के लिए कलश डबोया । उसकी ध्वनि 
सुनकर मुझे हाथी का भ्रम हुआ और मेंतरे बाण चला दिया । हें अनघ, मेरे उस शक्ति- 
शाली बाण ने आपके पुत्र के प्राण हर लिये । 

“इतना सूनना था कि मनि का हृदय धक्‌ से रह गया और वे मृच्छित हो गये 
मनि-पत्नी हाय पत्र ! कहकर भूमि पर निश्चेष्ट हो गिर पड़ी । थोड़ी देर के बाद मेय 
विलाप सुनकर उनकी मूर्च्छा छूटी, तो उन्होंने मुझे देखकर कहा--हे दशरथ ! तुमने हमको 
शोकारित में जलाने के लिए हमारे पुत्र को कहाँ छिपा रखा है ?- बन में तपस्या करते हुए 
हम अंधे तथा वृद्ध को मारकर तुमने घोर पाप किया हैं । तुम्हांरा बाण लगते ही 
न जाने हमारे पृत्र ने क्‍या कहा होगा ? कौन जाने कि उस हृदय-पीड़ा से उसके प्राण 
निकल गये या अभी तक वह तड़प रहा है । क्‍या मृत्यु का कोई कारण नहीं होता चाहिए 
क्या बाण विना कारण होी मुनि-पुत्र के प्राण हर सकता हैं ? वानप्रस्थ-आश्रम में जीवन 
व्यतीत करनेवालों का वध, चाहे इन्द्र भी करें, तो उसका भी नाश हो जाता है, तो राजा 
की क्‍या गिनती ? हे राजन, तुमने अनजान में हमारे पुत्र का बब किया हैं, इतलिए तुम 
प्र क्रोध करना उचित नहीं है । अपने पुत्र को देखें विना हमारी झोकाग्नि झ्ांत नहीं 
होगी । हमें अपने पुत्र के पास ले चलो । 


“इस प्रकार शोक-विह वलः उन वृद्ध तपस्वियों को ले जाकर उन्हें उनके पुत्र को 
दिखाकर मैने कहा--यही आपका पुत्र है। मुनि-पत्नी हाथों से टटोलतें हुए कहने लगी 
कहाँ है वह दयालू, उदार और विमलचेता ? कहाँ हैँ वह तपोधन तथा पुण्यवान्‌ १ 
कहाँ हैँ वह विद्वानों की प्रशंसा के योग्य आचरणवाला ? कहाँ है वह सतत वेदाध्ययन 
में तत्पर ?” यों कहती हुई वह अपने पुत्र पर गिरकर विलाप करने लगी । फिर उन्होंने 
उसे अपनी गोद में लिटठाकर उसके भीगे हुए केशों पर सिर रखकर रोती हुई 
कहने लग्री--हे क्मिलात्मा, हे यज्ञवत्त, हे सदाचरणवाले, हे धर्म-निपुण, तुम हमसे कहे विना 
कभी कहीं नही जातें थे । आज तुमने ऐसा क्यों किया ? आज स्वर्गेलोंक की यात्रा 
के ' लिए जाते समय तुमने मुभसे क्‍यों नहीं कहा ? हे मेरे वंश-तिलक ! में बड़ी पापिनी हूँ । 
अद्धं-रात्रि के समय मेने तुमसे (जल के लिए) जाने को कहा । गूरुजनों की भक्ति 
में संसार में अद्वितीय पुत्र को मेने खो दिया । मेरे लिए अब तपस्या किसलिए ? तुम्हारे 
साथ परलोक जाने में ही मेरी सदगति हैं। कहाँ तीक्ष्य बाण और कहाँ तुम्हारे प्राण ? 
कहाँ राजा दशरथ और कहाँ तुम ? हाय ! अन्त में तुम्हारे कर्मे-फल ने इन- सबका 
संयोग करके तुम्हारे प्राण ले लिये हैं ।' 

“शोक-संतप्त माता के इस तरह के आत्तनाद को सुनकर मुनि अपने पुत्र पर गिरकर 
कहने लगे--हाय पृत्र ! तुम तो मेरे पास आकर मेरी सेवा करते थे । आज में तुम्हारे 
पास आया हूँ, तो भी तुम मेरी सेवा-शुश्रृक्ष नहीं करतें हो, क्‍या तुम्हें यह उचित हैँ 


श्ण्षड रंग्नतथ शायत्यर 


इस बाण से जो घाव तुम्हें लगा, उसके द्वारा क्‍या तुम्हारा सारा निर्मल गुण-समूह निकल 
गया ? में अब किसे वेद पढाऊँगा ? किसे अब शास्त्र समभाऊँगा ? किसे धर्म सुनाऊेगा ! 
काव्य किसे समभाऊँगा ? हमारी आवश्यकता पहचानकर हमें कौन फंल तथा जले 
लाकर देगा ? मैने सदा तुम्हें चिरायु रहने का ही तो आश्यीर्वाद दिया है ? कब मेने वंजसम 
शक्तिशाली बाण से तुम्हारी मृत्यु की कल्पना की थी ? हे पुत्र, तुम मुझे भी अपने साथ 
ले चलो, तो में यम से भी पुत्र-भिक्षा देने की प्रोथेना करूँगा । संसार की यही रीति है 
कि पुत्र अपने माता-पिता के परलोक-संबंधी क्रिया-कर्म करते है । आज विधि ने उस 
क्रम को उलट दिया और तुम्हारे क्रिया-कर्म करने के लिए हमें नियोजित किया । जबतक 
तुम रहे, तुमने बड़ी भवित से हमारी सेवा करके हमारी रक्षा की । हे पुण्यचरित्र 
में किस यूग में तुम्हारे जैसा पूत्र प्राप्त करूँगा ? तुम पाप-रहित हो, श्रेष्ठ तपोनिधि हो, 
मृहुभक्त, प्रमार्थी, आर्य, धर्मनिष्ठ, दानी, पर-दुःखनिवारण करनेवाले, अन्न आदि महादान 
करनेवाले जो पुण्य लोक प्राप्त करते हैं, वही तुम भी प्राप्त करो ॥' 

“इस प्रकार जोक करते हुए उन्होंने अपने पुत्र का यथाविधि अग्नि-संस्कार किया । 
यज्ञवत्त ने देवताओं के विमान में आरूढ हो आकाश की ओर प्रस्थान करते हुए कहा-- 
हैं गृरुजनो, मेने स्वर्गलोक का भोग प्राप्त किया हैं. आपकी सतत सेवा करते हुए पुण्य- 
वान्‌ हुआ हूँ । अब मेरी मृत्यु का आप शोक मत कीजिए । जिस समय जो होना चाहिए, 
वह हुए विना नहीं रहता । होनहार होकर ही रहता है । आप इन पर (राजा पर) 
क्रोध न कीजिए । इस प्रकार कह उसके स्वर्गलोक चले जाने के बाद, उन्होंने पुत्र-प्रे मजन्य 
दुःख से प्रेरित होकर मुर्भे ज्ञाप दिया--हे राजन्‌ ! लो, हम पुत्र-शोक से मर रहे हे, 
तुम भी हमारे समान ही पुत्र-ओोक के कारण मृत्य को प्राप्त करोगे ।” इस प्रकार, कहकर 
उन्होंने वही अपने प्राण छोड़ दिये । 


२३. दशरथ का स्वर्गवास 


यही मेरा कर्म-फल है, जिसे भोगनें का समय आसचन्न है। अग्निसम पवित्र उन 
तपस्वियों का अग्नि-संस्कार करके में नगर में लौट आया । मेरा घैयें छूट गया है । मेरी 
बुद्धि भ्रमित हो रही है, कंठ सूख रहा है, आँखें देखने में असमर्थ हो रही है, दूसरे के 
दाब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, अब मेरें प्राण रोकने पर भी इस शरीर में नहीं रुकेंगे । 
मेरे लिए कल्पतरु, बुद्धिमान्‌, पराक्रमी, गुणवान्‌, मेरा भाग्य-प्रद, शुभ-गुण-संयुक्‍त राम को 
इस समय में नहीं देख पा रहा हूँ । आज सात दिन हुए, मेने राम को नहीं देखा । राम' 
को छोड़कर में कैसे रह सकता हूँ ?! इस प्रकार हा राम ! हा राम !” का आत्तनाद 
करते हुए दशरथ का स्वर्गंवास हो गया । 

शोक से अत्यधिक पीड़ित होकर राजा सो ,गये हैं, ऐसा सोचकर कौसल्या भी 
सो गई । प्रभात होते ही वंदी तथा मागध स्तुति-पाठ करने लगे, मंगल-वाद्य बजने लगे और 
नृगर-निवासी एकत्रित होकर राजा के दर्शनार्थ उत्कंठा से प्रतीक्षा करने लगे । प्रतिदिन 
के तरह राजा £ अबतक जगे क्‍यों नहीं, यह सोचते हुए परिचारक राजा की शय्या के 
निकट गय॑ और राजांको सोई हुई दक्शा में देख उन्हें कुछ भय हुआ । लंबी साँस भरते हुए 


#यरीध्य/कोड़ ९०4 


उन्होंने राजा के हाथ-पैर छुंकर देखे । उन्हें अब ज्ञात हो गया कि राजा के शझरौर में 
प्रार्ण नही है । तब वे रुेंदन करने लगे । कौसल्या हड़बड़ाकर उठो, सुमित्रा भी जागकर आईं | 
उंन दीनों ने राजा को देखा और ऊँचे स्वर में विलाप करने लगीं--हाय प्राणनाथ, 
हाय महाराज ! आप हमें छोड़कर चले गये ।' यह विलाप सुनकर कंकेयी दौड़ी हुई आई। 
दोनों ने सर पीटतें हुए कैकेयी को देखकर कहा--हाय कैकेयी ! आज तुम्हारी 
इच्छाएँ पूरी हुई । तुमने काकृत्स्थ-वंश का सर्वनाश किया । राम को वन में भेजकर 
अपयश का सहन करते हुए तुमने दशरथ के प्राण ले लिये । आज से तुम अपने पुत्र के 
साथ समस्त पृथ्वी का उपभोग करो ।' 

इस प्रकार, कौसल्या आदि रानियाँ कैकेयी को घेरकर रोने-कलपने लगी । वह सर 
भुकाये अत्यधिक शोक से अपने पति के शरीर पर गिरकर कई प्रकार से विलाप- करने लगी। 
कौसल्या की चेतना जब लौट आई, तब उन्होंने कहा--हें राजन्‌ू । क्‍या आप 
जैसे धर्मात्मा की ऐसी मृत्यु होनी चाहिए ? आपके आदेश का उल्लंघन न करके में धोखा 
खा गई । आपकी सत्यनिष्ठा ने आपकी यह दशा कर दी । अत्यंत कर स्त्री कैकेबी को 
देखकर और राम के वनवास के दुःख से अभिभूत होकर में आपकी उचित परिचर्या न 
कर सकी । आपकी इच्छा का पालन करते हुए वन में निवास करके राघव महायश का 
भागी बना । सत्य का पालन करके आपने स्वगं-सुख को प्राप्त किया । अब मुझे केवल 
आप जैसे उत्तम पति को कदुवचन सुनाने का पाप मिला ।' 


इस प्रकार, कौसल्या को विलाप करते देख सुमित्रा आदि रानियाँ ऊँचे स्वर में रुदन 
करने लगीं । बात-की-बात में यह समाचार सारे नगर में फैल गया । स्त्रियों के विलाप 
से सारा आकाश गूंजने लगा । सूर्योदय के होते ही अत्यंत भीत हो राजा के मित्र, 
नातेदार, सामंत-राजा, वसिष्ठ आदि मुनि, ब्राह्मण तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, आकर 
शोक व्यक्त करने लगे । वसिष्ठ मुनि मंत्रियों के परामर्श के पश्चात्‌ महाराज दशरथ के 
शरीर को तेल में ड्बोकर मणिमय सिंहासन पर उसे बैठा दिया, मानों वें दरबार में बैठे 
हुए हों । उसके पदचात्‌ उन्होंने सामंत राजाओं को तथा मंत्री और राजनीतिज्नों को संबोधित 
करते हुए कहा--महाराज साम्राज्य का पालन करके सुरधाम चले गये । पिता का वचन 
पालन करने के लिए राम अपनी स्त्री.को साथ वन-वास करने गये। उससे पूर्वे ही शत्रुध्त 
के साथ भरत अपने मामा को नगर गये है । यदि हम रामचन्द्र को बुला भेजें, तो वे नहीं 
आयेंगे । वे अपने प्रण के पालन में पटु है | इसलिए हमें राजकाज को संभालने के लिए 
भरत को शीघ्र बुलाना चाहिए। राजा के विना कोई भी देश, वगर या राष्ट्र शोभा 
नही देता । दण्डनीति, दान-धर्म आदि की व्यवस्था बिगड़ जायगी । शत्रु प्रबल हो जायेंगे । 
जार-चोर आदि की वृद्धि होगी । दुर्जन सज्जनों को दुःख देने लगेंगे । सामंत, ढुर्ग-रक्षक 
आदि कर नहीं देंगे ।' 

ऐसा निश्चय करके उन्होंने धीमान्‌ू, जयन्त आदि चार मंत्रियों को बुलाकर कहा-- 
तुम लोग भिन्न-भिन्न वस्त्राभरण लिये हुए वज्पुर जाओ और भरत को यहाँ की घटनाओं 
का पता दिये विता सिर्फ इतना कहो कि गुरु वसिष्ठ ने आपको लिवा लाने के लिए हमें 


९9 रंगनाशथ राम्एयर 


भेजा है | तुम उन्हें अपने साथ अवश्य लिवा लाना, शीघ्र जाओ । वे मंत्री घोड़ों पर सवार हो 
रथ की गति से चलते हुए विभिन्न नगरों, जनपदों, नदियों, काननों, पहाड़ों तथा भाड़ियों 
को पार करते हुए केकयराज के नगर में जा पहुँचे । दशरथ की मृत्यु के सातवें दित 
रात को वहाँ उन्होंने (भरत और झत्रुघ्त) स्वप्न में देखा कि उनके पिता गोबर तथा 
कीचड़ से भरे विशाल गढ़े में गिर पड़े हैँ । समुद्र सूख गया है, चन्द्र पृथ्वी पर गिर गया है ; 


८5 
डे 


भद्रगजण का एक दाँत टूठ गया है । ऐसे दुःस्वप्न देखकरं वे जाग पड़े और अत्यंत 
भीत होकर अपने इष्ट-मित्रो को स्वप्त का वृत्तांत सुनाकर, उसका फल जानना चाहा । 
इसी समय अयोध्या के दूत वहाँ पहुँचे और भरत को प्रणाम करेके साथ लाई हुई भेंठ उन्हें 
देकर अत्यंत विनीत भाव से बोले--हे देव,. किसी कांयवश वसिष्ठजी ने आपको शीघ्र 
लिवा लाने के लिए हमें भेजा है । अतः आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए पा औ 
ड़... दूतों क़े कृत्रिम हाव-भाव देखकर वे और भी भीत हों गए.। उन्होंने * अपने 
मामा से सारा वृत्तांत कह सुनाया और. सादर उनकी आज्ञा प्राप्त करके रथ पर झड़ हो, 


मंत्री तथा चतुरगिणी सेवा के साथ चल पड़े । अत्यंत वेग से यात्रा करते हुए वे सात 
दिनो में अबोध्या पहुँच गये । द 
२४. भरत का अयोध्या में प्रवेश ह 

अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सारा नगर पतिहीना पत्नी की समान 
तथा चन्द्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन होकर उजड़ा हुआ दीख रहा है । यह ढंग देखकर 
वे मन-ही-मन व्याकुल होकर सोचने लगे कि आज सारा नगर घून्यन्सा लग स्हां हे । 
तगर-निवासी मुझे देखकर आँखों से आँसू बहा रहे है । मुभसे कतराते हुए जा रहे हैं । 
क्या कारण है कि दूकानों में कोई भी चीज सजाकर नहीं रखी गे ई है ? यों सोचते 
हुए अंतःपुर के फाटक पर वे रथ से उतर गये और आप ओर शत्रुघ्त शुन्य-से दीखनेवाले 
अंतःपुर में पहुँचे । उनको देखते ही कैकेयी बड़े प्रेम से उनके सामने आई और उन्हें 
हृदय से लगा लिया । तब उन्होंने बड़ी भक्ति से उनको प्रणाम किया और अपने मामा 
की दी हुई भेंट उन्हें देकर उनका कुझमल-समाचार कह सुनाया । उसके उपरांत भरत ने 
माता से पूछा--हे माता, यह कैसा आश्चर्य है कि सारा अंत पुर वैभवहीन होकर शून्य-सा 
लग रहा. है । राम-लक्ष्म्ण और महाराज सकुशल तो हैं ? तब बहुत चितित होती हुई 
कैकेयी ने भरत के संभ्रम को बढ़ाती हुई मंद हास के- साथ कहा-- हैं वत्स, किसी दिन 
तुम्हारे पिताजी ने बड़े प्रेम से मुझे दो वर दिये थे । मेने एक वर से भरत का राज- 
तिलक और दूसरे वर से राम के वनवास की प्रार्थना की । पिता की आज्ञा के . अनुसार 
राम, जातकी-लक्ष्मण-समेत वन-वास के लिए चला गया । पुत्र के वियोग से महाराज 
स्वर्य सिधारे । ईर्ष्यावश्ञ मैंने तुम्हारे लिए यह व्यवस्था कर ली । अब राज्य सँमालो, प्रजा 
का पालन करो, ऐश्वर्य प्राप्त करो और अपने बाहुबल से राज्य की रक्षा करो । इसके 
विपरीत कुछ मत कहों ।' | ' 
इन बातों को सुनते ही भरत मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े । थोड़ी देर के 
जड़ ,पूगलकुर, उन्होंने, अत्यंत औष से ककेयी को देखकर कहा--'हे माता | मेरी माता 


बा 
ते हि 
मी 


ह7य?ध्य7काड 52९ 


होती हुई तुम निर्दंयता से ऐसा कठोर आचरण कैसे कर सकी ? राम को मुनि-वेष में 
वनवास की आज्ञा तुम कैसे दे सकी ? निर्मल धर्माचरण करनेवाले रघवंशियों की रीति 
तुम्हें क्या मालूम नहीं है ? में अपने पिता की मृत्यु पर कैसे शोक कर सकता हूँ ? कौन- 
सा मुंह लेकर राम को देख सकता हूँ ? हाय ! न जाने मन-ही-मन राम कितने व्याकुल 
हुए होंगे ? न जाने लक्ष्मण को कितना क्रोष आया होगा ? वन के लिए जाते समय 
सीता ने न जाने मुझे कितने अपरब्द कहे होंगे ? कौन जाने, माता कौंसल्यां कीं क्‍या 
'दक्या हुईं ? माता सुमित्रा तथा अन्य रावियाँ न जाने कितनी दुःखी होती होंगी ? इनके 
सामने विलाप करने के लिए में कहाँ योग्य रहा ? में उनके मन की व्यथा दूर कैसे कर 
सकूगा ? मुझे अब यह नगर किसलिए ? मुभे राजभोग किसलिए ? निश्चय, वन ही 
अब मेरें लिए शरण हैं। घोर पापिनी तुम्हारी माता ने एक राक्षस से तुम्हें जन्म 
दिया होगा। तुम महाराज केकय से उत्पन्न पुत्री नहीं हो । अब में तुमसे क्‍या कहूँ ?” इन सब 
बातों को आड़ में खड़ी छिपकर सुननेवाली मंथरा को देखकर लोगों ने कहा-- इसीने 
इतने सारे पाप. कराये यह सुनते ही शरत्रुघ्त ने उस वृद्ध स्त्री की टाँग पकड़कर एकदम 
उसे उठाया और बड़े जोर से उसे घुमाकर इस तरह नीचे फेंक दिया कि उसकी कूबड़ 
जाती रही, केश बिखर गये और सभी भूषण तितर-बितर होकर गिर पड़े । सभी स्त्रियाँ 
देखती रह गई । कंकयी आदि अंन्य रानियाँ भागने लगी । कंकेयी का वध करने के लिए 
झत्रध्त को जाते हुए देख भरत ने कहा--इस पापिन को मारकर हम पाप क्‍यों कमायें ? 
रामचच्धजी सुनेंगे, तो मातृहंता कहकर हमसे घृणा करेंगे। इसलिए तुम यह काम मत करो।' 


२४. मरत का कौसल्या के घर जाना 


वहाँ से... निकलकर भरत अनुज के साथ कौसल्या के यहाँ गये और उनके चरणों में 
सर नवाकर झोक-संतप्त हृदय से दोनों भाई उच्च स्वर से विलाप करने लगे । तब भरत 
को देखकर कौसल्या बड़े क्रोध से इस प्रकार बोलने लगी--पति को खोकर, सुत से अलग 
रहते हुए अत्यंत दुःख से पीड़ित में रोती हूँ, तो वह स्वाभाविक ही है । तुम क्यों रो रहे हो ? 
तुमने जँसा- चाहा, तुम्हारी माता ने कर दिया | हें वत्स, अब तुम राज्य संभालो । 
यह सुनकर अत्यंत भीत हो, हाथ जोड़े कौसल्या के पीछे चलते हुए भरत कहने लगे-- 
माताजी-यदि मेने मन, वचन तथा कर्म से श्रीराम का अहित किया हो. या. पृथ्वी 
का पालन करना चाहा हो, कैकेयी के मन की इच्छा मुझे मालूम रही हो, एक भी अहित 
मेने सोचा हो, तो में उस पापी की गति प्राप्त करूँ, जिसने मद्य पिया हो, निर्धन ब्राह्मण 
का वध किया हो, गुरु-पत्नी से व्यभिचार किया हो, युद्ध में अपजय प्राप्त की हो, दृष्टता 
से सोना चुराया हो, गाय .की हत्या की हो, न्याय-रहित होकर राज्य-पालन किया हो, 
बराबर चुगली खाई हो, शरणार्थी को शरण नहीं दी हो, माता-पिता को अपशब्द कहे हों, 
श्रेष्ठ धर्म को बेचा हो, स्वामी से द्रोह किया हो, गुरुजनों को अपशब्द कहें हों, सतत 
पापी होकर असत्य कहा हो, दूसरों के घन की इच्छा की हो और पर-स्त्री गमन किया हो । 
मे रामचन्द्रजी का अहित क्‍यों करूँगा ? में कहाँ और ये नीच कर्म कहाँ ?” इस 
प्रकार विलाप करनेवाले भरत के शोक का आधिक्य समभकर कौसल्या आत्मनलानि का 


श्र एंगनाथ एयाशयण 


अनुभव _ करती हुई सोचने लगी--हाय ! मेने ऐसे पुण्य-चरित को क्यों कोसा ?” फिर 
उन्होंने भरत तथा झत्रुध्त को हृदय से लगा लिया और परिताप से विलाप करने लगी । 

तब संयमी वसिष्ठ उन्हें लेकर राजा के अंत-पुर में गये । वहाँ रत्न-पीठ पर राजा 
का शव रखा था । राजा की आँखें बन्द थी, मानो राजाने यह विचार कर लिया हो कि 
यह पापिन ककेयी का पुत्र है, इसे नहीं देखना चाहिए | पिता का शव देखकर भरत 
मच्छित हो गये । थोड़ी देर में सँभलकर अत्यधिक पीड़ित हो आत्तिनाद करने लगें-- 
हैं राजनू, मे कैकेयराज के यहाँ से अनुपम मणि-भूषण आपके लिए ले आया हूँ । इन्हें 
स्वीकार क्‍यों नहीं करते ? आप मेरी ओर देखते क्‍यों नहीं हैं ? मेरा दोष क्‍या है ? 
पापिन कैकेयी का पुत्र हूँ, क्‍या इसलिए आप मुभे देखना नहीं चाहते ? हें महाराज ! 
इस सुमित्रा-पुत्र को तो देखिए । वह दूःख से केसे तड़प रहा हैँ । शत्रष्न को उठाकर उसके 
शरीर पर लगी धूल को आप पोंछते क्‍यों नहीं ? इस पर कृपा कीजिए । इससे बोलिए । 
इसने क्‍या किया है ? इसे अपने हृदय से लगा लीजिए। आपके सदगुण, आपकी दया 
और आपका स्नेह कहाँ छिप गये है । हे पिता, क्या कैकेयी ने आपकी बुद्धि को कलुषित 
कर दिया है ? क्‍या ऐसी मृत्यु ही आपके भाग्य से लिखी थी ? राजाओं की मृत्यु तो 
होती ही है, किन्तु ऐसी मृत्यु कही नहीं होती । में इन कष्टों से कैसे पार पाऊंगा ? 
हाय, में क्‍या करूँ ?' 

इस प्रकार विलपते हुए भरत को देखकर वस्तिष्ठ ने कहा--तुम्हारे पिता ने साठ 
सहसत्र वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया और मतु के धर्मे-पथ पर चलते हुए समस्त धर्मों 
का पालन किया । अंत में तुम जैसे पुत्रों को प्राप्त किया । इसलिए तुम शोक मत करो। 
इनकी देह का अग्निन्‍संस्कार करो ?* 

मुनि की आज्ञा शिरोधारण कर भरत ने दूसरे दिन, मूनियों, राजाओं तथा अन्य 
महात्माओं को बुलाया । दशरथ के शव को तीथ॑ं-जलों से स्नान कराया और श्रेष्ठ वस्त्र, 
तथा भूषणों से उसे सजाया । वेदोक्त विधि से दान आदि देने के पश्चात्‌ उस शाव को 
अरथी पर रखा । इसके उपरान्त मंत्र-पृत अग्नि को लिये हुए वें (भरत) अनुज तथा मुनिजनों के 
साथ अरथी के आगे-आगे चलने लगे । अरथी के अगल-बगल में उच्च स्वर में रुदन करती 
हुई कौसल्या आदि रानियाँ लड़खड़ाती हुई चलने लगी । सरयू के तिकट इमशान में चिता 
सजाई गई । उसमें त्रेताग्नियों को प्रतिष्ठित करके वेद-विधि से (भरत ने) महाराज 
दशरथ के शव का अग्ति-संस्कार किया, तिलोदक दिया , पिंडदान किया और फिर अंतःपुर 
में लौट आये । उन्होंने बारह दिन तक विधि-युकत क्रिया करते हुए ब्राह्मणों को दान आदि 
देकर संतुष्ट किया । 
ु अंत्येष्टिक्रियवओं की समाप्ति के परुचात्‌ इक्ष्वाकुओं के कुलगुरु मुनि वसिष्ठ आगे 
होने योग्य कार्यों का विचार करके, सामंत राजाओं तथा मंत्रियों को साथ लिये भानु-सम 
; उज्ज्वल भरत के विकट पहुँचकर बोले--हें वत्स, तुम्हारें पिता परल्ोक सिधार यये हैं,। 
“औरः-तुम्हारे भगई सम्म वनवास के-लिए गये हें । राज्य में कोई .राजा नहीं रहें, तो राज- 
काज . चेक हहीं सकते । श्रजा ,उच्छुंडल हो जायगी; पृथ्वी विचलित होगी और समस्त 


ऋषोध्याकोंड डे 


धर्मों का पतन हो जायगा, शत्रु प्रबल होंगे और वर्णसंकर पैदा होंगे । राज्य को राजा- 
रहित नहीं रहना ज्ञाहिए । तुम विम्नलमतिमान्‌ हो; तुम राज्य का भार समालो 

मुनि के उपदेश, सुतकर भरत ने हाथ :जोड़कर कहा--हे मुनिनाथ, क्या में इततवा 
मूर्ख हूँ कि अपने कुल..की रीति. न जानूँ ? :मेरी. झाता ने मेरे अग्रज कोःवन भेजकंर 
मेरे पिता के प्राण-ले लिये हैं । क्‍या यह (दंड) मेरे लिए पर्याप्त नहीं है ? क्‍या कूब 
राज्य करने की बात भी में सोज़ ? आप आगे कुछ मत कहिए ॥ म्रें कैकेय्ी, का पुत्र हें, 
इसीलिए तो आप मुभसे ऐसी वातें कहते हैं । अन्यथा आप मेरे संबंध में ऐसे विचार ,मन 
में नही लाते । में तुरंत "अपने भाई राम के पास जाऊंँगा | उनसे प्रार्थना करके उन्हें 
लौटा लाऊँगा और उनका राज-तिलक कराऊंगा। यदि मे ऐसा नहीं कर सका, तो जैसे मेरे भाई ने 
मुनि-वृत्ति ग्रहण की, वैसे में भी मुनि-वृत्ति लूंगा। इसके सिवा मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं है ॥' 

२६. मरत का राम के पास जाना 


बिक + 


, , इस प्रकार निदुचय करके भरत ने मंत्रियों को देखकर कहा--हमें अपने वड़े भाई 
के दर्शनार्थ जाना है । मार्गो को ठीक करो और सभी नगरवासियों को मार्ग में जहाँ- 
तहाँ ठहरने को लिए उचित “व्यवस्था करके आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करो । मंत्रिग्नों नें 
उनकी आज्ञा का पालन किया । दूसरे दिन वंदी-मागध, मंत्री, सुकुमार नत्तेकी, नट, म्रो 
सहस्न हाथी, एक लाख अदृव, साठ सहस्न रथ और असंख्य प॒द्रचर सेना, सभी नगरवासी 
तथा धन एवं रत्नराशियों को साथ लिये वसिष्ठ आदि मुनि, राजा, मंत्री और भतिष्य्ति 
जनों के. संग, भरत, शत्रुघ्न तथा उनकी माताएँ विविध वाहनों पर सवार होकर .चले । 
इस प्रकार, चलकर सब गंगातट पर पहुँचे और वहाँ पड़ाव, डाला, । अत्यंत :बाहुब्रली 
गृह को यह मालूम. हुआ कि. कैकेयी-पुत्र सेत्ा के साथ राम पर आक्रमण करने: के लिए 
जा रहे है, तो वह अत्यंत कुद्ध हुआ और अपने दल-बल-सहित भरत के पास पहुँचकर 
बोला--हे भरत, जब रामचन्द्र आपको अपना सारा राज्य, देकर वन में रहते हैं, तब क्‍या 
आपको यह उचित है कि आप अपनी सेना के साथ उनपर आक्रमण करने चलें ? में राम 
का सेवक हूँ! में आपको जाने नहीं दूँगा | में आपकी सेना का संहार कर डालूँगा । 
: आपसे युद्ध करते हुए में मर जाऊँगा । तभी आप राम पर आक्रमण .कर सकेंगे [/ . ४» 

गृह के इन रोघषपुर्ण वचनों को सुनकर भरत विमल मन से हँसते हुए बोले-- 
हि मुह, में परमात्मा रामचन्द्र से प्रार्थना करके उन्हें .अयोध्या लौटठाकर उनका राज-जतिलक 
संपन्न कराने को उद्देश्य से ही उनकी सेवा में जा रहा हूँ । तुम अपने मन में अन्यथा 
समभकर ऐसे वचन मत कहो ।/ इस प्रकार कहकर भरत ने ग्रह को हृदय से। लगाया 
'और उसके' मन की राम-भक्ति समझ गये । गृह ने भरत के चरणों पर ग्रस्तृक .नवांकर 
अनुपम वन-वस्तुओं की भेंट की । फिर वह भरत को उस स्थल पर, लें. गया, - जहाँ . पहले 
राम गंगातट पर ठहरे थे । भरत ने अपना पड़ाव वहीं डाल दिया । उसके पश्चातृःयुह 
उन्‍हें उस स्थल पर लें गया, जहाँ राम ने जटाएँ धारण की थीं । उस स्थल, को देखकर 
सभी नगरवासी, मुनि, मंत्री तथा भरत अत्यंत दुःखी हुए॥ तब भरत नें अत्यंत दीव 'होकड़ 
अट' का दूध मेंगवाकर अपने भाई झत्रुध्त के साथ. जठाएँ. धारण कर लीं ।.. 

१२ 


शट्ट रंगनाथ रयायय 


दूसर दिन नित्यकर्मों से निवृत्त होकर भरत ने गुह के द्वारा मंगाई गई पाँच,सौं 
विज्ञाल वावों में चढ़कर माताओं, मुनियो, मंत्रियों तथा सेना के साथ गंगा नदी पार की । 
वहाँ से गृह को साथ लिये हुए, उसके बताये मार्ग पर चलते हुए भरद्वाज के उस आश्रम 
के पास पहुँचे, जहाँ से निकलनेवाले यज्ञ-धूम से सारा आकाश व्याप्त होकर बादलों का 
-अम उत्पन्न कर रहा था तथा जिन्हें देखकर मोर अपने पंखों. को फैलाकर आनंदोन्मत्त हो 
नाच रहे थे । उनके पंखों के समूह से सारा आश्रम-स्थल ऐसा दीख रहा था, मानों 
विचित्र रत्न-तोरणों से सारा आश्रम अलंकृत किया गया हो । 
२७, मरत का मरद्वाज के आश्रम में पहुँ चना 

"भरत ने अपनी सारी सेना आश्रम से बहुत दूर पर ठहराकर आप स्वयं' उस 
पुण्यात्मा भरद्ाज मुनि के दक्शनार्थ गये और मुनि को देखकर प्रणाम किया । भरद्वाज 
बड़े रुष्ट होकर बोले--हें भरंत. जब राम-राघव वन में .निवास कर रहे हे, तब तुम 
अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर उनपर आक्रमण करने क्‍यों जा रहे हो ?” मुनि का क्रोध 
समभकर ,भरत भय तथा विनय के साथ बोले--हें मुनीर्वर, मे तो रामचन्द्रजी से राज्य 
ग्रहण, करने की प्रार्थना करने जा रहा हूँ । दूसरे किसी उद्देश्य से नहीं । आप अन्यथा 
न समभे ।' ५५ 

भरत -की बातों से हर्षित होकर, भरद्वाज बोले--हे अनघ, तुम अपनी समस्त सेना 
की साथ आज हमारे आश्रम में ठहरकर हमारा सत्कार स्वीकार करो । इसके पश्चात 
मुनि ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा--तुम तुरत एक सुदर नगर का निर्माण करों. जिसमें 
सेभी लोगों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार, निवास रहे ।. विश्वकर्मा वे तुरतः पाँच 
-योजनः विस्तार में एक विशाल नगर बनाया, जो भूमि-देवता के चरण, के आभूषण-सा विराज 
रहा था; । उसमें , एक स्वर्णमय राजभवन भी था । उस भवन में श्वेत छत्र-संपन्न 
सिंहासन रखा हुआ था और एक रमणीय सभा-भवन भी था । मुनि की आज्ञा से भरत ने 
उस .राजभवन में प्रवेश किया | वहाँ सिंहासन को देखकर भरत ने उसे राम का सिंहासन 
कहकर उसका नमस्कार किया और उसके निकट हीं एक पीठ पर आसीन हुए । म्‌नि की 
आज्ञा से, किन्नर, गंधव॑ तथा खेचर रमणियों ने भरत के सामने आकर नृत्य-गान किया । 
इस प्रकार, मुनि की,आज्ञा से सभी निवासों में नृत्य-गीत आदि, पृथ्वी पर जितने मनोरंजन 
हो सकते थे, वे सब वहाँ संपन्न हुए । (अयोध्या की) .प्रजा ने स्तान आदि से निवत्त होकर 
स्वच्छ वस्त्र पहन, भदार-पुष्प-मालाएंँ पहनीं, चंदन का लेप किया और विविध आभषण' 
पहन ।, इसके पर्चात्‌ कामधेनु द्वारा प्रस्तुत किये गये कार प्रकार के, भोजन ग्रहण करके 
परितृप्त हुए । तब सुरांगनाओं के साथ रति-क्रीड़ाओं में मग्न होते हुए वे अपने जन्म को 
सफल; मानक लग, | इस प्रकार, मुनि का. आश्रम स्वर्ग का भी तिरस्कार करता हुआनसा' 
दीखते , लमा. ॥ डर 

अऋरत तथा. उनकी सना ने मुनि भरद्वाज की प्रह्वंसा करते ,हुए .रात . वहीं; बिताई। 
आंलः:कांल होते ही उन्होंने देखा कि वहाँ न कोई नगर था, न भवत्त, न सुरांगनाएँ । भरक्ष 
के ब्राकचर्य की सीमा' न रही ।. के श्रेष्ठ. तम्स्वी- मरद्राज' क्े .-सम्मुख् . जाकर केबे-- 


ऋयरध्यएकाड श्र 


“हें महात्मा, आपके तपीबल की महिमा की प्रह्ंसा करना ब्रह्मा के लिए मी कठिन हैँं.। अब 
हम सूर्यवंश-तिलक रघुराम की सेंवा में जायेंगे । हमें आज्ञा दें। यों कहकर भरत ने 
अपनी माताओं से मुनि को प्रणाम करवाया । मुनि बोले--ये कौन-कौन हैं ? अलग-अलग 
इनका परिचय मुझे दो । तब भरत ने कहा--है महात्मा, ये राजा की ज्येष्ठ रात 
सफलजन्मा कौसल्या हे, जिन्होंने सब लोगों में कीत्ति तथा प्रशंसा पाई है । राम को पुत्र- 
रूप में प्राप्त कर अपनी कोख को सफल बताया हैँ; पर उनके (राम के) वियोग की 
अग्नि में तप्त हो रही है । ये लक्ष्मण को जन्म देतेवाली पुण्यशोला सुमित्रा हैं, जो कौसल्या 
के बाय हाथ की तरह रहतीं है । पष्प-रहित कर्णिकार की शाखा के समान अलंकारहीना 
होकर राम के वियोग-दुःख से दुःखी हैं । ये हतपुण्या मेरी माता कैकेयी हे, जिनके कारेंण॑ 
मेरे अग्रज वेनवास के लिए यये हैं, जिनके कारण मेरे पिता का देहांत हुआ और जिनकी 
इच्छा ने मरी ऐसी दुर्गति कर दी है । इतना कहकर उमड़ते हुए शोक से विद्धत्न तथा 
ग़दगद हो वे चूप हो रहे । मुनि ने उन्हें सांत्वना देते हुए आगे के कार्ये का विचार करके 
कहा--कैकेयी ने लोकहित किया हैं | यह तुम लोगों को आगे स्पष्ट होगा । इतना 
कहकर उन्होंने भरत को राम के निवास-स्थान का मार्ग बताया और उन्हें आश्यीर्वाद देकर 
विदा किया । द 


भरत ने अत्यंत श्रद्धा से युक्त हो सेना के साथ चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान 

किया । हाथियों को चिंघाड़ने, अइ्वों के हिनहिनाने, सेना के वार्त्तालाप करने, तथा रथों के 
चलने से जो विपुल रव होता था, उससे भीत होकर जंगली मृग चारों दिशाओं में 
भागने लगें। विज्ञाल सेना के चलने से उठी हुई घूलि से आवृत होकर सूर्यमंडल भी मलिन 
दीखने लगा । द 
वहाँ चित्रकूट में कुटिल-कुंतला सीता क॑ साथ राम बड़े आनंद से वार्तालाप कर रहे थे। 

सीता का ध्यान परदत की शोभा की ओर आढक्ृष्ठ करते हुए वे कह रहें शैं-- 
हे बिवाधरवाली, देखा तुमने पर्वत की शोभा, हमारे नेत्रों को कितना अपूर्व आनंद पहुँचा रही हैँ । 
इस पर्वत की महिमा का वर्णन करना क्या शेषनाग के लिए भी संभव हूँ ? 
निर्भी रों की घन गंभीर ध्वनियों को मेघ-गर्जन समझकर अत्यंत आनंद से तुम्हार कन्न 
की समता रखनेवाले अपनी पंखों को फैलाकर नाचनेवाले उन मयूरों को देखो । क्या, 
इन भीलनियों को तुमने देखा, जो अपने कुच-कुंभों को गज-कुंभों की समता श्रदान करन 
के लिए, गजों के कुंभस्थल को चीरकर उसमें से निकले हुए मणियों को घारण कर रखा हैं। 
देवताओं का संकंत-स्थान होने के कारण इस घाटी में दिव्य सुगंधि फेल रही है । 
वहाँ देखो, वह गंधवों का क्रीड़ा-स्थल उनके पदतलों के महावर-वर्ण से प्रकाशमान दीख 
रहा है | हे किन्नर-कंठवाली, यह गिरि-गुफा देखो, जो किन्नर-किन्नरियों के संगीत से 
मखरित है । हे कोकिलकंठी, इस सहकार-वृक्ष को देखो, जो कोयल की कलघध्वनि तथा 
पल्‍लवों से यक्‍त हें । हे कोमालांगी, मलयानिल विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगगंधि को 
एकत्रित करते हुए मंद-मंद गति से चलकर हम पर अपना प्रभाव डाल रहा हैं । वहाँ 
उस मंदाकिनी को देखो, जो लाल तथा सफेद कमलों के समूह से अलंकृत है, जिसके कूल 


(३४८३ र॑ंजनीशएथ सयशयणग 


पर तमाल, रसाल, कपिला, ताल, हिताल, लसोड़ा आदि वक्ष सुश्ोभित है, जिसके पवित्र 
तट पर मुनियों का समूह विराज रहा हैं और जिसका प्रवाह हंसों के मंद गमन से हिल- 
सा रहा हैं । इस प्रकार कहते हुए वे विभिन्न प्रकार के वक्षों के नीचे, लता-कुंजों, पर्वत के 
झिखरों पर, तराइयों में तथा गुफाओं में अत्यन्त प्रसन्नता से विचरण कर रहे थे । 
मर इसी समय -उन्होंने भरत की सेना का कोलाहल सुना । भयभीत होकर चारों ओर 
भागनेवाले हाथी, वराह आदि मूगों को तथा उड़ती हुई अत्यधिक धूल को' देखा । तब 
उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम पता लगाओ कि इस प्रकार धूल क्‍यों उड़ रही है ? 
लक्ष्मण ने तुरत एक ऊँचे वृक्ष के शिखर पर चढ़कर देखा कि उत्तर की दिशा से सूयंवंश के 
चिल्‍्धों से युकत्त पताकाएँ फहराती हुई एक विश्ञाल सेना आ रही है। उन्होंने मन-ही-मन 
निश्चय कर लिया कि भरत राम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हे । पर्वत पर 
बंतञ्ञपात होने के समान तुरंत वे पेड़ से उतर पड़े और दौड़ते हुए राम के पास पहुँचकर 
अत्यधिक रोष से बोले--हे देव, आपको वन भेजकर समस्त राज्य को हस्तगत करने से 
तृप्त न होकर, आज कैकेयी का पुत्र सारी सेना लेकर आप पर आक्रमण करने आ रहा है। 
वह देखिए, कचनार (जैसी लाल) ध्वजाएँ ! वह सुनिए सैनिकों के वीर वचन ! 
आप शर, चाप तथा कवच धारण करके भरत का सामना कीजिए । नही, नहीं, आप और 
स्रीता यहाँ से हद जाइए । आपकी सज्जनता ने ही इतना (अनथ॑) किया है । में अब 
सहन नहीं करूँगा | यदि भरत यहाँ आया, तो में उसका वध कर डालगा । 

राम बोले--हे लक्ष्मण, मेरा अनुज होकर जन्म लेने पर भी तुम ऐसे अविनीत 
क्यों हो रहें हो ! श्रातृ-प्रेम की. मूत्ति, परम पवित्र, नीति-कोविंद तथा धर्म-तत्पर भरत, 
तुमसे भी अधिक मेरा भकक्‍त है । भरत के मन में कोई पाप नहीं है। मुभसे अयोध्या 
लौट चलने की प्रार्थना करने के लिए वह आ रहा है । तुम शंका छोड़ दो । राम के 
आदंश का उल्लंघन न कर सकते के कारण लक्ष्मण चप हो रहें । 


२८. मरत की राम से मेंट॑ 
भरत ने नगरवासियो मित्रों, तथा सेना को एक जगह ठहरा दिया, माताओं 


सथ्च॒ आने के लिए वसिष्ठ मुनि से आर्थना करके, स्वयं शत्रुघ्न, सुमंत्र और गृह के साथ 
उस--पत्रत प्र चढ़ने लगे । जंगल में मार्ग को पहचानने के लिए लक्ष्मण ने जो संकेत 
बना . रख थ्‌, उन्हें पहचानते हुए, चारों ओर दृष्टि डालते हुए (उन्होंने) समस्त शस्त्रास्त्र- 
समूह से युक्त, विशाल अऑतगनवाली सुदर पर्णशाला को. देखा । वहाँ पर मनि-वेष धारण 
किये हुए अत्यंत हर्ष से विलसित होनेवाले राम को देखकर भरत मन-ही-मन अत्यंत 
दुःखी हुए और शत्रुघ्त से कहने लगे--हें शत्रुघ्न, देखा तुमने ? स्वर्ण-सौधों में रहनेवाले 
राम आज एक पणंशाला में निवास कर रहें हें । पुष्प-शय्या पुर विराजनेवालें आज घलि- 
युक्त परशेशाला मे रह रहे हूँ। मुकुट धारण करनेवाले, प्रेम से जठाएँ धारण किये -हुए हैं ।, 
बनें, की ,सेवाएँ प्राप्त करते हुए रहनेवाले आज मूगों के मध्य रहते हैँ । दिव्य, 
बूल्त धारण, करतेवाले आज सुतियों के वल्कल पहले, हुए हैं. सुस्वादु भोजन , करनेवाले, 
गाज कुक्ते। फलों पर, दिन ब््यतीत- कर रहे हैं..। हाय, शुप्नप्रव मूत्तिवाले, राम ज्ाज़ इस 


ऋपोध्याकांड... ९९७ 


प्रकार का दुख का अनुभव कर रहे हूँ । ककेयी के पापी गर्भ से जन्म लेने के कारण 
ही मृझे उनकी यह दुर्देशा देखनी पड़ रही हैं । 


. इसके , पंदचात्‌ उन दोनों ने (राम के निकट पहुँचकर) उनको प्रणाम किया । राम ने 
उन्हें गले से लगा लिया और नेत्रों से आनंदाश्रु बहाते हुए बड़े स्नेह के साथ उनकी पीठों 
पर हाथ फेरा और उन्हें आश्ञोर्वाद दिये । तब समंत्र तथा गृह ने उस सूर्यवंशी को बड़ी 
भक्ति: के. साथ प्रणाम किया । भरत तथा बत्रुष्त ने तब जानकी तथा लक्ष्मण को प्रणाम 
किया । उसके परचात्‌ उन्हें कुशासन पर बैठने का आदेश देकर राघव बार-बार पिता तथा 


4... 


माता का कुशल समाचार पूछते हुए बोले--हे भरत, तुम क्‍यों इतनी दूर चलकर आये ? 
राजा की आज्ञा से राज्य-भार- ग्रहण करके नीति के साथ राज-काज चला रहें 
हो न... सत्यनिष्ठ महाराज दशरथ की सेवा नित्य प्रति करते हो न ? माताओं को 
सांत्वना देते हुए बड़े आदर के साथ उनकी देखभाल करते हो न ? हमारे कुलगुरु तपो- 
निष्ठ वसिष्ठ की पूजा करके संध्या के समय अग्निहोत्र की विधि का नियमपूर्वक पालन 
करते हो न ? सज्जन मंत्रियों का परामर्श लेकर विजय-साधक मार्ग को समझ रहे हो न ? 
प्रतिदिन रात्रि. के पिछले पहर में जागकर तुम अर्थ-सिद्धि का चितन करते हो न ? उत्तम, 
मध्यम और अधम, जनों का विचार करके उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम में लगाते 
हो न ? अपराध का विचार करके अपने लोगों के संबंध में भी न्‍्यायदंड का पालन 
ठीक तरह से करतें हो न ? मतिमान्‌, लोकप्रिय, स्वामिभकत तथा पराक्रमी को तुमने अपना 
सेनापति बनाया है कि नहीं ? सेवकों के वेतन बिना विलंब के उन्हें हो न ? दूतों 
द्वारा राज्य का समाचार तथा शत्रुओं को गति-विधि का ज्ञान रखते हो न ? गे. 
त्यागकर दीन तथा निर्धन व्यक्तियों की पुकार सुनते हो न ? वर्णाश्रम-धर्म में किसी 
प्रकार का व्यतिक्रम लाये विना आवश्यक व्यवस्था करते हो न ? चोरों और जारों की 
बढ़ती- को रोककर उन्हें कारावास में रखकर उचित दंड देते हो न ? सम्रय-समय पर 
 अंतुरंगिणी सेना की पटुता का निरीक्षण करते हो कि नहीं ? दुर्गों को धन-घान्य तथा 
_ सेना से यक्‍त रखते हुए उनका बल बढ़ाते रहते हो न ? पाय से (पर) घन-संचर्य 
 न॑ करके, किसानों की प्रेम से साथ रक्षा करते हो न ? घनजलोभ में पड़कर विप्रों की 
जागीरों का किचित भाग भी अपहरण नहीं करते हो न ? सतत गोन-बाह्यणों के हित की 
कामना करते हुए धर्म-निष्ठा में तत्पर रहते हो कि नहीं ? जो राजा (इच्छा, क्रिया, 
ज्ञान) शक्तित्रय का, चार उपायों (साम, दाम, भेद, दंड), पंचांगों, षड्गुणों तथा राजा के 
चौदह दोषों का ज्ञान रखते हुए, दयालू्‌ होते हुए, मनु-धर्मशास्त्र के अनुसार देवताओं, 
 पितरों तथा' ब्राह्मणों की पूजा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता हूं, वही स्वगे प्राप्त 


करता है । तुम भी उसी प्रकार राज्य करते हो न ?” 


२९, मरत का राम को दशरथ की मुत्यु का समाचार देना 


तब भरत - गद्गद कंठ से हाथ जोड़कर बोले--हें राजकुलाधीश, में यह. धर्म-मार्ये- 
कुछ वहीं जातता । हे धर्मनिपुण, और एक समाचार सुनिए । कैकेयी ने निर्देयतापूरवंकः 
आपको बला भेजा और आपको बन जाने का आदेश दिया । आप विना विलंब किये 














रद रंगनाथ एल्‍्यायंस 


यहाँ चले आये। आपके दुःख मैं तड़पते हुए सातवें दिन महाराज दशरंथ ने अपन प्रांणे 
छोड़ दिये । मे पितृ-कर्मों को पूरा करके आपके दर्ंनार्थ यहाँ आया हूँ ।' िः 
यह समाचार राम को वज्र के समान लगा, और वे तुरंत मच्छित होकर पथ्वी पर 
गिर पड़े । सीता तथा लक्ष्मण भी मच्छिंत होकर पृथ्वी पर गिर गये । थोड़ी देर के पदचात्‌ 
राम कुछ समले और बार-बार विलाप करने लगे । तब उन्हें देखकर भरत ने कहा-- 
है दंव, धीर होते हुए भी जड़ के समान इस प्रकार' विलाप करना आपको शोभा 
नहीं दंता । आप, लक्ष्मण तथा सीता महाराज की परलोक-क्रिया विधिवत्‌ पूरा कीजिए १ यही' 
उचित है ।/ | 
तब राम मदाकिनी नदी के तट पर पहुँचकर, स्नान आदि से निवत्त होकर बड़ी 
निष्ठा से अपने पिता की तिलोदक-क्रिया की; पिंड-दानं किया और अत्यधिक शोकांकुल 
चित्त से पर्णशाला में लौट आये । उस समय वसिष्ठ, कौसल्या आदि अवरोध॑-जन (रनवास 
की स्त्रियाँ), नगरवासी, नातेदार, सुशील मंत्री आदि के साथ पर्णशाला में पहुँच गये। 
शोकाग्नि से संतप्त होनेवाले राम, सीता तथा लक्ष्मण के साथ उनके चरणों में गिरे और 
रोने लगे । यह देखकर वे सब भी रोने लगें । तब वसिष्ठ ने सांत्वना के शब्दों से उन्हें 
शांत किया । ह | 
तब वनवास के कारण विवर्ण दीखनेवाली सीता को देखकर कौसल्या मन-ही-मन 
विधि को कोसती हुई अत्यंत दुःखी होने लगी । उसी समय उस पर्वत पर रहनेवाली 
किन्नर, यक्न, गरुड़, उरग तथा अमर-कामिनियाँ वहाँ आ पहुंचीं और कौसल्या से कहने 
लगी-- राम की पत्नी, दशरथ को बहू, महाराज जनक की पुत्री (ग्रहाँ) विविध संकट़ों 
का अनुभव कर रही हैँ । विधि-विधान के लिए कोई बात असंभव नहीं है । ु 
उसके पदचात्‌ राम ने सीता के साथ अनघ वसिध्ठ के चरणों की वंदना की; मत्रियों 


माताओं, नातेदारों, मित्रों तथा मंत्रियों को कुशासनो पर बिठाया और आप भी कुशासन्त. 
पर बठ गये। तब भरत की वेश-भूषा देखकर राम बोले--हे वत्स, तुम जटाएँ तथा 
वल्कल क्यों धारण किये हुए हो ? राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तुम जश्ञीघत्र जाकर. 
राज्य-भार ग्रहण करो । इन वचतों को सुनकर भरत ने राम के मुख-कमल को देखते हुए 
हाथ जोड़कर कहा--हे देव, हे राघव, कैकेयी ने असहनशोला हों, आपके महत्त्व से. 
अनभिज्ञन हो, आपको वन जाने का आदेश देकर महान्‌ पाप किया, तो क्या आपक़ो यह 
उचित था कि आप तुरंत यहाँ चले आये ? आपके वियोग से दु:खीं हो, महाराज दशरथ, 
भी स्वर्ग सिधारे । मेरी माता ने ऐसे घोर पाप किये हे । क्‍या इसके कारण वे नरक-कप; 
में नहीं गिरेगी ? राज्य आपका है । में उसे संभालने में असमर्थ हैं । आज ही आप- 
अयोध्या को लौट चलिए और शुद्ध मन से राज्य-भार ग्रहण कीजिए । पति को खोकर 
अत्यधिक जोक से पीड़ित होनेवाली माताओं को सांत्वना दीजिए । मित्रों, मंत्रियों, बंधुओं 
तथा प्रजा-जत पर कपा दृष्टि रखते हुए उनंको अपनाइए । हे दयामय, में आपका दास हूँ 

मूक अपनाकर मेरी विनती को स्वीकार कीजिए [ इस 'प्रकार कहतें हुए भरत राम के 
अरुंणी पर मिरे पड़े | | ््््ि पी 


खयरेध्याकोड १९९ 


राम अपने भाई को उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले-- हें भरत, यह कैसी बात है 
कि 'तुम' बालकों की तरह धर्म-मार्ग को छोड़ने की सलाह दे रहो हो ? माता कैकेयी 
को - अपदाब्द क्‍यों कह रहें हो ? अब तुम स्वयं पिता की . मृत्यु के लिए क्यों दुःख 
कर रहे हो ? मिट्टी, मिट्टी में मिल गई हैं। ऋणानुबंध (पूर्वजल्म का ऋण) रूप में 
पुत्र, मित्र, कलत्र प्राप्त होते तथा विछुड़ते .रहते हैँ | मनुष्य के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते 
ही मृत्यु निश्चित है । यह जानकर जो नर अपने कुलोचित धर्म के मार्य में प्रवृत्त रहता है, 
वह॒ परम भव्य होता है । हमारे पिता ने सत्यनिष्ठा से नींतिनय-संपन्न होकर महान्‌ 
यज्ञ-दान आदि कितने ही सत्काये “किये, राजभोग का प्रचुर अनुभव किया, हम॥ जैसे पृत्रों 
का मूँह जी भरकर देखा, और तब वे प्रजा की प्रशंसा प्राप्त करते हुए स्वर्ग, सिधारे हे। 
उनके लिए शोक करना उचित नहीं है । उतके आदेश को ठुकराना ठोक नहीं है । 
पितृ-वचन का पालन करना पुत्र का प्रिय धर्म होना चाहिए । जो पुत्र ऐसा करता है, 
वही विख्यात होता हैं । पिताजी ने मुझे चौदह वर्ष तक वन में रहने तथा तुम्हें राजसुख 
का भोग करने का आदेश दिया है । अतः, हम वेसे ही रहें । इसके विरुद्ध तुम और कुछ 
भी न कहो ।* 

तबतक . सर्यास्त हो चला था । रात्रि अत्यंत प्रीति से कटो ।, दूसरे दिन प्रात:काल 
ही संध्या आदि; से निवृत्त होकर रघुराम कुशासन फर विराजमान हुए । वसिष्ठ आदि मुनि 
तथ्र॥ अच्य मंत्री चारों ओर बैठे .। सभा में भरत उठे और हाथ,- जोड़कर बोले--“हे देव, 
आपकी आज्ञा को शिरोघप्तारणु कर पिता के, वचन के अनुसार सारा राज्य-भार मेने ग्रहण 
कर लिया हैं ६ में अपत्ता वह, राज्य, आपको दे रहा हूँ । अब आप और कुछ न कहें 4 
सम्रस्त पृथ्वी का भार अपने सिर पर धारण करने की क्षमता आदिशेष को .हो सकता हैं, 
किन्तु जल-सर्प का बच्चा, उसे कैसे .वहक कर सकता है ? में वेसा ही एक ब्रालक .हूँ। 
इतनी विशाल पृथ्वी का भार कहाँ और में कहाँ ? क्‍या सतपुरुषों की रक्षा का भार में 
संभाल सकता हूँ ? बालारुण से सुशोभित होनेवाले उदयाचल पर जुगन्‌ का प्रकाश जैसा 
दिखाई देगा, आप श्रीनिधि, के सिंहासन प्र मेरा बठना भी वैंसा ही दिखाई देगा 4 
इसलिए, आप सूनि-वेझ् को त्यागकर अयोध्या लौट चलिए और अपने. शील से राज्य करते 
हुए. सारी प्रजा की इच्छा' पूर्ण कीजिए । आप इसके विरुद्ध कुछ मत कहिए । .यदि आप 
इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो में आपके सम्मुख ही प्राण-त्याग कर दूँगा या सौमित्र की तरह 
आपकी सेवा करते हुए यहीं, रह जाऊंगा ।” इस प्रकार कहते हुए भरत दर्भासन पर (प्राण 
त्याग करने को) ,लौट ग्रयें । 

राघव ने अपने अनुज को उठाकर कहा--“भ रत, यह कैसी बात हैं ? ऐसा कहना 
क्या तुम्हारे लिए उचित हैँ १. अपने पिताजी की “आज्ञा का विचार तुम बिलकुल करना 
नहीं . चाहते हो ?. महाराज: दशस्थ के साथ तुम्हारी माता का विवाह करते समय तुम्हारे 
नाना ने महाराज से यह वचन माँगा था कि आप मेरी. पुत्री द्वारा उत्पन्न संतान को ही 
राजा बतायेंगे | राजा के वचन देने, पर ही विवाह, संपन्न हुआ था । उस वचन को दृष्टि 
में. रखकर ही ,कैकेयी ने देवासुर-युद्ध , में राजः के, द्वारा दिये गये वरों को माँग । तुम्हें 


९२० रंगन/थ एयशयण 


पृथ्वी और मुझे वनवास देनेवाले राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा करने. के लिए ही 
ऐसी. व्यवस्था दो है । इससे उनकी कीत्ति शाइवत हो गई | इसलिए हम भी महाराज को 
आज्ञा का पालन करते हुए महाव्‌ यश्ञ को प्राप्त करें । सभी पिता इसोलिए पुत्र प्राप्त 
करते. हैं कि वह गया की यात्रा करे, कन्यादान करें और वृषभ छोड़े । पुन्नाम ब्ररक -से 
(पितरों की) रक्षा करनेवाला होने से ही वह पुत्र कहलाता है । यदि में ही अपने पिता के 
वचन का पालन नहीं करूँगा, तो इस पृथ्वी पर पिता के आदेश का पाकूत कौन करेगा ३ 
यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति के अनुसार प्रजा भी हमारे समान ही आचरण 
करेंगी । मेने जो व्रत लिया है, उसको पूरा करके लोटँगा । तुम हठ का त्याग करो-। 
मेरी बातें मानो और मेरे कथन के अनुसार राजा बनो । अब तुम नगर को लोट जाओ” 

तब सभा म उपस्थित मुनि, सुर तथा ब्राह्मणों ने (मन-हो-मन) निश्चय कर 
लिया कि अब युद्ध में रावण की मृत्यु निश्चित है । ऐसा सोचकर उन्होंने भरत से कहा-+- 
हैं उज्ज्वल धर्म-निरत भरत, तुम राम के आदेश का पालन करो ।' 

३०. आराम को जाबालि का उपदेश 

तब मुनि जाबालि ने राम को देखकर कहा--यह तुम्हारा कैसा व्यर्थ विचार है ? 
तुमने मुनि-वेश धारण किये, नृप-वेश छोड़ दिया, राजभोग त्याग दिया और नियमों का 
पालन करत हुए इस ढंग से जीवन व्यतीत करते हो ? कहाँ के माँ-वाप और कहाँ के 
पुत्र ? कहाँ का सत्य और कहाँ का पृत्र-धर्म ? यह सब मिथ्या हैं । माता-पिता अपने 
सुख के लिए आपस में मिलते हैं । शुक्र तथा रक्‍त के संयोग से मनृष्य का जन्म होता है । 
पिता केवल बीज का दान देता है। बहुत क्‍यों, बुझे हुए दीप में तेल देता जितना 
निरर्थक है, वेद-विधि से परलोक-क्रियाएँ करना भी उतना ही निरथंक है । इसलिए मेरी 
बात मानकर तुम अयोध्या लौट जाओ और राज्य ग्रहण करो ।! 

जाबालि के इन वचनों को सुनकर रघुवीर ने क्रोध में आकर कहा--हे मनींद्र 
एंसे नास्तिकतापूर्ण विचार आप किसी दूसरे को समभावें । हमारे लिए वही आचरणीय, है 
जिसे हमारे पूव॑जों ने किया सब धर्म सत्य के आधार पर निर्भर हें ।, सत्य से 
बढ़कर दूसरा धर्म और क्‍या हो. सकता है ? ऐसे सत्य का पालन करने के लिए मेरे 
पिताजी ने मुझे वन में भेजा है । यदि उनके आदेश का तिरस्कार करूँ तो मुझसे बढ़कर 
नीच ओर कोन हो सकता है ? ज्ञानियों का कहना है कि संत्य, धर्म, शम, दम, 'भूत-दग्ना, 
न्नीति, विक्रम, प्रिय वचन, तथा देव-पितु-पूजऩ स्वर्ग .के साधन हैं ] इन सब को मिथ्या 
घोषित करनेवाले आप अग्रजन्मा कैसे कहला सकते हैं ? आपको क्‍यों दोष दँ ? आप 
जेस नास्तिक का आदर करनेवाले मेरे पिता ही दोषी थे । 

, «राम के वचनों को सुनकर जाबालि ने बड़े स्तेह से :कहा--हे राजन, मैंने आपको 
जास्तिक मानक्र ऐसा विचार इसलिए प्रकट किया है, कि आप किसी प्रकार भी अयोध्या 
लौट चलिए: । ,इसलिए आप; घैये प्वारण करें, ु 

३११- पादुका-दान , ला, 


धब' संयर्मी वर्सिष्ठः ने! इक्षवांकु: सें/ सयेदृंश तक «कु सभी, यजाओं की" “चर्चा 


अयरेध्याकीड हर्ट 


करते हुए कहा--हे अनघ, तुम्हारं वंच् में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अग्रज के रहते हुए अनज 
राजा बने । पूर्वजों की 'परपरा के अनुसार तुम्हारा राज्य ग्रहण करना ही उचित है । 
किन्तु पिता के आदेश का उल्लंघन न करने का तुम्हारा दढ संकल्प है, तो जेंसे भरत प्रेम 
से तुम्हारी सेवा. करता रहा हैँ, वैसे वह तुम्हारी पादुकाओं की पूजा करते हुए शांति से रह 
सकेगा -। अतः, तुम अपनी पादुकाएं उसे प्रदान करो । 


तब माता, मित्र, आश्रित, मंत्री, प्रजा आदि सबने कहा--है राम, ऐसा 
करना ही उचित तुरंत भरत ने स्वर्ण-विलसित पादुकाएँ राम के सामने रख दी । 
तब राम ने उत्कूल्ल अरुण कमल के गर्भ के वेसवं को भी परास्त करनेवाले मुनि-बधू के जाप 
का मोचन करनेवाले, सृति-शिरोभाग पर विलसित होनेवाले, सतत सनकादि मुनिजनों के 
विवाद को कारणमूत, अपने चरण उन पादुकाओं पर रखकर उन्हें भरत को दे दिया । 
उन दोनों को सिर पर धारण किये हुए भरत राघव से बोले--हे देव, नृप-वेश त्याग 
करके, मनि-वेश धारण किये हुए, राज्य का भार इन पादुकाओं पर रखकर, में चौदह वर्ष 
तक राज्य की रक्षा करूँगा । आपके चरणों की सौगध खाकर कहता हैँ कि यदि अवधि 
के समाप्त होते ही आप अयोध्या नहीं लौटेंगे, तो में अग्नि में प्रवेश करूँगा । यों कहकर 
उन्होंने अत्यंत भक्ति से अपने अग्रज को प्रणाम किया । राम ने उन्हें हृदय से लगाकर 
आशीर्वाद दिया । उसके पदचात्‌ उन्होने अपनी माताओं को सांत्ववा दी और पुम्यात्मा 
मनि-पंगवों, मित्रों, मंत्रियों, बंबुनबांधवों तथा सभी प्रर्जा को बड़े प्रेम से विदा किया | 
अत्यधिक उमड़ते हुए शोकाकुल हृदय से भरत ने पादुकाओं की परिक्रमा की, उन्हें भद्रगज पर 
प्रतिष्ठित किया और आप तथा शत्रघ्न छत्र-चामर लिये हुए उसके पारवें में खड़े हो गये । 
सब लोग वहाँ से रवाना हुए । भद्वगज के चारों ओर सेना चलने लगी । 


भरत इस प्रकार चित्रकूट से चलकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे । बहाँ 
उन्होंने भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया । उनकी आज्ञा लेंकर | 
आगे चले और गंगा नदी पार करके शांगवेरपुर पहुँचे । बड़ें आदर से वहाँ गृह को 
विदा करके, वे अयोध्या नगर पहुँच गये । रनवास में माताओं को छोड़कर उन्होंने अंतःपुर 
की रक्षा के लिए सेना रख दी । मणि-रहित रत्न-मंजूषा की तरह तथा सूर्य-रहित दिन की 
तरह रामचन्द्र-रहित शृन्‍्य अयोध्या को देखकर उन्हें उस नगर में रहने की किचित्‌ भी 
इच्छा नहीं रह गई थीं । इसलिए वे नंदीग्राम में जाकर निवास करने लगे । रघराम को 
पादुकाओं पर समस्त राज्य-भार रखे हुए, राम के समान ही उनकी सतत सेवा करते हुए, वल्कल 
तथा जटाएँ घारण किये हुए, राघव के पुनरागमन की कामना करते हुए और उनके सदगणों 
की प्रशंसा करते हुए सरस सज्जन मंत्रियों के परामशें से भरत राज-काज सँमालने लगे 


यह अयोध्याकांड समस्त लोक में विख्यात होते हुए विद्वज्जनों की प्रश्नंसा का पात्र 
बन जाय । आंध्र-भाषा के अधीश्वर, विमलचेता, आचारवान्‌ू, अनुपम धीमानू, भूलोकनिधि 
गोनबुद्ध राजा ने, कमनीय गृण तथा घेैयें में मेरुपर्वत, छात्रु के लिए भैरव-रूप, महात्मा, 
अपने पिता विद्ठुल-नरेश के नाम पर आयचंद्राक संसार में पूज्य रहने योग्य रीति से, 
असमान भाव तथा ललित शब्दार्थों से युंवत्त रामायण के अयोध्या-कांड की रचना की ॥ 
१६ 


श्र्र्‌ रंगनशथ रायायए 


5 


ऋषि-आदिकाव्य और रसिकजनों के लिए आनंददायक होकर पृथ्वी पर विलसित इस 
पुण्य-चरित्र को जो पढ़ते हैं, या सुनते हैँ, उन्हें साम आदि बहुवेदों का धाम, रामनाम- 
रूपी चितामणि की महिमा से समस्त भोग, परहित बुद्धि, उदार विचार, परिपूर्ण शक्ति, 
साम्राज्य, विमल यश, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दान में प्रेम, चिरायु, ऐश्वयं तथा स्वास्थ्य, 
अक्षय कल्याण, पापों का क्षय, श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति, शत्रुतनाश और धन-धान्य-समृद्धि 
आदि प्राप्त होंगे । उन्हें विना किसी विध्न-बाधा के लावण्यवती स्त्रियों का प्रेम तथा पुत्रों 
के साथ जीवन प्राप्त होगा । उनके सब संकट दूर होंगे । नातेदारों से उनका प्रेमपूर्ण 
मिलन होता रहेगा और उत्तकी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी । उनके गहों में देवता तथा 
पितृ-देवताओं की तृप्ति होती रहेगी । यह (रामायण) मोक्षसाधक है, पापनाशक है, 
दिव्य है, भव्य हैं, श्रीकर है । इसके रचयिता की श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति होगी और वें 
इंद्र-भोगादि को प्राप्त करेंगे । जबतक कुल-पर्वत, नक्षत्र, रवि, चन्द्र तथा दिशाएँ रहेंगी, 
जबतक वेद रहेंगे, पृथ्वी तथा समस्त लोक रहेंगे, तबतक यह कथा अक्षय आनंद-समूह 
को देने में समर्थ होगी । 


: अयोध्याकांड समाप्त : 


श्रीरंगनाथ रामाथण 


(ऋरएयकाड ) 


१. चित्रकूट से प्रस्थान 


चित्र-विचित्र वस्तुओं के आगार चित्रकूट में निवास करते हुए और मुनियों की 
प्रशंसा प्राप्त करते हुए राम ने भरत के आगमन की बात सोचकर निरचय किया कि अब 
मुर्भे यहाँ निवास नहीं करना चाहिए । वें सोचने लगे कि अगर में यहाँ रहूँ, तो अयोध्या- 
वासी यहाँ पर अक्सर आते रहेंगे । अब भी गज, रथ तथा अइवों के आने से बन का 
बहुत-सा भाग नष्ट हो गया है । इसके अतिरिक्त परम संयमी मुनि मुझसे अनुरोध कर 
रहे हूँ कि में खर-दृषण आदि राक्षस-समूह के अत्याचार दूर करूँ । (इसलिए मेरा यहाँ 
से चला जाना ब्ावश्यक है ।) 

इस प्रकार सोचकर दूसरे दिन उन्होंने चित्रकूट के मुनियों की आज्ञा प्राप्त की और 
वहाँ से चलकर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँच गये । मुनि ने अपने शिष्यों के साथ बड़े 
स्नेह से राम की अगवानी की और उन्हें आश्रम में ले जाकर कई प्रकार से उनका आदर- 
सत्कार किया । मुनि-पत्नी अनसूया ने बड़े प्रेम से सीता का आतिथ्य किया । उन्होंने 
सीता को पातिद्नत्य-धर्म का उपदेश किया; अपने समे-संबंधियों को छोड़कर पति के साथ 
वन में रहने के उनके निईचय की प्रशंसा की । इसके पश्चात्‌ अनसूया ने सीता को विभिन्न 
प्रकार के अंगराग, कमी न मुरभानेवालें फूल और कभी मैले न होतेवालें वस्त्र दिये | 


45 रंगनाथ एरायायण 


ज्छ 


फिर उन्होंने सीता से कहा--हे रमणी, तुम मुझे यह बताओ कि स्वयंवर में राघव ने 
तुम्हें कैसे प्राप्त किया । तब (सीता) अपने पति की ओर देखकर ब्रीड़ा से अभिभूत हुई 
और मंद-मंद मुस्कुराती हुई बोली--हे माता, सुनिए । मिथिला के अधिपति जनक के, 
यज्ञ-शाला के लिए भूमि जोतते समय मेरा जन्म हुआ । इस कारण मेरा नाम सीता पड़ा। 
संतानहीन होने के कारण राजा ने बड़े स्तेह से मेरा पालन-पोषण किया । युवावस्था 
को प्राप्त होनेवाली मृझे देखकर उन्होंने सोच-विचारकर घोषित किया कि हमारे 
घर में स्थित शिव-धतुष का जो संघान करेगा, उसी के साथ में इंस कन्या-रत्न का विवाह 
करूँगा । इस समाचार के पाते ही अनेक राजा वहाँ आये, किन्तु वे शिव-धतुष को उठाकर 
उसका संधान न कर सकने के कारण वापस चले गये । कुछ दिनो के पदचात्‌ विद्वामित्र 
की सेवा करने के उपरान्त राष्व वहाँ आय । उन्होंने जिव-धतु को इस प्रकार तोड़ दिया, 
जैसे हाथी ईख को तोड़ डालता है । तब उन्होने मेरा पाणि-ग्रहण किया । 

इस प्रकार सीता के अपने विवाह का वृत्तात सुनाने पर अनसूया हर्षित हुई । 
तबतक रवि पद्चिम समुद्र में डबने लगा । राम ने संध्या आदि नित्य-कर्मों को पूरा किया 


घर 


और अत्रि का सत्कार ग्रहण किया तथा उनकी सत्सगति में रात वही बिताई । 
२. राम का दण्डक-वन की यात्रा करना 


दूसरे दिन प्रात॒काल ही संध्या आदि कर्मो से निवृत्त हो अत्रि की आज्ञा लेकर 
राम ने उस दण्डक-वन में प्रवेश किया, जो सरल ताल, तमाल, साल, कपिला, कुरबक, 
अगरु, कुटज आदि व॒क्षों से भरा हुआ था, जो सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का निवास- 
स्थान था और जो गेड़ा, सिह, हाथी, नीलगाय जैसे मृगों तथा गंड भेरुण्डः (दो शिरों- 
वाला एक पक्षी) जैसे पक्षियों से पूर्ण था । ऐसे वन में प्रवेश करके वेद-घोष से प्रति- 
ध्वनित होनेवाली तथा हवनकुडों से पवित्र पर्णशालाओं में पवन, जल तथा सूखे पत्तों 
का आहार करते हुए तपद्चर्या में लीन मुनियों के निवासों तथा तपस्वियों के आश्रमों 
के दर्शन करते हुए, राम अपने अनुज के साथ मुनियों का आतिथ्य ग्रहण करते हुए यात्रा 
करते रहे । 

३. विराध का वध 


न्क्प्ट 


इस प्रकार उस दण्डक-वन में जाते समय, पर्वत के समान आकार, भयंकर आँखें, 
वड़ा मुंह और नासिका तथा दीरधकाय विराध नामक भयंकर राक्षस, अपने अट्ठहास से सारे 
आकाश को केपाते हुए और वन को चीरते हुए आया और अपनी बलिष्ठ तथा पैनी चोंच 
तथा बाहुओं से कुंचित केशोंवाली सीता को इस प्रकार आकाश की ओर जड़ा ले गया, जैसे 
गरुड़ पक्षी सँपोले को उड़ा ले जाता है । फिर, जानकी की दशा देखकर दुःखी होनेवाले 
राम तथा लक्ष्मण को संबोधित करके उसने कहा-- क्यों रे, तुम्हारा कितना साहस है कि 
ल्लुम वीरों की तरह निर्भव होकर धनुष-बाण धारण किय्े इस वन में विचर रहें हो, जिसमें 
से रहता हूँ । आखिर तुम्हारा भुजबल कितना है ? मेरी माता शतहुृद हैँ और, मेरे 
प्रितां जय; हैं । . किसी भी आयुध से न मरने का वर मेंने, पहले ही ब्रह्मा से प्राप्त, किया है.।, 


ऋ7एसंयकीोडे श्र 


में ब्राह्मणों को खानेवाला हूँ । मेरा नाम विराध है । में क्रोध में आता हूँ, तो इन्द्र आदि 
देवताओं को भी निगल जाता हूँ; फिर मनप्यों की क्या बात ? अब तुम्हारा कुशल इसी में है 
कि इस रमणी को मे सौपकर, तुम यह वन छोड़कर चले जाओ । अन्यथा मेरे हाथ के 
शूल के वार की प्रतीक्षा करो ।' 

सौमित्र ने सीता की भीति, तथा राक्षस का गये देखकर कह्ा--हे राक्षस, ये 
पृथ्वी की पृत्री, पृष्यवतवी, साध्वी, राम को पत्नी हूँ, उन्हें ले जाना तुम्हारे लिए उचित नही है । 
अब तुम ले भी कहाँ जा सकते हो ? में अभी तुम्हें पकड़कर तुम्हारा बंध कर डालूंगा।' 

इस प्रकार कहते हुए उन्होंने क्रोध से घनृष पर बाण-सधान करके उसके 
वक्ष:स्थल पर चलाया | तब विचित्र ढग से अद्॒ह्मास करते हुए बड़े क्रोध से उसने जल को 
घमाकर उनपर फेंका । घने बादलों से छटकर नीचे गिरनेवाली बिजली के समान 
आनेवाले उस शूल को राम ने अपने दो बाणों से काट दिया। इसपर और भी कुद्ध होकर 
उसने सीता को पृथ्वी पर गिरा दिया । उस राक्षस के हाथो से मुक्त होकर बादलों से 
निकलकर आकाश-मार्ग से पृथ्वी की ओर विजली की तरह आनेवाली छटपटाती हुई सीता 
को राम ने गसड़-अस्त्र की सहायता से पृथ्वी पर उतार लिया । 

इसके पश्चात्‌ राम ने उस राक्षस पर कई बाण चलाये, किन्तु वह उनकी जरा 
भी परवाह न करके अद्डहास करने लगा । वह बड़े वेग से आया और अपने हाथों से 
राम और लक्ष्मण को उठाकर अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से ज्ीघ्रता से जाने लगा । 
जानकी यह देखकर विलाप करने लगी । राम और लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध से बिजली के 
समान चमकतनेवालें अपने खड़गो को म्यान से निकालकर उसके दोनों हाथों को काट डाला । 
तब धराशायी होनेवाले पहाड़ की तरह वह राक्षस पृथ्वी पर लोटने लगा । फिर भी 
उसे जीवित देखकर राम-लक्ष्मण ने अपने पदाघ्रात तथा मृप्टियों के प्रहार से उस राक्षस 
को चूर-चर कर दिया । (यह देखकर) सभी रुनि साथुवाद देते हुए उनकी प्रशंसा 
करने लगे । 

इसके पह्चात्‌ राक्षस गंधर्व का रूप धारण किये हुए विमान म॑ बैठकर राम से 
बौला--'ें गंवर्व हूँ, मेरा नाम तुबुर हैं । रंभा के साथ रतिनक्रीड़ा में तललीन रहते हुए 
कुबेर की सभा में उपस्थित न हो सकने के कारण कुबेर ने मुझ राक्षस का जन्म लब का 
शाय दिया था | आपके बाहुबल के प्रताप से मेरा शाप-मोचन हुआ । अव मे जा रहा हूं । 
आप मेरे शरीर को यही गाड़कर शरभंग मुनि के आश्रम में जाइए 

इस प्रकार कहकर प्रणाम करके वह वहाँ से चला गया। उसके शेर को वहीं 
माडकर श्रीराम ने सीता को बड़े स्नेह से गले लगा लिया और उतका भय दूर किया । 
उसके पश्चात उन्होंने अपने अन॒ज से कहा--क्या इस पृथ्वी में ऐसे दुर्गंग वन कहीं हो 
सकते हे ? हमें झ्ीकज्र ही सीता को लिये हुए इस वन को पार कर जाना चाहिए । 


४. श्रीराम का शरसंग के आश्रम में पहु चना 


किक जे 


इस प्रकार सोचकर, शरभंग के दर्शन करने की अभिलाषा से राम उनके आश्रम 
की ओर चले । उस समय उन्होंने उस आश्रम के ऊपर से उदित सूर्य की भाँति प्रकाशमान 


श्र रंग्न74 एएगीयप 


अब्वों से युक्त, बवेत छत्र से आवेष्टित, देवताओं से भरे एक विमान को चारों ओर उज्ज्वल 
मणियों की आभा विकीर्ण करते जाते हुए देखा । उस विमान में विराजमान कल्याणगुण- 
सपन्न व्यक्ति को देखने की इच्छा से राम तेजी से आगे बढ़े; किन्तु इतने में वह विमान 
आँखों से ओभल हो गया । 

राम ने मुनि के आश्रम में पहुँचकर, मुनि को प्रणाम किया और मुनि का सत्कार 
ग्रहण करने के पद्चात्‌ बड़े प्रेम से मुनि को देखकर पूछा--हे मुनीह्वर. आपके दर्शनार्थ 
हमारे आते समय एक विमान अपना प्रखर तेज विकीर्ण करते हुए यहाँ से निकल गया था । 
वह यहाँ क्‍यों आया था और कहाँ चला गया है ”? उस विमान में कौन विराजमान थे ? 
आप क्ृपया बतावें । 

तब मुनि बोलें--हे देवेन्द्रबंधू । वह देवेन्द्र था । हे देव, ब्रह्मतलोक जाने का 
आमंत्रण देने के लिए वह देवताओं के साथ देवलोंक से यहाँ आया था । हे रामचंद्र, 
मुझे मालूम था कि आप यहाँ पधारेंगे । आपका पूजा-सत्कार करने के पदचात्‌ जानें का 
निरइचय करके मेने उससे कह दिया कि में अभी नहीं आऊँगा । तुम चाहो तो जा सकते हो । 
इन्द्र भी बहुत दुखी होकर, वनवास (के दुःख) से खिन्न आपको न देख सकने के 
कारण, यहाँ से चला गया है । इतने में आप भी यहाँ आ पहुँचे । हे राजन, आपके 
प्रसाद से मेने बड़ी निष्ठा से, अपना तप निर्विध्न समाप्त किया है । यज्ञ भी सफल हुआ । 
में आपके दर्श़त कर सका । आप अब संयमी सुतीक्षण के दर्शन करके उनके यहाँ रहिए । 
में अब ब्रह्मलोक में जाऊंगा । इस प्रकार कहने के पह्चात्‌ उस मुनीश्वर ने राम के 
सम्मूख ही अपने शरीर को मंत्र-रत करके, अग्नि में दहन कर दिया और इन्द्र आदि 


देवताओं की सेवाएँ प्राप्त करते हुए ब्रह्मतोक को चले गये । 

तब उस आश्रम के निवासी संयमी, वायूसेवी, वेखानस, मौनब्रती, पर्णशाला-बिहीन, 
भूमिशायी, मननशील, उदात्त मुनि, एकांतवासी, अनशनब्रती और पंचारिनियों के मध्य 
तपस्या करनेवाले, सभी तपस्वी भुंड-के-भुंड दयालु रामचंद्र के पास आये और बोले-- 
है राम, आप पिता की आज्ञा का पालन करने में अत्यंत तत्पर हैँ; सत्यत्रती हे और 
निर्मेल यश के आगार हैं । आप जेंसे राजा के रहते हुए क्‍या हमें रक्षसों के उपद्रवों से 
पीड़ित होना चाहिए ? ब्रत की रक्षा करनेवाले राजा को भी उस ब्रती के पुण्य का एक 
चौथाई भाग मिलता है । अब आप सभी देत्यों का संहार करके हमारे तपोब्रत को सफल 
बनाइए । हम आपकी शरण में आये हैँ । शरणागत के रक्षक होने के कारण राम ने 
उन आश्रमवासी मुनियों को अभयदान दिया और कहा--आपकी क्ृपा से बलवान 
राक्षसों के उपद्रवों को में दूर करूँगा । आप दु:खी मत होइए ।' 


५. श्रीराम का सुतीक्षण मुनि के आश्रम में पहुंचना 
इसके पद्चात्‌ वे भयंकर वन-प्रांत में से होते हुए महान्‌ मतिमान्‌ सुतीक्षण मुनि के 
आश्रम में पहुँचे । उस मुनि की परिक्रमा की और अपना नाम कहकर उन्हें प्रणाम किया । 
सुतीक्षय मुनि ने राम को आशीर्वाद देकर उनका उचित आदर-सत्कार किया और उसके 
पश्चात्‌ बोले--हे अनघ, जबसे आपके मुति-वेश् घारणकर चित्रकूट में पहुँचने का समाचार 


अरणयकांड १२८ 


हमने सुना, तबसे हम आपके आगमन की उत्क्ट इच्छा लिये हुए थे । आखिर आप 
यहाँ आ ही गये है । आपके दर्शन कर सके, इससे हम अपने को घन्य मानते हे । 
दुरात्मा, अत्यधिक बाहुबली राक्षस गर्वोन्‍्मत होकर हमारे आश्रम में आये, और हवन- 
वेदियों का नाश किया, यूप-काप्ठों को उखाड़कर फेंक दिया, पेड़ो को उखाड़ डाला, जप- 
मालाओं को तोड़ दिया, हमारे वस्त्र फाड़ डाले, फलो को चुन लिया, फलो को गिरा दिया, 
सरोवरों का . पानी गंदा कर दिया, कई प्रकार के दुःख दिये और कई मुनियों को भार 
भी डाला । हमारी रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हें देव ! आप हमारी रक्षा कीजिए । 
हमें दुःख देनेवाले इन राक्षसों को हम अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखकर, चाहें तो भस्म कर 
सकते हे । किन्तु पृथ्वी पर आपके जैसे राजा के रहते हुए हम क्रोध नहीं करते है । 
अतः, आप इन दुष्ट राक्षसों का संहार करके हमारे तप की रक्षा कीजिए ।” तब राम ने 
उन्हें सांत्वना दी कि में युद्ध में इन राक्षमों का वध करूँगा, आप खिन्न मत होइए । 
इसके पदचात्‌ उन्होंने शरभंग के आश्रम के निवासी मुनियों को अपने अभयदान का वजृत्तांत 
सुताया, राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की और उनकी संगति में वही रात बिताई । 

दूसरे दिन बहुत-से मुनि वहाँ आये और राम से अपने-अपने आश्रमों में आने को 
प्राथंना की । तब राम सुतीक्ष्ण मुनि से आज्ञा लेकर अन्य मुनियों के पुण्याश्रमो को देखने 
की अभिलाया से वहाँ से रवाना हुए । मार्ग में जानकी ने राम को देखकर कहा--- 
“हें अनघ, (हम ) राज्य छोड़कर वन में आये हैं, जटाएँ तथा वल्कल धारण किये मुनियों की 
तरह जीवन बिता रहे हैं, ऐसी दशा में आप राक्षसों पर क्‍यों क्रोध करते हें ? विचार 
करने पर यह संगत नहीं मालूम होता है । हे काकुत्स्थ-तिलक, जबसे आपने मुनियों को 
राक्षतों का वध करने का आइवासन दिया है, तबसे मेरा मन बहुत ही खिन्न हो रहा है । 
यह॒ कार्य ठीक नहीं है, इसलिए आप यह कर्म छोड़ दीजिए | हैं प्राणेश्वर, क्‍या 
प्राणियों को मारने से पाप नहीं लगेगा ? किसी समय एक मुनि अत्यंत तपोनिष्ठा से 
जीवन-यापन करते थे । इन्द्र ने उन्हें एक खड़ग देकर कहा--इसे आप रखिएं, में फिर 
आकर इसे ले जाऊंगा । तदनंतर उस मुनि ने उस खड्ग से लता, वृक्षों को काठते हुए, 
हिंसा में ग्रवृत्त हो, जड़मति बनकर तपदचर्या त्याग दी और अंत को दुर्गति को प्राप्त 
हुआ । इसलिए हे देव, कहाँ तप और कहाँ राजधर्म तथा अस्त्र-शस्त्र ? आप ऐसा काये 
न कीजिए ॥” 


तब रामचंद्र ने हंसकर सीता से कहा--हे साध्वी, तुम्हारा बताया हुआ मार्ग 
ब्राह्मणों का है, क्षेत्रियों का नहीं । मेरा हृदय जानते हुए भी मुझपर अत्यधिक अनुराग 
रखने के कारण तुम ऐसा कह रही हो । हे तरुणी, उत्तम राजघर्म का पालन करनेवाले 
इसीलिए तो घनुष-बाण धारण करके विचरण करते हे कि शरणागतों की रक्षा कर सके । 
तुम इस परम धर्म का विचार क्‍यों नहीं करती हो ? में उन महामुनियों को दिये गये 
वचन का अवश्य ही पालन करूँगा। प्रही मेरा दृढ़ संकल्प है । में अपने प्राण भले ही 
छोड़ दूँ, तुम्हें भी त्याग दू, या लक्ष्मण को भी छोड़ दूँ, कितु अपना प्रण नहीं टाल 
सकता । इन बातों को सुनकर जानकी चुप रह गई और लक्ष्मण विस्मित हो गये । 

१७ पु 


९३० रंग्ना/थ रायायण | 


६. मंदकर्णी का वत्तांत 

इसके पदचात रामचंद्र प्रत्येक आश्रम में, कही तीन महीने, कहीं चार महीने, आराम 
से रहते हुए, पुण्याश्रमों के दर्शन करते हुए आगे बढ़े । मार्ग मे उन्होंने एक स्थान पर 
एक तड़ाग देखा, जिसके जल के मध्य से संगीत का निनाद अत्यधिक सुनाई पड़ रहा था । 
अत्यंत विस्मय-चकित होकर वे उस तड़ाग के किनारे पहुँचे और उसके निकट निवास करें- 
वाले धर्ममत नामक मनि को देखकर बोले--हे मुनिनाथ, यह कैसी विचित्र बात है 
कि इस तड़ाग के जल में से ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है ? तब धर्ममृत ने अत्यंत 
उत्साह से रामचंद्र से कहा--'किसी समय मंदकर्णी नामक मुनि इस तड़ाग के जल के बीच 
खड़े होकर बड़ी निष्ठा से अनेक वर्ष तक अत्यग्र तपस्या करते रहे । उस तप को देखकर 
इन्द्रादि देवता भयभीत हो गये । उस मुनि के महत्त्व को क्षीण करने के लिए उन्होंने 
पाँच अप्सराओं को भेजा । वे अप्सराएँ मुनि की परिणीता वधुएँ बन गईं और वें जल के 
मध्य मनि के द्वारा निर्मित स्वर्ण-सौधों में, मुनि के सम्मुख बड़े मोद-मग्न हो नृत्य कर 
रही है । इसी कारण से यह सरोवर पंचाप्सर के नाम से विख्यात है । जो मधुर ध्वनि 
अब सनाई पड़ रही है, वह उनके वाद्यों की ध्वनि हूँ । 

इन वचनों को सुनकर राम ने अत्यंत भक्त से पुण्यात्मा मंदकर्णी को प्रणाम किया 
और उस घोर वन के मार्ग से आगे बढ़े । मार्ग में उन्होंने कई मुनियों का दशन करके 
उनको प्रणाम किया । बहुत-से पुण्य तपोवनों को देखकर मुग्ध हुए, कमल और कमलिनियों 
से भरे सरोवरों में स्नान किया; मंद-मंद गति से चलनेवाले पवन की प्रशंसा और 
मिल्लियों की भंकार की निंदा की । शुक, मयूर आदि पक्षियों को पकड़ते हुए, वे हाथी 
वराह आदि मगों का शिकार करते जाते थे । कभी मघास्त्र का प्रयोग करके गर्मी को 
दूर करते और कभी अपने दर्शन करनेवाले के पाप मिटाते । कभी यौवन को प्राप्त लताओं 
से फल चनतें, कभी भंकार करनेवाले भ्रमरों को दूर भगाकर गगनचुंबी पर्वत-शिखरों 
पर चढ़ जातें । जब जानकी थक जाती थी, तब उनका परिहास करते हुए बड़ी मृदुल गति 
से गफाओं को पार करते हुए, चढ़ाव पर चढ़ने की क्रिया (जानकी को) सिखातें । वहाँ 
की भीलतियों के साहस की प्रशंसा करते हुए, अभद्य भाडियों में प्रवेश करते हए ऐसी 
धाटियों में भ्रमण करने लगे, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थीं । इस तरह 
राम, लक्ष्मण तथा जानकी के साथ पुण्य तीर्थों, पुण्य नदियों तथा पुण्य तपोवनों में 
भ्रमण करते हुए दस वर्ष के उपरान्त फिर से सुतीक्षण मुनि के आश्रम में लौट आये 
और उस मुनि के यहाँ बड़े आराम से कुछ वर्ष तक रह । 

७, अगस्त्य से सेंट 

एक दिन रामचंद्र ने अगस्त्य के दर्शन की इच्छा से प्रेरित होकर (सुतीक्षण) मुनि 
को देखकर पवित्र भक्ति से साथ कहा--हे महात्मा, मुनिश्रेष्ठ, अगस्त्य कहाँ रहते है ! 
उनका आश्रम कहाँ है ? कृपया बतलाइए । सुतीक्षण ने उन्हें उस आश्रम के माय की 
दिद्या तथा चिह्न बताये और आश्ञीर्वाद देकर उन्हे विदा किया । अपने प्रिय अनुज तथा 
पत्नी के साथ दक्षिण की ओर चार योजन का रास्ता तय करक, बहुत-स जंगलों, पहाड़ों 


आअरण्यकाोड 2:44 


तथा नदियों को पार करते हुए वे अगस्त्य के भ्राता के आश्रम में पहुँचे । वहाँ बड़ी श्रद्धा 
से उस यतीश्वर के चरणों में सिर भुकाकर बे उस रात को वही ठहरे । मुनि के सत्संग 
में रहते हुए राम ने उनसे प्रइन किया--है यतीहवर, पहले इस स्थान पर अगस्त्य ने 
वातापि का संहार कैसे किया ?” तब वह मुनीद्र रामचंद्र को देखकर उस पुण्य-कथा को इस 
प्रकार कहने लगे--“विसी समय वातापि और इल्वल नामक दो प्रचंड राक्षस इस पृथ्वी 
प्र रहते थे । उनमें वातापि मेष का रूप धारण कर लेता था और इल्वल ऋषि के 
रूप में मार्ग में अड़ा रहता था । वह मार्ग में जानेवाने ब्राह्मणों को श्राद्ध के बहाने 
अपने घर में आमंत्रित करता था और बडे प्रेम से घर बुला लाता था । उसके पद्चात्‌ 
उस मेष को मारकर बड़े प्रेम से उसका भोजन बनाकर उसे अतिथियों को खिलाता था । 
भोजन के पश्चात्‌ वह वातापि का नाम लेकर पुकारता था--हे वातापि । जल्दी चले 
आओ । तब वह ब्राहणों का पेंट चीरकर बाहर निकल पड़ता था । इस प्रकार, उन्होंने 
कितने ही मुनियों को मार डाला । एक दिन कुंससंभव (अगस्त्य) उस मार्ग से आये, 
तो उसने कपट से उन्हें भी भोजन कराया और भोजन के पश्चात्‌ वातापि को पुकारा । 
तब अगस्त्य ने कहा--अब वातापि कहाँ से निकलेगा । वह तो कभी का पच गया है ।' 
इस पर क्ुद्ध होकर इल्वल ने राक्षस का रूप धरकर उनयर आक्रमण करने के लिए 
निकला, तो कुंभसंभव ने अपने हुकार-मात्र से देखते-देखते उसको भस्म कर दिया और 
सब मुनियों को हर्षित किया । इतना ही नहीं, उन्होंने विध्याचल को दबा दिया, अद्वितीय 
ढंग से समस्त सागर को पी गये और नहुष को साँप बन जाने का ज्ञाप दिया । ऐसे 
पुष्यमूर्ति अगस्त्य केवल मुनि नहीं है । वे मुनि के रूप में (रहनेवाले) शिवजी हैं 


इन बातों को सुनकर रघ्राम हर्षित हुए । दूसरे दिन सुनि ने रामचन्द्र का उचित 
आदर-सत्कार करने के बाद उन्हें आशीर्वाद देकर अगस्त्य मुनि के आश्रम का मार्ग बताया 
उस मार्ग से एक योजन तक जाने के पदचात्‌ उन्होंने अग्रस्त्म के उस रमणीय आश्रम को 
देखा, जो कटहल, दाड्षिम, शमी, बेर, अश्वत्थ, साल, द्राक्षा (किशमिश), रसाल, तमाल, 
बेल, खर्जूर, मंदार आदि वृक्षों से और उन वृक्षों पर लदे हुए सु्ंधित फूल, और 
उन फूलों के मकरंद पर आसकत अ्रमर, सुन्दर पुष्पों के पौधे, और उन पौधों के मध्य 
मित्रता के साथ विचरण करनेवाले मृगों, कोकिलों का कल-कूजन, शास्त्र तथा वेद-ध्वनि, 
तथा विविध तपोविनोदों से दीप्तिमान्‌ था । 


90०... 


आश्रम में पहुँचकर राम ने एक म्‌नि के द्वारा अपने आगमन का समाचार अगस्त्य 
मुनि को जनाया, और उसके पह्चात्‌ उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनके चरण-कमलों में 
बड़ी भवित से वंदना की । अगस्त्य ने उन्हें हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिये और विविध 
प्रकार से संतुष्ट किया । तदुपरान्त मुनि बोले--हे शुभ नामवाले राम, हें उत्पल-श्याम, 
हैं गुणघाम, तुम क्रूर दानवों में भय उत्पन्न करनेवाले हो । मुनियों का सौभाग्य हैँ कि 
तुमने सुनि-वेश में तपस्वी की तरह वन में निवास करते हुए, मुनियों को अभयदान दिया है 
कि तुम राक्षसों का संहार करोये, अतः वे दुःखी न हों। तुम्हारे इन दयापूर्ण वचनों को 
सुनकर मुझ्के परम हर्ष हुआ ॥' | 


एड्स रंग्नश/थ रयायपणग 


इस प्रकार कहने के पदचात्‌ उन्होंने बड़े प्रेम से उंनका अतिथि-प्रत्कार किया और 
असमान दिव्यास्त्र, दस्त्र, कोदंड तथा कछच आदि प्रदान किये । उन सबको ग्रहण करके 
रामचंद्र ने वही उनके सत्संग में रात्रि बिताई । ः 


दूसरे दिन संध्या आदि से निवृत्त होने के पश्चात्‌ परमात्मा राम ने उस मुनिश्रेष्ठ 
को प्रणाम किया । तब उनको आशीर्वाद देकर भविष्य के कार्य की संभावना करके उस 
धीमान्‌ कुंभसंभव ने अत्यंत आदर के साथ रामचंद्र को संबोधित करके कहा--हे राम ! 
शुम उस पंचवटी में जाकर रहो, जिसके प्रांगण में गोदावरी नदी के पुण्य जल से शीतल 
बनाये गये तथा मंद-मंद चलनेवाले पवन के प्रभाव से लता-रूप्री नत्तंकियाँ नृत्य करती 
रहती है, और जो जटाधारी घूृर्जंटि के लिए पूज्य हैं। कुंमसंभव की आज्ञा लेकर रघुवर 
उस स्थान के लिए रवाना हुए । | 

5, जठायु से मित्रता 

मार्ग के मध्य में उन्होंने एक खगराज को देखा, जो पंखों से युक्त कुल-पर्वत के 
समान था । राम ने सोचा कि यह भी कोई राक्षस होगा, इसलिए उससे प्रश्न किया कि 
तुम कौन हो ? तब वह पक्षी बड़े हर्ष से कहते लगा--हें राम, मेरे पिता, गरुड़ के 
अग्नज, कश्यप के पूत्र तथा सूर्य के सारथी महात्मा अरुण है । संपाति मेरे अग्रज हैं ।. 
में आपके पिता का मित्र हँ; आपका हितषी हूँ, पराया नहीं हूँ और में महान साहसी हूं । 
मेरा नाम जठायू है। यह वन असुर-राजा के अधीन है, इसलिए (आप) सीता की 
रक्षा सावधानी से करते रहिएगा । तब राम ने उसे अपने पिता दशरथ के समान 
मन में मानकर बड़े स्तेह से उसकी पूजा की और वहाँ से चलकर पंचवर्टी में जा पहुँचे । 
वहाँ के श्रेष्ठ तपस्वी तथा मुनियों को बड़ी भकित से प्रणाम करके राम ने उनका सत्कार 
ग्रहण किया और फिर लक्ष्मण तथा सीता को देखकर बोले--हमने कई प्रकार के पुण्य 
आश्रमों को देखा है; किन्तु ऐसी गौतमी गंगा (गोदावरी), ऐसे सरोवर, ऐसे वृक्ष और 
ऐसे आश्रम कहीं नहीं देखे । हम आज से यही रहेंगे ।' 

इस प्रकार वे अत्यंत हर्षित हुए और वहाँ के मुनियों की अनुमति प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ स्वयं तथा लक्ष्मण ने उसी दिन बड़ी तत्परता से एक सदर पर्णशाला बनाई । 
तत्पश्चात्‌ आप और लक्ष्मण ने उसकी पूजा की और भूसुता (सीता) के साथ उस पर्ण- 
शाला में प्रवेश किया । इस प्रकार वें छह मास तक बड़े सुख से वहाँ रहें । 


९. हैमंत-वर्णन 
तब समस्त पृथ्वी को तथा दसों दिद्याओं को कुहरे से आच्छादित करते हुए हेमंत 
ऋतु का आगमन हुआ । एक दिन प्रातःकाल ही सीता के साथ स्नान करने के लिए 
जाते समय राम ने लक्ष्मण को देखकर कहा-- हे लक्ष्मण, तुमने शीतकाल की महिमा देखी हैँ ? 
'आरों. ओर हिम इस प्रकार आच्छादित हो गया है, मानों सभी दिशाएँ ठंड से 
सीत होकर स्वेत कौशेय धारण किये हों । सारी पृथ्वी पर गिरी हुई ओस की बूंदें जमकर 
ऐंसी दिखाई दे रही हैं, मानों हेमंत ऋतु-रूपी बादल ने समस्त आकाशञ्य में व्याप्त: होकर 


_ऋष्ण्यकोंड,..... . #३३* 


त्यधिक ओले बरसाये हों । कहीं-कहीं ओस-कण <दूर्वाकुरों के सिरों पर॑- ऐसे दिखाई पड़ 
रहे हैं; मानों मरकत करी शलाकाओं की पंक्तियों पर सुंदर ढंग से पिरोये गयें मींतियों की :' 
लड़ियाँ-हों | उस पृष्प-लताओं को देखो, जो कामदेव के सम्मोहनास्त्र के समान, स्पश कऋशनवाल : 
पवन- से . भवभीत होक़र, : मानों : विरहिणियों की त्रह चंचल गति :से डोल रही हेँकाः 
ओस में रहनेवाले. कमल, आँसुओं में निमग्न विश्हिणियों के मुखों:का- उपहास कर रह हू 4 
वहाँ देखो. पानी के ऊपर तैरनेवाले कमलों के पराग. पर. मेड्रातेवाले अ्रेंमर जौर लॉलर 
कमल, ठंड से; पीडित सरोवर के देवताओं को लिए थएँ- से: युक्त अंग्रीठियों के समान दीखें? 


डे 


रहे है । हे अन॒ज, वहाँ देखो, जंगली हाथी प्यास से ज्याकुल होकर मंद गति से दौड़ेतें/ 


हुए इस्त नदी में आंते हैं; नदी के जल को अपनी सूड़ों में: भरकर चिघाड़ते हुए. अर्पर्त ॥ 





सूड़ों को समेटे हुए भाग रहे-हैं । अब भरत भी मेरे:प्रति भक्ति: रखते के कारण राज 7] 
भोग. छोड़कर, वल्कल तथा जटाएँ धारण :करके,. मेरे. आगमत की प्रतीक्षा" करते हुए तड़फः 


रहा होगा । न जानें, वह महान्‌ :व्यक्ति, परम पावने ओआ।तु-प्रेमी, अपने पिता तथा: जअग्रजा हक 
की- आज्ञा का पालन: करतेवाला प्ररम यशस्व्री, आश्वित्रों का रक्षक भरत, उषःकांल में कैसे: 


किक 


सरय-नदी में स्नान करता होगा ,? न जाने, वह मनि की तरह कैसे पृथ्वीः पर सोताँ होगा) £ € 
मेरे पिता के सत्य वचन तथा मेरा-दृढ़ संकल्प उनके कारण ही सभी' ल्ोकों में; इतक अछ्यातः हुएचर 

. जिस माता की आज्ञा के कारण में सभी . संयमी मनियों,- के :आशीर्वाद्र आप्तः कर: सकते; ऐसी! 
मात्रा -को. न -जाने कटु वचनों -से--वह. कितना: दुःख देतम होमा:। लहीं,!भज्ना 

ऐसा क्यों करने लगा ? राज्य के अधिकार :से अलग- होकर में -तपस्की. हुआ, कि  खज़्य: 
का अधिकारी होते हुए भी वह तपस्वी हुआ । उस पुष्यात्मा को देखकर दूसरों; को खीखना; 
चाहिए कि भाइयों में परस्पर कैसा व्यवहार उचित है । ऐसे भरत तथा र नेहपूर्ण.. 
माताओं, तथा अन्य नातेंदारों को न जाने हम कब देख पायेंगे । इस प्रकार उनक ;: संबंध: 
. में सोचते हुए बड़ी श्रद्धा से उन्होंने गौतमी नदी में जी मरकर स्नान किया, सूर्य को: अच्छे: 
के दिया, मायत्री-मंत्र का जप करने के पश्चात्‌ बह्मन्यञ्ञ किया और परण्णंशाला को लौटकर बड़ी, 
.. प्रसन्नता से रहने लगे. । 
























१०, जंबुमालि का “वृत्तांत हर, है 
एक दिन लक्ष्मण प्रातःकाल ही उंठे और बड़े पवित्र चित्त से अपने भाई को प्रणाम 

किया और कंद, मल फल आदि लाने वन में चंने गयें। वनों में. घूमते-घामते उन्होंने एक 
ऊँचे पहाड़ को देखा और उसके निकट विचरण करने लगें | इसी समय समस्त पृथ्वी को. 
देदीप्यमान करते हुए सूर्य से उत्पन्न एक खड़ग आकर भीषण जलद के गंभीर -गर्जन कौ-सी द 
वाणी में कहने लगा--हे राक्ष॑ंस-कुमार, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर सूर्य ने शत्रुओं का 
नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेंजा हैँ। तुम मुझे ग्रहण करो। तब उस राक्षेस- 
कुमार ने कहा--सय्य ने स्वयं तुम्हें मुफे न देकर, मेरा अनादर किया है। में तुम्हें 
ग्रहण नहीं करूँगा । मेरे सारे तप पर पानी फिरे गया हैं। हैं सूर्य. के खड़्ब, तुम हे 
जहाँ : चाहो,ः जा: सकते हो / यो” कहकर वह :पूर्ववत्‌! अज्नल/ सम्राक्कि में: लीव; 
हो गया]. द हो 











५४424 रंगनशथ रएयायण 


_. (यह देखकर) लक्ष्मण विस्मित हुए और उस खड्ग की ओर देखकर बड़ी कुशलता 
से उसको निकट पहुँचे और उसे हाथ में लेकर देखने लगे । फिर यह सोचकर कि 
तपस्वियों के आधार इन फल-व॒क्षों को काटना नहीं चाहिए । वे जहाँ-तहाँ भठकतें हुए एक 
विशाल बाँस की भाड़ी के निकट पहुँचे और उस भाड़ी पर खड़्ग चलाया। खड्ग चलाते ही 
उस भाड़ी के मध्य में तपस्या में लीन एक मुनि कटकर भूमि पर लोटने लगा । यह 
देखकर लक्ष्मण मूच्छित-से हो गये । कुछ समय के उपरान्त वे समले और विलाप करने 
लगें-- हाय, यह मेने वया कर डाला ? अनजान में मेने एक ब्राह्मण का वध किया और 
समस्त लोकों की निदा का पात्र बना । ब्रह्म-हत्या का पाप मुझे प्राप्त हुआ हैं | हाय, 
में इतनी दूर क्‍यों आया ? मेने यह खड़ग लिया ही क्‍यों ? अनुपम धर्मात्मा रामचंद्र के 
अनुज मुझे ऐसा घोर पाप लग गया है । यह मुनि न जाने कौन है ? (अनजान में) 
मेनें उनका वध कर डाला । जानकीनाथ सुनेंगे, तो न जाने मुझे क्या कहकर तज देंगे । 
क्या जाने मुनिजन कैसा शाप देंगे | में यह वृत्तांत (राम से) कह भी नहीं सकता, कहे 
विना रह भी नहीं सकता । हाय भगवान्‌ ! सर्वनाश हो गया है। इस प्रकार भय-विह्वल हो, 
दुःख करते हुए धीरे-धीरे पैर घसीटते हुए वे चले । मन-ही-मन सोचते जाते थे कि 
महाराज दशरथ को पितृ-भक्‍त (श्रवणकुमार) के वध का पाप लगा था । पृथ्वी के लोग 
कहेंगे कि पिता के समान पूृत्र को भी पाप लगा । 

इस प्रकार चिंतित होते हुए वे अपने अग्रज के सम्मुख पहुँचे और थर-थर काँपते हुए 
ग़दगद कंठ से युक्त हो उन्हें प्रणाम किया । राघव ने अपने अनुज को उठाकर गले 
से लगाया, (उनके) अश्रुओं को पोंछा, और दयाद्रंचित्त से कहा--हे अनघ, मेरे रहते 
तुम क्‍यों भयभीत हो रहे हो ? तुम धर्म के अनुसार आचरण करनेवाले हो, उदार हो 
निर्मेल आत्मा हो, नीतिवान्‌ हो, महाराज दशरथ के मान्य पुत्र हो. शिव के समान पराक्रमी 
तथा शूर हो । भाई, तुम्हारा मुंह ऐसा क्‍यों उतरा हुआ है ? स्पष्ट रूप से सारा हाल कह 
सुनाओ ॥' 

तब जयशील लक्ष्मण ने कहा--हे भयत्राता, आपकी आज्ञा लेकर में वन से कंद- 
मूल, फल लिये आ रहा था । तब एक कर खड़्ग को आकाश से आता हुआ देखकर मेने 
उसे हाथ में ले लिया और एक बाँस की घनी भाड़ी पर उसे चलाया । उस भाड़ी में 

(तपस्या में लीन) एक श्रेष्ठ मुनि तुरंत भूमि पर लोट गये। अपने अपराध के लिए 
चितित होते हुए, आपके सामने आने का साहस न रहते हुए भी मुझे आना ही पड़ा । 

यह सुनकर राघव अत्यधिक आइचय में पड़कर आगे के कत्तंव्य के संबंध में सोचते 
हुए चुप हो रहे । उसी समय वहाँ के सब मुनि सारा वृत्तांत (राम को) सुनाने का 
निश्चय करके आय और रामचंद्र को आशीर्वाद देकर अत्यंत कोमल स्वर में यों 
बोले-- 


६. 


- हैं अखिलेश, आपके अनुज ने अभी अखिललोक-शत्रु रावण के भानजें, जंबु नामक 
एक: दुष्ट का संहारं किया है । इसमें कोई दोष नहीं है । हें राजन्‌ू, उनके इस कृत्य से 
सभी मुनि संतुष्ट हो गये हूँ ।' 


ऋएणएयकाीड ९३२९ 


तब राघव ने उन मुनियों से पूछा--हे महात्मा, कृपया बतलाइए कि उसने किस 
देवता के प्रति इतना घोर तप किया और वह खड़ग कहाँ से आया ?” तब मनियों .ने 
राम से कहा--पूवंकाल में अपने बल-विक्रम से सभी दिज्ञाओं को जीतने के लिए जाते 
समय दशकंठ ने किसी दूसरे पर विश्वास न करके, अपने बहनोई, पराक्रमी विद्युज्जिह्न 
को बुलाकर कहा था--सावधान होकर लंका की रखवाली करते रहना । इस प्रकार 
उसे लंका की रखवाली करने के लिए नियुक्त करके वह चला गया । 

“इसके पश्चात्‌ विद्युज्जिल्न ने मन-ही-मन सोचा--में सभी मायाओं को जानकर 
दशकंठ को लंकापुर में प्रवेश नहीं करने दूँगा और खुद लंका को हस्तगत कर लूगा । यों 
सोचकर वह पाताल-लोक में चला गया और वहाँ प्रमुख राक्षसों के पास रहते हुए महान्‌ 
माया-यूक्तत मंत्र-तंत्र, ग्रहवाद, अखिलवाद, गारुड़ क्रियाएँ, विषवाद, रसवाद आदि विद्याएँ 
सीखी और वही रहते हुए तरह-तरह की मायाओं को सीखने में तत्पर रहा । इधर रावण 
सभी दिकपालों को जीतकर लंका लौठ आया । विद्युज्जिद्द का सारा हाल जानकर वह 
अत्यंत क्रद्ध हुआ और आँखों से अग्नि-वर्षा करते हुए कहने लगा--मेरी आज्ञा का पालन 
किये विना ही यह (विद्युज्जिन्न) मायाओं के जानने गया हैं । में भी देखेंगा; उसकी 
समस्त मायाओं को आज में मटियामेट कर दंगा । यों कहते हुए वह पाताल-लोक में 
गया तो अस्मय नगरवासी सभी राक्षस भयाकुल हो गये । रावण ने अत्यधिक कोध से 
अपनी तलवार को म्यान से निकालकर, इसका विचार भी नहीं करके कि यह मेरा बहनोई हैं, 
मेरी बहन का पति है, विद्युज्जि्वा का पीछा करके उसका वध कर डाला । 


“इसके बाद वह लंका लौट आया और अपनी बहन शूरपपणखा को बुलवाकर उसे 
सांत्वा दी और कहा--तुम अपनी स्वेच्छा से विचरण करती हुई, अपनी इच्छा के अनु- 
कूल किसी भी पति का वरण करके निर्भय संसार में रहो । उस समय शूपंणखा को 
छह मास का गर्भ था । यथासमय उसने जंब॒ुकुमार नामक एक भयंकर तथा बलझाली 
पुत्र को जन्म दिया । वह जब बड़ा हुआ, तब उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु 
का समाचार जान लिया और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिश्ोध लेने का निश्चय किया । 
उसने सोचा--यदि मेँ ब्रह्मा की तपस्या करूँ तो वे मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे; झिव की 
तपस्या करूँ, तो रावण शिवभक्‍त होने के कारण वे उस पर क्रोध नहीं करेंगे; यदि विष्णु 
की तपस्या करूँ, तो न जाने कब वे प्रसन्न होंगे और कब में प्रतिशोध ले सकंगा । कहते हैं 
कि हरि, हर तथा ब्रह्मा ये तीनों सूर्य के रूप में रहते हे । इसलिए में सूर्य के प्रति 
तपस्या करके उनकी क्पा प्राप्त करूँगा तथा दनुजों के नेता दशकंठ का वध करूँगा । 
यों सोचकर वह सूर्य की तपस्या करने लगा । 

“सूर्य ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रतिशोध लेने के लिए उस राक्षस के पास 
एक खड्ग भेजा । किन्तु गर्वान्ध होकर उसने वह खड़्ग नहीं लिया । इस तरह वह खड़्ग 
आपके अनुज को मिल गया । ऐसा न होकर यदि वह राक्षस के हाथ में पड़ जाता, तो 
वह सभी. लोगों को त्रास देता । दैवयोग से वह राक्षस नष्ट हुआ । हैं सूर्यवंश्न-तिलक, 
अब इसके बारे में चिता क्‍यों करते है ? युद्ध में कात्तंवीयं ने रावण को जीता था । 


€३६ र॑ंगनाएथ एयाःयए 


-भागंव ने उसे मार डाला । ऐसे भागंव राम को आपने युद्ध में हराकर उनका मद चार्ण 
किया । ऐसे (वशवित-संपन्न) आपके द्वारा राक्षस युद्ध में अवश्य ही मारे जायेंगे ।” इन 
बातों को सनकर रघराम आइचयं-चक्ति हुए और विनम्र होकर मूनियों को प्रणाम करके 
बिदा किया । 
११. आर्पणखा का वृत्तांत 
गपंणखा प्रतिदिन के जैसे बढ़िया भोजन, विविध मिष्टान्न आदि से भरा हुआ टोकरा 
लिये हुए आई और कटी हुई बाँस की भाड़ी के बीच खंड-खड होकर गिरे अपने पुत्र को 
देखकर मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । सँमलने के बाद वह उन खंडों को एकत्र 
- करके बड़ी देर तक विलाप करती रही । उसके पश्चात्‌ वह कहने लगी--हे कुमार, 
तुम्हीरे लिए क्या यह उचित है कि तुम अपनी आँखें खोलकर मेरी ओर न देखो और 
मुझे न अपनाओ । रावण तुम्हारे मामा हैं, इसका भी विचार किये विना तुम उस प्रतापी 
(रावंण) का वध करना चाहते थे; किन्तु वह तुम से नहीं हो सका । क्‍या तुम ऐसा 
कर सकोगे ? क्‍या वे (रावण) कात्तंवीययं से पराजित हुए थे ? क्‍या अनरण्य की शापाग्नि 
से वे नष्ट हुए ? क्‍या ब्रह्मा के धनृष की अग्नि से उनका अंत हुआ ? क्‍या नलकूबर से 
वे परांजित हुए ? कया वे शिव के वाहन नंदीहवर के क्रोध का शिकार बने ? क्‍या 
शाण्डिल्य मुनि का क्रोध उनका नाश कर सका ? इतना क्‍यों, क्‍या कुबेर लंका में रह 
'सका ? तुमने बात पर ध्यान नहीं दिया कि बलवान्‌ से विरोध करना उचित नहीं । 
उनकी मृत्यु अब नहीं होने की । क्‍या पापी चिरायु की लोकोक्ति भूठी होगी ? (अर्थात्‌ 
पापी चिरायु होता है, यह लोकोक्ति प्रचलित हैँ) ? मैने तुम्हें कितना समझाया कि (उन 
से) वर मत ठानो; किन्तु तुमने मेरी बातों की परवाह न की, और इस प्रकार नष्ट 
हो गये। भला, रावण तुम्हारे हाथ क्‍्योंकर मरने लगे ? कहते हैं कि माता का बचन 
' चर्मे-देवता का वचन होता हैँ । हे निमंलात्मा, तुमने उसकी (माता के वचन की) परवाह 
ज्ञ कौ। गंधवे, सुर, सिद्ध आदि (रावण कं) कारागार में रहते-रहते अंधे हो गये हे । 
क्या कहीं राक्षसों को जीता जा सकता है ? हे विद्युज्जिह् के कुल-दीपक, हे महातपस्वी, 
हें पुण्यवानूं, तप के सिद्ध होते समय तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी । अब भगवान्‌ की 
निदा क्‍यों करूँ ? में तो पतिहीना पापिनी हें । यदि सूत का मुँह देखती रहती, तो शोक 
'कुछ कम हो जाता। स्त्रियों के लिए कुल का उद्धार करनेवाली संतान बहुत ही 
आवश्यक है ॥! 


इस प्रकार विलाप करती हुई उसने अपने पूत्र के शरीर का अग्नि-संस्कार किया । 
उसके परचात्‌ थोड़ी दूर पर तप करते रहनेवाले महात्माओं के पास जाकर बोली--हे नीच 
'तपस्वियो, तुम झिर पर जटाएँ धारण किये, शरीर पर विभूति भले हुए, जनेऊ धारण 
करके, आँखें बंद 'किये, घोर निष्ठा-युक्त तपस्या का बहाना करते हो । सबलोग मिलंकर 
'बकरों का 'सिर काटते हो, उन्हें अच्छी तरह पकाकर पेट भर खा लेते हो और उनकी 
'सुंछी खालों को पहनकर कपट-वेष धारण किये निरपराधों की तरह रहते हो । हें 'गर्व॑ 
ः से (अंधे, तुमलोगों ने पाप-बुद्धि से प्रेरित होकर मेरे पुत्र को किस प्रकार और क्‍यों मारा ? 


कर 


रँ 
+ 


आरस्यकाड 0३9 


यदि यह नही बताओगे, तो मे तुम्हें अवश्य निगल जाऊँगी और अपना क्रोध शान्त करूँगी । 
आज मे तुम्हें छोड़नेवाली नहीं हूँ ।' 

इस प्रकार गरजती हुई वह उन मुनियों के निकट पहुँची । मुनि भयभीत होकर 
उससे बोले--हे शूर्पणपखा, सुनो । मुनि-वेष धारण किये हुए एक मानव, तुम्हारे पुत्र का 
वध करके, फल आदि इकट्ठा करके, उस पर्णशाला में जाकर अविचलित मन से रहता है । 
वहाँ जाओ, तो तुम्हें सभी बातों का पता चल जायगा । 

तब वह दुर्मति राक्षसी क्रोध से लक्ष्मण के चरण-चिक्न का अनुसरण करती हुई 
(राम की प्‌र्णशाला की ओर) चली । इच्चर मुनि लोग हर्षित होने लगे कि यह बाघ 
को छेड़ेगी और अवश्य ही रघवंशी इसे उचित दंड देकर भेजेंगे । सभी दैत्यों के नाश 
का यह मूल कारण बनेगी 

तब राक्षस राजा की बहन शूरपंणखा ने समय का विचार करके ऊँची नाक, उग्र 
भाव, बड़ी-बड़ी आँखें. दाढों से युक्त जबड़े, विशाल उदर, बिखरे कंश, खुला हुआ मुँह, 
काला शरीर, लंबी जीभ, विशाल काया और क्रूर दृष्टि आदि घारण किये और स्त्री- 
रूप में राम के निकट इस प्रकार पहुँची, मानों वह अत्यंत भयकर गति से आनेवाला विष हो 
या समस्त लोकों को निगलने के निमित्त आनेवाला भूत हो, या दैत्य-वंश के नाश का 
समय आसन्न जानकर पृथ्वी पर उत्तर आई हुई मृत्यु ही हो । 

उसने जब इंदीवरश्याम, सूर्य-प्रभा-सम तेजस्वी, सौदये में काम को भी .लजानेवाले, 
जगदभिराम, देत्यों का नाश करनेवाले, राम को देखा, तो तुरंत वह काम-पीड़ित हो गई । 
वह अपने-आपको भूल गई और तमोगुण से प्रेरित होकर अपने को समस्त लोक की सुंदरी 
मानने लगी । उस राक्षसी ने अपने चौड़े मुख से उनके (राम के) मनोज्न मुख की, 
अपने विशाल उदर से उनके क्षीण उदर की, और अपनी तिरछी आँखों से उनके 
विद्ञाल नेत्रों की तुलना करके अपने में और रामचन्द्र में बिलकुल समानता देखने लगी । 
तब उसने निदचय कर लिया कि यही मेरे लिए उचित पति है । तदुपरान्त उसने सूप- 
जैसे अपने मुख प्र हँसी प्रकट करते हुए कहा--घतृष-वाण धारण किये, पत्नी के साथ 
तुम इन अगम्य वनों में क्‍यों भ्रमण कर रहे हो ? इस वेश में तुम क्‍यों रहते हो ? तुम 
कोन हो और तुम्हारा नाम क्‍या है ? 

इन वचनों को सुनकर राम ने मंद-मंद हेसकर उस राक्षस-रमणी से कहा-- 
हैं मनोहर सुंदरी, मेरा नाम राम है । मेरे पिता महाराज दशरथ हे ।इस पर्णकुटी में रहनें- 
वाला मेरा अनुज हूँ । यह पदमाक्षी मरी पत्नी सीता हँ । पिता की आज्ञा से में “इस 
वन में तपस्वियों की तरह रहता हूँ । हे युवती, तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है. ? 
आज हमार यहाँ तुम क्‍यों आई हो ? तुम्हारे हाव-भाव, तुम्हारा यौवन-रूप तथा तुम्हारी 
सुंदरता, क्या अन्य किसी रमणी में हैँ ?* 

इन बातों को सुनकर शर्पणखा ने राम को संबोधित करके कहा--में विश्ववस. के 
| युत्र, समस्त संसार का दात्रु, विक्रम-क्शोधपन, अमित शक्तिशाली. रावण की, बहन तय । 
मरा, नाम जआूपंण्खा है । मेन तुम्हारे रूप की अपने रूप के साथ. तुलना की-<है और मुर्के 

१८ 


2:०4 रंग्नए7थ एशयाशएयण 


विश्वास हों गया है कि मेरा और तुम्हारा प्रेम उचित होगा । इसलिए में तुम पर 
आसकत हूँ । मे अपनी इच्छा से कोई भी रूप घारण कर सकती हूँ, कही भी जाने की 
क्षमता रखती हूँ, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकती हूँ; कोई भी सुख पहुँचा सकती हूँ । 
अब तुम्हारे साथ जो (स्त्री) है, वह किस काम की है ? मेरा सौदर्य देखो और मेरा 
पाणि-ग्रहण करो । यह (सीता) कुल तथा गुण से हौन हैं, विक्रतरूपिणी है, यह तुम्हारे 
लिए कहाँ योग्य है ? हे राम, में अभी इसे निमल जाऊँगी और तुम्हारी इच्छा के अनुसार 
तुम्हारे साथ रति-करीड़ा में प्रवृत्त हो जाऊंगी । 

इस प्रकार कहते हुए जब वह राम के पास आने लगी, तब राम ने सीता को 
अपने निकट बुला लिया । तरुणी की इच्छा को सुनकर, उसका परिहास करने के उद्देश्य 
से उसको रूप को देखकर हँसते हुए बोले--हे सुदरी, में पत्नी के साथ रहता हूँ । यह 
मेरा विश्वास करके मेरे साथ वन में आई है, इसलिए इसे तुमको सोपना उचित नही है । 
इतना ही नहीं, तुम सौत के साथ सुख से कंसे रह सकोगी ? अगर यह नही होती, तो 
में पहले ही तुम्हें ग्रहण करता । अब भी कुछ बिगड़ा नही है । वह देखो, मेरा भाई है; 
श्रेष्ठ तपोधन है, वह मुझसे भी अधिक सुंदर है । वह सदा अपने लिए अनुकल, 
चंचल तथा विशज्ञाल नेत्रवाली स्त्री की अभिलाषा करता रहता हैं । इसलिए वही तुम्हें 
ग्रहण करने में समर्थ हैं ।' 

इस पर शूर्वणखा लक्ष्मण के पास गई और कहने लगी--हे लक्ष्मण, में तुम पर 
आसक्त होकर तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए आई हूँ । मुझे तुम ग्रहण करो ॥' 
लक्ष्मण समभ गये कि राम के भेजने पर यह मेरे पास आई हैँ । इसलिए वे बोले-- 
है सुंदरी, पहले तुमने अपने मन से मेरे भाई से प्रेम किया था । अतः, तुम्हें ग्रहण करना 

रे लिए उचित नहीं है । सौंदयं में सीता तुम्हारी समता नहीं कर सकती । तुम्हारा प्रेम 

और तुम्हारे हाव-भाव आदि यदि एक बार और राघव देखेंगे, तो वे सीता को छोड़कर 
तुम्हें ग्रहण करेंगे । हे रमणी, इसलिए तुम राम से ही प्रार्थना करो । 

सौमित्र की बातों पर विश्वास करके वह तमोगुण-संपन्न स्त्री, अपने भहेपन 
का विचार न करके पुनः राम के पास गई और रति-क्रीड़ा के लिए प्रार्थना करने लगी । 
तब राम ने कहा--हे सुंदरी, तुम उसी (लक्ष्मण) के पास जाओ ।' तब यृवती पुनः 
: लक्ष्मण के पास जाकर प्रार्थना करने लगी । इस प्रकार अनुज अग्रज को, अम्नज अनुज को 
: पदखाने लेंगे | वह युवती विंकल मन के साथ बड़ी अनुचित आशा लिये मन्मथ के सूत्र 
- के द्वारा नचाँई जानेवाली कठपुतली की तरह, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, आनें-जाने लगी । 
अंत में वह उन दोनों की रसहीन बातों से तंग आकर नऋुद्ध होकर बोली-- 
हैं मानवे, एक अकिचन स्त्री के समान मुझे तंग करना क्‍या तुम्हारे लिए उचित है 
अगर में क्रोध करूँ, तो मानवों की कोन कहे, इंद्रादि देवताओं को भी खा जाऊंगी १ अब 
मन इस स्त्री के साथ समस्त संसार को पीसकर खा जाऊंगी । यों कहती हुई उसने बड़ा 
भयंकर रूप घोरेंण कर लिया और मभृत्यु'के समान अट्टहास करती हुई वह [खीता के) 
फनिकट जीने लगीं +#/ तब राधेव बोलें--हें सौंमिन्र, यह जांनकी के ऊपर आक्रबंण करने 


५३ 


'कररयकोड !३९ 


आ रही हैं । अब इससे परिहास छोड़कर, इसे दण्ड दो ।” तब लक्ष्मण ने बाँवी से 
निकलनवाले विष-ज्वालाओं से युक्त साँप-सा अपना खड़ग स्थान से निकाला और उस 
राक्षकी की नाक और कान काट लिये । तब वह रोती-कलपती, विवश हो, टूटे हुए शंगवाले 
लाल पर्वत के सदृश (नाक-कान से) रक्त बहाती हुई, वहाँ से भाग गई । वहाँ 
से भागकर वह चतुर्देश सहस्न श्रेष्ठ निशाचरों के निलय, खर के निवास-स्थान में पहुँची । 


१२. खर-दृषण का वध 


खर न जब उस (शूपंगखा)का रूप देखा, तव वह डर गया ओर पूछा--- किसने 
निर्भय होकर तुम्हारा रूप ऐसा विकृत कर दिया है ? काले नाग को जानकर भी किसने 
उसे पैर से कुचला है ? किसने मृत्यु को इस प्रकार छेड़ा है ? मु्के उसका नाम बताओ । 
में शीत्र उसका रक्त और मांस तुम्हें ला दूंगा । इस प्रकार प्रश्नों की वर्षा करनेवाले 
खर को देखकर वह स्त्री भर्राई हुई विक्ृत आवाज में रोती हुई, अत्यधिक लज़्जा से सर 
भुकाये हुए, इस प्रकार कहने * लगी--वन में जहाँ में रहतो हूँ, मेरा पुत्र सूर्य के प्रति 
अत्यंत निष्ठा से तप कर रहा था | तब मुनि-वेशधारी अत्यंत साहसी, मोहनाकार राम- 
लक्ष्मण नाम के राजकुमारों ने विधा भय के उसका वध कर डाला । मेने अपने पुत्र की 
अंत्येष्टिक्रियाएँ को और वन में रहनेवाले उन सुन्दर आकारवाले राजकुमारों के पास 
गई और उनपर मोहित हो गई । उन्होंने अपनी अमित शक्ति के प्रताप से मेरी ऐसी 
दुगंति कर दी है । में दुःखी होती हुई तुम्हारे पास आई हूँ । तुम तुरंत उनके पास जांगी 
और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनका वध करके उनका मांस ला दो | इस तरह मेरे 
हृदय को शांति पहुँचाओ 
इन बातों को सुनकर खर ने कहा--इस छोटी-सी बात के लिए मेरें आने की 
आवश्यकता ही क्‍या हैँ ? उनकी शक्ति ही कितनी हैँ ? में अपने अनूचरों को (तुम्हारे 
साथ ) भेजू गा । उन्हें ले जाओ । इस प्रकार कहकर उसने यम के-से उग्र तेजवालें (भटों) 
को बुलाकर कहा--तुम इस शूपंगखा के साथ जाओ और उन मानवों का व करके 
मेरी बहन शपंणखा को उन्तका रक्त पिला दो । की लक 
वे राक्षस वायू के साथ आनेवाले दुर्वार मेघों के समान, बिजलियों कस झूल 
घुमातें हुए राम और लक्ष्मण-रूपी सूर्य-चंद्रों पर आक्रमण करने लगे, और घोर गर्जन करने लगे । 
तब राम नें अपने दीप्तिमान्‌ घनुष तथा अन्य आयुधों से यूक्‍त हो उनका सामना 
किया । उन्होंने राक्षसों से फेंकी हुई बिजली तथा शूलों को अपने शस्त्रों से काठकर फृथच्वी 
पर गिरा दिया । उसके पदचात्‌ (राम ने) भयंकर वज्-से बाणों से उनके कंठों को काट 
डाला और तब उनके सिर पके हुए फलों के समान गिर पड़े और वे अनुपम बाणों के 
आघात से सीधी शिलाओं के समान पृथ्वी पर लुढ़क पड़े । है 
तब शूपंणखा अत्यंत वेग से भागकर सभी लोकों को भयभीत करनेवाले खर सर 
उन राक्षसों की मृत्यु का तथा रघुराम की महिमा-समन्वित युद्ध का समाचार कहा । 
आहुति के पड़ने से उत्तेजित होकर भ्रभक उठनेंवाली अग्नि के समान कुद्ध होकर खर 
अत्यधिक आवेश से भरे दूषण, त्रिशिर आदि चौदह सहद्न बलशाली राक्षस दीरों को साथ 


जाई 





१8० रंगनत्थ रथशयर 


लेकर चला । यह देखकर देवताओ के साथ सारा स्वर्ग कॉप गया और सभी पहाड़ों से 
यूक्‍त पृथ्वी हिल उठी । खर ने रण-भेरी बजाई और सुमेरु-पवंत की आभा के समान 
दीखनेवाले -चितकबरे रंग के अब्वों से युक्त, मणिमय कूबर तथा दस स्वर्णमय चक्तों से 
समन्वित, रण में विजय प्रदान करनेवाले, धनुष-बाण और खड़गो से भरे, किकिणि-ध्वनि से 
मुखरित होनेवाले रथ पर चढ़कर वह रण-विद्या-विशारद राम पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा । 
(उसके पीछे-पीछे) बाज के पंखों के समान बाणवाला, बिजली की समता रखनेवाला, 
तव्रिश्षिर (नामक राक्षस) सभी दिशाओं की कांति को मलिन करता हुआ, सूर्य की 
कांति के समान उज्ज्वल, श्रेष्ठ गधों के समूह से खीचे जानेवाले स्वर्ण से आच्छादित रथ 
पर बैठकर बड़े गव॑ के साथ उस महायुद्ध के लिए रवाना हुआ । उसके आगे-आगे मयूर 
की छटा को मात करनेवाले, पवन की गति का भी तिरस्कार करनेवाले, कांति-युकत शीक्र- 
गामी अश्व-समूह के द्वारा खीचे जानेवाले उत्तम रथ पर ब्रैठकर, अत्यधिक उत्साह से बड़े 
ठाट-बाट के साथ (खर) जा रहा था । पथुग्रीव, श्येबगामी, विहंगमुख, मेघमाली, महामाली 
भलयकाल की कालाग्नि की समता करतेवाला सर्पमुखी, कालकार्मुक, दुर्जय, यज्ञ-शत्र, परुष, 
करुणा-रहित, करवीरनेत्र और रुधिराशन नामक बारह प्रतापी राक्षस वीर, बारह आदित्यों 
के समान, बड़ी श्रद्धा से खर के पीछे जा रहे थे | त्रिशिर, प्रमाथी, रणकुशल, महांकपाल 
और स्थूलाक्ष, (आदि राक्षस) उस रण-मदमत्त सेना के साथ चारों ओर सावधान होकर 
चर्ल रहे थे । 

(इस प्रकार जब राक्षस-सेना निकली), तब भयंकर गज-समूहों के चिंघाड़ने, घोड़ों 
के हिनहिनाने, रथों के चलने तथा पदचरों के हुँकारने की ध्वनि तथा पताकाओं के फड़फड़ाने 
की ध्वनि से पथ्वी धंस गई, दिशाएँ चर-चर हो गई, समद्र उमड़ने लगे और सभी भूत 
थर-थर कॉपने “लगे । सेना के चलने से जो धूल उड़ी, उसने आकाश को ऐसा ढक दिया 
कि: संदेह. होने लग़ा कि रवि-मंडल है या नहीं । इसी समय खर की पताका पर चींल 
बैठने ब्रगे । घोड़े घुटने टेकने लगे, रक्‍त' की वर्षा होने लगी, सियार रोते हुए सेना के 
बीच से दौड़ने लगे, नक्षत्र टूटने लगे, पक्षियों की ध्वनि चारो ओर सुनाई पड़ने लगी -। 
इसी प्रकार के कितने ही उत्पात पृथ्वी और आकाश में होने लगे । फिर भी खर विना 
भयभीत हुए- आगे बढ़ता गया और दण्डक-वन में पहुँच गया । अनूपम आकारवाले राम उस 
कोलाहल को-सूनकर पर्णशाला के बाहर आकर खड़े हुए और पृथ्वी तथा आकाश में दीखने- 
वाल्ल अपशाकुन को देखकर, शीघ्ष अपने अनुज को बुलाया और कहा--सौमित्र, युद्ध-सूचक 
चिह्न कितने ही दिखाई पड़ रहे हें । कदाचित्‌ वह निद्य और नकटी राक्षसी अपने सार्थ और 
सेना. ला रहीं है । वह सुनो, सेना का रणघोष सूनाई पड़ रहा है । वहाँ देखो, सेनाओं 
के चलने से धूल आसमान में, छा रही है | .जानकी का अब यहाँ रहता ठीक़ नहीं । 
इसलिए सावधान होकर तुम शीघ्र ही उसे अपने साथ ले जाकर पव॑त की: गुफा में ठहरो। 
* « तब लक्ष्मण ने कहा-हें सूयंवंश-तिलक, आपको यहाँ छोड़कर में कैसे जा सकता हूँ ? 
आप ही सींतांजी के साथ पर्वत की गुफा में जाकर देखते रहिए । में आपकी कपा 


॥ 


'#इन  दुर्वार' राक्षतों का वध करूँगा ।' ये बातें सुनकर राम'ने कहा--इनसे युद्ध करता 


अरण्यकोॉड श्श्ए 


मेरे लिए कोतुक का विषय होगा । इसलिए तुम यहाँ मत रहो । जानकी को साथ लेकर 
जाओ । (इन बातो को सुनकर) लक्ष्मण सीता को साथ लेकर पव॑त-गूफा में चले गये | 


तब राम प्रलयकाल के रुद्र के समान क॒द्ध होंकर अपना प्रताप प्रकट करते हुए; 
कृपाण, कवच, धनुष-बाण धारणकर, श्रेष्ठ तूणीर-युगल (पीठ पर) बाँधकर और पर्वत्त 
को भी धनुष के आकार में भुकानेवाले शिव की तरह, अपने धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाकर, 
उस प्रत्यचा की टंकार करने लगे । उस धनुष की टकार की ध्वनि सारे काश में गजने 
लगी । इन्द्र, दिकुपाल और अन्य देवता अपने रत्न-खचित विमानों पर आसीन हो यह 
देखने की उत्सुकता प्रकट करने लगे कि राम अकेले खर तथा दृषण आदि अत्यन्त प क्रमी 
नौदह सहस्र राक्षतों का वध कैसे करते है ? सभी देवर्षि स्वर्ग से कई थार आशीर्वाद 
देने लगे कि महात्मा राम इन मायावी राक्षसों का वध करने में सकल हो । राम का तेज . 
सभी वन, वृक्ष, पृथ्वी तथा आकाश में एसा व्याप्त हुआ, मानों दस सहन्न कोटि सूर्यों का 
तेज समस्त लोको में व्याप्त हो गया हो । 

इस प्रखर तेज के कारण जड़वत्‌ हो, “भी उत्साह को खोकर, आँखें चौधिया जाने 
के कारण अत्यंत दीन दीखनेवाले उह्षस-स्मृह को देखकर, खर ने दूषण से रूहा-- (हे 
भाई), क्‍या कारण हैं कि हमारी सेना की गति मंद पड़ गई है । क्‍या बखत्र-सेना ने 


करे 


उसका सामना किया है ? या कोई नदी बीच में पड़ गई है ?' 


ई 


तब दूषण ने सारा समाचार जानकर क॒हा--हे दनुजेश्वर, राम का उहण्ड तेज 
सारे संसार में व्याप्त हो गया हैं । इसलिए हमारी सेना की गति मंद पड़ गई हैँ ।' 

यह बात सुंनकर खर अत्यंत कुद्ध हुआ और सेना को डाॉट-फटकार बताते हुए, 
भयंकर रीति से सारी सेना का संचालन करते हुए वह आगे बढ़ा । अत्यधिक भुजबल, 
आटोप तथा पराक्रम से समन्वित उस राक्षस-सेना ने गज, रथ, तुरंग आदि से यृक्त हो, 
अत्यंत वेग से काकृत्स्थ-वंशज राम को इस तरह घेर लिया, जैसे अग्ति-समूह एक साथ 
प्रचंड दावानल पर आक्रमण कर दे । (इस प्रकार राम को चारों-ओर से घेरकर) वें 
उन पर, दर, खड्ग, त्रियूंसल, करवाल, भाले, मृद्गर, परशु, गंडासा, गदा, पाश, चक्र आदि 
विविध आयुधीं की वर्षा करने लगे ।'देवता भयभीत हो उठे । मेघों से आच्छादित भास्कर 
के समान थोड़ी देर के लिए राम दिखाई “भी नहीं पड़े । किन्तु तुरन्त उन्होंने ऐन्द्रजालिक 
की तरह राक्षसों के द्वारा चलाये गये मभी विविध हस्त्रास्त्रों को नष्ठ कर दिया । इससे 
हर्षित होकर सभी देवता उनकी प्रशत्ता करने लगे । अविरल गति से राष्तैसों ऊ द्वारा 
बरसाये जानेवाले गस्त्रास्त्रों को बीच में ही नष्ठ करते हुए (राम ने) परिवेश (मंडल) 
से घिरें हुए मध्या ह्ल-सूर्य कं समान अपने चारों ओर अपने प्रखर तज का घेना बनाये हुए, 
कोदंडः को कुंडलाकार में भुक्नाकर, युद्ध के उत्साह से फड़कनेवाली भुजाशों से युक्त हो, 
अपने तृणीर के अनगिनत बद्राणों का एक साथ संधान करऊके, अपने आगे-पीछे तथा 
दोनों पाइ्व-भागों में व्याप्त शशस-सेना पर उनका प्रयोग किया । उनके इस दार-प्रयोग से 
मत्त द्राथी और योद्धा वट मरे, अइबव और घृड़सवारों के टुकड़ें-टुकड़े हों गये; पंदचर 
सेनिक ओर उबके आयुध नष्ट-अ्रष्ट हो गये । शिर और शर उनके सामने कट-कटकर 


१8२ र्गनाथ रायायर 


गिरने लगे, योद्धाओ के अग और रथों के भाग पृथ्वी पर गिरने लगे. गृण-सहित धनुष 
तथा कवच च्र-चूर हो गये, रथी और सूत पृथ्वी पर लोटने लगे, श्वेत छत्र और पताकाएँ 
टूटने लगी, बौर मांस-खंड छिल्न-भिन्न होकर गिरने लगे । इस प्रकार युद्ध ने भयंकर रूप 
धारण क्या । 

सूर्य के प्रकाश से जिस प्रकार अंधकार तितर-बितर हो जाता है, वैसे ही सम के 
असमान पराक्रम से नष्ट होने के बाद बची हुई राक्षस-सेना दर्प खोकर खर की शरण 
में पहुँची । खर ने उनको प्रोत्साहित किया और दृषण को युद्ध करने के लिए भेजा । 
बची हुईं सेना के साथ वह अपनी झक्ति दरसाते हुए, शीघ्र ही राम क निकट आ पहुँचा 
और उनपर ताल, साल (आदि वृक्ष), शिलाएँ तथा विविध अस्त्रों की वर्षा करने लगा । 
(इन अस्त्रों के लगने से) राम के दरीर से रकक्‍त-प्रवाह होने लगा | तब क्रोध से आँखें 
लाल किये हुए राम ने उन राक्षसों पर गांधव॑-अस्त्र चलाया । उप्त डक्ति-संपन्न अस्त्र के 
तेज के आगे गज, रथ, तुरग, पदाति राक्षस-सेना टिक न सकी । वह अस्त्र अपने भयंकर 
तेज से दनुज-वर्ग को नष्ट-अ्रष्ट करके, उनका संहार करने लगा । रण-भूमि में जहाँ देखो, 
अदव तथा गज के धड़, मुंदड, आँत, भेजा तथा उत्र का प्रवाह दिखाई पड़ते लगा । 
शाक्नी, भूत, पिशाउ, वैतनाल ०॥ै7 कुंड-के-कूड वहाँ पहुँचकर कहने लगे--यह लो, राम 
के युद्ध-रपी धर्मशाला में हाथियों के शिर-रूपी घट में मोती-रूपी चावल का भात पकाया 
गया है । चलो हम सब खायें ।' | 

वे सब भूत-प्रेत अत्यंत हर्ष से पंक्तियों में बैठ गये; रक्‍त-चंदन, नवरक्‍्त-अक्षत 
रक्‍्त-संकल्पपूवंक धारण किया; चमड़ा-रूपी केले के पत्ते बिछाये, खोपड़ी-रूपी दोने 
सजाय; शर की अग्नि में पकाये गये मांस को भात, मस्तिष्क को दाल, चर्बी को घृत, 
विभिन्न अंगों के मास को शाक, छोटी आँतों को पायस, हृदय-पिंड को मिठाई, तये रक्त 
को मीठा जल मानते हुए, उसे सब प्रकार से विप्रोचित भोजन समभकर छककर खाया । 
भोजनोपरांत सब एकत्रित हुए कुछ ने आशीर्वाद दिये कि--श्रीरामचन्द्र ! ते विजयोस्स्तु | 
तो कुछ ने पीछे से कहा--तथास्तु ।” कुछ भूतों ने हाथियों के दाँत छड़ी की तरह हाथ 
में धारण कर लिया, तो कुछ ने अस्थियों की मालाएँ कंठाभरणों के रूप में धारण कर ली 
और हाथियों की घंटिकाओं का ताल देते हुए बड़े आनंद से अपना निदनीय रूप प्रकट 
करना शुरू किया । 

तब मदमत्त वैरियों के लिए भयंकर रूपवाला दृषण अत्यंत दुःखी होकर अपने 
समान बलशाली पाँच सहस्र योद्धाओं को राम पर आक्रमण करने - के लिए भेजा । उन्‍होंने 
तीनों लोकों को केपाते हुए, राम पर आक्रमण किया, तो राम ने अपनी धनुविंद्या की 
कुशलता प्रदर्शित करते हुए, अत्यंत ऋद्ध दृष्टि धारण किये हुए एक-एक राक्षस पर एक-एक 
बाण का प्रयोग कर उन सब का वध कर दिया । कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 
भी उनका संहार किया । यह देखकर दूषण अत्यंत क्रोध से राम को कटु वचन कहते हुए, 
अपना रथ राम क- सम्मुख ले मय और उनपर वज्ञ तथा काल-नाग की समता करनेवाले 
आाघों. की वर्षा करते लगा । रास ने उन क्म़ष़ों को बीच .ही में तोड़ दिया, उसके 


ऋ%एरुयकोड 68३ 


घंनुष के टुकड़ें-टुकड़ें कर दिये । रथ से विहीन होने से दृषण क्रोधोन्मत्त होकर भयंकर, 
प्राणांतत, विजयशील यम की गदा की समता रखनेवाले मदगर को पघमाते हुए राम 
पर दौड़ा । तब राम नें दो तेज बाणों को चलाकर उसके दोनों हाथ काट डाले और एक 
घातक तीर उसके हृदय में मारा । तब वह राक्षस पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा, जैसे मत्तमज 
दाँतों के टूटने से ढेर होकर पृथ्वी पर गिरता है । उसको गिरा देखकर प्रमाथी, महा- 
कपाल तथा स्थूलाक्ष नामक तीन दण्ड-नायकों ने परशु, कृपाण तथा भाला उनपर चलाये, 
तो राम ने उनके अस्त्रों तथा उनके मस्तकों को एक-एक करके गिरा दिया । 

तब खर ने अपने बारह सेनापतियों को उत्तेजित किया । उन बारहों सेनापतियों ने 
अपने दुर्वार जौ से वीर राघव पर आक्रमण किया और अलग-अलग उनसे यद्ध करने 
लगे । तब राम ने वज्ञ की घार के समान पैने तथा भयंकर बाणों के प्रयोग से अपनी 
शक्ति दरसातें हुए इ्येनगामी का अंत कर डाला; कालकार्मुक का वध किया; करवीरनेत्र 
को गिरा दिया; सर्पास्थ का गव॑-भंग किया; विहंगम का संहार किया; यज्ञञ्मात्रव की 
शक्ति को नष्ट करके उसे दण्ड दिया; दुर्जेय तथा महामाली का वध किया; मेघमाली 
का संहार किया; रुधिराशन का अंत किया और खर तथा त्रिश्षिर क्रो छोड़कर अन्य सभी 
राक्षतों का सहार कर डाला । 

इस प्रकार पवन के चलने से गिरनेवाले पके पत्तों के स्माव सारी सेना नश्ट 
हुई देखकर त्रिश्विर ने अत्यंत क्रोध से राम के निकट अपना रथ चलाया और सिंह-मर्जन 
करत हुए, राम पर एसे आक्रमण किया, जैसे मत्त हाथी सिंह पर आक्रमण करता है । 
धनुष की टंकार करते हुए उसने एक साथ असंख्य बाण राम पर चलाये । राम ने बढ़े 
क्रोध से प्रतिरोधक बाण चलाकर उसके बाणों को बीच में ही नष्ट कर दिया । तब उसने 
अपने नाम क प्रताप के अनुरूप राम के ललाट पर तीन बाण छोड़े । जब दें तेज बाण 
राम के ललाट पर लगें, राम हँसने लगे बौर त्रिज्ञिर के वे तीनों बाण कुसूमों की दक्का 
को प्राप्त हो गये । तब राघव बोले---अब में ऐसे चोदह दारुण बाण तुम पर छोड़गा 
जो चतुद्देश भुवनों में प्रवंश करदे पर भी बुम्हें पकड़कर तुम्हारा वध कर देंगे | अब 
तुम उनका सामना करो । इस प्रकार कहते हुए राम ने चोदह बाण छोड़े । वें बाण उच्च 
राक्षस के हृदय को पार करके पृथ्वी में जा गड़े | तब राघव ने चार और बाणों का 
प्रयोग करके उसके रथ को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया और तत्क्षण ही दस अस्त्र उस राक्षस्र के 
उर पर चलाये | उस सुरवरी (त्रिशिर) ने क्रोधोन्मत्त हो राम पर झूल चलाया, किन्तु 
राम ने चार बाणों से शघूल को काट दिया । इसके पह्चात उन्होंने तीन अस्त्र चलाकर 
उस राक्षस के तीनों सिर काट डाले । त्रिज्विर पृथ्वी पर ऐसे गिरा, जैसे कोई वक्षत्तीन 
शाखाओं के साथ समूल कटकर, शोभा-रहित हो, पृथ्वी पर गिर पड़ता हूँ । 


त्रिश्विर को गिरते हुए देखकर, खर राम के प्रताप का विचार करके किस्मत 
हो गया । वह तुरंत अत्यधिक क्रोध से अपना रथ राम के सामने ले गम्मा और राम फर 
भयंकर बाण-वर्षा करने लगा । राम भी अस्त्र चलाने में अपनी कौशल दिखाते हुए र्कर 
फर प्रतिबराण चल्लाने लगे । ख़र के तथा राघव के बाघों से पृथ्वी तथा आक़ान्न अर यवे। 


699 रंगन7थें एए्परयर 


सूर्य की दीप्ति मंद-सी हो गई और दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गयां । ने खंर 
राघव से भीत था, न राघव ही खर से भीत थे । दोनों विजय की आर्क”ाक्षा से 
दो हाथियों के समान, दो सिहों के समान और महिष-द्वय के समाव आपस में जूक गये और 
अपने बाहुबल को प्रदर्शित करने लगे । तब खर ने एक अद्ध॑चंद्राकार बाण से राम कें 
हाथ के धतृष को काट डाला, उनको कवच को छिल्न-भिन्न कर दिया, और उनके शरीर 
को शर-वर्षा से भर दिया । उन बाणों की परवाह किये विना ही सूर्यवंशी राम ने 
अगस्त्य स॑ प्राप्त वेष्णव-चाप का तुरंत सघान किया; धनुष की टंकार की और तेज बाण 
चलाकर उस राक्षस की पताका को काट डाला । तब उस राक्षस ने राम के हृदय का 
विदारण कर सकने की दाक्ति रखनेवाले चार बाण चलाये । रक्‍त-सिक्‍त अंगों से राम ने 
उस राक्षस को विविध बाणों से पीड़ित करते हुए एक प्रबल अस्त्र से उसका धनृष 
तोड़ दिया; चार बाणो से घोड़ो को मार गिराया और सारथी को मार डाला । उनका धनृष 
ऐसा दीखने लगा, मानों वह अपनी बाणारिनि में रथ की पूर्णाहुति देना चाहता हो । तब 
रथ से वंचित हो खर प्रलयकाल के रुद्र की भाँति हाथ में गदा लिये हुए राम की ओर आने लगा 
तो पहाड़ो के साथ पृथ्वी काँप गई । उस दुष्ट देत्य को देखकर रघुराम ने बड़े 
दर्प के साथ कहा--हें राक्षस, ह॑ नीच, अब भी तुम्हारी शूरता किस काम की ? तुम्हारी 
सेना नष्ठ हो गई; तुम्हारे बंधु कट मरे; तुम्हारी अस्त्र-संपत्ति समाप्त हो चली; इस 
दण्डक बन में अपने अद्वितीय झौय॑ से बढ़ते हुए, यहाँ के पुण्यात्मा मुनियों को मारने के 
पाप-फल को भोगने का (तुम्हारा) समय आ गया है । उसे अब .भोगो, में अभी तुम्हारा 
वध करता हूँ ।॥ । * 

इन वचनों को सुनकर खर क्रोध से जलते हुए बड़े घमड के साथ बीला+- 
हे राघव, ऐसा गे क्‍यों करत हो ? यद्ध में कुछ क्षुद्र राक्षसों को मारने से (गवें से) 
'फूलकर अपनी प्रशंस। आप क्यो कर लेते हो ? कुलीन जन कही अपनी प्रशसा आप करते हें .! 
यह लो, में गदा लिये हुए आया । मुभसे भिड़ो और मेरी शक्ति देखो । देवता तथा 
असुर मेरी ओर दृष्टि तक नहीं उठा सकते, तब क्‍या तुम मेरे आगे खड़े रहने योग्य शर हो ? 
में एक-एक करके तुम्हारी मांस-पेशियों क्रो काटकर अपनी बहन को दे दूँगा ।' 

इस प्रकार कहकर उसने अपनी गदा घुमाकर उसे राम पर फेंका । पवन की ज्षीघ्र 
'शति, सूर्य का तेज, अग्नि का ताप, और बिजली की कठोरता मानों उस गदा के रूप में 
-आ रही हो । उस गदा को, अत्यन्त प्रचंड वेग से अपनी तरफ आते देखकर राम ने उस 
गदा के लंबे कांड (भाग) को खंड-खंड कर दिया और बोले--क्यों रे, ' तुम्हारी 
'गर्वोक्तियाँ तथा घमड चूर हुए कि नहीं ?” तब उसने ( खर ) गर्जन करते हुए एक वक्ष को 
उखाड़कर अपने बाहुबल से उसे घुमाकर लो, मरो--कहते हुए राम पर फेंका । राघव ने 
'तुरंत उस वृक्ष को काटकर सूर्य की सहस्न किरणों की आभा के समान उज्ज्वल सहस्र 
'झरों को उस पर छोड़ा, जिसंसे वह अत्यंत व्याकुल हो उठा | उसके शरीर से रक्‍त की 
'घाराएँ, बहने लगीं | किरु की वह अंपना समस्त साहस एकत्रित करके राम के आगे आग्रा । 
'डसे देंखेंकर राम ने, देया त्यागकर, समस्त भुवनों को ब्याकुल करते हुए, ऐन्द्रास्त्र का संधान करके 


आऋरखस्यकाड ९9५ 


उस पर चलाया | तंब वह राक्षस (ख़र) अपना सारा अकड़॒ खोकर वज्ञपात से 
चूर-चूर होकर पृथ्वी पर गिरनेवाल पंत के समान गिर पड़ा । डेढ़ मुह्रत्तं 
के अंतर (तीन घड़ियों) में अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले खर-दृषणादि चौदह सहस्र 
राक्षतों का (राम ने) इस श्रकार वध किया, यह देखकर सूरो ने राम की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
मुनियों ने आशीर्वाद दिये; देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की । पर्वत की गुफा से झीक्र 
जानकी को साथ लिये हुए लक्ष्मण बाहर आये, राम को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा 
करते हुए, उनके हाथ में झोमायमान होनेवाले वनुष को ले लिया । हर्ष से भरे हृदय 
से जानकीरमण पर्णशाला में गये और युद्ध में मरे हुए राक्षसों का वृत्तांत सीता को सुनाते हुए 
बड़ी प्रसब्बनता से रहने लगे । 


१३- लेका सें अकंपन तथा रावण का वार्त्तालाप 

तब अकपन नामक राक्षस प्रकपित हो आरत्तंनाद करते हुए, बड़े वेग से लंका गया 
“और रावण को देखकर कहा--हे असुराधिपति, चोदह सहखत्र राक्षत वीर तथा खर-दृषण 
आदि काकुत्स्थ राम के शरों को अग्नि में भस्म हो गये है । यह सत्य हैं । यह सुनकर रावण आइचये- 
चकित हुआ और उस अकंपन को रोषपूर्ण दुष्टि से देखते हुए कहा--क्यों रे, कैसी बात 
कर रहा है ? कौन हैं वह राम ? क्या वह कोई कुबेर है, या इंद्र है, या यम धर्मराज है ? 
वे तीनों मिलकर भी तो हमारे खर-दृषण को जीत नहीं सकते । ऐसी दशा में वह 
अकेले उन प्रतापी वीरों को किस प्रकार जीत सका, स्पष्ट रूप से समभझाओ | हम तुम्हें 
अभय-दान देते हे। तब अकंपत निर्भय होकर राघव का वृत्तांत, उनके साहस और झौय॑, 
ख र-हृषण आदे राक्षसों का वध, सौदित्र और जानकी का वृत्तात बर्दि से अंत तक कह 
सुनाया । 
...._ तब रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और युद्ध करने के लिए उद्यत होने लगा । उससे 
घनिष्ठ मित्रता रखने के कारण अकंपन ने रावण से कहा--हे राक्षसराज, रघुराम को 
जीतना क्या पक्षिवाहन (विष्णु) या झूलपाणि (शिव) के लिए भी संभव हो सकता हूँ ? 
वंह निषुण (व्यक्ति) बात-की-बात में आकाश तथा पृथ्वी को जोड़ने अथवा तोड़ने की 
शक्ति रखता हैं; दावाग्नि का या पवन का अवरोध करने तथा मुक्त करने में वही समर्थ हूँ । 
समी लोकों का नाश करने या उनका पोषण करने की शक्ति उसी में हैं; समस्त 
ब्रह्माण्ड की रक्ष। करने की क्षमता उसी में हैं; इसलिए में आपको एक उपाय 
बताता हूँ । युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं हैं । उस काकुत्स्थ राम की देवी, लावष्य का 
समुद्र (सीता) को यदि आप ला सकें, तो राम उसके वियोग की अग्नि में भस्म हो जागगा। 

यह सुनकर उस राक्षसराज ने उसी को उचित समभकर अकपन की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की और स्वर्ण-रथ पर आरूढ होकर समुद्र पार किया और घूरंघर मंत्री ताड़का- 
पुत्र मारीच के पास पहुंचा । उसने उसे खर-दूषण आदि राक्षसों के वध का वृत्तात सुनाया 
और कहा---में राम की स्त्री सीता को हरकर ले जाने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ 

तब मारीच ने कहा--हे रावण, यह कैसी इच्छा है ? किसी अभाव के विना, 
समस्त भोगों का अनुभव करक॑ भी ऐसी दुष्ट बुद्धि तुम में कैसे उत्पन्न हुई ? किस दुष्ट-बुद्धि 

१६ 


९84 रंग्नाथ रायायण 


मंत्री ने तुम्हें ऐसा परामर्श दिया है ? तुम उसे अपना छात्रु जानो । में तुम्हारा हित 
चाहनेवाला मत्री हूँ, अन्य नहीं हूँ । यह तुम्हारे लिए उचित नहीं हैँ । इस पृथ्वी पर 
किसी भी पतिक्रता स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा अनुचित ही हैं । ऐसी इच्छा तुम करोगे. 
तो तुम्हारे वश का सर्वंनाश हो जायगा । इसलिए हे दानवनाथ, तुम लका को लोट जाओ 
और प्रसन्नता से रहो । अपनी स्त्रियों के साथ सुख-भोग प्राप्त करो । मारीच की इन 
बातो को सनकर रावण लंका लौट गया । 


१४. शर्पणखा का रावण से दीनालाप 

खर, दूषण आदि राक्षसों को राम की शर-वक्ति मे भस्म हुए देखकर शूर्पणखा 
अत्यंत संतप्त होती हुई लका पहुँची । देव-सभा के बीच चितामणि से निर्मित सिहासन पर 
विराजनेवाले इंद्र के समान, सम्माननीय सभा-मंडप के बीच सिहासन पर आसीन, 
गरुड़, उरग, अमर तथा गंधर्व-यूवतियों की सेवाएँ प्राप्त करनेवाले, ऐरावत के भयंकर 
दाँतों के अग्रभाग से रगड़ खाये हुए उर को श्रेष्ठ आभूषणों से आच्छादित रखनेवाले, 
सारे संसार मे एकमात्र भीषण आकारवाले, सम्राम में भयंकर रूप से गर्जन करनेवाले, 
शत्रुओं का सर्वताश करनेवाले रावण को देखकर शुपंणखा रोती हुई हाथ जोड़कर अपने 
हृदय के विषाद को अकट कंरती हुई बोलो--हे असुरेन्द्र, तुम समभते हो कि में समस्त 
लोकों में अद्वितीय शक्तिशाली हूँ; तुम गव॑ करते रहते हो कि मैने तीनों लोकों के 
शत्रुओं का सर्वनाश किया है। तुम प्रसन्नता से फूले रहते हो कि मेरा राज्य 
अकंटक है । वही समस्त लोकों का स्वामी कहला सकता हैं, जो गुप्तचरों के 
द्वारा (अन्य) राजाओं का, (उनके) राजकोषों का, उनकी इच्छाओं का, तथा रहस्यों 
का पता लगाकर कार्य करता रहता है । तुम्हारी भयंकर मायाओं की शक्ति, तुम्हारा 
प्रताप, तुम्हारा बाहुबल और तुम्हारा वैभव--ये सब इसके पहले सफल होते थे, अब 
नहीं । इसका कारण भी सूत लो । भानुकुल का पावन व्यक्ति राम तपस्वी के रूप 
अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से अपने प्रिय अनज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता 
साथ दंडक वन में आया हूँ और मनियों पर दया करके उन्हें अभय-दान देकर पंचव्टी 
बड़े आनंद के साथ रहता है । में उस पर आसकत होकर उसके निकट पहुँची, तो क्रोध 
आकर उसने मेरी एसी दुर्गंति कर दी । मेने खर से सारा वत्तांत कहा, तो उसने अत्यंत 
ऋ्रद्ध होकर प्रलयकाल के रुद्र के समान भयंकर रूप धारण कर, दृषण तथा त्रिशिरों के 
साथ चौदह सहस्र मानव-भंक्षक वीर राक्षस-सैनिकों के सहित राम पर आक्रमण किया और 
रघराम के बाण-रूपी अग्नि-शिखाओ भस्मीमत हो गये । इसलिए अब मेरे अपमान 
को दूर करनेवाले तुम्हारे सिवा और कौन हैं ? मेरे मुख की विकृति देखो और मेरा 
दुःख तुम अपना दुःख, मानों 
“ उसकी बातें सूनकर दानवनाथ विस्मित हुआ और (थोड़ी देर तक) सोचने के 
बाद उस राक्षसी से कहा--मेने अपने ,ज्ञातियों का वध तथा तुम्हारे वहाँ पहुँचने आदि 
का, समाचार सूना है । उसे रहने दो । तुम तो मुझे यह बताओ कि उस राम की शक्ति 


ह 4 3 शी. 


कैसी है ? उसका कैसा रूप हैँ ? उसकी क्‍या अवस्था हैं ? उसका आकार कैसा हैँ ? उसके 


मं |; मभें/ -7४ 


आरस्यकोड ९ श9' 


भाई का रूप कैसा हूँ ? उसकी स्त्री सीता का रूप कैसा है ? तुम अपनी देखो हुई बातों 
का पूरा विवरण दो, तो में उनको रक़त-धाराओं से तुम्हारी प्यास बुकाऊँगा । 

तव शूपंणखा बड़ी प्रसन्नता से यों कहने लगी--रामचद्र उन्नत वक्षवाला, 
श्यामालोत्पल वर्णवाला, सभी लोकों में श्रेष्ठ रूपवान्‌ , सू्य-मडल के तेज को परास्त करनेवाला 
तेजस्वी, धीर, आजानुबाहु, महान्‌ पराक्रमी और कमलों के समान नेत्रवाला है । उसी योद्धा ने 
अकेले खर, दूषण आदि राक्षसों को परास्त किया था । सौमित्र हेमवर्णवाला हैं और 
दूसरी बातों में अपने भाई के समान ही सभी गुणों से सपन्न हे । उसी ने मेरी ऐसी गति 
कर दी है । अब सीता की सुदरता के संबंध में भी जान लो। मेने देवताओं की स्त्रियों को, 
राक्षस-स्त्रियों को, किन्नर-अंगताओ को, भोगिनी कामिनियों को, गंघव्व॑-पत्तनियों . को, 
यक्ष-कांताओं को अच्छी तरह देखा हैं । मेने पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती तथा रति को भी 
देखा हैं| मेने रंभा, शची तथा त्रिभुवनों में रहनेवाली सभी स्त्रियों को देखा है; मुनि- 
पत्नियों को देखा हे और ब्राह्मण-स्त्रियों को भी देखा हैँ । किन्तु वैसे कुच, वेंसी आँखें, 
वैसी मधुर बोली, वैसे कपोल, वेसी नाक, वैसा सौंदय, वेसे चिकुर, वैसे कटाक्ष, वैसे उरू, 
वैसे हाव-भाव, वेसी मद हँसी, वह मंद-गमन, और वह विवेक किसी भी स्‍त्री में नहीं 
देखा । में कैसे सीता की प्रशसा करूँ ? वह स्त्री सभी लोकों पर राज्य करनेवाले तुम्हारे 
जैसे पति के लिए ही योग्य है, अन्यों के लिए योग्य नहीं है । वह चंद्रमुखी, वह 
चकोराक्षी, वह नवयूवती, वह कुंद-सम दाँतवाली, वह गजगामिनी, वह नवल-लतिका, वह 
मानिनीमणि, वह पुष्पर्गंधि, वह स्त्री, तुम्हारी स्त्री होकर रहे, तो हें दनुजेश, तुम्हारे राज्य 
की शोभा बढ़ेगी ।' 


१४. रावण का पुनः मारीच के पास जाना 


क्ामातुर रावण ने जब देखा कि इस स्त्री की बातों तथा अकंपन की बातों में 
कितनी समानता है, तो वह अत्यंत विस्मित हुआ । उसने राजसभा स्थग्रित कर दी और 
भाग्य से प्रेरित होकर एकान्त में चला गया और सारथी को बुलाकर रथ लाने की आज्ञा दी । 
सारथी के रथ लाते ही वह सूर्य-किरणों के सदुझ्ष अनुपम आयुधों से परिपूर्ण उस 
रथ पर आरूढ होकर करोड़ सूर्यों की दीप्ति से विलसित होते हुए आकाश-मार्ग से समुद्र 
के मध्यमाग से जाते, विविध वस्तुओं को देखते समुद्र पार कर गया और पूगीफल, मिचें, 
अग्ररु, नारिकेल, साल, हरेणु, रसाल, विशाल आदि वनों को बड़े कौतुक के साथ देखता 
हुआ चला। पहले, गरुड़ के सुधा-कलश को लाने के लिए जाते समय, गज-क्रंच्छपों को 
खाने के लिए, जिस वृक्ष पर अपना पैर रखा था, उस वृक्ष को, तथा उस पर पक्षीद्र के 
द्वारा कृत चिक्न को और झत योजनों तक फेली हुई शाखाओं से विलसित, मुनियों से घिरे 
हुए सुभद्र नामक वटवृक्ष को बड़ी प्रसन्नता से देखा और महान्‌ महिमा-समन्वित 
आसुचंद्र आश्रम में जटा-वल्कल घारण किये हुए, श्ञांत चित्त तथा सौम्य भाव से अत्यधिक 
तपोनिष्ठा' से रहनवाले मारीच के पास पहुँचा और उससे आदर-सन्‍्कार ब्राप्त करने के 
परचात्‌ू, अत्यंत दीन होकर उससे अपने आगमन का कारण यों कहने लगा--“हे मारीच, 


जा 


तुम मेरे अंतरंग मंत्री हो, इसलिए में यहाँ आया हूँ । सूर्यवंत्नी रामचन्द्र अपने पिता की 


्श्द' रंग्न/थ एान्‍यायण 


आज्ञा से अपने अनुज तथा पत्नी के साथ तपस्वी की तरह जीवन बिताने के लिए दंडक-वन 
में आया है और अपने सहज स्वभाव के कारण यहाँ के मुनियो को अभय-दान देकर यहीं 
रहने लगा हैं । उसने निर्भय होकर अकारण ही हमारी शूप॑ंणखा की नाक और कान काट 
लिये है तथा खर-दृषण आदि राक्षसों का वध किया है । उस युद्ध में मरे हुए चौदह सहख्न 
राक्षस-बंधुओं का प्रतिशोध लिये विना मेरे मन की पीड़ा दूर नहीं होगी । तुमने इसके 
पहले मुझे अच्छा उपदेश तो दिया था, किन्तु उसका अनुसरण करने से मेरा मान-भंग 
होगा । इसलिए में उस रामचंद्र की स्त्री का माया से अपहरण करके ले जाने के लिए 
जा रहा हूँ । मेंने एक उपाय सोचा है । यदि तुम चाहो, तो वह सिद्ध होगा । तुम अत्यधिक 
प्रयत्न से उस आश्रम के पास जाना और माया-मृग का रूप धारण करके विचरण 
करते रहना । सीता तुम्हें देखकर तुम्हारे प्रति आक्ृष्ट होगी और राम तथा लक्ष्मण से 
तुम्हें लाकर देने की प्रार्थना करेगी । तुम मृग-सुलभ कौशल से उन्हें भुलाते हुए घने वन 
के मध्यभाग में ले जाकर अंतर्धान होकर अपने आश्रम में पहुँच जाना । में यहाँ सीता 
को बड़े हर्ष से लंका ले जाऊँगा । में चाहता हूँ कि राम सीताजी की विरहाग्नि में ही 


५५ 


भस्म हो जाय । इसलिए तुम ऐसा करो; में अपना आधा राज्य तुम्हें दे दंगा ।” 
१६. मारीच का पुनः उद्बोधन 

उस नीच के वचनों को सुनकर मारीच अत्यंत भयभीत हुआ और दुःख-सागर 
की लहरों में ड्बते-उतराते सौजन्य छोड़कर कहा-- हे दनुजेश्वर, ऐसा विचार तुम्हें कैसे 
उत्पन्न हुआ ? ऐसा अनुचित मार्ग तुम्हें कैसे शोभा देगा ? किसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया ? 
सुख-चैन से रहनेवाले तुम, अपने सभी बंधु-मित्रों के साथ क्‍यों मरना चाहते हो ? 
न जाने तुमने कुटिल राक्षस-वंश का नाश करनेवाले राम को क्‍या समझ रखा है ? 
में उनको बाल्यावस्था का थोड़ा-सा हाल जानता हूँ । वे नित्य कल्याणगुण-संपन्न हैं; 
असमान साहसी हैँ । विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब वे आये और 
यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तब मे और सुबाहु ने अपनी समस्त शक्ति के साथ उससे युद्ध 
किया था । तब उन्होंने क्रुद्ध होकर एक ही शर से सुबाहु का वध कर दिया और दूसरे 
बाण से मुर्भे समुद्र के मध्य में फेंक दिया । अस्त्रहीन होते हुए भी, बालक होते हुए भी 
बाल्यावस्था में ही उस अकलंक साहसी ने वैसा शौय दिखाया था । आज वे प्रबल अस्त्रों 
से सुसज्जित झौयनिधि हैं । आज उनके प्रताप के आगे कौन टिक सकता हैं ? 
उनके वर्तमान शौर्य का भी थोड़ा-सा हाल में जानता हूँ, तुम अवश्य सुनो । पहले 
की शत्रुता से प्रेरित होकर में दो और भयंकर राक्षसों के साथ बाघ का रूप धारण किये हुए, 
उनके तप में अपने-आपको नष्ट करने के उद्देश्य से गया । तब की बात कंसे कहूँ ? 
उन्होने तीन बाणों से हम तीनों को गिरा दिया । किन्तु हममें से दो ही मरे । न जाने 
मेरी शेष आयू की कितनी शक्ति है ? मे यहाँ आकर गिरा और अपने-आपको सजीव 
पाया । तब से राम के अतुल पराक्रम का विचार करके मेने अपना समस्त पौरुष त्याग 
दिया और 'रकार' (२' ध्वनि) से प्रारंभ होनेवाले-रव, रथ, रमणीय, रवि, रति, रत्न 
आदि झब्दमात्र के सुनने से उत्का स्मरण करके भयभीत होता हुआ इस अकार तपस्वी 


उ7एरयकोड ९६ 


का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ | हे रावण, तुम राम की शक्ति को नहीं जानते । हमारी 
शर्पणखा अपने भटद् रूप का विचार नहीं करती; अपनी दशा के बारें में नहीं सोचती । 
उन अनुपम गृणधाम, अभिराम, रामचंद्र पर यों फूली-फली आसक्त होना क्या उचित था ? 
उसने स्वयं ही (अपने अपराध से ही) अपना रूप ऐसा विकृत करवा लिया । इसपर 
क्रद्ध होकर खर और दूषण रघुराम पर आक्रमण करने गये और उनकी बाणारिनि की 
ज्वालाओं में दग्ध हो गये । उनके कारण तुम क्‍यों मतिश्रष्ट हो राम का शात्र्‌ बनकर 
अपने को नष्ट करना चाहते हो । यह न उचित हैँ, न नीतिसंगत हैँ । इसलिए तुम 
अपना विचार छोड़ दो और लंका लौटकर प्रसन्नता से रहो । किसी भी प्रकार तुम विचार 
करो, यह अनुचित कार्य ही हैँ । यदि में प्रयत्न करके जाऊं भी, तो राम के बाण से मेरे 
प्राण नही बचेंगे | में तुम्हारा अपकार कभी नहीं करूँगा । में अपने मन में कभी तुम्हारे 
अहित की इच्छा नहीं करता । इसलिए तुम अवश्य मेरी बात मानों । में जो कहता हूं, 
उसे हित-वचन मानों । तुमने तो कहा था कि यदि तुम यह कार्य करोगे, तो में अपना आधा 
राज्य दूंगा । किन्तु कौन कह सकता है कि रघुराम को छेंड़कर मे जीवित लोट आ सकेगा ?” 

मारीच के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोघ-विवद् होकर बोला--एक साधारण 
मानव को तुम लोकरक्षक, तीनों लोकों को भयभीत करनेवाला, तथा मुझसे श्रेष्ठ बतलाते हो । 
तुम अपने प्राणों के भय से ऐसा प्रलाप कर रहें हो और मुझे भयभीत करने के 
लिए बातें बना रहें हो । तुम नहीं सोचते कि में राजा हूँ । मेरी आज्ञा की तुम अव- 
हेलना करते हो । अब मुझे तुम्हारा आवश्यकता ही क्‍या हैँ । साथ कर लेने 
के लिए तुम्हें बुलाया भी, तो मेरी ऐसी दशा हुई ।' 

इस प्रकार कहकर रावण मारीच का वध करने के लिए उद्यत हुआ । उसका 
क्रोध देखकर मारीच ने मन-ही-मसन सोचा--इस नीच के हाथ से मरने की अपेक्षा उम्र 
राम के हाथों से मरना ही भला हैं | इसके पद्चात्‌ उसने राक्षसराज को देखकर 
कहा---उचित बात कहने पर तुम ऐसा क्रोध क्‍यों करते हो ? अच्छा उपदेश देनेवाले 
मंत्रियों का वध करनेवाले राजा कही हो सकते हे ? ठीक हूँ, तुम जो कहो, में उसके 
अनुसार करूँगा । तब रावण ने बड़े स्नेह से उसको क्षमा कर दिया और उसे अपने 
रथ पर बैठाकर अत्यंत वेग से उसके साथ पंचवटी में पहुँच गया । कामातुर की बुद्धि 
ऐसी ही होती है । बुरे मार्ग को वह क्‍यों त्यागने लगा ? 

१७. मारीच का माया-मृग के रूप में आना 


मारीच रथ से उतर गया और उस राक्षसराज की प्रार्थना के अनुसार, (स्वयं 
मायावी होने के कारण) अच्छी तरह सोच-विचारकर राक्षस-शक्ति के प्रभाव से सुंदर 
माया-मृग का रूप धारण किया । उस माया-मृग का शरीर सुनहला था, उसका विश्याल 
नेत्रयुग्म इन्द्रनील मणि के समान था, उसकी भौहें प्रवाल की-सी और कान उज्ज्वल वज्च 
के-से थे; नीले खड़ग के समाव उसके मरकत के सीग थे; मोतियों का-सा उसका पृष्ठ- 
भाग था, रत्न-बिदुओं के समान (उसके शरीर पर) घब्बे थे; नव पदुमराग के समान 
उसका उदर था; और उसके खुर रजत के समान चमकते थे । वह मृग ऐसा ग्रतीत होता था 


९५० रंगन7थ एयायण 


मानों रोहणाचल का समस्त सौदये मृग का रूप धारण किये हुए पृथ्वी पर विचर रहा ही, 
अथवा अकेले राहु से भीत होकर चद्रमइल पृथ्वी पर घूम रहा हो, अथवा 
राक्षस-क्षय करने के हेतु ब्रह्मा ने समस्त सौदर्य को एकत्रित करके मृग का निर्माण किया हो 
और उसे कपट (मन) से भेजने पर यहाँ वह आ गया हो; अथवा जानकी ने 
अपनी कुटिल वेणी से इद्धतील मणियो का, दाँतों से मोतियों का, अरुण ओबशष्ठों से 
प्रवालों का, कपोलो से वच्चो का, गरीर की काति से वैड्य का, उदर के ऊपर की रोम- 
राजि से मरकत-मणियों का, पाणि-द्युति से पद्मरागों का, और नख-्य्युति से गोमेंदकों का 
परिहास किया था । इसलिए सभी रत्न, रत्नगर्भा की पुत्री-रूपी रत्न को सताने के लिए 
मृग का रूप धारण करके आये हों, अथवा रघुराम ने सीता के लिए मेरा धनुष तोड़ा था। 
अब में उन्हें व्याकुल करूँगा--यो सोचकर हर के भेजने पर उनके हाथ का हिरन 
इस प्रकार आया हो, अथवा सीता के मुख की काति' से पराजित होकर, चंद्र के भेजने 
प्र आया हुआ माया-मृग हो । इस प्रकार का वह हिरण चित्र-विचित्र वर्णो की कांति 
से समस्वित हो, कपट-रूप धारण किये हुए, अनुपम सौदर्य को प्रकट करते हुए, ढूंढ-ढाढ़- 
कर तृण चरने लगा । कभी वह अपनी पूँछ की रमणीय कांति से वन के मयूरो को 
नचाता; कभी अपने शरीर की कान्ति को विकीर्ण करके सारे वन को सुनहला बना देता था, 
तो कभी चौकड़ी भरकर इच्धधनुष का-सा दृश्य प्रस्तुत करता था; कभी तो आकाश 
की ओर उछलकर विद्युल्लता की-सी ज्योति उत्पन्न कर देता, तो कभी अपने पाद्व॑भाग 
की कांति से चंद्रकांत मणि को लज्जित कर देता; कभी मृगो के भझूंडो के साथ मिलकर 
चरने लगता, तो कभी उन्हें डराता; कभी छिप जाता, तो कभी प्रकट हो जाता; कभी 
अति निकट पहुँच जाता, फिर इतने में डरकर चौकड़ी भरकर दूर निकल जाता; कभी 
पेड़ों की छाया में चला जाता; कभी पर्णशालाओं में घुस जाता; कभी सिकुड़ता, फिर 
तुरंत ही छलाँग मारकर निकल जाता; कभी वह पृथ्वी को सूंघने लगता, पूंछ हिलाता, 
कान: खड़े करके कुछ सुनता और तुरत अत्यंत वेग .से दौड़ने लगता | कभी निकट पहुँचता, 
सिकुड़े हुए अपने शरीर को हिलाता, घास पर लेट जाता, और बड़े स्नेह से मुनियों के 
निकट चला जाता; कभी अपने खूरों से अपने कानो को खुजलाता और सीगों से पुष्प- 
लताओं को हिलाकर उनके सभी फूलों को गिरा देता । इस प्रकार वह हिरण उस सुन्दर 


किक 


पर्णशाला के आगे बड़े आनद से विविध कौतुक करने लगा । 


उसी समय सीता फूल चुंननें के 'लिए आई और उस पर्णशाला की सुंदर भूमि 
को अपने मंजुल नूपुरों की मृदु ध्वनि से भरती हुई, सौरभ से महकनेवाली पुष्प-लताओं की 
भाड़ियों के निकट पहुँचकर फूल चुनने लगी । तब वह मन को आशइश्चर्यचकित कर 
देनेवाले उस हिरन को देखकर विस्मित हुई और सूर्यवंशाधिप राम को देखकर बोली-- 
हे नाथ, यह देखिए, निकट ही एक अद्भूत मृग दीख रहा है । हमने इतने वर्णों का, 
ऐसा सुंदर मृग अबतक किसी भी वन 'में नहीं देखा । इसके चर्म पर सूख से शयन 
करने की बड़ी इच्छा हो रही है । इसलिए हे प्राणेश, इसका पीछा' कीजिए और इसे मारकर 
मुझे इसका चर्म ला दीजिए । नहीं, नहीं, किसी भी उठप्राय से इसे जीवित ही पकड़कर 


ऋआएण्यकोड 8५९ 


ला सके, तो और भी अच्छा होगा । हमारा वनवास तो समाप्त होनेवाला हैं। हम इस स्वर्ण- 
मृग को अपने नगर में ले जायेंगे और सासो तथा भरत आदि को इसे दिखाकर उन्हें 
आनंद दे सकते हैँ ।' 

सीता के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण रामचंद्र को देखकर बोले--हे प्रभु, जब 
पृथ्वी पर मृगराज का भी एसा (सुन्दर) शरीर नहीं है, तो भला मृग का ऐसा शरीर 
कहाँ हो सकता हैँ ? यह माया-मृग है; इसका विश्वास मत कीजिए । राक्षस मायावी 
होते हेँ और कदाचित्‌ यह उनकी माया ही है । यही नहीं, क्या आपने मुनियों के वे 
वचन नहीं सुने कि क्रूर मायावी सारीच इस प्रात में घूमता रहता है । प्रायः वही हमें 
भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार आ गया है । इस पर आसक्त होकर, उतावले हो आप 
इसे पकड़ने का विचार मत कीजिए । वैदेंही तो भोली-भालो है । हे प्रभु, आप भी वैसे 
थोड़े ही हे ?' | 

यह सुनकर रामने सीता का मुख-कमल देखा और हँसते हुए लक्ष्मण को देखकर 
बोले--- है लक्ष्मण, ऐसे विचलित क्यो होते हो ? क्या पृथ्वी पर राक्षसों की माया मेरा 
सामना कर सकेगी ? में या तो इस मृग को पकड़कर ले आऊँगा या इस प्रचंड राक्षस 
का वध करूँगा ? इन दो वातो को अच्छी तरह जानकर ही में इसका पीछा करूँगा और 
इसे मारकर, इसका चर्म लाकर जनकजा को दूँगा । इतने दिनों के बाद सीता ने यह 
छोटी-सी इच्छा प्रकट की है, तो क्‍या में इसे भी पूरा न करूँ ? तुम सावधान होकर इस 


पर्णशाला का तथा सीता की रक्षा करते रहो ।' 


१८. रास का माया-मृग का पीछा करना 


इस प्रकार उन्हें यह भार सौंपकर, रघुराम ने उनके हाथ में स्थित धनुष को 
लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर, ऐसे चल पड़े, जैसे पूर्वकाल में यज्ञ-मृग का पीछा करने- 
वाला गजासुर-वरी गया था । वें कही घोरें-वीरे किसी भाड़ी के पीछे छिपते, कही भुकते, 
कहीं दौड़ते, फिर खड़े होकर देखते, किसी आड़ में छिफते (मृग का) पीछा करते, उसे 
पकड़ने के लिए आतुर होते और घनुष-बाण को पीछे छिपाकर दबे पाँव चलने लगते । 
, वे उस मगर को पकड़ने के लिए, अवसर देखकर, उसके निकठ पहुँचते; अब 
पकड़ा, लो, यह आया; अब हाथ में आ गया--ऐसा सोचते हुए उसका पीछा करते 
जाते । वह हिरन भी कभी निकट ही दिखाई पड़ता, उतके पास पहुँच भी जाता, किन्तु 


की 


पकड़ने का यत्न करते ही भाग निकलता । कभी राम को क्रोध में आया जान (वह) 
खड़ा हो जाता, फिर चारों दिश्ञाओं में मनोहर ढंग से चौकड़ियाँ भरने लगता । लार के 
साथ घास के टुकड़ों को (वह अपने मूंह से) गिराता, एक छलाँग में निकट पहुँच जाता, 
तो दूसरी छलाँग में दूर निकल जाता; (जहाँ-तहाँ) सूंघ-सूंघकर चौकड़ी भरता और 
बिजली की तरह अपनी जीम को (एक क्षण के लिए) बाहर विकालकर घुमाता, मानों 
कोई मशाल घुमा रहा हो । (वह) कभी कुम्हार के चाक के समान चक्कर काटता, कभी 
थक हुए को भाँति, घुटनों के बल खड़ा रहता, किन्तु निकट पहुँचते ही बाज की तरह 


आकाश की ओर छलाँग मारकर निकल जाता । थके-माँदे जब राम आइचर्यंचकित होकर 


९५4 एंगनशथ एरोयायफे 


७७.4 


खड़े हो जाते, तब उनके पाइ्वंभाग में ही दिखाई पड़ता और तुरंत छल करके दूर 
हो जाता । जब राम तंग आकर उसपर बाण चलाने के लिए सच्नद्ध हो जाते, तब वह अदृश्य 
हो जाता । इस प्रकार वह माया-मृग राम को थकाते हुए, वहाँ से दूर घने वन में जा 
पहुँचा और उनकी आँखों से ओभल होने का यत्न करने लगा । अब राम समझ गये कि 
वह माया-मृग है और मन-ही-मन कहने लगें--दिखाई देकर अब कैसे बचोगे ?' उन्होंने 
ब्रह्मास्त्र का सधान किया, और पर्वतो को कँपातें हुए, समुद्र को आंदोलित करते हुए, सभी 
लोकों को भयभीत करते हुए और दिशाओं को थर्राते हुए, उस अस्त्र को मृग पर चलाया । 
वह माया-मुग अपना कपटरूप छोड़कर, असुर का दीघ आकार धारण किये हुए हाय 
लक्ष्मणः का आत्तंनाद से दिज्ञाओं को गूँजाते हुए, प्राण छोड़कर पृथ्वी पर ऐसे गिरा, मानों 
राक्षसों की; लक्ष्मी ही नष्ट हो गई हो, रावण का ही सर्वनाश हुआ हो, अथवा लंकापुरी ही 
विध्वस्त हो गई हो । उस माया-मृग को पृथ्वी पर गिरते देख, जानकीनाथ ने अत्यत हषिंत होकर 
उस राक्षस को देखा और निश्चय कर लिया कि वह मारीच ही है । उन्हें अपने भाई के वचन 
याद आये और वे अपने भाई की प्रशंसा करने लगे । वे मन-ही-मन सोचने लगे--इस मायावी 
राक्षस का आत्तनाद सुनकर न जाने सौमित्र और सीता कितना भयभीत होते होंगे । 


(राक्षस के) उस आत्तनाद को सुनकर सीता भयभीत हो गईं और मूच्छिंत हो 
पृथ्वी पर गिर पड़ी । चेतना लौठते ही फटी:फटी आँखों से चारों ओर देखती हुई घैये 
खोकर तड़पने लगी और ऊेंचे स्वर में लक्ष्मण को देखकर बोली--हे सौमित्र, यह कसी 
बात हैँ कि राम तुम्हें आत्तंध्वनि में पुकार रहे हें ? हे अनघ, क्‍या तुम उनकी आवाज 
नही सुन रहे हो, या सूनना नहीं चाहते हो, या तुम्हें सुनाई नही पड़ती ? तुम तो 
किचित्‌ भी विचलित नहीं हो, भयभीत नहीं हो, दुःखी नहीं हो ? यह कैसी बात है? 
मेरा हृदय विविध प्रकार के दू:खों से उबल रहा है | बे वन में अकेले चले गये हे । 
बहुत विलंब हो चुका है, फिर भी नही आये हैं । कही राक्षसों के साथ युद्ध करते-करते 
उनके हाथों में फेस तो नहीं गये ? इसीलिए हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के पास विना 
विलंब किये चले जाओ ।! 


इस प्रकार कहती हुई और आँखों से आँसू बहाती हुई जानकी को देखकर लक्ष्मण 
बोलें--- हे माता, आप क्‍यों विचलित होती हैँ ? क्‍या, प्रभु राम पर कहीं भी कोई विपत्ति 
आ सकती हूँ ? क्‍या आप अपने प्रिय हृदयेश्वर के प्रताप को नहीं जानती ? जानती हुई 
भी आप ऐसा क्‍यों कहती हैं ? कसी दैत्य ने आपको इस प्रकार से व्याकुल करने के 
लिए ऐसा आत्तनाद किया है । जगदीश राम ऐसी छोटी बातों के लिए कहीं भयभीत हो 
सकते हैं ? आपको इतना दैंन्‍्य क्यो हो रहा है ? यदि रघ्राम युद्ध के लिए सन्नद्ध 
हो जायें, तो क्या राक्षस उनके सामने टिक सकते हैं ? गवं. से फूलकर दावानल पर आक्रमण 
करनेवाला झलभ-समूह क्‍या भस्म हुए विना रह सकता हैं ? इसलिए राम की आज्ञा का 
उल्लंघन करके आपको यहाँ छोड़कर जाना मेरे लिए उचित नहीं है । इसे घने वन में 
आपको छीड़ जाऊँ, तो न जाने आप पर कैसी विपत्ति आ पड़ेगी । इसलिए, में जाने से डरता हे । 
मेरी बातों का विश्वास करके आप व्याकुल हुए विना रहें । 


स्स्यकांड ््श्शू 


तव घरणिजा (जानकी) ने रोषाग्नि से जलते हुए सौमित्र की निंदा करते हुए 
कहा-- हे लक्ष्मण, तुम तो रामचंद्र के परम भक्‍त हो; आज तुम इतने नीच केसे हो 
गये ? श्रीराम के पुकारते रहने पर भी भयकर श्षत्रु के समान तुम चुप क्‍यों हो ? 
क्या यह तुम्हारं लिए उचित हूँ ? मेरा अनुज बुद्धिमान्‌ है, उत्तम है', यों सोचकर, तुम्हारा 
विश्वास करके, जब तुम्हारं भाई यहाँ से गये हे, तुम ऐसा पापमय व्यवहार क्‍यों करते हो ? 
हाँ, म॑ जानती हूँ, असुरो की माया से राम का वध होगा, इसे अच्छी तरह जानकर 
अनुचित बुद्धि से, निःशक हो, अपने भाई को दिये हुए वचन की अवहुलना करते हुए मुझे 
प्राप्त करवे का विचार कर रहे हो; या कदाचित्‌ यह सोचते हो कि में इसकों कैकंयी- 
सुत को सौप दूंगा । अपने इस दरीर में मुर्के अब प्राणो को रखना उचित नही प्रतीत होता । 
में तुरंत गोदावरी मे डूबकर अपना प्राप-त्याग करूँगी । अब अन्य बातों से कोई 
प्रयोजन नहीं हैँ ।* 

सीता के एस कठार वचन कहने पर लक्ष्मण अत्यंत क्षुब्ध हो गये । उन्होंने राम 
का नाम लेते हुए अपने कर्णपुटों पर हाथ रखे तथा चारों ओर देखते हुए बोले--हे बन- 
देवताओं, क्‍या तुम लोग सुन रहें हो ? सीता कठोर होकर मुझे कैसे पापपूर्ण कदु वचन 
सुना रही है । इस प्रकार कहकर उन्होंने आँखों में ऑसू भरे हुए, अब यहाँ रहना 
अनुचित समभकर, सीता से कहा--माता, में अभी जा रहा हूँ । में आपके पति को शीघ्र 
ही लिवा लाऊंगा । आप दुःखी मत होइए ।' 

इसके परचात्‌ उन्होंने पर्णशाला के चारों ओर सात रेखाएँ खीच दी और कहा-+ 
माता, इन रेखाओं को पार करके बाहर मत जाइए । यदि कोई इन रेखाओं को पार 
करेगा, तो उसका सिर उसी क्षण चूर-चूर हो जायगा । तब उन्होंने अनल से प्रार्थना की 
और उन्हें सीता की रक्षा का भार सौपकर, जानकी को बड़ी भक्ति से प्रणाम करके वहाँ 


से राम की खीज मे चल पड़े । 


१९, मिक्षुक के वेश में रावण का सीतो के पास आना 


उसी अवसर की प्रतीक्षा में, अत्यंत उद्विग्न होकर रहनेवाला रावण कप संन्‍्यासी 
का वेश घारण करके वहाँ आया । उसके हाथ में दंड और कमंडल थे । विशाल ललाट 
पर तिलक था; उंगलियों में कुश की पवित्री थी; विशाल उर पर जनेऊ था; दायें हाथ 
में रुद्राक्ष की माला थी, और वह ग्रेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए था । कई प्रकार की 
जपमालाएँ धारण करने से उसकी गरदन एक ओर भूकी हुई थी । उसका गात्र कुश था 
और उसके हाथ में एक जीणं छत्र था | उसकी बंधी हुई शिखा पीछे की ओर लटक 
रही थी। संन्‍्यासी का ऐता छत्म-तेश धरकर वह उंगलियों को गिनता हुआ, कुछ मंत्रों को गुन- 
गुनाता हुआ, कही मुनि उसे पहचान न जायें, ऐसा मन-ही-मन भयभीत होता हुआ, जरा- 
पीड़ित वृद्ध के समान सिर को किचित्‌ हिलाता हुआ, थके हुए के समान जहाँ-तहाँ ठहरता 
हुआ हरि-हरि' शब्द का उच्चारण करके मानों शज्ञांति प्राप्त करता हुआ-सा, धीरे-धीरे 
पर्णशाला के निकट पहुँचा । वनदेवताओं ने जब देखा कि जमद्रोही! वहाँ पहुँच गया है, 
तब वें अत्यंत भयभीत होकर एक ओर सटककर रह गईं । 

२० 


(4:॥ ऐंग्नाथ रायायण 


पर्णशाला के सम्मुख खड़े हुए उस कपटवेशधारी को देखकर सीता ने उसे एक 
संयमी मुनि समझा । तुरत अत्यत भक्ति-युक्‍त हो, कर-कमलो को जोड़कर उसे प्रणाम किया 
और सौमित्र की खीची हुई रेखाओं को पारकर बड़ी भक्ति के साथ उस अभ्यागत का 
पूजन-सत्कार किया । तब उस कल्याणी सीता को देखकर उसने कहा--हें सुंदरी, तुम 
ः ऐसे दुर्ग कानन में किस प्रकार अकेली रहती हो ? पता नही, तुम रति हो, या लक्ष्मी 
हो, या भारती हो ? नहीं तो पृथ्वी तथा स्वर्गंलोक की स्त्रियों में ऐसा सौदर्य कहाँ ? 
तुम्हारा मुख पूर्ण चंद्र की राका का उपहास कर रहा है; तुम्हारे अधर पद्मराग मणियों 
को परास्त कर रहे हे; तुम्हारा शरीर विद्युल्लता को लज्जित कर रहा है; तुम्हारी वाणी 
सुधा से भी अधिक पवित्र है; तुम्हारी वेणी जलद की वेणी को परास्त कर रही है; 
तुम्हारे सौदर्य का वर्णन करना मेरें लिए असंभव हे । हे तरुणी, तुम्हारे आलिगन-पाश में 
बंधकर सूख-भोग करनेवाला व्यक्ति ही पुरुषों में श्रेष्ठ है । तुम्हारा साहचर्य्य 
प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ही पूर्णकामी तथा नित्यकल्याणसंपन्न हूँ । हुँ कमलाक्षी, तुमको 
यहाँ रहते देखकर, हमें आइचय तथा दुःख हो रहा है । हें सुदरी, तुम कौन हो ? इस 
कानन में किस लिए तुम रहती हो ? हमें सारा समाचार कहो ।॥' 
तब सीता ने बड़ी भक्ति से कहा-- हे अनघ, में रघुराम की पत्नी हूँ । मेरे 
पिता महाराज जनक हे । महाराज दशरथ मेरे ससुर हे । मेरा नाम सीता है । उन्नत 
कात्तिवानू रामचद्रजी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार गृह त्यागकर वनवास के लिए 
आये, तो में और लक्ष्मण उनके साथ चले आये है । इस आश्रम में हम तीनों तपस्वियों का-सा जीवन 
व्यतीत करते हें। आज हमने अपने आश्रम के सामने एक स्वर्ण-मृग को चौकड़ी भरते देखा, तो मेने 
अपने पति से उसे किसी तरह ला देने के लिए कहा । इसों हेतु वे गये हे । उसके परचात्‌, 
'हाय लक्ष्मण” का आत्तंनाद शूल की तरह मेरे कानो को चुभाते हुए सुनाई पड़ा। भयभीत हो 
मेने लक्ष्मण को भेजा । वह गया हुआ है, किन्तु न जाने अब तक वह क्यो नहों लौटा ।” 


इतना कहकर, उन्होंने उस कपट मुनि को संबोधित करके कहा--हें अनघ, आपका 
शुभ नाम क्‍या है ? और आप यहाँ क्‍यों आये हे ?” तब लकाधिपति नें अपना कपद 
तजकर उनसे कहा--है वनजाक्षी, में समुद्र के मध्य में स्थित लंका का राजा हूँ । राक्षसों 
में श्रेष्ठ हूं; विश्व॑वसू का पुत्र हूँ, यक्षेश का अनुज हूँ; दिग्विजयों हूँ । मेस नाम रावण हैं; 
युद्ध में देवता तथा राक्षसों में किसी को भी मारने की क्षमता रखता हूँ । हे सुन्दरी, 
मेंने तुम्हारे रूप-सोंदर्य की प्रश्नंसा सुती थी; इसलिए बड़े हर्ष से तुम्हें देखने आया हूँ । 
इस अकिचन मानव के साथ तुम इन घोर बलों में क्‍यों रहती हो ? हे विशालाक्षी, तुम 
अपनी इच्छा से शासन करती हुई अपनी मनोज्ञता को प्रकट करती हुईं, अत्यधिक आदर 
के साथ, पृष्पक आदि चिमानों तथा ऊँची अट्टालिकाओं में सुर, गरुड़, उरग, असुर तथा 
सिद्धों की श्रेष्ठ कन्‍्याओं की सेवाएँ प्राप्त करती हुई निवास करो । तुम्हारे चरणों की 
कांति मेरे महलों का मणिमय कुट्टिम (फर्श) बन जाय । हे सुंदरी, तुम्हारे कटाक्ष की शोभा 
मेरे अंतःपुर की कुमुदितियों के साथ होड़ लगावे । तुम्हारा मंद हास प्रतिदिन मेरे प्रेम-सागर 
के लिए चंद्रिका बन जाय । तुम मेरी लंकापुरी को चलो ।॥' 


























अएरटयकाोड ९45 


इन बातों को सुनकर सीता अत्यंत भयभीत हुई । किन्तु वे घीरमना थीं; इसलिए 

एक तृण हाथ में लिये हुए वे उसे संबोधित करके उसकी बातों का उत्तर देने लगीं. मानों 

व उस रावण को तृणवत्‌ मानती हों । वे कहने लगीं--क्यों रे, मझके श्रेष्ठ पतिब्रता 

ने मानकर, इस अकार कहना, क्‍या तुम्हें उचित है? तुम्हारी इच्छा ऐसी दुर्लभ है, जैसे 

देवताओं को प्राप्त करने योग्य पूर्णाहुति किसी कुत्ते के लिए दुलंभ है। तुम श्रीरामचंद्र 

को प्राप्त मुझ पर आसकत होने का साहस करते हो ? चपचाप तुम अपने नगर को लौट 

जाओ । यदि ऐसा न करके तुम कोई दुराचरण करने का विचार करोगे. तो मेरे पति 

राघव, जो विविध शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में निपण हैं, जो अनायास ही, देखते-देखते शिव- 

ह धनुष को भंग करने में सफल हुए, और खर-दूषण आदि राक्षसों के शिरच्छेदन करनेवाले हैं, 
तुम्ह तथा तुम्हारे वंश को नष्ट-अ्रष्ट कर देंगे । तुम्हारे और उन सर्यवंशी में उतना 
ही अंतर है, जितना सियार और सिंह में, मशक तथा दिग्गज में नाले ओर समद्र में, 
कोआ और गरुड़ में अंतर होता है । इसलिए अब तुम सूबद्धि के साथ लंका लौट जाओ । 
इन बातों को सुनकर रावण ने अत्यंत क्रोधावेश से अभिभत हो, भयंकर दृष्टि से 
जानकी को देखा--और कपट रूप तजकर निज रूप धारण किया । उसके मन में मन्मथ 
दीप्त हो रहा था और उसकी दस अवस्थाएँ मानों रावण के दस मणिमय जटा-जटों से 
युक्त सिरों के रूप में दिखाई देने लगीं । उसकी बीस भजाएँ ऐसी दीखने लगीं मानों 
मन्‍्मथ की दस अवस्थाओं की इच्छाएँ दुगूनी होकर प्रकट हो रही हों । उसके कमल के-से 
बीस हाथ ऐसे दीख रहे थे मानों उसकी (मदन-प्रेरित) इच्छाएँ पल्‍लवित हो गई हों । 
इच्छा के उन पल्‍लवों में फूलों के समान शस्त्रास्त्र दिखाई देने लगे । उसके झरीर के विविध 
आभूषणों की कांति मदनाग्ति की ज्वालाओं के समान दीखने लगी। इस प्रकार भयंकर आकार 
वबारण करक खड़े हुए रावण को देख सीता का घेर्य छूट गया और वें भयभीत हो मच्छित 

हो गईं । तेज आंधी के प्रहार से (पेड़ से अलग हो) नीचे पड़ी हुई वनलता के समान 

पृथ्वी पर पड़ी हुई चारुलोचनी सीता को, निर्दयी हो दक्षकंठ ने, अपने रथ पर 

रखा । सीता को आँखों से अश्रु-घारा बह रही थी; बाहु-लताएँ भय से काँप रही थीं; 
की वेणी खुल गईं थी; कुच हिल रहे थे; रत्त-हार जहाँ-तहाँ टूटकर उसके रत्न 
बिखर रहे थे, और भय तथा ज्लोक से उनका सारा शरीर काँप रहा था । एसी स्थिति में वह 
राक्षत्त सीता को अपने रथ पर बिठाकर आकाश-मार्ग से यों जाने लगा, मानों दैव-प्रेरित 
हो मृत्यु-देवता को साथ लिये जा रहा हो । रास्ते में सीता की चेतना लौट आईं, तो 
उन्होंने आँखें खोलकर देखा और (सूखे हुए) होंठों को आदे करती हुई, अपने बिखरे 
हुए आँचल को ठीक कर लिया और ऊँचे स्वर में शिक्ष-कोयल की-सीं वाणी में विधि को 


कोसती हुई, अपने प्राणेश्वर को पुकारती हुई क्रोध तथा विषाद से संतप्त होकर विलाप 
क्रने लगीं। 















का २०. जानकी का शोक द हे, 
सीता कहने लगीं--हे राघवेश्वर, हें रामचंद्र, हें सर्यवंशी हाय * आपकी पत्नी--- 
मुझ एक अनाथा बनाकर यह कुटिल राक्षस उठाकर ले जा रहा हूं । आप जीघ्र आकर 





(44 रंगना/थ रयायण 


इसका नाश कीजिए और मेरी लाज बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए । अरे राक्षस, यह 
निदा तुम अपने ऊपर क्‍यों लेते हो ? तुम स्वयं अपनी लंका को क्‍यों भस्म कर देना 
चाहते हो ? तुम्हारे लिए यह भयंकर अन्याय उचित नहीं हैं | क्रोध में राघव तुम्हारा 
वध कर डालेंगे । हाय, मेने स्वर्ण-मृग देखा ही क्यो ? मेने अपने प्राणेश को क्‍यों जाने के 
लिए कहा ? (लक्ष्मण के) मना करने पर मेने उसकी बात क्यो नही मानती ? प्रभु मृग 
लाने के लिए क्‍यों गये ? मेने उनकी शक्ति का विचार क्यो नहीं किया ? लक्ष्मण को 
कोसकर जाने के लिए मेने उससे क्‍यों कहा ? हाय ! होनहार मुझे क्‍यों चुप रहने देगा ? 
इन वातों से क्‍या प्रयोजन है ? हे भाई लक्ष्मण, तुम अभिमान-धनी हो, मुझे माता के 
समान माननेवाले उन्नत गृुणवान्‌ हो । सौजन्य की मृत्ति हो । ऐसे तुम्हें जो अपशब्द मेने कहे, 
उनका फल में अब भोग रही हू । कोध तज दो और शज्ञीत्र आकर मेरी रक्षा करो | 
हाय कंकेयी ! आपने जो वर माँगे, वे आगे चलकर सफल होगे । आप अपने पुत्र के 
हाथ एकच्छत्राधिकार का अनुभव करते हुए राजभोग कीजिए ।' 

इस प्रकार सीता उस राक्षसराज की निदा करती हुई, रामचंद्र को पुकारती हुई, 
भगवान्‌ को कोसने लगी । वह काकुृत्स्थवंशी लक्ष्मण की प्रशंसा करती और कैकेयी की 
निदा करती हुई अत्यधिक शोक से कहने लगी--में मिथिलेश्वर की पुत्री, दशरथ की 
पुत्र-वधू ओर राम की पत्नी हूँ; ऐसी मुझे रक्षा करनेवाले जहाँ अनुपस्थित हें--उस 
स्थान से एक राक्षस मुझे उठाकर ले जा रहा है । हे वक्षो, हे मेरे सहोदरो, आप धरणी- 
इ्वर (राम) से सारा वृत्तांत कह सुनाइए । हे सुरो, आप सुरवेरी का सामना करके 
किसी उपाय से मुझे कंद से छड़ाइए । हें गोदावरी, बड़ी भक्ति के साथ में आपके आश्रय 
में रहती थी; अब आपको मेरी रक्षा करना उचित है । कम-से-कम आप जाकर भूपति 
से यह वृत्तांत सुनाइए । में दुष्ट के हाथों में फेंसकर विपत्ति में पड़ी हूँ । हे माता, क्‍या 
आपको मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए ? हें भूमाता, आप रघुराम भूपषालमणि से मेरी 
इस दुरवस्था का समाचार बतलाइए । सब प्रकार के लोगों को पुकारते हुए मेरा कंठ 
सूख रहा है; धर्य छुट रहा है; प्राण दुःखी हो रहे हैँ । हे किन्नरो, हे प्रण्यात्माओ, हे 
महात्माओ, हे तपस्वियो, हे खेचरो, हे ब्रतियो, हे यतियों, हे वन-पक्षियो, हे सिंहो, हे गंधर्वों, 
हे नरो, हे सुरो, हे नागेंद्रो, आप (सब) मेरी रक्षा कीजिए ।' 

भूसता विविध प्रकार से व्यर्थ ही शोक करने लगी । पृथ्वी भी काँप उठी, गौतमी 
(गोदावरी ) ने अपनी गति रोक दी । समस्त प्राणी शोकाकुल हुए। मूनि लोग यह अन्याय है, 
अन्याय है, कहते हुए, कपट संन्‍्यासी रावण का स्वभाव जानकर, परिताप करने लगे 
ओर शोकाश्रु बहाने लगे | मृग उनका (जआत्तनाद) सुनते हुए चरना भूल गये; पक्षी ऋन्‍दन 
करन लगे; पवन की गति मंद पड़ गईं; वक्ष सूखने लगे; सारा आकाश क्षुब्ध हो उठा; 
धर्म-देवता यह सोचकर कि अब मेरी रक्षा कौन करंगा, दुःखी हुए; वन-देवता शोक-संतप्त हुए, 
साधुजन जानकी को देख रोने लगे । 


२१. जठायु और रावण का युद्ध 
' उस समय अरुण का पुत्र, पक्षिराज तथा महान्‌ साहसी जटायु ने एक पहाड़ पर से 


अएरयकाड €द्छ 


हाय रघुराम' का आत्तेनाद स्पष्ट रूप से सुना । यह आत्तंध्वनि सुनकर उसने भय तथा 
आइचयंचकित हो, सिर उठाकर सारे आकाश तथा सभी दिल्लाओ में अपनी दृष्टि दौड़ाई 
और मन-ही-मन कहने लगा--दया-रहित हो रावण उस राम की पत्नी को अपने यहाँ 
ले जा रहा हैँ । उस दिव जब से मुझे राम ने देखा, तब से वे मेरे साथ घनिष्ठ मित्रता 
का व्यवहार कर रहें हें । अब इस राक्षस क॑ दुष्कर्मों को सहना ठीक नहीं है । अपना 
शौय दिखाकर मे अकेले ही इस राक्षस का वध करूँगा और वैदेही को छुड़ा लाऊँगा या 
सूर्यवंशाधिप राघव के लिए युद्ध में अपने प्राण छोड़ दूँगा ।' 


ऐसा निदचय करके, उसने अपने सुदृढ़ शरीर को बढ़ाकर आकाश की तरफ ऐसे 
उछल पड़ा, जैसे वज्ञ के वार का सहन न कर सकने के कारण महापर्वत आकाश में उड़ 
रहा हो । (उसके उड़ते समय) परब्ंत-श्रृंग (उसके पैरों का टक्कर खाने से) च्र-चूर 
हो गये । उसने अपने मुँह में रखे हुए मांस-खंडो को पृथ्वी पर थूक दिया । भयंकर रूप 
से उसके नखो में फंसे हुए करि, सिंह, शरभ आदि मृगों के सिर (उसके पैरों से छुटकर 
पृथ्वी पर) लुढ़कने लगे । उसकी बलिष्ठ चोंच की दीप्ति तथा पंखों की आभा (चारों 
ओर) विकीर्ण होने लगी । अत्यधिक क्रोध से उसकी आँखें प्रचंड दीखने लगीं; पंखों के 
द्वारा उत्पन्न पवन से पर्वत-शिखरों पर रहनेवाले वृक्ष टूटकर दिशाओं को भरने लगे । 
वह रावण की ओर इस प्रकार आने लगा, मानों रावण के (मन के) तम को दूर करने 
के लिए आनेवाला मध्याह्वल का सूर्य हो, या बली रावण-रूपी सूर्य को निगलने के लिए 
बड़े भयंकर रूप से आनेवाला राहु हो, या रावण-रूपी राहु को निगलने के लिए अत्यधिक 
वेग से आनेवाला ताक्ष्य (एक मुनि) हो । जटायू कहने लगा--हे कुटिल राक्षस, ठहर, 
ठहर, आगे मत बढ़ । तू रघुराम नृपचंद्र की देवी को कहाँ लिये जा रहा हैँ ? अब कहाँ 
ले जा सकेगा ? कहाँ जायगा ? किस ओर जायगा ? यदि तू जाना भी चाहे, तो जाने 
न दूँगा; तुझे में मारूँगा, काठूगा, खंड-खंड कर दूँगा, दंड दूगा और पोली लकड़ी के समान 
(तेरे) सिरों को काट दूँगा । इसके पश्चात्‌ वह सीता को देखकर कहने लगा--है देवी, 
दुःखी मत होइए । इस भयंकर राक्षस का वध करके में आपको इसके हाथों से छुड़ाऊंँगा ।' 


भयंकर निदाघ के मध्य बादलों का मर्जन जैसे मयूरों को प्रसन्नता पहुँचाता हैं, 
वैसे ही इन वचनों से सीता को कुछ सांत्वना मिली । कुम्हलाये हुए मूह से, अत्यंत दुःख 
से कुढ़ती हुई सीता बोली--हे जटायू ! हें भाई ! देखो यह सुरवैरी राम-लक्ष्मण को वंचित 
करके घमंड से म॒ृर्भ उठाकर ले जा रहा है । इन बातों को सुनकर अरुणनंदन (गरुड़) 
क्रोधोन्मत्त होकर रथ के आगे आकर खड़ा हो गया और प्रलय-काल के बादलों के निर्ंघोषि 
की भाँति कठोर वचनों से बार-बार दशकंठ को डाँटतें हुए अत्यधिक साहस के साथ कहने 
लगा-- है रावण, तू परम पवित्र ब्रह्मा का पोता है; पुण्यात्मा विश्ववस्‌ का पुत्र हैं; 
कुबेर का भाई हैँ और दानवश्रेष्ठ है, क्या तेरे लिये ऐसा काम उचित हैं ? तू जगदेकपति 
नूप राम की पत्नी को बलात्‌ लिये जा रहा हैँ, यह उचित नही हैं । तुझे तो राम 
से लड़कर उसके पदचात्‌ उनकी स्त्री को लाना चाहिए था । उनको धोखा देकर, उनकी 
स्‍त्री को इस प्रकार लाया है | क्‍या यह कोई श्रता हैं ? अरे, राम की कोधाग्नि तुझे 


एक्ट रंगनाथ एयायण 


तेरे बंबुजनों तथा तेरी लका को भस्मीभूत कर देगी । जान-बककर क्‍यों विष पी रहा है ? 
क्रीधी सर्प के ऊपर पैर क्‍यों रखता है ? साठ सहस्न वर्ष की आयुवाले मुझे जानता है 
या नहीं ? में जटाय्‌ हें । इस पृण्य साध्वी को मुझे सौपकर चला जा, अन्यथा में तेरा वध 
कर दूंगा; अपनी चोच से तेरे धवुष के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा और वर्म तथा मर्म को 
मेंदकर तेरे प्राण ले लूंगा और साथ ही जानकी को मुक्त करूँगा ।' 

तब उस भप्रक्र राक्षमश्रेष्ठ ने अपना रथ रोका, कोधोन्मत्त हो धनृष की टंकार की 
ओर लक्ष्य साधकर जटायू पर घोर अस्त्र चलाये | किन्तु उस वीर विहग ने रूुष्ट 
होकर उसके बाणों को तोड़ दिया और अपने पखों से उसके वक्ष पर आघात किया, ललाट 
पर चोंच मारी, कंधों पर पद-प्रहार किया और अपने तेज नखों से उसे अत्यधिक पीड़ा 
पहुँचाईं । तब उस राक्षसकुलेश्वर ने उस खगराज के पंखों का लक्ष्य करके दस उग्र 
बाण चलाये । जटायू ने अपनी चोच से रावण के घनृष के टुकड़े-टुकड़े कर दिये, उसकी 
ध्वजाओं को नीचे गिराकर उसके मुकुट को भी पृथ्वी पर गिरा दिया, सारथी से जूककर उसका 
पेट चीर दिया; आगे बढ़कर उस राक्षस के रथ के अदब्वों को मार डाला और अत्यधिक 
क्रोध से उसके रथ को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । तब राक्षसराज कंपित होकर पृथ्वी पर 
गिरकर फिर उठा और धरणिजा (सीता) को उठाये हुए अपनी माया की शक्ति से आकाश 
में ओर भी ऊँचा उड़ गया । उसे जाते हुए देखकर जटायू ने उसको रोका और 
आकाशझ्-मार्ग में महान्‌ वेग से उस पर्‌ आक्रमण किया और कहने लगा--हे पापी, तू 
लुक-छिपकर भले ही किसी भी लोक में चला जा, मैं तुझे तिनके की तरह पकड़कर तेरा 
वध कर दूंगा ।॥' 

तब अत्यंत रोष से दैत्यराज ने अति भयंकर मुदुगर उस पर फेंका । जठायु ने ' 
उसे अपनी चोंच से तोड़ दिया और उसके सिर पर चलते हुए उसे कुचल-सा दिया और 
उसके सर के केशों को चुनने लगा । रावण ने क्रोध से, विना भय या संकोच के, उस पक्षीराज 
को दृढ़ता से पकड़कर नीचे अपने सामने रखा, और अपनी भयंकर शवित को प्रकट करते हुए 
अपनी मुष्टियों के प्रहार से उसे पीड़ित करने लगा । दनजेनद्र और विहसेंन्र के बीच 
के उस युद्ध को देख देवता आइचर्यचकित हुए । तब रावण अपने अद्वितीय पराक्रम को 
प्रकट करते हुए अपने अति भयंकर खड़्ग को खीचकर जटायु के पंखों और पैरों को 
काट दिया । तुरंत खगपति धरती पर गिर पड़ा । 

उसे इस प्रकार गिरते देख वैदेही दुःखी हो किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राम का 
नाम ले-लेकर विलाप करने लगी । रावण उस परम पतिन्नता को उठाकर बड़े हर्ष से 
आकाश के मार्ग से अत्यंत शीघ्र जाने लगा | ब्रह्मादि देवता तथा मुनि आपस में यह कह- 
कर हर्षित होने लगे कि अब दशकंठ अवश्य ही राम के हाथों मारा जायगा और हमारे 
मनोरथ_ सफल होंगे । 


आकाश-मार्म से जब रावण अत्यधिक वेग से जाने लगा, तब सीता के चरण का 
नूपुर इस प्रकार पृथ्वी पर ग्रिरा, मानों सूरवैरी के लिए उत्पात की सूचना देनेवाली 
छिलका छोर ॥ उस रमणी के कुचों पर विहार करनेवाले हार टूटकर इस प्रकार जहाँ-तहाँ 


#रएयकोड १११६ 


पृथ्वी पर गिरने लगे, मानो जाक्ववी की जल-वारा हो । सीता हाहाकार करती हुई मन- 
ही-मन कुढती जाती थी । ऋष्यमूक पर्वत पर सीता ने पाँच बलिष्ठ वानरों को देखा, तो 
तुरंत अपने वस्त्र का थोड़ा सा भाग फाड़ा, उसमें अपने आभूषणों को बाँधा और सोचने 
लगीं कि कम-सें-कम ये मेरे आभूषण राम भूपाल को मेरे हरण का समाचार देंगे, तो 
राम के द्वारा दशकठ का वध शीघ्र होगा । इस प्रकार सोचकर उन्होंने उस पोटली को 
उनके बीच गिरा दिया । उन (वानरो) ने उस पोटली को तुरंत छिपा दिया । 

दनुजाधिपति (यह सोचकर) भय से ब्याकुल हो रहा था कि दजस्थात्मज उसका 
पीछा करेंगे । इसलिए वह पीछे की ओर देखते हुए, भय-विद्धल होते हुए, शीघ्र ही समुद्र 
पार कर गया और लंका में जा पहुँचा । उस समय कितने ही मृत्युसूचक अपशकुन दिखाई 
पड़ने लगे । वह लंका पहुँचकर अनुपम तथा विविध भोगो का आगार अपने महल में गया 
और बड़े गव॑ के साथ जानकी को अपनी सारी संपत्ति दिखाई ! 


२२. जानकी को अशोक-वन में रखना 

तत्पश्चात्‌ रावण ने बड़े हुए से सीता से कहा--हे कमललोचनी, ये मेरे भवन हैं; 
यह मेरा घन है; ये मेरे तुरग हैं; ये मेरे गज हे । यह वे मेरे दिव्य आमूषण हें, 
जिन्हें मेंने सभी देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था; यह पुष्पक-विमान हैं, जिसे 
मेंने कुबेर को जीतकर प्राप्त किया था; ये चारण, अमर, सिद्ध तथा साधकों की पत्लियाँ हें, 
जो अलग-अलग मेरी सेवा करती रहती हे । ये स्त्रियाँ वे हैं, जो घमंडी होकर मेरी 
बात स्वीकार नहीं करने के कारण कारागार में तड़प रही हैं । वह देखो, नाट्यश्ञाला हूँ; 
वह क्रीडा-वन है; ये चन्द्रशालाएँ हे । तुम इन सब की स्वामित्री होकर अनुपम गति 
से समस्त वैभवों का उपभोग करो | 

तब सीता एक तृष-खंड को हाथ में लेकर, रावण की उपेक्षा करती हुई कहने 
लगी-- भरे मूख्ख, तुम्हारा यह पाप तुम्हें यों ही नहीं छोड़ेगा | वह भयंकर अस्नि बनकर 
तुम्हें दर्ख कर देगा | तुम और तुम्हारे बंधु-बांघव अब बहुत दिनों तक जीवित नहीं 
रह सकेये । अवदय ही नष्ट हो जायेंगे । यह सत्य है । जबतक राम की बाणाग्नि की राशि 
में गिरकर तुम्हारा झरीर जल नहीं जायगा, तबतक तुम्हारे ये पाप कंसे कटेंगे ?' फिर 
सीता बार-बार परिताप करती हुई बोली--तुमने आज सुझे ऐसे कलुषित वाक्य सुनाये, 
जिनसे मेरा सारा महत्त्व जाता रहा । मेरे गवं ने मुझे ऐसा कर दिया; में अपने माब्य 
को कैसे रोऊं ?' यों कहती हुई वह उच्च स्वर में रुदत करने लगीं । (यह देखकर) 
राक्षस-वल्लभ मन-ही-मन बहुत क्रृद्ध हुआ और त्रिजटा आदि स्त्रियों को बुलाकर उन्हें 
सीता को दिखाते हुए कहा--तुम लोग बड़ी सावधानी से इसकी रक्षा करती रहो ओर 
मुझसे विवाह कर लेने का उपदेश देती रहो । उचित यत्न के साथ इस रमणी को अद्योक- 
वन में रखो । यों कहकर उसने उन्हें भेंज दिया और काम-पीड़ित मन से व्याकुल रहने लगा। 

२३. श्रीराम का दुःख 


मांया-मुग का वध करने के पर्चात्‌ राम ने और एक हिरन का वध किया और 
उसके मांस तथा चर्म को लेकर बड़े हुं से लौट रहे थें | सियारों का चिल्लाना सुनकर, 


९६0 रंग्नाॉथ एाग्ीएयर्ण 


बिक 


(मन-ही-मन) वे व्याकुल होते हुए बड़ी तेजी के साथ निःश्वास भरते हुए आ रहे थे कि 
वन के मध्य में उन्होंने लक्ष्मण को देखा । लक्ष्मण को देखते ही वे अत्यंत भय-विह्वल 
हुए और बोले--हाय लक्ष्मण, अत्यंत धीर तथा विवेकी होकर भी मेरी आज्ञा के विना, 
सीता को वन में अकेली छोड़कर तुम कैसे आये ? तुम इस तरह क्यो आये ? क्‍या, तुम 
नहीं जानते कि इस पृथ्वी पर रहवेवाले सभी राक्षस हमारे छात्रु हे ? भाई, क्या तुम्हें 
वंश-मर्यादा, धर्म तथा गृरुजनों की हानि का विचार नहीं करना चाहिए था ?' 

इन बातों को सुनकर लक्ष्मण अत्यंत भयभीत हुए । काँपते हुए उन्होनें हाथ जोड़कर 
कहा-- हे प्रभो, त्रिलोकीनाथ, में जानता हूँ कि मेरा इस प्रकार चला आना उचित नही है। 
जिस कुटिल राक्षस ने माया-मृग के रूप में आपको भटकाकर निदान आपके दिव्य 
बाणों की अग्नि-शिखाओं से प्राणन्त्याग किये, उसने मरते समय हाय लक्ष्मण: कहकर 
आत्तंनाद किया । वह आत्तनाद जब सीताजी के कानों में पड़ा, तब वे अत्यंत भयभीत हुई 
ओर आपकी श्रेष्ठता को सर्वेवा भुलाकर कहने लगी--भाई लक्ष्मण, क्या बात है ? कुछ 
पता लगाओ । हे सौमित्र, तुम्हारे भाई कभी ऐसा दीन आलाप नहीं करते । तब मेने 
उनसे कहा--माताजी, हमारे मन में भय उत्पन्न करने के निमित्त ही क्रर राक्षस ने ऐसी 
पुकार मचाई होगी । कहाँ सूर्य-वंश के अधीश्वर और कहाँ दीन वचन, माताजी आप 
विचलित मत होइए । तब देवो मुझे अपशब्द सुनाती हुई कोसने लगी और में मन ही मन 
दुखी हुआ और वनु-देवताओं के संरक्षण में उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया । इसलिए प्रभो, 
आप इसे मेरी त्रुटि न मानें । 

इस प्रकार कहते हुए अश्रुपुरित नयनों से लक्ष्मण ने अपने भाई को प्रणाम किया । 
राम ने अपने अनुज को बड़े स्नेह से उठाया, आँखों से गिरनेवाले अश्रुजल को पोंछा, और 
अत्यंत दुःखी होते हुए बोले--हें तात, आजन्म पवित्र, सर्वज्ष जनक महाराज की पुत्री होती 
हुईं, उस प्रल्‍्यात पुण्यशीला सीता का ऐसे वचन कहना ही सभी विपत्तियों का 
कारण है--ऐसा विचार करके तुम्हें तो वही ठहर जाना चाहिए था । तुम्हारे जैसे व्यक्ति को 
विचलित नहीं होना चाहिए था ॥ 

इस प्रकार, सौमित्र को सांत्वना देकर राम ने अपनी आश्रम-भूमि में प्रवेश किया और 
(उसे सर्वथा निःस्तब्ध पाकर) बोले-- हे लक्ष्मण, यह कैसी बात है कि यह आश्रम स्वथा 
शन्‍्य दीख रहा है । वन-देवताओं के हर्ष भरे वचनों की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही हे ? 
पक्षियों का कलरव नही सुनाई पड़ रहा है। मुनिजनों का संचार यहाँ नहीं दीख 
रहा है ? सीता (मेरे स्वागतार्थ) आगे आती नहीं दीख रही है ? मेरा मन अत्यंत दीन 
तथा व्याकुल हो रहा हैं । आज मेरी बाईं आँख न जाने क्‍यों फड़क रही है । हाय, 
इस वन में न जानें हम दोनो कैसा दुःख भोगेंगे ? 

इस प्रकार कहते हुए वे पर्णशाला के पास पहुँचे और दिनकर-रहित दिन-लक्ष्मी के 
समान, निश्चाकर-विहीन रात्रि के समान, सारिका-रहित पिजड़े के समान, कोयल-रहित 
आम्-वृक्ष के समान, देखने में विवर्ण तथा कांतिहीन दीखनेवाले उस पर्णशाला को देखकर 


| 


बे मत-हो-मन बहुत अधघीर हुए । ब्याकुलता के कारण उनका मुख विवर्ण हो गया; 


झऋरंएयकोड श्क्ष 


आँखों से अश्वु ऐसे बहने लग्रे, मानों शोक-रस ही प्रवाहित हो रहा हैं । वे अपने सूखे 
ओठडों को आदर करते हुए भ्रग्न हृदय से अपने अनुज को देखकर बोले--हे लक्ष्मण, मेने 

अच्छी तरह देख लिया; पर्णझाला में कही भी भूमिसुता का पता नहीं हैं । कदाचित्‌ 
पुष्प-चयन के लिए गई हो अथवा हमें ढूंढ़ती हुई किसी दूसरे मार्य से चली गई हो । 
पता नहीं, सरोवर में जल-क्रीड़ा करने गई हो या अत्यंत भयभीत हो कही संतप्त हो रही हो, 
निकट पहुँचवेवाले बाघों के भय से कहीं छित7ः गई हो अथवा क्रोध से कहीं अकंली 
चली गई हो । मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं हो रहा हैं कि वह कहाँ गई; जो भी 
हो यहाँ तो नहीं है ।॥' 


इस प्रकार तकं-वितक॑ करते हुए उन्होंने पर्णशाला के भीतर प्रवेश करके सब स्थानों 
में ढूंढ़ा । किन्तु कहीं भी जानकी को न पाकर उनका मन अत्यधिक संतप्त होने लगा; 
शरीर निरचेष्ट हो गया; ज्ञान-रूपी रवि-शोक-समुद्र में अस्त होने से भ्राति-रूपी अंधकार ने 
व्याप्त होकर उनके अंतरंग तथा नेंत्रों को ढक लिया, धैर्य को आवृत कर लिया और 
अभिमान को घेर लिया । वे व्याकुल होकर भूमि पर लोट गये । उन्होंने यह भी नहीं 
सोचा कि में पहले ही सीता के (वनवास) दुःख से चितित हूँ, अब मुझे यह दुःख भी 
सहना पड़ा । यह दुःख मुझे कैसे प्राप्त हुआ ? कंसे में इस दुःख को पार करूँगा ? हम 
क्यों इस वन में आये ? अब में इससे (लक्ष्मण से) क्‍या बात कर सकता हूँ ? में इसका 
अग्रज हूँ; यह मेरा अनुज है; हम दोनों इस दुःख का भार कैसे वहन करेंगे ?* 
इन बातों का विचार किये विना वे मन-ही-मन क्षुब्ध होकर मदन-पीड़ित उन्मत्त की 
तरह चारों ओर निरुद्देश्य दृष्टि से देखते हुए, अपने महत्त्व को भी भूलकर प्रलाप करने लगे। 
वें कभी चिल्लाते--हे तनुमध्ये (पतली कसरवाली ) । इतनी देर तक तुम कहाँ हो ? 
शीघ्र आओ । फिर ऐसी चेष्टाएँ करते, मानों वे आ गई हों और उनका आलिंगन 
कर रहे हों । तुरन्त दुःखी होते; फिर धीरे-धीरे उनको सांत्वना देते । थोड़ी देर में जब 
किचित्‌ चेतना लौट आती तो कहते--हाय सौमित्र, अवनिसुता न जाने कहाँ चली गई ? 
क्या हो गया उसें, उसके पद-चिहद्धों के अनुसार चलकर दूढ़ने पर भी वह दिखाई नहीं 
देतीं; वह पर्षझाला में भी नहीं हैं । वह कम्॒ललोचनी न जाने किस दिशा में गई है ? 
क्या यह दण्डकवन नहीं है ? क्‍या यह (हमारा) निवास-स्थान नहीं है ? क्‍या यह (हमारी ) 
पर्णशाला नहीं है ? क्‍या में राम नहीं हँ ? तब तो उस चंचलाक्षी से बिछड़कर मेरे प्राण 
अभी क्‍यों टिके हुए हे ? उसके वियोग-दुःख से यदि में प्राणों का मोह त्यागकर मर जाऊं, 
तो महाराज दशरथ तो यही सोचेंग्रे कि यह कैसा पृत्र है, जो ब्रत को पूर्ण किये विना ही 
चला आया है ? ऐसी दशा में क्या वे मेरा आदर करेंगे ? ऐसा नहीं करके यदि में 
क्रत को पूर्ण करके, राज्य करने के लिए राजधानी को लौट जाऊँ और मिथिलेश्वर वहाँ 
आयें तो, उन्हें देखकर कया में लज्जित नहीं होऊँगा ? इसलिए तुम मुझे इस कानन में 
ही छोड़कर राजधानी को लौठ जाओ और भरत से कहो कि वह अपनी इच्छा से समस्त 
पृथ्वी का शासन करे और माता कैकेयी, सुमित्रा तथा कौक्ल्या को जानकी के खो जाने 
का तथा मेरा समाचार कहो । मेरी बात मानो ॥' 

२१ 


१६९ रंग्मांयथ रामिा|यरी 


इस प्रकार कहते हुए राघव ने अपनी आँखें ऐसे बंद कर लीं, मानो वे इस समाचार 
को मन से बाहर .जाने नही देना चाहते थे कि सीता पर्णशाला से अदृश्य हो गई है । 


तब लक्ष्मण सारी स्थिति देखकर अत्यधिक शोक से विलाप करने लगे--में अब 
किस माता की सेवा करूँगा ? किस माता- की आज्ञा का पालन करूँगा ? किसे में अपनी 
माता के समान मानगा ? सर्यवंश-तिलक के शोक को कैसे शान्त करूँगा ? सभी माताओं 
तंथा भाइयों के लिए, इनके साथ का जीवन ही जीवन है (ये यदि न रहें, तो दूसरे 
रह सकेंगे) । हाय ! अब तो मन्‌वंश काही अंत हो गया । 


इतने में राम की चेतना लौट आई । उन्होंने उमड़ते हुए शोक से दण्डकवन के 
चारों ओर एक बार दृष्टि दौड़ाई, और आँखों में ऑसू भर लिये । सीता का स्मरण 
करते ही उनका दुःख दुगुना हो गया; धैयं के छूट जानें से मन और भी शोकाकुल हुआ। 
वे बोले-- हाय सीता, तुम चली गई । तुम अपने शरीर को मेरे इस शरीर से अलग 
करके इसे यहीं छोड़कर चली गईं ? सुर तथा असुरों के लिए पूजनीय है, इसका भी 
विचार नहीं करके मेंने तुम्हारे लिए शिव-धनुष को भंग कर दिया था । परशुराम ब्राह्मण हूं 
इसका भी विचार नहीं करके मेने उन्हें शत्रु समककर उनका गये भंग किया था । 
हे कमलाक्षी, तुम्हारे लिए मेने इन दोनों निदाओं को अपने ऊपर ले लिया है । अंत में 
कर देव ने तुम्हें मुकसे अलग किया है । में तो केवल निदाः प्राप्त करने के लिए 
रह गया । तुम्हारे मन की अभिलाषा देखकर, उसे पूर्ण करके तुम्हें आनन्दित करने के लिए 
में गया, उस माया-मृग का वध करके उसका चर्म लाया हूँ । अब में प्रेम से वह (चर्म) 
किसको दूँ ? सब सुखों को भुलांकर, मेरा. विश्वास करके मेरे साथ वन में आई हुई 
तुम्हारी रक्षा में नही कर सका । तुम्हारे जाने का मार्ग जानकर, तुमसे शीघ्र आकर मिल 
न सका । समस्त जगत्‌ का शासन करने की महान्‌ शक्ति रखनेवाले'के समान शर-चाष 
धारण करके इस घोर वन में रहने आया और मूर्ख मति से अपने पूर्वजों की महत्ता को 
भी भुलाकर, आज तुम्हें खो बैठा हूँ । हे मृगलोचनी, तुमसे बिछुड़कर में! इस शरीर में 
अपने प्राण कंसे रोक सकगा ? हे भूमिसुते ! इस भूमि को छोड़कर में और किस स्थान 
पेंर इस शरीर को घारण कर सकगा ? हे सुंदरी, तुम्हारी विरहाग्नि तुम्हारे सौंदर्य-सागर 
मैं डूबे विना बुकेगी नहीं | तुम्हारे शरीर-रूपी नौका के बिना, इस शोक-समुद्र को केसे 
तर सकगा ? तुम्हारे कुचों की आड़ के विना में कामदेव की शर-वृष्टि को कँसे सह सकूगा ? 
भगवान्‌ मुझे उस तरफ ले गया और तुम्हें इस तरफ । हम दोनों को अलग करनेवाले 
भगवान्‌ के लिए क्‍या असंभव है ? हे कोमलांगी, तुम्हें उठाकर ले जाते समय, तुमने 
क्या कहकर विलाप किया था ? तुमने मुझे क्‍या कहा थां ? तुम किस देश में चली गई हो * 
कहाँ रहती. हो ? कैसा दुःख भोग रही हो-? क्‍या कर रही हो ? कौन तुम्हें ले 
गया है ? क्रिस मार्ग से .गई हो ? हाय, हमारी कसी दशा हो गई है । तुम्हारी जैसी 
निंपुणा, . तुम्हारी जेंसी मुग्धा, तुम्हारी जेसी सौंदये-निधि कहाँ है ? तुम्हारे साथ “रहते 
एक दिन जी .भरकर सुख भोगने का सौभाग्य -(अब) मिलेगा क्या ? हे' जलजनयनीई 


तुम्हारे साथ रहते पर में यही अनुभव ' करता था कि साकंतपुरी में ही रह रहा हूँं'। 
हु 


आअरण्यकोड (4३ 


हे पिकवयवी, तुम्हारे संग रहने पर में अपने को स्वर्ण-महलों में रहनेवाले के समान ही 
समभता था । हे सुंदरी, में तुम्हारे सहवास में अपने को समस्त भोगों कों प्राप्त करता 
हुआ-सा अनुभव करता था । तुम्हारें साथ रहते हुए सब प्रकार के सुख-भोगों को भोगता 
हुआ-सा मानता था । आज ही मुझे ज्ञात हो रहा है कि यह महाकानन है; यह “पर्ण 
शाला है; यह तपस्या है, यह दुःखमय जीवन है । हे राजकुमारी, हे मृगनयनी, हे कमलाक्षी, 
है लतांगी, में कैसे संतप्त हो रहा हूँ । फिर भी तुम सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं 
कहती हो ? आज दीैव ने तुम्हारे मंद गमन की शज्ोभा हंंसों को, ललित चरणों की कांतिः 
प्रवालों को, उन्नत कुचों की शोभा चक्रवालो को, करों का अरुण राग पद्मों को, 
तन की कान्ति नयें जलद की बिजली को, आँखों का वैभव मछलियों को; 
शीतल मुख की शोभा चंद्र को, उज्ज्वल हँसी चंद्रिका को, मधुर भाषण तोते को, 
केशों की कान्ति भअ्रमरों को, कटि की कृशता आकाश को, देकर तुम्हें निमल लिया हूँ । 
हे वामलोचनी ! हे पद्मगंधी ! हें कमलमुखी ! हे सीते !” कहते हुए दुःख-विवश्व हो 
राम भूपाल अत्यधिक व्याकुल हुए । उसके परचात्‌ अत्यंत दीन होकर वे अपने अनुज को 
देखकर बोले--हे लक्ष्मण, वह इंदीवराक्षी न जानें किस ओर गई हैं । क्‍या हम उसे 
खोजते हुए चलें ? वह इन लता-समूहों में न जाने कहाँ लीन हो गई है; क्‍या हम उसे 
पुकार ? वह पृथ्वी की कुमारी न जाने किन पेड़ों की आड़ में छिप गई हैं; क्‍या हम 
चलकर देखें ? वह शुक- जुवाणी न जाने किन सरोवरों में (स्नान करने) गई है; क्‍या 
हम उसका पता लगाने जाये ?” इस प्रकार बार-बार अत्यंत दीनालाप करते हुए, 
मन-ही-मन खिन्न होते हुए वे असंह्य वेदना से पीड़ित होने लगे । 

(तत्पद्चात्‌ ) बे गौतमी के किनारे पहुंचे और उसे संबोधित करके कहने लग्रे--- 
हैं लोकपावनी, हे लोकमाता, लोकपावनी सीता का पता क्‍या आप जानती हैं ? हे लोक- 
बंधु, हे कर्मंसाक्षी (सूयें), क्या आप जानते हैं कि सीता कहाँ है ? हे जगत्पाण, हे सब 
स्थानों में संचार करनेवाले (पवन) क्‍या आप भी नहीं जानते कि सीता कहाँ है ? हे 
लताकुमारी, क्‍या तुम नहीं जानतीं कि वह लतांगी कहाँ है ? हैं जलज, क्‍या तुमने उस 
जलजातमंधी को नहीं देखा ? हे सिंह, क्या, तुमने उस सिहमध्या (क्षीण कटिवाली) को 
नहीं देखा ? हें मजराज, क्‍या तुमने उस ग़जमामिनी को नहीं देखा ? हे हरिण, क्‍या 
तुमने उस हरिणाक्षी को नहीं देखा ? हे पिक, क्‍या तुमने उस पिकवयनी को नहीं देखा ? 
है भ्रमर, क्‍या तुमने उस नीलवेणी को नहीं देखा ? हे तिलकवृक्ष, क्या तुमने: उस तिलक 
से अलंकृत मुखवाली को नहीं देखा ?' इस प्रकार भश्रांत हो, राघव जहाँ-तहाँ जाकर सीता 
को दूढ़ने लगे, पर कहीं भी वैदेही का पता न मिलने से, विरहाकुल तथा विवश होकर 
रह गये । 

२४. लक्ष्मण का राम को सांत्वना देना मु 

ऐसे दुःखी होनेवाले अपने भाई को देखकर लक्ष्मण ने उनसे कहा--हें भाई, आप 
समस्त लोकों के लिए आराध्य हैं, उदात्त चित्तवाले हैं; महान्‌ बलशाली हैं; अपनी स्त्री 
के लिए इस प्रकार आप शोक करें, यह उचित नहीं । हे सूर्यवंशाधिप, इस प्रकार का मोह 


श्द्छ ऐंयना/थ रांयायण 


७ 


तथा शोक आपको क्‍यों ? यह संसार तो तमोगृुण से आवृत है । आप यदि धनुष अपने 
हाथ में लें, तो देवता भी आपको देखकर दूर जायेंगे । हे अखिलेश, आप अद्वितीय शक्ति- 
दाली हूँ । मेरे जैसा व्यक्ति आपका सेवक है । आपके लिए असाध्य क्या हो सकता है ? 
आप अपने महत्व का विचार क्‍यों नहीं करते ?' . 

तब राम ने अपने आपको सँमाल, शोक तज दिया और अपने भाई को देखकर 
बोलें---अब में जानकी का वियोग किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकता । में अपने 
दुरबर बाणों के सतत प्रयोग से सारी पृथ्वी को चीरकर, पातालवासियों को पीड़ित करके, 
चद्रमुखी सीता को प्राप्त करूँगा या सप्त समुद्रों को आलोड़ित करके भूधरों को च्र- 
चर करके, दिग्गजों के कुंभ-स्थलों को फाड़कर भूमिसुता को प्राप्त करूँगा । या सभी दिक्‌- 
पालों के हुदयों को चीरकर, सूर्यबिम्ब को तोड़कर, नक्षत्रों को च्र-चर करके सारी 
पृथ्वी को अंधकार में डबोकर अपनी स्त्री को प्राप्त करूँगा या अपने दिव्यास्त्रों का 
प्रयोग करके सभी राक्षसों को भस्म कर दंगा, पृथ्वी को राक्षस-रहित कर देगा और 
वेदही को साथ लगा (प्राप्त कर लूगा) । या समस्त ब्रह्मलोक को छानकर, आदि ब्रह्मा 
का संहार कश्के, सभी प्राणियों में भय उत्पन्न करके, अपने पराक्रम से अपनी स्त्री को 
प्राप्त करूँगा । यदि में अपने बाहुबल का प्रदर्शन नहीं करूँ, तो क्या, यों ही सुरगण सीता 
का पता बतायेंगे ? यह देखो, सभी भुवनों को कँपाती हुई मेरे बाणों की अग्नि-ज्वाला 
दीप्त हो रही है । लो, सीता को देखो, में अभी सीता को ऐसे प्राप्त करूँगा कि सभी 
देवता मेरी प्रशंसा करने लगेंगे । 

इस प्रकार कहते हुए उनकी भोंहें ऐसी तन गईं, मानों वें सभी लोकों के लिए 
उत्पात की सूचना दे रही हों । सभी जीवों के साथ समस्त ब्रह्माण्ड को चर-चर करनेवाला 
संक्रषण रूप उन्होंने धारण किया और प्रलयकाल के रुद्र की भाँति कऋद्ध होकर धनष 
हाथ में लें लिया । तभी सभी जीव भयभीत हुए, सारी पृथ्वी थरथराने लगी; सभी लोक 
व्याकुल हुए; आकाश हिलने लगा; ब्रह्माण्ड मानों टूटने लगा; ब्रह्मा का मंत्र मिट गया; 
रवि पथ-पअ्रष्ट हो गया; नक्षत्र टूटने लगें; शिव भी भयभीत हुए और यक्ष, देव तथा 
असुर विचलित . हुए । 

तब लक्ष्मण राम के निकट पहुँचकर अत्यधिक भय से, हाथ जोड़कर बोले-- 
हैं प्रभो, आप करुणानिधि हैं; लोक रक्षण-कला में प्रवीण हैं । जनकजा के लिए सभी लोकों 
का समूल नाश कर देना, क्या आपके लिए उचित है ? एक-एक वन में, सभी समद्ीं में 
जनाकीर्ण नगरों में तथा समस्त देशों में वैदेही को विना थके डुढ़न के उपरान्त 
भी यदि वे नहीं मिली, तब आप अपने क्रोध तथा पराक्रम से उनको प्राप्त कर 
सकते हैं ।' 

इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर ' राम ने उनकी बातें बड़े स्नेह से मान लीं, क्रोध 
तंज और भनुष कों रख दिया । उसके पश्चात्‌ अखिलेश राम अपने अनुज के खाथ दक्षिण 
दिशा की ओर चले पड़े | उस समय मार्ग में जहाँ-तहाँ सीता की वेणी से गिरे हुए फल, 
उक् तन्दी के वक्षौज़ों पर विज्नस्तित हारों के रत्न, उनके मणिमय चरण-नूपुर पृथ्वी पर 


अऋएरणएयकोड दर 


पड़े हुए देखकर राम अत्यधिक शोक से अभिभूत हुए । उन्होंने विचार करके निदपचय कर 
लिया--हाय, निश्चय ही कोई क्रूर दानव उस कुटिल-कुंतला सीता को उठाकर ले गया है ॥ 

यों चिंतित होते हुए वे मार्य में अन्वेषण करते हुए थोड़ी दूर आये बढ़े । मार्ग में 
जहाँ-तहाँ राक्षत के चरण-चिहक्लों को देखते तथा उनका अनसरण करते हुए वें कुछ दूर 
गये । वहाँ उन सूर्यवंदाजों वे एक स्थान प्र .कटे हुए पंख, रक्त के कीचड में मत पड़े 
हुए सारथी, उसपर टूटकर गिरे हुए रथ, रथ के पास कटकर गिरे हुए अइव, पृथ्वी पर 
बिखरे हुए पताका के खंड, उनके सामने ही गिरे हुए घतुब के खंड, छितराये हुए अस्त्र- 
शस्त्र देंखे । (इन सब वस्तुओं को) लक्ष्मण के दिखाने पर राम विस्मित हुए और सोचने 
लगे कि किन्‍्ही ने यहाँ पर युद्ध के आनन्द का उपभोग किया है। 


२४. जटायु का अग्नि-संस्कार करना 

उक्त योद्धा का पता लगाने के उद्देश्य से रघुराम उस मार्ग में जहाँ-तहाँ ध्याव से देखते 
हुए आगे बढे । उस स्थान के निकट ही पंख और पैर कटे हुए, रक्‍त में ड्बे, वज्ञ के 
आघात से गिरेहुए मैनाक पर्वत की भाँति विवश पड़े हुए विहगेन्र (पक्षिराज) को देखकर 
राम ने कहा--हे लक्ष्मण, देखा तुमने ? चपलराक्षस सीता को निगलकर, अपना निज 
रूप दिखाने से डरकर पक्षी के रूप में यहाँ पड़ा हुआ है । भय से तड़पनेवाले इसका वध 
में कर डालूंगा । यों कहते हुए वे धनुष हाथ में लिये उस पक्षी पर आक्रमण करनलें ,को 
उद्यत हुए । उन्हें दंखकर पक्षिराज ने रक्त का वमन करते हुए, लंबी साँस भरते हुए, 
गद्गद कंठ से कहा--हें राजन, में आपके पिता का मित्र हूँ; कश्यप ब्रह्म का प्रौक्र हूँ; 
अरुण का पुत्र हुँ तथा जठायु नामधारी हूँ । में इन घने वन तथा शैल-श्वंगों पर निवास 
करता हूँ । मेने अपना सारा वृत्तांत आपको इसके पहले स्पष्ट रूप से निवेदन कर ही 
दिया था । हैं पुण्यात्मा, ऐसे मुझे यह विपत्ति क्‍यों कर आई, उसका भी विवरण सन 
लीजिए । आज रावण आपकी देवी को चुराकर लिये जा रहा था, तो मेने उसको रोका 
और अपनी अमित शक्ति के साथ उससे युद्ध करके बुरी तरह घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा हूँ 
यह उसका कंतु, सृत तथा अइवों से युक्त रथ है। युद्ध में मेरे द्वारा ये नष्ट 
हुए हैं । तब क्रोध से वह क्र राक्षस सीता को उठाकर आकाछन-मार्म से चला गया । 
आप तो आये नहीं । (अब) में आपको यह समाचार सुना सका; आपकी शुभ मूत्ति के 
दर्शन कर सका । में पुण्यवान्‌ हुआ । 


तब राघव का शोक द्विगुण हो उठा । उत्होंने धनुष को फेंक दिया और मूच्छित 
होकर धरती पर गिर पड़े । सौमित्र की परिचर्या के उपरान्त. उनकी चेतना लौटी, तो वें 
बोले-- हाय, महात्मा जटायू ! मेरे कारण आप पर यह विपत्ति आईं हैं / उन्होंने 
जटायु के शरीर पर हाथ फेरा, और सारा रक्‍त स्वयं पोंछा और अपने अनुज को देखकर 
बोलें-- लक्ष्मण, इन्होंने हमारे लिए रावण का सामना करके इस प्रकार युद्ध किया है । 
ऐसे पुण्यात्मा कहाँ, मिल सकते हैं ? इनके. स्वर्ग सिधारने के पहले ही तुम इनसे पूछ लो! 
कि रावण की राजधानी को जाने का क्‍या मार्ग है, उसकी शक्ति आदि कितनी है ॥' 
तुरन्त लक्ष्मण ने रघुराम के, कार्य में, सहायकः जठाबु से. उस सुखैरी की शक्ति आदि 


44 रंग्नएथ एशयायर 


के संबंध में कई उचित प्रइन किये । तब जठायु ने कुछ बातें बताईं, किन्तु कंठ से फिर 
सू रक्त बहुन के कारण आगे बोल न संके । तब उन्होंने अतुल पुण्यात्मा राम को देखा 
और मन में उनका सतत स्मरण करते हुए बड़े आनन्द से मोीक्ष-मार्ग को सामने देख 
पुलकित होकर प्राण त्याग्र-दिये । राजकुमार उनकी मृत्य पर, महाराज दशरथ की मृत्य 
से भी अधिक दुःखी हुए और वेद-विधि से उस पक्षिराज का दाह-संस्कार किया । 


मी २६. कबंध का वध 


 चहाँ से वे दोनों क्रॉँचचन की और बढ़े और वहाँ नाना लता, वृक्ष, नग तथा 

मूंग से भरी एक घाटी में से होकर जाने लगे । वहाँ एक स्थान पर अयोमृखी' नामक 
एक राक्षसी को देखा । उसके केश पके हुए थे, दाढ़ें लंब्री थी, उदर विद्याल था, माँह 
बहुत बड़ा था, आँख उभरी हुई थीं और कुच घुटनों तक लटक रहे थे । उसकी चेष्टाएँ 
पागलों की-सी थी । उसने सुंदर आकार तथा शुभ लक्षणों से समन्वित लक्ष्मण को देखा 
तो उनपर आसक्त हो गई और उनका हाथ पकड़कर रति-क्रीड़ा के लिए उनसे आग्रह 
करने लगी । उन्होंने उस राक्षसी को तलवार की सहायता से वही सुख- दिया, जो उन्होंने 
शूपंगखां को दिया था । 

इसके पदचात्‌ उन्होंने दुंदुभि, पटह तथा तूर्य आदि की ध्वनि से भी अधिक ध्वनि 
अपने आगे सुती । उसके संबंध में जानने के लिए दोनों राजकुमार आगे बढ़े । वहाँ उन्होंने 
एक एंस राक्षस को देखा, जिसकी बाँहें एक योजन लंबी थी । वह अपनी बाँहों को फैला- 
कर उनके बीच फेंसनेवाले किसी भी जंतु को पकड़कर तुरंत ही निगल जाता था और 
डकार लता था ।॥ उसका सिर बहुत छोटा था और उसका पेंट ही उसका मुँह था | इस 
अकार का आकारवाला, बहुत से जीव-जंतुओं का नाश करनेवाला, देवताओं को कष्ट 
पहुँचानेवाला मदांध कबंध नामक राक्षस को देखकर राम-लक्ष्मण आइश्चर्यंचकित हए 
उसने भी अपने दोनों करों से उन दोनों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा । 
उस समय अपने अग्नमज को देखकर लक्ष्मण ने कहा--हे भाई, आप मुझे इस राक्षस का आहार 
बताकर सीता के अन्वेषण में चले जाइए और उन्हें प्राप्त करके समस्त संसार का शासन े 
करने के लिए (अयोध्या) लौट जाइए । 

लक्ष्मण की बातों पर विचार करते हुए "राम उस राक्षस के हाथों के साथ थोड़ी 
हुए गय । उसक परचात्‌ राम तथा उनके भाई दोनों ने खब सोच-विचार करके अपनी 
म्यानों से खड्ग खींचे और उन तेज खड़्गों से उस राक्षस के दोनों हाथ काट डाले । 

राक्षत का सारा गे चूस्चूर हो गया। वह धरती पर लोट गया और 
थोड़ी देर .के बाद सँभलकर उसने उन लोगों से पूछा कि आप कौन हैं ? तब लक्ष्मण ने 
श्रीराम का सारा वृत्तांत कह सुनाया, तो _उसे (अपने पूर्व जन्म का) ज्ञान हो आया और 
वह अपना वृत्तांत सुनाने लगा। (उसने कहा )-- महाराज, मै दनु नामक स्वर्ग का निवासी हूँ । 
एक महात्मा मुनि के ज्ञाप के कारण में ऐसा हो गया हूँ । मेंने ब्रह्मा से कामरूपत्व 
(इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति) तथा चिराय्‌ प्राप्त की और उस गर्व से ऐसा रूप 
कारण करकु सभी संग्रमी. जनों को दुःख दंने लगा ।. इस सिलसिले में स्थूलशिर नामक्‌ 


अऑरंएयकाॉड १ 


मुनि का अपकार करके मेने यह भयंकर रूप प्राप्त किया । फिर मेरे प्रार्थना करने पर 
उस मुनि ने कहा कि आपके द्वारा मेरी शाप-मृक्ति होगी । मेने उस वचन को स्मरण 
रखा और इस रूप को धारण करके इन्द्र को युद्ध के लिए न्योता दिया । उसने अपने 
वच्र के प्रहार से कंठ-सहित मेरे सिर को मेरे पेट में दबा दिया । 

« “तब रामचंद्र ने उससे पूछा, हे अनध ! क्‍या तुम रावण की शक्ति के बारे में 
जानते हो ? तब उसने कहा--में तो जानता हूँ, लेकिन मुनीद्र के श्राप के कारण मेरा 
ज्ञान कुंठित हो गया । आप मेरे शरीर को अग्नि में जलाइए, तो उसके पद्चात्‌ में सब 
कुछ आपको सुना सकता हूँ 

- उन्होंने अपने धनंष की सहायता से ही उसके शरीर का अग्निन्‍संस्कार किया | 
तब वह देवता का रूप धारण करके आकाश-मार्ग में एक सुन्दर विमान पर बैठे हुए इस 
प्रकार कहने लगा--हे रघुराम, हे युद्धप्रवीण, हे करुणानिलय, हे गंभीर, हे काकुत्स्थ- 
श्रेष्ठ, आपकी करुणा-पूरित दृष्टि के प्रताप से मैने अपनी पूर्व दशा प्राप्त की है | में अब 
आपसे रावण के संबंध में स्पष्ट रूप से कहँगा; सुनिए--रावण कुबेर का भाई है । 
पुलस्त्य ब्रह्मा का प्रिय पोता है । उसने अपनी तपस्या की महिमा से ब्रह्मा को प्रसन्न 
करके श्रेष्ठ वरदान तथा औजन्नत्य प्राप्त किया है । उसने दिग्विजय किया है । वह दानवों 
का स्वामी, देवों का शत्र, दस बड़े -शिरोंवाला, बीस भुजाओंवाला, लवण-सागर से परि- 
व॒त, लंकापुर का राजा है । उसने गवे से रजत-पर्वत को भी उखाड़ दिया था ।” इतना 
कहकर उसने वह मार्ग भी बताया जिससे होकर रावण सीता को ले' गया था, उस मार्ग 
के चिह्न बताये और रास्ते में पड़नेवाली सभी वस्तुओं के -नाम बताये । उसने यह भी 
कहा कि पंपा के आस-पास श्रेष्ठ ज्ञानी मतंग, मुनि का आश्रम है, उनकी शिष्या शबरी 
आपका आदर-सत्कार करेगी । उस स्त्री के निवास के पास यदि आप जाये, तो सूर्यपुत्र से. 
आपकी मित्रता, होगी, जिसकी सहायता से आप जानकी को प्राप्त कर सकेंगे और निदान' 
सामाज्य का लाभ भी करेंगे । इस प्रकार कहकर वह स्व. चला गया । 


| . २७, राम-लक्ष्मण की शबरी से मेंट क्‍ 


दूसरे दिन मनुवंश-तिल्क वहाँ से. निकले और पंपा सरोवर के पर्िच्रंम भाग में 
स्थित तरु-लता-समह से विलसित, प्रबल पुण्यों का आवास, शबरी के आश्रम-स्थल में पहुंचें + 
दबरी उनके स्वागतार्थं सामने आई और , बड़ी भक्ति के साथ रामचंद्र के चरणों 
पर गिरक्र साष्दांग प्रणाम किया । उसके पश्चात्‌ वह श्रीरामचंद्र क्री स्तुति यों ऋरते 
लगी--हि".दशर्रथ . के: वरपुत्र, ताड़काविजयी, कौशिक. के यज्ञ के रक्षक, मुनियों के ध्येय; 
ताड़का के पुत्रों को दंड देनेवाले, परम पवित्र गंगानदी के तट पर पैदल चलनेवाले, निर्मल 
पद-स्जवाले, अहल्या के उद्धारक, हर के प्रचंड तथा विज्ञाल कोदंड को भंग करेन॑वालें; 
भयंकर भार्गव राम का गये तोड़तेवाले, अभिराम नामवाले, पितृ-वचन का पालन करन- 
वाले, सृत्कीत्तिवाले, विरंध के कुकर्मों को रोकनेवाले, सफल मुनित्राता, ' सत्यसपन्न, “खरः 
दूषणादि राक्षसों का -शिरच्छेदन करनेवाले, मरणार्थी, मार्च का वध, करनेवाल, सीता-वियोग- 
जनित मोह से अभिभत होनेवाले, खरगेन्द्र को मोक्ष प्रदान. करनेवाले, महान्‌ ब्रिक्रम के 


। 


£६र्ु र॑ंगनाथ एॉग्)/यए 


धाम, अति पुण्यप्रद नामवाले, हे रघुराम, में आज आपके दर्शन कर सकी । मेरी तपस्या 
आज सफल हुई । मैने अद्वितीय पुण्यों को प्राप्त किया । हे काकुत्स्थ, मार्ग के श्रम से 
आप बहुत क्लांत हुए होंगे; कही और न जाकर आज हमारे आश्षम मे ठहर जाइए 
हें अनघात्म, मेने अपने गुरु मतंग मुनि के द्वारा आपका वृत्तांत सुना है। आप आदिदंव हूँ; 
सर्वनिगम-वेद्य है; अतः, आपकी स्तुति करना असंभव है । यह मतंग मुनीद्र का 
आश्रम है; तपदचर्या से परिपूर्ण तथा विश्रामदायक है । 

इस प्रकार (उस आश्रम का) महत्त्व बताकर उसने बड़े प्रेम से वन के कंद, मूल, 
फल ले आकर उन्हें दिये और रामने उन फलों को खाया । राम उस रात को वहीं 
ठहर गये और दूसरे दिन घनी जटा-जूट की कबरी धारण करनेवाली शबरी को देखकर 
बोले--सीता की वियोगाग्नि से में अत्यंत व्याकुल हूँ; अतः, एक स्थान पर ठहर नहीं 
पा रहा हूँ। अब मुझे उस उत्फुल्लकमलमुखी सीता को ढूंड़ने के निमित्त जाना है। 
आप क्रंपया मुझे आज्ञा दें ।' 

तब शबरी अत्यंत संतुष्ट होकर बोली--दनु नामक देवता ने आपको भविष्य में 
करने योग्य सभी विषयों के संबंध में कहा ही है । फिर भी में कहँगी । हे राजनू, आप 
अवश्य ही रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त करेंगे । इसमें संदेह करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । फिर भी आप अकेले मत जाइए । हे भानुकुलाधिप, यहाँ से आप 
ऋष्यमक पर्वत के निकट जाइए । उस परववेत पर तीक्ष्ण बुद्धिवाले, सूर्य-पुत्र सुग्रीव नामक 
वानर राजा रहता है | वह अपने अग्रज के हाथों अपना राज्य तथा, अपनी स्त्री को खो 
चुका है । वह शोकातुर है । उसकी वानर-सेना अनंत है । इसलिए आप उसका उपकार 
कीजिए जिससे कि उसके मन में आपके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय । उसके पश्चात्‌ 
आप उसके साथ लंका जाइए और अति शक्तिशाली रावण को युद्ध में मारकर अपने बल- 
विक्रम की ख्याति चारों ओर फैलाते हुए अपनी स्त्री स्रीता को प्राप्त कीजिए । 


इस प्रकार शबरी ने उन्हें भविष्य में करने योग्य सभी कार्य बतलाकर अपने गुरु 
के वचनों का स्मरण किया और तुरंत अग्नि अज़ज्वलित करके उसमें अपना शरीर भस्म कर 
देने के लिए तैयार हो गई । उस समयं आकाई में इन्द्रादि देवता मणियों के प्रकाश से 
देदीप्यमान होनेवाले विमानों पर आरूढ होकर इस दृश्य को देखने लगे । नारद, सनक 
सनंदन आदि -प्रमुख मुनींद्र अत्यंत ह्षित हुए। तब हाबरी ने परमधाम, परमकल्याण- 
मूष-संपन्न, पूर्णस्वरूप, अव्यय, अविकार, अखिल अंतरात्मा, अव्यक्त अखिलेश, आघात-रहित, 
ब्रह्मा से भी स्तुत्य, संसार के रोगों के वेद्य, और रघुकुल-रूपी समुद्र के लिए चंद्र के 
समान. शोभित होनेवाले, रघुराम चन्द्र को अपने मन में प्रतिष्ठित करके, बड़ी भक्ति से 
उनकी स्तुति की और उस प्रभु के समक्ष ही रामार्पण के रूप में अपने शरीर को अग्नि 
में भस्म कर दिया । उसके पहचात्‌ वह देवताओं के लिए मान्य दिव्य विमान पर आरूढ़ 
होकर देवताओं की विविध सेवाओं को प्राप्त करती हुई देवलोक को कली यई। 


२८. औ्रीराम का ऋष्यमृक पर्वत पर पहुँचना 
इस “प्रकार शबरी अग्नि-बुख के द्वारा स्वगगे-सुख कों प्राप्त हुई । यह देखकर रमणीय 


आअट्एयकाड 246 


आकारवाल महाबलशाली राम-लक्ष्मण उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़े और उस ऋष्यम्‌क 
पर्वत के निकट पहुँच गये, जो सतत आलोकमय, तथा श्रेष्ठसंपन्न मुनियों का निवास था । 

उस पव॑त के भरने ऐसे दीख रहे थे, मानों त्रिलोकीनाथ के आगमन के कारण 
आनंद से उमड़कर, वह पर्वत आनंदाश्रु बहा रहा हो । उस पर्वत की तराइयों में अत्यधिक 
संख्या में देदीप्यमान चंद्रकांत मणियों की कांति ऐसी दीख रही थी, मानो मेरु, मंदर तथा 
हिमाचलों का उपहास करनेवाली उस पर्वत की हँसी हो । उस पर्वत की ऊँची चोटियों 
पर चमकनेवाले नक्षत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानों ब्रह्मा ने इस पृथ्वी के पर्वत- 
राज्य का अभिषेक करके उसके सिर पर मंत्राक्षत छीट दिये हों । 


उस पर्वत पर उज्ज्वल रूप से दीप्त होनेवाली सूर्यकांत मणियों की दीप्ति ऐसी 
दीख रही थी, मानों उस पर्वत की शरण में आये हुए सुग्रीव पर अत्याचार करनेवाले वालि 
पर क्रुद्ध होकर वह अपने प्रताप की अग्नि दिखा रही हो । उस पर्वत पर विचरण करनेवाले 
दंतों से युक्त मत्त गज ऐसी शोभा दे रहे थे, मानों नील मेघ उस पर्वत पर विचरण 
करते हुए अपनी बिजलियों को चमका रहे हों । उस पर्वत के शिखर के निकट ही बहने 
वाली आकाश-गंगा, (मन्मथवैरी) शिव के जटा-जूटों पर शोभायमान गंगा के समान थी, 
उसके आस-पास क्रीड़ा करनेवाले हंसों की पंक्ति शिव का शिरोभूषण चंद्र के समान थी। 
उस पर्वत पर रहनेवाले अत्यधिक श्वृंग, वृक्ष तथा पललव-समूह शिव के बिखरे जटा-जूट के 
समान सुशोभित थे और वह पव्॑त सिद्धों की सेवाएँ प्राप्त करते रहनेवाले शिव के सदृश 
ही दीख रहा था । उस पर्वत पर रहनेवाले कल्प-वृक्ष, कामधेनुएँ, देव-कन्याएँ, विविध 
ओऔषधियाँ, चितामणि जैसी श्रेष्ठ मणियों का समूह, कभी नष्ट न होनेवाली निधियाँ और 
संतान-वृक्ष (एक प्रकार का कल्प-ब॒क्ष) आदि ऐसे दीख रहे थे, मानों इंद्रादि देवता, समुद्र- 
मंथन से प्राप्त वस्तुओं को (उनके वितरण के समय इंद्रादि देवताओं के बीच >ऋणमड़ा 
'उत्पन्न होने के कारण लाकर यहाँ पर रख दिया हो); या अमृत-पान से बेसुध' होकर 
भूल से यहीं छोड़ दिया हो; या योग्य स्थान होने के कारण उन्हें यहाँ छिषा रखा हो । 


...., इसः पर्वत को देखकर राघव अत्यंत विस्मित हुए और उसकी अश्ंसा करूनें: लगे । 
अपने अनुज की अंकलंक भव्ति-युक्‍त सेवा प्राप्त करते हुए वे उस शैल' के निर्केटव । 
' है 

पंपा सरोवर के पास पहुँचे और उस सरोवर में नियमानुसार स्तान किया । उसक *कश्चातू 
वे उस सरोवर के चारों ओर की जश्ञोभा का अवलोकन करके अत्यंत मग्ध-सें हो गये । 
अपनी क्लान्ति मिटाने के निमित्त वें एक आम के वक्ष की छाया में बंठे, तो लक्ष्मण उनको 


शीतलोपचार करने में प्रवृत्त हुए । 


है. 5० « २४ 

कुछ समय के पद्चात्‌ राघव ने उस आम के वृक्ष को ध्यान से देखा और लक्ष्मण 

से बोले--हें अनज, जबसे हमने बर्न के लिए प्रस्थान किया, तबसे कितने ही ऊँचे पर्वत 

और पृण्य नदियाँ देखीं, किन्तु हमने इस वृक्ष के जोड़ का वृक्ष कहीं नहीं देखा । कदाचित्‌ 

सर॒पति आदि देवताओं ने मिलकर इस वृक्ष का निर्माण किया हो; ब्रह्मा ने स्वयं प्राण 

देकर इसे यहाँ पर प्रतिष्ठित किया हो, या रविसुत (सुग्रीव) की तपस्या से संतुष्ट होकर 

ब्रह्मा ने इस वक्ष को यहाँ उत्पन्न किया हो, या अमृत को अआप्त करने के बाद सुरों ने सूर्य- 
श्र 


४० रंग्नाथ एशयायए 


पुत्र का पक्ष लेकर अमृत से सीचकर इस वृक्ष को वर्द्धि किया हो | सूर्य के साथ प्रम 
बढाने के निमित्त इस वक्ष ने आठो दिश्ाओं में अपनी उन्नत शाखाओं को फलाया है । 
इच्छित फल प्रदान करने के निमित्त मानों इसने अपनी शाखाओं की कांति चारों ओर फैला 
रखी है । यह अपने पत्तो को फैलाकर, उसकी कान्ति को विकीर्ण करते हुए, सूर्य की रह्िम 
भी नीचे आने नहीं देता; रात्रि के सम्य यह शशि के प्रेम से अनुरूत हो उनकी चाँदनी 
को पृथ्वी पर पड़ने नहीं देता । इसके फल अमृत-फलो की अपेक्षा सौगुने अधिक स्वादिष्ट हे । 
ऐसा लगता है कि देवताओं ने इस पृथ्वी के व क्षों के राजा के रूप में इसका अभिषेक 
कर दिया हैं । 

लक्ष्मण ने अपने अग्नमज के चित्त का भाव जानकर उनके कथन का अनुमोदन किया 
और उनके लिए पत्रो की म॒दु शय्या का प्रबंध किया । तब राम ने उस शब्या पर शयन 
किया तो लक्ष्मण रघराम के चरण दबाने लगे । इस प्रकार अत्यत शोभा-समन्वित हो उनके वहाँ 
रहते हुए कुछ समग्र व्यतीत हुआ। तब अनघ रघुराम को संबोधित करके लक्ष्मण ऊचे 
स्वर में बोले--हे देव, अभी-अभी छिपकली की बोली मुझे सुनाई पड़ी है कि आप युद्ध में 
शत्र -सेना को जीतकर अवश्य अपनी देवी को प्राप्त करेंगे । सर्वत्र आपकी विजय ही होगी । 

तब राम ने कहा--अब वानरेश्वर बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आकर हम से मिलेगा 
और हम शीघ्र ही लंका जायेंगे । युद्ध में रावण मरेगा और सीता हमें मिल जायगी और 
उसके पश्चात्‌ में राज्य-भार ग्रहण करूँगा । इस प्रकार राम के कहने के पश्चात्‌ राम तथा 
लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता से वहाँ रहने लगे । 

आंध्र-भाषा के समाद, श्रेष्ठ काव्य तथा आमम आदि के ज्ञाता, आचारवानू, अपार 
धैं-लआागर, भलोक-निधि गोत बद्ध राजा ने अपने पिता महनीय गुणसंपन्न, मेरु पर्वत के 
समान धीर, विदट्वल राजा के नाम पर, आचंद्राके पृथ्वी पर स्थायी रहनेवाली, असमान 
तथा ललित शब्द तथा अर्थों से विलसित रामायण के, अलंकार तथा भावों से भरे अरण्य- 
काण्ड की रचना इस प्रकार की कि वह इस पृथ्वी पर आचद्राक लोगों की प्रशंसा श्राप्त 
करती रहे । रसिकजनों को सतत आनंद देनेवाले, श्रेष्ठ, आरषे, आदि काव्य-रूपी इस पुण्य 
अरित को जो पढ़ेंगे, या सुनेंगे, उन्हें सामादि वेद-समूहों का आधार, रामनाम-रूपी चिता- 
सणि, नव-भोग, परहित-बुद्धि, उन्नत विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मल कीत्ति, 
नित्य सुख, धर्म में .निष्ठा, दान में आसक्ति, चिरायु, आरोग्य तथा ऐडवर्य सतत संग्राप्त 
होगे । इसे सुनते रहने से पाप-क्षय, पुत्र-प्राप्ति, शत्रुओं 'का नाश, धन-धान्‍्य की समृद्धि, 
विध्त-बाधारहित सुन्दर स्त्रियों के साथ जीवन और पुत्रों के साथ सहजीवन सिद्ध होंगे । 
सब विपत्तियाँ दूर होंगी, बंधु-बांधवों का सहवास रहेगा; अभिलषित वस्तुओं का वियोग 

होगा; (घरों में) देवता-तर्पंण तथा पितरों की तृप्ति होती रहेगी । इस पुण्य चरित 

के लिखनेवालों को श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति तथा इंद्रलोक का निवास प्राप्त होगा । जब- 
तक कुलपवेत, नक्षत्र, रवि तथा चंद्र, दिशाएँ, वेद, पृथ्वी तथा समस्त लोक स्थित रहेंगे, 
तबत॒क यह कथा अक्षय आनंद-समृह का आधार रहेंगी । 


। अरण्यर्काड समाप्त ॥ 


श्रीरंगनाथ रामाग्रण 
(किक धाकांड ) 


१, पंपासर-दर्शन 


श्रीराम ने तब शीतल जल तथा कमल, उत्पल एवं कुमुदों से सुशोभित पंपा सरोवर 
को और उसके तटवर्त्ती, वसंत ऋतु के कारण, फूल और फल के भार से युक्त चंपक तथा 
सहकार वृक्षों की शोभा को देखकर जानकी के विरह से कपित होते हुए लक्ष्मण से कहा-- 
“है 'सौमित्र, यह पंपा सरोवर इतना मनोहर हैँ कि यह देवताओं की कामितियों के लिए 
भी जल-कीड़ा करने की इच्छा करने योग्य है । इस सरोवर की समता करनेवाला कोई 
दूसरा सरोवर बताना, क्‍या शेषनाग के लिए भी संभव हो सकता है ? इसका महत्त्व 
जानने के पहचात्‌ क्‍या मानसरोवर भी तुच्छ नहीं प्रतीत होगा ? पवित्र ,जीवन का आधार 
इस सरोवर की समता, क्या स्वर्गलोक का कोई भी जलाशय कर सकता है ? (जल के) 
बाहर निकले हुए मृणालों के ऊपर दीखनेवाली कर्णिकाओं पर (बीजकोष ) विकसित रुवेत 
कमल, मरकत के स्वतेभों पर स्थित स्वर्ण-कलश्ों पर आधारित छत्रों की भाँति दीखते हैं । 
दोनों पाइ्व॑भागों में भ्रमरों के पंखों से उत्पन्न शीतल वायु के कारण तरंगायमान होनेवाली 
लहरों पर डोलनेवाले राजहंसों के फैलाये हुए पंख चामरों की भाँति सुशोभित हैं 
इनके कारण यह सरोवर शोभा-रूपी सामाज्य के लिए अभिषिक्‍त सा अत्यंत मनोहर दीख 


रहा है.। वसृंतकाल के समान यौवन की कांति से परिपूर्ण हो, छोटे-छोटे: पल्लव-रूफी 


।4६-॥ रंगना/थ एयायफ 


माणिक्य के आभूषण पहने हुए ये पेड़ों की फैली हुई शाखाएँ इस स्विग्ध सरोवर रूपी 
दर्पण में उफ्रक-उक्ककर (अपना मुँह) देख रही है । उनकी शिखाएँ मंद पवन में इस 
तरह हिल रही हैं, मानों वे अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्नता से अपना सिर हिला रही हैं । 
यहाँ की शुक-सारिकाएँ इस प्रकार बोल रही हैं, मानों एक दूसरे की प्रशंसा कर रही है । 
इस सरोवर के तीर की वन-स्थली को देखकर मेरा संताप, मन्मथ के प्रताप के समान, 
उद्दीप्त हो उठा है । मेरी धृति भी नष्ट हो गई है । 


“है सौमित्र, विचार करने पर ऐसा लगता है कि यह वन-भूमि नहीं है, बल्कि 
कामदेव का शस्त्रागार हैं; वें आम्‌-पल्लव नहीं है, बल्कि मनन्‍्मथ के तेज खड़ग हें; यह 
अ्रमरों का गुंजार नहीं है, बल्कि निकट पहुँचनेवाले मन्मथ के धनुष्ठंकार है; वें फूलों के 
गुच्छ नहीं हे, बल्कि मन्मथ के तीक्ष्ण बाण हे; यह कोयल की मीठी बोली नहीं हें, बल्कि 
उसके (कामदेव के) कर्णकटु हुंकार है । मेरे जैसे स्त्री-विरही इस कानन में कैसे रात्रि 
बितायेंगे ? इस वन में सुनाई पड़नेवाला कोयल का कल-कूजन वर्षा ऋतु के बादलों के 
घोर गर्जन के समान लगता है; वृक्षों से गिरनेवाले पुष्प-रज का प्रकाश, नये बादलों की 
बिजली के समान लगता है; पत्लव-युकत शाखाएँ इन्द्र-धनुष के समान लगती हूँ; पृथ्वी 
पर गिरनेवाले फूल ओले के समान लगते हैं; सतत भरनेवाला मकरंद वर्षा के समान 
दीखता है । (इन कारणों से) यह वसंत ऋतु भी वर्षा ऋतु के समान दिखाई पड़ती है । 
इस पर भी पलल्‍लव-रूपी अग्नि-ज्वालाओं से, भ्रमर रूपी धुएँ से, वकुल के पुष्परज-रूपी 
राख से, सेमर के फूल-रूपी अंगारों से प्रकट होकर, यह ऋतु विरहियों के लिए अग्नि के 
समान दीखती है और मन्मथ के प्रताप की अग्नि का भी तिरस्कार करती हुई, मेरे मन 
को जला रही है । हाय ! अब में क्‍या करूँ ? केसे में इसे सहन करूँ ? कामिनी-कुल- 
भूषणा सीता को में कब देखूँगा ? क्‍या कभी में सीता के साथ उस प्रकार मिलकर रह 
सकगा, जेसे पंपा सरोवर के तटवर्त्ती वन की होभा के साथ वसंत रहता है | इस पंपा के 
कमलों के समान दीखनेवाले सीता के मुख का में कब अवलोकन” कर सकूंगा ? यहाँ की 
मछलियों की आँखों के समान उस इंदुवदनी की आँखें में कब देख सकेगा ? भ्रमर यहाँ 
के पद्मों का मकरंद जैसे पान करते हें, वैसे ही मे कब उस सुंदरी का अधर-पान करूँगा ? 
यहाँ के जलपक्षी जैसे जोड़ों में रहते हे, वैसे ही उस कमलाक्षी के संग में कब रह सकेगा ? 
हाय, यह कैसा विचार है ! अब वह सीता कहाँ ? कहाँ यह विरह ? इन दोनों का मेल 
कैसे संभव हैं ? हे अनुज, अब तुम अयोध्या लौट जाओ । में अब अपने प्राणों को रख 
नहीं सकगा ।॥”, 

इस प्रकार अनार्थ की तरह शोक करनेवाले राम को देखेकर लक्ष्मण बोले--है 
संपुराम, आप सैमेस्त लोकी का सामना करने की क्षमता रखनेवाले पुर्षोत्तम हैं । ऐसे 
महिजेन्य जोक से आपे क्‍यों पीड़ित हो रहें हैं ? सीता को छल से ले जानेवाले रावण 
की सहारे के उपक्रम कीजिए । तभी भाखँत॑ नामक पक्षी (शर्कुने-पक्षी) बीले उठा। 

. इतने में उस क"ँष्यमूर्क पंवत की तराइवीं में विचेरणं केरते हुंएं सूँत्रीव॑ं ने निर्केट: 
ही सम सदा लैंदमैंण को देखे । वेह अत्येधिके भयभीत होकेरे, चीत्कार कैरते हुए, अपन 


/किल्किवांकाड १४५ 
माय मे पड़नवाल क्राड़-कऋखाड़ को परवाह किये विना अंधाधध पर्वत पर चढ़ने लगा । 
उसने वानरों को एकांत में बुलाकर उन्हें राम और लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा-- 
वह देखो, पंपा के पास दो व्यक्ति धनुष धारण किये हुए, विविध शस्त्रास्त्रों से सज्जित 
होकर ठहरे हुए हे । ये प्रच्छन्न वेशधारी, वालि के भेजने पर, हमारा संहार करने आये हें । 
अन्यथा, मुनियों को खड्ग, तूणीर, धनुष-बाण आदि की व्या आवश्यकता है ? इनके 
पवित्र मुनिवेश देखकर मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है । अब हमें यहाँ कही चला जाना 
चाहिए; यहाँ रहना उचित नही हैं ।' | 

जब सुग्रीव ने मंत्रियों से इस प्रकार के वचन कहें, तब उसे सनकर विमल विचारों 
से भरे हनुमान्‌ बोले---'इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई पुण्यात्मा हैं, ये कपट- 
वेशधारी नही हूँ । रवि-चंद्र के समान दीखनेवाले, ये दयालु व्यवित ही है । पता नही कि 
इस रूप में वे यहाँ क्‍यों आकर रहते हे ? उनका महत्त्व जाने बिना हमें भयभीत होने 
की क्‍या आवश्यकता है ?” तब सुग्रीव ने हनुमान्‌ से कहा--हमें शंका होती है कि ये 
वालि के भेजने पर यहाँ आये हैं, पता नहीं कि क्रोध से भरा हुआ वालि हमें कब कसी 
हानि पहुँचायेगा। हमें कभी अपने शत्रु का विश्वास नहीं करना चाहिए । अतः हे पवन-पुत्र, 
तुम किसी कौशल से उनसे जाकर मिलो और इस बात का पता जगाओ कि ये क्‍यों 
आये हे । उनके मन की बात जानकर मेरे मन के भय का निवारण करो । ज्ञीघ्र जाओ 


२. हनुमान्‌ की राम से मेंठ 


इस प्रकार हनुमान्‌ को विदा करके सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहाँ रहने से 
डरकर मलयाद्वि पर चला गया | तब अत्यंत शूर, उत्तम गुणवान्‌, शीलवान्‌, बाहुबली, 
तेजस्वी, कमनीय रूपबाले, वानरों के रक्षक, धर्मर्थमोक्ष के इच्छुक, अतुल ग्ुरु-मकत, अत्यंत 
कुशल, तथा कीत्तिवानू, अंजन-सुत हनुमान्‌ उस पव॑त से घीरे-धीरे ऐसे उतरा, मानों वालि को 
अम रलोक भेजकर सुग्रीव को सज्य पर प्रतिष्ठित करने, सुरों की रक्षा करने, रावण की 
विजय-लक्ष्मी राम को देने, सीता के दुख को दूर करने तथा रवि-पुत्र (सुग्रीव) के 
चित्त को मोद-मग्न करने के लिए जा रहा हो । इस प्रकार वह वानरेइ्वर पवंत से 
उतरकर आया और ब़्दु का वेश धारण करके पंपा सरोवर के निकट पहुँचा । महात्त्माओं के 
दर्शनार्थ जाते हुए रिक्त हस्तों से जाना उचित नहीं है, इसलिए राम के देने योग्य एक फल 
हाथ में लिये हुए, वह उनके निकट जाने लगा । इस प्रकार आते हुए अनिल-कुमार को 
देखकर राम अपने अनुज से बोले--हे लक्ष्मण, सुनहला रंग, मुंज की सुंदर करघनी, रत्न- 
कुंडलों से विलसित कर्ण, श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवीत, कौपीन, तथा हस्ल-कंक्रण धारण किये हुए 
किसी मनुष्य ने क्‍या अनुपम कपि का रूप धारण किया है ? इस रूप को धारण करने 
की इच्छा से स्वयं रुद्र ने इस रूप में जन्म तो नहीं लिया हैँ ? अन्यथा इस पृथ्वी पर 
कपिमात्र को ऐसी प्रभा कंसे प्राप्त हो सकती है ?' 

इस प्रकार प्रशंसा करनेवाले राजकुमार को देखकर पुलकित गात्र से हनुमान्‌ उनके 
निकट पहुँचा और बड़ी प्रीति के साथ फल उनको भेंट किया, मानों कह रहा हो कि में साध्वी 


सीता का शिरोरत्न आप को शीक्ष ही ला दूँगा । इसके पश्चात्‌ वह बोला--हैे प्रश्नो, 


९४६ रंगेनोप एशयायण 
आप ही शरण है । आपकी दृष्टि ने मेरा स्पर्श किया । मैं विभूषित हुआ । में इतार्थ 
हुआ | धन्य हुआ । में आपका प्रिय सेवक हूँ । मेरा नाम हंतुनान है; में वायु-पुत्र हूँ, 
और सूर्य-पुत्र का मंत्री हू । अंजना-सुत हूँ । में भय तजकर भिक्षुक के रूप में आपके विषय 
में जानने के लिए आपके पास आया हूँ । आप सुनिएं। यशस्त्री सुग्रीव वानरों के राजा हे । 
और परम बलवान्‌ है । वे सूर्य-पुत्र हे और सूर्य-सम तेजस्वी हें; वे अभिमानी तथा असमान 
पराक्रमी हैं । अपने भाई वालि के द्वारा अपना सारा राज्य खोकर, अत्यंत व्याकुल हो, 
वे इस पर्वत पर रहते है । वे दुःखी हे और आपके सखा बनकर रहने योग्य है ।' 

इस प्रकार कहकर उसने हाथ जोड़कर राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया और बड़ी 
भक्ति के साथ आगे कहा--हे महात्माओ ! इस पृथ्वी के इन्द्र तथा उपेन्द्र के समान, 
अर्विनीकुमारों के समान, रवि-चंद्रों के समान मनोहर रूप, उन्नत स्कध, चंद्र के समान मंद 
हास से युक्त मुख, कमल-दलों को भी परास्त करनेवाले नेत्र, स्वर्ग के निवासियों की भी 
प्रशंसा प्राप्त करने योग्य बाहुबलवाले, दुर्लभ राजचिह्नो से सुशोभित, धनुष धारण करने वाले, आपने 
यह मुनिवेश क्‍यों धारण किया है ? आप कौन हे ? यहाँ क्‍यों आये हें? 

इस प्रकार के सुधा-मधुर वाक्‍यों से अत्यत न॒त्र होकर जब हलनुमान्‌ ने उनसे प्रइन 
किया, तब राम उसकी वाक्‌-पटुता, बुद्धि-चातुरी, आकृति, मन की प्रीति तथा नीति से प्रसन्न 
होकर अपने भाई से बोले--हे लक्ष्मण, ऐसे वचन कहना ब्रह्मा के लिए या उनकी पत्नी 
के लिए ही संभव है, अन्यो के लिए नहीं । कदाचित्‌ यह (वानर) व्याकरण, निगम, 
शास्त्रादि का ज्ञाता है । इसके संभाषण तथा रूप अतुल शुभ लक्षणों से समन्वित हूँ । 
ऐसा दूत यदि हमें मिल जाय, तो हमारे सभी कार्य सफल होने में कोई संदेह नहीं रहेगा । 
इसलिए तुम इसे मेरे सभी कार्यो का विवरण क्रमशः सुना दो ।' । 

तब रामानृज ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान्‌ को संबोधित करके कहा--हैं अनघ, 


हम इशक्ष्वाकु-वंश में उत्पन्न दोनों भाई है । ये मेरे भाई राम है और में लक्ष्मण हूँ । 
हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं । राजा दशरथ की आज्ञा से तपस्बियों का-सा जीवन 
व्यतीत कर रहे है । दुमंति रावण हमें धोखा देकर राम की स्त्री, भूमिसुत्त को ले गया हे। 
उसके मार्ग का अस्वेषण करते हुए हम वन में फिर रहे थे तो एक स्थान पर शबरी ने 
हमें सुग्रीव का समाचार सुनाया था । वह महाबली हमारा मित्र बन जाय, ऐसी कामना 
करक॑ हम यहाँ आये हें । अब तुम हमें स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम कोन हो और 
तुम्हारा क्या परिचय हैँ ? 


३. हनुमान्‌ का अपने जन्म का वृत्तांत सुनाना 
तब हनुमान्‌ ने उन रघुवंशियों को प्रणाम करके निवेदन किया--हहै महात्माओ, 
अपनी प्रिय माता के गर्भ से जन्म लेने के कुछ वर्षों के पश्चात्‌ मेने किसी उद्देश्य से ब्रह्मा 
की. तपस्या की थी । तब मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर सरसिजभव ने मुझे दर्शत दिये और 
बोले--कोई इच्छा हो तो' कहो, । / तब मेंने उनकी परिक्रमा करके उन्हें श्रणाम किया, 
सहूल्नों प्रकार से उनकी स्तुति की और फिर कहा--है विमलात्मा, इस पृथ्वी पर मेरे 
. मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का आधार तथा मेरा आराध्य कौन है ? में किसकी 


#के्किधाकीड-- 


बिक. किक 0००. 


प्रायंना तथा सेवा करूँ ?' तब कमलसंभव ने अपने मन में विचार करक कहा--जो 
तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेगा, वही तुम्हारा स्वामी औडज़ प्रभु होगा । (भाव 
यह हैँ कि हनुमान के आभूषण दूसरों के लिए अदृश्य थे।) वही हम सब के इष्टदेव, 
समस्त प्राणियों तथा इस संसार के कर्त्ता है; वें ही विष्णु है | जान लो, वे हीं तुम्हारे 
बातों तथा. प्रभु हें । | 


॥ ०] दे 


5 इस प्रकार आदंश दंकर ब्रह्म चले गये । तब से में समस्त लोक में विचरंण 
करता रहता हूँ । है राजन्‌ ! मेरं आभूषणों की दीप्ति स्वर्ग के निबासी भी नंही देखें सकते ।' 
तब सौमित्र ने मारुति को देखकर कहा--हे अनघ', सुनो, राघव की शक्ति लोकं- 
विख्यात है । वे अनुपम दिव्यास्त्र के ज्ञाता तथा अतुल साहसी है; वे करुणा के समद्र हैं 
और गंभीर प्रकृति के हे; वे शरणागत-नत्राता तथा सदेधर्म में तत्पर हैँ । वे जगन्नाथ हें, 
अशरणशरण हूं, अगणित गणों से विभषित हें; तेजस्वी, दिव्य पराक्रमी तथा सत्यवादी हे 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति का सेवक तथा हितेच्छु होकर में रहता हूँ । राघव के लिए कोई कांये 
असाध्य नही हैँ । कुटिल राक्षस का पता लगाकर हम स्वयं सीता को ला सकते हें ;- किन्तु 
परिश्रम उठाकर अकेले जाना उचित नही है और वह राजनीति भी नहीं है । इसलिए 
मेरे प्रभु का विचार हैँ कि तुम्हारे सुग्रीव को अपना मित्र बनाया जाय | अब: तुम इस 
कार्य को किसी तरह संपन्न करो । ' 

' तब पवन-पुत्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपना निज रूप दिखाया । राम-लक्ष्मण न 
उसे अपनाया; इससे उसने अपने को कछतार्थ समझा । तब उसने अपनी आँखों में आनेंदाश्नु 
भरकर उनकी अत्यधिक स्तुति की 4 तत्पश्चात्‌ राम और लक्ष्मण ने अत्यंत हर्ष से. अनिल- 
कुमार को विदा किया । हनुमान अंत्यधिक आनंद तथा उत्साह से सुग्रीव के पास पहुँचा 
और उसे .रघुवंश के राजकुमारो का ब॒त्तांत इस प्रकार कहने लगा--हें सुग्रीव, रमणीय 
छूपवाले राम-लंक््मण, महनीय गुणों से अलंकृत होते हुए इस जगत्‌ में बिद्यमान हें । शोक- 
सागर में निमग्न होनेवाले तुम्हें, रघुराम एक नौका के रूप में मिल गये हे । हे सुग्रीव 
अब तुम सूरक्षित हो ग्रये + तुम्हारा प्रतिशोथ - पूर्ण होगा १ बुम्हें पूर्ण संतोष होगा । में 
तुम्हारे पुण्य की प्रशंसा कसे करू”? सच्चरित्रवान्‌, दयामृत्ति, सत्यवादी, आजानुबाहु, महा- 
“विष्णु, श्रीनिवास और पुण्यनिधि, दशरथात्मज राम ही तुम्हारे 'प्रभु' हें । वे महांत्मा जब 
अपने पितां की आजा से दंडकवन में रहते थे, तब दशानन उनकी पत्नी को 'च्‌ राकर लें गयो | 
उससे युद्ध करके उसका संहार करने के उद्देश्य से वे तुमसे मित्रता करने यहाँ- आये हैं । 

इन बातों को सुनकर सुग्रीव 'हर्षित' हुआ । उसने अनिलकुर्मार की देखंकर ' कंहा--- 
' है पवनसुत, मेरा सारा भय दूर हो गया । मेरी तपस्या सफले हुई ॥ तुम्हारे जैसे अंजने 
के प्राप्त होने से में राघव-रूपी निधि को देख सका । तुम्हारे जैसे कर्णधार 'के रहने से 
में इस शोक-सागर को पार करने 'में समर्थ हुआ'।' तुम उन्हें ऋष्य॑मूर्क' पर्कत' ' पर लिया 
लाओ और मेरे मन का संताप दूर करो । अब तुम जाओ । 

वायू-पुत्र तुरंत रघ्राम के पास गया और प्रणाम करके उनसे ' निवेदन किया--- 
देव, श्रीमानूं का मित्र सुग्रीव, आपके दोनों का अभिलाषी हैं, अतः आप॑ पेंघीरे बी. राम 


रे 


'टैस्‍ ८ रंग्न/थ रायायंण 


मन-ही-मत हर्षित हुए और हनुमान्‌ की प्रशंसा करने लगे । तत्पश्चात्‌ एक पुण्य मुह॒त्त म॑ 
अपने अनुज के साथ वें हनुमान्‌ के कंधों पर बैठकर ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचकर अत्यंत 
हर्षित हुए । हनुमान ने उन्हें किसी निर्जन स्थान में ठहरा दिया और मलयाद्वि पर पहुँचकर, 
श्रीराम के दर्शनो के लिए उत्कठित सुग्रीव को देखकर कहा--है देव, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई । 
राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर आ गये । तुम अब चलो । तब सूर्यपुत्र ने आनंद से 
फूलकर मनुष्य-रूप धारण किया । मुकुट, केयूर आदि आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने 
मंत्रियों के साथ शीघ्र ही ऋष्यमूक पर जा पहुँचा । वह बड़ी भक्ति के साथ राम के 
सामने पहुँचा और साष्टांग प्रणाम करके संतुष्ट होकर, हाथ जोड़कर उन्तके सम्मुख खड़ा 
रहा । 

तब राम नें सुग्रीव को गले से लगाया और मंद हास की अमृत-वृष्टि करते हुए 
वे सुग्रीव से बोले--हे सूर्यपुत्र, में वायु-पुत्र के मुख से तुम्हारे पराक्रम, बाहुबल आदि को 
सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ । अब तुम भयभीत मत होओ । तुम पर आक्रमण करनेवाले 
तुम्हारे शत्रु का संहार में करूँगा। अब तुम्हारे सिवा मेरा आप्तबंधु और विश्वास- 
पात्र मित्र दूसरा कौन है ?' 

इस प्रकार सांत्वना देने पर सूययंन्ंदन ने कहा--हे देव, आपने मुझे अपना प्रिय 
सेवक स्वीकार किया है; आपकी करुणापूर्ण दृष्टिमात्र से में धन्य हुआ । हे सूर्य-कुल-नाथ, 
मेरे जेसा सेवक आपको मिल गया है, अब आप निश्चय जानिए कि आपने रावण का वध 
करके सीता को प्राप्त कर लिया | तब राम तथा सुग्रीव अग्नि के समक्ष परस्पर (एक 
दूसरे की सहायता करने का) वचन देकर संतुष्ट हुए । 

उस समय अंगद ने, जो क्रीड़ा करने योग्य आयु का था, और जो विनोदार्थ वहीं 
प्र विचरण करते हुए खेल रहा था, राम तथा सुग्रीव के अग्नि-समक्ष दिये हुए वचनों को 
सुन लिया । उसने घर जाकर अपनी माता तारा से सभी बातें कह सुनाई । वह मन-ही- 
मन अत्यंत दुःखी होती हुई कितनी ही दुःशंकाओं से पीड़ित हो उठी । 


४. सुग्रीव का सीता के आभूषणों को देना 


, तब कायुपुत्र ने एक विशाल वक्ष की शाखा को तोड़कर, सुग्रीव तथा राघव के 
लिए एक आसन बनाया । उस पर बैठकर वे दोनों वार्त्तालाप करने लगे । कुछ समय के 
पश्चात्‌ सूयंपुत्र दोनों राजकुमारों को गुफा के भीतर ले गया और बड़े प्रेम से उन सभी 
आभूषणों को लाकर दिखाया, जिन्हें सीता ने फेंका था । उसने कहा--हे देव, जिस समय 
राक्षस दण्डकवन में आपको धोखा देकर, आपकी देवी को आकाश-मार्ग से उठाकर लिये 
जा रहा था, उन्होंने (सीता ने) हमें इस पहाड़ पर देखकर, ऊँचे स्वर में आपका नाम 
लेकर पुकारा और अपने भीने अंचल का एक भाग फाड़कर इन आभूषणों को बाँधा और 
उन्हें यहाँ गिरा दिया ।' क्‍ | 

इतना कहते ही राम झोक-सागर में डूब गये और अश्षुधारा बहाकर उन आशभूषणों 
केत सारा मल थो दिया । उन्होंने उन आभरणों को अपने वक्ष पर जहाँ-तहाँ रखकर देखा। 
सता का स्मरण आते ही उनक सभी अंग शिथिल-से हो गये । उन्होंने लड़खड़ाते हुए 


फ् 


#किब्कयाकाठ (७९ 


पु 


स्वर में लक्ष्मण को बुलाकर कहा--लक्ष्मण, देखा तुमने ? सीता के सभी श्ंगार इंस 
प्रकार मिट्टी में मिल गये हैं । भला, आभूषणों को गिरा देने का क्‍या अर्थ है ? इनको 
साथ रखने में उसे क्‍या कष्ट होता ? सीता तो मेरी प्राणेश्वरी हैं । हाय, इस अंचल की 
दशा को तो देखो ! जो रीना अंचल उसके सुडौल कुचों पर सतत रहता था, उसकी ऐसी 
दशा हुई ; मेरे चरणों को गुलाबजल से धोकर, उन्हें इसी से वह पोंछती थी । इसे 
विजन बनाकर, अत्यंत सुंदर ढंग से मेरे श्रम-बिंदुओं को सुखा देती थी । अपनी प्रभा- 
समन्वित तनुलता की कांति बिखेरती हुई वह इसी के पाँवड़े बिछा देती थी । इस प्रकार 
शोक करते हुए राम अश्वु बहाने तथा बार-बार मूच्छिंत होने लगे | फिर सेमलकर भक्ति 
के साथ सिर भुकाये खड़े सुग्रीव को देखकर रघुनाथ बोले--हे सुग्रीव, बतलाओ कि मेरी 
देवी को लेकर आनेवाला वह इन्द्र का शत्रु किस देश में रहता है ? उसका नगर कौन-सा है ? 
में अभी उस राक्षस का संहार करके सीता को छुड़ा लाऊँगा ।' 


यह सुनकर सुग्रीव बोला--हे देव, में उस द्रोही का निवास नहीं जानता । फिर 
भी कोई चिता नहीं । अब में सब बातें जानने का प्रयत्न करूँगा । आप झोक त्यागकर 
घैयं धारण कीजिए । अत्यंत पराक्रमी वालि के द्वारा अपनी पत्नी के हरे जाने पर भी 
में इतना दुःखी नहीं हूँ । है देव, विपत्ति-रूपी सागर को आत्मधैये-रूपी नौका से ही पार 
किया जा सकता है । हे प्रभो, हम जैसे साधारण मानवों की तरह आप भी झ्ोक करें, 
यह कहाँ उचित हैं ?' 

सुग्रीव के आप्त वचन सुनकर रघुवीर धैयें धारण करते हुए सोचने लगे--सीता के 
खो जाने का ढंग जानने के पद्चात्‌ मन-ही-मन दुःखी होते रहना शूरता नही है । यों सोचकर 
उन्होंने संताप त्याग कर सीता को किसी भी प्रकार प्राप्त करने के कार्य में प्रवत्त होने 
का निरचय किया । किन्तु उसके पूर्व उन्होंने सुग्रीव के शत्र्‌ का अंत करने का निदचग्न 
किया । सीता के आभूषण लक्ष्मण को सौपकर वे सुग्रीव को देखकर बोलें--है मित्र, 
विद्वानों का कहना है कि विपत्ति के समय मित्र के समान कोई सहायक नहीं होते । चाहें 
मित्र गृणवान्‌ हो, या गृणहीन, विपत्ति के समय वही सहायक होता है । तुम्हारी मित्रता 
प्राप्त करके मुझे किसी भी वस्तु के अभाव की चिंता नहीं रही, यह तो निर्चित है । 
अब में उस पापी वालि का वध करूँगा, जो तुम्हारी स्त्री का अपहरण करके तुम्हारा वध 
करना चाहता हैं। भाइयों में स्तेह का भाव हो, तो उससे श्रेष्ठ सुख और कुछ नहीं है + 
किन्तु ऐसा स्नेह तुम में क्‍यों नहीं रह पाया ? तुम्हारे और तुम्हारे अग्रज में शत्रुता 
क्यों हुई ? इसका वृत्तांत मुझे सुनाओ ।' | 

तब सुग्रीव ने कहा--हे राम, मैं अपने और वालि की झल्रुता का वृत्तांत सृनाता हें, 
सुनिए । (समुद्र-मंयन के समय) मंद्राचल को मथानी बनाकर, वासुकि को नेती बनाकर 
जब देवताओं ने हमारे बाहुबल को जानकर हमसे प्रार्थना की, तब में और वालि, दोनों 
मंथव के लिए एक ओर खड़े हो गये और दूसरी ओर देवता, गरुड़, उरग, असुर, सिद्ध 
आदि थे । इस प्रकार जब हम क्षीरसागर का मंथन करने लगें, तब उसमें से हलाहल 


कक 


निकलकर समस्त लोक को जलाने लगा, तो महादेव ने सबको आशचर्यंचकित , करते हुए 


(८० रंगनाथ रायायण 


उसे पी गये । उसके परचात्‌ उसमें से ज्योष्टा देवी का जन्म हुआ, तो उसे कलि 
महाराज ने बड़े प्रेम से अपनाया । इसके उपरान्त कितनी ही वस्तुएं उसमें से उत्पन्न हुई । 
सब ने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार उन वस्तुओं को बड़े हर्ष से ग्रहण किया । आगे 
चलकर ऐ रावत, मेष, महिष, मकर, करेगु (हथिनी ), हय, वृषभ आदि उस सागर से उत्पन्न हुए, 
तो इन्द्रादि दिकपालों ने बड़े हर्ष से उन्हें अपने-अपने वाहनों के रूप में ग्रहण किया । 
सहनीय सौभाग्यवती तथा महिमासयी लक्ष्मी का जब जन्म हुआ, तब लक्ष्मीनारायण ने उन पर 
आसक्त होकर अपनी पत्नी के रूप में उन्हें ग्रहण किया । तत्पदचात्‌ चंद्र तथा देंव- 
कामिनियों का जन्म हुआ। देवताओ ने उन सुदरियों तारा नामक सुंदरी को हमें दिया 
तो हमने उसे ग्रहण किया । उसके उपरान्त हमारे मथे पर अमत का जन्म हुआ । 
देवताओं ने बड़ प्रेम से उस सवारस को कामबेत और कल्पवक्ष के साथ चंद्र को भी लेकर 
अपने निवास-स्थानों में चले गये । हम भी वहाँ से विदा हुए 


हम अपने निवास को लौंटकर बड़े आनन्दपूर्वक उस सुदरी के साथ रहने लगे । 
कुछ दिनों के पढ्चात्‌ सुत्रेण की प्रिय पुत्री मा के साथ विवाह करके बड़े उत्साह से में 
जीवन व्यतीत करने लगा । मेरे पिता तथा अन्य मंत्रियों ने ज्यष्ठ पुत्र होने के कारण 
ब्रालि को वानर-राज्यू का अधिपति बना दिया । वालि भी मेरा बड़ा आदर करते हुए, 
राज्य करते लगा और में भी उसका सेवक बनकर उसे पिता के समान मानते हुए दिन- 
रात उसकी सेवा में लगा रहा | इस प्रकार हम परस्पर प्रेम-भाव रखते हुए जीवन व्यतीत 


करत लग »। 


कक 


एक दिन की बात हैं कि पुरानी शत्रुता से प्रेरित होकर दुदुभि का पुत्र मायावी 
मामक भग्मकर राक्षस अद्धं-रात्रि के समय किध्किधा नगर को भयभीत करते हुए आया, 
और दुर्वार गव॑ से उसने हमें यूद्ध के लिए चुनौती दी । अनुपम शील-संपन्न वालि ने कृद्ध 
होकर मुझे साथ लेकर यूद्ध के लिए निकला । हम दोनो को आक्रमण करने के लिए आते 
देखकर वह राक्षस भयभीत होकर भागां ओर अपनी गृफा में छिप गया । तब वालि ने 
मुकसे. कहा--में; इस गर्वोद्धत राक्षस को पकड़कर उसका वध करके लौटूगा; मेरे क्षाने 
तकः तुम सावधान होकर यहाँ रहो, जिससे अन्य कोई यहाँ प्रवेश न कर पाये । इस प्रकार, 
मुझे मुफा के द्वार प्र नियुक्त करके वालि ने गुफा में प्रवेश किया । एक वर्ष पर्य॑न्त गुफा 
में घोर यूद्ध होता रहा + रक्त उमड़कर गुफा के द्वार तक बहने लगा और राक्षस के 
हुंकार मुझे सुनाई पड़ने लगे । “तब मेने निश्चय कर लिया कि वालि राक्षस के हाथों से 
मारा गया हूँ | यदि वह जान जाय कि में यहाँ हूँ, तो वह बाहर आकर मेरा भी वध कर 
डालेया । इस प्रकार सोचकर में एक पहाड़ी से उस गृफा का द्वार बंद कर दिया और 
वालि की तिलोदक-क्रिया करके किष्किधा लौट आया । मंत्रियों ने यह कहकर कि वालि 
की मृत्यु के बाद इस राज्य के अधिकारी तुम ही हो, विवश करके म॒झे बानर-राज्य का 
गज अभ्िषिक्त किया । तब से- में वानरों का चक्रकर्ती होकर राज्य करता हा । 


हैं सजन्‌, वहाँ वालि, मायावी (राक्षस) का संहार करके, मझे पुकार-प्रुकार कर 
हैंछ क्या । सम्क परत बव्रह द्वार पर मेरे द्वारा. स्थापित पहाड़ी को पदाफ्ततों से. चरणथ्कर 


'7केण्किक7कोंड प्पि 


कश्के बाहर निकल आया । मुझे वहाँ क्‌ देखकर वह अत्यंत क्रुंढ हुआ ओर किष्किधा में 
प्रवेश किया । मैरे प्रणाम को भी स्वीकार किये विना वह गरज्‌ उठा-#फक्यों रे, तुम्हें 
अपना अनुज समभकर तुम पर विश्वास करक॑ में थझत्रुओं से युद्ध करने गया, तो तुम इस 
प्रकार म॒र्के धोखा देकर मेरे राज्य का अपृहस्ण करके, उसका 'शासव करने. लगे 
तुम्हारे लिए यह उचित तुम “महा पापात्मा हो । बुम्हें मारने से भी कोई दोष नहीं 
लगंगा । »: े मी जम 
तब' मेंने उसके चरणों पर गिरकर भक्ति तथा विनय के साथ निवेदन किया-«« 
है भाई, एक वर्ष तक आप और मायावी युद्ध करते रहे । तब (एक दिन) मेंये गुफा से 
रक्त का प्रवाह उसके द्वार तक आते देखा, तो भयभीत तथा मतिश्रष्टः हो भागकर यहाँ 
आया । मुझे देखकर मंत्रियों ने विवश करके मेरा राज्याभिषेक कर दिया + इसके अति- 
रिक्त में कोई कंपट नहीं जानता । आपका आगमन लिए शुभप्नद हैँ । यह वानर-राज्य, 
आप पुनः ग्रहण कीजिए । मुझे यह कहने की आवश्यकता नही है कि नाते से में आपका 
भाई हूँ; किन्तु वस्तुतः में आपका सेवक तथा पूत्र हूँ । हे करुणानिध्रि, मुझसे कोई- भूल 
हो गई हो, तो उसे क्षमा कीजिए ।' का “ 
इस प्रकार के वचनों से मेने वालि की बहुत विनती की ; किन्तु 'उसका क्रोध 
पग-पग पर बढ़ता ही गया । मंत्रियों ने भी उसे बहुत समभाया कि अनुज के प्रति: इतना 
क्रोध उचित नहीं है; किन्तु उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया ॥ उसने मेरी पत्नी 
रुमा को मुझसे छीन लिया, मेरा राज्य ले लिया और मेरां वध करने के लिए तैग्रांर 
हो गया । में भयभीत होकर भागने लगा, तो वह मेरा पीछा करने लगा । में सारे भूलोक में 
शरण ढूंढ़ते हुए भागा और अंत में इस पर्वत पर रहने लगा; क्‍योंकि वालि इस पवेत 
पर चढ़ नहीं सकता । 
तब राम ने आइचय॑ से पूछा--हे सूर्यपुत्र, इस पर्वत पर वालि क्‍यों नहीं चढ़ 
सकता ? इसकी कथा मुझे सुनाओ ।” तब सुग्रीव विनमू भाव से यों कहने लगा--पपू्वें- 
काल में दुंदुभि नामक दुष्ट राक्षस, वरदानों के प्रताप से प्रबल होकर तीन लोकों को 
भयभीत करने लगा था । बह जंगली भेसे का रूप धारण करके समृद्र “के पीछे पड़ गया 
औरः उसे युद्ध के लिए चुनौती दी । तब समुद्र व्याकुल हो उठा और करोड़ों रत्नों की 
भेंट देकर कहा--तुम्हारं साथ युद्ध करके श्रेष्ठ हिमाद्वि ही जीवित रह सकता है ( में 
तुम से यूद्ध नहीं कर सकता। तब वह उस हिमाद्वि से युद्ध करने चला गया, जिसके 
श्वुंगों ने इंद्र के बाहुस्तंभ से सम्मानित वच्आायध के तेज को भंग क्रिया -था । तब उस 
पर्वतेश्वर ने कहा--क्या में तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ. ? -इस “संसार में तुम्हारा 
सामना करक, तुम्हार साथ युद्ध करने का बाहुबल केवल वालि में है । वह- अपनी प्रबल 
शक्ति के साथ किष्किंधा पर राज्य कर रहा है । यदि तुम युद्ध करने की इच्छा रखते हो, 
तो हे महाबली, वही जाओ ।' | क्‍ 
तब वह राक्षस बड़े उत्साह से किध्किधा आया और प्रलय-काल के! बादल के समान 
गर्जन करके अपने साथ युद्ध करने के लिए वालि_ को चुनौती दी । तब वालि क्रुद्ध होकर 


९5२ रंगनायथ रएयायण 


बाहर आया ओर गर्जन करते हुए दुंदुभि के समान ध्वनि करनेवाले उस दुंदुभि का सामना 
करके बोला--दिखू' अब तुम कहाँ जाते हो ?” इस प्रकार कहकर वालि ने शिलाओं तथा 
वृक्षों को उखाड़-उल्लाड़कर फेंका और मुष्ठि के प्रह्रों से उसे व्याकुल कर दिया । जब 
उक्षने अपने तीढ्ष्ण श्रूएों से वालि पर आक्रमण करना आरंभ किया, तब वालि ने क्रद्ध 
होकर, भयंकर रूप धारण करके एक पर्वत उठाकर उस पर फेंका । राक्षस ने उसे बचाकर, 
स्वयं एक और पहाड़ उठाकर वालि पर फेंका । तब कपिराज ने एक बहुत बड़ा पर्वत 
उस पर फेंका । राक्षस ने अपने सीगों से उन पहाड़ों को हटाते हुए, वालि के कंठ को 
पकड़कर ऐँसा धक्का दिया कि वालि विचलित हो उठा । तब वालि ने उसका पीछा किया 
और एक व॒क्ष उखाइकर उस राक्षस पर फेंका । राक्षस उससे भी बच गया और छिपकर 
वालि पर आक्रमण करने लगा । तब वालि ने एक मोठे ताड़ के वृक्ष से उस पर प्रहार 
किया । राक्षस ते अपने सींगों से उसे भी उठाकर फेंक दिया, तो कपिराज ने अपनी 
कठोर मुष्टिसे उस पर प्रहार करना आरंभ किया। राक्षस भी अपने सींगों से वालि को मारने लगा। 
इस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करते हुए एक सौ वर्ष तक दोनों घोर युद्ध करने लगे। 
तब वालि ने उसके दोनों सीगों को पकड़ कर नीचे गिरा दिया और उसका वध कर इडाला। 
उसके पदचात्‌ उसने अपना सारा बल लगाकर लात मारी, तो उसका हाव मूँह तथा 
नाक से रक्‍त बहाते हुए वज्ञाघात से गिरनेवाले पर्वत की तरह, एक योजन दूर पर 
जा गिरा । गेरू रंग के भरने के समान गिरतेवाली उस रकक्‍त-धारा की कुछ बूदें, इस 
पर्वत पर भी गिरीं । तब इस पर्वत पर तपस्या में निरत भयंकर शक्तिशाली मतंग मुनि ने 
क्रोध में आकर जश्ञाप दिया कि वालि इस पर्वत पर न चढ़ सकेगा । हे जगन्नाथ, मैं इसी 
कारण से निर्भय हो सतत इस ऋष्यमूक पर ही निवास करता हूँ । हे राजन, दुंदुभि के 
उस शरीर को एक योजन तक फेंक सकने की शक्ति वालि के सिवा और किसी में नहीं है। 
यदि आप उस शव को, उससे भी दूर, न फेंक सकें, तो में आपकी शक्ति पर विश्वास 
तहीं कर सकता ।' 


तब राम ने मंद-मंद हंसकर कहा--हे सूरयपुत्र, में उस दुंदुभि के शरीर को वैसे ही 
फेंककर तुम्हारा संदेह दूर करूँगा । मुझे वह शव दिखाओ -। मेरु-मंदराकारवालें उस शव को 
सुग्रीव के दिखाने पर, राम उसके पास पहुँचे और उसकी परवाह किये विना ही, केबल 
अपने अंगूठे से उठाकर उसे दस योजन दूर फेंक दिया । तब भी सुग्रीव को रघुराम की 
दक्ति के महत्व पर विश्वास नहीं हुआ । उसने कहा--हे देव, जब वालि नें इसे फेंका 
था तब यह बहुत से रक्‍कतत-मांस से भरा था; आज तो केवल इसकी अस्थियाँ रह गईं है। 
इसलिए आप इसे बड़े वेग से फेंक सकें, इसलिए विश्वास नहीं होता कि आपका 
बल वालि से भी अधिक है । इतना ही नहीं, विना थके वालि पहाड़ों को गेंदों की तरह 
उछाल सकता है; चारों समुद्रों में संध्या-वंदन करता हे और शिवजी के चरणों को अपने 
सिर पर धारण करता है । वायु से भी अधिक वेग से वह सभी समूद्रों को पार कर 
सकता है । ऐसे वालि की, जिसे इन्द्र ने स्वरणणं-माल्रा प्रदान की थी कौन समता कर 
जुंकंदा है, है राजन, और एक बात सुतिए । यहाँ जो सात ताल-वुक्ष ख़ड़े हूँ, इन सभी 


/किषिकधाकोड श्टई 


को वालि अपनी वर-शक्ति से एक साथ अपने हाथों में पकड़कर उनके सभी पत्तों को तोड़ 
सकता है । इन्द्रादि देवता इन में से किसी एक ताल को भी हिला नहीं सकते । हे वसुधेश, 
यदि आप एक बाण से इस सातों ताल-वृक्षों को गिरा सकते हैं, तो हम विश्वास कर सकते हैं 
कि आपकी शक्ति वालि की शक्ति स भी अधिक हैं। मातंग मुनि ने मुझसे कहा था कि 
जो इन सातों ताल-वृक्षों को एक ही बाण से गिराने की शक्ति रखता है, उस व्यक्ति 
के हाथों से वालि का नाश होगा ॥' 

तब राम ने मंदहास करके कहा--हें वनेचरेइ्वर, उन ताल-वृक्षों को तुम अवश्य 
मुझे दिखाओ । तब निपुण राम ने वज्ज-सम अद्वितीय तथा निशित बाण संधान करके 
चलाया, तो वह बाण, पृथ्वी पर ठेढे-मेढे ढंग से खड़े उन ताल-वक्षों को एक साथ ऐसे 
काटकर गिरा दिया, मानों रावण की नाड़ियों को ही काट दिया हो । उसके पश्चात्‌ वह 
शर निकट के पर्वत को भी पार करके पृथ्वी में प्रवेश किया और पाताल तक पहुँचकर 
किचित भी अपनी गति मंद किये विता, बड़े बेग से रघुराम के तूणीर में वापस आ गया । 
यह देखकर सुग्रीव आइ्चयंचकित हो अत्यधिक आनंद में डूब गया और मन-ही-मन यह 
सोचकर फूल उठा कि जिन ताल-बुक्षों के मूल सप्त पातालों तक गये थे, जिनके पत्र सप्त 
वायुमंडलों तक फैले थे, ऐसे तालों को इन्होने एक ही शर से गिरा दिया । अब मेरा संदेह 
दूर हो गया । अब अवद्य ही राघव के हाथों वालि का वध होगा । में अब वानर-राज्य 
पर शासन कर सकूगा । तब सूर्यवंश के प्रभु राम को देखकर सूर्यपुत्र नें हाथ जोड़कर 
कहा--है देव, आपका रूप देखकर मेने आपकी शक्ति की कल्पना नहीं करके पश्ुु-बुद्धि 
का परिचय दिया । में सूयेपुत्र हुँ और आप सूर्य-बंश-संभव हे । अतः मैने आपकी समानता 
करने का विचार करने का अपराध किया । आप त्रिलोकीनाथ हैं । मुझ मूखें को अपनो 
सेवक मानकर मेरे छात्रु का संहार कीजिए और मुझे मेरा राज्य दिलाकर मेरा दुःख दूर 
कीजिए ।' ह 


प्‌. वालि-सुग्रीव का द्व द्व-युद्ध 
तब राम' ने अत्यधिक क्ृपा-दृष्टि से सुग्रीव को देखकर कहा--हे सुग्रीव, तुम शीत 
'ही किष्किंधा को जाओ और वहाँ वालि से युद्ध करते रहो । में एक ही बाण से ( वालि 
का वध करके) सहज ही तुम्हें राज्य दिला दूंगा । तुम निर्भभ होकर जाओ । तब विना 
किसी संकोच के तथा अत्यंत उत्साह से सुग्रीव ने, नल, नील, हनुमान्‌ तथा बलवान्‌ तार 
आदि को साथ लिये युद्ध के लिए सच्नद्ध होकर किष्किधा के लिए प्रस्थान किया ।* राम 
तथा लक्ष्मण उसके पीछे-पीछे चले । किष्किंधा के निकट एक बन में प्रवेश करके उन्होंने 
वहाँ से सुत्रीव को वालि पर आक्रमण करने के लिए भेजा । सुग्रीव शीघ्र किष्किधा पहुँचा 
और नगर के बाहर खड़े होकर भंयकर गर्जन किया और अपने साथ युद्ध करने के लिए 
वालि को चुनौती दी । हाथी का चिंघाड़ना सुनकर जिस प्रकार सिंह कोध में आ,. जाता हूं, 
वैसे कद्ध होकर, शिवजी: के चरण-कमलों को प्रणाम करके, रावण के कंठों को अपनी 
बगल 'में दबानेवाले वालि ने आकर सुग्रीव का सामना किया । अप्रतिहत पराक्रमी, समान 
रूप, समान क्रोध, समान शक्ति तथा समान पराक्रम रखनेवाले दोनों वानर जूक गये और 


6८9 ई॑गन/क रायीाय॑ए 
एक दूसरे के घुटनों, जांघों, वक्षों, नाभियो तथा कठि-प्रदेशों को विचित्र ढंग से भुकाकर 
इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे पूर्व तथा प्रश्चिम के समुद्र आपस में युद्ध करते हों । 
उसी समय राम ने अपने धनूष पर बाण का संधान करके, उसे चलाने के विचार से, 
उन दोनों को देखा । कितु उनके वदन तथा रदन, पूछ तथा बाहु, उदर तथा अधर, उरु 
तथी पाइवं, कक्ष तथा वक्ष, पैर तथा उँगली, वीक्षण तथा शिक्षण, वेष तथा भाषा, नाक 
तथा गाल, सिर तथा स्कंघ, पिंडली तथा चरणयुग्म, कर्ण तथा वर्ण, कंठ तथा अंग, इन 
सब को एक समान देखकर, यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में वालि कौन 
और सग्रींव कौन ? तब राम ने ढ्ी-मन आइचरय चकित होकर सोचा कि -यदि 
बाण चलाऊ, तो न जाने इनमें से कौन मत्य-मख को प्राप्त हो जायें । यो सोचन्चकर 
विता: बाण चलाये ही रह गये । ह 
युद्ध करतें-करत अत्यधिक थक जाने पर भी सुग्रीव ने अपनी सारी शक्ति तथा 

निपुणता लगाकर युद्ध किया, किन्तु वालि से परास्त हो गया । वालि की बलिष्ठं मुंष्टियों 
के आधातों के कारण वह घोंघों की थैली के समान हो गया और लंबी साॉंसें लेता हुंआ 
सोचने लगा--हाय रे, राम का विश्वास करके में क्यो आया ? इसका मुझे अच्छा 
पुरस्कार' मिला । बस, बस, अब अपना रास्ता नापने में ही मेरा कल्याण है।' यों सोचते 
हुए वह सुध-बुध' खोकर, अपनी पूछ को कठ में' लपेटे हुए, चारों ओर देखते तथा भूलते 
हुए ऋष्यमूक पर्वत पर भागा ऑर मन-ही-मन दुःखी होने लगा । 


9 थे थि|४ 


ठीक इंसी समय राम वहाँ पहुँचे । अनन्त विक्रमधाम राम को देखकर सूयपुत्र ने 
सिर भुकाकर कहा--है राजनू, मेंने आपका विश्वास करके अपना असमान बल-विक्रम 
दिखाकर वालि से युद्ध किया । किन्तु आपने मेरी उपेक्षा की; मेरी रक्षा नहीं की; चुप्र- 
चाप दंखते ही रह गये । सूर्य-वंश में जन्म लेकर ऐसा अधमं करंना, क्या, आपको शोभा 
देता है ? हे देव, आपके सत्य तथा तेज का विश्वास करके मेने वालि को छेड़ा' । नही 
तो में कहाँ और वालि कहाँ ? ब्राल्ि को चुनौती देकर फिर बचकर आता असंभव था । 
: झ्ायद किसी पूर्वे-पुण्य के फल से बचंकर मे पूर्ववत्‌ इस पर्वत पर पहुँच सका । आपका विश्वास 
“करने के. कारण शत्रु के हाथों से पराजय और जग-हँसाई मुझे प्राप्त हुई । आपकें दया, 
साहस और जझक्ति की अधिकता देखकर मेने आपका विश्वास किया था । - 


* ईन वचनों को सुनकर राम बोले--हे सुम्रीव, तुम अपने मन में इतना संदेह. क्‍यों 
करत हो ? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है । क्या में तुम्हें शत्र के हाथ में सौप दूंगा ? 
एक बाते सुनो । विश्व-विमेहक्क आकारवाले विख्यात' अश्विनीकुमारों के समान तुम्हारी 
और वालि की 'रूप-रेखा' समान 'होने के कारण मैं तुम"दोनों में भेद नहीं कर॑ सका और 
बीण “चलाने में -मुझे भय हुआ; कैयोंकि 'यह अस्त्र अमोघ हैं । इसलिए तुम 'इसे बंरा 'मतत 
सैमंको । ईस बार तुमे इत गज-पुष्पों की माला पहनकर वालि से यद्ध करो ।-मे अवश्य 

वालि का वंध करूँगा । संदेह भंत करो; दृढ़ 'निरचय' से युद्ध के लिए किष्किधा 
के लिए प्रस्थान करो ।” यों कहुकैर' उन्होंने अपने प्रिय अनुज से शज-पुष्पों की माला 'मेंगधर्किर 
उसे सूँग्रीबे- के ' कंठ में पहुनायो | तैंबे 'सुग्रीव नक्षत्रों से चिरे हुए. 'चन्द्र' के समानें 


किविककए7कोड €54 


बक-पं क्तियों से अलंकृत संध्या-गगगन के समान, शरत्काल के बादलों के साथ विलसित मेरु- 
पर्वत के समान सुशोभित दीखने लगा । 

तब राम तथा उनके अनुज बड़े हर्ष से युद्ध के लिए सचन्नद्ध हुए । उसके पश्चात 
वे नल, नील, तारा तथा हनुमान्‌ के. साथ सुग्रीव को साथ लिये हुए वदियों, पुष्पों से युक्त 
लता-समूहों, पुन्नाग, नारंगी, कदली तथा सहकार-जवृक्षों से भरें वनों को देखते हुए उज्ज्वल 
कैरव, पद्म तथा कह्वनारों से शोभायमान, बहु सरोवरों का दर्शन करते हुए, गज, सिह, 
वराह तथा जंगली भेंसों को देखते हुए, बहुत दूर तक चल और वहाँ अग्नि-सम तेजस्वी 
'सप्त जनाह्वँ नामक मुनि के आश्रम का दहन किया | सुग्रीव के मुह से उस आश्रम 
का महत्त्व सुना । उसके पद्चात्‌ वालि के शासन में रहते हुए ऐश्वयं से संपन्न किपष्किधा- 
नगर को देखकर सुग्रीव से बोले--तुम पूर्ववत्‌ जाकर वालि के साथ युद्ध करो; में अवश्य 
वालि का संहार करूँगा । यों कहकर उस पुण्यात्मा सुग्रीव को आदर के साथ भेजकर 
राम समीप ही एक पेड़ की आड़ में खड़े हो गये । 


६. तारा का वालि को रोकना 


तब स्यनंदन ने किष्किधा की. सभी गृफाओं को विदीणं करते हुए घोर गर्जन किया 
और इन्द्र-सत वालि को अपने साथ युद्ध के लिए ललकारा । वालि अत्यंत क्रोधावेश में 
आकर सोचने लगा--यह एक मर्द की तरह अपने बाहुबल का गव कर रहा हैँ । अब 
इसका सहन करना उचित नहीं है; अब में इसका वध कर डालू गा ।” 

इस प्रकार निश्चय करको वह शक्तिशाली तथा जयश्ञील वालि युद्ध के लिए निकला, 
तो अपने पति का मार्ग रोककर तारा कहने लगी,-- है देवेन्द्रतंदन, विना सोचें-विचारें आप 
सये-पुत्र पर आक्रमण करने क्‍यों जा रहे है ? अभी-अभी आपसे युद्ध करक वह घायल 
होकर भाग गया था । फिर इतना श्ञीघ्र वह कैसे आ गया ? यदि आपसे कहीं अधिक 
बलवानू की सहायता उसे नहीं मिलती, तो वह कदापि यहाँ नहीं आता । हें इन्द्र-पुत्र, 
यही नही, मैंने अंगद से और एक बात सुत्री है। अपने पिता की आज्ञा क अनुसार दशरथ- 
राम वनवास के लिए आये थे । वहाँ दश्कंधर (रावण) ने उनकी पत्नी को हर लिया 
वे और उनके भाई मनि-वेश में सीता की खोज -में ऋष्यमृक पर्वत पर पहुंचे और सुग्रीव 
को अपना सेवक स्वीकार करके तुम्हें मारना चाहते हैं । राघव स्वयं विष्णु हैँ, कमलनाभ हूँ, 
वैरियो के लिए भयंकर रूप है, दयालू हे, धीर है और धनुविद्या के गुरु ह। उनका झन्रु 
बनकर उनको जीतना असभव है । आप प्रेम से सूर्य-पुत्र को अपना राज्य देकर, फिर 
राम से संधि कर लीजिए । यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुनिनवृत्ति ग्रहण करके अपने 
प्राणों की रक्षा कीजिए ।” 

तारा के इन वचनों को सनकर वालि अत्यत क्रद्ध होकर बोला--मेरी पत्नी होकर 
तुम इतनी भयभीत क्‍यों होती हो ! पं अपने बाहुबल से किसी भी बलवान्‌ पुरुष को 
यू जीतकर विजय प्राप्त कर सकता हूँ । मे कभी किसी से पराजित नहीं होऊंगा .। 
जब जझत्र आकर यद्ध के लिए ललकारे, तब अधीर होकर उससे संधि कर लेना वीरों का 
धर्म नहीं है । हें कमलाक्षी, मेरे-जैसे बलवान्‌ के रहते, मुर्के स्वीकार नहीं करके, राम ने 


२४ 


९८६ एंगनार्थ रिायंए 


सुग्रीव को अपनाया है । इसलिए जान पड़ता है कि राम नीतिवान्‌ नहीं है । ऐसी दशा में 
राम की मित्रता स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं है | सूग्रीव अनाथ होकर राम का 
सेवक .बन गया है | मुझे राम की क्‍या आवश्यकता हैँ । संधि की क्‍या आवश्यकता है ? 
में किसी की प्रार्थना क्‍यों करूँ ? वह महान पुरुष तथा धर्मात्मा राम, अकारण ही मेरा 
बध क्‍यों करेंगे ? (तुम्हारी) ये बातें सर्वथा असंगत हैं । में अभी जाकर अपने भयंकर 
वचत्च की समता करनेवाली अपने मृुष्टि-प्रहारों से सुग्रीव का वध करके जाता हू। 
तुम निश्चित रहो । 


इस प्रकार के वचनों से तारा को संतुष्ट कर इन्द्र-पुत्र वालि अपने पराक्रम, शक्ति 
तथा साहस के साथ इस ढंग से (युद्ध के लिए) निकला, मानों कर्मपाश के आकर्षण को 
टालने की शक्ति उसमें नहीं रही हो । उसने अपने गर्जन से सभी समुद्रों को क्षुब्ध कर 
दिया; भू-वलय को कपा दिया । उसके बाद वह सुग्रीव को डाँटते हुए भयंकर स्वर में 
बोला--मेरे साथ युद्ध में हारकर, लज्जाहीन हो, फिर युद्ध करने आया है ? कोई बात 
नहीं । में अभी तुके यम के मुह की बरी बनाऊंगा । डीगें मारना छोड़कर तू थोड़ी देर 
अटल खड़ा रह । में यूद्ध में अपने मुष्टि-्रहारों से तेर प्राण हरण करूँगा ।' 

इस प्रकार कहकर वालि ने वजत्ञ का परिहास करनेवाली, अपनी मुष्टि बाँधकर 
उससे ऐसा प्रहार किया कि सुग्रीव नीचे गिरकर रक्त उगलने लगा । तुरंत वह सँभमल 
उठा और साहस के साथ खड़े होकर गर्जन किया और तिरस्कारपूर्ण वचनों से इन्द्र-सुत 
की निंदा करते हुए कहा--मौ अब तक तुम्हारी उद्ण्डता केवल इसलिए सहता आ रहा था 
कि तुम मेरे भाई हो और पूज्य हो। ऐसी बात नही कि में तुमसे युद्ध करने से 
डरता हूँ । में' पहले का सुग्रीव नहीं हूँ । सोच-विचार कर मेरे साथ यूद्ध करना । है वालि, 
में अवश्य अभी तुम्हारा वध कर दूंगा और कपि-राज्य पर अधिकार करूँगा । 


इतना कहकर सुग्रीव ने अत्यधिक क्रोध से एक साल-वक्ष को उखाड़कर तेजी से 
वालि पर फेंका | उसके लगते ही वालि कंपित होकर पशथ्वी पर गिर पड़ा और मृच्छित 
ही गया । थोड़ी देर के बाद वालि सचेत होकर दुर्वार गर्व और बड़े शौर्य तथा धैय॑ के 
साथ _एक पर्वत उठाकर उस रवि-युत्र पर इस प्रकार फेंका कि देवता भी आइचर्यचकित 
रूह गये । सुत्रीव ने उस पव॑त को अपनी पूछ से रोक दिया । तब वालि ने सु्रीबं के 
पैरों पर प्रहार किया । 'सुग्रीव ने अपने तेज नखों से वालि का शरीर नोंच डाला । वालि ने 
उग्र रूप धरकर सूपग्रीव पर मुष्टि का प्रहार किया । क्रमशः दोनों अपनी अमित शक्ति 
का प्रदर्शन करते हुए एक-दूसरे की शिखाओं को पकड़कर पदाघातों से, नखो से, मष्टियों से, 
एक-दूसरे पर प्रहार करते हुए, गर्जन करते हुए, हुंकार भरते . हुए, घोर यद्ध करने 
लगे । उनके अंगों से रक्त .की धारा बहने लगी । वे अपनी बाहुओं तथा पूछों को दूसरों की बाहुओं 
तथा पूंछों .से फेसाकर, परस्पर धक्का देते हुए, फिर दूर हटते हुए, अपना सारा बल 
लंगांकरं परस्पर प्रहार करने लगे । इस प्रकार अत्यंत भयंकर रीति से जब व॑ लड़ रहे थे 
तब इन्द्र-सुत वालि क .आधातों से रवि-पुत्र सुग्रीव बहुत घायल हुआ । वह गव॑. खोकर 
ब्लाकुक और भयभीत हो, अपने जीठों को भात्र करते हुए. दीन दृष्टि. से चारों ओर देखने लगा १ 


५ मं 


#किवब्किधाको 8 8८७ 


७, वालि का संहार 


निग्रह तथा अनुग्रह के निधि राम ने जब देखा कि संग्रीव अब क्लांत तथा खिन्न 
हो गया हैँ, तब सोचने लगे कि यदि में अब वालि का वध नहीं करू, तो वह अवश्य ही 
सुग्रीव को मार डालेगा । तब राम ने सप्त सम॒द्रों तथा सप्त लोकों को क्षब्ध करतें और 
समस्त भूतों को कँपाते हुए, अपने धनृष का टंकार किया, वालि को तणवत मानकर लक्ष्य 
को साधा, और एक अमोघ अस्त्र का संधान करके उसे उस असमान बलशाली वालि पर 
वलाबा । तब वह बाण अपनी .सूर्य-तेज सदृश कांति को सारे आकाश-मंडल में विकीर्ण 
करते तथा भयंकर अग्नि-शिखाओं को फैलाते हुए, गरुड़, उरग, अमर, गंधर्वों को भयभीत 
करत हुए एस वंग स चला, मानों अपने पुत्र की रक्षा करने तथा छात्र को दण्ड देने के लिए 
सूय ही अस्त्र के रूप में जा रहा हो, अथवा सूय-पुत्र होनें के कारण यम धर्मराज ने ही 
अपन अनुज सुग्रीव की रक्षा करने के लिए, अपना काल-दंड वालि पर चलाया हो । वह 
बाण सीधे जाकर वालि के उर में लगा । वालि पथ्वी पर ऐसे गिरा कि दिग्गजों, पर्वतों 
तथा वृक्षों के साथ पृथ्वी काँप उठी । वह बाण वालि के उर के पार निकलकर पृथ्वी में 
धँंस गया । अविरल बहनेवाली रक्‍त की घाराओं से वानरेशवर का सारा शरीर भीग 
गया और वह इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा, मानों पुष्पित अशोक-वृक्ष आँधी में गिर गया हो 
अथवा ब्रलय-काल में कांतिहीव होकर पृथ्वी पर गिरा हुआ सूर्य हो | तब पथ्वी पर 
विवश पड़े हुए उस वालि के पास राम आये । 


अपने समीप पहुंचे हुए रघुराम को देखकर मन-ही-मन कुपित होता हुआ वालि 
कहने लगा--हे राघवेश्वर, हे रामचंद्र, इस पृथ्वी पर लोग आपको धर्मात्मा कहते हैं । 
आप दम-शम, दया, सत्य, सम-बुद्धि, नीति, सौजन्य आदि सदगुणों के भाण्डार है । ऐसे 
होते हुए भी आपने अपनी महत्ता को त्यागकर मेरे और सुग्रीव के युद्ध करते समय 
हमारे बीच में आये और मेरे ऊपर बाण चलाया, क्‍या यह आपके लिए उचित है ? 
मेने आपका कोई अपकार नहीं किया हैँ । मेनें कभी आपकी बूराई नहीं सोची । में आपका 
शत्रु भी नहीं हूं। में जानता भी नहीं हूँ कि आपके शात्रुओं ने आपका क्‍या अहित किया हैं। 
उन बातों को जानकर मेंने आपकी उपेक्षा की हो, सो भी नहीं । फिर भी आपका 
ऐसा करना, क्‍या उचित है ? हे सूर्य-कुल-तिलक, आप जानते हुए भी अनजान बनकर रहें । 
संसार में राजा लोग, शरभ, सिंह, शार्दल, कोला, गज, हिरण आदि का संहार करें 
की लिए मृगया खेलते हं। भला, कहीं कोई वानरों का वध भी करता है ? सूर्य-पुत्र तथा में, 
दोनों भाई-भाई हे। गर्वाध हो, क्र बनकर, हम चाहें जैसा भी आचरण करें, आपका 'इस 
प्रकार मेरा संहार करने का क्या कारण है ? खरगोश, नेवला, कछुआ, जंगली सूअर आदि 
जानवर खाद्य होते हे; किन्तु वानर को कोई खाता नहीं है । फिर आपने आड़ में छिपकर 
क्यों मेरा वध किया ? हे राजनू, अब आप अपने अनुज के साथ मेरे रक्तनमांस का भोग 
लगाइए । उज्ज्वल कीत्तिवान्‌ू, जगद्विख्यात दशरथ की आज्ञा से तपस्वियों का-सा 
जीवन व्यतीत करने के लिए आप आये; फिर भी जीव-हिसा का त्याग नहीं किया । 
यूदि इस प्‌ थ्वी पर रहते हुए हम कोई अपराध करते हूँ, तो उसके लिए दण्ड देने -का कार्य 


श्ड्प र॑गनशएथ रायायण 


भरत का हैं। आपका इससे कया संबंध हूँ ? क्‍या आप राजा हे ? आपने मुझे नहीं 
अपनाकर मेरा वध कर डाला । अपनी पत्नी को हरकर ले जानेवाले नीच रावण को 
जीतने के उद्देश्य से आप आये हैं । आपने मेरी अवहेलना की और सूर्य-पुत्र को अपनाया । 
इस प्रकार आप इस लोक में नीति-रहित-से हो गये । यदि यह समाचार आप मुझे देते, 
तो क्‍या मे आपकी पत्नी को छुड़ाकर नहीं ला देता ? जो महाबलवान की तरह आकर 
सीताजी को चुराकर ले गया, उसे मेत्े अपनी पूछ की रोमावली से बॉधकर सभी समूद्रों 
में डबोया था और अंत में उसपर कृपा करके उसे छोड़ दिया था । मेरा बाहुबल सारा 
संतार जानता है और सुग्रीव भी जानता है। हाय ! मूझे भयभीत करके मार डालने की 
शक्ति रखनेवाले आप, मेरे सामने खड़े होकर, मुझे ललकार कर, मुभपर आक्रमण 
करके मार न सके । भय से आड़ में छिकर आपने मूझे मारा। क्‍या यही 
राजधम है ?' 


वालि के इन वचनों को सुनकर राम ने कहा--हे वालि, ये बाते तुम्हें शोभा नहीं 
देती । तुम कपि के वंश में पैदा हुए और कपियों क॑ बीच में पल हो । धर्मशास्त्र की 
नीति न जानते हुए भी वाचाल के समान मेरे दोष गिना रहे हो। यह न्यायसंगत नही है । 
तुमने जो वचन कहे, उनके प्रत्युत्तर में मेरी कुछ बातें ध्यान देकर सुनो । संसार के 
धर्माचार्यों की सम्मति है कि अग्रज को चाहिए कि वह अपने अनुज को अपने तनुजवत्‌ 
(पुत्रवतू) पाले । तुमने उस नियम का उल्लंघन किया । निरपराध सूर्य-पुत्र को तुमने 
नगर से निर्वासित किया । एँसा कामान्ध, तुम्हारे सिवा इन तीनो लोको में और कौन हो 
सकता है । दूसरी बात यह है कि जब हम दोनो (मं और सुग्रीव) मित्र है, तो तुम मेरे 
मित्र के शत्रु होने के कारण तुम्हारा वध करना मेरें लिए उचित ही था । मृगया खेलने- 
वाले निष्कलंक राजा, सजातीय पशु-पक्षियों की सहायता से मृगों का शिकार करते है; या 
एक म्‌ग को किसी दूसरे के साथ लड़ते समय उसको मारते है, या भाड़ी में छिपकर 
उसका शिकार करते हे या जाल फैलाकर मारते हे, या अकारण ही मारते हैं; या आड़ में 
खड़े होकर शिकार खेलते हें; या कटघरा सजाकर शिकार खेलते है । इसलिए मुझे किसी 
भी प्रकार से इसका दोष नहीं लगेगा । तुम तो शाखा-मृग ठहरे । तुम्हारा वध मै किसी 
भी प्रकार करूँ, तो उसका दोष मुझे क्‍यों लगेगा ? अपने श्रेष्ठ बाहुबल से समस्त जगत्‌ 
के स्वामी (बने हुए) भरत की आज्ञा से हम दुष्ट मृग तथा राक्षसों का वध करते रहते हे । 
तुम अपने अनुज की पत्नी को बलात्‌ छीननेवाले पापात्मा हो । इसलिए हमने तुम्हारा 
वध किया । राजाज्ञा से दण्डित व्यक्ति नरक के संकटों को प्राप्त नहीं होते । इसलिए 
तुम दुखी न होओ और स्वर्ग-सुख को प्राप्त करो ।! 


रघुराम के इन वचनों को सुनकर वालि थोड़ी देर तक आँखें बंद किये हुए विवश 
पड़ा रहा और उसके परचात्‌ कांतियुक्त पूर्णचंद्र रामचन्द्र को देखकर कहा-- हैं शुभ नाम- 
वाले राम, है भयंकर किरणवाले, हे चंद्रसम मुखवाले, मेरी पत्नी तारा ने आप अभ के 
शौर्य का परिचय देकर मुझसे अनुरोध किया था कि आप युद्ध में मत्त जाइए। मेने अपनी 
दुर्बृद्धि के कारण, विधि की प्रेरणा से, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आपके - शत्रुता 


रे 


/कॉडक्कषारको 8 ८6 


बिक. 3३ 


करके इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ हूँ । क्रोध के आवेश में मेवे मूर्ख हो, आपको अप- 
दब्द कहे है । आप मुझे क्षमा कीजिए । हें राजन, में अपनी दुर्दशा की चिन्ता नहीं 
करता; तारा के लिए भी चिन्ता नहीं करता, किन्तु अपने पुत्र अंगद के लिए में व्याकुल 
हो रहा हूँ । मेरी पत्नी और पुत्र की न जानें क्या दशा होगी । मैंने नहीं सोचा था कि 
मेरी ऐसी दुर्दशा होगी।' इस प्रकार कहते और शोक तथा मोह-रूपी समुद्र में डूबे हुए 
(मूक की तरह) मूच्छित हो पड़ा रहा । 


यह समाचार जब (वालि के) रनवास॒ में पहुँचा, तब तारा आदि स्त्रियाँ वालि के 
वध का हाल जानकर अधीर हो उठी और उनके हृदयों पर वज्ञ के समान आघात हुआ । 
वे सब पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी । वे एक क्षण होश में आतीं, फिर दूसरे ही 
क्षण मूच्छित हो जाती । वें अत्यधिक संतप्त हो, वालि का नाम ले-लेकर पुकारती हुई 
चिलला-चिल्लाकर विलाप करने लगी--हें अंगद, हाय, आज वालि का स्वर्गवास हो गया है ।' 
फिर वे अत्यधिक शोक में डूबी हुई उच्च स्वर में रोती हुई अंगद को साथ लेकर 
किष्किधा नगर से बाहर निकली । चलते समय उनके पैर लड़खड़ाने लगे, उनके अंचल 
खिसक गये; उनकी वेणियाँ खुल गईं, होठ कंपित होने लगे, आँखों से अश्रु-धारा बहने लगी 
और उनकी क्षीण कटियाँ इधर-उधर हिलनें लगी । इस प्रकार जब वें आ रही थीं, तब 
माग॑ में ही वानरों ने उन्हें सूचना दी कि राघव के हाथों से वालि का वध हो गया है । 
अब तुमलोग क्‍यों जा रही हो ? यदि वहाँ जाओगी, तो अवश्य कोई-न-कोई विपत्ति 
आयगी । क्‍या तुम नहीं जानतीं कि राम तथा सुग्रीव मिल गये हैं । न जानें, वे इस अंगद 
को पकड़कर क्‍या करेंगे ? हमें शत्रुओं के मन का विश्वास नहीं करना चाहिए । अतः 
हम अब अंगद को ही अपना राजा बनायेंगे । वैसे तो हमारे यहाँ अनेक बुद्धिमान 
मंत्री हें । तुम वहाँ मत जाओ ।' 


5. तारा का शोक 

तब तारा, औचित्य का विचार करके, उन कपियों की बार-बार निदा करती हुई 
बोली--यदि मैं अपने प्राणनाथ वालि को न देख सक्‌ तो मुर्के यह अंगद किस लिए और 
यह राज्य ही किस लिए है ?” इस प्रकार उनकी बातों की परवाह न करके, वह चंद्रमुखी 
तारा मन-ही-मन वालि का स्मरण करती हुईं अपने कुचों को देखकर अत्यंत शोक-संतप्त 
होकर कहने लगी--दूर से ही अमरेन्द्र-पुत्र का आगमन देखकर, यत्न करके, उनके निकट 
पहुँचकर, रति-क्रीड़ा की अभिलाषा करके उनसे टकरातें रहने के कारण ही तो आज तुम 
उस सुूरराज के पूत्र को खो बैठे । अपने किये का फल तुम अब भोगो। यों कहकर 
अत्यधिक क्रोध से वह अपनी छाती पीटने लगी । उमड़ते हुए झोक से जब वह चलने लगी, 
तब उसके हार छिल्न-भिन्न होकर गिरने लगे । वेणी खुल गई । जैसे कमल से मकरंद 
भरता है, वैसे ही उसकी आँखों से अश्रु गिरने लगे । वह पवन के वेग से वालि के निकट 
पहुँच गई और तरू से टूटकर गिरनेंवाली प्ुष्प-लता के समान वालि पर जा गिरी और 
बार-बार परितप्त होती हुई इस प्रकार विलाप करने लगी--हे कपिकुलाधीश, हे कपि- 
राजचंद्र, हे कपिराजश खर, हे कपिसावंभौम, समस्त सुरासुर-समूहों में तुम अकलंक शक्ति-शाली हो; 


९4० रंगन/थ रायायण, 


तुम विध्याद्रि को उखाड़कर फेंकी तथा उन्हें व्याकुल करने में समर्थ हो; 
तुम महाबलशाली, त्रिभुवनों के पालन करनेवाले, कुल-पर्वतों को भेदनेवाले (इन्द्र) के 
पुत्र हो । कोलबु तामक क्रूर गंवर्य का संहार करनेवाले युद्ध-ीर तुम ही तो हो । ऐसे 
तुम, एक मानव के हाथों से ऐसी नीच मृत्यु को प्राप्त हुए । अब में क्‍या कहूँ ? सूर्य॑-पु 
तुम्हारा सामना करने की शक्ति नहीं रख सकने के कारण तुम्हें यूद्ध में मारने के 

राम को साथ लेकर आया था । मेने तुम से कहा था कि राम को जीतना असंभव है; 
तुम युद्ध में मत जाओ । मेरी बात तुमने नहीं मानी; मेरा सर्वस्व तुमने हर लिया । 
मेने कहा कि वह महात्मा विष्णु ही है; उनके निकट मत जाओ । यह भी कहा कि वह 
महात्‌ श्र है, तुम अपना प्रताप त्याग दो । तुमने नहीं जाना कि राम तुम्हारा संहार करने 
आया हुआ यम ही है । तुमने उनसे दु.ख पाया । जब समुद्र क्रा मंथन करते-करते देवास्रों 
की सारी शक्ति शिथिल हो गई थी और वे कक्‍्लान्त होकर पड़े हुए थे, तब तुम्हारी जिन 
भुजाओं ने वासुकि को मदर पर्वत से लपेटकर, समुद्र का मंथन करके तीनों लोकों में 
अपनी श्रेष्ठ शक्ति का परिचय दिया था, वे ही आज धूलि से सनी हुई है । महान्‌ शक्ति- 
शाली राक्षसराज (रावण) को अपनी दुड़ मुष्टि में पकड़कर उसको व्याकुल करते हुए 
सभी समुद्रो में डुबोवेवालो तुम्हारी पूछ आज मिट्टी में लोट रही है । नीलकंठ के 
श्रीचरण-कमलों में भ्रमर के समान भुकतेवाला तुम्हारा सिर आज निरी पृथ्वी पर पड़ा है । 
है हृदयेश्वर, में तुम्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती; जहाँ तुम जाओगे, वही में भी 
जाऊंगी । इस वेदना को सहना मेरे भाग्य में लिखा था | मे अपनी अनाथ अवस्था के 
कारण दु:खी नहीं होती । हे इच्द्र-नंदन, में आपके प्रिय पुत्र के लिए शोक करती हूं । 
हें स्वामिन्‌, तुम्हारा पुत्रधूल में सने हुए तुम्हारी गोद में लोट रहा है । उसे क्‍यों नही अपनातें ? 
है राजनू, अपने पुत्र अंगद को अपनी जाँघो पर बैठाकर, प्रेम से उसका सिर सूधकर, 
उसके गालों पर हाथ फेरकर, उसे चूमते हुए, उसको रोने से क्‍यों नही रोकते ?* 


बयां 


न्‍न नें 


इस प्रकार विलाप करती हुई और उमड़ते हुए शोक से उसने सुग्रीव को संबोधित 
करकी कहा--वालि के सामने खड़े रहने की क्षमता न रखने के कारण, कई बार कायर 
की समान तुम भाग गये और अनाथ की तरह जाकर राघव को साथ ले आकर कपट- 
विजय के बाद तुमने किष्किधा को जीता। तुमने जो चाहा, वही हुआ । तुम्हारा प्रतिशोध 
पूरा हुआ । अब कपियों का राज्य लेकर उसका पालन करो । संधि की बातें (मित्रता 
की बातें) करके राघव को यहाँ लाने के लिए हनुमान्‌ तो तुम्हारे साथ हें ही । मंत्रणा 
को लिए तुम्हारे पास नल, नील तथा तार भी हैँ । (अब तुम्हें किस बात की कमी है? )' 


इसके पर्चात्‌ उस कमलाक्षी ने रघ्राम को देखकर कहा--हे राजन्‌, आपने वालि 
का संहार क्‍यों किया ? हैँ रघुराम, क्‍या वालि ने आपकी ऐसी दशा कर देने के लिए 
(वनवास की आज्ञा देते को लिए) आपके पिता को परामश दिया था ? है रघुराम, क्या 
वालि आपके राज्य-सुख को छीतनेवाला भरत था ? क्‍या वालि दुष्टता करके आपकी 
पत्नी की चुराकर ले जानेवाला रावण था ? आपने वालि से अकारण बैर ठानकर इस 
प्रकार डतक! संंहार क्यों किया ? आप-जैसे पुण्यात्मा, आप-जैसे प्रभु और, आप-जैसे कझंणानिधि को 


किल्किधा कांड ९६९ 


क्या ऐसा करना उचित है ? क्या जानकी के साथ आपका विवेक भी चला गया ? 
क्या घोर विरहाग्ति में आपका ज्ञान भी जल गया ? हें राजन, मेरा भाग्य ही 
आज ऐसा हो गया है । अब में क्‍या करूँ ? होनहार को में कैसे दोष द ? में वालि को 
छोड़कर नहीं रह सकती । हे देव, आप मेरा भी वध कर डालिए 

इस प्रकार विलाप करती हुई वह अपनी छाती और मुह को पीटती हुई रुदन 
करती रही । तब हनुमान्‌ ने तारा को देखकर कहा--क्या ऐसी कोई धर्म-तीति हे, जिसे 
तुम नही जानती ? युद्ध में स्वर्ग को प्राप्त होनेवाले वीर वालि के लिए इस प्रकार तुम 
शोक क्‍यों करती हो ? ये सब कार्य भगवान्‌ की इच्छा के अनुसार चलते है ।' इस प्रकार 
वह नीोति-विलक्षण (हनुमान) बार-बार तारा को समझाता रहा । 


९, वालि का सुग्रीव को उपदेश देना 

इतने में अमरेन्द्र-पुत्र ने आँखें खोलकर अपनी पत्नी का अवर्णनीय शोक तथा अंगद 
के उससे भी अधिक कठोर दुःख को देखा और फिर सूर्य-वंदन को संबोधित करके कहा-- 
हैं भानु-पुत्र, राम के द्वारा आज समस्त संसार के समक्ष तुम्हारा प्रतिश्योध पूर्ण हुआ । 
इस प्थ्वी पर राजाओं की कृपा का कभी विश्वास मत करना । अपनी बुद्धि का विश्वास 
करके सावधान होकर व्यवहार करना । तुमने राम को जो वचन दिया था, अब: उसको 
पालन करने का प्रयत्न करो । मायावी पुरूहूत जब लगातार अपनी सारी शवित लगाकर, 
अनवरत युद्ध करके हार गया था, तब मुभसे संतुष्ट होकर उसने यह हेम-मालिका दी थी । 
इसे तुम धारण करो । यही कपि-राज्य का राज-चिह्न होगा । अब इस अंगद के झोक 
को .दूर करो । तुम मेरे समान ही उसकी रक्षा इस प्रकार करो कि वह मुझे भूल जाय । 
सुषेण की पुत्री यह तारा बृद्धिमती है । इसके परामर्श के अनुसार तुम आचरण करो और 
मेरे सब अपराधों को भूल जाओ । अब मेरे -प्राण नहीं बचेंगे; लो, इस रत्न-मालिका को 
भी ले लो । यह कहकर उसने शोक से सिर भूकाये खड़े रहने वाले सुग्रीव को बुलाया। 
तब सुग्रीव ने रघुराम की अनुमति प्राप्त करके उस हेम-मालिका को बड़ी भवित के साथ 
धारण किया । 


इसके परचात्‌ वालि ने बड़े प्रेम से अंगद को देखकर कहा--हे पुत्र, अब तुम शोक 
त्यागो । सूग्रीव के रहते हुए तुम्हें थोक करने की क्‍या आवश्यकता है ? सूर्य-युत्र मुभसे 
भी अधिक प्रेम से तुम्हारा लालन-पालन करेगा । सुग्रीव जो पद तुम्हें दे, उसी में संतुष्ट 
रहना । तुम्हारी कीत्ति अमर रहेगी और तुम्हें श्रेष्ठ सूख प्राप्त होंगे । तुम्हें किष्किधा का 
राजा बनाकर उसे देखकर आनन्द पाने के योग्य पुण्य मेने नहीं किया था । अब में स्वर्गे 
को ज़ा रहा हू -। 

इसके उपरान्त बालि ने रघ्राम को अत्यंत प्रेम से देखकर कहा--हे रास, अत्यधिक 
गव॑ करके, मेरा सुग्रीव से जूभना: ही लिए अंतिम पथ्य घिद्ध हुआ । वही मेरी 
म॒त्यू का कारण सिद्ध हुआ | यह अंगद निर्बल है । यक्षि वह कोई अपखध करे, तो उसे 
सहन कीजिएगा । हे सर्य-त्रंश-तिलक, सर्य-पुत्र के बाद इसको राजा बचाइए। वेद-शास्त्रों के 


अध्ययध्-मात्र से विसी को. तुम्हारे दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते । आपका आदि, मध्य तथा 


6 रंगनाथ राये/यर्ण 


अंत नही है । प्राणों के जाते समय आपने यहाँ पधारकर मुझे दर्शन दिये । परलोक में 
जाने पर ही जिसके दर्शन सभव होते है, (उसके दर्शन) मेने अभी प्राप्त कर लिये हे । 
से कृता्थ हुआ । हे सूत्॑ं-वश-तिलक, हे परमकल्याण-रूप, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। 
कृपया यह बाण (मेरे शरीर से) निकालिए । राम की आज्ञा पाकर नील ने उस दिव्य 
बाण को वालि के दरीर से बाहर निकाला । तब बालि ने पवन की गति को अपने 
शरीर मे रोककर, उस रुद्ध पवन की सहायता से अपनी चिकत्त-वत्ति को निरुचल बनाकर, 
उस संदरमत्ति श्रीराम को मन में धारण करकं, ब्रह्मानद का अनुभव करते हुए ब्ह्मरंध्र के 
द्वारा अपने प्राण छोड़ दिये 

तब तारा आदि स्त्रियाँ वालि के शरीर पर गिरकर बार-बार हाहाकार करती हुई 
विलाप करने लगी। अगद, सुग्रीव तथा वहाँ के सभी कपि-पुगव हाय, वालि तुम हमें 
छोड़कर चले गये !” कहते हुए विलाप करने लगे । तब सौमित्र ने सुग्रीव तथा अन्य 
कपियों को सांत्वना इंते हुए कहा--हे हन्‌मान्‌, तुम तुरंत वस्त्र, माला, कर्पूर, चंदन आदि 
मगवाओ । हे तारे, स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित शिविका शीघ्र मेंगवाओ । उन्होने वैसा 
ही किया । सभी वनचर वहाँ पहुँच गये । सूर्य-पुत्र ने तारा आदि स्त्रियों का दुःख शान्त 
किया । रामचन्द्र की आज्ञा प्राप्त करके सुग्रीव, अंगद, हनुमान्‌ आदि ने वालि की उत्तर- 
क्रियाएँ यथाविधि समाप्त कीं । दस रात्रियों तक शेष क्रिया-कर्म पूरे कियें और परिशुद्ध 


होकर रामचंद्र के सम्मूख उपस्थित हुए । 


१०, सुग्रीव को किण्किधा का राजा बनाना 

तब राम ने अत्यंत हर्ष से उन कपि-तायकों को देखकर कहा--अब तुमलोग मेरा 
आदेश मानकर किष्किधा नगर को सजाओ और कपिराज के सिहासन पर सुग्रीव का राज- 
तिलक करो तथा अंगद को यूवराज के पद से अभिषिक्‍त करो । तुरन्त सभी वानर-दण्ड- 
नायक एकत्र होकर किव्किधा चले आय । उन्होंने सारा नगर सुंदर ढंग से सजाया । 
सारा नगर, नूतन शंगारों से सुसज्जित भवन, रत्नो की वेदियाँ, रमणीय हीरों के चौकों 
से अलंकृत द्वार, सृरम्य ध्वजाएँ, विशाल तथा सुगंधित जल से सिक्‍त राज-मार्ग तथा उनमें 
संचार करनेवाले निरुपम सुंदराकार पुरजनों से परिपूर्ण दीखने लगा । उन्होने राजसभा का 
भी अलंकार किया, मानों वह अत्यधिक ऐश्वयँ-रूपी समुद्र का आवास हो । नद तथा 
नदियों का जल मँगाया और विविध मंगल-द्वव्यों को एकत्र किया । इसके परचात्‌ उन्होंने 
सुंदर पृण्य मुह॒त्तं में पुण्याह वचन का उच्चारण करते हुए कपिसिह (सुग्रीव) को सिंह 
चमं से अलंकृत सिंहासन पर बिठाया और जिस प्रकार देवता इन्द्र का अभिषेक करते हूँ, 
वैसे ही उज्ज्वल तथा पवित्र ढंग से श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। पुण्य- 
स्त्रियाँ रत्नों की वर्षा करने लगीं । तदनंतर उन्होंने अंगद को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित 
किया । तब सारे अंतःपुर तथा नगर में अत्यधिक आनंद छा गया । नल, नील, तार, 
हतमान्‌ तथा सरे-संबंधी सुप्रीव से बड़े प्रेम से मिले । अन्य वानर-राजाओं ने हाथ जोड़कर 
बड़े हषँ से उसकी प्रशंसा की । तब सुप्रीव ने अपनी विश्ञाल संपत्ति को प्राप्त करक, बड़ी 
प्रसन्नता से रत्न-राशि वानरों को मेंठ की । तत्परचात्‌ सुग्रीव ने अपनी वानरूसेना के 


/किड्किधाकाँड ९6३ 


साथ रामचंद्र के निकट पहुँचकर बड़ी भक्ति से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर बड़े प्रेम तथा आनंद से कहने लगा--हें विश्वेश, अब आपको यहाँ ठहरने की 


हि] 


क्या आवश्यकता हू १? आप कृपया मेरे नगर में पधारें । 


११. राम का मसाल्यवत पर पहु चना 
तब राम ने सुग्रीव को देखकर वड़े प्रेम से कहा--हे सूर्य-पुत्र, तपस्वियों को नगरों 
में निवास नहीं करना चाहिए; इसलिए किष्किंधा तगर हमारे रहने योग्य नहीं हैं । आषाढ 
का महीना आ गया है, अतः शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है । 
में वर्षाऋतु में किसी तरह माल्यबंत पर अपने दिन व्यतीत करूँगा । तुम किध्किधा 
में जाकर रहो । शरत्काल के आते ही हम छात्रुओं पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान 
करेंगे ।। इन वचनों को कहकर राम ने उसे बड़े आदर के साथ विदा किया और उस 
स्थान को छोड़कर वे अपने अनज के साथ माल्यवंत पर्वत पर जा पहुँचे । 
पर्वत पर पहुँचकर राम कुसुम सदृश कोमल सीता के गृण, वय तथा असमान रूप- 
विलास को मन-ही-मन सोचते हुए अत्यधिक दुख में मग्न हो रहे । 
उस समय आकाश में, सर्य के प्रकाश को ढँकतें हुए बादल इस प्रकार घिर आये, 
जैसे सीता के वियोग से दुःखी होनेवाले राम को घेरकर दुःख बार-बार आता था । बादलों 
में से निकलकर बिजली इस प्रकार जहाँ-तहाँ अपनी चंचलता दिखाने लगी, मानों वह बता 
रही हो कि रावण का राज्य राम के द्वारा विचलित हो जायगा । वायु के साथ घूल इस 
प्रकार आकाश की तरफ उड़ने लगी, मानों पृथ्वी देवताओं को इस बात की सूचना देने 
जा रही हो कि इक्ष्वाकु-वल्लभ (राम) देवलोक के छात्र (रावण) पर आक्रमण करने जा 
रहे है । आकाश में इंद्र-धनुष इस प्रकार सुशोभित हो रहा था, मानों युद्ध में राक्षसों का 
वध करने के लिए यम ने अपने हाथ का काल-पाश भेज दिया हो । आकाश में जहाँ-तहाँ 
मँडराते हुए मेघ ऐसे गर्जत कर रहें थे, मानो राम की सहायता के लिए देवताओं की भेजी 
हुई सेना, भेरी-निनाद कर रही हो । प्रथम वर्षा की बंदें जहाँ-नहाँ इस तरह गिरने लगी 
मानों वर्षाकाल-रूपी पुरुष के, आकाश-लक्ष्मी से बड़े प्रेंम से भेंट होने पर, उसके (मोतियों 
) हार टूटकर उसके मोती पथ्वी पर गिर रहें हों । जहाँ-तहाँ धरती के भीतर से भाँप 
इस प्रकार निकलने लगी, मानों (राक्षस के हाथों में) फंसकर कैद में पड़ी हुई अपनी पुत्री 
का स्मरण करके धरती माता दःख से पीड़ित होकर निःशवास छोड़ रही हो। आकाश में 
उमड़-घमड़कर दौड़नेवालें बादलों को देखकर चातक पक्षी ऐसे फूल उठे, मानों राम-लक्ष्मण- 
रूपी मेघों को देखकर सर-लोक के चातक आनंद से फल उठे हों । मेघ के घर-धर' गर्जन 
के साथ लय मिलाकर मयर केका करते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानों मर्दल को 
'ी-धीं-धप' की ध्वनि से लय मिलाकर नत्तंकियाँ संगीत के साथ नृत्य कर रही हों । भयंकर घोष 
करते हुए वज्न पर्वत के शिखरों पर इस प्रकार गिरने लगे, मानों वे यह त्रकट कर रहे हों 
कि राक्षसों के अंगों पर राम के बाण इसी प्रकार गिरेंगे । अत्यधिक अरुण वर्ण धारण 
करके इंद्रगोप (वीरबहुटी) पृथ्वी पर इस प्रकार बिखर गये, मानों वें यह प्रकट करते हों 


कि राक्षसराज के शरीर के मांस के टुकड़े इसी प्रकार रण-भूमि में बिखर जायेंगे ॥ 
२५ 


(6# '.. गनाथ रागायर! 


ओले इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने लगे, मानों रावण का संहार करते समय देवता हर्षित 
होकर दिव्य पृष्पों की वृष्टि करेंगे । राजहंसों का भुड इस प्रकार धीरे-धीरे 
वहाँ से क्रौच-गिरि पर चले गये, मानों राम के प्रताप के कारण रावण की कीत्ति-परपरा 
लुप्त हो जायगी । सूर्य के चारों ओर का परिवेश ऐसा दीखने लगा, मानों उसने इस विचार 
से अपने चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर बना लिया हो कि मेरे पुत्र सुग्रीव ने युद्ध में इन्द्र 
के पुत्र को मरवा डाला है; इसलिए इन्द्र मेरे ऊपर क्रोध न करें । वर्षा की धारा ऐसी 
दीखने लगी, मानों अघट उत्साह से आकाश-गंगा में स्ताना्थं गई हुई नाग-कन्याएँ फिर से 
रसातल को लौट रही हों । मेढ़क जहाँ-तहाँ ऐसे अदुभुत ढंग से स्वर-भेद दिखाते हुए टर- 
टराने लगे, मानों वे उस महान्‌ व्यक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हों, जिसने उन्हें 
प्रचुर मात्रा में जीवन-दान किया है । सारी धरती पर नीला पंक ऐसा दीख रहा था, 
मानों मेघों ने वर्षाऋतु-रपी वधू के शरीर पर कस्तूरी लपेट दी हो । जल-प्रवाह जहाँ- 
तहाँ के तालाबों में इंस कारण से ठहर गया, मानों वह यह सोचकर डर रहा हो कि 
समुद्र में मिल जाने से श्रीराम के बाणों की अग्नि से तप्त होना पड़ेगा । बड़ी-बड़ी नदियों 
का जल इस प्रकार भँवरों में चक्कर काटता हुआ घोर शब्द करता हुआ, समुद्र में प्रवेश 
कर रहा था, मानों वह भयभीत हो कह रहा हो कि लोक-कंटक राक्षस को मेने अपनी 
गोद में स्थान दिया है; काकुत्स्थ-वंशज राम मुझे बंधन में डालेंगे । 

कुछ दिनों में वर्षा समाप्त हुई; आकाश में दीखनेवाले मेघ विलीन हो गये । 
अपनी किरणों को सारे लोकों में फैलाते हुए सूर्य सत्र प्रकाशमान होने लगा । पृथ्वी 
कीचड़ से रहित हो गई । सरोवरों में कमल सुंदर रूप से दीखने लगे । मत्त गज अपने 
दाँतों से दीलों को खोद-खोदकर मिट्टी उछालने लगे । रात्रि चंद्रिका तथा नक्षत्रों से 
सुशोभित हो उठी । हंस सरोवरों में निवास करने के लिए लौट आये और मृणालों का 
भक्षण कर संतुष्ट हुए । ईख, लाल-लाल धान तथा पकी फसलें प्रचुर हो' गईं । वृषभ- 
समूह गर्जन करने लगा । जल का गँदलापन दूर हो गया और वह स्वच्छ दीखने लगा तथा 
यात्रियों को (इससे) सुख मिलने लगा । आकाश में मेघ निर्मेल दीखने लगे । जल कम हो 
जाने से नदियाँ पार करने योग्य हो गईं । 

इसके कुछ दिन पूव॑ हनूमान सूर्य-पुत्र से मिलकर कहने लगा--शरत्काल आ गया है; 
अब श्रीराम का काय॑ संपन्न करना चाहिए। अतः सब वानर-राजाओं को बुला भेजो।' 
तब रवि-पुत्र ने अपने सेनापति नील को बुलाकर कहा--विविध पर्वत, नदी तथा द्वीपों 
के राजाओं, वानर, लंगूर तथा रीछ-राजाओं को बुला भेजो । जो नहीं जावे, उसे भी आदेश 
भेजकर बूला लेना ।' 

यहाँ राम ने अनुज की सहायता तथा सांत्वना प्राप्त करते हुए, दुख से पीड़ित होते 
हुए जेसे-तैसे वर्षकाल को समाप्त किया । दारत्काल का आगमन होते ही कोमलांगी 
सीता का स्मरण-मात्र से उनके मम में विविध इच्छाएँ उत्पन्न हुईं । मदनातुर हो वे भ्रमित 
मन* से उदयाद्वि पर स्थित उड्डपति को देखकर कहने लगे--यह कैसा उत्पात है ? यह 
,कछ्ी रीति है ? रात्रि के समय सूर्योदय क्‍यों हुआ ? मेरे झरीर का ताप ढुगना हो 


किंड्किक7 को छ (4३ 


गया है । हें सौमित्र, मुझे पेड़ की छाया में ले चलो ।” तब लक्ष्मण ने कहा--हे देव, 
यह चंद्र हे, सूय नहीं । वह देखिए, उसमें हिरण का चिह्न दिखाई दे रहा है ।' लक्ष्मण 
की बाते सुनकर वे व्याकुल हो कह उठे--हाय ! हिरण कीसी आँखोंवाली ( हमसे ) 
बिछड़ गईं हुँ, और मच्छित हो गये । हे 


लक्ष्मण ने दाक्षथि का शीतलोपचार किया और उनकी मूर्च्छा दूर की । तब राम 
संभलकर बोले--अब हमें तुरंत लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। हें सौमित्र, देखा 
तुमने ? सूर्य-पुत्र हमसे क्‍या कहकर गया था ? वर्षाकाल के समाप्त होते ही आने का 
वचन दिया था । वर्षाकाल तो समाप्त हो गया; किन्तु वह आया नहीं है । कदाचित्‌ वह 
मेरे किये उपकार को भूलकर तारा के साथ रति-क्रीड़ा में मग्न रहता हो या राज्य-मद में 
अपने आपको भूलकर पड़ा हो । अन्यथा मेरे कार्य के संबंध में वह अपने मन में सोचता 
क्यों नहीं हैं ? हम इस कृतघ्नता को सहते हुए विलब क्‍यों करें ? विबुध जनों का कहना है 
कि उपकार को भूल जानेवाले, वचन भंग करनेवाले और अपने मित्र का कार्य नहीं 
करनेवाले अधम पुरुष होते हैँ । तुम ज्ञीघत्र जाकर सुग्रीव को बुलाओ। यदि वह आने से इनकार 
करें और अकड़ता हो, तो उससे कह देना कि जिस शर ने वालि का संहार किया था, 
वह कही गया नहीं है । अच्छा, अब तुम जाओ ।* 


१२. लक्ष्मण का किष्किधा में जाना 

तब लक्ष्मण ने अपने अग्रज को प्रणाम किया और आँखों से अग्निकण उगलते हुए 
अपने श्रेष्ठ धनष-बाण लेकर, लंबे-लंबे डग भरते हुए चले । वे एसे लंबे डग्न भरते हुए जा 
रहे थे कि पृथ्वी थर-थर काँपने लगी और उनके पवन-सम वेग के कारण सभी वृक्ष टूटकर 
गिरने लगे। वे पुण्यात्मा जब किथ्किधा पहुँचे, तब सभी कपि भयभीत हो जहाँ-तहाँ भागने लगे । 
किले के फाटक पर रहनेवाले वानरों ने यह सोचकर कि न जाने यह कौन हैं, 
तुरंत किले के किवाड़ बंद कर दिये और वानर-स्रमूह को फाटक की रक्षा के लिए नियक्‍त 
करके, उसका सम्कचार अपने राजा को सुनाने के लिए भयश्रीत होकर दौड़े । राजमहल में 
पहुँचकर उन्‍होंने हाथ जोड़कर तारा कौ परिचारिकाओं से सारा सम्रात्ऩार कह सुनाया 4 


0, धो, जा, 


परिचारिकाओं ने, यह सोचकर कि राजा को समाचार देने करे लिए यह उचित सम्रद्य नहीं है, 
अंगद के पास जाकर हाथ ज़ोड़कर कहा--हे विख्यात तेजस्वी युवराज, हमारे किले के 
फाटक पर कोई महाबलशाली मुनि-वेश में जटा-वल्कल धारण किये, हाथ में श्रनुष-बात् 
लिये हुए यम के समान आकर खड़ा हुआ है । तब अंगद ने मन-हील्मनब निरचय कर 
लिया कि अवृ्य राम के भाई होंगे । उसने तुरंत फाटक प्र॒र अक़र लक्ष्मण को इेखा -। 
बब लक्ष्मण ने उसे देखकर कहा--है अंगद, मेरे आगमन का समाचार सूर्यपुत्र को [सुग्रीव 
को) सुना दो ॥' 

अंगद तुरंत उस सुग्रीव के पास पहुँचा , जो मन्मथ के विकाह-साभर में चिसम्न 
पड़ा था । रूमा अपने कर-पल्‍लवों से उसके चरणों को दबा रही थी । तारा तथा मूहूर 
उसके लकिये के समान बैठी थी । इस प्रकार के सुख-भोग म्रें निमग्व सुश्रीव को देखकर 


४. 


अुंगद्र ने कहा--लक्ष्मण - हुमारे किले कु क्ाटक पर, कोप्नारिन में जलबे हुए खड़े हूँ ।' 


९९4 र॑ंगनाथ रस्पायरस 


सुग्रीव ने शंकाकुल चित्त से अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा--क्या कारण है कि सोमित्र 
मित्रता छोड़कर इस प्रकार आ गये है ? मेरे जाने, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ है ।' 
इस प्रकार दुविधा में पड़े सुग्रीव को देखकर हनुमान्‌ ने कहा- राम ने उस महैन्द्रसुत वालि 
का युद्ध में संहार करके तुम्हें कपियों का राज्य दिया था । ऐसे राम के कार्य को भुलाकर 
तुम इस प्रकार भोग-विलास में निमग्न रहते हो ? क्‍या यह उचित है ? इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इसी कारण से सौमित्र यहाँ उम्र रूप धारण करके आये होंगे । ऐसे वीर को 
द्वार पर ही खड़ा रखना उचित नहीं । लोकवंद्य उस महात्मा का स्वागत करो; उनकी 
सेवा करो; राम के कार्य का विचार करो और अपना वचन पूरा करो ॥7 


इन बातों को सुनकर सूर्य-पुत्र ने रामानुज को लिवा लाने का आदेश दिया । तब 
लक्ष्मण ने स्वर्ण-गोपुरों के हम्य॑-समूह, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित चित्रों का कला-कौशल, 
कैलास पर्वत के समान दीखनेवाले सौध, मध्यभाग में निर्मित कीड़ा-सरोवरों से युक्त उपवन 
देव-गंधर्व के अवतार, वानरों के आवास आदि से पूर्ण उस नगर में प्रवेश किया और वहाँ 
की अनुपम वस्तुओ की उत्कृष्टता पर आइझचये प्रकट करते हुए, इन्द्र के गृह की समता 
रखनेवाले वानरराज के प्रासाद में प्रवेश किया । वहाँ पहुँचकर उन्होंने उमड़ते हुए 
क्रोध से, अप्सराजो का सौदय देखा और सुंदर स्त्रियों का स्निग्ध संगीत, उनकी वीणा, 
वेणू एवं मृदंगों की ध्वनि, तथा उनके गहनों की मधुर ध्वनि सुनी । वे यम के समान 
अत्यधिक क्ुद होकर अंतःपुर के द्वार पर आकर खड़े हुए । 

उनके आगमन का वृत्तांत सुनकर, सुग्रीव अकेले ही न आकर, तारा को भी अपने 
साथ लिये हुए शीघ्र वहाँ आया । अत्यधिक भय के साथ उनका क्रोध तथा उनका रूप 
देखकर बड़ी भक्ति से उनके चरणों पर गिरकर उचित अर्ध्य-पाद्य देने का उपक्रम किया । 
इतन में ही उसे देखकर लक्ष्मण गरज उठें--है रामद्रोही, हैं कतंघ्न, क्या यह उचित हैं 
कि तुम मेरी पूजा-अचेना करो । तुमने सत्यात्मा जानकीनाथ को वचन दिया था कि वर्षा- 
काल के समाप्त होते ही आऊँगा । किन्तु तुम नहीं आये । तुमने अपने वचन का भंग 
किया । रघुराम की आज्ञा का तुमने विचार नहीं किया | तुम. पशुबुद्धिवालें हो । राम 
के जिस हार ने वालि का वध किया था, वह कालार्ति उगल रहा हैं । वह तुम्हारा 
सर्वनाश किये विना नहीं रहेगा | हें नीच वनचर, मूर्ख बनकर तुम स्वयं अपना नाश कर 
रहे हो । 

तब तारा ने अत्यंत भयभीत होकर कहा--है अनघ, यह सूर्य-पुत्र आपका दास है । 
यह राज्य-संपत्ति, यह ऐश्व्य आप ही के दिये हुए है । ये रविसुत आपके ही लगाये हुए 
पौधे के समान हैं । ये सूर्य-पुत्र, रण-विशारद राम की आज्ञा का पालन नही कर रहे हैं, 
सो बात नहीं है । इस कात्तिक-पूर्णिमा तक सारी कपि-सेना को एकत्र करने के लिए उन्होंने 
सेनापति नील को भेज दिया है और स्वयं युद्ध में जाने के लिए सन्नद्ध होकर बैठे है। ये न राम- 
द्रोही हैं, न असत्यभाषी, न इृतघ्न ही है । अतः आप इनपर ढपा कीजिए । 


इन बातों को सुनकर लक्ष्मण-का क्रोध शान्त हुआ और उन्होंने सुग्रीव की पूजा- 
अचैना स्वीकार: की । उसके परद्चातू सुग्रीव ने राजकुमार को एक स्वर्ण-पीढ़ पर आज़ीन 


7किडिककाकोंड ९७ 


कराया और उनकी आज्ञा लेकर मृदु-मधुर वचन कहने लगा--हे सौमित्र, क्‍या -में प्रभु 
राघव के काय का विस्मरण करूँगा । में अभी सभी वानरों को एकत्र करूँगा और वेदेही 
के अन्वेषण के लिए सभी दिशाओं में आदमी मेजूंगा । चलिए, मैं अभी आपके पीछे-पीछे 
चलता हूँ । जिस शर से वालि पृथ्वी पर गिरा, जिस दर से सातों ताल-वृक्ष पृथ्वी पर 
गिरे, वही शर सभी दानवों का नाश करने के लिए तथा साध्वी को मुक्त करने के लिए 
पर्याप्त है । फ़िर भी में अत्यंत भक्ति के साथ प्रभु राम की सेवा करूँगा और यश्ञ प्राप्त 


करूँगा । 
१३. सुग्रीव का माल्यवंत्त पर पहुंचना 


इतना कहकर सुग्रीव ने नीतिवान्‌ हनुमानू को देखकर कहा--अब विलंब करना 
उचित नहीं है । वचन-पालन के निमित्त यत्न करो । हमारे राज्य के सभी वानरों को 
सूचित करके, उनको रवाना करने का प्रयत्न करो। अब हमें प्रभु राम के दर्शनार्थ जाना है। 
यों कहकर अत्यधिक उत्साह से सूर्यन॑ंदन ने ताश आदि पत्नियों को विदा किया 
और सब दिलज्लाओं में रहनेवाले वानर-सेनापतियों को बुलाकर, उन्हें प्रस्थान करने की 
आज्ञा दी । 

उस समय प्रस्थान की भेरी की जो ध्वनि हुई, वह पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं 
को विदीर्ण करने लगी । सूमप्रीव ने स्वर्ण तथा रत्नों से निर्मित एक रम्य शिविका में लक्ष्मण 
को बड़े आदर के साथ बिठाया, द्वेत छत्र तथा चामर उस महात्मा के निकट सजाये, और 
स्वयं एक शिविका पर आरूढ़ होकर लक्ष्मण के पीछे-पीछे चला । (लक्ष्मण के) आगे मंगल- 
वाद्य बज रहे थे और वंदी-मागधों की स्तुतियों की गंभीर ध्वनि हो रही थी । कपियों के 
नेता आ-आकर सुग्रीव के दर्शन कर रहे थे । नक्षत्रों के मध्य में विलसित होनेवाले चन्द्र 
के समान वह सुग्रीव, सभी वानर-बीरों की सेना को साथ लिये हुए, समस्त पृथ्वी को 
कॉपाते हुए, लक्ष्मण की सेवा में निरत होकर वहाँ से चला । ह 

माल्यवंत पर रामचन्द्र ने जब सेना का कोलाहल सुना, तब गन-ही-मन कहने लगे-- 
लो कपि-सेना आ गई ।” अब उनका क्रोध ज्ान्त हुआ और रवि-पुत्र के प्रति उनका 
हृदय कोमल बन गया । सुग्रीव कुछ दूर पर ही सुंद< तथा स्वर्ण-मणिमय शिविका से 


8३५३ 


उतरकर, सौमित्र के साथ राम के पास आया और बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर 
राम से कहा--हे देव, सेनाओं को एकत्र करने में मेने अपने वीरों को भेजा था । उत्तके 
एकत्र होते-होतें इतता समय लग गया है । इसलिए आपके यहाँ आने में विलंब हुआ; 
अन्य किसी कारण .से नहीं । तब राम ने सुग्रीव को कृपा की दृष्टि से देखकर उसको: 


आदर से अपनाया । 


तब कैलास-पवंत, मेरु-पर्वत, नीलाचल, निषधादिि, द्रोणाचल, ऋक्षाद्रि, पारियात्र, 
उदयाद्वि, रत्नगिरि, अस्ताद्रि, मलयाचल, मंथाद्वि आदि पव॑तों पर रहनेवाले महान्‌ बाहुबली 
(वानर), पवनसुत (हनुमान), पनस, अंगद, गवय, चील, गंधमादत, पावकाक्ष, कालपाश, 
ग्रधन, वेगदर्शी, गवाक्ष, नल, मैन्द, महानाथ, धूमु, जंघ, गिरिभेदी, सुमुख, केसरी, ज्योतिर्मुख, 
विभुख, तार, विनत, गज; जांबवानू, संपाति, रंभ, समुद्र-पुत्र सुषेष, शतबली, शस्म, सन्चाथ 


९क्दध एएानाथ रयायण 


आदि श्रेष्ठ वीर अपने पुत्र, मित्र, सहोदर, तथा समे-संबंधी सब एकत्र होकर क्रमशः दस, 
सो, सहस्न, लाख, करोड़, सौ करोड़, पद्म, महापञ्ञ और अंत में शंख की संख्या में ऐसे 
आ जुटे, मानों धरती ने ही इन सबको उत्पन्न कर दिया हो । जिस दिशा में देखें, कपि- 
ही-कपि दीखते थे । उन कर्पियों का समूह पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त था । अति- 
भयंकर काल-दंड के समान दीखनेवाले भुज-दंड, सब दिशाओं में व्याप्त होनेवाली बड़वानल 
की अग्नि-शिखाओं के समान आकाश से टकरानेवाले लांगूल, प्रलयकाल के मेंघों की कांति 
(बिजली) के सदृश दीखनेवाले भयंकर दुंष्ट्र, प्रलय-काल के सूर्यबिब की समता करनेवाले 
मुह के गह्नर, चंचल समृद्र के बिपुल कलल्‍लोलों के घोष के समात्त सुनाई पड़नेवाले गजन 
आदि से युक्त वानस्सेना को लिये हुए आनेवाले वानर-राजाओं को देखकर राम मन-ही- 
मन आदचर्य करते हुए प्रसन्न हुए । 


कि. 


तब सुग्रीव ने राम को देखकर कहा--हें देव, मेरी सेना के आगमन की रीति 
आपने देखी ? इनमें प्रत्येक बड़े यत्न से आपका कार्य साधने की क्षमता रखता है । यों. 
कहकर उसने उनकी शक्ति, उनके नाम, उनके जन्म-वृत्तांत, उनकी जाति, उनक्रा सामर्थ्य, 
उनके रंग-ढंग, उनके भोजन तथा निवास आदि का समग्र वर्णन करके कहा--हे देव, 
इत वानर-राजाओं में प्रत्येक आपकी पत्नी बैदेही को लाने को क्षमता रखता हैँ । आप 
आज्ञा दें ।! तब राम ने सूर्य-पुत्र को बड़े आदर से गले लगाया और कहा--हैं भानु- 
पुत्र, बल-संपत्ति में तुम्हारे लिए कोई भी अलभ्य नहीं है । तुम्हारे पौरष को देखकर ही 
तो मेने तुम्हें अपनाया था ? अब तुम बैदेही का पता लगाने के लिए (अपने वीरों को) 
भेजो 

१४. सीता के अन्वेषण के लिए सुग्रीव का वानरों को भेजना 


एक शुभ मुहृत्ते में सुग्रीव ने 'विनत' नामक एक वानर वीर को देखकर कहा--- 

तुम अपनी सेना को साथ लेकर बड़ी सावधानी के साथ, पूर्व दिशा की ओर पीता की 
खोज में जाओ । तुम पहले यमुना नदी के तट प्रर तथा यमुना गिरि में उनको ढूढ़ी और 
उसके पदचात गंगा नदी तथा शोण नदी के आसपास ढ्ढ़ो। वहाँ से निकलकर कौशिकी 
और सरस्वती नदियों में देखो । फिर सम॒द्र में ढ'ढडो और पौण्ड तथा विदेह के प्रदेशों में 
सीता का अन्वेषण करो । वहाँ से तुम मालव, कोसल, मगध, ब्रह्म द्वेश, आदि में भी 
मैथिली की खोज करनां । तदनेंत्र समुद्र के तटों पर देखते हुए मंदर पर्वत पर चले जाना 
और वहाँ के किरातों के निवास-स्थानों में उनकी खोज करते हुए तत्परता के साथ यव- 
क्वीष्, तथा जंब्रद्ीप को पार करके इदिश्विराद्रि प्रर पहुँच जाना । वहाँ कालोद नामक सरोवर 
के तट पर दंढ़ना। तदनंतर लोहित समुद्र पार करके श्ाल्मलि वृक्ष की छामा मे उन्हे 
दूढ़ना । वहाँ से गरुडाश्रम में जाना । फिर गोश्यंस पर्वत पर ढू ढकर, जख्र पत्रत के शिखरों 
पर सहनेवाले मदम्रत्त राक्षसों के मध्य सीताजी का अन्‍्वेश्वण्त करना । उसके पद््नावू क्षीर 
सागर को सहज ही प्र करके सुदर्शन नामक पर्वत प्रर उन्हें ढू ढ़ना। वहाँ से निकब॒क्कर 
उक्मेव़ प्रार करना और महावुजात-रूप हिलाद्वि में स्रीज्ाजी का अन्वंषगश करता । कहाँ बुम्त 

सिप्मेंक्राले, डुंडुक़ों (ज्राद़ि ब्लेष़् को) बैठे हुए देखोगे । उठको अग्राक्म क़ृडना औड़ 






किंडिककाकॉड ९66 


वहाँ से चौदह योजन से अधिक की दूरी पर स्थित मेरु पर्वत पर दंढ़ना । उस मेरु पर्वत 
के चारों ओर चक्कर काटनेवाले सूर्य के चरणों में वन्दना करना और उसी प्रकार बाल- 
खिल्य जादि को भी प्रणाम करना। उसके पद्चात्‌ उदयांद्रि में भी सीताजी का अन्वेषण करके 
रावण के निवास का पता लगाकर हमें समाचार देना । (उदयाद्वि के) उस पार की भूमि 
पर रवि का प्रकाश न पंड़ने के कारण, वहाँ सदा अंधकार व्याप्त रहता है । अतः मे 
वहाँ के प्रदेशों के संबंध में नहीं जानता । तुम तुरन्त यहाँ से प्रस्थान करो और एक मास 
के भीतर वापस लौट आओ । ऐसा न करने से तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा । 

तब विनत ने वालि के भाई सूर्य-पुत्र को अत्यन्त विनम्र होकर प्रणाम किया 
और एक लाख वानरों को साथ लेकर पूर्व की दिशा में प्रस्थान कर गया । इसके पश्चात्‌ 
सूर्य-पुत्र॒ ने सुशीर, नील, हनुमानू, अंगद, जांबवानू, गज, गंधमादन, गवाक्ष, विजय, मेन्द, 
द्विविद और तार आदि वानरों को बुलाकर कहा--अब तुम योग्य वानरों को साथ लेकर 
शीघ्र दक्षिण दिशा में चल पड़ो । विध्याचल से प्रारंभ करके तुम नर्मदा तथा दशार्ण 
नगर में दूं ढ़तना । फिर दण्डकवन में अवश्य उनकी खोज करना । वहाँ से चलकर गोदावरी 
के तट पर ढूंढ़ना; फिर बेत्रवती के निकट देखना । तदनंतर तुम कलिंग तथा निषध देझों 
में अस्वेषण करता । फिर कर्णाटक, आंध्र, चोल, चेर, केरल, तथा पाण्डय देशो में ढूँढ़ना । 
तत्पश्चात्‌ मलय-पर्वत तथा कावेरी के किनारे देखना; फिर अगस्त्य के आश्रम में जाना 
और उस महात्मा की आज्ञा प्राप्त करके ताम्रपर्णी नदी को पार करना । उसके बाद 
सम॒द्र के तट पर स्थित बनों में ढू ढ़ना, और फिर स्वर्णपुरी में उनकी खोज करना । वहाँ 
से बड़ी तत्परता से महेन्द्र पर्वत पर जाकर देखना; उसके उस पार रहनेवाले विषमाद्रि 
में ढूँढ़ना; फिर पुष्पाद्वि में देखना और क्रेव कुंजर नामक पहाड़ पर अन्वेषण करना । बहाँ 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अगस्त्य का आश्रम है | वहाँ भी सीता को दूढ़ना । उसके पश्चात्‌ 
अंजना नदी को पार करना । अंजना नदी के उस पार भोगवती नामक नगर है, जो मणियों 
से पूर्ण तथा फणियों से रक्षित है । तुम अवश्य उस नगर में प्रवेश करके वहाँ सीता का 
अन्वेषण करना । वहाँ से चलकर तुम वृषभाद्रि पर जाना । उस पर्वत पर गंध, अप्सराएँ 
तथा सुर रहते हे । वहाँ भी तुम सीताजी को ढूँढ़ना और विना विचलित हुए वेतरणी 
पार करके वैवस्वत नगर में चले जाना । वहाँ यम की अनुमति प्राप्त करके समस्त पितृ- 
लोक में सीताजी की खोज करना और उनका समाचार जानकर एक महीने के भीतर 
अवश्य लौट आना । बवैवस्वत नगर के उस पार का प्रदेश अंधकारावृत है । वहाँ देवता 
भी नहीं जा सकते । 


१४. हनुमान्‌ को मुद्रिका देना 
तब वें सब कपिश्रेष्ठ, आनंद के समुद्र में गोते लगाते हुए, सूर्य के तेज से भी 
अधिक दीप्तिमान्‌ राम-भूषति को अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहने लगे-- है राज॑न्‌, 
किसी भी प्रकार से क्‍यों न हो, हम जानकी का पता लगाये विता वापस नहीं लौटेंगे । 
तब राम, भावी कार्यो का निरचय करते हुए बड़ी क्पापूर्ण दृष्टि से हनुमान्‌ की ओर 
देखकर तंथा उन्हें अपने निकट बुलाकर कहा--हें पवनसुत, तुम मेरे निकट आओ । तुम 


<०० :. ईंगनस्‍थें रांयायिरी 


अवश्य ही जानकी को देख सकोगे । हे अनघ, तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि होगी । तुम 
कार्य करने की शक्तित रखते हो । तुम्हारा बाहुबल भी वैसा है । यह मेरी मुद्रिका लो । 
इसे सीता को देता और उस रमणी के चित्त का दुःख दूर करना । सीता से हमारे कृुशल- 
समाचार कहना और उसका कुशल सुनाने के लिए तुम शीघ्र यहॉ लौट आना ।' इस 
प्रकार कहकर राम ने अंगठी हनमान्‌ को दी, तो उसने उसे अपने सिर पर इस प्रकार रख 
लिया, मानों उदायाचल ने अपने शिखर पर सूर्य को धारण कर लिया हो । 

तब हनुमान्‌ अत्यधिक हर्ष से उछल पड़ा और हाथ जोड़कर बोला--हे सूर्य-कुल 
के अधीश्वर, चाहे जितनी भी दूर जाना पड़े, मै अवश्य जाकर सीताजी का पता लगाकर 
आऊँगा । आवश्यकता हुई तो सूर्य तथा चंद्र को भी रोककर पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में 
भी प्रवेश करके सीता की खोज करूँगा । रावण के निवास मे इस प्रकार प्रविष्ट होऊँगा 
कि मेरी अनुपम शक्ति की सब लोग प्रशंसा करेगे । अब में जाता हूँ । ऐसा कहकर 
वायु-पुत्र ने अंगद आदि के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया । 


उसके पदचात्‌ वानरेंइ्वर ने सुषेण से कहा--तुम एक लाख वानरों को साथ लेकर 
सौराष्ट्र में जाकर वहाँ सीताजी का अन्वेषण करो । वहाँ निकलकर धैर्य के साथ वाह्वीक 
देश में प्रवेश करो और वहाँ दूँढने को पश्चात्‌ श्रीसंपन्न सिंधु, सौवीर, तथा कंकय देश में 
जाकर देखो । तत्पश्चात्‌ अच्छी तरह पुन्नाग वन में ढूँड़ों और पर्चिमी सागर में ढेंढ़ो । 
तदनंतर ललित नारिकेल वनों में देखो और विना क्लान्त हुए वज्ञाद्वि पर पहुँच जाओ । 
वहाँ से निकलकर पारियात्रक (पर्वत के) वन में पहुँचो और वहाँ रहनेवाले गंधर्वो का 
परिचय प्राप्त करके सीताजी का अन्वेषण करो । उसके पर्चात्‌ तुम उस चक्रवन्त पर्वत पर 
चले जाओ, जहाँ विष्णु ने हयग्रीव तथा पंचजन्य नामक राक्षसों का वध करके शंख तथा 
चक्र प्राप्त किये थे | वहाँ से तुम मेघाद्वि पर चले जाना और वहाँ पर स्थित साठ 
कंचनाद्वियों में सीताजी को ढढ़ता । फिर जिस स्थान पर सूर्य अस्त होता है, उस अस्ताद्रि में 
जाकर सौवण्ण नामक पवव॑त पर ढेंढ़ो और फिर वरुण की राजधानी में देखो । तदनंतर वहाँ 
पर रहनेवाले मेर सावर्णि नामक मुनि के दर्शन करके एक महीने के अंदर सीताजी का 
समाचार लेकर वापस आओ । उसके बाद की पथ्वी सूर्य-रहित तथा सीमाहीन होने के 
कारण, में उसके संबंध में कुछ नही जानता ।” इस आदेश को मानकर सुषेण पश्चिम की 
ओर चल पड़ा । ह 
फिर सूयं॑-पुत्र ने शतबली को बुलाकर कहा-- तुम एक लाख सैनिकों को लेकर 
पुलिदों के देश में प्रवेश कर वहाँ सीताजी को ढेंढ़ो । फिर शौरसेन प्रदेश में देखो और 
वहाँ से समस्त भरत भूमि में ढूँढ़ते हुए यवनराजा के देशों में जाओ । वहाँ ढूंढ़कर, 
कांभोज तंथा कोंकण प्रदेशों को देखते हुए हेमंत पर्वत पर चले जाओ । वहाँ के सोमाश्रमों 
ढूँढ़कर, श्रीसमन्वित कालाखझुंय शिखर पर पहुँच जाओ । वहाँ देखने के पदचातू तुम सुदर्शन 
नामक पव॑त पर ढेंढ़ो और फिर कनकाद्वि पर पहुँच जाओ | वहाँ से कलास पव॑त पर चले 
जाओ और कौबेर वन में देखो । फिर कुवेर के नगर में तथा उसके सरोवर के तट पर 
केखो । उसके पदचात्‌ कुबेर की जाज्ना प्राप्त करके क्रोंचाद्वि में जाकर सीताजी का अच्वेषण करो । 


#कि/डकक7 कोड २०९ 


वहाँ से सैवाक पदत्"त पर पहुँच जाओ और वहाँ वैखानस नामक सरोवर में ढंढ़ो । 
उस सरोवर के पार जो शैलोदया नामक नदी बहती है, उसे लॉघकर उत्तर कुरुभूमि 
में अन्वेषष करो । उन प्रदेशों में गधर्व तथा अप्सराएँ अपनी इच्छा स विचरण करती 
रहती हैँ । उन प्रदेगो में तुम सीताजी का अन्वेषण करो और वहाँ न ठहरकर उत्तर समुद्र 
को पार करके सोमाद्वि पर पहुँच जाओ । वहाँ ब्रह्मा तथा शिव अविचल समाधि में रहते है । 
तब तुम वहाँ से लोटकर एक महीने में समाचार ले आओ ।” इस आदेश के अनुसार झतबली 
रामचन्द्र की आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा । 


जा 2५ 


उसके पदचात्‌ रघुराम ने सूर्य-पुत्र को देखकर कहा--हे सुग्रीव, तुमने इत सब 
प्रदेशों को कब देखा ?' तब सुग्रीव ने कहा--हे देव, जिस दिन में वालि से भयभीत 
होकर भागा था और वालि मेरा पीछा करने लगा था, उस दित मैने पृथ्वी के चारों ओर 
चक्कर काटकर इन सब प्रदेशों को देखा था ।' 

इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए । राम की आज्ञा के अनुसार पूर्व तथा पद्चिम 
दिशाओं में गये हुए वानर सीता का अस्वेषण करते हुए पृथ्वी के उस भाग तक गये, जहाँ 
तक सूर्य की किरणें पहुँचती हे और वहाँ से लौटकर राम से निवेदन किया कि हम कही 
भी सीताजी का पता नहीं लगा सके । तब राम तथा सम्रीव बड़ी उत्कठा से प्रतीक्षा करते 
हुए सोचते रहे कि न जाने अंगद आदि वानर-वीर क्‍या समाचार लायेंगे । 

अंगद आदि वानर-वीर एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बड़े हर्ष के साथ अपनी 
दक्ति तथा प्रताप का प्रदर्शन करतें हुए, सुग्नरीव के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए, 
पहले विध्याचल पर गये । वहाँ की गूफाओ तथा वनो में उन्होंने सीताजी को ढूंढ़ा। 
वहाँ से वे दक्षिण की ओर चले । मार्ग में पड़नेवाली पुष्प-लता-समूहो में, पेड़ो में, नदियों में, 
पहाड़ो में, तथा नगरों में सीताजी को दूढ़ते हुए, वे आगे बढ़ते जाते थे | किन्तु कहीं 
भी सीता का पता न लगने से वे बहुत चितित थे | वे उस वन में से होकर जाने लगे, 
जो महामुनि कंडू की शापाग्नि से निर्जन, छायाहीन तथा जल-रहित हो गया था । अपने 
दस वर्ष की अवस्था के पुत्र की मृत्यु के तीब्र दुःख से अभिभूत होकर कंडु मुनि ने अपने 
शाप से उस वन को ऐसा बना दिया था । 


१६. मह॒षिं कंडु के आश्रम में 

वानर अत्यंत क्लांत हो, पानी ढूँड़ते हुए उस वन में फिर रहे थे । तब एक राक्षस ने 
उनका मार्ग रोककर भयंकर गज॑त करके कहा--मेरे हाथों मरे विना अब तुम कहाँ” 
जाओगे ? तब अंगद ने क्रढ्ध होकर उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस मुह से 
रक्त उगलतें हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब सब वानर थककर एक महान्‌ वृक्ष की छाया 
में बेठ गये और प्यास से व्याकुल होते हुए सोचने लगे कि यहाँ जल कहा मिलेगा ? 
वहाँ उन्होंने एक गुफा के द्वार से कुछ जल-पक्षियों को उड़ते हुए देखा और निश्चय किया 
कि अवश्य वहाँ जल मिल सकता है । यों सोचकर उन्होने उस गुफा में प्रवेश किया । 
गृफा में अंधकार व्याप्त रहने को कारण उन्हें मार्ग न दीखता था । फिर भी घैयें के साथ, 
एक दूसरे का आधार लेते हुए वे आगे बढ़ते गये । कुछ दूर जाने पर मार्ग का अंधकार 

२६ 


र०८रं रंगनएशथ समयपश्यरी 


किम ज 


दूर हो गया और वहाँ उन्होने संसार-भर में अद्भुत तथा अनुपम नगर देखा । वे खड़े 
होकर उस नगर के स्वर्ण-गोपुरों, स्वर्ण-सौधों, स्वर्ण-अट्टालिकाओं, स्वर्ण-दुर्गों, स्वर्ण-वक्षों 
तथा स्वर्ण के पुष्प-लता-समृहो के देखकर आश्चर्यचकित हो गये । वे सोचने लगें-- 
यह कितने आइचये की बात है । ऐसे ऐश्वर्य से परिपूर्ण यह नगर जन-रहित क्‍यों है ? 
यह नगर ऐसा क्‍यों बन गया ? उनकी समझ में नहीं आता था कि उस नगर से बाहर 
कैसे निकला जाय । चिंता में पड़े हुए वे कुछ देर तक वहीं भटकते रहे । एक दिन उन्होंने 
उस नगर के मध्य में स्थित सब सोधों में श्रेष्ठ, एक गगनचबी सौध को देखा । तुरंत 
सभी वानर उस सौध पर चढ़ गये और वहाँ मृगछाला पहनी हुई, तरुण इंदु की कांति 
के समान दीप्त एक पुण्यात्मा स्त्री को तपस्या में निरत देखा । हनमान्‌ ने उसे प्रणाम 
किया और अकलंक मन से कहा--है साध्वी, तुम कौन हो ? अकली यहाँ किस कारण 
से तपस्या में लीन रहती हो ? यह पुण्य नगर किस महात्मा का है ? हमने तो 
ऐसा अनोखा नगर कही भी नहीं देखा ।' 


१७, स्वयंप्रमा का सत्कार 

तब वह कोमलांगी, हनुमान्‌ को देखकर अपना पूर्व वत्तांत यों कहने लगी--पूव॑- 
काल में मय नामक राक्षस राजा ने ब्रह्मा की बड़ी तपस्या की और वास्तु-कला में अद्भुत 
कुशलता प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ उसने यह नगर बनाया और हेमा नामक एक दिव्य रमणी 
के साथ बहुत वर्ष तक अबाध गति से यहाँ जीवन व्यतीत करता रहा । अमरवल्लभ 
(इन्द्र) वच्च्रायुथ से उस राक्षस राजा का वध करके उसकी स्त्री को उठा ले गया । उसी 
चंचल नेत्रवाली (देव-स्त्री) की मे सखी हूँ । मेरे पति महान्‌ आत्मा सौवर्णी है । मेरा 
नाम स्वयंप्रभा है और उस देव-स्त्री की आज्ञा से तप में निरत होकर में यहाँ रहती हूँ ।' 
इतना कहकर उसने कंद-मूल-फल दकर सब वानरों का सत्कार किया, जल देकर उनकी 
प्यास बुझाई और फिर पूछने लगी--हे अनघ, तुम कौन हो और यहाँ क्‍यों आये हो ? 
यहाँ पहुँचना देवताओं के लिए भी कठिन है । तुम लोग यहाँ किस प्रकार आये ?' 

तब हनुमान्‌ ने उस स्त्री से कहा--हे साध्वी, अपने पिता की आज्ञा से जब राम 
मुनि-वेश धारण कर दण्डक-वन में निवास करते थे, तब उनकी पत्नी कमलाक्षी सीता को 
(रावण) चुरा ले गया । राम की आज्ञा से हम उनके (सीता के) अन्वेषण में निकले है । 
मार्ग में प्यास के कारण अत्यंत क्लांत हो हमने एक गुफा में प्रवेश किया और उस 
गुफा के अंधकार से विचलित न होकर हम आगे बढ़ते गये और संयोग से तुम्हारे इस 
आश्रम में आ पहुँचे । यहाँ से निकलकर जाने का मार्ग न जानकर विवश हो हम कई 
दिनों से यहीं भटक रहें हैं ।' 

तब उसने बड़ी भवित से उन्हें देखकर कहा--तुम लोग राम के कार्य के लिए 
भाये हो। तुम पुण्यात्मा हो । तुम लोग जो चाहो, सो मुझ से माँगो ।” तब उन्होंने कहा- 
तुम हमें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बताओ । हम शीघ्र यहाँ से सीता के अन्वेषण में 
' जाना चाहते हैँ । तब उस स्त्री ने अत्यंत आनंद से कहा--तुम सब अपनी आँखें बंद 
- कर लो । “उसके पदचात्‌ वह अपनी तपस्या की शक्ति से सहज ही एक क्षण-मात्र में उन्हें 


/किब्किथधाकोंड २०३ 


गुफा के बाहर पहुँचा दिया और स्वयं फिर उस गुफा में चली गई । सभी वानर-पुगव 
उस स्त्री की प्रशंता करते हुए आगे बढ़ें । वें श्रेष्ठ वीर-वानर, मार्ग में पड़नेवाले एक 
विशाल सरोवर में जल पीकर फिर महेंद्धाद्रि पर पहुँचे । 


१८, वानरों की व्याकुलता 

तब अंगद इस प्रकार दुःख करने लगा--सूरयये-पुत्र की दी हुई अवधि समाप्त 
हो गई, किन्तु अबतक सूर्यवंशी (राम) की पत्ती का पता हम नहीं लगा सके । आज्ञा- 
पालन को विशेष महत्त्व देनेवाले सुग्रीव, यह कहकर हमारा वध कर देंगे कि इन्होंने मेरी 
आज्ञा का उल्लंघन किया । इसलिए कपिराज के दहानार्थ हमारा जाना उचित नही हैं । 
हम जिस गुफा से अभी बाहर आये, उसी में प्रवेश करके, वहीं सुख से रहेंगे । वहाँ का 
मार्ग अष्ट-दिक्‍्पालों के लिए भी अभेद्य है । वहाँ के वन विविध प्रकार के पके हुए फलों 
से भरे हुए है । वहाँ कोई भी प्रत्रेश नहीं कर पायेगा । कुछ वानरो ने अंगद की बातों 
का समर्थन किया । 

तब मारुति ने क्रुद्ध होकर कहा--वुम बड़े बुद्धिमान हो ! काका की आज्ञा से 
बड़े वीर के समान राम का कार्य करने चले । अब चंचल-चित्त हो कपियों के साथ उस 
गुफा में प्रवेश करने का जो प्रस्ताव तुम करते हो, क्‍या यह सूयं-पुत्र की आज्ञा का 
तिरस्कार नहीं हुआ ? में, नील, तार और नल-- चारों इसके लिए किसी भी प्रकार 
सहमत नही हो सकते । अन्य वानर भी अपने सगे-संबंधियों को छोड़कर तुम्हारी सेवा में 
नही रह सकेंगे । इतना ही नहीं, पूर्वकाल में इन्द्र ने अपने वज्च के आघात से उस गुफा 
का निर्माण किया था । लक्ष्मण के पास उनके वज्र की समता करनेवाले पैने अस्त्रों की 
कमी नहीं है । क्या वे बात-की-बात में तुम्हें और तुम्हारे सैनिक-बल का सर्वनाश नहीं 
कर देंगे ? इसलिए यह दुर्बृद्धि छोड़ दो । हम सूर्य-पुत्र की सेवा में पहुँचकर कहेंगे कि हम 
सीता को नहीं देख सके । व तुम्हें और हमें अवश्य ही क्षमा करेंगे । सौजन्य के कारण 
मुझ पर, और तुम्हारी माता पर अनुरक्त होने के कारण तुम पर, वे क्रोध नही करेंगे । 
तुम उनके पुत्र" हो, इसलिए वे तुमको ही राज्य देंगे ।' 

तब वालि-पुत्र ने कहा--मेरे काका पितृ-तुल्य वालि का वध कराके, उनकी स्त्री 
के साथ विवाह करके, उपकार करनेवाले राम के कार्य को भूलकर, भोग-विलास- में 
निमग्न रहे । लक्ष्मण के क्रोध करने पर ही तो वे राम के पास आये । क्या, तुम उनका 
नीच व्यवहार नहीं जानते ? ऐसे क्ृतघ्न तथा कामांध का विश्वास कैसे किया जाय ! 
इतना ही क्‍यों ? श्रीराम का काय॑ किये बिना वहाँ पहुँचकर उस रवि-पुत्र के हाथों मरने 
की अपेक्षा यहीं मर जाना अच्छा है । अब प्रायोपवेश्य के लिए तत्पर हो जाओ ।' 

ऐसा कहकर अंगद तथा अन्य कपि दर्भ-शय्या पर लेठ गये । अपना प्रयत्त विफल 
होने से वे मन-ही-मन दुःखी होने लगे । प्रायोपवेश करते रहने से तथा मानसिक पीड़ा 
से परितप्त होते रहने से वे बहुत ही निर्बल हो गये । कभी वे उठकर बैठतें, कभी लेट 
जाते, कभी चारों दिशाओं में शून्य दृष्टियों से देखते, कभी अपने पुत्र तथा सगे-संबंधियों 
का स्मरण करते और कहते--हे भगवान्‌, आप इस प्रकार हमारे प्राण क्यों लेना चाहते हे . 


२०० रंग्नश्थ एयायरस 


फिर सभी वानर अलग-अलग समूहों मे एकत्र होकर आपस में कहते--हाय ! 
सूर्यकुलसंभव ( राम ) वन में आये ही क्‍यों ? अपनी पत्नी को राक्षसों के हाथ में खोया 
ही क्‍यों ? उस राक्षस ने जटायु का वध ही क्यों किया ? राम ने उसको देखा ही क्‍यों? 
उस जटायू ने सीता का समाचार उनसे कहा ही क्‍यों ? राम पपा सरोवर के तट पर 
आये ही क्यो ? वहाँ उन्होंने सुग्रीव से भेट ही क्‍यों की ? सुग्रीव उनके मित्र ही क्‍यों 
बने ? राजकुमार ने वालि का वध की क्‍यों किया ? इतनी बड़ी कपि-सेना एकत्र ही 
' क्यों हुई ? सूर्य-पुत्र ने हमें यहाँ घेजा ही क्‍यों ” हमारी ऐसी दुर्गति ही क्यो हुई ? 
हमारे प्राण व्यर्थ क्‍यों जायेँ ? हाय, कैकेयी के वर ने सूर्यवंश के साथ ही हमारे बंश का 
भी स्वेनाश कर दिया । इस प्रकार सभी वानर विलाप करने लगे । 


१९, संपाति से सेंट 


तब एक विशालकाय, योवन तथा पंखो से हीन एबं अत्यत वृद्ध संपाति नामक 
पक्षिराज उस पहाड़ की गूफा से बाहर निकला और मृत्यु की इच्छा करते हुए घरती पर 
पड़े हुए वानर-समृह को देखकर धीरे-धीरे उनके समीप आया । वह सोचने लगा कि 
भगवान्‌ ने बड़ी कृपा करके मुभे आहार भेजा है । उसे देखकर सभी चंपल वानर अपने 
निश्चय पर पश्चात्ताप करने लगे । तब अंगद ने हनुमान से कहा--यह पक्षी नहीं है । 
स्वयं यम निर्दयी होकर हमारे प्राण लेने के लिए इस रूप में आया है । उस दिन जटायु न, 
राम की पत्नी को चूराकर ले जानेवाले रावण के साथ युद्ध करके उसके प्रख्धर खडग के 
प्रहार से मृत्यु प्राप्त की और फलतः सहज ही स्वर्ग का लाभ कर लिया । अब राम के 
कार्य के लिए आये हुए हम भी इस महापक्षी के हाथों में अपने प्राण खो दें, तो अच्छा ही 
होगा । उनकी बातों को सुनते ही अरुण-पुत्र (संपाति) का कंठ शोक से गदुगद 
ही गया । वह उन कपि-वीरों के निकट जाकर पूछते लागा--हे वानरो, तुम कहाँ से आये हो ? 
वह॒जटायू मेरा प्रिय अनुज है। हम दोनों अरुण के पुत्र है । वह पैने तथा भंयकर 
नखवाला, गुफा के समान मुखवाला, दशरथ का भित्र, सतत सूखी मृत्यु को कैसे प्राप्त 
हुआ ?” तब वालि-पूत्र ने उसे सारा समाचार कह सूनाया । उस समाचार को सुनकर 
संपाति अत्यधिक शोक से संतप्त हुआ । दुःखी होनेवाले उस पक्षी को वानरों ने उठाकर 
समीप ही रहनेवाले समुद्र के पास पहुँचा दिया, तो उसने समुद्र में स्नान किया और 
उसके पद्चात्‌ बड़े दुःख से पीड़ित होते हुए अपनी पूर्व-कथा उन वानरों से कहने लगा । 

उसने कहा--में और जटायू, हम दोनों किसी समय कैलास पर्वत पर एक साथ 
रहते थे । अपने यौवन तथा शक्त्ति के गवं से प्रेरित होकर एक दिन प्रभात के समय हम 
दोनों साथ-साथ आकाश में उड़ते-उड़ते बहुत दूर चले गये । मध्याह्न के समय हम सूर्य- 
मंडल के समीप पहुँचे । जटठाय्‌ सूर्य की किरणों के लगने से जलने लगा । तब' मैने उसे 
अपने पंखों के -नीचे छिंपा लियां । तब मेरे पंख भी जंल गये । पंखों के जल जाते से, 
अपनी सारी शक्ति खोकर, में इस आश्रम-भूंमि में गिर पडा । पता नहीं, जटायु कहाँ चला गया ।' 
तुम . "लोगों से यह समाचार सुनकर भी मैं आज चुप बैठा हुआ हूँ । यदि पहुँले 
की तुरुंह' मेरे. पंख होते, तो में' अपनी शक्ति से अपने भाई का प्रतिशोध लेता और राम 


#किडिकपर को छ २०% 


के पास पहुँचकर उनसे अपने पौछष की प्रशववा प्राप्त करता । लेकित अब उन वातों से 
क्या प्रयोजन है ?' 

तब जांबवान ने हनुमान्‌ तथा अंग्द को अत्यंत हर्षित करते हुए उस पक्षी से कहा- 
'ऐसे शक्तिशाली जटायु के अग्रज तुम्हारा इस्त संसार में कौन सामना कर सकता है ? 
कोई ऐसा स्थान नही होगा, जिसे तुमने नहीं देखा हो । तुम कृपया हमें बताओ कि रावण ने 
रधुराम की पत्नी को कहाँ छिया रखा है ?' 

२०, सीता का पता बताना 

सपाति का संदेह दूर हुआ । उसने कहा--मेरा पुत्र सुपादव, दुर्दम पराक्रमी तथा 
महान्‌॒ पितृमक्त है । पखो के जलने से असमर्थ हो यहाँ पर पड़े हुए मुझे वह प्रति दिन 
बड़ी भक्ति के साथ भोजन लाकर दिया करता हैं । एक दिन की बात है कि वह बहुत 
विलंब से, जिना भोजन लाये ही यहाँ आदा । जब मेने उससे विलव का कारण पूछा, तब 
उसने उत्तर द्विया-- पिताजी, आपके लिए आहार प्र।प्त करने के उद्देश्य से में हेमेन्द्र गिरि 
के समीप समृद्र-तट पर बैठा था। उसी समय काजल के पत्रत के सदृश एक राक्षस, सूर्य-श्रभा 
के समान एक रमणी को साथ लिये हुए आया और मुझे मीठी-प्रीठी बातें करने लगा । 
मेरे मार्ग देने पर वह शीघ्र वहाँ से चला गया । तब वहाँ रहनेवाले मुनि मु्के देखकर 
हष से कहने लगे कि आज तुम मृत्यु के मुख से बच गये । वह (काला पुरुष) यम रूपी 
रावण था । श्रीरास की पत्नी को चुराकर वह लंका को ले जा रहा था | इसी कारण 
से मुर्भे यहाँ आने में विलंब हुआ है । अब इसमें कोई सदेह नहीं है कि जानकी, बादलों 
से घिरी हुई चंद्रिका की तरह, राक्षस-रमणियों से परिवृत हो लंका में रहती है । मेरी 
दृष्टि इस पृथ्वी पर शत योजन तक देख सकती है । सभी पक्षियों की अपेक्षा मेरी दृष्टि 
तथा गमन-शक्ति अधिक है ।' 

संपाति ने आगे कहा--जब मेरे दोनों पंख जल गये और में मृत्यु से बचकर, 
मूच्छित होकर यहाँ गिर पड़ा, तब कई वर्ष तक प्यास से व्याकुल हो, कराहते हुए यहाँ 
पड़ा रहा । एक दिन मेरे सौभाग्य से सकल जनों काताप हरण करनेवाले, साक्षात्‌ निशाकर 
(चंद्रमा) के समान गुफ्वाले निश्चाकर (नामक मुनि) को मेने देखा । सूर्य-तेज से दमग्ध 
अपने पंखीं का वृत्तांत मैंने उनसे कहा । वें मुनि-शिरोमणि पहले से ही मुझे जानते थे । 
इसलिए दयाद होकर बोले--आश्वितवत्सल, परात्पर विष्णु महाराज दशरथ के यहाँ जन्म 
लेंगे । वह सूर्य-वेंश-तिलक वनवास के लिए भयंकर वनों में आयेंगे; उत्तकी पत्नी को 
रावण चुराकर ले जायगा । उस रमणी को अमृतांगु (चन्द्र) अमृतान्न देंगे, जिससे वह 
क्षुता तथा तृषा से मृक्‍त होकर रहेगी । तव राम' ज्ञीत्र आकर इच्ध-पुत्र (वालि) का 
सहार करके सूर्य-पुत्र की रक्षा करेंगे और सीता के अच्त्रेषणार्थ वानरों को चारों दिनाओं 
में भेजेंगे । जिस दिन तुम राम के उन भटटों को यह वृत्तांत सुनाओगें, उसी दिन तुम्हारे 
पंख तुम्हें मिल जायेंगे । उनके आदेशानुसार मेने तुम लोगों से यह वृत्तांत सुताया । लो, 
देखो, मुझे अपने पंख भी मिल गये । इतना कहकर वह एकदम उछलकर जाकाश में 
उड़ा और कहने लगा--दिखा मैंने सीता को। लैंका के समीप एक वन में मेत्ते सीता को देखा । 


कलम, 


९०4 र॑ग्नएथ एशयश्यण 


वह लो, यहाँ से शतयोजन की दूरी पर, लंका में, वह पवित्र साध्वी बैठी है । तुम 
प्रयोपवेश छोड़ो । अब उठो । पौलत्त्यपति ( रावण ) की लंका में जाकर सीता के 
दर्शन करो 

इतना कहकर वह वानरों को लंका का मार्ग बताकर बड़े हुष॑ से महेन्द्र गिरि पर 
चला गया । तब सभी वानर-वरीर प्रसन्नचित्त हो, शीघ्र गति से महासागर के पास पहुँचे। 
उस सागर की शब्दमयी तरंगें, प्रचंड वायू के आघात से, अत्यधिक उद्धत होकर विहार 
कर रही थी । उनसे उत्पन्न भाग दिगतों तक फैल गया था और ऐसा लग रहा था, 
मानों वह समुद्र का गंडष (कुल्ली) हो; उस समुद्र में भयंकर मगर अपनी पू छ-हूपी 
तलवारो से बड़े आत्रेश से लड़ रहे थे । ऐसे समुद्र के निकट पहुँचकर सभी वानर (मन- 
ही-मन) अत्यंत व्याकुल हो, थोड़ी देर तक निश्चेष्ट बेठे रहे और चिन्ता करने लगे कि 
इस समुद्र को कौन पार कर सकता है ? ऐसी शक्ति किसमें है ?' 


२१. वानरों का अपनी शक्ति का परिचय देना 


अंगद ने वह रात उस समुद्र-तट पर बिताई और दूसरे दिन अलग-अलग सभी 
वानरों को सबोधित करके कहा--यदि तुम वीर वानर अपने पौरुष को खोकर, सौ योजन 
की जलराशि को पार करने के लिए इतना भिभकते हो, तो अपयश-रूपी विशाल समुद्र 
को किस प्रकार पार कर सकोगे ? तुम सब अलग-अलग अपनी-अपनी शक्ति का परिचय 
मृभे दो ।' 

तब व्याकुल-चित्त सभी वानर सावधान हो गये और अपनी शक्ति का विचार कर 
अपने-अपने बल का परिचय देने लगे । गज ने कहा-में दस योजन लाँध सकता हूँ । 
गवाक्ष ने कहा--मैं बीस योजन विना किसी कठिनाई के लाँघ सकता हूँ । हशरभ ने 
कहा--अपनी शक्ति के प्रताप स में चालीस योजन पार कर सकता हूँ । गंधमादन ने 
अपना पराक्रम प्रकट करते हुए कहा--में पचास योजन की दूरी लाँघ सकता हूँ । मेन्द ने 
कहा-- में अपनी शक्ति को हानि पहुँचाये विना साठ योजन पार कर सकता हूँ। द्विविद ने 
कहा--'विना विदोष प्रयत्न के में सत्तर योजन की दूरी लाँघकर जा सकता हूँ । तार ने 
अपनी शक्ति को प्रकट करते हुए कहा--मैं अस्सी योजन लाँच सकता हूँ । 
इस प्रकार सभी वानर निःशंक होकर अपनी-अपनी शवित का सहीनसही परिचय देने लगे । 

तब अत्यंत. वृद्ध तथा समस्त संसार में पराक्रमी, भल्लूकनाथ (जांबवान्‌ ) ने कहा- 
“यदि में अपने लड़कपन (या यौवन) की बात कहूँ, तो वह उपहास का विषय होगा, 
फिर भी कहता हूँ, सुनो । पहले जब अमृत के लिए सुर तथा दानवों ने युद्ध किया था 
तब मैंने स्रों की सहायता कीथी और बड़े प्रेम से उनका दिया हुआ अमृत पान किया था। 
में सप्त समुद्रों को पार करने की. क्षमता रखता हूँ । उदयाचल पर खड़े होकर 
अपना. दूसरा चरण अस्ताचल पर रख सकता हूँ | सभी लोको में मेरी समता कर सकतनंवाला 
कोई; नहीं है । जब त्रिविक्रम ने महाबली बलि महाराज का दर्प तोड़ा था, उस दित मेने समस्त 
पृथ्वी; की इककीस बार परिक्रमा की और त्रिविक्रम की प्रार्थना की । उस समय मेरी टाँग- 
दक़” गहँ;+ मेरा' दर्प तथा शक्ति नष्ठ हो गईं'। ऊपर से वृद्धावस्था' ने भी मुझे आ' घेरा 


कि/ड्कक्षाशको छ ९०४ 
अब में बहुत वृद्ध हो चला हूँ । मेरी अवस्था नब्बे वर्ष की है । अब में ऐसा कार्य करने 
योग्य नहीं रहा । तब नील ने कहा--में नब्बे योजन की जलधि को पार कर सकता हुँ । 


मारुति अपनी शक्ति का परिचय दिये विना चुपचाप बैठा रहा । तब अंगद ने कहा- 


में अत्यधिक प्रयत्त से शत योजन पार कर सकता हूँ, किन्तु कदाचित्‌ लौटकर आ नहीं 
सकता । 


कप 


तब जांबवान्‌ ने अंगद से कहा--हे अनघ, तुम हमारे नेता हो । तुम इस समृद्र 
को पार भी कर सकते हो और लौट भी सकते हो । तुम सुग्रीव के समान इस वानर- 
सेना के राजा हो | अतः तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम हम से काम लो । इतनी 
दीनता क्‍यों व्यक्त करते हो ? राम के कार्य में सतत तत्पर रहनेवाले, रवि-पुत्र के मंत्री, 
इस वानर-समूह के लिए प्राण-सम, पवन-कुमार के रहते, भला तुम्हारे लिए कौन-सा कार्य 
असाध्य है ? तुम निर्श्चित रहो ।” 


२२. समुद्र लाँचने क॑ लिए हनुमान को प्रेरित करना 

इसके पद्चात्‌ जांबवान्‌ ने हनुमान्‌ को बुलाकर बड़े स्नेह से कहा--“हे पवन-सुत, 
यह क्‍या उचित है कि अपना काम हम पर छोड़कर स्वयं चुपचाप बैठे रहो ? ललित 
लावण्य-विलास से परिपूर्ण अप्सरा स्त्रियों में श्रेष्ठ पुंजिक-स्थल' नाम से विख्यात तुम्हारी 
माता ने अग्निदेव के श्ञाप से अंजना के नाम से वानर-युवती होकर जन्म लिया और 
इस पृथ्वी पर केसरी की पत्नी होकर रही । एक दिन जब वह वन में विचरण कर रही थी, 
तब वायुदेव उस युवती के मंद गमन, सुडौल जंघा, भारी नितंब, चंद्र-मुख, सुदर अघर, 
क्षीण कटि, उन्नत कुच और विशाल आँखें देखकर उस पर मोहित हो गया । मन्मथ के 
काणों से आहत होकर उसने अंजना के वस्त्रों को उड़ा दिया और उसके समीप पहुँचकर 
उसका आलिगन किया । तब अंजना नें कुद्ध होकर कहा--किस दुमंति ने मेरा ज्ील 
बिसराड़ने का यह साहस किया है ?” तब वायुदेव ने कहा--हे सुंदरी, कुद्ध मत होओ । 
में पचन हूँ । हे कमलाक्षी, मेंने तुम्हारे साथ केवल हृदय-संगम ,किया है, जिससे तुम्हारा 
हिल खंडित न हो । इससे तुम्हें ऐसा चुत्र उत्पन्न होगा, जो बल, तेज, विक्रम, पौरुष तथा 
धेयें से संपन्न होगा । इतना कहकर वायुदेव चले गये । उस नारी-रत्न ने वायुदेव की 
विमल कृृषा से अत्यन्त हर्ष से तुम्हें जन्म दिया | तुम इस पृथ्वी पर वायु के समान शक्ति- 
शाली हो । यही नही, किसी भी आयुध से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती । सभी लोकों में 
तुम्हारी समता करनेवाला कोई नही है । में तुम्हारी शक्ति से भली भाँति परिचित हूँ । 
अतः, तुम समुद्र को पार करो, सीता के दर्शन करो”और यत्नपूर्वक राम का काये संपन्न 
करके, कपियों के, दशरथ-यपुत्रों के तथा वानर-राजा के प्राणों की रक्षा करो । हे जमतृप्राण- 
नंदन, तुम इस प्रकार उत्तम लोकों की गति प्राप्त करो ।” 


का. 


तब हनुमान ने कहा-- ऐसा ही हो । में तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा । 
हें वानरो, आज तुम मेरी शक्ति देखो। में समस्त लोक के हितार्थ समुद्र को पार करूँगा। 
भले ही देवता भी मुझे रोकें; में उन्हें भी जीत लगा । (आवश्यकता पड़े तो) समस्त 
लोकों का नाश भी कर दूंगा । सब को आइचयंचकित करनेकली 'अपनी झकक्‍ित से 


20८ श्यनाथ एशयशयरण 


लका में प्रविष्ट होऊंगा । अथक परिश्रम करके ढुँईंगा ओर भूमि-पुता को देखकर द्वी वापस 
आऊंगा । अथवा उस लंका को भी उखाइ़कर यहाँ ले आऊँगा तथा सीता को अवश्य ही 
राम के चरणों में पहुँचा दूगा । नहीं तो सभी समुद्रो का मथन करूँगा, उद्धत गति से 
अमराद्दि को नष्ट-अ्रष्ट करूँगा, पृथ्वी को चूर-चूर कर दूगा, मृत्य का भी संहार कहूँगा, 
समस्त द्वीपो को छान डालूगा, देवेन्न को त्रास दूगा, सभी दुष्ट राक्षसों का संहार करूँगा, 
और समस्त संसार में अंधकार फेला दूगा, किन्तु विया कार्य संपन्न किये तुम्हारे निकट 
नही आऊँगा ।' 
२३. समुद्र पार करना--मनाक से मेंट 
इतना कहकर हनुमान महेल्नगिरि पर चढ़ गया और त्रिविक्रम विष्णु के समान ऐसा 
अद्वितीय शरीर धारण किया, मानो प्रलयकार्ल,न काल सभी समुद्रों के साथ सारी सृष्टि 
को निगलने के लिए प्रस्तुत हुआ हो। उसके पश्चात्‌ उसने अंगद आदि वानरो की अनुमति ली । 
मन-ही-मत अपने पिता वायुदेव का स्मरण किया, श्रीराम के चरण-कमलों को अपने 
हृदय में प्रतिष्ठित किया । दुढता के साथ अपने पैरों को पहाड़ पर जमाया, कंठ ऊपर को 
उठाया; दंह को भुकाया और भौहें उठाकर विज्ञाल जल-शशि को चारो ओर से देखा । 
उसके उपरान्त उसने रावण की नगरी पर दृष्टि डाली, अपना लांगूल जोर से घृमाया, 
दोनों कान खड़े किये, शिलाओं पर अपने हाथ टेके और आकाश की ओर बड़े वेग से 
ऐसे उछला, ज॑से पूर्वकाल में अमृत को छीनने के उद्देश्य से गणड़ पृथ्वी से आकाश की ओर 
उड़ा था । उस वेग के प्रभाव से परव्व॑त-श्लृंग चूर-चूर हो गये, मानों रावण ने अबतक 
जो अत्यधिक महत्त्व और यज्ञ प्राप्त किया था, वे सब चूर-चूर हो गये हों । (उस पर्वत 
पर के) वृक्ष उसके वेग के कारण उसके साथ ही आकाश की ओर उड़ चले और खड- 
खंड होकर उस सागर में ऐसे गिरे, मानों पवन-पुत्र ने स्वयं ही भावी सेतु का शांकु-स्थापन 
किया हो । 
उस समय उत्पन्न प्रचंड वायु के कारण बादल चारों ओर ऐसे भागे, मानों वे पवन- 
पुत्र के लंका में आगमन की सूचना इंद्र आदि देवताओं को देने के लिए जा रहे हों। 
समुद्र का सारा जल एक ओर हट गया और जल के भीतर पाताल-लोक ऐसा दीखने 
लगा, मानों समुद्र हनुमान को यह दिखा रहा हो कि रावण ने मेरे जल में जानकी को 
नहीं छिपाया हैँ | हनुमान्‌ की स्वामिभकति, धैर्य, साहस, तेज, चातुर्य, और उदात्त शक्ति 
को देखकर इन्द्रादि देवता उनकी प्रशंसा करने लगे । 
इस प्रकार जानेवाले हनुमान्‌" को देखकर समुद्र मन-ही-मन सोचने लगा--“यह 
पुण्यात्मा, जगत्‌ के कल्याण के लिए बहुत दूर जा रहा है । उसका श्रम दूर करने के 
निमित्त, में मैनाक को भेजूगा। यों सोचकर उसने मैनाक को बुलाकर कहा--अभी हनु- 
मान्‌ यहाँ आया है । उचित रीति से उसके अतिथि-सत्कार की व्यवस्था करो ।' 
शोभा-समन्वित, स्वर्ण-शिखरों से विलसित, स्वर्गं-सम सुंदर वह मैनाक परत तुरन्त 
अपते विद्याल पंखों क़ो फैलाते हुए उड़ा और समुद्र के मध्य भाग से ऊपर आया और 
हनुमान: के - सामने आ पहुँचा । हनुसान्‌ ने अपने सामने उस विशाल पर्वत को देखकर 


कि/बककरकोॉड २०८ 


सोचा--- यह दंत्यों की माया हैं । .यह कदाचित्‌ मेरे कार्य में विषध्त डालना चाहता हैं |” 
पर कोई चिता ,की बात नही है । में अपनी शक्ति से इसका नाश करूँगा । यों सोचकर 
हनुमान्‌ ने वत्ञ के समान कठोर अपने वक्षःस्थल से उस पर्वत को धक्का दिया । तुरंत 
वह प्‌वत, बवंडर में फंसे हुए सूखे पत्ते की तरह शक्तिहीन होकर चक्‍कर खाने लगा । 
फिर वह मनुष्य का रूप धारण करके हनुमान्‌ से बोला--हे अनिलकुमार, मे तुम्हारा 
शत्रु नही हूँ । समुद्र की आज्ञा से में तुम्हारे पास आया हूँ । उस महानुभाव ने तुम्हे 
आतिथ्य देने के निमित्त, मुझे तुम्हारे पास भेजा है | इसलिए में तुम्हारे पास आया हूँ । 
प्राचीन काल में सभी परव्वतों के पंख थे । अपने इन पंखों के कारण जब वें गर्व करने लगे, 
तब इन्द्र क्रोध में आकर वजच्चायुध से सभी पववतो के पंख एक-एक करके काटने लगा। 
तब यह देखकर तुम्हारे पिता पवन सहज ही मुझे इस लवण-समुद्र में ले आये और मेरे 
पंखों की तथा मेरी रक्षा की । इसलिए मे तुम्हारा अपना ही व्यक्ति हूँ; पराया नही हूँ । 
में पर्वतश्रेष्ॉयि शीताचल का पुत्र हूँ । मेरा नाम मेनाक है । मेरे पेड़ों पर जो फल लगे हैं 
उनको ग्रहण करके, अपनी क्षुधा तथा क्‍्लान्ति दूर करो । हैं पवन-पुत्र, उसके पश्चात्‌ 
'तुम लंकापुर को जा सकते हो ।” तब उस महाबली हनुमांतू ने कहा--अब विश्राम 
करना उचित नहीं है । मेने प्रतिज्ञा की हूँ कि में समुद्र के मध्य में कहीं नहीं ठहरूँगा । 
अतः हे पर्वतराज, मुझे यहाँ कहीं ठहरना नहीं चाहिए। इस प्रकार कहकर उसने अपने 
करतल से उस पव॑त की मूर्धा का स्पर्श किया और कहा--हे अनघ, तुम्हारी पूजा फलवती 
हुई । अब तुम जाओ ।' 

इस प्रकार कहकर शीघ्र गति से जानेवाले अनिलकुमार की शक्ति को देखकर देवता 
आश्चयं तथा हर्ष से भर गये । देवेन्द्र ने भी मेत्ाक पर्वत को देखकर बड़े प्रेम से कहा-- 
अ्रीराम को कार्य के लिए जानेवाले हनुमान्‌ के प्रति तुमने उचित व्यवहार किया। अत 
में तुम्हें 'अभय-दान देता हूँ । तुम सुख से यहीं रहो । 

तब गंधवँ, अमर तथा मुनियों ने हनुमान्‌ की शक्ति की परीक्षा लेने का विचार 
करके सुरसा नामक नाग-माता को हनुमान्‌ का मार्ग रोकने के लिए भेजा | तब वह एक 
राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान्‌ के मार्ग में आ खड़ी हुई और बोली--इस समुद्र 
की ऊपर से होकर जानेवाले तुम्हें मेने देखा; देवयोग से अब मेरे प्राण बच गये, में बहुत 
भूखी हूँ । अतः तुम अब मुभसे बचने की चेष्टा न करके, मेरे मुह में प्रवेश करो। 
तब हनुमान्‌ ने कहा--हे नारी, तुम मेरा मार्ग मत रोको । में राम का कार्य पूरा करके 
लोटतें समय तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा । अब में जाता हूँ । में असत्य वचन नहीं कहता।' 


तब वह स्त्री कद्ध होकर हनुमान्‌ का मार्ग रोककर खड़ी हो गई और बोली,-- 
मं तुम्हें जाने नहीं दूंगी; में अवश्य तुम्हारा वध करूँगी । यों कहती हुई उसने अपना 
मुंह खोल दिया । तब अनिलकुमार ने अपना शरीर दस योजन तक बढ़ा लिया | तब 
उस स्त्री ने अपना मुह उसके दुगुनां चौड़ा कर लिया । हनुमान्‌ ने अपना शरीर तीस 
यॉजन तक बढ़ाया, तो उस स्त्री ने अपना मृह चालीस योजन विशाल बना लिया। इस 
प्रकार एक-दूसरे से स्पर्धा करते हुए क्रमशः अपने शरीर तथा मुंह को शत योजन तक 


२७ 


३४० रंगनएथ राश्यक 


॥ 


बढ़ा दिया । तब हनुमान्‌ ने बड़ी चतुरता से एक अंगुष्ठ प्रमाण-मात्र का अपना शरीर 
बनाकर, सूक्ष्म रूप से उस स्त्री के मृह में प्रवेश करके सहज ही इस प्रकार बाहर निकल 
आया जैसे कोई ज्ञानी संसार के जटिल बंधनों से अपने-आपको मुक्त करके निकल आता है । 
उसके पदचात्‌ उसने उस स्त्री को देखकर कहा--हे नारी, मेने तुम्हारी इच्छा पूरी 
कर दी; अब में समुद्र पार जाऊँगा । उस स्त्री ने भी उस कपिकुलोत्तम हनुमान की 
बृद्धि की प्रशंसा करती हुई दिव्य रूप धारण करके बड़े स्नेह से आशीर्वाद दिया और कहा- 
शीघ्र ही तुम्हारा कार्य सिद्ध हो ।' 

तब हनुमान्‌ समझ गया कि यह छायाग्राहिणी हैं और बिना भय के तुरंत 'सूक्ष्म 
रूप धारण करके उसके उदर में प्रवेश किया । फिर उसने उसका उदर चीरकर उस दुष्ट 
राक्षसी को समुद्र में फेंक दिया । इन्द्रादि देवता इसे देखकर अत्यंत हर्षित हुए और पुष्प- 
वृष्टि करने लगे । इस प्रकार हनुमान्‌ सहज ही समुद्र पार करके सुवेल (त्रिकूट) पव्॑त 
पर पहुँच गया । 

इस प्रकार, आंध्र-भाषा का सम्राट, श्रेष्ठ काव्यागमों के ज्ञाता, पवित्रात्मा, आचा रवानू, 
अपार धीमानू, तथा भूलोक का निधि, गोन बुद्ध नरेश ने, गुणवान, धीर, शत्रुओं में भय 
उत्पन्न करनेवाले, महात्मा, श्रेष्ठ वीर, अपने पिता विट्ठलनरेश के नाम पर समस्त संसार 
में पूज्य, अनुपम शब्दार्थों से परिपूर्ण तथा लोकप्रिय रामायण के किष्किधाकाड की रचना 
इस प्रकार की कि वह अलंकार तथा भावों से युक्त हो और जबतक सूर्य तथा चंद्र इस 
संसार में रहें, तबतक इसकी प्रशंसा होती रहे । 


किष्किधाकांड समाप्त 


श्रीरंगनाथ रामायण 


(सुन्दरकांड ) 


१. हनुमान्‌ का लहूंका में प्रवेश 


श्रीराम का काय॑ संपन्न करने का निदवचय करके हनुमान्‌ ने विशाल सागर को 
ऐसा पार किया, मानों वह एक छोटी-सी नहर हो और उस सुबेल पर्वत पर चढ़ गया 
जो लंकापुरी के निकट था । वह लंकापुरी सुंदर खूंगों से, पहाड़ी तराइयों से, श्रचुर वृक्षों 
तथा लता-समहों से, कैरव, बंधूक, कल्हार एवं कुमुद आदि पुष्पों से, सारस आदि जलचर 
पक्षियों से, विलास गति से विहरण करनेवाले हंसों के कलरव से, क्रौंच पक्षियों के निनादों 
से तथा कमल का मकरंद पान करने से मत्त होकर ऊंकार करनेवाले अ्मरों की पंक्तियों 
से युक्त तड़ागों से परिपूर्ण था । 


उस पर्वत पर चढ़कर हन॒मान ने दक्षिण दिशा में दृष्टि दौड़ाई और लंका नगरी 
को देखा । वह नगरी त्रिकठाद्वि पर सुशोभित थी, और धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों 
को एकत्र किये बैठी लक्ष्मी के समान सुशोभित थी । अपनी उज्ज्वल कान्ति के कारण 
वह ताराद्ि की समता करती थी और आकाश-मार्ग से स्पर्धा करती हुई दिखाई पड़ती थी । 
वह अपने रत्नों की कान्ति से सुशोभित होकर ऐसी दीखती थी, मानों देवताओं से 
यूकत अमरावती ही समुद्र के मध्य में सुंदर ढंग से शोभायमान हो रही हो । अथवा सुंदर 


१३ रंगनशथ एयायण 


मकर, कच्छप तथा पद्मनिधियों से युक्त अलकापुरी ही मानो कुबेर से रूठकर वहाँ आ 
गई हो; या चिरकाल से समुद्र के नीचे रहते के कारण ऊबकर भोगवती नगरी ही समुद्र- 
तल से ऊपर उठकर त्रिकूट पंत पर आ गई हो । उस नगरी का प्रभा-समन्वित स्वर्ण- 
दुर्गे, समुद्र को ही अपनी परिखा बनाकर, ब्रह्माण्ड के समान सुझोभित था और ब्रह्मादि 
देवताओं को भी अभेद्य दीखता था । वह लंकापुरी दुर्वार गज, रथ, तुरंग तथा भयंकर 
एवं श्रेष्ठ वीरों से युक्त थी और अलौकिक एऐश्वर्य से संपन्न हो बहुत सुदर दीखती थी । 
ऐसी लंका नगरी को देखकर हनुमान्‌ आइचर्य-चकित हो गया और निनिमेष नेत्रों से जहाँ- 
तहाँ देखता ही रह गया । वह सोचने लगा--अकेले समस्त लोकों को जीतकर, अपने 
पराक्रम से सभी लोको में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनेवाला दशकंधर ऐसे ऐश्वर्य से 
संपन्न लंका का राजा बना हुआ है। फिर भी, उसके भाग्य में जीवित रहना नही लिखा हैं । 
सर्वेश्वर रामचंद्र की पत्ती को ले आकर इस मूर्ख ने क्‍यों मृत्य को आमंत्रित किया है ?' 
इस प्रकार रावण की निंदा करते हुए वह शक्तिशाली हनुमान्‌ लंका में प्रवेश करने 
का उपाय सोचने लगा । वह नगर के उत्तर द्वार पर पहुँचा और सारी परिस्थिति तथा 
अपने कत्तंव्य का विचार किया । उसके पदचात्‌ वह सोचने लगा--भला, इस विज्ञाल 
सागर को वानर कैसे पार कर सकेंगे ? यदि पार भी करेंगे, तो इन्द्रादि देवताओं के लिए 
भी दुर्भध्य इस लंका को जीतना क्‍या किसी भी रीति से उनके लिए संभव होगा ? युद्ध- 
भूमि में भयंकर साहसी रावण को राम कैसे जीत सकेंगे ?” 

एक मुहूत्त काल तक इस प्रकार सोचने के पद्चात्‌ हनुमात्‌ ने मन-ही-मन विचार 
किया---यदि में अपने इस विशालकाय के साथ, दिन को ही इस नगर में प्रवेश करूँगा, 
तो राक्षस भटों से मेरा सामना हो जायगा । उस प्रकार मैं सीताजी का पता नहीं लगा 
सकू गा । अतः में सूक्ष्म रूप धारण करके इस नगर में प्रवेश करूँगा और दैत्यों की आँखों 
में घूल फ्ॉककर अवश्य ही सीताजी के दर्शन करूँगा । इस प्रकार मन में विचार करके 
वह सूर्यास्त : की प्रतीक्षा में बैठा रहा । निदान सूर्य-बिब इस तरह तिरोहित होने लगा, 
मानों सूर्य यह सोच रहा हो कि विशाल शक्तिशाली राम -की पत्नी सीता देवी का पता 
लग्मने के लिए जो यह (हनुमान्‌) आया है, मेरे आकाश में रहते समय उसके. लिए लंका 
में प्रवेश करना कठित होगा । दिश्याओं में घोर अंधकार ऐसा व्याप्त हो गया, मानों अनिल- 


० 


पुत्र के आगमन से भयभीत हो राक्षस (रावण) के घोर पाप चारों ओर भाग रहे हों । 
क्रमशः देत्यों की कलकल ध्वनि मंद पड़ने लगी । यह देखकर पवन-पुत्र ने सारी बातें 
मन-ही-मन विचार करके एक बिल्ली के समान छोटा रूप धारण किया और फिर राघवों 


का स्मरण करके लंका में प्रवेश करने का उपक्रम करने लगे । 


२, लंकिणी का हनुमान्‌ को रीकना 
उस समय भयंकर आकारवाली लंकिणी हनूमान्‌ के मार्ग को रोककर ऐसे खड़ी हो गई, 
जैसें' किसी निधि को बाहर लाते समय उस अ्रथत्न में बाधा डालने क॑ लिए कोई भूत उत्पन्न 
ह्ोकरःख़ड़ा हो जाता है । उप्तने अट्टहास करके पवनकुमार को डाँटते हुए कहा--तुम कौन हो ? 
कुष्हारा नाम क्‍या हैं ? इस नमरमें तुम क्यों प्रवेश कर रहे हो?. किसने तुम्हें यहाँ भेज़ा है ? ' 


ुन्द्रकाड २१३ 


तब हनुमानू अविचल खड़ा होकर बोला--वठवुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्‍या है ? 
तुम क्‍यों मेरे मार्ग को रोककर खड़ी हो ? पहले तुम अपना परिचय दो, तो फिर में अपने 
बारे में कहँगा । तब वह बोली--में दशकंठ की आज्ञा से, बड़े यत्वत से इस नगर की 
रक्षा करती रहती हूँ । मेरा नाम लंकिणी हैं । जब में पराये व्यक्तियों को देखती हूँ, तब 
उन्हें नगर के भीतर प्रवेश करने नहीं देती और उन्हें तुरंत मार डालती हूँ । तब हनृमान्‌ ने 
उस स्त्री से कहा--हे नारी, में इस नगर को देखने के उद्देश्य से आया हूँ; मृ्भे जाने 
दो । तब वह राक्षसी आँखों से क्रोध प्रकट करती हुई बोली--अब तुम कहाँ जाओगे. ? 
अब तो तुम मेरे हाथ में पड़ गये हो । तुम्हें पकड़कर तुम्हारे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर 
दूंगी और तुम्हारा रक्त पी जाऊँगी । यो कहती हुई उसने बड़े कोध से उस श्रेष्ठ 
वानर के वक्ष पर एक घूसा मारा । हनुमान्‌ ने सोचा कि स्त्री का वध करना पाप है.। 
इसलिए उसने लंकिणी के वक्ष पर ऐसा घृसा जमाया कि वह अपनी सारी' शक्ति खोकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ी और हनुमान्‌ को देखकर क्षीण स्वर में प्राथंता करने लगी--है कपि- 
कुलोत्तम, मुभपर कृपा करो । जिस दिन इस नगर का निर्माण हुआ, उस दिन निफुण 
ब्रह्मा ने कहा था कि जिस दिन एक वानर यहाँ आकर तुम्हें दुःख पहुँचायेगा, उसी दिन 
से राक्षसों का नाश प्रारंभ हो जायगा । इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मनस्कामना 
सफल होगी । इस प्रकार कहती हुई वह स्त्री चली गईं। उस स्त्री की बातों से हनुमान्‌ 
अत्यंत हर्षित हुआ और मन-ही-मन यह निश्चय करके कि अब राक्षसों का नाश निदिचित है, 
पहली बार लंका की धरती पर अपना वाम चरण प्रतिष्ठित किया । 


३. हनुमान का लंका में सीता. का अन्वेषण 
फिर हनुमान्‌ ने सूक्ष्म रूप धारण किया और किले की भित्तियो पर चढ़कर इस 


प्रकार लंका में प्रवेश किया कि किले के द्वार-रक्षक तथा सैनिक उनको देख न सके । 
फिर गुप्त रूप से मार्यो, बाजारों तथा चौपालों को. देखते हुए'.वह आगे बढ़ा । उसके 
परचात्‌ बड़े-बड़े गोपुरों पर चढ़ा और गज-शालाओं से लेकर श्रेष्ठ सौधों के सभी स्थान देखे । 
फिरं॑ उसने मंदिरों में देखा, , घर-घर में ढूढ़ा, तथा अंतःपुरों में ढू ढ़ा; मंडपों और सौधों में 
देखा । फिर अश्वशालाओं, रथशालाओं तथा शस्व्रागारों में देखा और मणिमय भवतों, में 
सीता का अन्वेषण किया । तत्पश्चात्‌ विभीषण, अतिकाय, देवांतक और त्रिशिर के घरों 
में, कुंभकर्णं के विशाल भवन में, कुंभ के घर में, निकुंभ के निवास में, झोभा-समन्वित 
इन्द्रजीत के अंतःपुर में, महोदर के भवन में और सभी दनृज-नायकों के घरों में क्रमश: 
सीता की खोज की । दैत्यों के इन निवासों को देखकर हनुमान्‌ आइचयें-चकित हो गया । 
फिर उसने सभी अंतःपुरों में सीता को दूढ़ा; सभी स्त्री-जनों में देखा, और एक-एक करके 
राक्षमों के सभी घर देख डाले । किसी-किसी स्थान पर एक आँख, एक कान,, एक हाथ- 
वाले विकृत रूपों को देखकर वह चकित रह गया । कही-कहीं उसने बहुत-से चरण, 
अनेक भुजाओं तथा कई शिरोंवाले राक्षसों को देखा । फिर वह ,जप-तप, तथा 


स्वाध्याय. में तत्पर, सत्कर्मी तथा . निष्ठावान्‌ू तपस्वीश्रेष्ठ दानवों को -देखते हुए, आगे 
बढ़ भया । 


र्एद रंग्नाथ ए्पायफ 


उसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ रावण के अत:पुर के निकट पहुँचा । वह (अतःपुर) मकर-तोरणो 
(मकर के आकार में बँधा हुआ बदनवार) पुष्प-मालिकाओं, विविध धूपों की सुगंधि, रत्न 
तथा मोतियो से यूरे गये चौकों, चद्रकांत-शिलाओं से निर्मित चबूतरो, स्वर्ण तथा मणियों 
से बनाये गये कपाटों, प्रशंसा के योग्य मंडपों, प्रवाल के बने ऊँचे स्तंभो, अनेक अट्टालिकाओं 
तथा सौधों की पंक्तियों से अलंकृत था तथा सझास्त्र राक्षसों के द्वारा सतत रक्षित था । 
उस अंतःपुर के पास पहुँचकर हनुमान्‌ ने अंतःपुर के पहरेदारों के निकट जाकर देखा, 
फिर कई द्वारों को निर्भय गति से पार करता हुआ आगे बढ़ा और सभा-मंडपों में सीता 
को ढ़ढा । वह रनिवास के निकट पहुँचा ही था कि इतने में, समुद्र में ज्वार उत्पन्न करते 
हुए, कमल-समूह की कांति को मलिन करके उन्हें मुकु लित करते हुए, मदमत्त चक्रवाल 
पक्षियों को विरहाग्नि से पीड़ित करते हुए, मन्मथ के प्रताप को बढ़ाते हुए, मुरभाई हुई 
कमलिनियों के समह को विकसित करते हुए, मुग्धा-जारिणियो के चित्तो में चंचलता उत्पन्न 
करते हुए, घने अंधकार के प्रताप को नष्ट करते हुए, चंद्रकात-शिलाओं को गलाते हुए, 
चकोर पक्षियों को प्रेम से अघाते हुए, प्रेमी-प्रेमिकाओं का मिलन संपन्न करते हुए, अपनी 
संपूर्ण राका से दिशाओं को भी उज्ज्वल बनाते हुए, मन्‍्मथ का ससुर, उत्तम शोभा की 
सीमा, कुमुदिनियों का प्रेमी, नक्षत्रों के अधिपति चंद्र का उदय आकाश 
लंकापुरी में सीताजी का अन्वेषण करनेवाले हनुमान की सहायता करने 


मशाल जला दीहो । 
४ हनुमान्‌ का रावण के अंतःपुर में प्रवेश करना 
ऐसे चन्द्र को देखकर हनूमान्‌ मन-ही-मन हर्षित हुआ और सारे अंतःपुर में देखते 
हुए जाने लगा । एक स्थान पर उसने कांतिमानू, विश्वकर्मा से रचित, अपनी इच्छा से 


चलने की शक्ति रखनेवाला, विचित्र कला-कौशल से संपन्न सूर्य-चंद्र के समान प्रकाशमान 
शत्रु (रावण) ने 


में ऐसे हुआ, मानों 
के हेतु देवताओ ने 


ध३३ 


मणि-पुष्पक नामक विमान को देखा, जिसे देवलोक के 
पराजित करके छीन लिया था । 

उस विमान में पवन-पूत्र ने उन सुंदरियों को देखा, जिन्होने रावण को सुख के 
समद्र में उतराकर, मद्यपान तथा भोग-विलास मधुर रसास्वादन क॑ कारण शिथिल हो 
सोई पड़ी थीं । उनकी शरीर-रूपी लताएँ अवश हो पड़ी हुई थी; उनकी स्तिग्ध जाँघों 
का सौंदर्य प्रकट दीख रहा था; उत्तकी नीवियों की गाँठे ढीली हो गई थी; उनके मुख 
मुरभाये हुए थे; उनकी सुगंधित साँसें चल रही थीं; अधर एक विचित्र सुदरता के साथ 
एक ओर भुंके हुए थे और उनपर मंद हास नृत्य कर रहा था; उनके अद्ध-निमीलित 
नयन उनकी रति-क्रीड़ा की मुग्ध परवशता प्रकट कर रहें थे; उनके नूपुर निःशब्द होकर 
उनके चरणों में लिपटे हुए थे; उनका चिंदन-तिलक श्रम-जल से गल रहा था; उनकी 
वेणियाँ खुली हुई थीं; पुष्प-मालाएँ टूटी पड़ी थीं; श्रष्ठ मुक्ताओं की मालाएँ उनके दोनों 
कठोर कुच-पव॑तों के बीच दबी हुई थी और उनके चित्त मदिरा-पान से मत्त थे। अपने 
कटि-रूपी सेकत, कंश-रूपी शैवाल, नाभि-रूपी सरोवर, भ्रू-रूपी तरंगों, कुच-रूपी भँवर तथा 
नयन-रूपी मीनों से युक्त वे सुंदरियाँ सुख-निद्रा में सोनेवाली नदियों के समान दीख रही थीं । 


ने युद्ध में कुबेर को 


छनन्‍दरकाड १७ 


आल 


प्रस्त्रियों के शरीर के विविध अंगो को देखने से पुण्यात्मा हनुमान्‌ मन-ही-मत 
अत्यंत दुःखी था । वह सोचने लगा कि स्वामी के कार्य में निरत रहने के कारण मुझे इस 
प्रकार परस्त्रियों के शरीर के अंगों को देखना पड़ा है। पापन-बुद्धि से मेने ऐसा नही किया है। 
इन स्त्रियों के भुंड में ही सीताजी को ढंढ़ना है; अन्य स्त्रियों में नहीं । 

इस प्रकार मन में सोचते हुए दबे पाँव वह आगे बढा । वहाँ उसने एक विशाल 
रत्न-वेदी पर पृष्प-शय्या पर सोनेवाले इद्ध के भोग-विलास को भी मात करनेवाले, सांध्य- 
राग से युक्त जलद की भाँति चंदन तथा अंगराग से दीप्त शरीरवालें सुदर झरनों से युक्त 
नीलादि के समान मोतियों की मालाओं से सुशोभित देहवाले, पंचशिरवाले भयंकर सर्पों की भाँति 
सुपोषित उँगलियों से युक्त भुजाओवाले, स्वच्छ चाँदनी के साथ रहनेवाले अंधकार के समान 
अपने शरीर को स्वच्छ चादर से ढककर सोनेवाले, अपने विशाल वक्ष पर ऐरावत के दांतों के 
आघातों को बड़े साहस के साथ वहन करनेवाले, अपने दोनो पारवों में रखे मणिमय दीपों 
की झिखाओं को अपनी उसाँसों से हिलानेवाले, मुकुट तथा कुंडलों की दीप्ति से सुशोमभित रूपवाले, 
तथा सभी शत्रुओं का गर्व निचोड़नेवालें रावण को देखा और अनुमान कर लिया कि यही 
राक्षस राजा है । उसके पार्श्वो में गंधवं, देव तथा देत्य कामिनियों को देखा । उनमें से 
कुछ पानदान, कुछ पीकदान और कुछ अपने हाथों में पंखे लिये हुई थी। कुछ कामिनियाँ 
अपने कर-कंकणों से शब्द करती हुई चामर डुलाने, कुछ मधुर-मधुर गीत गाने, कुछ 
नृत्य करने, कुछ वीणा बजाने और कुछ मूृदंग बजाने के पश्चात्‌ अब थककर अपने-अपने 
उपकरणों से लिपटी हुई सोई पड़ी थी । 

उसके पश्चात्‌ परम पावन हनुमान्‌ ने रावण की शब्या पर सोई हुई, नव यौवनवती 
देव-स्त्रियों के सदुश दीखनेवाली और गगन-मंडल के मध्य रहनेवाली चंद्रकला के समान 
प्रकाशित होनेवाली, मंदोदरी को देखा । हनुमान्‌ ने मन-ही-मत निशचय कर लिया कि 
मेने सीताजी को देख लिया और वह आनंदविभोर हो उठा । उस आनंद में कभी 
उछलता, कभी कूदता, कभी वहाँ के स्तंभों पर चढ़ता और कभी अपने लांगूल का चुंबन करता। 
इस प्रकार वह थोड़ी देर तक अपनी जाति-सहज विक्केत चेष्टाएँ करता रहा । फिर वह 
मन-ही-मन अपने विवेक को जाग्रत करके सोचने लगा,--मनुकुलेग्वर की पत्नी, पति- 
ब्रताओं में शिरोमणि, परमपावनी, तथा महाराज जनक की पुत्री, भला, देवाधिदेव राम को 
छोड़कर, रावण के साथ रहने की इच्छा करेंगी ? कही आसकत हो मधुपान करेंगी ? हाय, 
मेरी बुद्धि को ऐसा भ्रम क्‍यों हुआ ? कंसें भी विचार करूँ, यह चंचलाक्षी अवश्य ही कोई 
दानवी है, सीता नही हैं ।' 

इस प्रकार निश्चय करके वह उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ा और आसव, रक्त, 
मधू्‌ एवं मांस-युक्‍्त मधृशालाओं को देखकर उन भवनों में सीता को ढूँढ़ा, जिनमें गरुड़, 
उरग, अमर, गंधव तथा सिद्धों की स्त्रियाँ बंदी थीं । फिर उसने जहाँ-तहाँ छाया में खड़े 
होकर, एकांत में वार्त्तीाताप करनेवालों का संभाषण ध्यान से सुना । विना इस बात का 
विचार किये ही कि में अमुक स्थान में प्रवेश कर सकता हूँ, अमुक स्थान में नहीं, अमुक 
स्थान में जाना मेरे लिए उचित है, अमुक स्थान में नहीं, हनुमान्‌ ने सारी लंकापुरी में 

श्८ 


श्श्ट रंगनाथ एमायए 


ढूंढ डाला; किन्तु मानव-हूप में रहनेवाली सीता को कही भी और किसी भी प्रकार से 
देख न पाने के कारण अत्यंत दुःखी हुआ । 


५. हनमान्‌ का रावण के उद्चान में जाना 


इसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने नगर के समीप रहनेवाले और सोने की चहारदीवारी से 
घिरे हुए एक उद्यान को देखा | धीर-धीरे वह उस उद्यान के निकट पहुँचा । चारों ओर 
भली भाँति देखकर वह उसकी दीवार पर चढ़ गया और उस सुदर उद्यान के भीतर देखने 
लगा । वह उद्यान चंदन, पुन्नाग, सहकार, मंदार, खर्जूर, कटहल, पीपल, नीबू, बिजौरा, 
पाटली, बकुल, घनसार, सौवीर, कर्णिकार, कुरबक, जंबीर, ताल, तमाल, हिताल, साल, नारिकेल, 
अद्योक, सप्तपर्णी, दाड़िम, नारंगी, केतकी और पृगीफल, आदि के वृक्षों से, मल्लिका, 
मालती, माधवीं, नागवल्‍ली, एला, लवग आदि लताओ से, पके हुए द्वाक्षाफल के गृच्छो से 
और पके हुए फलों तथा पुष्पों की सुगंधि से युक्त वायु से परिपूर्ण था । वह (उपवन ) 
पिक, शक, नीलकठ एवं सारिकाओं तथा अश्रमरों से शोभायमान था । वह सदर सरोवरों 
कुमद-समहों से, चंद्रकांत-मणियों की वेदिकाओं से, स्वच्छ चाँदनी से तथा सैकत स्थलों 
से अत्यंत मनोहर था । वह सभी ऋतुओ में विहार करने योग्य था और उसकी शोभा 
चैत्ररथ (कुबेर का उपवन) को भी मात करती थी । अमरेनद्र के नदन-वन की समता 
करनेवाली रावण की उस उद्यान-वाटिका को देखकर हनुमान्‌ आइचर्यचकित हो गया और 
उस उपवन में प्रवेश करके दबे पॉव सरोवरों में, खड़्डो में, उनके तटो पर, निकुंजों में, 
पेड़ों के नीचे तथा सुरक्षित स्थानों मे बड़ी सावधानी से सीताजी की खोज 
करने लगा । उसके पदचात्‌ उस उपवन के मध्य भाग में स्थित, रात-दिन पहरा देनेवाले 
राक्षस-वीरो से रक्षित, गगनचुंबी अद्वालिकाओ से सुशोभित मेरु पर्वत के शिखरो के समान 
स्वर्ण-कलशो से शोभायमान, स्वर्ण-स्तंभो तथा श्रेष्ठ रत्नो के बंदनवारों से भासमान एक 
विशाल भवन को हनुमात्‌ ने देखा । हनुमान ने उस भवन्त में भी सीता को ढूँढ़ा, किन्तु 
वहाँ भी उनका पता नहीं चला । 
तब हनुमान्‌ मन-ही-मन अत्यंत दुःखी हुआ और सोचने लगा--हाय, सूर्यकुल-तिलक 
राम ने मुझे एकांत में बुलाकर, बड़े प्रेम से कहा था कि तुम अवश्य सीता का पता लगा 
सकोगे और मेरे हाथ में अपनी मुद्रिका दी थी । उनका आदेश स्वीकार करके में यहाँ 
आया हूँ । किन्तु उस कमल लोचनी का पता कही नहीं मिल रहा है | उस दुरात्मा 
रावण के ले आते समय कदाचित्‌ उस साध्वी ने अपने प्राण त्याग दिये हों या आकाश- 
मार्ग से अत्यधिक वेग से आते समय भयभीत हो सीताजी, राक्षस के हाथों से मकक्‍त होकर 
समुद्र में गिर गई हों, अथवा यहाँ के राक्षसों को देखकर भय से प्राण छोड़ दिये हों, 
अथवा विरहाग्नि में जलकर भस्म हो गई हों, या राक्षस ने किसी ऐसी माया की रचना 
की हो, जिससे सीता किसी को दीख नही पड़ती हों, या रावण ने उन्हें विदेशों में रख 
दिया हो, या उस राक्षस ने उस चंचलाक्षी को दण्ड देकर उसके प्राण ले लिये हों । हाय, 
में किस मुँह से लौट जाऊँगा और राम से क्या कहूँँगा ? अब में क्‍या करूँ? ज्यों ही में 
यह कहूँगा कि मेने सीता को नहीं देखा, त्यों ही राम अपने प्राण त्याग देंगे । अपने भाई 


छुन्द्र्कोड २९ 


के लिए लक्ष्मण भी शरीर छोड़ देंगे । यह समाचार सुनकर भरत भी अपने प्राण-त्याग 
करेंगे; उनके लिए शत्रुघ्न तथा अन्य सर्ये-संबंधी अपने-अपने प्राण तज देंगे । इस प्रक्रार 
समस्त सूर्य-बंश का नाश हो जायगा । यह देख सुग्रीव, अंगद आदि सभी वानरो के वंश 
भी नष्ट हो जायेंगे । इसलिए में एक वानप्रस्थ की भाँति वनों में ही निवास करूँगा, या 
चिता रचकर अग्नि में प्रवेश करूँगा, या प्राणों का मोह छोड़कर समुद्र में डूब मरूगा। 
हाय, संपाति के वचनों को सत्य मानकर, अकेले मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ । ठीक हैं, 
चिता की कोई बात नहीं हैं । में साहस करके देवताओं से भिड़ जाऊँगा और देवेन्द्र को 
पकड़कर उसे त्रास दूं गा, अथवा ज्वालाओं से युक्त अग्नि को पानी में डुबोकर उसे पृथ्वी 
पर रगड़ दृगा और उसकी प्रभा को नष्ट कर दूगा; अथवा यम को उसके भटों के साथ 
ऐसा दण्ड दृगा कि उसका हृदय फट जाय; अथवा नेऋत को सभी राक्षसों के साथ भय 
से तड़पाकर उसे अत्यधिक दुःख दंगा; अथवा जल-राशियों के साथ वरुण को परास्त करके 
उसे जीत लूगा या वायू के सप्त पवनों को घेरकर उन्हें दण्ड दूगा; या कुबेर को 
किन्नरियो के साथ कद करके उन्हें इस तरह तड़पाऊँगा कि उनकी सारी सुदरता नष्ट हो 
जायगी या अपने अतुल पराक्रम से ईशान को उरुके सेनापति के साथ पकड़कर उनके 
साथ यूद्ध करके उन्हें जीत लूगा; पृथ्वी को सभी पहाड़ों के साथ, कुम्हार के चक्र के 
समान घुमाकर उसके गर्भ की सभी चोजों को उगलवा दूंगा या इस लंका के राक्षसों 
को समुद्र में डुबोकर सबका नाश करके सारी लंका को छान डालूंगा । जब में इतना 
सब करूँगा, तभी सभी देवता (मेरे सामने) भूककर, सीताजी को दिखायेंगे; या राघव 


० 


स्वयं दया करके संसार का नाश करने से मुझे रोकंगे । 
६. हनुमान की सीता से मेंट 

इस प्रकार निश्चय करके हनुमानू उस भवन के शिखर पर चढ़ गया । उसने 
निकट ही स्थित वायू तथा सूर्य-किरणों के लिए भी अभेद्य अशोकवन के एक प्रांतर भाग 
में अत्यंत समृद्ध हेम-वर्ण के अद्योक-वृक्ष के नीचे एक स्त्री को देखा । वह ब्रतों के अनु- 
प्ठान के कारण क्लान्त हो गई थी; शोक से कृश हो गईं थी, अत्यधिक दुःख से दबी 
हुई थी; वेदता से दग्ध थी; अनवरत भरनेवाले अश्वुजल में डूबी हुई थी; विरहाग्नि 'में 
तप्त थी; कपट आचरण का शिकार बनने से मर्माहत होकर सूख-सी गई थी; जीवन के 
प्रति विरक्त-सी हो गई थी और उसके चीर मैले हो गये थे । वह भगवान्‌ को मन-ही- 
मन कोसती हुई, दुःखों का सहन करती हुईं, अपने को असहाय समझकर धेर्य त्यागी हुई, 
सूर्य की प्रचंड रश्मि से सूखी नव-लता के समान, धुएँ से घिरी हुई दीप-शिखा के समान, 
बादलों की पंक्ति के मध्य दीखनेवाली चंद्र-रेखा के समान, पाले से आहत पद्मिनी के समान, 
मार्जारों के मध्य रहवेवाले तोता पक्षी के समान और व्यात्रों के मध्य फैंसी हुई गाय के 
समान, दुर्वार घोर राक्षसों के मध्य बड़े उदास भाव से एक हथेली पर कपोल रखें बैठी हुई थी । 
ऐसी मुद्रा में बेठी हुई आभूषणों से युक्त वेणी से आच्छादित जंघावाली, मलिन अग्ोंवाली, गदुगद 
कंठवाली, उष्ण निशवास छोड़ती रहनेवाली, सतत उपवाप्त करनेवाली विशालाक्षी, जनक की पुत्री 
तृथा जगन्माता सीता को हनुमान्‌ ने देखा । उद्ने तुरंत तोचा किये कदाचित सीता ही हों । 


१9५८, रंगना/ाथ एरायायण 


इस प्रकार सोचकर उसने मन-ही-मन राम तथा लक्ष्मण को बड़ी भक्ति के साथ 
प्रणाम किया; बड़े उत्साह से देवताओं की प्रार्थना की और बड़े हर्ष से उस भवन से नीचे 
उत्तर आया । उसके पश्चात्‌ उसने एक अगुप्ठ-मात्र का आकार ग्रहण किया और उस अशोक- 
वक्ष के पास पहुँचकर उसपर चढ़ गया । बालक के रूप में बट-वृक्ष के पत्रों में शयन क रने- 
वाले विष्णु के समान, वह श्रेष्ठ वानर उस वृक्ष की घनी शाखाओं में बड़ी कुशलता के 
साथ छिपकर बैठ गया और (उस पुण्यात्मा ने) बड़े ध्यान से उस विशालाक्षी को बार- 
बार देखने और सोचने लगा--ऋष्यमृक पर्वत पर जिन आभूषणों को मेने देखा था, उनमें 
और इनके शरीर पर दीखनेवाले आभूषणों में समानता दीखती है । अतः, यह पत्मगंधी, 
काकुत्स्थवंशी राम की पत्नी ही होगी । इस प्रकार सोचकर वायु-नंदन ने और एक बार 
सीता को ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि उस रमणी के अंग, कर्ण-भूषण, मणिमय कंकण 
तथा सुनहले वस्त्र, ठीक उसी प्रकार के थे, जैसे कि राम ने बताया था । उसके अतिरिक्त 
उसने उस नारी-रत्न में विरहृ-व्यथा से पीड़ित होनेवाली स्त्रियों के लक्षण, पतित्रत्ता 
तारियों के शुभ चिह्न और निपुण मानव-स्त्रियों के सभी चिहक्ल देखे। साथ-ही-साथ उसने 
यह भी देखा कि वह साध्वी राम का नाम लेकर कुछ प्रलाप कर रही है । इन सब बातों 
पर कुछ समय तक विचार करने के पश्चात्‌ उसने निश्चय किया कि ये सीता ही हैं । 
फिर उनका विवर्ण मुख, कृंश गात्र, बिखरे हुए कंश, उनकी दुर्देशा, उनका विलाप तथा 
उनकी दीनता देखकर वह मन-ही-मन बहुत दु:ःखी हुआ और विचार करने लगा--चँंद्र से 
बिछड़ी हुई चंद्रिका की भाँति यह चंद्रमुखी रामचंद्र से विलग होकर क्या रह सकती है? 
क्या इस रमणी से बिछुड़कर राम रह सकते हे ? यह बड़े ही आश्चर्य की बात हैं कि 
इन दोनों के कुल, शील, दाक्षिण्य, गुण, वय, धर्म, तथा सुंदर रूप एक समान हैं। अतः 
राम के लिए यह रमणी तथा इस युवती के लिए राजा राम स्ंथा उपयुक्त हैं । इस 
कांता के लिए ही तो सूर्यकुलाधिप ने शिव का धनुष ईख की तरह तोड़ा था । जब ये 
पीड़ित हुई, तब बड़ी कठोरता के साथ उन्होंने उस कपटी कौए को दण्ड दिया था । जिस 
विराघ ने पहले इनपर आक्रमण किया था, उसका वध किया था । इन्ही के लिए उन्होंने 
शरपपंणपखा के नाक और कान कटवाये; खर और दृषण आदि राक्षसों का संहार किया; 
मारीच को मृत्यु के मुह में भेजा; वालि को एक ही हर से मार डाला और कपियों को 
चारों दिद्ञाओं में भिजवा दिया । में उन कपियों में अपने को बड़ा बलवानू समभकर, 
उम्र पुण्यात्मा काकुत्स्थवंशी राम के सामने यह कार्य-भार अपने ऊपर लेकर, अंगद आदि 
वांनरों के साथ में यहाँ आया । अपने पुण्य-फल के प्रताप से और अपनी इच्छा के अनुसार 
ही इस पुण्य सती को में यहाँ आकर देख सका । भयंकर असुर-स्त्रियों के मध्य, यातनाओं 
में पड़ी हुई इस स्त्री-रत्तन को में अपना रूप किस प्रकार दिखाऊँ ? किस प्रकार में इससे 
वार्तालाप करूँ ? इस पुण्य साध्वी को कंसे सांत्वता दूं ? किस प्रकार प्रभू को यहाँ की 


दशा सुनाऊं ?* 


७. सीता से रावण का प्रलाप 
हनुमान्‌ मन-ही-मत इस प्रकार की जिताओं से व्याकुल होता रहा । वहाँ रावण जानकी 


खसुन्दरकाोड प्र 


क॑ संबंध में सोचते-सोचते संतप्त हो उठा । वह बड़े तड़के ही उठा, तो उसका चित्त काम- 
देव के प्रभाव से उद्विग्न होने लगा । उसने सन्दर ढंग से दिव्य मालाएँ धारण कीं, शरीर 
पर दिव्य गंध का लेप किया । दिव्य आभूषणों से अपने शरीर को सजाया । चारों दिद्याओं 
में अपनी शोभा को विकीणं करनेवाला मुकुट मस्तक पर रखा और चन्द्रहास (खड़ग) को 
भी साथ लेकर वह अद्योक-वन की ओर चल पड़ा । उसके पादव॑-भाग में अप्सराएँ, अपने 
मणिमय कंकणों को क्वणित करती हुई चामर डला रही थी; गंधर्वे-युवतियाँ अपने -घन- 
कुचों पर के हारों को चंचल करती हुई पंखें भल रही थी; किन्नर-रमणियाँ -छत्र पकड़े 
हुए अपने कुच-मूलों की शोभा प्रकट कर रही थी; यक्षब-युवतियाँ अपनी बाहुओं तथा 
पारवे-भागों को प्रकट करती हुई हस्त-वाहिकाओं के रूप में जा रही थीं । दोनों ओर 
गरुड़ की स्त्रियाँ परिमल जल तथा मद्य के पात्र लिये हुए चल रही थी । भीड़ में कुचल 
त्त जाये, इस भय से नाग-कन्याएँ आगें-आगे जा रही थी । विद्याधरो की स्त्रियाँ वीणा 
आदि वाद्यों के साथ कर्णमधर स्वर में गान कर रही थी । रावण के गण तथा ओऔजन्नत्य 
के अन॒ृतार सिद्धो तथा साध्पों की रमणियाँ एकत्र होकर उसका गृणगान कर रही थ्री; खड़गपाणि 
राक्षस-स्त्रियाँ बड़े उत्साह से उसके पीछे-पीछे चल रही थीं। इस प्रकार परिजनों -को साथ 
लेकर सहख्तरों मशालों के प्रकाश में बादलों के पीछे चलनेवाली विद्युल्लता के समान मंदो 
दरी को साथ लिये हुए रावण चला। उसकी अन्य स्त्रियाँ भी उसकी सेवा- में लंगी हुई 
उसके पीछें-पीछे जाने लगीं । उसके बलिष्ठ पदाघात से पृथ्वी काँपन लगी । भीड़ के परि- 
हास की ध्वनि से आकाश गूजने लगा । स्त्रियों की मेखलाओं, नृपुरों तथा मणिमग्न 
आभूषणों का कलनाद कणंपुटों को मधुर लग रहा था। इस प्रकार, उनींदी दृष्टि 
से, कनक-केयूरों से अलंकृत बाहुओं से, पृथ्वी पर लोटनेवाले बस्त्रों से, अत्यधिक मुरभाये 
हुए वदन से तथा अत्यंत भीषण आकार में रावण सीता के सामने आकर खड़ा हुआ । 
उसे देखते ही सीता दिग्श्रान्त-ली हो गईं । अपने मन में उन्होंने रघुराम का स्मरण 
किया और अपनी जाँघें, उदर, कुच-ह्य, और सुंदर हाथों को अपने बस्त्रों से अच्छी, तरह 
ढक लिया और बाघ द्वारा देखी हुई हिरणी की भाँति सिकुड़कर बैठ गईं । ऐसी साध्वी 
को देखकर अपने मद के प्रभाव में आकर रावण बोला--हे सुंदरी, तुम अपनी क्षीण 
कटि को क्‍यों छिपा रही हो ? अपना सुंदर मुख क्‍यों नीचे भूका रही हो ? हैं अबले 
मनन्‍्मथ की पीड़ा से त्रस्त हुए मुझे तुम अपने क्ृपा-कटाक्ष से बचाओ । परस्त्रियों को बलात 
अपने वश में कर लेना हमारी जाति के धर्म के अनुकूल ही है । फिर भी में कंवल तुम्हारी 
कृपा-दृष्टि का आकांक्षी हूँ । मेरी बातें ध्यान से सुनो। इस हीन दशा में तुम क्‍यों रहती हो ? 
कदाचित्‌ तुम सोचती हो कि राम अपने भाई के साथ भयंकर-वन को पार करके 
यहाँ आयगा और समुद्र पर पुल बाँधकर अपने अतुल पराक्रम से मुझे जीतकर, तुम्हें छड़ा- 
कर ले जायगा । यह असंभव है । इन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओं के लिए भी यद्ध में 
मुझपर विजय पाना असंभव है । हे कमललोचनी, अब तुम इस पागलपन' को छोड़ो 
मेरी भुज-शक्ति के सामने मनुष्य की शक्ति ही क्‍या है ? अनाथों की भाँति पर्वतों तथा 


जंगलों में भठकते हुए, कष्ट सहनेवाले एक शक्तिहीन सानंव का स्हवास क्यों चाहती हो.? 


०३4 एणनाथ एयायण 


हैं सुंदयी, तुम मुझे अपनाकर राज्य-सुख क्‍यों नहीं भोगती ? चाहे इन्द्र हो, यम हो, 
वरुण हो या कुबेर हो; अग्नि, नेऋत, वायु या ईशान ही क्‍यों न हों, कोई भी मेरी लंका 
को जीत नहीं सकता । क्‍या किसी मानव के लिए लंका की ओर दृष्टि डालना भी संभव है ? 
अब राम कहाँ है ? वह यहाँ कैसे आयगा ? आकर लंका में प्रवेश करेगा किस ढंगसे ? 
प्रवेश करके भी विना भयकंपित हुए मेरा सामना करेगा कैसे ? सामना करके भी मेरे 
साथ लड़ेगा कैसे ? लड़ेगा भी, तो मेरी शक्ति को किस प्रकार सहन कर सकेगा ? 
सहन करेगा भी, तो कबतक कर सकेगा ? इसलिए, ये सब बातें असंभव हैँ । उन 
बातों को छोड़ दो । रावण इस प्रकार राम की निंदा करते हुए कर्णकटु शब्द 
कहता रहा । 
र. सीता का रावण की निंदा करना 


तब सीता ने अत्यंत क्रुद्ध होकर एक तिनका ऐसा तोड़ा, मानों वें इसकी घोषणा 
कर रही हो कि तुम अवश्य राम के हाथों से नाश को प्राप्त होगे । फिर वे उस तृण 
को हाथ में लेकर उसे संबोधित करके कहने लगी--हे पापी, मेरे पति को धोखा देकर 
तुम मुझे अपनी लंका नगरी में ले आये हो । इसे बहुत बडा पराक्रम मानकर तुम क्यों गर्व 
कर रहे हो ? इसे महान्‌ कार्य समभकर क्यो प्रलाप कर रहे हो ? पराई स्त्रियों के साथ 
समागम चाहनेवालों का ऐश्वयं नष्ट हो जाता हैं और उनकी आयु भी क्षीण होती है । 
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो औचित्य तथा धर्म का विचार करके मुझे राम के 
पास पहुँचा दो । इसके विपरीत यदि दुर्बृद्धि के वश में पड़कर तुम मुझे ग्रहण करना चाहोगे, 
तो कोदण्ड-दीक्षा-गुरु राजा राम के हाथों से मारे जाओगे । यह निश्चित हैं । तुम अपने 
मन में यह मत समझो कि वे वनवास के कारण क्ृश-गात्र, दुबंल, अनाथ, राज्यहीन, असहाय 
हो गये हे और वे मनुज-मात्र है । क्‍या उन्होंने दंडकवन में चौदह सहसख्र भयंकर राक्षसों 
को नहीं मारा ? दण्डधर के उद्दण्ड दण्ड के प्रताप को मात करनेवाले तथा सूर्य-किरणों 
के भयंकर गये को भी परास्त करनेवाले राम के असंख्य रण-भीषण-बाण जिस दिन तुम्हारी 
लंका में व्याप्त होंगे, जिस दिन वे बाण तुम्हारे वक्षःस्थल में गड़ेंगें, उसी दिन तुम अपनी 
'तथा राम की शक्ति का अनुभव कर सकोगे ।. में अब उसके संबंध में क्यो कहूँ ? जैसे 
कुहरा सूर्य का सामना करने पर नष्ट हो जाता है, जैसे भेड़ा पहाड़ से टक्कर लेने से 
नष्ट हो जाता है, जैसे मच्छर मत्त गज का सामना करने से पिस जाता है, जैसे नाला 
समुद्र का सामना करके अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही तुम भी यदि अपनी और 
उनकी शक्ति: की तुलना किये विना ही राजा राम के साथ भिड़ जाओआगे तो तुम भस्म 
हो जाओगे । भला, तुम क्‍या देखकर इठला रहे हो ? सूर्यवंश के तिलक (राम) 
इस प्रकार तुम्हें इस पृथ्वी पर थोड़े ही रहने देंगे ?' 

इन बातों. को सुनकर रावण अत्यंत रोष से जानकी को देखकर बोला-- मेने 
तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे श्रेष्ठ शक्ति का वर प्राप्त किया हैं, इन्द्र से लेकर 
सभी देवताओं को परास्त किया है; शिवजी के साथ समस्त कैलास पव॑त को उठाया हैं; 
बड़े साहुस के साथ सभी ऊध्वे लोकों को जीता है; पाताल के निवासियों को परास्त किय़ा है 


छुन्दुर्काड रं२३ 


और संसार में महान्‌ उन्नति प्राप्त की है । अपने पिताजी द्वारा निर्वासित एक मूर्ख, निरुपाय तथा 
तपसवी का जीवन व्यतीत करनेवाला एक साधारण मानव क्‍या मेरे-जैसे व्यवित के सामने 
टिक सकता हैं ?' 

इस प्रकार जब रावण राम की निंदा करने लगा, तब सीता उमड़तें हुए क्षेम से, 
व्याकुल एवं दुःखी होकर, गदगद कंठ से विलाप करने लगी। जानकी का दुःख देखकर देव तथा 
गंधर्वे-स्त्रियों का भी घैय॑ जाता रहा और वे भी रोने लगी। रावण का घमंड तथा 
सीता का दुःख देख अनिलकुमार हनुमान्‌ क्रोधाग्नि में संतप्त होने लगा और तुरंत 
मन-ही-मन उस दुष्ट राक्षस पर भपटने का विचार करने लगा । उसने सोचा--यदि 
में इसका वध करने में समर्थ होऊँ तो में अपने प्रभु को भूमिसुता (सीता ) का 
कुशल-समाचार सुना सकता हूँ । किन्तु यदि में अपनी समस्त शक्ति खोकर, युद्ध में, 
देवताओं कं शत्रु (रावण) के हाथो मारा जाऊँ, तो राम को किस प्रकार लंका का पता 
लगेगा ? लंका का पता न जानने से वे स्त्री के वियोग में अत्यधिक पीड़ित होंगे; लंका 
में सीता की उपस्थिति तथा मेरी मृत्यु, इन दोनों का समाचार वे जान नही पायेंगे, तो वे 
निदान अपने प्राण-त्याग कर देंगे । मेरे सारे किये-करायें पर पानी फिर जायगा । साथ-ही- 
साथ इससे मेरे प्रभु के काय॑ की हानि ही होगी । इसलिए ऐसा कार्य मुझ अब नहीं करना 
चाहिए । यों सोचकर घधैये के साथ हनुमान्‌ उसी पेड़ पर बैठा रहा । रावण ने काम, 
क्रोध, भय तथा दृढ़ता के साथ जो बातें कही, उनसे भयभीत न होकर सीता ने सब स्त्रियों 
के सामने ही अत्यंत कठोर वचनों से रावण की निदा की । उनकी बातें सुनकर दनुजेश्वर 
दुष्ट भावनाओं से अभिभूत-सा हो गया । उसकी भृकुटियाँ कुटिल हो गई; उसके चंचल 
नेत्र रक्‍्तवर्ण के हो गये । प्रज्वलित, चंचल एवं भयंकर प्रलयकालीन लोक-संहारक अग्नि 
की भाँति वह क्रोध से भभक उठा । उसने भयंकर हुंकार किया और क्रर तथा नीति-रहित 
हो साध्वी सीता को त्रास देने के लिए सन्नद्ध हो गया । 


९, मन्दोदरी का रावण को उपदेश 


तब धन्यात्मा मंदोदरी रावण के पास पहुँचकर बोली--हे नाथ, ऐसा अन्यायपूर्ण 
कार्य आप क्‍यों करते है ? सीता अबला है; मानिनी है; मानव की स्त्री है; इसके ऊपर 
मोहित होकर ऐसा क्रोध क्‍यों करते हैं ? हमारे अंतःपुर में जो सुंदरियाँ हैं, उनमें से यह 
किसकी बराबरी कर सकती है ? आप मेरे साथ सूख भोगिए। आपका यह कार्य आप- 
जसे व्यक्ति के लिए नीतिसंगत नहीं है ।' 

मंदोदरी की बातें सुनकर रावण लज्जित तथा क्षुब्ध हो गया । फिर भी उसने 
सीता के निकट रहनेवाली दीघेकाया, भयंकर आक्ृतिवाली, निष्ठुर वचन कहनेवाली, सतत भगड़ा 
करनेवाली, क्र स्वभाववाली और विक्वत शरीरवाली भयंकर हयास्या, हरिजटा, त्रिजटा तथा 
महोदरी नामक राक्षसियों को बुलाया और उनसे निर्लज्ज होकर कहा--दो महीनों के भीतर 
तुम इसे प्रिय वचनों से, या धमकियों से, या भयभीत करके अथवा त्रास देकर ऐसा बनाओ कि 
यह मेरी बात मान ले । यदि यह न माने, तो तुम सब इसका वध करके प्रीतिपृर्वक इसका 
मांस खा लेना ।। यह कहकर वह राक्षसराज अशोक-वन से अपने अंतःपुर को चला गया। 


सर रंगनाय एयायरोी 
१०. राक्षसियों का सीता को दुःख देना 


इसके पदचात्‌ दानव-स्त्रियाँ अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से जानकी को समभाने 
लगीं--है सीते, तुम रावण को अपना लो । एक राक्षसी हाथ में झूल लिये उन्हें धमकी 
देने लगी--राम इस लंका की ओर ताक भी नहीं सकेगा; इसलिए तुम उसकी आशा 
छोड़ दो ।' एक नीचबुद्धिवाली कहने लगी - इस प्रकार क्‍यों कष्ट भोग रही हो ? 
दानवेश्वर को वर लो; अन्यथा में तुम्हारा वध कर डालूगी । एक राक्षसी बीच ही में 
रोककर बोली--खड्ग लाओ, हम अभी इसका सिर काट डालें और इसका मांस मधु में 
ड्बोकर चर्खें।! उसका समर्थन करती हुई एक दूसरी राक्षसी ने कहा--ठीक है, यही करो।' 

इस प्रकार धमकी देनेवाली राक्षसियो को देखकर भूमिसुता, कुमृदनयनी सीता 
मन-ही-मन क्रोधित एवं दुःखी हुई और आँसू बहाती हुई गद्गद कंठ से धमकानेवाली उन 
स्त्रियों को देखकर बोली--क्या दानव और मानव में कही दांपत्य निभ सकता है, तुम 
सब मिलकर ऐसे अपशब्द कह रही हो, क्‍या यह तुम्हारे लिए उचित है ? जैसे चद्विका, 
चंद्र से बिछड़कर नहीं रह सकती, जैसे प्रभा सूर्य से बिछुड़कर नहीं रह सकती, वैसे ही 
राम से बिछड़कर नहीं रह सकती । मेरे प्रभु भले ही दीन रहे, राज्यहीन रहें तो भी 
मेरे इष्ट देवता है । में भी जलधि (लक्ष्मी) के समान, पार्वती के समान, वाणी के 
समान, पौलोमी के समान, साविन्नी के समान तथा रति के समान पतिकन्नता की निष्ठा 
अपने पति राम की ही आराधना करूँगी । तुम चाहो, तो मेरा वध कर डालो, तेज 
खड़्ग से मेरा सिर काटना चाहो, तो काट दो । में केवल राम के सिवा और किसी को 
स्वीकार नही कर सकती । में श्रम में डालनेवाली तुम्हारी बातों में कभी नहीं आऊंगी । 
अब तुम इन बातों को छोड़ दो ।' 

सीता की बाते सुनकर सभी राक्षसियाँ क्रोध से भभक उठीं और मदमत्त हो सीता 
को विविध प्रकार से पीड़ा देने लगी । तब सीता धूलि-धूसरित हो पृथ्वी पर लोट गई 
और उनकी काली नागिन की-सी वेणी बिखर गई । वह उत्तम स्त्री पृथ्वी पर पड़ी हुई, 
उसासें भरने लगी । वे ऊँचे स्वर में बार-बार, हाय लक्ष्मण', हाय राम, हाय माता 
कोसल्या', कहकर रोने लगीं । 


ब्क रस »# 


११. ब्रिजठा का स्वप्न 

त्रिजटा सीता का संताप न देख सकने के कारण वहाँ से उठकर चली गई और 
किसी एकांत स्थान में जाकर सो गईं । सोते-सोते एक स्वप्न देखकर वह जाग पड़ी । 
उसने सभी राक्षस-स्त्रियों को देखकर कहा--हे नारियो, मैने एक स्वप्न देखा है, उसे 
में तुम लोगों को सुनाऊँगी; ध्यान से सुनो । मैने स्वप्न में देखा कि राम एक हाथी पर 
चढ़कर आ रहे हैं; उनके पीछे-पीछे लक्ष्मण, उनके सेवक के रूप में आ रहे हैं । फिर मेने 
देखा कि वह पृथ्वीपति इस कोमलांगी को उस गज पर बैठाकर ले जा रहे हैं । फिर 
' मेत्रे देखा कि रामचंद्र का राजतिलक हो रहा है और ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा 
कर रहे हें । इतना ही नहीं, मेंने यह भी देखा कि रावण सुंदर पुष्पक विमान से चकराकर 
पृथ्वी पर गिर गयें हैँ । तब नीलांबर धारण किये हुई एक युवती एक भयंकर खड्ग लेकर 


छुन्द्रकांड ५५८ 


गिरे हुए रावण के तिकट पहुँची और उसने उनके सिर काट डाले है । फिर उसने बड़े 
बड़े गधे जूते हुए रथ में उन्हें रख दिया और उस रथ को दक्षिण दिशा की ओर ले गई। 
उसके परचात्‌ मेने देखा कि कुंभकर्ण एक ऊंट पर चढ़कर दक्षिण की ओर जा रहा है । 
सुंदर ढंग से विलसित होनेवाले अपने तोरणों के साथ, लंका समुद्र में डूब गई हैं । सभी 
राक्षस तैल-धाराओ में डबे हुए पड़े हैं । विभीषण घवल छत्र धारण करके एक हाथी पर 
विनय से बेठा हुआ है । इसलिए हें दानवियो, अब रावण का मरण, और रघुराम की विजय 
निश्चित ही समझो । अतः, तुम इस भूमिसृता को न अपछब्द कहो, न उन्हें सताओ ही । 
तुम सब अब यहाँ से हट जाओ ।” उसकी बातें सुनकर सभी दानवियाँ वहाँ से हट गईं 
और थकी रहने कारण जाकर सो गईं | 


उस समय सीता भय तथा दुःख से काँपती हुई, दो मास में उन्हें मार डालने की जो 
आज्ञा रावण ने दी थी, उसके बार-बार स्मरण से ही भयभीत हो उठी । वे अशोक-वृक्ष कीं 
शाखा के सहारे उठकर खड़ी हुई, और अपनी चंचलता के कारण वन में मार्ग खोई हुई 
बालिका के समान विलाप करने लगीं । वे कहने लगीं--हाय भगवान्‌, करता के साथ 
यहाँ बंदी बनाकर मु्भे इस प्रकार दुःखी बनाना, क्‍या तुम्हारे लिए उचित है? क्‍या ब्रह्मा ने 
मेरे भाग्य में यही लिखा है कि में इस पापी देत्य के हाथों मरूँ ? ऐसा न होता, तो 
राम दण्डक वन में क्‍यों आते ? स्वर्ण-मृग मुझे भ्रम में क्यों डालता ? यह रावण मुझे बंदी 
बनाकर दुःख ही क्‍यों देता ? किन्तु में अपने बारे में क्‍यों सोचू ? चंद्र के समान मुख- 
वाले, लोक-रक्षण-कार्य में तत्पर रहनेवाले, मेरे प्रभु रामचंद्र न जाने घोर वन में सौमित्र 
के साथ किस प्रकार दुःख से पीड़ित होते होंगे और कैसी द्ुरवस्था भोग रहे होंगे ? पता 
नही, उनकी क्‍या दशा होगी ? न जाने, वे शूर यहाँ कब आयेंगे, कब इस नीच राक्षस 
का गये चर करेंगे, और कब मुझे अपने साथ ले जायेंगे । ये सब कार्य कब सिद्ध होंगे? 
और कैसे सिद्ध होंगे ? इस दुरात्मा के हाथों मरने से स्वयं मर जाना में अच्छा समभती हूँ ; 
किन्तु मुर्के पर दया करके विष लाकर देनेवाला भी यहाँ कोई नहीं है । है राम, 
हें धर्मं-निरत, मेरा पातिब्रत्य आज खिन्न हो गया है | में अब आत्मघात कर लूंगी ॥ 
इस प्रकार कहती हुई वे अपने कंशो को कंठ में बाँधकर अपने प्राण देने का उपक्रम करने 
लगीं । इतने में उनका वाम-नेत्र मछलियों के स्पर्श से हिलनेवाले कमलों के समान फड़कने 
लगा । मलयानिल से चंचल होनेवाली वन-लता के समान उनकी वाम भूजा फड़क उठो | 
मत्त गज की सूँड़ की भाँति उस रमणी की बाई जाँघ भी फड़क गई। भयंकर राहु 
से मुक्त कुमुद-बंधु- (चंद्र) के समाव उनका सुखचंद्र दीप्त हो उठा । जब इस प्रकार 
शुभ शकुन दीखने लगे, तब गजगामिनी सीता ने अपने दुःसाहसपूर्ण निश्चय का त्याग कर 
दिया । वे रामचंद्र का, उनको भाइयों का, तथा अपनी सासों का स्मरण करने लगीं । 
राक्षसों के द्वारा दिये गये कष्ठों से बहुत ही क्लान्त होकर वे अपनी दयनीय स्थिति का 
विचार करके दुःखी होने लगीं । ह 


१२. हनुमान्‌ का सीता को राघवों का वृत्तांत सुनाना 
हनुमान ने सोचा कि इस साध्वी का दुःख शांत करने का यही अच्छा अवसर हे । 
रे 


स्य्कष रंग्नाथ रायायपी 


यो सोचकर वह वृक्ष पर बैठे-बैठे ही रविकुल की रीति तथा राम के पौरुष की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करने लगा । उसके पश्चात्‌, यह सोचकर कि यह साध्वी वानरों की भाषा तथा 
ग़ीर्वाण (संस्कृत )-भाषा कदाचित्‌ जानती न हो, उसने मानवों की भाषा में उनको संबोधित 
करके कहा--हे भूमिसुते, हे पुण्यसाध्वी, इस प्रकार आप दुःख क्‍यों कर रही हैं ? आपके 
प्रभु सकुशल हे । जगदीश्वर, राजा राम समुद्र पार करेंगे और रावण का संहार करके अपने 
साथ आपको ले जायेंगे । यह सत्य है । अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी महान्‌ महिमा 
प्रकट करते हुए रामचद्र माल्यवंत में रहते हे और अनेक वानस्-सेनाएँ उनकी सेवा 
में लगी हैं । 

इन वचनों को सुनकर सीता ने सोचा कि यह कोई आकाशवाणी है । उन्होंने 
तुरन्त अशोक-वुक्ष की ओर सिर उठाकर देखा । तब उन्होने सुन्दर नील मेघों के भीतर 
दीखनेवाले बालचंद्र के समान तथा विद्युत्‌ के समान, उस वक्ष की शाखाओं के मध्य, 
लघुरूप धारण किये बैठे एक वानर को देखा । तुरंत वे दुःखी होकर कहने लगीं--हाय 
मेने स्वप्त में एक बंदर को देखा है । भगवान्‌ करे कि इस स्वप्न का अशुभ फल काकुत्स्थ- 
वंशजों को न मिले । फिर, उन्होने इन्द्र आदि सभी देवताओं, बहस्पति, अग्नि तथा सभी 
लोक-पालकों की बड़ी भक्ति से प्रार्थना की । 

इसक बाद वें सोचने लगीं--हम जिसके संबंध में बार-बार सोचते रहते है, या 
जिसके विषय में प्रायः सुनते रहते हे, वे ही स्वप्न में हमें दिखाई देते हे । में अपने मन 
में राघव के सिवा और किसी विषय के संबंध में सोचती ही नही हूँ । पृण्यात्मा मेरे 
प्रिय श्रभू, सूर्यवंशज, विमल चरित्रवान्‌ राम से बिछुड़कर विरहाग्नि में तप्त रहने तथा 
भयकर राक्षसियों के द्वारा प्राप्त दुःखों से पीड़ित होने के कारण में दिन-रात निद्रा 
वंचित रहती हूँ । किन्तु विना निद्रा के यह स्वप्न कैसे हुआ ? से और एक बार ध्यान 
अज्योक-वृक्ष की ओर देख ।' 

इस प्रकार, विचार करके उन्होंने अपने मुख-कमल को धीरे से ऊपर उठाया और 
बार-बार हनुमान्‌ को देखा | फिर सोचने लगी--यह कैसे आइचय की बात हैँ कि कोई 
बदर इस वृक्ष पर कही से आकर बेठा है। मानव के समान सदर ढंग से इसने मेरे 
पतिदंव का कुशल-समाचार सुनाया है और बार-बार प्रिय वचन बोल रहा है । भला, 
कही वानरों में ऐसी बातें संभव है । कई प्रकार से विचार करने पर ऐसा लगता है कि 
यह कदाचित्‌ राक्षस की माया ही हैं । ऐसा सोचकर वे प्रत्यत्तर दिये विना चुप रही। 


१३. हनुमान्‌ का सीता को राम की अँगूठी देना 
तब पवनकुमार समक गया कि सीता मेरा विश्वास नहीं कर रही है । इसलिए 
वह पेड़ सं उतर आया और बड़ी भक्ति के साथ सीता को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
कहने लगा--ह कल्याणी, आप मेरा विश्वास कीजिए आपको आपके पति से मिलाने 
के लिए आया हुआ सेवक हूँ । आपको मुझ पर विश्वास हो जाय, इसी उद्देश्य से राम ने 
यह अँगूठी देकर मुझे भेजा है । इतना कहकर हनुमान्‌ ने राम की अँर्गठी उन्हें दिखाकर 
प्रणाम किया | तब सीता हनुमान्‌ को देखकर बोलीं--हे अनघ, निशाचरों की मायाओं से 


7 


से 
से 


उसुन्दश्कीड र्र 


सदा संतप्त रहने के कारण रघुराम को अँगूठी देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है । 
तुम कौन हो ? सूर्बकुलाधिप का रूप कैसा है ? उनके अनुज सौमित्र का रूप 
कैसा है ? मेरे प्रभू अब कहाँ रहते हैं ? उन्होने तुम्हें कौन-सा संदेश सुनाने के लिए 
भेजा है ? तुम किस प्रकार समुद्र पार करके यहाँ आये ? तुम इन सब बातों का उत्तर दो, 
ताकि मुझे विश्वास हो जाय । 


तब हनुमान्‌ सीता से इस प्रकार कहने लगा--हे देवी, वायुदेव के वर-प्रसाद से 
केसरी नामक एक कपि-श्रेष्ठ तथा अंजना देवी के पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ । मेरा 
नाम हनूमान्‌ है । इस पृथ्वी पर सुग्रीव नामक वानर-राजा का में विद्वस्त मंत्री हूँ । 
उनके भाई वालि ने उनके राज्य तथा पत्नी को उनसे छीन लिया था । तब से वे अपने 
चार मंत्रियों के साथ ऋष्यमूृक पर्वत पर रहते थे। दशकंठ जब कपट रूप से आपको लिये 
जा रहा था, तब मै आपका विलाप सुना और सिर उठाकर आपकी ओर देखते रहे । 
आपने भी हमें देखा और एक वस्त्र में बाँधकर अपने कुछ आभूषण पृथ्वी पर गिरा दिये । 
उन आभूषणों को सुग्रीव ने सुरक्षित रखा। उसके परचात्‌ रघुराम आपका अन्वेषण करत हुए 
अपने भाई के साथ पपा सरोवर के तट पर पहुँचे । उनको वहाँ देखकर सूर्थ-पुत्र ने 
उनका समाचार जानने के लिए मुझे भेजा । मेने जाकर उनकी सभी बातें जान ली और 
सुग्रोव की राम से भेंट करा दी । तब सूर्य-पुत्र ने राम को बड़ी भक्ति से आपके आभूषण 
दिखाये । उन्हें देख राम बहुत प्रसन्न हुए । उसके पदचात्‌ उन्होंने सुग्रीव के शत्रु वालि का 
संहार किया, और उपकार के भार से दबे सुग्रीव को कषियों का राजा अभिषिक्‍त किया । 
सुग्रीव राम को अपना प्रभु मानते हुए बड़ी भक्ति के साथ एक सेवक की भाँति रहने लगे। 
उन्होंने अनुपम बली दो लाख वानरों की सेना एकत्रित की और उनसे कहा--तुम लोग 
जाकर सीताजी का पता लगाकर आओ और साथ-साथ घमंडी राक्षसो के सैन्य-बल का भी 
पता लगाकर एक महीने के भीतर लौट आओ । उनका आदेश मानकर सभी कपि सब 
दिशाओं में निकल पड़े । आपका अन्वेषण करने के लिए अंगद आदि कुछ लोग दक्षिण 
दिशा में आये । हमने बहुत देशों में आपको दूढ़ा; पर कही आपका पता नहीं चला । 
तब हम अत्यंत दुःखी हुए । उस समय अरुण-पुत्र संपाति ने हमें लंकापुरी का मार्ग बताया। 
आपके दर्शनार्थ मेने अपने पराक्रम रो समुद्र को पार किया और आज सूर्यास्त के समय दूसरों 
की आँखें बचाकर इस नगर में प्रवेश किया । मेने अपना विश्ञाल रूप छोड़कर लघु रूप 
धारण करके सब स्थानों मे आपको ढढ़ा; पर कही भी आपको में देख न सका | निदान 
में यहाँ आ पहुँचा, जहाँ आपके दर्शन हुए | फिर भी, मुझे संदेह था कि आप रविकुलाधिप 
की पत्नी है या नहीं । किन्तु जगदीश राम ने आपकी जो आक्ृति मुझे बतलाई थी, वह 
आपसे मिलती-जुलती है; इसलिए मेरा संदेह दूर हो गया । अभी-अभी जब रावण यहाँ 
आकर आपने वार्त्तालाप कर रहा था, तब में यही था । मेने यह भी सोचा कि में अपनी 
अपार शक्ति से उससे युद्ध करू और उसका वध कर डालू । किन्तु, मेने यही उचित 
समभा कि पहले आपसे भेंट कर लू, और आपके प्राणनाथ का कुशल-समाचार आपको 


सुना दू' । उसके बाद रावण से भिड़ । मुझे अपने प्राणों का मोह तिल-भर भी नही है। 


सर्द रगना/ाथ एएयायर 


इतना कहने के परचात्‌ हनुमान्‌ ने राम का कद, उनकी अवस्था, उनकी आँखों का 


सौदर्य, कंठ का माधुय, मंद हँसी से युक्त मुख की शोभा, नखों की आक्ृति, उन्नत स्कृधों 
की सुदरता, कसी हुई कमर की मनोज्ञता, विशाल वक्ष की शोभा, कानों का रंग, चलने का 
ढंग, नाभि की सघड़ता, जाँघों की विशालता, करों की लालिमा. आदि शरीरके सभी लक्षणों 
का वर्णन किया । तत्पश्चात्‌ उसने उनके शोौय॑, धैर्य, ब्रह्मचयं, उनकी शक्ति दांति, संयम 
और क्षांति (क्षमा) उनकी शक्ति, यूक्ति, और पितृ-भक्ति तथा उनके शील “और बर्त्ताव 
आदि का वर्णन किया. । फिर उस पुण्यात्मा ने लक्ष्मण के रूप का भी वर्णन किया और 
तब राम की अँगूठी सीता को दी । | 
सीता ने आँएठी ली और उसे दखकर ऐसी आश्वस्त हुई, मानों उनको खोये हुए 
प्राण लौट आये हों । राम के दशतों से भी अधिक उस अँगूठो को देखकर वह रमणी 
आनंदित हुई । उन्होने उसे अपने वक्ष से ऐसे लगाया, मानों उसे अपने हृदय-रूपी सिंहासन 
पर- बिठा रही हो; उनकी आँखों से आनंद के अश्रु ऐसे बहने लगे, मानों वे उस अँगूठी 
को अध्य॑-पाद्य आदिदे रही हो । वे पुलकित गात्र से उसे देखकर ऐसी मूच्छित हो गईं, मावों 
धूप-दीप आदि दिखाने के पश्चात्‌ वे उसके (उस आंगूठी के) सामने साष्टांग प्रणाम कर रही हों । 
कुछ समय के पश्चात्‌ वें संभल गई और हनुमान्‌ को देखकर कहने लगी--- 
है कपिकुलोत्तम, हे राम-कार्य-तत्पर, हैं उपकार-निरत, हे लोकोन्नत-चरित्रवान्‌ू, हे पवनकुमार, 
तुमने मुझे प्राण-दान किया है । में तुम्हारा प्रत्ययकार कर नहीं सकती । काकृत्स्थतिलक 
की कृपा से तुम कल्पांत तक जीवित रहो । इस प्रकार आशीर्वाद देनेवाली जानकी को 
देखकर, महान्‌ पराक्रमी वायुपुत्र ने हाथ जोड़कर कहा--हे देवी, मेने आपकी वह कृपा 
प्राप्त की है, जो ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओं के लिए भी दुलंभ है । मेने आपके 
दर्शन भी कर लिये । मेरे लिए यही क्‍या कम है ?' 
तब सीता अपने प्राणनाथ तथा देवर का कुशल-समाचार पूछती हुई बोलीं-- 
है अनघ, अनुपम बलशाली रघुराम मुझसे बिछुड़कर क्‍या धैर्य के साथ रह रहे है? व तथा 
उनके अनुज क्‍या कभी मेरा स्मरण करते है ? क्‍या वे यूद्ध करने के लिए शीघ्र यहाँ 
आनेवाले हूँ ? तब हनुमान्‌ ने कहा--हे माता, अपने प्राणनाथ का वृत्तांत सुनिए । जिस 
दिन से वे आपसे जुदा हुए हूँ, वे सतत वेदना से पीड़ित रहते है; धरती पर सोरतें हे; 
निद्रा को तो वे जानते ही नहीं । मांसाहार भी उन्होंने छोड़ दिया है। वे सदा दण्डक- 
वन में आपके खो जाने की बात सोचते रहते हे । सिर किचित्‌ भुका लेते हे, लंबी साँस 
खींचते हे, आँखों में आँसू भर लेते है, मूच्छित हो जाते है, धरती पर गिर पड़ते हैं और 
चेतना लौटते ही उठकर चारों ओर शून्य दृष्टियों से देखने लगते हे और व्यथा से पीड़ित 
तथा व्रयाकुल होते हैं । कभी-कभी हाय सीता ! हाय सीता ! कहकर पुकारते है । सुमित्रा 
नंंद्रत जब उनकी यह दशा देखते हैं, तब वे भी दुःखी हो जाते है। जब वे दोनों आपके 
यहाँ रहने का समाचार सुनेंगे, तब तुरंत वहाँ से चल पड़ेंगे । वे म्‌भसे भी श्रेष्ठ, भयंकर 
आकारवाले; अभेद्य पराक्रमवाले; नग, शंग, तरु, नख तथा दाँतों को आयुधों के रूप में 
प्रयोग करनेवाले; सुग्रीव, नल, अंगद आदि भयंकर ब्रीरों को साथ लेकर, ससुद्र को लाँधकर 


सुनन्‍्दरकीड ध््र्९ 


किसी भी प्रकार यहाँ आयेंगे और आपको साथ लेकर अयोध्या जायेंगे । रावण रामके 
द्वारा युद्ध में मारा जायगा। आपकी इच्छा पूर्ण होगी । पर हे माता, इतना विलंब क्‍यों ? 
चलिए, स्वयं आपको अपनी पीठ पर लेकर, बड़े यत्न से समुद्र को लाँवकर प्रातःकाल होते- 
होते प्रभु के पास - पहुँच जाऊंगा ।* | 

. वायु-पुत्र के सद्गुणों से प्रसन्न होकर सीता बोलीं--होे पवनसुत, तुम अवश्य ही 
इस प्रकार करने की क्षमता रखते हो । सचमृच तुम्हारी शक्ति वैसी ही है । किन्तु, 
है अनघ, वक्िवाह- के दित से अबतक लोकप्रभु, रामचंद्र के सिवा अन्य पुरुष का स्पर्श 
स्वप्न में भी मेते नहीं किया । यह नीच रावण मुझे यहाँ उठा लाया है; उसके स्पर्श का 
दुःख ही मुझे सतत सालता रहता है । उसने दुस्साहस के साथ बलात्‌ मेरा स्पर्श किया । 
में अन्य किसी पुरुषों के स्पर्श की कल्पना भी नहीं करती । तुम मेरे प्राणताथ के विश्वास- 
पात्र अनुचर हो । फिर भी, में तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलना नहीं चाहती । लोग कहेंगे 
कि राम की पत्नी को धोखे से देत्य उठा ले गया था और राम भी उसी प्रकार उसे 
वापस ले आये, इश्लिए यह उचित नहीं है । पहले एक बार चित्रकूट में रहते समय राम 
मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे । उस समय आरे के जैसे तीक्षण नखोंवाला एक कौआ 
वहाँ आया और अवसर देखकर मेरे कुच के मध्य में चोंच मारी । जब (मेरे शरीर से) 
रक्त प्रवाहित होने लगा, तब सूर्यवंश-तिलक की निद्रा खुल गई । उन्होंने कोए पर एक 
बाण चला दिया । वह बाण ब्रह्मास्त्र बनकर बड़ी भयंकर शक्ति कें साथ उस कौए का 
पीछा करने लगा । तब वह कौओआ दुहाई देते हुए सारे संसार में चक्‍कर काटनें लगा । 
किन्तु कहीं, कोई भी उसे शरण देनेवाला नहीं मिला । तब वह फिर रामचंद्र की शरण 
में आया, तो शरणागतवत्सल होने के कारण उन्होने उसे शरण दी और उसकी एक आँख 
अपंने चलाये अस्त्र के लिए दिला दी । उस सर्यवंज्-तिलक ने मेरे लिए यह सब किया।” 


१४, सीता का संदेह 
है पवनकुमार, मेरा प्राणनाथ को स्मरण दिलाना कि उस दिन का वह प्रेम 
और उस दिन का वह अस्त्र, वे क्‍यों भूल गये हैं ? आज पति से बिछड़कर दस सहस्र 
प्रकार के क॒ष्टों का सहन करते हुए मुझे दस' महीने व्यतीत हो गये हें । तुमने मेरी दशा 
देखी, मेरे कष्ट देखें । किसी भी प्रकार अब ये सहे नहीं जाते । कभी कम न होने- 
वाले दुःखों को सहते हुए एक दित बिताना मेरें लिए एक समुद्र को पार करने के सवान है। 


॥ 


तुम मेरे प्राणनाथ से ऐसी नम्नता के साथ मेरी ओर से यह निवेदत करना कि उनके मन 
में मेरे प्रति दया उत्पन्न हो । तुम उनसे कहना कि मेरे पिता जनक ने यह विश्वास 
करके कि आप (राम) अपने वचन का भंग नहीं करेंगे, मुझे उनके हाथों में सौंपा था । 
अब मेरा हाथ छोड़वा उनके लिए उचित नहीं हैं| विवाह की वेदी पर, अग्नि-देवता को 
साक्षी बनाकर सदा मेरी रक्षा करने क्य वचन देकर वे मुझे ले आये । किन्तु, अब मेरी 
उपेक्षा करके उन्होंने मुके असहाय बना दिया है ॥ अपनी स्त्री को दूसरे के हाथ में खोकर 
चुप बेंठ रहता पौरुष नहीं कहलाता । इससे उनकी कीत्ति में कलंक लगेगा । इसका मंभेे 
बड़ा दुःख है । मेरें मन और. प्राण उन्हीं पर कैन्द्रित हैँ । 


र्‌रे० रंगनाशथ एयायण 


बिक 


“हें हनुमात्‌, तुम सौमित्र से मेरी ओर से ये बातें कहन।--तुम मुझे अपनी माता 
के समान मानते थे । अब मुभक्रो इस प्रकार भूल जाना और मेरी दशा का विचार नही 
करना क्‍या तुम्हारे लिए उचित है ? मेने तुम्हारे जैसे पृण्यात्मा को दण्डक वन में अपशब्द 
कहें थे, उसका फल में अब भुगत रही हूँ । अब विलब मत करो; दया दिखाओ ।' हे 
पवनकुमार, तुम अंगद, रविपुत्र तथा अन्य वानरनायकों से अवसर के अनुकूल मेरे 
विनीत वचन कहना, और किसी भी' प्रकार उन्हें रामचंद्र तथा लक्ष्मण के साथ यहाँ लें 
आना । में बड़े साहस के साथ एक मास तक तुम्हारे, आगमन की. प्रतीक्षा करूँगी । उसके 
परचात्‌ में जीवित नहीं <ह सकूगी । इस अवधि के भीतर तुम अवश्य रघुराम को किसी 
भी प्रकार से यहाँ ले आना । अब तुम शीघ्र यहाँ से जाओ ।” 

सीता के इत बचनों को सुनकर हनुमान्‌ विनम्र होकर बोले--हे माता, ऐसा ही 
होगा । में आपकी सभी बातें उनसे कह दंगा । अब आप आश्वस्त हो जाँय । हे देवी, 
मेने आपको रघुराम की अँगूठी ला दी थी । अब मे रिक्त हाथों यहाँ से जाऊँ, यह दूत 
के लिए उचित नहीं है । अतः, आप अपने चिक्त के स्वरूप में कोई रत्न दीजिए ।' तब 
सीता बोली--तुम देखने में इतने छोटे हो, तब इस विशाल समुद्र को किस प्रकार 
पार कर सकोगे ? महान्‌ बल तथा पराक्रम से पूर्ण अपना सच्चा रूप तुम मुझे दिखाओ। 
तुम्हारा निज रूप देखे विना में तुम्हें अपनी चूड़ामणि नहीं दूंगी ।' 

तब हनुमान्‌ ने अपना रूप इतना ऊँचा बनाया कि स,रा आकाश उनके शरीर पर 
व्याप्त हो गया । चमकनेवाले नक्षत्रों का समूह पहले उनके कंठ का मालती-मल्लिका का 
हार बना, फिर वक्षःस्थल पर शोभित होनेवाले रजत का हार बना और उसके पदचात्‌ 
उसके कटिआदेश को अलंकृत करनेवाली चॉँदी की क्षुद्र घंटिकाओं की मेखला बन गया । 
ऐसा अत्यंत भयंकर रूप धारण करके जब हनुमान्‌ सीताजी' के समक्ष खड़ा हुआ, तब वे मन 
ही! मत भयभीत हो गई और कहने लगी--हें अनुपम गात्रवाले, हे अंजनासूत, तुम्हारा 
यह रूप आइचयंजनक है । शीकघ्ष ही इस रूप का उपसंहार करो । यों कहकर उन्होने 
हनुमान्‌ की' प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया । उसका विद्व-रूप देखकर देवता भी 
उंसकी प्रशंसा करने लगे । फिर पवनपुत्र ने विष्णु के समान, उस विशाल आकार को 
छोड़कर लघु रूप धारण कर लिया । तब सीता ने बड़े स्नेह से हनुमात्‌ को अपने निकट 
बुलाया, अपनी साड़ी के छोर में बची हुई चूड़ामणि निकाली और बड़ी प्रीति से उसे 
हनुमान्‌ के हाथों में रखा । हनुमात्‌ ने बड़ी' भक्ति के साथ॑ उंसे ग्रहण किया और 
प्रणाम करके, उनकी' आज्ञा लेकर वहाँ से विदा हुआ । | 
| १४६, अशोक-वन का ध्वंस 
'. हनुमात्‌ ने सोचा-में अब रावण को अपने आगमन, का समाचार बताता हूँ । फिर, 
थोड़ी देर तक . सोचते के पहचात्‌ वन. का नाश करने के उद्देश्य से उसने शरीर बढ़ाया 
और॑.अपने उरू से उत्पन्न बवंडर (प्रचंड वायु) के धककों से उस वन के वक्षों को तोड़कर 
इंस प्रकार.-गिरा दिया, मानों वे (कपड़े के) ताने-बाने हों । फिर, नित्य अलंकृत उस अज्योक- 


वन में रहवेवाली! रमणीय अट्टालिकाओं को पृथ्वी पर गिरा दिया; . क्रीड़ा-गृहों को चुर-चूर 


छुन्द्रकांड २३९ 


कर दिया; वृक्ष की शाखाओं को तोड़ दिया; फूलों को भाड़ दिया और उनके सुगंधित 
मकरंद॑ की बिखेर दिया; नालों को नष्ट कर दिया; पुष्प-लताओं को तोड़ दिया; निकुंजों 
को छन्न-भिन्न कर दिया और तालाबों क जल को आलोडित करते हुए उसमें अच्छी तरह 
तैरनें लगा । हनुमात्‌ के इस भयंकर कृत्य के कारण पिक, बक, सारस, क्रौंच, कलहंस, शुक, 
शारिका, मयूर आदि सभी पक्षी आत्तंध्वनि करते हुए उड़ने लगे । तब वन के माली जाग 
पड़ें और हनुमान्‌ से युद्ध करने के लिए तैयार हुए । आकाश तथा दिगतों को अपने ग्जनों 
से गुंजायमान करते हुए वे हाथ में अनुपम करवाल लेकर हनुमात््‌ पर भपटे । हनुमान्‌ 
अपने नाम, अपने आगमसन-कारण तथा अपनी शक्ति का परिचय देकर बड़ी भयंकर गति 
से एक-एक राक्षस का संहार करने लगा । इस प्रकार, अनिलकुमार ने प्रथम युद्ध का प्रारंभ 
किया और अत्यधिक शक्ति से संपन्न आठ सहस्र घोर राक्षसों का सहज ही वध कर दिया 
तथा पृथ्वी पर शावों का ढेर लगा दिया । उसके पश्चात्‌ जब हनुमान्‌ ने गर्जन किया, तब 
सौता की रखवाली में नियुक्त राक्षसियाँ भी भयभीत हो गईं । उनका घैये जाता रहा । 
वे भागती हुई लोक-कंटक रावण के पास गई और कहने लगी--हे देव, आज एक वानर 
बैंडे साहस के साथ अशोक-वन में आया है । उसने कुछ समय तक वेदेही से बातचीत की 
और उसके पश्चात्‌ वह सारे वन को उजाड़ने लगा । उसने उद्यान की रक्षा करनेवाले आठ 
सहँस्त॒ राक्षगों का वध कर दिया हैं । वह राघव का भेजा हुआ लगता हैं। अन्यथा, जिस 
वृक्ष के नीचे सीता बैठी हुई है, केवल उस वृक्ष को छोड़कर सारे वन को उखाड़ फेंकने 
काँ.दूंसरा कारण क्‍या हो सकता हैं ? उसके संबंध में वैदेही से हमने पूछा भी, किन्तु उन्होंने 
अपनी अनभिज्ञता प्रकट करके सत्य को छिपा रखा । इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वानर 
राचव का दूत ही हैं। अब आप अवश्य अपनी शक्ति तथा पराक्रम से उसे पकड़कर दण्ड दीजिए।' 


१६. हनुमान्‌ का राक्षसों का वध करना 


इन बातों को सुनकर दानव३-लोक-प्रभु रावण आगनबबूला हो यया । उसकी' दृष्टि 
भयंकर॑ हो गई । उसकी आँखों से दीपशिखानसी, दीप्त लौ की भाँति अग्नि 
ज्वाला निकलने लगी । उसने तुरन्त अपने अस्सी हजार अत्यंत पराक्रमी राक्षस-वीरों को 
भेजा । वे बड़े उत्साह से, अपना प्रताप दिखाते हुए धनुष, अस्त्र, छूल,मुद्गर, गदा, तलवार 
आदि आयुों से युक्त हो, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो, गर्जन करते हुए निकले । 

इतने में सूर्योदय हुआ । पर्वताक/र हनुमान्‌ का उत्साह और भी बढ़ गया । वह 
मकर-तोरण पर चढ़ गया और चारों ओर से घेरकर आनेवाले तथा हास्त्रों के प्रहार से 
कष्ट पहुँचानेवाले राक्षस-वीरों को देखकर बड़े दप॑ के साथ बोला--हें राक्षसो, में महान्‌ 
शूर सुग्रीव का अनुचर हूँ । राम का दूत हूँ । रामचद्र का कुशल-समावार, सीताजी से 
कहकर वापस जा रहा हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ हैं । में अत्यधिक बलवान हूँ । प्रशंसनीय 
पराक्रम तथा चातुर्य के वैभव से संपन्न वीर हूँ । लंकापुरी में रहनेवाले पुरुषों के लिए 
में काल बनकर आया हूँ । अब तुम लोग मुझे छेड़कर क्‍यों मरना चाहते हो ? ह 

इतना कहकर वह अपने रण-कौशल तथा शौरय को प्रकट करते हुए सहस्रों राक्षस- 
सैनिकों को अपने भयंकर लांगूल में बाँधकर उन्हें तोरण के स्तभों से मारने लगा | 


रद्द रंगनाथ एह्यायख 


इस प्रकार, उसने एक भी राक्षस को जीवित लौटने नहीं दिया और युद्ध में आये हुए वीरों को 
निशोेष कर दिया । उद्यात के रक्षक भयभीत होकर भागे-भागे रुवण के निकट पहुँचे हुचे 
और कहने लगे--है दनुजंश, अपना भीषण रण-कौशल प्रदर्शित करते हुए उत्त वनर ने 
अपनी पछ से अस्सी सहस्न राक्षस वीरों का नाश कर दिया और अब मकर-तोरण पर 
इठलाता हुआ बेठा हूँ । 
रावण कालांतक (शिव) की भांति क्रोध से अभिभूत हुआ और पिगलाक्ष, दीर्ष॑- 
जिह्न, वक्रतास, अस्मवक्ष, तथा शत्रुओं के लिए भयंकर रूपवाले शार्दूलमुख को बुलाकर 
कहा--तुम शीघ्र जाकर उस वानर का वध करक आओ. । रावण की आज्ञा सिर पर 
रखकर वे प्रबल सेना के साथ रथों पर बैठकर चल पड़े और भयंकर गजेन करते हुए 
पवनपुत्र के निकट पहुँचकर उस पर आक्रमण करन लगे । उनकी बाण-वृष्टि से विचलित 
न होकर अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके हनुमाव्‌ ने अपनी पूछ घुमाकर उन राक्षसों 
के रथों को तोड़ डाला, सारथियों को मार डाला; रथ के घोड़ों को मार डाला, हाथियीं 
को मार गिराया और तुरंगों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार, सारी राक्षसन्सेना को 
में मिलाकर हनुमान्‌ तोरण से नीचे पृथ्वी पर कूद पड़ा और अपनी पूछ को फढदें 
के समान बनाकर वक्रतास के कंठ में लपेट दिया और उसका गला घोटकर उसे मार 
डाला । इससे संतुष्ट न होकर हनुमान्‌ ने बढ़ते हुए क्रोध, साहस तथा शौरय से दीप्त होते 
हुए, भयंकर गजेन करते हुए, वजञ्र से भी कठोर दीखनेवाली अपनी मठठी अश्मवक्ष पर 
ऐसा प्रहार किया कि वह रक्त उगलते हुए पृथ्वी पर लुड़क गया । तब अनुपम भुज-बल 
से भूमनेवालें उस हनुमान्‌ को घेरकर अन्य राक्षस-वीर युद्ध करने लगे, तो हनुमात्‌ ने 
उन सब का भी संहार कर दिया । फिर, शार्दूलमुख को वेग से घुमाकर पृथ्वी पर ऐसा पटका 
कि उसका सिर चर-चर हो गया । 'उसके पश्चात्‌ उमड़ते हुए क्रोध से समस्त राक्षसों को 
व्याकुल करते हुए हनुमात्‌ ने अत्यंत क्र्रता के साथ अपनी! पूछ से बाँधकर पिगलाक्ष को 
ऐसा घुमाया, जैसे बवंडर सूखे पत्ते को घुमाता है, और फिर उसको तोरण के स्तंभ से 
दे मारा । 


इस प्रकार, अपने अद्वितीय पराक्रम से उसका वध करके, हनुमान्‌ ने दानवन्सेना में 
प्रवेश किया । उसने बड़े वेग से दीघेजिह्ठल पर आक्रमण किया और अपनी कठोर मुष्टि 
के आघात से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया । फिर हनुमान्‌ ने उसकी जीभ खीचकर उसका 
संहार कर डाला और फिर तोरण पर जा बेठा । हनुमान्‌ के इस घोर कृत्य को देखकर 
बचे हुए देत्य भयभीत होकर भाग गये और सारा वृत्तांत दतूजेंद्र को जा सुनाया । तब 
दशकंठ ने क्रोधावेश में आकर अपने मंत्री के पुत्र रक्तरोम, शतजिह्न, रुधिरलोचन, स्तनित- 
हास, शूलद्रंष्ट, दुर्मु््र तथा महान्‌ शक्तिशाली व्याप्रकवल नामक राक्षसों को बुलाया और 
कहा--एक वानर उहंण्ड होकर राक्षसों का संहार कर रहा है । तुम जाकर - उसका वध 
कर डालो ४ 55 

'तब वे महाबली राक्षेस गजेन करते हुए, अनुपम रथों पर बेठकर, चतुरंगिणी सेना 
की साथ लेकर चल पड़े । मकर-तोरण पर अप्रतिहत शौय के साथ उपस्थित हनुमान्‌ को 


. छुँन्दुस्काडे रेई३, 


उन्होंने घेर लिया और उस पर श्रेष्ठ तथा दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगे । तब पवन- 
कुमार ने बड़े साहस के साथ, बादलों से घिरे हुए इन्द्र के समान सुशोभित होते हुए अपने 
अघटित पराक्रम से उन दैत्यों के अस्त्रों से अपने-आपको बचाते हुए, अपने नखाग्न, पैने 
दाँत, चरण, कुहनी तथा करों से प्रहार करके तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं तथा वृक्षों को 
चारों ओर से बड़े वेग से उन पर फेंककर उनको चूर चूर कर डाला । हाथियों पर सिंह 
के समान उछलकर चढ़ गया और अपने कुटिल तथा भयंकर नखाग्रों से उनके कुंभस्थलों 
को चीरकर मांस तथा गजमुक्ताओं को बिखेर दिया । फिर छलाँग मारनेवाले हिंरणों की 
भाँति शीघ्रगति से दौड़नेवाले अइवों को देखते-देखते निःशेष कर दिया । जीव-जंतुओं का 
पारण करनेवाले यमराज की भाँति बड़े मनोयोग से पदचर सेना को मटियामेट कर दिया । 
कुलपर्वतों पर आघात करके भयंकर ध्वनि के साथ उनकों भेदनेवाले वज्ञ के समान वह 
रथों पर उछलकर चढ़ गया और रथों तथा सथों में जूते हुए अश्वों को मिट्टी में मिला: 
दिया । फिर, रथिकों तथा सारथियों को टुकड़े-टुकड़े कर दिया । इसके पश्चात्‌ अनुपम 
शक्ति को प्रदर्शित करते हुए सबसे पहले रक्‍्तरोम का वध किया; फिर स्तनितहास को 
मृत्यु के मुह में भेज दिया, उसके पश्चात्‌ शतजिह्न को मार डाला, रुधिराक्ष का संहार 
किया, दुरमुंख को चीर डाला और तत्पदचात्‌ महान्‌ पराक्रमी व्याप्रकवल को छिल्न-भिन्न 
कर दिया और शूलदंष्ट्र को निहत कर दिया । तनन्तर अपनी पूछ को कालपाश के समान 
दी्घ तथा भयंकर बनाते हुए बड़े साहस के साथ बचे हुए उदृण्ड राक्षसों को, उनकी सेना 
के साथ नष्ट कर दिया । 


हनुमान्‌ के इस अखंड .प्रताप के आगे, जो जो राक्षस नहीं ठिक सके, उन्होंने रावण 
के सम्मुख जाकर सेना के नाश होते का समाचार कह सुनाया । अब रावण के क्रोध की 
सीमा नहीं रही । उसने प्रहस्त के पुत्र जंबुमाली को भेजा, जिसके प्रताप से सूर्य भी काँप 
उठता था, जो झत्रु-रूपी पर्वतों के लिए वज्ञायूघ के समान भयंकर था, तथा बाहुबल में 
अद्वितीय था । जंबुमाली ने दानवेन्द्र को प्रणाम किया और बड़े उत्साह से रक्त फूलों की ' 
माला रक्‍त वर्ण के वस्त्र तथा युद्ध के लिए आवश्यक भयंकर हास्त्रास्त्र धारण किये और 
अनूपम रथ पर आखछूढ़ होकर युद्ध के लिए चल' पड़ा । उसने घनूष का टंकार तथा भयंकर 
गर्जन करते हुए, सिंह से भिड़ जानेवाले मदमत्त हाथी' के समान अतुलनीय पराक्रम के 
साथ हनुमान्‌ पर आक्रमण किया और महान पर्वत पर मूसलाधार वर्षा करनेवाले मेघ के समान 
शर-वृष्टि की । किन्तु हनुमान्‌ किंचित्‌ भी विचलित हुए विना ही, एक बहुत बड़ी चट्टान 
उखाड़कर उस राक्षस पर फेंका । तब उस राक्षस ने दस शरों से उस चट्टान के खंड-खंड 
कर दिये। फिर, उसने हनुमान्‌ के मुख पर अद्धंचन्द्रासत्र चलाया, बाहु तथा वक्ष पर दस 
बाण छोड़े तथा कपाल पर ऐसा शक्तिबाण फेंका कि उसके लगते ही' हनुमान्‌ का सिर: 
फूट जाता । किन्तु, हनुमान्‌ ने बड़े रोष के साथ एक सालवक्ष को सहज ही उखाड़कर उस 
राक्षस पर फेंका । किन्तु राक्षस ने बीच में ही उसे काट डाला और उस वानरश्रेष्ठ 
के सिर पर एक भयंकर तथा तेज बाण चलाया, उसके वक्ष पर दस बाण चलाये और 
बाहुओं पर पाँच भाले फेंके । इस प्रकार, वह राक्षस हनुमान्‌ को अत्यधिक पीड़ा पहुँचाकर 

३० 


८८८4 एगनाथ एायायण्णी 


यम के समान आँखों से अग्निवर्षा करते हुए (हनुमात्‌ के प्रत्याघात की प्रतीक्षा में) खड़ी 
रहा । इतने में हन्‌मान्‌ ने उस दैत्य के रथ को अपने पदाघात से पृथ्वी' पर गिरा दिया, 
अपने दॉँतों से उसे पकड़कर उसके खंड-खंड कर दिये । फिर एक विशाल सालवक्ष के 
प्रहार से उसके रथ के अब्वों तथा सारथी को चूर-चूर कर दिया और सिहसम गजन 
किया । तब जंबुमाली रथ-हीन हो ढाल तथा खड़ग हाथ में लिये, अपनी प्रचंड शक्ति 
प्रदर्शित करते हुए, पवनसूत के भालपर प्रहार किया, तो' वह मूच्छित हो गया; किन्तु शीघ्र 
ही वह सभलकर उठा और अपनी वज्ञसम मुष्टि के आघात से उसके ढाल के टुकड़े- 
टुकड़े कर दिये । फिर, उस दैत्य को पकड़कर हनुमान्‌ ने बलात्‌ उसका खड़्ग छीन लिया 
और भयंकर गति से उस राक्षस के सिर पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस पृथ्वी' पर 
गिर पड़ा । उसके पदचात्‌ हनूमान्‌ ने बची हुई सेना पर आक्रमण करके उसे छिल्न-भिन्न 
कर दिया । इस प्रकार, हनुमान्‌ बड़ी चतुरता तथा पराक्रम से विजय प्राप्त करके तोरण 
पर जा बैठा । अपने प्राण बचाकर जो लोग भाग गये थे, उन्होने हनुमान्‌ के पराक्रम का 
सारा वृत्तांत रावण को जाकर सुनाया । 

उनकी बातें सुनकर रावण को महान्‌ आइचर्य हुआ । उसने अपने मंत्रियों को बुला 
भेज। और कुछ समय तक उनके साथ परामर्श करने के पश्चात्‌ इन्द्र को भी युद्ध में परास्त 
करनेवाले, घोर पराक्रमी तथा क्र, विख्पाक्ष, उपाक्ष, कलह॒दुर्दर, भासकर्ण तथा प्रघस 
नामक पांच प्रचंड योद्धा तथा अग्र-सेनापतियों को देखकर कहा--किसी' भी लोक में वानरों 
की ऐसी' शक्ति हमने न देखी, न सुनी है । हमें पता नहीं कि यह कौन है । तुम पाँचों 
वीर, अगंणित सेना को साथ लेकर जाओ और अपना भीषण बल तथा युद्ध-कौशल प्रकट 
करते हुए, सावधान होकर उस वानर को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो ।' 

रावण की आज्ञा को सिर पर धारण करके, अग्नि तथा सूर्य की-सी' प्रभा से दीप्त 
होते हुए, वे पाँचों राक्षसवीर, असंख्य रथ, गज, तुरंग, तथा पदचर सेना को साथ लेकर 
शीघ्र चल पड़े और उदयाद्वि पर प्रकाशमान होनेवाले सूर्य के समान, तोरण पर विराजमान 
होकर दिगंतो तक अपने तेज को व्याप्त करनेवाले तथा दैत्य-वीरों के साथ रण करने के 
लिए उद्यतः पवनसुत को घेर त्िया । फिर, उन्होंने पृथ्वी तथा आकाश को अपने भयंकर 
सिहनादों से विदी्ण करते हुए हनुमान्‌ पर दिव्य शास्त्रों की घोर वृष्टि आरंभ की । उन 
राक्षसवीरों में दुर्दंर नामक राक्षस हनुमान्‌ का शिरच्छेदन करने के उद्देश्य से उस पर 
एक साथ पाँच: बाण चलाये | तब हनुमान्‌ भयंकर क्रोध के साथ गर्जन करके आकाश की 
ओर उड़ा । दु्दर भी उसके साथ उड़ा और धनूष पर तीर चढ़ाकर प्रलयकाल के भयंकर' 
मेघ की भाँति शरवृष्टि करने लगा । पवनकुमार ने उस भयंकर दशार-वृष्टि को असफल 
करते हुए; आकाश में और भी ऊँचा उड़कर बड़े वेग के साथ दुर्दर के ऊपर कूदा, जिससे 
वह राक्षस च्र-चर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

इसे देखकर, 'विरूपाक्ष तथा उपाक्ष नामक राक्षस अति भयंकर ढंग से मुदगरों से 
साज्जित होकर आकाश में उड़कर खड़े हुए और सिंहनाद करने लगे । तब हनुमान्‌ भी 
उनकी जोर लपका और उनसे भिड़ गया । उन्होंने हनूमान्‌ पर अपने घोर मुदंगरों का 


उन्‍्द्रकोड २३५4 


प्रहार किया, तो हनुमान्‌ पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तुरंत वह उठा और एक विद्याल साल- 
वृक्ष को उखाड़कर हुंकार करते हुए उनकी ओर लपका और बड़े वेग से उस वृक्ष को 
धुमाकर उन राक्षसों पर प्रहार किया और एक ही प्रह्मर से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया । 

तब भासकर्ण तथा श्रघस नामक राक्षसों ने अनिलपुत्र पर आक्रमण किया और 
अपने शूल तथा मुदुगरों की चोट से उसे व्याकुल कर दिया । उनके प्रहारों से 
हनुमान्‌ घायल हो गया और उसके अंगों से रक्त बहने लगा 4 तब वायुपुत्र अत्यधिक क्रोधा- 
वेश में आकर कुलपवेत-सदश एक विशाल पर्वत को उखाड़कर उन राक्षसों पर फेंका 
कि राक्षस ऐसे चूर-चूर होकर गिर गये, जैसे घूस के द्वारा भीतर से खोखला बना दिये 
जाने पर, ऊपर की धरती गिर जाती है । 

इसके परचात्‌ वायुपुत्र यमराज की' भाँति राक्षस-सेना का सर्वनाश करने लगा | 
हाथियों का हनन हुआ, तुरंग तहस-नहस हुए, पदाति-सेना परास्त हुई, रथ ध्वस्त हुए, 
शूर गिरे, महारथी मरे, सारथी दब गये, शस्त्रास्त्र च्र-चूर हो गये, महावत मारे गये, 
घुड़-सवार गिर गये, छत्र क्रुक गये, ध्वजाएँ ध्वस्त हुई और रक्‍त की नदियाँ बह चलीं 
तथा मांस-खंडों से आक्ृष्ट हो बहुत-से भूत वहाँ एकत्रित हो गये । इस प्रकार पवन- 
कुमार ने एक ही क्षण में सारी सेना का ध्वंस किया और रण की आकांक्षा करते हुए 
तोरण पर जा बैठा । 


3७. अक्षयकुमार का हनुमान्‌ पर आक्रमण करना 
हतशेष राक्षस भागते हुए रावण के पास पहुँचे और उसे याँचों अग्न सेनापतियों की 
मृत्यु का समाचार सुनाया । तब राक्षसराज ने, रण-कौशल में निपुण, मन्मथाकार, परिष्कृत 
विचारवाले, अक्षीण शौय॑वाले, भयंकर शूर तथा महावीर अक्षयकुमार को बुलाकर कहा--- 
तुम जाकर बड़े यत्न के साथ उस वानर को युद्ध में मार डालो और उसका सिर काटकर 
तोरण- के स्तंभ पर लटका दो ।' 


पिता का आदेश मानकर अक्षयकुमार, शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा अपनी पंताका 
से अलंकृत हो, उदित होनेवाले सूर्य की-सी कांति से शोभायमान होते हुए, आठ घोड़े 
जुते हुए रथ पर बैठकर शीघ्र गति से चला । उसके चलते समय पृथ्वी काँपने लगी, रथ 
के चलने से उत्पन्न ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंघाड़, राक्षसों के हुँकार, 
तथा उस ( अक्षयकुमार ) के घनुष के टंकार, इन सबकी सम्मिलित ध्वनियों से समस्त आकाश गूजनें 
लगा । वहाँ पहुँचकर अक्षयकुमार ने तोरण पर आरूढ़ पव॑नपुत्र को घेर लिया, और तीनों 
लोकों को, कंपाते हुए, दिशाओं को हिलाते हुए, अपने बाहुबल' को प्रकट करते हुए, हनुमान्‌ 
पर असंख्य बाणों की ऐसी वर्षा की कि दर्शकों को आइचर्य होने लगा ।. हनुमान ने निश्चय 
किया कि मुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बालक है। यह शौयेनिधि दिखाई देता है। 
यों सोचकर उन्होंने अविचलित भाव से उन बाणों को अपने लांगूल से तोड़ डाला । 
अक्षयकुमार ने भी हनुमान्‌ की अशंसा करते हुए उसके सिर पर तीन बाण ऐसे चलाये 
कि उसके सिर से रक्त की धाराएँ बह चलीं । रक्त की धाराओं से यूक्‍त हनुमान्‌ लाल 
किरणों से युक्त बालसूयय की तरह दीखने लगा । राक्षसकुमार के वाणों से आहत होते ही 


९३६ रफएनाथ रायायण 


फ् 


हनुमात्‌ क्रोध से प्रलयकालाग्नि की भाँति भभक उठा और एक ताल-वृक्ष लेकर उससे 
उसके रथ के अदझ्यों को मार डाला । तब वह ( राक्षसकुमार ) पृथ्वी पर खड़े होकर 
हनुमान्‌ के भाल पर दस शर ऐसे चलाये कि हनुमात्‌ मूच्छित होकर गिर पड़ा । कितु वह 
शीघ्र ही सेमल गया और अपनी' पूंछ से अक्षयकुमार पर ऐसा प्रहार किया कि वह 
विचलित हो उठा ।तब उसने अपनी गदा को अनिलकुमार के वक्ष पर ऐसा चलाया कि वह 
'मूच्छित हों गया । किन्तु, शीघ्र ही उसकी चेतना लौट आई और वह अक्षयकुमार पर 
भपटकर उसकी गदा छीन ली और उसी को उस पर पूरी शक्ति से चलाया । तब अक्षय- 
कुमार ने एक बाण चलाकर उस गदा को रोक लिया और अपने को बचा लिया। फिर, 
वह करवाल तथा ढाल लेकर आकाश की ओर उड़ा । वायुपत्र भी उसके साथ-साथ आकाश 
में उड़ा । हनुमात्‌ ने तब अपने हात्रु पर गंदा चलाई । लेकिन, अक्षयकुमार ने अपने 
खड्ग से उस गदा के दो टुकड़े कर दिये और तुरंत अपने खड़्ग से हनुम।न्‌ की जाँघों 
पर प्रहार किया । उस खड़ग की चोट खाकर वायुनंदन पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन, 
वह तुरंत ऊपर की ओर उछला और अक्षयकुमार की दोनों टॉगें पकड़कर उसे ऐसे खीच 
लिया, जैसे गरुड़ सर्प को अपने वश में कर लेता हैं। फिर, उसने अक्षयकुमार को कुम्हार 
'के चाक के समान बड़े वेग से चारों ओर घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, तो उसका सारा 
प्रताप जाता रहा । उसके सिर का मुक॒ट छिन्न-भिन्न हो गया और उस मुकुट के सभी 
रत्त बिखर गये; उसका हृदय-पिंड फट गया; आँतें निकल आई; मांस-पेशियाँ छिन्न- 
भिन्न होकर गिर पड़ी । आँख की' पुतलियाँ कुचल गईं; सारा शरीर विदीर्ण हो गया 
और रक्‍त की धारा उगलते हुए उस राक्षस ने अपने प्राण छोड़ दिये । उसकी वैसी मृत्यु 
देखकर इन्द्र आदि देवता आनंद से फूल उठे और वायुपुत्र की प्रशंसा करने लगे । ऐसी 
अनुपम विजय को साधकर हनुमान्‌ ह्षेध्वनि करने लगा । ' 


भयभीत होकर भागे हुए राक्षप्-सैनिकों ने देवताओं के शत्र्‌ रावण की सभा में 
पहुँचकर निवेदन किया--हे दानवेन्द्र, उस वानराधिप का बाहुबल आइचयेजनक है । अशोक- 
वन के रक्षक समाप्त हुए; अत्यंत पराक्रमी राक्षस-सैनिक मृत्यु का ग्रास बने; शतजिह्न 
नष्ट हो गया; शारदूलमुख प्राण खो बैठा; पिंगलनेत्र की मृत्यु हुई; स्तनितहास मर गया; 
शार्दूलकवल युद्ध में मारा गया, जंबुमाली नष्ट हुआ; वक्तनास समाप्त हो गया; रक्‍तरोम 
की मृत्यु हो गई; रुधिराक्ष. की जीवन-लीला समाप्त हो गई; सेना के साथ झूलदंष्ट 
कुचल दिया. गया; प्रतापी' दीघ॑जिद्ठ कठ मरा; दुर्मुख का नाम ही शेष रह गया; 
दृर्धर मृत्यु को प्राप्त हुआ; प्रवस' गिर गया; भासकर्ण चूर-चूर हो गया; उपाक्ष का नाश 
हुआ; विखरूपाक्ष ने, अपने प्राण गँवा दिये; अद्मवक्ष का वध हो गया और अक्षयकुमार 
भी मारा गया । हमारी दुर्वारें सेता भी नष्ठ हो गई । निस्संदेह उस वानर को . इन्द्र 
आदि देवता भी .युद्ध में, परास्त नहीं कर सकेंगे | ऐवा लगता है कि वह प्रलयांतक . (रुद्र) 
को: ज्ी परास्त करते की क्षमता रखता है | सच पूछा जाय, तो वह राक्षसों को निगल 
जाते के निमित्त वानर-रूप धारण करके आया हुआ मृत्यु-देवता ही है । इन बातों को 
सुनकर: रुकॉलोक का शत्रु रावण अक्षेयकुमार की मृत्यु के लिए विलाप करने लगा 


छनन्‍दुरकोड २३७ 


हैं कुमार, हे प्रिय अक्ष, हे वीर, एक कपि के हाथों तुम्हें मरना पड़ा ! हाय, यह कंसी 
विपरीत बात हुई !' 


१८, इन्द्रजीत का हनुमान्‌ को बन्दी बनाना 

इस प्रकार, शोक-संतप्त होनेवाले पिता को देखकर इच्द्रजीत ने कहा--हें देव, आप 
इस प्रकार धैयें खोकर दुःखी क्‍यों होते हे । में अभी उस नीच वानर पर आक्रमण करता हूँ। 
या तो उसे युद्ध में अवदय मार ही डालूगरा, या बड़े पराक्रम के साथ उसे बंदी 
बनाकर आपके समक्ष उपस्थित करूँगा । आप शोक मत कीजिए ।' 

अपने ज्येष्ठ पूत्र की इन वातों को सुनकर रावण को धीरज हुआ और वह कहने 
लगा--हे पुत्र, तुमने चिरकाल तक इन्द्र को बंदी बनाकर रखा था । माया तथा शक्ति 
में तुम प्रौढ़ हो, तुम्हारा पराक्रम मुभसे भी श्रेष्ठ हैं। इस पृथ्वी पर तुम्हारी समता कौन 
कर सकता है ? फिर भी, उस वानरश्रषेष्ठ को साधारण वीर मत समझो । सतत सावधान 
रहते हुए अपने दिव्य बाणों के प्रभाव से तथा अपनी सहज शक्ति के प्रताप से विजय 
प्राप्त करके लौटो ।' 

पिता की आज्ञा पाकर मेघनाद अग्नि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान्‌ रथ पर आइडूढ़ 
होकर चला । उसके धनुष के अगणित टंकारों से दिग्गजों के कर्णपुट विदीर्ण हो गये । 
अपने गर्जन से सभी लोकों को भयभीत करते हुए दिगंतों की संधियों को शिथिल बनाते हुए, 
उसने हनुमाव्‌ पर आक्रमण किया । उस समय देवता, मुनि, इन्द्र आदि दिक्पाल, तथा 
किन्नर स्वर से बड़े कौतृहल से यह दृश्य देखने लगे । इन्द्रजीत ने हनुमान्‌ पर अद्भुत 
तथा तीक्ष्ण बाणों की' ऐसी वृष्टि की कि हनुमान्‌ के शरीर पर तिल धरने के लिए भी 
स्थान न रहा ; किन्तु पवनपुत्र ने उन शरों को अपनी पूछ से छिन्न-भिन्न करके अपने 
को बचा लिया और अपने विशाल बाहु-बल तथा पराक्रम का परिचय दिया । ऐरावत को 
जीतनेवाला इन्द्रजीत पवनपुत्र के इस अनृपम बल पराक्रम को देखकर आइचर्य-चकित हो गया 
और कई दिव्यास्त्र उस पर चलाये । पवनपुत्र ने उस शास्त्रों को नष्ट-भ्रष्ट करके 
विशाल वृक्ष तथा पव॑तों को उठाकर इंद्रजीत पर फेंका । मेघनाद ने अपने तीक्ष्ण शरों से 
से उन्हें छिन्न-भिन्चन कर डाला । इस पर पवनपुत्र क्रोध से इन्द्रजीत पर भापटा और उसके 
रथ तथा उसके घोड़ों को अपने पदाघात से चूर-चूर॑ कर दिया । इंद्रजीत रथ से वंचित 
हो गया । हनुमान्‌ के शौयें को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उसने उस पर वायब्यास्त्र 
चलाया । हनुमान्‌ तो वायुपुत्र ही था; इसलिए उस अस्त्र का कोई प्रभाव उस पर नहीं 
हुआ ओर वह अविचल खड़ा: रहा । तब मेघनाद ने उस पर रौद्रास्त्र चलाया । हनुमान्‌ में 
झद्र का अंश भी था, इसलिए उसका भी कोई प्रभाव हनुमान्‌ पर नहीं हुआ और वह अटल 
खड़ा रहा । यह देखकर इन्द्रजीत के क्रोध की सीमा नहीं रही । उसने अंत्यधिक ऋरषध से 
पवनकुमार पर दुर्जय ब्रह्मास्त्र चलाया | इसे देखकर सभी सुर, सिद्ध तथा साधक काँप 
उठे । वह अस्त्र पृथ्वी तथा आकाश का स्पद्ं करते हुए बड़े वेग से हनुमान्‌ की ओर आनें 
लगा । हनुमान को ब्रह्मा से यह वर प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र से उसके प्राणों की हानि नहीं 
हीगी ।. अतः, वहूं उस अस्त्र को देखकर विना विचलित हुए, ब्रह्मा-मंत्र का उच्चारण,करुते हुए 


धृजेट' एानाथ र्यायस 


खड़ा रहा । ब्रह्मासत्र उसके प्राण नहीं ले सकता था, इसलिए उसने हनुमात्‌ को बाँध- 
कर पथ्वी पर गिरा दिया । मास्ति को गिरा हुआ देखकर समस्त राक्षसों ने, मारो, 
मारो, पकड़ो, बाँधो,, कहकर चिल्लाते हुए उसे घेर लिया और उमड़ते हुए क्रोध से हनुमान्‌ 
को मजबूत रस्सियों से बाँध दिया । अवश होकर गिरे हुए हनूमान्‌ के पास पहुंचकर 
इन्द्रजीत ने सोचा कि यह महाबली ब्रह्मास्त्र कें लगने पर भी प्राण खोये विना, बँधा हुआ 
पड़ा है । न जाने यह वानर कौन है ? इसका वध नहीं करना चाहिए। 

इस प्रकार निग्चय करके वह शक्तिशाली शीघ्र ही हनुमानत्‌ को अपने पिता के 
समक्ष उपस्थित किया । रावण तथा उसके मंत्री इंद्रजीत की शक्ति तथा निपुणता को देख- 
कर अत्यधिक हर्षित हुए । हनमान्‌ को देखकर रावण अपनी आँखों से अग्निवर्षा करते 
हुए बोला--हे वानर, तुम मेरे नगर में अकले कैसे प्रविष्ट हो सके ? तुम कौन हो ? 
तुम्हारा नाम क्‍या हैं ? तुम किस उपाय से समुद्र पार करके यहाँ आये ? तुम्हें किसने 
भेजा ? शिव ने ? हरि ने या ब्रह्मा ने ? सुर, गरुड़, उरग, सिद्ध, साध्य, नर तथा ख़ेचर 
मेरा नाम सुनते ही भय से काँप उठते हे । ऐसी दशा में तुम निर्भव होकर मेरे ऐसे नगर 
में कैसे आये, जिसमें आने से इच्ध भी डरता है ? तुमने धोखे से इस नगर में प्रवेश किया 
और मेरे उपवन का सर्वनाश करके अपने पराक्रम का परिचय दिया। बड़ी वीरता दिखाकर 
कुछ बूढ़े तथा दुबंल राक्षसों का वध किया । तुम्हारे दीप्तिमात्‌ तेज को देखने से अनुमान 
होता है कि तुम साधारण कपि नहीं हो । यदि तुम अपने आगमन का सही-सही कारण 
बताओ, तो में तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दूँ ।' 


१९. हनुमान्‌ का रावण को अपने आगमन का कारण बताना : 


तब हनुमात्‌ ने उस दशकंठ को देखकर बड़े क्रोध से कहा-- है राक्षस, हे नीचात्मा, 
हे पापकर्मी, हें दुष्ट, में उस राक्षसक्ुलांतः, जगदीश्वर राम का दूत हूँ, जिनकी कीर्ति 
समस्त संसार में व्याप्त है, और जिन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर विश्वामित्र 
के यज्ञ की रक्षा की, शिव-धनूष को तोड़ा, अपनी महान्‌ शक्ति से परशुराम का गरव॑ंभंग 
किया, खर-दृषण आदि राक्षसों का नाश किया, तुम्हें अपनी पूछ से बाँधकर समुद्रों 
में डबोनेवाले वालि का एक ही बाण से संहार किया, सुग्रीव का राजतिलक किया, और 
जो अपनी अक्षय शक्ति के कारण कोदण्ड-दीक्षा-गुरु के नाम से विख्यात हे । मेरा नाम 
हनुमात्‌ है; में सुग्रीव का मंत्री हूँ । सूर्यकुल-निधि राम के भेजने पर में बड़े हुं से उनकी 
अँगूठी लेकर, सीताजी का अन्वेषण करते हुए समुद्र पार करके तुम्हारे नगर में आया । 
सब स्थानों में ढूंढने पर भी सीताजी का पता नहीं पा सका। इससे में अत्यंत दुःखी हुआ, 
आखिर उन्हें उस उपवन में देखा और अपने प्रभ्‌ की अँगूठी देकर उन्हें राम का कृुशल- 
समाचार सूना दिया । फिर, उनकी दक्षा का वृत्तांत राम को सुनाने के लिए में लौटने लगा । 
जाने से पहले में अपने आगमन का समाचार तुम्हें बता देना चाहता था, इसलिए 
मेन तुम्हारे वत को उजाड़ा, उसके रक्षकों का वध किया, अस्सी सहस्र राक्षसों का नाश किया, 
तुम्हारे मंत्रिकुमारों तथा अक्षयकुमार का संहार किया और तुम्हारा रूप-रंगः देखकर 
यहाँ स लौदनें के विचार से बंदी' बता ) राम के अनुयायी सुग्रीव की सेना में मुभसे भी 


उब्द्रकांड २३८ 


अधिक पराक्रमी तथा बाहु-बल में श्रेष्ठ करोड़ो वीर हैं । ऐसे बलवान्‌ भी है, जो ब्रह्मादि 
दंवताओं को भी जीत सकते हे और जो तुम्हारे नाम से ही' जलते है । ऐसे करोड़ों बीरों 
के साथ राम समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण करेंगे, हठ तथा कोध से राक्षसों 
का संहार करने के पदच्चात्‌ तुम्हारे सिर काटकरः तुम्हारा अंत कर देंगे और सीता को 
पाथ लकर वापस जायेगे । यह सत्य है । यदि तुम बद्धिमान हो और नीति के पथ पर 
चलना चाहते हो, तो सुनो । तुम जीघ्र सीताजी को उन्हें सौप दो और उस आशित लोक- 
रक्षक रघुराम की शरण में जाओ । छत्रुता करने से कोई लाभ नहीं; इसलिए तम उसे 
(शत्रुता को) तज दो । मृत्यु का शिकार न बनकर अपने प्राणों की रक्षा करो । 

एंसे हित वचन कहनेवाले हनूमान्‌ को देखकर क्रोध, गर्व और मात्सयं से अभिभत 
होकर घनघोर बादलों के ,समान गरजते हुए दशकंठ ने प्रहस्त को आज्ञा दौ-- 
यह नीच निर्भय होकर मेरे सामने ऐसे अपशब्द कह रहा है । इस नीच कपि को ले 
जाकर | तुरन्त इसका वध कर दो । तब विनय-भाषण तथा विवेक-भषण से संपन्न अनघों 
का पोषण करनेवाले, शत्रुओं के लिए भीषण दीखनवाले विभीषण ने, रावण की आज्ञा 
के परिणाम के संबंध में सोच-विचार करके बड़ी नम्नता के साथ रावण से निवेदन क्या-- अपने प्र्भ्‌ 
के द्वारा भेजे गये दूत, सदा कोई-न-कोई ऐसी बात कहते ही है । यह उनका सहज गृण होता है; 
इसलिए आप अपना कोघ शांत कीजिए | इतना ही नहीं, दूत अवध्य होता है । अतः, इस कपि को 
मारना उचित नहीं हैं । आप अपने हुठ और क्रोध राम तथा लक्ष्मण पर दिखाइए | इसे मृवत कर 
दीजिए । यदि आपका कोध शांत नहीं होता हो, तो इसे कोई छोटा दंड देकर भज दीजिए ।' 

२०, लंका-दहन 

उसके नीति-वचन सुनकर रावण ने दैत्य-वीरों को देखकर कहा--कपियों को अपनी 
पूछ बहुत प्रिय होती है; और वह उसका चिह्न भी होता है। इसलिए सब लोगों के 
समक्ष तुम इसकी पूछ जला दो और नगर-मार्ग में घुमाकर इसे छोड़ दो । तब राक्षसों ने 
मोटे-मोट रससों से पवनपुत्र के हाथ और पैर बॉध दिये और कहने लगे--अच्छा हुआ 
कि हमार कितने ही बंधुओं को मारनेवाला यह दुष्ट कीड़ा हमारे हाथों में फेंस गया है । 
फिर वे तूर्य-घोष के साथ उसे नगर के मागगे में घुमाने लगे | तब वायुपुत्र ऐसा बहाना 
किय बंठा रहा, मानों वह इन राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित तथा निर्बल बन गया हो 
ओर उन दुष्ट राक्षसों को तथा लंका नगर को अपनी कनखियों से देखने लगा । सभी 
दानव-वृन्द आबाल-वृद्ध उसके पीछे हँसते हुए और उसका उपहास करते हुए चलने लगे । 
उन दृश्चर्याओं को देखकर सज्जन पुरुष मन-ही-मन दुःखी होते थे । कुछ दानव जिंद करके 
असख्य वस्त्र ले आये; उन्हे कालसर्पो के आकार में बंटा और तेल में डबोकर कहने लगे--- 
इसन सारा 5शाक-वन नप्ठ किया हैं; कितने ही दानव-वीरो का संहार किया हैं, दानवेश्वर ने 
इसको उचित दंड दिया है । चलो, हम इसे जला डालें । यों कहते हुए उन्होंने तेल 
में भीगे हुए कपड़े उसकी पूंछ में लपेट दिये और उसमें आग लगा दी । कपड़े आइचयें- 
जनक ढंग से जलने लगे । ऐसा लगता था, मानों लंका में कोई उत्पात-सूचक चिह्न दिखाई 
पड़ रहा हो । राक्षस सिहनाद करते हुए हनुमान्‌ के पीछे-पीछे जाने लगे । 


२४० ईगरन/थ॑ रशयीयरए 


राक्षस-स्त्रियों ने यह दृश्य देखा, तो जाकर सीता से सारी बातें कहीं । सीता यह 
समाचार सुनकर बहुत दुःखी हुई और कहने लगी--हे तात, कितने दुःख की बात है कि 
तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा को एंसे सकट भोगने पड़ रहे है । फिर, उन्होंने जल का स्पशे करके 
एक पवित्र स्थान में खड़ी हुई और हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी--- 
हैं पवनमित्र, हे परम पवित्र, हे वेश्वानर, हे वरद, यदि मेरे प्रभु राम धर्मात्मा है, यदि वे 
मेरे लिए समुद्र पार करनेवाले हे, यदि वे रावण का वध करनेवाले हैं, यदि में पतित्नता हूँ 
यदि महाराज जतक सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हे, और यदि वेद सत्य है, 


तो आप परम शीतल होकर उस श्रेष्ठ वानर की रक्षा कीजिए ।' 


इस प्रकार, जब सीता ने प्राथना की, तब अनल घधलवाल' नामक कालसर्प के सिर 
पर रहनेवाले माणिक्य की ज्वाला के समान दीप्त होते हुए भी शीतल हो गया । इस 
विचित्र बात को देखकर हनुमान्‌ आश्चयंचकित होकर सोचने लगा - यह कैसा आश्चय॑ है 
कि अग्नि आज शीतल लग रही हे । कदाचित्‌ मेरे पिता अग्नि के मित्र हैं, इसलिए 
उन्होंने मुझ पर दया की हँ, अथवा सभी देवताओं ने प्रार्थना की होगी, या राम के प्रताप 
के कारण ही ऐसा हुआ होगा । नहीं नहीं, यह तो सीताजी के आशीर्वाद का ही पुण्य- 
प्रभाव हूँ । उसके पश्चात्‌ हनुमान्‌ के सतत ब्रह्ममंत्रों का उच्चारण करने के फलस्वरूप 
ब्रह्मपाश ऐसे छूट गये, जैसे परमात्मा का एकनिष्ठ हो ध्यान लगानेवाले नरों के भव-बंधनस 
छुट जाते हे । 

तब हनुमान्‌ उस असूरेश की लका का दहन करने के उचित अवसर की प्रतीक्षा 
करने लगा । इतने में पश्चिम समूद्र में सूर्यास्त हुआ, मानों सूर्य समुद्र में स्नान करके 
अश्नि-सूक्त”' का जप करने के उद्देश्य से चला गया हो । तब हनुमान्‌ ने मेरू पर्वत के 
समान अपने शरीर को छोटा बना लिया-। सभी बंधनों को तोड़ दिया और दुःख देते, 
तथा उपहास करते हुए बड़े कौतुक के साथ अपने पीछे-प॑छे आनेवाले राक्ष्सों को अपनी 
पूछ से मार डाला । फिर, एक. ऊँचे सौध पर उछलकर, अपनी प्‌छ की अग्नि चारों ओर 
लगा दी । देखतें-दखते भयंकर धुआँ तीत्र गति से चारों ओर व्याप्त हो गया । धर 
व्याप्त होवे के पहले ही. अग्नि-ज्वालाएँ आकाश में फैल गई। आकाश में ज्वालाओं के 
व्याप्त होने के पहले जहाँ-तहाँ उल्काएँ गिरने लगीं । उससे भी पहले (देवताओं के) 
श्रेष्ठ विमान सब दिशाओं में बिखर गये । 

!। तब हनुमान्‌ बड़े वंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलते हुए नगर में आग 
लगाने लगा । उसने राजसभा-भवनों को जला दिया, शास्त्रागारों को ध्वस्त कर दिया, 
भंडार-घरों की! पंक्तियों को नष्ट कर दिया और बड़े-बड़े सौधों को भस्मसात्‌ कर दिया । 
फिर क्रम से मंडपों को जला डाला, मणिमय चंद्र-शालाओं को- सख कर ,दिया, प्रशंसनीय 
शयनागारों' की श्रेणियों का दहन कर 'डाला, और रमणीय गज, तुरग तथा रथ-शालाओं 
को अग्मिसात्‌ कर दिया । रे 

»» तब लोल-लाल अग्निशिखाएँ अविरल गति से आकाश में व्याप्त होने लगी । खेचर, 


कक 


उरग, तथा अमरलाणों के विमान वेग से (आकाश में) ऐसे चक्कर क.टने लगे, मानों 


खन्‍्दरकोड २9९ 
रावणासुर के नाश की सूचना देने के निमित्त उल्कापात होने लगा हो । अग्नि अपनी 
प्रचंड गति से समस्त ब्रह्माण्ड में ऐसे व्याप्त होने लगी, मानों राजाओं में श्रेष्ठ रामचंद्र 
के लंका पर आक्रमण करने का उपक्रम करते ही उनका प्रताप-रूपी अग्नि पहले ही सर्वत्र 
व्याप्त हो गई हों । रावण ने इसके पूर्व अपना भयंकर रण-कौशल दिखाकर समस्त दिक- 
पालों को युद्ध में परास्त कर दिया था । उस पराजय को भूले विना आज अग्नि ने, अपनी 
समस्त शक्ति को दिखाते हुए, एक ही क्षण में एक मात्र विभीषण के भवन को छोड़कर, 
सारे नगर को जलाकर भस्म कर दिया । उस समय राक्षसों की ऐसी दुर्गंति हुई कि कुछ 
राक्षत भय से काँपने लगे, वस्त्र तथा केशों में आग लग जाने से कुछ राक्षस हाहाकार 
करते हुए चारों ओर भागने लगे; कुछ अपने सर्ये-संबंधियों को नष्ट होते देख कुछ राक्षस 
शोक करने लगे; कुछ हाहाकार करने लगे, कुछ हनुमान्‌ पर क्रोध दिखाने लगे । ऐसे भी 
राक्षस थे, जो कह रहे थे कि इस पापी रावण ने उस महाविष्णु के अवतार राम का 
अहित किया है; ऐसा अहित करनेवाले रावण के लिए इस प्रकार हीं विपत्ति का आना 
कोई अनहोनी बात नहीं हैं । 


तब वानरवीर हनुमान्‌ अत्यंत भयंकर रूप धारण करके नगर का कोई भी स्थान 
विना छोड़े, समस्त लंका में आग लगा दी । उस कपिश्रेष्ठ की पूछ के स्पर्श से उत्पन्न 
भीषण अग्नि-ज्वालाएँ जहाँ-तहाँ फैलने त्रगीं । सुरापान से सुप्त कुछ राक्षस विना जाने ही 
जलने लगे । मृदुल शब्याओं पर सोनेवाले राक्षस तीज अग्नि-ज्वालाओों के मध्य फेसकर, 
छटपटाते हुए मरने लगे । कुछ राक्षस अपने सर्ये-संबंधियों, स्त्री तथा बच्चों, प्राणाधिक मित्रों 
को एकत्र करके भागते समय, बीच ह्ठी में अग्नि में फंसकर जलने लगे । अपने घर की 
वस्तुओं को बाहर निकालनें के लिए गये हुए लोग फिर लौटकर नहीं आ सके और वहीं 
जल गये । कुछ राक्षस अपनी-अपनी पत्नियों को छाती से लगाये बाहर आने लगे, तो 
देहली के पास आते-आते जल गये । इस प्रकार, वायु-पुत्र की पूछ से निकली हुई अग्नि 
भयंकर गति से समस्त लंका नगर में व्याप्त होने लगी और श्रेष्ठ सिहों की भाँति उम्र रूप 
धारण करके, हाथियों के कुंभ-स्थलों को विदीर्ण करने लगी । तेज से युक्त घुड़सवारों 
के समान वह अद्वों पर आक्रमण करने लगी; लम्पटों की भाँति, कामिनियों के कुचों पर 
हाथ रखने लगीं; दूसरों की निंदा करनेवालों की भाँति अपनी जिहवा को चारों ओर 
फैलाने लगी; अत्यधिक आनंद से फूल उठनेवाले की भाँति आकाश तक बढ़ने लगी और 
भयभीत होकर भागनेवाले कायरों की भाँति वह गलियों में प्रवेश करने लगी । इस प्रकार, 
वह अग्नि लंका को चारों ओर से घेरकर श्ीघ्षता से उसका ध्वंस करने लगी । सभी 


देवता आनंद से फूल उठे और हनुमान्‌ को अपने आप्त बंधु मानकर उसकी प्रशंसा करने लगे । 

तब हनुमान्‌ मन-ही-मन जानकी की मृत्यु की आशंका से पीड़ित होकर सोचने 
लंगा-हाय ! यह मेंने क्या कर डाला ! मदान्ध होकर मेने लंका के साथ-साथ राम को 
पत्नी को भी जला डाला । अब में किस मुँह से राम के पास जाऊंगा ? जानकी का कुशल- 
समाचार में राम को कैसे सुनाऊँगा ? हाय ! मेरे सारे प्रयत्नों पर पाती फिर गया 
इस प्रकार, थोंडी देर तक चिंतित रहने के पश्चात्‌ उसका विवेक जागा ओर वह सोचने 


३१ 


प्र रंगनाथ एयायर 5 गे क 


लगा-'ें भी कैसा मूर्ख हूँ ? इसी माता के आशीर्वाद का फल था कि यह भयंकर अश्नि 
मेरी पूछ को जलाने का साहस नहीं कर सकी । भला, अग्नि साध्वी का क्‍या बिगाड़ 
सकती है ?' यों सोचकर उसने अपनी पूछ समुद्र में ऐसे बुझा दी, मानों वह सीताजी की 
दुःखास्ति को ही बुझा रहा “हो । फिर, वह सीता के दर्शनार्थ अशोक-वन में गया । सीता 
पहले ही राक्षस-स्त्रियों के मुँह से हनुमान्‌ के कुशल का समाचार सुनकर आनन्द से 
गदगद होकर बैठी थी। हनुमान्‌ ने उन्हें प्रणाम किया, अपने साहसपूर्ण कृत्यों का सारा 
वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और फिर कहा--हे माता, में अभी जाकर रामचंद्रजी को साथ 
लेकर आता हूँ, जिससे आपके मन का दुःख दूर हो जाय । इतना कहकर उसने सीता को 
भक्ति से प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ा । वहाँ से चलकर वह 
नगर के पश्चिम द्वार के पास आया और उसके किवाड़ों पर इस जोर से पदाघात किया 


कि वे टूटकर पृथ्वी पर गिर गये । यह देखकर सभी राक्षस भय-विह्लल हो गये । 
२१, अंगद आदि वानरों से हनुमान्‌ की सेंट 


वहाँ से चलकर, फिर एक बार अपना पराक्रम दिखाते हुए, हनुमान्‌ ने साहस के 
साथ परकोठट के ऊपर के महलों को अपने पदाघात से गिरा दिया और सहज ही सुवेलादि 
पर चढ़ गया । वह आकाश की ओर ऐसा उछला कि लंकापुरी में रहनेवाले समस्त 
दैत्य भोंका खाकर भयभीत हो उठे; पहाड़ के शिखर भग्न होकर समुद्र में गिरने लगे; 
बड़ी-बड़ी चट्टानें लुढडकने लगी; दक्षिण दिशा को वहन करनेवाली अंगद नामक हथिनी का 
शरीर दब गया; पहाड़ों के शुद्ध गिर गये और पृथ्वी नीचे को धँंस गई । फिर, उससे 
अपने अनुपम भूजंबल की सहायता से आकाश-मार्ग से जाते हुए समुद्र के मध्य भाग में स्थित 
मैनाक पर्वत पर उतरकर अपनी थकावट दूर की । फिर, उस पव्वेत की आज्ञा लेकर 
अपने असमान वेग तथा प्रताप का प्रदन करते हुए समुद्र के उत्तरी किनारे पर 
उतर पड़ा । 

हनुमान्‌ के मुख पर स्पष्ट रूप से दोखनेवाले हर्ष के चिह्नों को देखकर अंगद आदि 
श्रेष्ठ बानर उसकी अगवानी करने गये और उसे गले से लगा लिया । फिर, वे सब एक 
स्थान पर बैठ गये और हनुमान्‌ से उसके काये के परिणाम के संबंध में प्रइन किये । 
तब हनुमान्‌ ने कहा--हे वानरों, आपकी क्पा से मेंने अनुपम समुद्र को पार किया, 
अगणित वैभवों से संपन्न लंका में प्रवेश किया, और बहुत समय तक अन्वेषण करने के बाद 
सीताजी' के दहोँन भी कर लिये । फिर, मेने राम की आज्ञा के अनुसार जानकी से उनका 
साझा बृत्तांत कह सुनाया और उनकी दी हुई अंगूठी भी सीताजी को दे दी । फिर, उनकी 
चूड़ामणि लेकर यहाँ लौट आया हूँ ।' 

हनुमान्‌ की बातें सुनकर सभी' वानर अत्यंत हर्षित हुए और हनुमान्‌ की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करने लगे । तब अत्यधिक उत्साह से भरे हुए श्रेष्ठ वीर अंगद कहने लगा--अब 
यही! उचित होगा कि किसी भी प्रकार हम जानकी को लंका से जीतकर ले आवें और 
उन्हें रघुराम के पास पहुँचा दें । चलो, हम अभी समुद्र पार करें और पुत्र, मित्र तथा 
परिवार-सहित दशकंठ का वध करके सीताजी को छुड़ा लायें ।' 


उंन्द्रकाड र्‌कई 

तब जांबवान्‌ ने वालिपुत्र को देखकर कहा--सुय्रीव ने हमें जानकी के अन्वेषणार्थ 

भेजा हैं; उस परम पवित्र सीता की कृपा से हमारा प्रयत्त सफल हुआ । अब हमारे 

लिए उचित यही है कि हम जाकर रामचंद्रजी से यह समाचार कह दें।। तब सबने 

परस्पर परामर्श कर, वेसा ही करने का निश्चय किया । उस दिन वायुपुत्र तथा दूसरे 

वानर समुद्र के किनारे ही कंद-मूल-फलों से अपनी क्षुधा शांत करके रहे । वे परम शक्ति- 

शाली वानर दूसरे दिन वहाँ से रवाना हुए और मेरु, मंदर-पर्वतों से भी विज्ञाल दर्दुर 

नामक पर्वत के निकट पहुंच गये । उस पर्वत की तराइयों में विचरण करते हुए उन्होंने 
फल, मूल, आदि खाकर वहीं रात्रि बिताई। 


२२. वानरों का मधुवन में विचरण करना 

प्रात:काल होते ही उनः बाहुबली' वानरवीरों ने सोचा--हमें जब सुग्रीव के मश्ुवन 
में जाकर, वहाँ जी' भरकर मधु (शहद) का पान करता चाहिए, 'अन्यथा हमारी प्यास 
शांत नहीं होगी । हमने रामचंद्र का कार्य संपन्न किया हैँ। अतः, सुग्रीव कुद्ध होकर हमें 
दंड नहीं देंगे। यों निश्चय करके सभी वानरों ने अंगद तथा हनुमान्‌ से प्रार्थना करके 
उनकी भी सम्मति प्राप्त कर ली और मधुवन के लिए रवाना हो गये । मध्याह्नष होते- 
होते वे मधुवन में पहुँच गये । चारों दिशाओं में भरनेवाली मधु-धाराओं को देखकर उनके 
मुँह में पानी भर आया । विभिन्न प्रकार के हाव-भाव करते हुए, वे अपने कान खड़े 
करके, एक दूसरे को अपने दाँत दिखाते हुए, एक दूसरे से तकं-वितर्क करते हुए, बड़े 
कौंतुक के साथ अपने इष्टानुसार उस वन के विभिन्न दिश्ञाओं में विचरण करने और 
पुष्पों से भरनेवाला मकरंद, छत्तों में एकत्रित मधु आदि का पान करने लगे। फिर, उन्होंने 
कई प्रकार के फल खाये । कच्चे फलों तथा फूलों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। अत्यधिक 
उल्लास के आवेश में आकर उन्होंने पेड़ की शाखाओं को तोड़ दिया और पेड़ों को भुका- 
* कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलाँग मारकर जाने लगे । फिर, वें पुष्प-लताओं को 
भूला बनाकर भूलने लगे तथा सरोवरों में स्‍्तान करते हुए नाना प्रकार की कीड़ाएँ 
करने लगे । 

जब मधुवन की रक्षा करनेवाले वानर (दघिमुख) ने इन वानरों की करतूत देखी, 
तब क्रोध में आकर उसने सभी वानरों को डाँटकर उन्हें तुरंत वहाँ से निकल जानें का 
आदेश दिया । जब उसके अनुूचर सभी वानरों को घवका देकर बाहर निकालने लगे, तब 
अंगद तथा हनुमान्‌ ने भागनेवाले अपने साथी वानरों को रोका और वन-रक्षक दथिमुख 
को मुह के बल नीचे गिराकर, उसे पृथ्वी पर घसीटठकर, मृष्टियों का प्रहार करके भगा 
दिया । बेचारा दधिमुख क्रोध तथा दुःख से व्याकुल होकर भगवान्‌ की दुहाई देते हुए 
भागा और राजा राम तथा लक्ष्मण के श्रीचरणों में बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके, 
फिर सूर्य-पुत्र के चरणों में सिर रुकाकर कहने लगा--हे देव, आपका मधुवन देव-दानवों 
के लिए भी अशभेद्य है । आज वायु-पुत्र तथा वालि-पुत्र, दोनों ने अपने बहुत-सें साथियों 
को लेकर ऐसे मधुकत में प्रवेश किया है और वृक्षों पर चढ़कर शाखाओं पर विचरण 
करते हुए अपने इच्छानुसार फल खाये हैं और जी भरकर मधु पिया है । इसका किित्‌ 


वे 
में 


२४४ रंग्नाथ रायायमे 
भी विचार न करके कि यह उपवन राजा का है, वें मनमानी कर रहे हैं | मेने उन्हें 
डॉट-डपटकर बाहर निकालने का प्रयत्न किया, तो उन्होंने मुझे मुष्टियों से मारकर भगा 
दिया है ।' 

दघिमुख का विलाप सुनकर सुग्रीव अत्यंत क्ुद्ध हो गया और उन वानरों को उचित 
दंड देने का विचार करने लगा । तब सारी परिस्थिति समझकर सतत-विजयी लक्ष्मण ने 
संग्रीव से कहा--यदि अंगद आदि महावीर तुम्हारी आज्ञा विना प्राप्त किये ही, निर्भय 
होकर तुम्हारे वन में प्रवेश करके शहद पी रहे हैं, तो कदाचित्‌ उन बाहुबलियों के द्वारा 
रामचंद्रजी का कार्य संपन्न हुआ होगा । अन्यथा, वे इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना 
करने का साहस कभी नहीं करेगे । इसलिए तुम उन्हें शीघ्र यहाँ बुलाओं ।' 

तब सूयंपुत्र ने दधिमुख को देखकर कहा--वे शामचंद्रजी. का कार्य संपन्न 
करके आये दीखते हैं, इसलिए उनके सभी अपराध क्षम्य हें । तुम अपना दुःख सहन कर 
जाओ और उन्हें यहाँ बुला लाओ । सुग्रीव का आदेश पाकर वह उन वानरों के समीप 
पहुँचा और हनुमान्‌, अंगद तथा जांबवानू आदि वानर-वीरों को प्रणाम करके कहा--हैं 
श्रेष्ठ वानरों, मेरा अपराध क्षमा करो और शीक्र यहाँ से प्रस्थान करो | तुम्हें लिवा लाने 
के लिये सूययपुत्न ने मुझे भेजा हैं । 

यह समाचार सूनकर सब वानर बहुत हर्षित हुए | वे रविपुत्र के आदेश को सिर 
आँखों पर ,धारण करके, सुग्रीव के दंड की कल्पना करके भयभीत होनेवाले अंगद को घैयें 
बंधाकर, बड़े उत्साह के साथ वहाँ से चले | उनकी हर्ष-ध्वनि बादलों की ध्वनि के समान 
सुनाई पड़ने लगी । बहुत अधिक मोद-मग्न हो जानेवाले उन वानरों को दूर से ही देखकर 
सुग्रीव ने उनकी अग॒वानी के लिए कपि-सेना भेजी और बड़ी प्रीति से उनका स्वागत किया। 


२३. राम को सीता का कुशल-समाचार सुनाना 


: - तब सभी वानरों ने जगदीश्वर रामचंद्र के चरणों में दण्ड-प्रणाम किया; और फिर 
,सुमित्रानंदन तथा सूर्यपुत्र को बड़े प्रेम से प्रणाम किया और हनुमान्‌ को आगे करके रामचंद्र 


हि. लय 


के आसन के समीप एक भुंड में बंठ गये । तब हनुमान्‌ अपनी यात्रा का वृत्तांत 'सुनने 
की रामचंद्र की उंत्सकता को समझ गया और अत्यधिक भक्ति स हाथ जोड़कर कहने 
लगा--हे सर्यवंश के नाथ, देखा मैंने उस बैदेही को, जो स्त्रियों में शिरोमणि, तथा परम 
कल्याणी है । हे राजन्‌, मेंने उनका अन्वेषण किया और फिर संपाति के द्वारा मार्ग जानकर 


५ 


(दक्षिण दिल्ञा में) गया, सहज ही समुद्र को पार किया, और दक्षिण समुद्र के तठ पर 


:अपार, शोभा से विलसित त्रिकूट पर्वत पर स्थित दानव-समूहों से रक्षित लंका में अकेले 
'प्रवेश किया । वहाँ सब स्थानों में ढंढ़ने परे भी सीता को न देख सकते के कारण में 
अत्यंत 'दुःखीः हुआ, फिर मैंने रावण के उद्यान में प्रवेश किया और वहाँ मेने आपकी धर्मे- 
पत्ती -को .राक्षस-स्त्रियों- से' घिरे हुए देखा । वे कई दिनों के उपवास के कारण बहुत ही 
'क्लांत हों गई-थीं,। वे एक वृक्ष के नीचे विपुल दुःख की बाढ़ में डूबी हुई अपने हाथ पर 
कपोली टेककर., चिताकांत . हृदय से आपकाही स्मरण करती हुई बैठी थी । उस समय राक्षस 


'शंत्रणं वहाँ:आया और उन्हें विभिन्न प्रकार से भय दिखाने लगा । तब वे अपनी विवशता 


एुन्दरकाड ८८९4 


तंथा दीन दशा का विचार करती हुई अविरल गति से अश्वुधारा बहाने तथा आहें भरने 
लगी । मलिन वस्त्र तथा घूलि-धूसरित शरीर से युक्‍त वे, उमड़ते हुए शोक से बार-बार 
विलाप करने लगी । आपने अपनी पत्नी की जो रूप-रेखा मुझे बताई थी, वह उनकी 
रूप-रेखा से सर्वथा मिलती थी; इसलिए मेने निश्चय किया कि वें ही सीता है। फिर, 
मैंने उनके समीप जाकर प्रणाम किया, उनसे उचित वार्त्तालाप करके आपकी अंगूठी उन्हें दी । 
फिर, उनकी चूड़ामणि लेकर में समुद्र लॉाँघकर यहाँ पहुँच गया हूँ ।” इतना कहकर 
हनुमान्‌ ने राम को सीता की चूड़ामणि दीं, जो उनके वियोग की अग्तिशिखाओं के प्रतीक 


किक 


के समान दीप्तिमान्‌ थीं । 


गे 


राम ने उस शिरोरत्न को बड़े अनुराग से लिया और उसे अपने हृदय से लगाकर 
थोड़ी देर तक मूच्छित-से हो रहे । फिर, अपने घैय को संचित करके वे समल गये और 
बाष्पपूरित नयनों से वानर-राजा को देखकर बोले--हे सूर्यनंदन, मेरे प्राण-समांन देवी 
की' शिरोमणि को देखकर मेरा हृदय लाख के समान पिघल रहा है । इन्द्र ने: यज्ञ से संतुष्ट 
होकर यह रत्न मेरे श्वशुर को दिया था । उस गूणनिधि जनक महाराज ने. इसे सीता के 
सिर में पहनाकर बड़े सम्मान के साथ॑ सीता का विवाह मेरे साथ किया । यह रत्न लतांगी' 
सीता से तथा मुझसे कभी अलग नही रहता। आज मेरी तथा सीता की भेंट कराने के हेतु यह रत्न 


आया हैँ । इस प्रकार कहते हुए राम उस मणि को बार-बार अपने हृदय से लगाने लगे । 


उसके परचात्‌ राम हनुमान्‌ को देखकर बोले--हें पृण्यात्मा, तुम्हारे लौटते समय 
सीता ने तुम से. कया कहा था ? सुनाओ । तब शक्तिसंपन्न हनुमान्‌ू राम को देखकर 
कहने लगा--“हे दंव, उन्होंने कहा, सूर्यवंशतिलक के वियोग में गत दस महीने मेंने असंख्य 
दुःखों को भेलते हुए बिताये हैं। दो महीने के पदचात्‌ रावण मुझे मार डालने का निश्चय 
कर चुका हैँ । इसलिए तुम राम भूपाल से निवेदन करो कि मेरे प्राण अब नहीं बचेंगे । 
उन्हें सत्यनिष्ठ मानकर ही मेरे पिता ने मेरा पाणिग्रहण उनसे कराया । विवाह-वेदी पर 
उन्होंने ( मेरे पति ने ) अग्निदेव के समक्ष सदा मेरी रक्षा करने कीः प्रतिज्ञा की और 
मुझे अपने साथ अपने घर ले आये । आज उन्होंने मेरी' उपेक्षा कर दी और मुझे अनाथ 
बना दिया । इस पर विचार करने के लिए प्रभू राम से निवेदन करो । उनसे यह भी' 
निवेदन करो कि अपनी' धर्मपत्नी को कोई चुराकर ले जाय, तो चुपचाप बैठे रहना वीरों 
का धर्म नहीं हूँ । औचित्य का विचार करके मेने इन बातों की चर्चा की है । मेरा शरीर 
चाहे जहाँ भी रहे, मेरे मन, वचन और कम उन्हीं में रमण करते रहेंगे । इतना कहने के 
पश्चात्‌ उन्होंने यह भी बताया कि चित्रकूट पर्वत पर, उन पर कौए ने कैसे आक्रमण किया था; 
केसे आपने गैरिक से उनके कपोलों पर सुंदर मकराक्ृोति की रचना कीथी ।॥ (ये 
बातें उन्होंने इसलिए बताई थीं कि ) मेरे वचनों पर आपका विश्वास हो जाय ॥” 
रामचंद्र से इतना कहने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ ने लक्ष्मण तथा सुग्रीव को भी सीताजी का संदेश सुना 
दिया । सभी वानरवीर मन-ही-मन हर्षित हुए । 

यह सुूंदरकांड संसार में व्याप्त होकर सभी' काव्यों में सूंदर सिद्ध हुआ हैं । इसका 
विचार करके आंध्र-भाषा का सम्रादू, काव्य-आगम आदि के ज्ञाता, आचारवान, धीर, भूलोक- 


२४६ रऐंगनेएथ एयॉयरों 


निधि, गोनवुद्ध भूपाल ने सुंदर गुणोंसे संपन्न, वैयंवानू, झत्रुओं के लिए भंयकर स्वरूप, महात्मा, 
अपने पिता विट्वल-नरेश के नाम पर रसिक जनों के लिए प्रिय, अनुपम तथा ललित शब्द 
तथा अर्थों से संपन्न रामायण के इस सुंदरकांड की, श्रेष्ठ अलंकार तथा सुंदर भावों से 
परिपृर्णं बनाकर इस प्रकार रचना की कि वह आचंद्राके, परमपूज्य हो शोभायमान होता रहे । 
प्रसिद्ध, आर्ष, रसिकों के लिए सतत आनंददायक इस आदिकाव्य का पठन जो कोई 
भी करेगा, या जो इसका श्रवण करेगा, उसे सामवेद आदि विविध वेदों का आधार राम- 
नाम-रूपी चितामणि के द्वारा नये भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, परिपूर्ण शक्ति, 
राज्य-सूख, निर्मलकीत्तिं, नित्य सुख, धर्मनिष्ठा, दान-पुण्य में अनु रक्ति, चिरायु, स्वस्थ्य, 
ऐशक्यं, अक्षय शुभ, पाप-क्षय, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति, शत्रुओं का नाश, और धन-वान्य-समृद्धि, आदि 
सुलभ होंगे । उतका जीवन निर्विष्न होगा; घरों में लावण्यवती स्त्रियों का अनुराग तथा 
पुत्रों के साथ जीवन सिद्ध होगा। सब प्रकार के संकट दूर होंगे, सगे-संबंधियों से मिलन, 
इच्छित कार्यों की सिद्धि, देवताओं की' प्रीति, और पितरों की तृप्ति सुलभ होंगी । इसके 
रचयिता की श्रेष्ठ तथा शुभ उन्नति होगी तथा उसे इच्द्रभोग की प्राप्ति होगी । जबतक 
कुलपवंत, सूर्य, चंद्र, दिशाएँ, वेद, पृथ्वी, तथा सभी भवन सुशोभित रहेंगे, तबतक यह 
कथा अक्षय आनंद-समूह का आगार सिद्ध होगी । 


सुन्दरकांड समाप्त 


श्रीरंगनाथ रामायण 


(युद्धकाँड / 


१. श्रीराम का हनुमान को प्रशंसा करना 
आश्रितों के हिताकांक्षी, सूर्यवंश के. संवद्धक रामचन्द्र ने जब प्राणाधिका प्रिया के इन प्रिय 
वचनों को हनुमान्‌ के द्वारा सुना और उतका पता जान लिया, तब उन्होंने बड़े प्रेम से 
कहा-- हनुमान्‌ ने जैसा कार्य किया है, क्‍या, वैसा कार्य करना देवताओं के लिए भी संभव है ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि शक्ति में या तो हनुमान्‌ ही श्रेष्ठ है, या पवन श्रेष्ठ है या. 
गरुड़ ही श्रेष्ठ है । समद्र को पार करना उनके सिवा और किसके लिए संभव है ? देव, 


च्् 


# ७] 


गंधवं, देत्य तथा किन्नरों के लिए भी दुर्ग, राक्षस-सेना के प्रचंड बाहुबल से दिन-रात 
सुरक्षित लंका में प्रवेश करके वहाँ से जीवित लौट आना क्‍या शशिधर (शिव) के लिए भी 
संभव है ? अपने प्रभू का महान्‌ काये बड़े आनन्द के साथ जो शज्वीघत्र ही संपन्न करता हैं, 
वही उत्तम पुरुष है । प्रभू के कार्य में विध्त पड़ने पर, बिलंव के साथ उसे. पूरा करनें- 
वाला मध्यम श्रेणी का पुरुष है | प्रभू के बताये हुए काय से बचने की चेष्टा करनेवाला 
तथा हीला-हवाला करनेवाला व्यक्ति दुस्सेवक है । इन तीनों में हनुमान्‌ निस्संदेह श्रेष्ठ _ 
व्यक्ति ही सिद्ध हुआ है । अनिलकुमार ने एक महान्‌ कार्य को बड़े हर्ष तथा तत्परता से 
संपन्न किया है । अब उसका प्रत्युपकार, मैं किस प्रकार से कर सकूँगा । अब (प्रेम से) 


२१० सगनएथ रायायण 


उसका आलिगन करना ही इस समय मेरे वश की बात है।” यों कहकर प्रभू ने हनुमान्‌ 
को अपने हृदय से लगा लिया । 

इस प्रकार, सुग्रीव के समक्ष राम ने हनुमान्‌ की प्रशंसा करके कहा--हे पवनपृत्र, 
मुर्भे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम जानकी का पता लगाकर आये हो। मुझे अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
हो रहा है । पता नही, इस कार्य की समाप्ति कैसे होगी । मेरा मन यह सोचकर व्याकुल 
हो रहा है कि इस विशाल समुद्र को लाँघकर जाने की क्षमता वानर-सेना को कंसे प्राप्त 
होगी । इतवा कहकर राम अपना सिर भुकाकर चुप हो रहे । रविपुत्र, राम के मन की 
चिता को दूर करते के उद्देश्य से कहने लगा--हे देव ! आप साधारण लोगों की भाँति 
इस प्रकार क्‍यों दुःखी हो रहे है ? आप क्‍यों कहते है कि हम समुद्र को पार नहीं कर 
सकते ? हम अवश्य समूद्र को पार करेंगे, सुवेलादि को पार करके लंका को जीतेगे और 
रावण का संहार करके संसार का दुःख दूर करेगे । हे राजनू, आप विचार कीजिए। मेरे 
सभी वानर परिश्रमशील हें ; बाहुबल से संपन्न है; और दुर्जय है । हे राघव, इनके 
रहते हुए आप इस प्रकार क्‍यों चिंतित होते हैँ ? आप तैयार हो जाइए । उद्योगी पुरुष 
के लिए सभी अर्थ सच्चा: फल-प्रद सिद्ध होते हे । शत्रु सदा उत्साही व्यक्ति से भयभीत 
रहते हें; उत्साहहीन व्यक्ति से नहीं ।' 

सुश्रीव के इन बचनों को सुनकर प्रभू ने हनुमान्‌ से कहा--ठीक हैं । में पहले 
समुद्र से (मार्ग देने की) प्रार्थना करूँगा । यदि उसने नहीं दिया, तो अपने बाणों की अग्नि 
से समुद्र को ही सुखा दूगा, या उस पर पुल बाँधूगा । हे पवनपुत्र, समुद्र पार करना 
मेरे लिए कौन बड़ा कार्य है ? अब तुम यह तो बताओ कि उस दशकंठ के नगर में 
कितने किले हे, उसकी सेना कितनी बड़ी है ? उसके नगर के कितने द्वार हैं ? कितने राक्षस 
उन द्वारों की रक्षा करते हैं ? उस नगर के सौधों की पंक्तियाँ कैसी हैं ? तुम तो इन 
सबका पता लगाकर आये हो, इसलिए में तुमसे इन सब बातों का विवरण सुनना चाहता हूँ ।' 


२. लंका के वेसव का वर्णन 

तब हनुमान्‌ हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ प्रभु से इस प्रकार निवेदन करने लगा-- 
“है दाशरथि, उस नगर मे सतत (गंड-स्थलों से) मधु-धारा बहानेवाले, मुख से रौद्र भाव 
प्रकट करनेवाले, पर्वताकार भद्र गजों के असंख्य समूह हैं । बहुत-से आयूुधों से सज्जित, 
आश्चर्यंजनक तथा भयंकर दीखनेवाले, छत्रों, पताकाओं तथा विविध चिह्नों एवं ध्वजाओं 
से यूक्‍्त सूर्य-बब की प्रभा को समान मणियों से दीप्तिमानू, अरबों एवं सारथियों से युक्त 
असंख्य रथ हूँ । वीर रस के सम्‌द्र की लहरों के समान दिखाई द॑नेवाले विविध रंगों से 
युक्त, (दर्शकों की) दृष्टियों को चौधिया देनेवाले, अपनी हिनहिनाहट से सबको आइचयें- 
चकित करनेवाले, अपने वेग में पवनदेव के अछइ्वों को भी मात करने की दिव्य शक्ति 
रखनेवाल तथा मनोहर आकारवाले, अहइ्व अनगिनत संख्या में हें । हे देव, हे राघव, वहाँ 
के राक्षसवीरों की' तो गिनती ही नहीं हो सकती है; वे ऐसे दिखाई देते है, मानों 
बिजलियों से युक्त काले बादलों ने हीं दानवों का रूप ले लिया हो, यों काले पव॑त हीं 
मूत्तिमान्‌ रोद्र का-सा रूप धारण किये हुए हों,' या जिस गरल का पान शिव ने किया था, 


युद्धकोड २५९ 


उसी ने मानों देत्यों का रूप घधोरण कर लिया हों, या प्रलय-काल की अग्नि के घुएँ ने 
ही मानों राक्षतों का रूप धर लिया हो । बाहुबल में उन राक्षसों की समता ब्रह्मा 
आदि देवता भी नहीं कर सकते । हे राजन, लंका में समस्त संसार में अनुपम सात उचन्चत 
तथा श्रेष्ठ दुर्ग है । एक ईटो का दुर्ग है, जिसके चारों ओर के कंगूरे सृद< दिखाई पड़ते हैं। 
उसके भीतर शिलाओं से निर्मित एक विज्ञाल दुर्ग है, जिसके भीतर फौलाद का दूंगेहे। 
उसके मध्य में गवाक्षों से युक्त एक ताँवे का दुर्ग हैं, जिसके भीतर ( बड़ी-बड़ी तोपों 
की समता करनंवाले) जशिला-यंत्रो से युक्त एक विशाल कॉसे का दुर्ग हैं । उसके मध्य 
ब्रह्म तथा शिव के लिए भी अभेद्य एक रजत-दुर्ग है, जिसके मध्य में मणियों के प्रकाश 
की किरणों से सुशोभित तथा प्रशंसनीय एक स्वर्ण-दुर्ग है । 

“हु राजनू, उन सात किलों में से प्रत्येक किले में, असंख्य दीप्तियों को विकीर्ण करने- 
वाली मणियों से खचित चार द्वार हे, जिनके दरवाजे यम धर्मराज के वक्षःस्थल के समान 
विशाल हूँ । उन दुर्गो में तंत्र-विधियों से अभिमंत्रित असंख्य शर-चाप रखे हुए हूँ । उस 
, किले के चारों ओर पाताल के समान गहरी, मकरों से भरी चार परिखाएँ हे, जिनके मध्य 
में चार पुल बने है । 


“उन चारों पुलों पर बहुत-से राक्षस किले की रक्षा के लिए नियुक्त हैं । वहाँ 
' ऐसी असंख्य शिलाएँ, बाण तथा यंत्र-समूह हे, जो अपने-आप शत्रुओं का नाश कर देते हे । 
अब उन सबका वर्णन ही में क्‍यों करू? महान्‌ वेभव से संपन्न हो रावण, प्रति दित अपनी 
सेना के साथ भ्रमण के लिए निकलता हैं और सबका निरीक्षण करता हैं । अपने उद्धत 
गव॑ से प्रेरित होकर वह सतत दूसरों को यूद्ध के लिए चुनौती देता रहता है । पराक्रम 
तथा शक्ति से संपन्न छत्रुओं के लिए भी लंका को वज्ञ में करना दुष्कर हैं । इसके अलावा 
समुद्र में जल, वन, (कृत्रिम) स्थल, तथा पर्वत के चार दुर्ग और हैँ । वे सतत दिखाई 
तो देते हें, किन्तु उनको घेरने का उपक्रम करने जायें, तो उनका पता हीं नहीं लगता। 


44.... 


हे राजन, इस लंका नगर की रक्षा करनेवाले भयंकर राक्षस मृत्यू की जिह्ना की 
समता करनेवाले, शूल धारण किये हुए सतत रक्षण-कार्य में तत्पर रहते हैं । ऐसे रक्षक 
पश्चिम द्वार पर दस सहस्र रहते है । पूर्व द्वार पर स्वयं रावण चतुरंगिणी सेना के साथ 
रहता हैं । दक्षिण हार पर एक लाख राक्षस रक्षा करते रहते हें । उत्तर द्वार पर अगणित 
दस्त्रों से सुसण्जित एक लाख राक्षस रहते हैं । नगर के मध्य में एक लाख पच्चीस 
हजार राक्षस रहते हे । हे सूर्यवंशतिलक, ऐसी लंका में, विना अन्य किसी का ध्यान किये 
में आपकी कृपा से प्रवेश कर सका; उन पुलों को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया; 
दुर्गों को गिराकर खंदकों में भर दिया, सारी लंका को जला दिया और आपके श्रीचरणों 
में लौट आया । आपने वहाँ की सारी बातें जान ली हें । अब विलंब क्‍यों ? हम शीक्न 
समुद्र को पार करेंगे । समुद्र पार करने की देर हैँ कि वानर-सेना दशकंठ की लंका को 
क्षण भर में उड़ा देंगी 

तब रघुराम ने सुग्रीव को देखकर कहा--हे सूर्यपुत्र, अब विलंब क्‍यों करें ? यही 
शुभ मुह॒त्तें- है । इसी मुद्तत्त में प्रस्थान कर जाता ही हमारे लिए उचित हैं। अब उस राक्षस 


५९ रंग्नश्थ एयायर 


के लिए मेरे अस्त्र के सिवाय (मुक्ति का) और कोई उपाय नहीं है । वह छिप कहाँ 
सकता है ?' फिर उन्होने नील को देखकर कहा--तुम सेना के आगे-आगे ऐसे मार्ग से 
चलो, जो बहुत ही मनोहर हो तथा जिसमें स्वच्छ एवं मीठा जल, पके हुए फल, तथा 
पेड़ों की छाया का प्राचुर्य हो । साथ-ही-साथ झत्रुजनों का भी पूरा ध्यान रखते हुए आगे 
बढ़ता । नल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़ा । सुग्रीव ने सभी वानरों 


को यूद्ध-यात्रा प्र चलने की आज्ञा दी । 
३. कपि-सेनाओं की युद्ध-यात्रा 


तव वानर-सेना जहाँ-तहाँ की गुफाओं से बड़े उत्साह के साथ चली । उनके पदाघातों 
की घोर ध्वनि से सव गृ फाएं गूंजने लगीं । उनके घोर हुंकार, तथा विकट अट्ृहास के निनाद 
आकाश तक व्याप्त हो गये । कुछ वानर भयंकर गर्जन करते हुए, अपनी शक्ति के गब में 
भूमते हुए जा रहे थे । कुछ पके हुए फल-वृक्षों को ही अपने कंधों पर रखे हुए उनके फलों 
को चबाते हुए न्‍जा रहे थे । कुछ वानर राम के समक्ष खड़े होकर कह रहे थे कि--हे 
राम भूपाल, हम अवश्य युद्ध में राक्षस-समूह के साथ रावण का वध करेंगे । इस प्रकार, 
सभी वानरवीर अत्यधिक उत्साह से उछलते, हर्ष-निनाद करते, अपनी पूँछों को हिलाते, 
पर्वंत-शिखरों पर चड़कर अपनी इच्छा से भयकर गर्जन करने लगे । उस ध्वनि से आकाश 
गूजने लगा; पृथ्वी डोलने लगी, पहाड़ कॉपने लगे, अष्ट दिग्गज धेंस-से गये, आदिशेष 
अत्यधिक भार का अनुभव करने लगा, कच्छप ने अपना सिर भुका लिया । उस विशाल 
सेना के चलने से जो धलि उडी, वह कई रंगों से आकाश में व्याप्त होकर ऐसी दीखने 
लगी, मानों उस ध्वनि के आधिक्य के कारण पृथ्वी से निःशवास का धुओँ इस रूप में निकल 
रहा हो । 

वानरों की उस विश्ञाल सेना के अग्र भाग में नील के नेतृत्व में चलनेवाली सेना 
(गरुड़ के) भयंकर मृख के समात थी, दोनों पाइव भागों में चलनेवाली सेनाएँ दो पढक्षों 
की भाँति थी, मध्य भाग में आनेवाले रामचंद्र आत्मा के समान थे, पीछे बड़े आटोप के 
साथ आनेवाली सेना पूछ की तरह प्रकट होती थी । इस तरह वह विशाल सेना ऐसी 
दीख रही थी, मानों नागपाश से पीड़ित होनेवाले सूर्यवंशी राजकुमारों के संकट दूर करने 
के निमित्त, गरुड़ पृथ्वी पर चल रहा हो । प्रजंघ, केसरी तथा दधिमृख आदि वानर-वीर 
भीड़ को हटाकर मार्ग बनाते हुए जा रहे थे । उनके पीछे अत्यधिक हर्षोल्लास से भरे 
हुए हृदयों से गवय, तार, गंधमादन, हनुमान्‌, अंगद, शरभ, नल, जांबवानू, हर, मेन्द आदि 
वबानर जा रहे थे । उनके पीछे रामचंद्र, अनुज लक्ष्मण के साथ चल रहे थे। इंस प्रकार, 
सह्याद्रि पर पहुँचकर वहीं उन्होंने पड़ाव डाला । सुग्रीव ने वहाँ के विशाल वनो में, 
तडागों के किनारे, तथा वृक्षों की छाया में सेना को ठहरने का आदेश दिया । 

दूसरे दिन पू्ववत्‌ सेना को रवाना करके लक्ष्मण स्वयं भी अपने प्रभु राम के साथ 
चले । वानरों के चलने से धरती हिलने लगी । उस सेना-समुद्र में वीर रस का उफान-सा 
उठ रहा था; उसकी शक्ति चारो ओर व्याप्त हो रही थी; (सैनिकों की) शरीर- 


कांति की तरंगें उठ रही थीं; ह्ष-ध्वनियों का घोष आकाश का स्पर्श कर रहा था; 





खुद्धकांड ९८३ 


मनृवंशचन्द्र, (रामचन्द्र) के सान्निध्य से वह सेना-समृद्र उद्देलित हो रहा था । इस प्रकार 
वह वानर-सेना-समुद्र (दक्षिण कं) महासागर के गयव॑ को चूर करने के लिए निकल पड़ा। 
(उस सेना-समुद्र के बीच में) धीर राम-लक्ष्मण आकाश के मध्य भाग में प्रकाशमान होने- 
वाले सूर्य तथा चन्द्र की भाँति सज्ोभित थे । जब नदियों में उतरकर सेना चलने लगी, तब 
नदी का पानी उमड़ने लगा । जब वह सेना सहद्याद्रि पर्वत तथा मलय पर्वत के मध्य भाग 
से होकर जाने लगी, तब मंद पवन के चलने से व॒क्षों की शाखाएँ आपस में रगड़ खाकर 
उन वानरों पर पुष्प बरसाने लगी । यह उचित ही तो था ! वन-लक्ष्मी प्रभु राम के 
आगमन से ह्षित होकर पुष्पांजलि दिये विना कैसे रह सकती थीं ? 
वानर-वीर उस परवंत-प्रदेश में स्थित सरोवरों में उत्रकर उनका निर्मेल जल 
पानकर संतुष्ट होते । उन सरोबरों में पाये जानेवाले कमल-समूहों को वे अपने कर-कमल- 
यूग्मों से इस प्रकार तोड़तें, मानों कह रहें हों कि हें कमलाकर, (सरोवर) जैसे कमलों का 
शत्र्‌ (चंद्रमा) क्रोध में कमलों को जैसे तोड़ डालेगा, वेसे ही हमारे कमलाप्त-कुल-तिलक 
(सूर्यवंशतिलक) दशकंठ के वदन-कमलों को भी तोड़ देगा । वे इस प्रकार कुमुदों* 
को कुचल डालते थे, मानों कह रहे हों कि हम दुषप्ट-छत्रु की स्त्रयों को दुःख* देकर, जानकी 
के दुखों* को भी इसी प्रकार* कुचल इडालेंगे । सरोवरों के गर्भ से दीघं मृणालों को वे इस 
प्रकार उखाड़ते थे, मानों कह रहे हों कि हम राक्षसों के उदरस्थ आँतों को इसी प्रकार 
चीरकर बाहर निकालेंगे । इस प्रकार के विनोदों में मग्न होते हुए सभी वानर सरोबरों 
के किनारे लाँधकर जाते और फिर पहाड़ो पर चढ़कर वहाँ प्राप्त होनेवाला मधु छककर 
खाते और फिर जल पीकर बड़े उत्साह के साथं आगे बढ़ते जाते थे । 
४. महेन्द्र पर्वत से राव का समुद्र का देखना 
तब रामचन्द्र ने महेन्द्र पर्वत पर चढ़कर वहाँ से अनतिदूर पर दीखनेवाले समुद्र 
का अवलोकन किया । वह समुद्र विविध क्रूर प्राणियों को अपने गर्भ में एकत्र किये हुए 
बड़ा प्रचंड रूप धारण करके ऐसा कहते हुए-से दिखाई दे रहा था कि जो रावण दीघे- 
काय मगर-रूपी हाथियों के भुंडों से, उत्तुग तरंग-रूपी घोड़ों से, कछुए तथा केंकड़े-रूपी 
रथ-समूह से, असंख्य मत्स्य-रूपी सैनिकों से, सर्पों के फन-रूपी पताकाओं से, उनकी सुंदर 
तथा चदुल पू छ-कूपी खड़गोंसे, मीनावली-रूपी चामरों से, ऊपर तैरनेवाले फाग-रूपी छत्रों से, 
घनघोष -रूपी भेरी-निताद से तथा जल-रूपी वीर रस से, मेरी शरण में आया हुआ हैं, 
उसका वध में कैसे करने दूगा ? 
ऐसे विशाल समुद्र को देखकर राघव आइचयंचकित हुए और निदान उस समुद्र 
निकट पहुँचे । समूद्र के किनारे समस्त सेना को एकत्र करने लायक चंद्रकांत शिलाओं 
पूर्ण एक विज्याल प्रदेश में रामचन्द्र इस प्रकार बैठ गये, मानों वे अपने शार-रूपी बंसी 
समुद्र के आश्रय में विचरनेवाले रावण-रूपी मोटे पाठीन (मछली विशेष) को पकड़ने 
के लिए बैठे हों | तब वे अपने पास ही बैठे हुए सूयंपुत्र सुग्रीव को देखकर बोलें-- 


“+/ ध्य॑, ४, 





है इस सभो छाब्यें के लिए तेलगु में एक हो शब्द (तोग) का उपयोग होता है । 
कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग करके यसक अलंकार सिद्ध किया है । “लेखक 


ध्‌५्छ रएनाथ एरायायय 


हे सुग्रीव, हम तो समुद्र के किनारे पहुँच ही गये । अब कहाँ से और केसे इस समुद्र को पार 
किया जाय, इसका उपाय तुम सोचो । पहले एक सुदर स्थान में इस वानर-सेना को ठहरने 
की आज्ञा दो । संग्रीव ने इस कार्य के लिए नील को नियुक्त किया। नील ने गीत्र ही 
सारी सेना को एक सुन्दर स्थान में ठहराने का प्रबंध किया । वानरों के, शिविरों मे आते तथा 
वहाँ उनके ठहराते समय जो तुमुल शब्द हो रहा था, वह ॒सूर्यमंडल तक व्याप्त होकर 
ऐसा लगता था, मानों वह समुद्र को डाँट रहा हो कि एऐ समुद्र, में स्वयं तो वनचरो 
(वानर) से उत्पन्न हें; भली में तुम्हारे वनचरों से (जल-चर) उत्पन्न घोष को कैसे सहन 
कर सकता हें और वह समुद्र के घोष को दबा देता था । सारी वानरसेना, तीन सैनिक- 
शिविरों में, समुद्र-तट पर स्थित वनों में ठहर गई । 

तब रामचंद्र ने लक्ष्मण से एकात में कहा--हे सौमित्र, इस समुद्र की विद्ञालता 
तो देखों; इसको अंत का पता कोई कैसे पा सकेगा ? इसी प्रकार दुःख-समुद्र का भी अंत 
नहीं होगा ।' 


प्‌. संध्या-वर्णन 

इस प्रकार कहते हुए प्रभु रामचद्र जब दु:ःख-समुद्र में डूब गये, तब सूर्य भी पश्चिम 
समुद्र में ऐसा इब गया, मानों उसने ऐसा विचार किया हो कि रामचन्द्र का जीवन ही 
मेरा जीवन है । सूर्यास्त होते ही समस्त लोक मणिद्वदीन मंजूषा की भाँति कांतिहीन 
हो गये । संध्या-राग चारो ओर इस प्रकार व्याप्त हो गया, मानों मनसिज के बाणों की अग्नि 
से तप्त मनवाल राम का शीतलोपचार करने के निमित्त पचक्चिम समुद्र राग-रजित वस्त्र 
लेकर आया हो । कमल-दलों का यौवत ढल जाने से, कमल अपने शेष सौदय्य को लिये 
हुए मुकुलित हो गये, मानों यह बता रहे हो कि राम के प्रताप के आगे इंद्र के शत्रु 
रावण का मृह भी ऐसा ही' कुम्हला जायगा । चारों ओर अंधकार ऐसा व्याप्त होने लगा, 
मानों राम का शीतलोपचार करने के लिए दिग्वधुएँ ललित तमाल-पल्‍लव-राशियों को उछाल 
रही हों । जहॉ-तहाँ कुमुद ऐसे विकसित हुए, मानों वे यह सोचकर हँस रहे हों कि सूर्यवंश- 
तिलक राम की वधू को बंदी बनाकर हर्षित होनेवाले दनजेन्द्र का हर्ष भंग हो जायगा । 
सारा आकाश इस प्रकार नक्षत्र समूह से अलंकृत था, मानों वह इस बात की सूचना दें 
रहा हो कि रामचन्द्र के पैने शरों से सारा समुद्र सूख जायगा और उसके गर्भ में स्थित 
रत्न-राशियाँ इस प्रकार दिखाई पड़ेंगी']। आकाश के सारे नक्षत्र समुद्र के जल में इस प्रकार 
प्रतिबिबित हो रहे थे, मानों रामचन्द्र के विरह-ताप का हासन करने के लिए निशासुंदरी ने 
सुगंधित मल्लिका-पुष्पों की शब्या का प्रबंध कर दिया हो । चक्रवाक एक दूसरे से अलग होकर 
शीघ्र गति से चारों दिशाओं में चले गये, जिससे सब दिशाओं में इस बात की घोषणा 
करें कि श्रीरामचर् विरह-व्यथा से पीड़ित हो रहे है; यदि हम भी विरह से पीड़ित हों, 
तो क्‍या, आइचर्य है । चन्द्र अपनी किरणों को आकाश में व्याप्त करते हुए ऐसा उदित 
होने लगा, मानों वह श्रीराम की निदा यों कर रहा हो कि हे राजन, में राजा (नक्षत्रों 
का) होकर समृ्‌द्र को प्रसन्नता से प्रफुल्ल कर देता हूँ और आप राजा होकर उसको सुखा देना 


७ 


चाहते है । आप पूर्णकला से समन्वित हूँ; क्‍या आपके लिए यह उचित हैँ ” यदि आप 


इुछुकांड २९£ 

ऐसा करेंगे, तो आपकों भी (मेरे समान) कलंक लग जायग्रा । चन्द्रिका समस्त दिशाओं 
में ऐसे व्याप्त हो गई, मानों चन्द्र विकट अट्टहास कर रहा हो कि हे राजा राम, जिस 
शिव ने मुझे अपने सिर पर धारण करके मेरा सम्मान किया है, ऐसे शिवजी के घनुष 
को तोड़ने के कारण ही आपको विरह-दुःख हुआ है। उज्वल चाँदनी चारो दिशाओं में 
ऐसे व्याप्त हो गई, मानों चन्द्रमा ने समुद्र के फेन-रूपी चंदन को अपनी किरणों के द्वारा 
लहरों से आक्ृष्ट करके, दिग्वधुओं के शरीर पर मल दिया हो । तब चकोरन्चकोरी 
अत्यधिक आनंद से एक दूसरे का आलिगन करते बार-बार अपनी चोंचों को पसारकर 
छककर चंद्विका-रस का पान करते, बड़े अनुराग से अपनी प्रियाओं को पिलाते, उनके पीने 
पर स्वयं पीते और इसी प्रकार बड़े मोद-मग्न हो चन्द्रिका में खेलते-कूदते । इस प्रकार, 
जब वे अपनी प्रियाओ से अलग होते, फिर उनको दुँडकर उनके साथ बड़े आनंद से रहने 
लगते थे । इन पक्षियों को देखकर वियोग-दुःख से पीड़ित राम, सीताजी का स्मरण करके 
मन-ही-मन अत्यधिक व्यथा का अनुभव करने लगते । 

अपने अग्रज को इस प्रकार संतप्त होते देख लक्ष्मण उन्हें ज्ञांति पहुँचाने 
के उद्देश्य से बोले---हे देव, आप अनुपम वीर है; उदात्त चित्तवाले है । आप इसके लिए क्‍यों 
दुखी हैं । अभी हम समुद्र को पार करके लंका पहुँचेंगे, युद्ध में दशकंठ का संहार करेंगे, 
और मिथिलेश की प्रिय पुत्री, कमलवदनी सीता को मृकत करेंगे । आप खिन्न न होइए ।' 
अनुज के इन नम््र वचनों को सुनकर राम प्रसन्नचित्त हुए । 

सेनिक-शिविरों में, वानर उस आनंदप्रद चाँदनी में मुदित मन से रामचन्द्र के गुणों 
का गान करते, खेलते तथा कूदते रहे । कुछ लोग समुद्र के किनारे बड़े आह्वाद से विचरण 
कर रहे थे । कुछ लोग विष्णू के सभी अवतारों की कथाएँ दूसरों को सुना रहे थे, तो कुछ 
वानर पिघलनेवाली उन चंन्द्रकांत शिलाओं पर बड़े आनंद से सोने का यत्न कर रहे थे । 
इस प्रकार, वे बड़ी देर तक विकिध कीडाओं में मग्न रहे । 

शीघ्र ही पूव दिशा में अरुणिमा का ऐसा आभास हुआ, मानों वडवानल ही इस 
भय से कंपित होते हुए कि, जब राघव समुद्र पर अपने पैने बाणों का प्रयोग करेंगे, तब 
उनका लक्ष्य बन जाऊगा, उदयाचल पर चढ़ गया हो । सभी नक्षत्र इस भय से व्याकुल 
हो छिपने लगे कि समुद्र का दहन करने के लिए राम के बाणों से उत्पन्न अग्नि की शिखाएँ 
कही आकाश तक न व्याप्त हो जायें । धीरे-धीरे सूर्य का उदय होने लगा, मानों वे अपने 
पौत्र (राम) को सचेत करने के लिए आ रहे हो कि हे राधव, अभी विलंब क्‍यों करते हो, 
समृद्र को पार करके शीघ्र ही रावण का संहार करो । सभी कमल एक साथ ऐसे 
विकसित हुए, मानों कमलाप्त-वंशज (सूर्यवंशी) राघव का विजय-कमल, साम्राज्य-कमल, तथा 
कीनिं-कमल एक साथ ही विकसित हो रहे हों । तब दाशरथि जगकर प्रातःकालीन संध्या- 
वंदन आदि नित्यकर्मों से निवृत्त हुए । 

६. मंत्रियों के साथ रावण की मंत्रणा 
लंका में रावण ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे कहा-- हि मत्रिवरों, 


तुम जानते ही हो कि एक वानर ने, एक अयंत्र-संचालित चित्रों की भाँति, मेरें नगर में 


२५६ रंगना एत्यायप 


प्रवेश किया, लंकिनी का वध किया, सीता के लिए लंका को शोध डाला, मेरे पुत्र का वर्ध 
किया, मेरी शक्ति का तिरस्कार करते हुए मेरी नंगरी को जलाकर भस्म किया और 
बहुत-सें राक्षमों का व्ध किया । वह हमारे हाथ में फेंसकर भी हमारे हाथ से बचकर 
चला गया । वही राघवों को समुद्र के किनारे ले आया है । यदि सूर्यवंशतिलंक 
समुद्र को सुखाकर या समुद्र पर पुल बाँधकर इस पार चला आया, तो हमारा सब किया- 
कराया मिट्टी में मिल जायगा । उसके समुद्र पार करने के पहले हम क्या उपाय करें; 
जिससे वह लंका में नहीं आ सके । तुम अच्छी तरह सोच-विचारकर कहो कि हमारा 
अब क्‍या कर्त्तव्य है । यदि तुम्हारा बताया हुआ उपाय उपयोगी होगा, तो वैसा ही करेगे ।” 

तब उन मूख॑ मंत्रियों ने राक्षसेश्वर से कहा-- हे देव, आपके वश में बहुत-से ऐसे 
दिव्यास्त्र है, जो देवताओं के लिए भी' अजेय हैँ। आप ने सर्पराज को बॉधा, उसका विष 
उगलवाकर गर्व-भंग किया । रुद्र के मित्र कुबेर का गव चूर करके आपने उसका 
पुष्पक्त विमान ले लिया । मय की ख्याति को नष्ट करके उसकी प्रिय पुत्री' से विवाह कर 
लिया । मृत्यु-देवता अंतक (यम) को बंदी बनाकर उस अंतक के लिए आप अंतक बन गये । 
अनुपम बलशाली वरुण को कपा दिया और उसे अपने वश में कर लिया । हें सम्राट, 
आपने सभी चक्रवरत्तियों के राज्य बात-की-बात में हस्तगत कर लिये । क्‍या आपने शूलपाणि 
(शिव) के निकट अपने बाहुबल का प्रदर्शन करके उनको नीचा नहीं दिखाया ? क्या, 
स्वर्ग के देवताओं के साथ उस इन्द्र का गब आपने नहीं तोड़ा ? क्‍या, आपने अग्नि को अपनी 
प्रतापाग्ति का ताप दिखाकर उसका ताप नष्ट नहीं किया ? क्‍या, दैत्यनाथ नेऋत पर कऋरृद्ध 
होकर अपने पराक्रम से उसका गदवें-भंग नहीं किया ? आपने पवन को एक स्थान पर स्थिर 
रहने नहीं दिया और अपने बाहुबल से उसे विचलित कर दिया । राम तो एक मानवमात्र हें 
और आप मनुष्य-भक्षी' हे । यह कैसे संभव है कि वह आपके हाथों से बचकर जीवित रहे ? 
आपके पुत्र ने ईइवर की प्रीति के लिए महेश्वर-यज्ञ करके शाइवत कीत्ति तथा पूर्ण 
सफलता प्राप्त की; इन्द्र को जीतकर उसने इंद्रजीत का नाम प्राप्त किया । उसने इंद्र 
को भी बंदी बनाया था, किन्तु ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने उसे ब्रह्मा को दे दिया। 
क्या, युद्ध में विजय पाने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त नही है ? हे दैत्यराज, आपको 
चिता करने की कोई आवश्यकता नहीं हैँ ।॥ 


७. दानव-वीरों के दर्पपूर्ण वचन 


इस प्रकार, जब मंत्री रावण को समझा रहे थे, तब महान बलशाली एवं प्रलय-काल 
के रुद्र को भी परास्त करनेवाले शूर, ब्रह्मस्त, इंद्रजीत, शतमाय, दुर्मुख, अतिकाय, भकराक्ष, 
खड्गरोम, वृश्चिकरोम, सर्परोम, अग्निवर्ण, विरूपाक्ष, अक्षीणबल शथूम्राक्ष, अक्षतविजयी 
उपाक्ष, अनुपम बली रश्मिकेतन, अमित पराक्रमी अग्निकेतन, वज्दंष्ट्र, सप्तध्त, शोणिताक्ष, 
प्रबलशूर महापाइरवें, कुंभ, तिकुंभ, सूर्यशषत्र, अग्निकोपन, महोदर, देवताओं को जीतनेवाला 
देवांतक, अद्वितीय पराक्रमी तथा नरों का नाश करनेवाला एवं भयंकर आकारवाला महाकाय, 
विद्यज्जिह्न, कंपत तथा अकंपन आदि अभेद्य विक्रमी एवं श्रेष्ठ दैत्यवीर, राक्षस राजा 
रावण के सामने क्रोधाभिभूत होकर खड़े रहे। उनकी लाल-लाल आँखों से क्रोध की भयंकर 


खुद्धकाडे 0५५५ 
ज्वालाएँ निकल रहीं थीं । प्रलय-काल के प्रचंड प्रभंजन से मुक्त, कुलपर्वतों की भाँति वे 
परस्पर देख रहे थे; फुफकारनेवाले सर्पों की भाँति उनकी सॉस वेग से चल रही थी । 
वे बड़े गये से झूल उठाते, खड़गों को खींचते, करवालों को आकाश में घुमाते, लाठियों 
को ऊंचा करते, चक्रों को घुमातें, प्रबल मुद्गरों को सभालते, दीर्घ खड़गों को दिखाते, 
भालों को घ॒ुमाते और धनुष का टंकार करते हुए अपने कोध को प्रकट कर रहे थे । 
उनके इस क्रोध-प्रदर्शन के समय, उनके करवाल एक दूतरे से टकराकर स्फुलिंग 
उगलते थे; परस्पर उनके केयूर तथा मुकुटों क॑ रगड़ खाने से मोती बिखर जाते थे और 
आभूषण च्ूर-चूर हो जाते थे । वे क्रोधोन्मत हो आकाश को कँपा देनेवाली गंभीर ध्वनि 
. से. रावण से कहने लगे--हे देव, देवता गंध, देतेय तथा किन्नर आपको देखने का भी 
साहस नहीं करते; इन्द्र भी तो आपको देखकर भय से सिकुड़ जाता हैं। तब नर तथा 
वानरों का साहस ही कितना है कि वे आपका सामना कर सकें ? उस दिन हम कुछ 
आसावधान से रहें, इसलिए उस नीच वानर ने अपनी दुष्टता से आंतक फैला दिया था । 
अब हमारे सामने किसकी शक्ति है कि लंका में प्रवेश करने का साहस करें | हें दानव- 
नाथ, इतना क्‍यों, आप हमें शीघ्र आदेश दीजिए । हम तुरंत जाकर उन वानरों का नामों 
निशान मिटा देंगे और राजकुमारों का संहार करके वापस आयेंगे । 


5, राक्षसवीरों को विभीषण का उपदेश 


इस प्रकार की दुर्वार गर्वोक्तियाँ कहनेवाले राक्षसों को देखकर विभीषण, समस्त 
इन्द्रियों को अपने वह्ञ में किये हुए योगीन्द्र की भाँति, मरजनेवाले उहृण्ड मेघों को शांत 
रखनेवाले इन्द्र की भाँति उन सब को अपने-अपने आसनों पर बैठ जाने का आदेंश देकर 
बोला-- हे वीरो, तुम उतावले मत बनो । किचित्‌ विचार करके देखो । किसी भी कार्य 
को साधने के लिए पहले साम, दान, तथा भेद के उपायों का आश्रय लेना चाहिए । यदि 
उनसे कार्य सिद्ध न हो, तभी दण्ड-विधान का आश्रय लेना पड़ता है । पहले ही दण्ड- 
नीति को अपनाना नीति-विरुद्ध हुँ । झत्रु के असावधान रहते समय हीं, उसको जीतना 
सुलभ हैं; या उस समय उसको जीता जा सकता है, जब कोई अन्य शत्रु उस पर आक्रमण 
करने आता है और वह भगवान्‌ की क्वपा से वंचित रहता है । राम कभी असावधान 
नहीं रहते; उनका पराक्रम दुर्वार हैं; उन पर कोई आक्रमण करने नहीं आता । और तो 
और, वे स्वयं भगवान्‌ हैं । शिव-धनुष का भंग उन्हीं ने तो किया था ? वे प्रम विवेकी हैं, 
अनुपम बाहुबल-संपन्न, तथा विजयी हे । तुम चाहें जितना भी डींग हाँको, उस सूर्यकुल- 
तिलक को जीतना क्‍या, तुम्हारे लिए संभव हैं ? उस वायपृत्र की शक्ति का किचित्‌ 
विचार करो, जिसने विशाल समुद्र को एक छोटी नहर की भाँति पार कर लिया है । 
तुम नहीं जानते कि उसने तुम्हारे देखते-देखते लंका में कैसा उत्पात सचा दिया ? उस 
वानर ने राम की सेना के शौर्य का आभासमात्र दिखाया हैं| ऐसे अनेक वानर और 
उनसे भी अधिक शक्तिशाली असंख्य वानर उनकी (राम की) सेवा में हें । तुम लोग 
राम के पराक्रम के आगे कैसे टिक सकते हो ? हें दानववीरों, क्रोधोन्मत्त हो अपने तथा 
दूसरों के बल का अनुमान किये विना, ऐसे वचन कहना क्‍या बुद्धिमानी हैं ? सुंदरियों में 

रे 


र्श्ट रंगनाथ एंयश्यर) 


श्रेष्ठ सुदरी राम की पत्नी सीता जब भयभीत होकर रामचन्द्र को पुकारने लगीं, तब 
राक्षसेब्वर अत्यंत वेग से उन्हें उठा लाये। हम स्वयं सोचें, उन्होंने हमें कौन-सी हानि पहुँचाई है ? 
तुम लोग इस बात का तो विचार करते हो कि उन्होंने खर-दृषण आदि राक्षसों 
को खंड-खंड कर दिया, किन्तु तुम यह नहीं सोचते कि पहले उन राक्षसों ने ही उनको 
घेरा था । क्‍या, राम-लक्ष्मण पर आक्रमण करना उनको उचित था ? अपने किये हुए 
कर्मों के फल भोगकर वे नष्ट हो गये और अमर-लोक को प्राप्त हो गये । अब उनकी 
चिता क्यों करें ? हमारी भलाई इसी में है कि वीर वानरों के लंका में प्रविष्ट होने के 
पहले, हमारे दुर्गों के उनके पदाघात से नष्ट होने के पहले ही, सौमित्र के बाण-रूपी वज्त 
के गिरने के पहले, रामचन्द्र के क्रोध से उत्तेजित होने के पहले ही और उनकी क्रोधारित 
से लंका के भस्म होने के पहले ही, हम सीता को श्रीरामचन्द्र के पास पहुँचा दें । 
सीता को ले आने के दोष का यही परिहार है । राम-भूपाल धर्मात्मा हैं और धर्म की 
सदा विजय होती है । 

इस प्रकार विभीषण ने कई प्रकार से राक्षसवीरों को समभाया और फिर दशकंठ 
को देखकर कहा--हे प्रभु, दुर्ध्स्ससन सुख तथा धर्म मे बाधा डालनेवाले होते है । अतएव 
आप उनका त्याग कीजिए । धर्म-पालन सुख तथा कीत्ति प्रदान करनेवाला होता है । इसलिए 
आप धर्म के पथ का अनुसरण कीजिए और नीतिज्ञ कहलाइए । हठ छोड़िए; और प्रसच्न- 
चित्त होइए । यदि आप अपने समस्त कुल की रक्षा करना चाहते है, तो जानकी को मुक्त 
कर दीजिए । उस राम से हम दात्रुता क्‍यों करें ?” इस प्रकार के नीतियक्त वचन 


५ 


सुनना रावण को अप्रिय लगा। इसलिए वह तुरत सभा-भवन छोड़कर अंतःपुर में चला गया। 
९, रावण को विभीषण का हितोपदेश 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही विभीषण संध्यावंदन आदि प्रातःकाल के नित्य कर्मो से 
निवृत्त होकर अपने रथ पर सवार हो रावण के अंतःपुर को चला । उसके चारों ओर 
राक्षत सैनिक उसकी सेवा में चल रहे थे । वह 'रमणीय तथा चित्र-विचित्र तोरणों से 
अलक्ृत राज-मार्ग से होकर सुंदर शिल्पों को देखते हुए रावण के उस अंतःपुर के सिह- 
द्वार पर पहुँचा, जहाँ (अब्वों की) हिनहिनाहट, (गजों की) चिघाड़, पटह तथा शझांखों के 
 निनाद, सेवा-कार्यो में प्रवृत्त परिचारिकारिओं की पायलों का भकार, अतःपुर के रक्षकों के 
हुंकार, सूत-मागध बंदी-जनों की स्तुति, परिचारकों के वार्तालाप की ध्वनि, तथा गजों की 


ट्् 
हक. 


निःश्वास-वायू के कारण बड़े वेग से फड़फड़ानेवाली पताकाओं की ध्वनि, समुद्र की तरंगों 
के घोष को समान समस्त दिशाओं को वधिर बना रही थीं । वह अंतःपुर विश्वस्त राक्षस- 
वीरों से ऐसा रक्षित था, मानों नक्षत्रों से परिवृत हो । उस सौध के सिहद्वार पर असंख्य, 
गज-रथ तथ अब्वों का समूह था । ऐसे सिहद्धार के निकट विभीषण अपने रथ से उतरा 
और अंतः:पुर में प्रवेश किया । वहाँ यज्ञ आदि सत्कर्मों से अनुरक्त पूजनीय ब्राह्मणों को 
पुण्याहवाचन तथा शान्ति-पाठ करते हुए देखा । विभीषण उन्हें देखते हुए बड़ी प्रीति से 
आगे बढ़ा और सभा-भवन में पहँकर अपने अग्रज को अत्यंत भक्ति के साथ प्रणाम किया। 
फिर, रावण का आदेश पाकर एक उचित आसन पर बैठा । 


खुद्धकांड २९6 


उसके पदचात्‌ मंत्रणा-कुअल विभीषण सभी मंत्रियों के समक्ष कहने लगा--हैे देव, 
हे दैत्यनाथ, आप ध्यान देकर मेरा निवेदन सुनिए । जिस दिन से आप सीता को ले आये है, 
उसी दिन से दुःशकुन दिखाई देने लगे है। आजकल होम-कुंडो में त्रेताग्नियाँ प्रदीष्त 
नहीं होती । उन कुंडों को घेरकर बहुत-से साँप पड़े रहते हें । सतत मदजल बहानेवाले 
जिन हाथियों के गंडस्थल पर अभ्रमरों का गुजार होता रहता था, वे मत्तगज आज शुष्क 
शरीरों से, गर्दवों को ऊपर उठाये, चुपचाप खड़े रहते है । अत्यधिक शक्ति तथा स्फूत्ति 


कक] 


से संपन्न उत्तम अबव, आज आँखों से पानी गिराते हुए चारा-पानी छोड़कर, शक्तिहीन 


पड़े हुए हे । हे असुराधिपति, इन सब के निराकरण का एक ही मार्ग है । आप सीता 
ले जाकर श्रीराम को सौंप दीजिए । वे आपके अपराध पर ध्यान नहीं देंगे (वे आपको 
क्षमा कर देंगे) । यही नीतिवानू के लिए उचित कार्य है । “यहीं कार्य उचित हैं, इस 
बात को सब लोग समभते हे; किन्तु आपको इस धर्म का उपदेश देने से वे डरते हे । 
में भी विवश होकर हीं आपसे निवेदन कर रहा हैँ ।* 

विभीषण के ये आप्त वचन रावण के कानों में प्रवेश ही नहीं कर पाये । उससे 
कहा--मे किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रखता । चाहे कुछ भी हो जाय, 
में सीता को राम के पास नहीं भेजूगा । चाहें देवता भी उसकी सहायता के लिए आ 
जाय, फिर भी युद्ध में मुझ दुंयी के सामने वह टिक नहीं सकेगा / इस प्रकार कहते 
हुए वह अत्यंत क्रीध से सभा-भवन छोड़कर भीतर चला गया । 

' दूसरे दिन प्रातः:काल ही उठकर रावण संध्यावंदन तथा ध्यान आदि से निवृत्त हुआ 
और अपने अनुज के वचनों पर मन-हीं-मन विचार करके अपने मंत्रियों के साथ उन वचनों 
के बारे में मत्रणा करने का निश्चय किया। फिर, वह सूर्य-मंडल के समान प्रभा से युक्त 
दिव्य विमान पर आरूढ हुआ । उस विमान का स्वर्ण-कलश बहुत-से सुन्दर रत्नों से 
खचित था । उसका ऊँचा छत्र, चद्विका के फन से विरचित-से अत्यधिक घवल दिखाई पड़ 
रहा था । सुंदरियाँ अपने कंकणों को भनभनाती हुई चामर डुला रही थीं। असंख्य तुरहियाँ 
बज रही थी और बहुत-से सैनिक रावण की सेवा में लगे हुए उसका अनुगमन कर रहे थे । 
वेत्रधर-कंचुकी, सेवक-समूह को अनुशासन में रखने में तत्पर थे । इस प्रकार, अखंड 
वैभव से सुशोभित उस रावण ने अपने सभी मंत्रियों के साथ सभा-समंडप में इस प्रकार 
प्रवेश किया, मानों यह कह रहा हो कि सूर्यवंगी (राम) के शरों से आहत होने के पढ्चात्‌ 
में सूर्य-बिब में प्रवेश करूँगा । फिर, सिंहासन पर आरूढ होकर सेनापतियों तथा गुप्तचर्से 
को बुलाया । वें भी अपने रथों, गजों तथा अझ्वों पर बैठकर तुरहियों के नितादों के साथ 
आये और सभा-मंडप के आँगन में पहुँचकर अपने वाहनों पर से उत्तरकर उस सभा-मंडप 


में प्रवेश किया, जैसे सिंह गिरि-गुफा में प्रवेश करते हैँ । फिर, दानवेंद्र से डचित आदर 
प्राप्त करके प्रसन्नचित्त से अपने आसनों पर बैठ गये । 

उचित कार्यों के संबंध में निवेदन करने का अच्छा अवसर जानकर मंत्रियों ने 
रावण से निवेदन किया, हे देव, आपके अनुज, प्रचंड बलशाली कुभकर्ण आज जागे 
हुए हैं । यह सुनकर रावण ने आदेश दिया कि उसे बुला लाओ । तुरंत वे कुंभकर्ण के यहाँ 


3, 2 


२६० रएनाथ एयायण 


गये और उससे कहा--हे देव, आज प्रभू, सभा में विराजमान हे और आपको बुला लाने 
के लिए हमे भेजा है । यह आदेश सुनकर कुंभकर्ण अपने पुत्र कुंभ तथा निकुंभ के साथ 
शीघ्र सभा-मंडप में पहुँचा । मणिमय, महिमा-समन्वित तथा नत्तेकियों के संगीत की मधुर 
ध्वनि से संपन्न उस सभा-मंडप में सिहासनस्थ अपने अग्नमज को उसने प्रणाम किया और 
बड़ी नम्नता से एक उन्नत आसन पर बैठ गया । अपने भाई के साथ ही विभीषण भी आ 
गया और स्वर्ण के आसन पर उपविष्ट हुआ । तब रावण सुरेश (इंद्र) के समान प्रभाव 
उत्पन्न करते हुए प्रहस्त को देखकर बोला--लंका नगर की रक्षा के लिए और भी अधिक 
सैनिकों को नियुक्त करो; सभी मार्गों में, किले के द्वारों पर, भीतर तथा बाहर, राक्षस- 
वीरों को सावधान रहने की चेतावनी देकर नियुक्त करो ।' 


१०, कुंभकर्ण को सीतापहरण का वृत्तांत सुनाना 
उसके पश्चात्‌ दानवेश्वर कुंभकर्ण को देखकर अत्यधिक व्यग्रता से कहने लगा-- 


“हैं कुभकर्ण, में तुम्हे एक ऐसी बात सूनाता हूँ, जिसे तुमने अबतक नहीं सुना होगा । में एक 
दिन जनपद में गया और वहाँ राम की पत्नी, भूमि-सुता कमलाक्षी सीता पर मुग्ध होकर 


उसे यहाँ ले आया । कुछ दिन पहले हनमान्‌ नामक एक वानर यहाँ आया और सीता 
से मिलकर उसे प्रणाम किया और कहा--हे देवी, आपके पति राम यहाँ अवद्य आयेंगे। ' 
सीता उन बातों पर विश्वास किये बेठी है । वह मानव (राम) अत्यधिक साहस के साथ 
समुद्र के उस पार शिविर डाले पड़ा हुआ है । वह अपने साथ, वनों में पाये जानेवाले 
वानरों की एक बड़ी सेना एकत्र करके लाया है । शीघ्र मुभसे युद्ध करके सीता को 
ले जाने के निमित्त वह आ रहा है| वह भले ही यहाँ आवे । मैंने इन्द्र आदि देवताओं 
को परास्त किया हैं । जिस कैलास पर्वत पर शिव रहते हैं, उसे मैने उठाया है । शंभु से 
मेने चंद्रहास (नामक खड़ग) प्राप्त किया है । कमलसंभव ब्रह्मा का वर मुझे प्राप्त है । 
तिस पर मुझो तुम्हारी शक्ति की सहायता प्राप्त है । तब, क्या एक साधारण मानव मुझे 
परास्त कर सकता है ? राम कंसे मुझे युद्ध में जीत सकेगा, और कैसे उस सुदरी को 
यहाँ से ले जा सकेगा ?” 

इन बातों को सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोध में आकर सब लोगों के समक्ष रावण से 
कहा-- हे रावण, राम को धोखा देकर, उनकी पत्नी को इतनी करता के साथ तुम कैसे 
लाये ? क्‍या इस प्रकार उसे ले आना उचित था ? तुमने अपने मन में नीति का विचार 
- ही नहीं किया । धर्म-मार्ग का स्मरण ही नहीं किया । काम के पीछे तुमने सारे कुल को 
कलंकित किया । जिस दिन तुम सीता को ले आये, उसी दिन लंका का सर्वताश हो गया ? 
इसका नाश ती अब निर्चित ही है, चाहे कैसे भी हो । तुम उस सूर्यवंशज राम के अप्रति- 
हत बाणों का लक्ष्य हुए विना अपने भाग्य से बचकर चले आये, यही बड़ी गनीमत है । 
अब में जाता हूँ । हे रावण, इतना बड़ा कार्य संभालने का भार मुझ पर पड़ा है । अब 
तुम वानर तथा राघवों का किचित्‌ भी भय किये विना सुख भोगते रहो ।' 

इन बातों को सुनकर महापादव ने कहा--हे राक्षसाधीश, आप तो समस्त लोकों 
के' अधिपति हैँ । क्‍या आप सीता के साथ बलपूर्वक रति-कीड़ा नहीं कर सकते ?” यह 


खुद्धकांड २4१ 


सुनकर मन-ही-मत अत्यत प्रसन्न होते हुए राक्षसराज ने कहा--हे महापाइईवे, सुनो । 
एक बार में ब्रह्मा की सभा में जाते समय पुजिकस्थली नामक एक सुदरी को देखकर उस 
पर मुग्ध हुआ और वासना से प्रेरित होकर बलपूर्वक उसके साथ रति-क्रीड़ा की | यह 
बात जानकर ब्रह्मा मुझ पर कऋ्रुद्ध हुए और द्ञाप दिया कि हे राक्षस, स्त्रियों के प्रति आदर 
* दिखाये बिना, अनुचित रीति से यदि तुम भविष्य में किसी भी स्त्री के साथ बलातू रति- 
क्रीडा करोगे, तों अवश्य तुम्हारे सिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे । यही कारण है कि मे 
किसी भी स्त्री की स्वीकृति प्राप्त किये विना उसके साथ बलात्कार नहीं करता । मेरी 
शक्ति का विचार किये विना वानस-सेना के साथ राम का लंका पर चढ़ आता उसी 
प्रकार है, जैसे भद्गगजों के समूह का सोनेवाले सिह को जगाना ।' 


ऐ 


तब विभीषण ने हँसकर रावण से विनयपूर्वक निवेदन किया--हे भाई, तुम्हारे 
लिए सीता एक भयंकर कालसरपिणी है । उनकी उसासें ही (नागिन का) फुफकार है 
और उनका दुःख ही गरल है । वह (काली नागिन) किसी भी प्रकार तुम्हें नहीं छोड़ेगी। 
इस कार्य से तम्हें अपयश मिलेगा; पाप होगा; और तुम्हारा सुख नष्ट हो जायगा ॥ 
इसलिए इस अनीति को तुम छोड़ दो ।” उसके पछ्चात्‌ प्रहस्त को देखकर विभीषण ने 
प्रर वाणी से कहा--“आज तुम क्‍यों इतना इतरा रहे हो ? जिस दिन राम के वज्ञ- 
जैसे वाण तुम्हारे वक्ष में गड़ेंगें, उस दिन तुम जानोगे; परुष वचन कहना तो असान हू ! 
क्या यह कुंभकर्ण, यह निकुंभ, यह कुंभ, यह महोदर, यह महापाशव, यह इन्द्रजीत यद्ध में 
राम को जीत सकेंगे ? यद्ध में वे भी अपनी शक्ति दिखायेंगे ही; युद्ध में तुम सभी रक्षक 
होकर रावण की रक्षा में तत्पर रहना । एक बात स्मरण रखो, चाह इन्द्र ही रावण की 
रक्षा करे, देवता ही उनको बचाने का प्रयत्त करें, कालाग्नि-सभ भयंकर रुद्र ही उनकी 
रक्षा करने आवें, यहाँ तक कि मृत्यु ही स्वयं उन्हें बचाना चाहे, तो भी रामचद्र रावण 
का संहार किये विना नहीं रहेंगे । जब मनुकुल-तिलक दनुजेश्वर को जीतने के लिए 
धनष हाथ में घारण करे, तो क्‍या, हम उनकी शक्ति का सामना कर सकते हें? प्रलय-काल 
की अग्नि कही मदठी में समा सकती है ? उमड़नेवाली जलराशि क्‍या छोट-से मह मे 
समा सकती हैं ? क्‍या, पाताल को अपने कोड़ के भीतर सीमित कर सकते हैं ? क्‍या 
गगन को पार करना संभव है ? क्‍या दिदूमंडल के वितान को तोड़ता संभव है ? क्‍या, 
शिवजी के करवाल को खंड-खंड करना सहज है ? क्‍या, सूर्य को हथेली से ढक सकते हें! 
तुम जैसे अज्ञान लोगों से बात करना भी वृथा है । तुम्हारे जैसे मंत्रियों के रहते मूर्ख 
तथा कामातुर रावण मरेंगे क्‍यों नहीं ? क्‍या, वे मेरे हित वचनों को सुनेंगे ! वे मर्दांध 
होकर तुम्हारी मंत्रणा से अवध्य ही नष्ट होंगे।” इस प्रकार, सौजन्य का [विचार किये 
विना जब विभीषण ने स्पष्ट वचन कहे, तो प्रहस्त ने उसकी बातों की उपेक्षा करते हुए 
कहा--हम उरभों से युद्ध करके कभी परास्त नहीं हुए । सुरों से भिड़कर भी हम कभी 
नही हारे । यक्षो का सामना करके हम कभी विजित नहीं हुए । राक्षसों से जमकर हम 
संतप्त नही हुए । हे विभीषण, तब क्‍या, मानवमात्र राम से, युद्ध मं हम हार जायग र 
न जानें, उनके संबंध में तुम इतनी बातें कैसे जान पाये ” आज पहलें-पहल हम तुम्हार 


रक्र रंग्न/थ एयायफ 


मुह से ऐसी विचित्र बाते सन रहे है । क्‍या, तुम समभते हो कि राक्षस उतने शक्ति 
ह्वीन हैं ? 
११. इन्द्रजीत का विमीषण को अपने पराक्रम का परिचय देना 

रामानूृज की बाणाग्नि से दग्ध होना इन्द्रजीत के भाग्य में लिखा हुआ था। इसलिए 
वह॒ अत्यधिक मद से उनमत्त हो, किसी भी प्रकार की नीति का खयाल किये विना कहने 
लगा--- हे विभीषण सुनो । राक्षसों की शक्ति तथा प्रताप का विचार करके देखो, तो यह 
निरचय है कि हम में से अल्पशक्तिमान्‌ भी राम तथा लक्ष्मण को जीत सकता है । तीनों 
लोकों पर बड़े वैभव से राज्य करनेवाले इन्द्र को क्‍या मेने पकइकर बंदी नहीं बनाया ? 
उसके ऐरावत को पकड़कर उसके दाँत मेने नही तोड़े ? ये सब मेरे लिए कौन बड़ी बात थी ? 
मेने अग्नि को अपमानित किया; यम को दबा दिया, नैऋत की शक्ति को नष्ट 
किया तथा वरुण को परास्त किया । दिंक्पालों को इस प्रकार निष्टुर होकर त्रास देनेवाले 
मेरे प्रबल हाथों से क्या, ये मानव नष्ट नहीं होंगे ? तुम तो बहुत बढ़ा-चढ़ाकर उनकी 
महिमा का राग अलाप रहे हो । हे विभीषण, सप्त समुद्रो में प्रविष्ट होकर में उन्हें 
आलोडित करूँगा; मेरु तथा मंदर पर्वतों को नचा दूगा; समस्त पृथ्वी को लॉघ जाऊँंगा; 
इस पृथ्वी को ऐसे उछालूगा कि वह जाकर आकाश से टकरा जायगी; में समस्त लोकों 
को भुका दू गा; सारे वनचर समूह को इस प्रकार समुद्र में डबो दूँगा कि वे थर-थर 
काँप उठेंगे; पृथ्वी का भार वहन करनेवाले उस शेष नाग को पकड़कर, उसका विष 
निचोड़ दूगा । अपने भूज-बल से सूर्य तथा चंद्र को पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर रगड़ दूँगा। 
वनचर-समूह को पकड़कर उन्हें सूर्य तथा दिशाओं के उस पार फेंक दू गा; युद्ध में वानरों 
का रक्त भूतों को पिलारऊँगा; अपने शर-समूह से आकाश, दिशाएँ तथा पृथ्वी को ढक 
दूगा। सूर्य के रथ का जुआ पकडकर आकाश में घुमाऊँगा और उसे पृथ्वी में दबा दूँगा। 
अपने दाये और बायें हाथों में पृथ्वी तथा आकाश को ग्रहण कर उनको ऐसा मसल दूंगा 
कि वे चर-चूर हो जायें । हे विभीषण, तुम दनुजेश्वर के भाई हो; इसलिए मे तुम्हें कुछ 
कहे विना क्षमा करता हैँ । यदि दूसरा कोई होता, तो में कंदापि ऐसी बातें नहीं सहता। 
ऐसी व्यर्थ की वातें क्‍यों करते हो ?” 

१२. विभमीषण द्वारा इन्द्रजीत के दंभ की निंदा 

इन दर्पपूर्ण वचनों को सुनकर विभीषण अत्यंत क्रुद्ध हुआ ओर इंद्रजीत को देखकर 
इस प्रकार कहने लगा-- तुमने सूर्यवंशन राम को क्‍या समझ रखा है कि ऐसे मात्सय- 
युक्त अनुचित वचन कह रहे हो? तुम्हारे हाथों से पराजित होने के लिए वे इन्द्र नहीं हैं; 
वे तो युद्ध में भयंकर बननेवाले राम हे । तुम्हारे द्वारा परास्त होने के लिए वे अग्नि- 
देव नही हें; वे तो रणनीति-कुशल राम हैं । तुमसे हार जाने के लिए वे यम नहीं हैं; 
वे तो रण में प्रचण्ड रूप धारण करनेवाले राम हे । तुमसे परास्त होने के लिए, वे नैऋत 
नहीं हैं; वें तो युद्ध में भयोत्पादक रूप धारण करनेवाले राम हैं । तुम्हारे द्वारा विजित 
होने के लिए वे वरुण नहीं हैं; वे तो रण में अत्यधिक सावधान रहनेवाले राम हैं । वे 
तुमसे हार जानेवाला पवन नही है; वे युद्ध-नेपुण राम हे । तुमसे परास्त होने वाले कुबेर नहीं हैं; 


खुद्धकाड १३३ 
तो यद्ध में वज्ञसम शात्रओं का नाश करनेवाले राम हैं । तुम्हारे हाथों से पराजित होंने 
लिए वे पशुपति नही हैं; वे तो रण में अवद्य विजय प्राप्त करनेवाले रामचंद्र हें । युद्ध 
उनका सामना करना इतना सहज मत समझो, जितना दिक्‍पालों का सामना करना है । मर्दांध 
होकर असभव कार्यो को साधने का विचार करोगे, तो म्‌ ह की खाकर गिरोगे । तुम पुत्र नही हो; 
कुलनाशक हो । तुम हीं रावण के शत्र हो । रामचन्द्र के अग्निसम बाणों के प्रह्मर के सामने 
क्या रावण टिक सकता है? उचित यही है कि रावण मणियों, गज-मणियों तथा अद्व-माणियों 
साथ उस मानिनी-मणि (सीता) को रामचन्द्र के पास पहुँचा दे । 


१३. रावण का विमीषण को नगर से निर्वासित करना 

तब रावण ने विभीषण को रोबदूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा--शभत्रु के साथ भी 
सतत (युद्ध करते हुए) रह सकते हें; विष उगलनेवाले सर्प के साथ भी निर्भय होकर 
रह सकते हें; किन्तु शत्र से मिले हुए पर अपना बनकर रहनेवाले लोगों के साथ जीवन 
बिताना कठिन है । तुम ऐसे हीं व्यक्ति हो । इसीलिए मेरे सामने तुम बड़े गवे से झत्रु 
की प्रञंसा करते रहते हो । तुम मेरे अनुज हो, इसलिए अवध्य हो ? (क्रोध से) क्‍या, 
तुम सचम्‌ृच मेरे अनुज हो ? तुम तो मेरे ज्ञाति (गोतिया) हो । 

कुंभकर्ण ने देखा कि ब्रह्मा काझाप प्रबल है; (अर्थात्‌, रावण का अंत निदरिचित है) 
न तो वह अपने अनुज की बातों को अनुचित कह सका, न अपने अग्रज को अनुचित 
कहने से रोक ही सका । इसलिए वह बड़े आदर के साथ अपने अग्नमज को प्रणाम करके 
सो लिए अपनी गफा में चला गया । उसके चले जाने के पदचातू विभीषण ने रावण 
को देखकर कहा--हें भाई, तुम मेरे अग्रज हो; इसलिए तुम पर आनेवाली विपत्ति की 
कल्पना से भयभीत होकर मेने तुमको उचित परामर्श दिया है । हे असुरेन्द्र, आप्त बंधुओं 
के हित-वचन तुमको बूरे लगते हैँ । ऐसे मंत्री बहुत कम होगे, जो अच्छा परामर्श देते हैं 
और ऐसे राजा भी बहुत कम होंगे, जो उन वचनों को सुनते हैं । मेरा धर्म हूँ कि में 
आपके हित का विचार करके उचित परामर्श दू और आपका धर्म हैँ कि आप उसे स्वीकार 
करें । सीता को लौटा देना तुम्हारे लिए नीतिसंगत होगा । यदि ईइवर स्वयं प्रतिकूल हो, 
तो शक्ति तथा पराक्रम आदि किस काम आयेंगे ? दशरथ के पुत्र स्वयं ईश्वर है; भला 
उनके अतिरिक्त और कोई ईइवर भी है ?' 

विभीषण के इन बचनों को सुनकर रावण की भौहें तन गई; मुख विक्ृत हो उठा; क्रोध 
के कारण आँखों से अग्नि निकलने लगी और होंठ फड़कने लगे । उसने गरजकर कहा-- 
तुम मेरे सम्मुख राम को ईश्वर कहते हो ? एक साधारण मानव कही ईश्वर हो सकता है ? 
अविवेकी पिता के द्वारा राज से निर्वासित होकर, वनों में भटकते हुए कंद-मूल तथा 
पत्तों पर जीवन व्यतीत करनेवाले को कहीं ईइवर कहते है । यदि वह ईश्वर होता, तो 
जब में उसकी पत्नी को चुराकर लाया, तभी वह मृभ; पर आक्रमण करता । इसके विपरीत, 
वह अपने भाई के साथ जंगलों में रोते-कलपते फिरता रहा और भटककर सुग्रीव नामक 
एक वानर के आश्रम में रह रहा है | क्‍या, यह सब ईदैवर के ढंग हैँ? एक कायर 
मानव को मेरे समान कहकर, क्‍यों बार-बार मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हो ?' 


का #!, “४ * 


२६9 रंगनत्थ एायायण 


तब' विभीषण ने मन-ही-मन हँसते हुए रावण से कहा-- है राक्षसाधीश, देवताओं 
की वृद्धि करने, ऋषियों की रक्षा करने, तथा असुरों को दंड देकर पृथ्वी का पालन करने 
के लिए आदिनारायण ने सूर्यवश में दशरथ का पूत्र होकर जन्म लिया हैं। उस महा 
महिमा-संपन्न आदि देव की महिमा का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। सनकादि मुनि 
भी उसका बखान नहीं कर सकते । भला, तुम उनकी महिसा कैसे जान सकोगे । राम 
साधारण मानव नहीं है । इसलिए यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो राम के दर्शन 
करके कमलमुखी सीता को उन्हें सौंप दो । विचार करके देखों, अर्थ तथा काम मात्र की 
प्राप्ति से धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती । तुम तो कभी नीतिमार्ग का अनुसरण करना 
नही चाहते । तुमसे भी अधिक तुम्हारे मित्र तथा अनुयायी उसे नहीं चाहते । हे दानवेन्द्र, 
कार्य तथा अकार्य का विवेक नहीं रखनेवाले तुम्हारे लिए धर्म का क्‍या मृल्य हो सकता है ? 
वानर अवद्य समुद्र घर करके यहाँ आयेगे । हाथ जोंडकर (दया की भिक्षा माँगने- 
वाली) राक्षस-स्त्रियों के केश पकड़कर उन्हें घसीटेंगे । ऐसा करने के पहले ही तुम सीता 
को रामचन्द्र के पास पहुँचा दो । यही मेरा तुम से अनुरोध है । मै तुम्हें राज करते हुए 
देखना चाहता हूँ; अग्नि-ज्वालाओं के सदृश राघव के असंख्य शरों को उदृण्डता से तुम्हारे 
वक्ष पर लगते हुए मैं देखना नहीं चाहता । प्रलय-काल की अग्नि किस प्रकार कुलप्व॑तों 
के शिखरों को गिरा देती है, वैसे ही राम युद्ध में तुम्हारे सिर गिराने लगेंगे । उस दृश्य 
को में कैसे देख सकूगा ?” 

विभीषण की इन बातों को सुनते ही रावण के दसों मुख क्रोध से लाल हो गये; 
कनपटी की शिराएँ फूल गई और प्रचंड गति से निःश्वास चलने लगा, मानों धूम से युक्त 
अनल ही हो । अपने पदाघात से पृथ्वी को चूर-चूर करते हुए, तथा गर्जन से आकाश 
को केपाते हुए, अपने क्रोध का पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हुए तुरंत वह सिंहासन से उतरकर 
विभीषण की ओर लपका और उस पर प्रहार करने के लिए अपना खड्ग उठाया। फिर, 
अपने-आप को रोककर उसने विभीषण पर पदाघात किया । तब वज्पात से गिरनेवाले पर्वत के 
उन्नत शिखर के समान विभीषण पृथ्वी पर गिर पड़ा । गिरे हुए विभीषण पर जब रावण 
खडग का प्रहार करने का उपक्रम करने लगा, तब प्रहस्त ने उसे रोका । सभा के सभी 
लोग कहने लगे--हाय, यह कैसा अनथ्थे हैं ?' 

रावण की आँखों से क्रोध की ज्वालाएँ निकल रहीं थी । उसने प्रहस्त को देखकर 
कहा--हे प्रहस्त, तुमने इसके दुर्वेचन सुने ? इसे अनुज मानकर इस पर कौन विव्वास कर 
सकता है । इसको तुरंत बाहर निकालों । सौजन्य के कारण विलंब करो, तो मेरी सौगंध है।' 

तब प्रहस्त ने- क्रोध प्रकट करते हुए विभीषण को देखकर कहा--अब तुम यहाँ मत 
रहो । यहाँ से तुम अपनी इच्छा से कहीं भी जाकर रहो । तब विभीषण अत्यधिक कुद्ध 
हुआ । उसने अनल, नल, हर, संपाति नामक अपने साथियों को साथ लेकर हाथ में गदा 
लिये हुए वहाँ से चल पड़ा और चलते समय उसणे रावण को देखकर कहा--हे राक्षसेन्द्र, 
तुम कामातुर हो, समस्त पापों का भांडर हो और क्रूर कर्म करनेवाले हो । में पहले से 


। 


से ही तुम से दूर रहना चाहता था । तुम्हारा यह आचरण मेरे लिए नया नही है । 


रुद्धकांड २६५ 
में उस आत्त-रक्षक, कृपानिधि, दिव्य मूर्ति, जगद्धिव्यात, सत्यनिष्ठ, नित्य यज्ञोनिधि और निर्मलात्मा 
रामचन्द्र भूपाल की शरण में जाऊँगा । वें सदा गरणागत की रक्षा करते है । में तो जा 
ही रहा हूँ । कम-से-कम भविष्य में तुम नीतिसंपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करना । 
ऐसा नहीं करोगे, तो जब संग्रीव लंका पर आक्रमण करेगा, तब तुम्हें मेरे हित-वचत का 
स्मरण होगा; या जब वानर लंका को घेर लेंगे, तब तुम मेरी मंत्रणा का स्मरण करोगें; 
या रघुराम के भयंकर बाण तुम्हारा नाश करने लगेंगे, तव तो अवश्य मेरी बातों को याद 
करोगे ।! 

१४, विमीषण का अपनी माता के मवन में जाना 

ऐसा कहकर विभीषण ने अपने अग्रज को प्रणाम किया और बड़े वेग से अपनी 
माता के अंत:पुर की ओर चला । वह क्रुद्ध सिंह के आक्रमण से आहत होकर, उससे 
बचकर जानेवाले मत्त हाथी के समान तथा भयंकर रव के साथ गिरनेवाले वज्रपात से 
खंडित पर्वत के समान दीखते- हुए अपनी माता के घर में पहुँचा। वह अंतःपुर विश्वकर्मा 
से निर्मित था और कैलास पर्वत के सदृग गोभायमान था। अंतःपुर में पहुँचकर विभीषण ने 
अपनी माता को प्रणाम किया, जो अत्यंत निर्मल प्रभा से दीप्तिमान्‌ थी; पर रावण की 
दुष्टता का स्मरण करके अत्यधिक दुःखित हो रही थी। वह इवेत तथा मोटे वस्त्र धारण 
किये हुए थी । उसकी भौहें तथा केश, चंद्रिका में धुलकर, आकाझ्न-गंगा के झाग का रोगन 
चढ़ायये हुए के समान अत्यधिक धवल दिखाई पड़ते थे और दर्णकों में आदर का भाव 
उत्पन्न करते थे । सहारा लेकर चलने के लिए उनके हाथ में एक इंडा था । असंख्य वृद्ध 
ब्राह्मण, उनके समीप उनकी सेवा में लगे हुए थे । करुणा-रूपी जल-प्रवाह सरस वाग्विलास- 
रूपी लहरें, शम तथा दम-रूपी दोनों तट, घवल केश-रूपी क्राग, निकटवर्त्ती ब्राह्मणों के 
वेदीच्चारण की ध्वनि-हूपी जल-घोष असंख्य श्रेष्ठ ब्राह्मण-रूपी पक्षियों के साथ विलसित 
होती हुई वह वृद्धा जाक्ववी के समान दीख रही थी । उसके निकट (बैठे हुए) कितने 
ही ब्रह्मराक्षस वेद-पुराण तथा शास्त्र आदि पढ़कर उसे सुना रहे थे । 

अपनी' वृद्धा माता को प्रणाम करके विभीषण आँखों में आँसू भरकर खड़ा रहा । 
उसे इस प्रकार दुःखी देखकर माता कैकसी संभ्रमित हुई और बड़े स्नेह से उसे अपने क्रोड़ 
में भरकर बार-बार फहने लगी---हें वत्स, तुम इस प्रकार दुःसखी क्‍यों हो ? क्‍या अंतःपुर पर 
कोई ऐसी विपत्ति आई है, जिश्षका निवारण करना कठिन है ? या किसी ब्राह्मण का वध 
हो चुका है ? या ब्रह्मा ने क्रोध किया है ? या शिव रुष्ट हो गये हैं ? या विष्णु कुद्ध 
हो गये हैं ? या रामचन्धजी लंका पर चढ़ आये हैं ? शीघ्र बताओ कि तुम्हारे दुःख का क्या 
कारण है; अन्यथा मेरे प्राण मेरे गरीर में नहीं रह सकेंगे ।' 

तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा--हे माता, सुनिए। आज आपका ज्येष्ठ पुत्र, 
रविकुलाधीश राम के समृद्र-तट पर पहुँचने के संबंध में अपने मंत्रियों के साथ परामर्श 
कर रहे थे। तब मैंने उनसे साग्रह निवेदन किया कि किसी भी प्रकार से सोचा जाय, उत्तम यही है 
कि सीता को राम की सेवा में पहुँचा दिया जाय । यदि हम ऐसा न करें, तो अवश्य 
ही राघव समुद्र पार करके आयेंगे और हमारे कुल का नाश करेंगे । इस पर रावण अग्नि 

द्टेढ ; 


२६६ रं7न7थ रयायण 


समान जल उठे और मुझ पर ऐसा पदाघात किया कि आसन के साथ में पृथ्वी पर गिर 
पड़ा । इतने से संतुष्ठ न होकर उन्होंने मुभपर खड़ग चलाना भी चाहा । किन्तु, मैं किसी 
तरह वहाँ से बचकर यहाँ आ गया हूँ । अब में उसी राम भूपाल की शरण में जाऊँगा 
और उनकी क्षपा प्राप्त करके वहीं रहँगा । अब यहाँ पर मेरे आप्त बंधु और कौन हैं 
कि में यहाँ रहें ।' 

इन बातों को सुनकर कैकसी भय से मूच्छित हो गई और थोड़ी देर के बाद सँभल- 
कर अपने पुत्र से कहने लगी--“हें वत्स, में पूर्व से ही यह बात जानती हूँ । जिस समय 
देवता, देवेन्द्र तथा ब्रह्मा ने अमृत सागर के निकट पहुँचकर भगवान्‌ विष्णु को अपनी 
विपत्तियों का वृत्तांत सुनाया, तब उन्होंने कहा बड़ी निर्देयता से तुम्हें रास देनेवाले 
क्रर रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए मे सूर्यवंश में जन्म लूगा ।' तुम्हारे पिता 
ने यह वृत्तांत मुझे विस्तार से सुनाया था । तब मैंने भयभीत होकर अपने पति से पूछा-- 
है देव, आपके पुत्रों में कौन ऐसा पुण्यवान्‌ है, जो आपके वंश का उद्धार करेगा ?” तब 
उन्होंने कहा--सत्य, धर्म, तथा पवित्रता से संपन्न, नित्य यहस्वी' तुम्हारा कनिष्ठ पुत्र ही' 
राम की कृपा प्राप्त करके इस लंका को पालन करेगा।” इस प्रकार, कहकर तुम्हारे पिता 
तपस्या करने के निमित्त मेरु पर्वत पर चले गये। हे पुत्र, सूर्यवंशतिलक राम ही विष्णु है; 


हि. 


मानिनी सीता ही महालक्ष्मी हैं । क्‍या, तुम्हारे पिता विश्ववसु की बात मिथ्या हो 
सकती' हैं ? तुम अवश्य राम की शरण में रहते हुए सुखी रहो और राक्षस-कुल को 
बचाने का प्रयत्न करो ।” 

इतना कहकर उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे मत्राक्षत देकर विदा 
किया । विभीषण ने भी अपनी माता को बास्-बार प्रणाम किया, और मन-ही-मन प्रसन्न 
होते हुए, अपने मंत्रियों के साथ आकाश की ओर इस प्रकार उंड़ा, मानों यह बता रहा हो 
कि रावण के पंच-प्राण उसका शरीर छोड़कर इसी प्रकार उड़ जायेंगे । उस गृणनिधि 
विभीषण को देखकर लंका के लोग अपने-अपने आँगनों में तथा गलियों में एकत्र होकर 
आपस में कहने लगे--रावण ने धर्म का त्याग करके, भाई के प्रेम को भी ठुकराकर, 
विभीषण को निर्वासित किया हैँ । नीति-रीति तथा कुशलता को उसने तिलांजलि दे दी है। 
रावण का नाश तो होगा ही; अब लंका की' क्‍या दशा होगी ?” कुछ लोग मन-ही-मन 
सोचने लगे कि विभीषण ही' अब लंका का राजा होगा । कुछ अन्य यह सोचने लगे, क्‍या 
विभीषण के राम से मिल जाने मात्र से रावण का नाश हो सकेगा ? ऐसे भी लोग थे, 
जो सोच रहे थे कि भले ही यह (विभीषण) राम के पास जाय, क्‍या राम इसका विश्वास 
करेंगे ? 


१४. विभीषण की शरणागति 


विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े हर्ष से, आकाश-मार्ग से, रामचन्द्र के निकठ 
आ रहा था । तब सभी वानरों ने अत्यंत आइचय से उसकी ओर अपने सिर ऐसे उठाये 
भावों वें देवताओं को यह बता रहें -हों कि हे देवताओं, रामचन्द्र (रावण पर) आक्रमण 


करने जा रहें हें; परन्तु रावण अब अपने सिर नहीं उठा सकेगा, उसका कुल नष्ट होगा । 


खुद्धकऋांड ९६७ 


तुम लोग भय को त्यागकर अपने सिर उठाओ । तब सुग्रीव ने उन्हें देखकर कहा--है 
वानरों, वह देखो, कोई अखंड विक्रमी पर्व॑ताकार, दीर्घकाय, शास्त्रों से सुसज्जित होकर 
इसी ओर आ रहा हैं। देखों, वह कौन है ? तब सभी वानर बड़े-बड़े वक्षों तथा पव॑तों 
को हाथ में उठाकर कहने लगे--हे सुग्रीव, हें देव, हमें उससे युद्ध करने के लिए भेजिए; 
हम युद्ध में उस दैत्य का संहार करेंगे ।' 

उनकी बातें सुनकर विभीषण ने कहा--हे वानरो, में तुम्हारे पक्ष का ही व्यक्ति हूँ । 
इस प्रकार उतावले मत बनो । में रावण का भाई हूँ; किन्तु में उत्तम राक्षस तथा 
निष्कलंक मन का हूँ | श्रीराम की शरण पाने के निमित्त में लंका से यहाँ उनकी सेवा 
में आया हूँ । मेत्ते रावण को विविध रीति से समझाया कि तुम सीताजी को राम की 
सेवा में पहुँचा दो; किन्तु रावण ने मेरी बातों से क्रद्ध होकर भरी सभा में मुझ पर पद- 
प्रहार किया । उससे संतुष्ट न होकर उसने निर्दय होकर मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे 
राज्य में रहोगे, तो में तुम्हारा वध कर दूगा, इसलिए में रामचन्द्र के दर्शनार्थ आया हूँ। 
में कपटी' नहीं हूँ । मेरे मन में कोई पाप नहीं है । में भयभीत होकर आया हूँ । अतः 
तुम लोग मुझे राम भूपाल की शरण दिला दो ।' 

तब सुश्रीव राम के दर्शनार्थ गया और बड़े विनय से उनसे निवेदन किया--हे 
देव, रावण से क्रुद्ध होकर, उससे बैर ठातकर एक राक्षस आया है । अपने बंघुओं के साथ 
वह आकाजअञ्-मार्ग में ठहरा हुआ हैं और अपना मन आप पर लगाये हुए हैं । कहता हैं कि 
में रावण का भाई हूँ । वह मिष्टभाषी हैँ और प्रार्थना कर रहा है कि, हे सूर्यवंशतिलक, 
मुझे अभयदान दीजिए । न जाने आप की कृपा किस ओर है । मेरा विचार हैं कि इस 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हे राजन, राक्षसों के समान कपटों का भांडार और कौन 
हो सकता हैं ? भला, दनूजेश्वर रावण का भाई यहाँ किसलिए आयगा ? अवश्य ही 
इस नीच का वध कर देना चाहिए ।' 


१६. हनुमान्‌ का विभीषण की योग्यता राम को समझाना 


कक 


इतने में हनुमान्‌ ने बड़ी नम्नता से प्रभु राम से कहा--हे देव, इस राक्षस ने 
सारी बातें प्रकट रूप से कह दी कि किस प्रकार रावण ने प्रचंड कोध से उस पर भरी 
सभा में पद-प्रहार किया । यह कथन सत्य प्रतीत होता है । हमारे लिए उचित बात 
कहना, और जिसने उसे देश से निर्वासित किया, उसे त्याग कर चले जाना, यह सत्य 
हो सकता है । इस में कपट नहीं दीखता । कपटी आदमी किंतना भी बहाना करें, उसका 
कपट प्रकट हो जाता है । इसकी बातों में कोई भी बनावटीपन नहीं दीखता । न कोई 
बुराई ही दीखती हैं | हे राजन, यह राक्षसों के भेदों को जानता होगा । उसका हमारे 
पक्ष में रहना ही उचित है । उस दिन जब रावण मुझे बाँधकर कई प्रकार के दुःख देने 
लगा था, तब उसने मेरे पक्ष में बहुत-सी बातें रावण को समझाई थीं । इसलिए में 
इसके मन की दक्शा का थोड़ा-सा परिचय रखता हूँ ।' 

हनुमान्‌ की बातें रामचन्ध के मन को प्रिय लगीं । उन्होंने सुग्रीव को देखकर 
कहा-- हे सूर्यपुत्र, हमें इस बात पर तके-वितर्क करने की आवश्यकता ही क्‍या है कि यह 


स्द्ट्ट रंगनाश/थ एयायण 


रक्षत भला है या बुरा | क्षत्रिय का धर्म यही हैं कि चाहे भत्रु ही क्‍यों न हो, यदि वह 
गरणार्थी होकर आयें, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए । बाज के द्वारा पीछा किये जाने पर 
एक कपोत ने व्याकुल होकर राजा शिबि की शरण ली थी और शिबि ने अपना शरीर 
भी त्यागकर कबूतर की रक्षा की थी । जो व्यक्ति आत्त व्यक्ति को शरण देता है, वह 


क वि 


अच्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होनेवाले पुण्य का भागी बनता है । हे सुग्रीव, विभीषण 
ही वर्यों, यदि रावण ही स्वयं अपना गये तजकर सेरी शरण में आये, तो म॑ उसकी भी 
रक्षा करूँगा ! यही हमारे वंश की' रीति है । हे भानुपुत्र, में उस विभीषण को शरण 
दूंगा । तुम तुरंत जाकर उस भय-विह्वल विभीषण को ले आओ । 

राम की क्ृपा-बुद्धि का विचार करके, सुग्रीव आँखें मुकुलित करके तथा सिर कपाकर 
कहने लगा--हे प्रभु, अपने परम शत्रु के अनुज के शरण माँगते हीं, उसे अभयदान देकर 
उसकी रक्षा के लिए तत्पर होना इस संसार में आपके सिवा अन्य किस राजा के वश की 
बात है ! इतना कहकर सुग्रीव अपनी सेना के साथ आकाश-पथ की ओर झड़ा और 
विभीषण को देखकर बोला--हे विभीषण, श्रीराम ने तुम्हे अभयदान दिया है । यह 


सत्य-वचन हूं । अब तुम उनके पास चलो ! यो कहकर उसने राक्षसराज विभीषण को 
अपने हुदय से लगा लिया और बड़े हर्ष से उसे राम के समक्ष ले आया । 


१७. विभीषण की स्तुति 

विभीषण ने रामचंद्र को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा-- 
हैं नित्य सत्यरक्षक, हे नित्य कल्याण-रूप, हे नित्य जगद्रक्षक, हे नित्य देव, हें जगत्कारक, 
हे जगत्‌ के आदिवीर, हे सृष्ठिकर्त्ता, हे सर्वसंगातीत, हे सर्वानुभूत, हे सर्वेजगत्‌ में पवित्र, 
हैं जगद्गिधाता, हे गुरु-लधु रूप, हे गुरुजान-रूप, हे मधुरभाषी, हे श्रेष्ठ धनुर्धेर, हे पदुम- 
सम-नेत्रवाले, पद्राकलित गरीरवाले, हे समस्त जीवाधार, परम पवित्र-स्वरूप, कविजनों 
के लिए वेद्य, करुणार्सिधु, विविध शास्त्रों के आधार, वेदांतवेदी, तुम ही परमात्मा हो, तुम 
ही मोक्ष हो, तुम ही परमविद्या हो, तुम ही संसार के कर्त्ता हो, तुम ही संसार हो, और तुम ही संसार के 
हर्ता हो। तुम ही यज्ञ-भोक्‍ता हो, यज्ञ भी तुम ही' हो, और यज्ञ-फल के प्रदाता तुम ही' हो; 
तुम ही सूर्य-चन्द्र हो, तुम ही जलधि हो, तुम हीं इंद्र आदि देवता हो और पृथ्वी भी तुम ही हो । 
तुम ही त्रिमत्तिं हो और त्रिमूत्तियों के परे जो रूप है, वह भी तुम ही हो + 
क्षर तथा अक्षर तुम ही' हो; क्षर तथा अक्षर के ज्ञाता भी तुम ही हो । हे शतकोटि 
सूर्यसम तेजस्वी, तुम्हारी जय हो ! हे संसार-सप-सुपर्ण (संसार-रूपी साँप के लिए गरुड़ 
पक्षी के समान दीखनेवाले) तुम्हारी जय हो ! हे ललित आगमों से प्रशंसित, हे लक्ष्मीपत्ति, 
हे दयासमुद्र, हे विबध-शत्रुनाशक, श्रेष्ठ मुनिवंध, आशद्यंतरहित, हे शत्रुनाशक, हे दशरथ- 
राम, दिनकर-शबछि-तनेत्रवाले, दिव्य चरित्रवानू, अनुपम शुभ गात्रवाले, अखिलाधार, सहस्न- 
मुख आदिशेष भी क्‍या, तुम्हारी; महिमा का वर्णत कर सकेगा ? क्या पद्मसंभव ब्रह्मा 
भी तुम्हारी महिमा की स्तुति करने में समर्थ है ? फिर मेरी क्‍या शक्ति है कि में तुम्हारी 
प्रशंसा करूँ ? तुम्हारी महिमा को जानने की दक्ति मुझमें कहाँ है ? तुम्हारी स्तुति 
करने की' क्षमत्ता ही मुझमें कहाँ है । में दानव हूँ, चंचल चित्तवाला हूँ । हे राजन्‌, 


खुद्धुंकांड २६6 


तुम आदि पुरुषोत्तम हो । हे प्रभु, में शरणागत हूँ; तुम मेरी रक्षा करो । उस परम दुष्ट 
दैत्यनाथ का संहार करो । तुम्हें अखल-लोक-गरण्य जानकर, तुम्हारे आश्रय में सुख से 
रहने की अभिलाषा से मे आया हूँ ।” 

तब राम ने उस पर अपनी कहपा-वृष्टि करते हुए उससे कहा--हे विभीषण, तुम 
मेरी बातों पर विश्वास करो | तुम देव-वैरी रावण के भाई नहीं हो, बल्कि मेरे भाई हो । 
व्याकुल मत होओ । लक्ष्मण की अपेक्षा अधिक में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। इस प्रकार, 
आइवासनपूर्ण बचनों से राम ने विभीषण का भय दूर किया । इसके पश्चात्‌ राम विभीषण 
के स्कंध पर हाथ टेककर सम॒द्र के तट पर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने विभीषण से कहा--हे 
विभीषण, तुम हमें सच-सच बतलाओ कि रावण की तथा उसकी सेना की शक्ति कितनी है ?' 


१८5 त्रिकृटठ पर्वत की उत्पत्ति की कथा 


तब विभीषण ने रामचन्द्र को प्रणाम करके इस प्रकार निवेदन किया--- हे कमलदल- 
लोचन, पूर्वकाल में एक बार नारद ने वायु के समक्ष नागराज की शक्ति की प्रशंसा को 
और नागराज के समक्ष वायुदेव की शक्ति की प्रशंसा की और इस प्रकार उन दोनों में 
बत्रता उत्पन्न कर दी। मात्सय॑ से प्रेरित होकर वे दोनों अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन 


रहे, तो भी में उसे उड़ा दूगा। तब आदिशेष अपनी सारी शक्ति लगाकर उस पर्वत को 
घेरकर, अनुपम रीति से, अपने सहख्न फर्णों से उस पर्वत के सहख्न शिखरों को दृढ़ता के 
साथ पकड़कर पड़ा रहा । तब पवन अपने सप्त प्राणों को उद्बिक्त करके प्रचंड गति से 
चलने लगा । पवन के प्रकोप से सभी पव्वत खंड-खंड होकर गिर पड़े; समस्त भुवन कंपित 
होने लगे; सभी समुद्र आलोड़ित हो गये; सभी भूत आक्रंदन करने लगे । उस पवन ने 
सूर्य के रथ को भी विचलित कर दिया और समस्त दिलद्लाओं को चूर-चूर कर दिया । 
लोक में व्याप्त इस संकट को देखकर सब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप इस महा विपत्ति 
से संसार की रक्षा कीजिए । तब ब्रह्मा आदि देवता हेमाद्वि के पास आये और पवन से 
अनरोध किया कि वह अपनी शक्ति का उपसंहार करें । किन्तु जब पवन ने उनका बात 
नहीं मानी, तब उन्होंने नागराज को समझाया कि हे नागेन्द्र, तुमको तो अवश्य ही इस कार्य 
से विरत हो जाना चाहिए | तुम दोनों की इस स्पर्धा के कारण सूर्य डियग गया हैं, पृथ्वी 
धँस गई है, समुद्र ने मर्यादा छोड़ दी है । हमारा अनुरोध मानकर तुम पवन की विजय 
स्वीकार कर लो और हमारी रक्षा करने की कृपा करो । 

देवताओं की प्रार्थना मान करके नागराज शान्त हुआ और पवन को विजय दिलाने 
के निमित अपना एक फण ऊपर उठाया । पवन और अधिक वेग से बहने लगा, तो उस 
हेमाद्वि का एक-एक शिखर ट्टकर बड़े वेग से बहुत दूर तक उड़ गया और समुद्र के 
मध्य आ गिरा। हे राघव, वही त्रिकूट पर्वत के नाम से विख्यात है ।॥” 

१९ विमीषण का राम को रावण के वेमव का परिचय देना 


“हे देव, उस द्वीप ( त्रिकूट पर्वत ) पर देवेन्द्र की आज्ञा से देवलोक के शिल्पी ने 
लंकापुर नामक एक नगर का निर्माण किया । उस नगर के सात दुर्ग हैं और प्रत्येक दुर्ग 


२७४० एंगनाथ एरायायण 


धर 


के चार द्वार हैं । बाहर का दुर्ग कई कंगूरों से युक्‍त्त है और ईटों का बना हुआ है । 
अस्सी करोड़ सैनिक उसके पश्चिमी द्वार की रक्षा करते रहते है । सात सौ सतहत्तर करोड़ सैनिक 
उत्तर द्वार की रक्षा करते है । पूर्व के द्वार पर सतत एक सौ करोड़ मदमत्त सैनिक 
दुर्ग-रक्षण में तत्पर रहते है । दक्षिण द्वार पर साठ करोड बलवान सैनिक रहते हे । उस दूर 
के भीतर के छहों दुर्गों के कुल चौबीस द्वार हें, जिनकी रक्षा भी उतनी ही संख्या के राक्षस- 
सैनिक करते रहते है । प्रत्येक गुप्त द्वार के पास एक-एक करोड़ शक्तिशाली राक्षस रहते है। 
नगर के मध्य में नगर की रक्षा में बीस लाख सात सौ करोड़ राक्षस तत्पर रहते हैं । 
कुंभकर्ण की शयन-गुफा की रक्षा सात करोड़ राक्षस करते रहते हैं। रावण के महल 
के आंगन की रक्षा करने में एक लाख करोड़ राक्षस लगे रहते हे । उसके द्वार पर बीस करोड़ 
राक्षस रहते है । इंद्रजीत के भवन के द्वार पर दस सहस्न करोड़ राक्षसवीर रहते हैं । 
विशालकाय श्रेष्ठ राक्षसवीरों के गृहों के पास दस सहस्न करोड़ सैनिक रहते है । हैं 
सूर्यकुलाधीश, उस सेना की गिनती असंभव है; वह बहुत ही' विज्ञाल है । स्वयं रावण 
की शक्ति का वर्णन करना भी कहाँ संभव है ? उसने ईर्ष्या से कैलास पर्वत को उठाया था; 
ब्रह्मा ने उसे ऐसा वरदान दिया कि वह दनुज, गंधर्व, अमर, तथा यक्षों से युद्ध में 
नही मरेगा । यूद्ध में ही क्यों, किसी भी प्रकार से वे उस राक्षतराज को मार नही सकेंगे । 
हे राजन, यदि वह युद्ध में मरेगा भी, तो केवल आपके हाथों, अन्य किसी के द्वारा उसकी 
मृत्यू .नही हो सकती । कुमकर्ण तो युद्ध में इन्द्र को एक तृणवत्‌ भी नहीं मानता । 
शक्ति-मद से भरा इन्द्रजीत भय का नाम भी नहीं जानता । उसने शिवजी की तपस्या 
करके उनकी क्ृपा से वज्ञ-कवच प्राप्त किया है। माया-रूप धारण करके वह आकाश में 
रहते हुए अपने शत्रुओं को जीत लेता है । रावण का सेनापति प्रहस्त बड़ा ही चतुर तथा 
शक्तिशाली है । उसने (शिव के मित्र) कुबेर के सामंत मणिभद्र को युद्ध में जीत लिया था। 
महोदर, महापाइव॑ तथा अतिकाय नामक राक्षस प्रचण्ड योद्धा है। ये तीनों वीर 
दिक्पालों की भी परवाह नहीं करते, और युद्ध में आने पर उन्हें सहज ही जीत लेते हैं । 
दनुजेद्र रावण के एक लाख पुत्र है, जो महाबली तथा देवों के छत्रु हैं । उसके सगे 
संबंधियों की गिनती करना ब्रह्मा के लिए भी दुष्कर है । जब कुबेर आदि उसके सामंत हें, 
तब उसके वैभव का वर्णन करना कैसे संभव हैं ? इनके अतिरिक्त रावण के पास दस 
सहस्न करोड़ ऐसे श्रेष्ठ राक्षसवीर हैं, जो सदा बत्रु-रक्त को पीकर तुप्त तथा रण-प्रद 
से भरे रहते है । उन्हीं के बल की सहायता से रावण ने समस्त दिशाओं को जीत लिया है ।* 


विभीषण की बातें सुनकर राघव ने कहा--हे विभीषण, मेने इसके पूर्व ही तुम्हारे 
भाई के संबंध में सुन रखा है । निदचय ही वह महान्‌ शूर है । उसकी शक्ति भी वेसी 
ही है । किंतु चाहे वह कैसा ही शूर क्‍यों नहीं हो, उसमें इतनी शक्ति कहाँ कि वह मेरे 
समक्ष अपना प्रताप दिखावे। है दानवराज, चाहे हरि, हर, ब्रह्म/दि देवता भी मेरी गति 
रोके, तो भी में मारकर ट्कड़े-टुकड़े कर दूंगा, और तुम्हें लंका के सिहासन पर बिठाऊंगा ।' 
तब विभीषण ने बड़े विनय से राम को प्रणाम किया और कहा-हे राम, देव, 
जब आपके बाणों की अग्नि-ज्वाला प्रचण्ड गति से निकलेगी, तब रावण में तथा उस लंका 


युद्धकांड २5९ 


में इतनी शक्ति कहाँ है कि वे उसके साभने टिक सकें ? हें नरताथ, जिस दिन वानरों की 
सेता, लंका के दुर्ग की दीवारों पर चढ़कर अत्यंत क्रोध से राक्षसों से जुकेगी, उस दिन 
आप मेरी शब्ित देखेंगे । (में रावण की सेना को) प्रलयकाल के रुद्र के समाव भस्म 
करूँगा ।' 
२०, राम का विमीषण को लंका का राजा बनाना 

तब प्रभू राम ने विभीषण को गले से लगा लिया और फिर लक्ष्मण को देखकर 
बोले--हे लक्ष्मण, तुम और सूर्यपुत्र दोनों तुरंत विभीषण को समुद्र-जल से अभिषिक्‍त 
करके रावण के बदले उसे लंका का राजा बताओ । राम की आज्ञा के अनुसार वानर 
समुद्र से जल ले आये और लक्ष्मण ने उस जल से विभीषण का अभिषेक किया और 
घोषित किया कि हे विभीषण, आज से तुम सभी दानवों के प्रभु होकर रहोगे और जब- 
तक सूर्य और चन्द्र रहेंगे, जबतक श्रीरामचन्द्र की कीत्ति इस पृथ्वी पर सुव्योभित होती 
रहेगी, तबतक तुम राज्य करते रहोगे । 

यह देखकर वानरों की सेना अत्यन्त हषित हुई । इसके पदचात्‌ राधव ने विभीषण 
को देखकर कहा-- विभीषण, कहो, हम इस समुद्र को पार करने के लिए क्‍या उपाय करें ?! 
तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा--ह देव, सेतु का निर्माण किये बिना इस समुद्र को 
पार करना इन्द्रादि देवों के लिए भी' दुष्कर है । अतः, इसको वश्ञ में लाने के लिए समुद्र 
से प्रार्थना करनी चाहिए ।' 

इसी समय दशकंठ के जादेश से शादूल नामक एक राक्षस गुप्तचर वहाँ आया ओर 
उसने वानर-सेना की संख्या, उनका परस्पर-संभाषण, तथा राम और वानरों का वार्त्तालाप 
आदि को (गुप्त रूप से) जान लिया । वह तुरंत असुरेन्द्र की सेवा मेँ लौटकर, हाथ 

जीड़कर कहने लगा--हे दैत्यमनाथ, उत्तुंग गात्र, उत्तुंग बाहु, उत्तृंग शक्ति तथा उत्तुंग मति से 
संपन्न राम-लक्ष्मण समुद्र के तठ पंर श्रेष्ठ वानरों के साथ शिविर डाले हुए हैं। (उनकी 
सेना इतनी विशाल है कि) आकाश के नक्षत्र भी गिने जा सकते हैं, समुद्र की लहरों को 
भी मिन सकते है, किन्तु उस वानर-सेवा की गणना करना असंभव है । अब उचित यही हैं 
कि आप साभ आदि उपायों से कार्य को सिद्ध करें । 
२१ शुक का संदेश 

शार्दूल की बातें सुनकर दैत्यराज ने शुक को देखकर कहा--तुम शीघ्र वानर-सेना में 
'जाओ और सूर्य-पुत्र से बड़े स्नेह से मेरा प्रेमपूर्ण संदेश कहो और उसे मेरी मित्रता का 
स्मरण दिलाकर युद्ध से विरत करके लौट आओ ।' 

रावण की आज्ञा सिर पर धरे, वह सुग्रीव के पास गया और रावण का संदेश 
धुनाकर बोला--हे सूर्यनंदन, तुम मुझसे कहो कि तुम किस कारण से रावण से बत्रुता 
ठान रहें हो ? वालि तथा तुम में झत्रुता थी; वालि द्वानवेन्द्र का छात्रु था; इसलिए 
तुम्हारी तो रावण के साथ मित्रता ही उचित है । यदि रावण इस राम की पत्नी को 
ले गये हैं, तो कया तुम्हारा इस प्रकार उनका साथ देता उचित हैं ? कुबेर को जीतकर 
पुष्पक विमान प्राप्त करनेवाले रावण को समभाना क्‍या जच्छा नहीं हैं ? यही वयों शिव 


9९ रएगनाथ एयायण 


के साथ कैलास पर्वत को उठानेवाले रावण क्‍या, कोई साधारण व्यक्ति हैँ ? हे वानरेन्द्र, 
क्या देवेन्द्र आदि समस्त देवताओं को रावण ने नहीं जीता ? कया उन्होंने हवन-कुंढ में 
अपने शिर की आहुति देकर ब्रह्मा को प्रसन्न करके त्रिलोक-विजय का वरदान नहीं प्राप्त 
किया है ? एक शक्ति-हीन मानव (राम) से तुम्हारी मित्रता क्‍यों हुई ? तुम्हारे लिए 
उचित यही है कि तुम दानवेब्वर से मित्रता करो ।' 

उसकी बातें सुनकर सभी वानर बड़े क्रुद्ध हुए। वें आकाश की ओर उड़े, बलात्‌ 
उसे पकड़ा और अपनी मृष्टि के आघातों से उसको चूर चूर-कर दिया । फिर उसके 
पंखों को तोड़कर, उसको नाक-कान काट लिये । तब राघव ने कहा--दृत को इतना त्रास 
क्यों देते हो ? अब इसे दुःख न देकर, जाने दो । रघुराम की आज्ञा से प्रभावित होकर 
वानरों ने उसे छोड़ दिया । उसने आकाश में उड़कर सूर्य-पुत्र से कहा--हे कपिराज, तुम 
रावण को क्‍या संदेश देते हो ?” तब सुग्रीव ने क्रोध से कहा--तुम जाकर उससे कहीं कि 
उसने रघुराम के साथ दुव्यंबहार किया है । ऐसे नीच को में सहन नहीं कर सकता । 
वह चाहे किसी भी लोक में छिपकर अपने प्राण बचाने की चेष्टा करे, में अवश्य उसका 
वध करूँगा; उसे कदापि नहीं छोड़ंगा । सोमयाजी राघव देवताओं को प्रसन्न करने के 
लिए अवश्य समर-भूमि-हूपी यज्ञ-वेदी में संग्राम-रूपी महायज्ञ संपन्न करेंगे । उसमें श्रेष्ठ 
धनुष, यूप-काष्ठ होगा, चटुल अस्त्र परिस्तरण (हवन-कुंड के चारों ओर के कुश) होंगे; 
लाल धूलि (अग्नि की) प्रभा होगी; वानर-सेना स्त्रुक वा स्त्रुवा (यज्ञपात्र विशेष) होंगे; 
वीरों के अंगों से बहनेवाला रक्त ही घृत होगा; धनुष का टंकार मंत्रधोष होगा; 
असंख्य राक्षस, यज्ञ-पश्‌ होंगे; वानर-वीरों का सिहनाद देवताओं को आमंत्रित करनेवाली 
ध्वनि होगी; युद्धऔ-वाद्यों का सतत निनाद ही साम-गान होगा; राम-लक्ष्मण का भयंकर क्रोध 
तथा मेरा क्रोध ब्रेताग्नियों का रूप धारण करेगा; रावण के प्राण ही आहुति होंगे; उस 
रावण का दर्प-दलन ही सोम-पान होगा और राक्षसवीर-रूपी पशुओं का मांस ही समस्त 
भूत-समूह की' संतुष्टि का साधन बनेगा । रावण से कहना कि ऐसे संग्राम-यज्ञ के संपन्न 
होने के पहले ही सीताज़ी को राम के पास पहुँचाकर प्राण बचा लेना उसके लिए शुभप्रद्र 
होगा । इन बातों को सुनकर शुक वहाँ से शीघ्र रावण के पास चला गया और उसे सारा 
वृत्तांत वाह सुनाया । 

२२, राम का दर्भ-शयन 

उस समुद्र के तठ पर प्रभू राम अपनी दक्षिण भुजा को तकिया बनाकर, दर्भ-शय्या 
पर ऐसे लेठे हुए थे, जैसे आदिदेव अमृत-सागर में, शेष-शय्या पर आनंद से पूर्ण हो विमल- 
चित्त से लेटे हुए हों । उन्होंने निश्चय किया कि में समुद्र से प्रार्थना करूँगा कि वह मुभे 
समुद्र पार करके जाने के लिए मार्ग दे । इस प्रकार का निरचय करके वे तीन दिन तक 
निर्जेल उपवास करते हुए वही लेठे रहे और बड़ी निष्ठा के साथ अपने मन में वरुण 
देवता से प्रार्थना करने लगे--हे समुद्र, तुम्हारे विशाल तथा दुर्गेभ हृदय के पार जाने के 


लिए में यहाँ पड़ा हुआ हूँ । तुम्हारे लिए मैं मान्य हूँ । स्वर्ग-विरोधी रावण का संहार 
करने के निमित्त तुम मुझे माय दो 


खुद्धकोंड ९२७३ 


२३. राम का समुद्र पर ब्रह्मास्त्र कां प्रयोग करना 

इस प्रकार राम के प्रायंता करने पर समुद्र, गये से फूलकर, उत्तुंग तरंग-रूपी 
अपनी बाहुओं को हिलाते हुए, अपने धवल फेन-रूपी' हँसी को बिखेरते हुए विज्ञाल मीन- 
रूपी जिह्ना को फैलाते हुए, अपने गंभीर घोष से अद्रहास करते हुए, अपने वेला-जल से 
दिद्ञाओं को यह व्‌ त्तांत सुनाते हुए तथा अपने मध्य भाग के भँवरों से अपनी वक्रता दिखाते हुए, 
राम की बातों की उपेक्षा करने लगा। यह सत्य हीं तो हैँ कि मूर्ख, दर्जन, कर- 
कर्मी, तथा कुल-ताशक, कभी प्रार्थना करने से नहीं ऋुकते । प्रार्थना सुनकर वे और भी 
भड़क उठते हूँ । प्रेम से उससे मिलने जाइए, तो वे मन को अशान्त बनानेवाली विष-वृष्टि 
क्रने लगते हे । 

समुद्र को अपनी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए देखकर राघव के विद्याल नेत्रों से 
अग्नि-कण छिटकने लगे और उनकी भोंहें तन गई । वें अत्यंत क्रोध से बार-बार समुद्र 
और फिर लक्ष्मण की ओर देखकर बोले--हे लक्ष्मण, इस समुद्र का गवे तो देखो । 
में इससे कितनी बार प्रार्थना करता हँ। फिर भी, यह मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता । 
स्वीकार कराये विना में थोड़े ही इसे छोड़ दंगा ? क्या, इसका वड़वानल इतना तेजस्त्री हैं 
कि मेरी बाणाग्नि उसे निस्तेंज न बना सकती । समुद्र भी देख ले कि मेरे बाणों में 
कितनी शक्ति है । में अपने बाणों की अग्नि-ज्वालाओं से सारें समुद्र के जल को इस 
प्रकार ढक दूगा कि मानों वे उस समुद्र की हड्डियाँहों । उन बाणों के दीक्ष्ण ताप के 
कारण, बड़े-बड़े मकर, सप, मीन, गैड़ा, कच्छप, कर्केट, मेंढक, जल-मानूष आदि का समूह 
परस्पर एक दूसरे से टकरातें हुए प्राण-रक्षा के लिए भाग खड़े होंगे और तिमिग्रिल, 
बलवान्‌ जल-राक्षस, जल-ग्रह तथा पर्वत आदि का भी सर्वेताश हो जायगा । में उस समुद्र 
की ऐसी घूल उड़ाऊँगा कि समस्त जलचरों का संचलन बंद हो जायगा और सीप तथा चघोंघे 
बाहर निकल आयेंगे। में इसको लक्ष्मी का पिता, हरि का इवशुर समभकर ही अबतक 
चुप रहा । हें सौमित्र, में इसके लिए समुद्र से प्रार्थंता ही क्यों फझें ? अपने-आपको 
में इसके सामने शक्तिहीन क्‍यों समझ! ? लाओ मेरे घनृष-बाण और देखो कि यह समुद्र 
मेरे बाणों से कैसे सूखता हैँ । में अभी समुद्र में रहनेवाले प्राणियों को चूर-चूरकर 
देता हूँ । 

इस प्रकार कहते हुए जब राघव ने धनुष हाथ में लिया, तब तुरंत इन्द्र कंपित 
हुआ; आकाश थरथरानें लगा; समुद्र आलोडित हुए; दिग्गज स्तंभित हो रह गयें; 
पृथ्वी घेंस गई; पर्वत-शिखर टूटकर गिरने लगे; ब्रह्मा चकित रह गया, नक्षत्र गिरने 
लगे और दिद्याएँ चकराने लगीं । सूर्यवेंशतिलक राम ने अपने शौये का प्रदर्शन करते हुए, 
प्रलय के समय प्रयुक्त करनेवाले यम के काल-दण्ड के समान, उज्ज्वल तथा प्रलयकान 
की अग्नि के समान दीप्त होनेवाले बाणों का अपने धनुष पर संघान किया और उन्हें 
समुद्र पर चलाया । तब समुद्र की लहरें पर्वंतों का आकार धारण करके आकाश का ऐसे 
स्पर्श करने लगीं, मानों समुद्र यह कहते हुए बाणों से बच रहा हो कि मेंने अत्यधिक घमंड 
दिखाया, मुझ पर कृपा करो। उन उत्तुंग लहरों पर इतना अधिक फेन दिखाई पड़ने लगा, 

३५ 


२७9  एंग्नाथ एयर 


मानों राम के शक्तिशाली बाणों के लग जाने से समुद्र के मुंह से भाग निकल रहा हो । 
सारा समुद्र इस प्रकार आलोडित होने लगा, मानो यह सोचकर वह व्याकुल हो रहा हो, 
कि अब मुझे शरण कहाँ मिलेगी ? चारों दिशाओं में धुओँ इस प्रकार छा गया, मानों 
मेघ-समूह समुद्र के जल का आस्वादन करने के निमित्त आनें के पश्चातू, राम के रास्त्रो 
के प्रताप से भीत होकर तुरंत लौटे जा रहें हों । जलचर इस प्रकार छटपटाने लगे, 
मानों वे दिखा रहे हों कि (भविष्य में) राक्षस इसी प्रकार छठपटायेगे । सभी दैत्य 
पाताल छोड़कर चारों ओर ऐसे भागने लगे, मानों मनुकुल-वल्लभ राम के बाणों को अग्नि 
से संभ्रमित समृद्र के चित्त से अहंकार आदि भाव भागे जा रहे हों। उद्धत गति से 
प्रजज्लित होनेवाली बाणाग्वि के साथ मिलकर समुद्र का वडवानल भी समुद्र के ऊपर ऐसे 
जलने लगा, मानों वड़वानल यह सोचकर कि मेरे रहते हुए भी जो समुद्र सूखा नहीं, उसे 
सोखने के लिए यह बाणाग्ति आ रही है, उसे बड़े प्रेम से आलिगन कर रहा हो । 

तब लक्ष्मण यम के समान क्रोधाभिभूत अपने अग्मज को देखकर, भयभीत हो, 
समुद्र के किनारे आया और हाथ जोड़कर बोला--हे मानवेन्द्र, यह कोई रुद्र का रोष-रूपी 
समुद्र नही, जिसका मथन करना असंभव हो । यह कोई यम का क्रोध-रूंपी समुद्र नहीं है, 
जिसको मथ देना दुष्कर हो । इस जल को सोखने के लिए ऐसा प्रयत्न क्‍यों ? आपके 
बाणों की अग्नि इस समुद्र को जला देने के पदचात्‌ बाहर निकलकर समस्त दिशाओं के 
साथ सभी लोकों को जला दे, तो कोई आइचर्य नहीं । अपना चरित्र समस्त जगत्‌ में 
विख्यात करते हुए आप अपने क्रोध का उपसंहार कर लीजिए । आप के कोध के सामने 
यह समुद्र क्या शक्ति रखता है ? इसका नाश मत कीजिए; वह धनुष मेरे हाथ में दीजिए, 
यो कहते हुए उन्होंने राम के धनुष को पकड़ लिया । 

किन्तु राम ने धनुष लक्ष्मण को नहीं दिया । उनका क्रोध द्रिगुणित हुआ और 
सौमित्र को टालते हुए, होठ चबाते हुए क्रोधपूर्ण दृष्टियों से समुद्र की ओर देखकर वे 
कहने लगें--रे समुद्र, तुम मेरे हाथों से परास्त नहीं होओगे ? तुम्हारे जल को अभी 
सोखता हूँ और तुम्हारे जल के अंतर्गत रहनेवाले समस्त प्राणियों का नाश करता हूँ । 
तुम अब मेरा सेवक होकर खड़े रहोगे । तुमने मेरा सामना करने की दुष्टता की । लो, 
में अभी धनुष की डोरी' पर बाण चढ़ाता हूँ । इस प्रकार समुद्र को त्रस्त बनाते हुए 


उन्होंने धनृष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया । 


यह देखकर इन्द्र तथा ब्रह्मा दिग्श्रान्त हुए, सारा ब्रह्माण्ड विदीण्ण-सं। हो गया । 
त्रिभुवनों में रहनेवाले प्राणी आत्तंनाद करने लगे । सारा भुवन परितप्त-सा होने लगा । 
दिश्लाओं में अंघकार व्याप्त होने लगा । रवि तथा चंद्रबिब कांति-रहित हो गये । वज्ञ- 
पात होने लगा । महापत्रन भयभीत हुआ । आकाशवाणी कंपित होने लगी। मिथ्याग्नियाँ 
प्रजजलित होने लगीं और अविरल गति से एक भयंकर निनाद गूजने लगा । 

तब समुद्र अपने मकर-समृह के साथ विचलित हुआ । उसका सारा उफान जाता 
रहा; उसकी उत्तुंग लहरें कही दब गईं; उसका घोर निनाद जाने कहीं अंतर्धान हो 
गया; उसका भयंकर विष न जाने कही लुप्त हो गया ; उसका गर्व कहीं च्र-चूर हो गया 


खुद्धकोंड 0० 


और उसके हाव-साव नष्ट-से हो गये । अबतक पराजय का नाम ने जाननेवाला 
समुद्र आज पराजय के निवास के समान, सत्त्व-संपन्न होते हुए भी सत्त्वहीन के समान व्याकुल 
होने लगा । स्थैयें रखते हुए भी वह अस्थिर तथा अधीर हो बड़े वेग से राम के हाथ 
के ब्रह्मास्त्र के अग्र भाग में एक बिंदु के रूप में आकर ऐसे खड़ा रहा, मानों वरदान के 
प्रभाव से पल-पल बढ़नेवाले रावण के मस्तकों को एक साथ काट डालने के उद्देश्य से 
राम ने अपने बाण को पैना बनाने के लिए वड्वानल में उसे तयाया हो और फिर समृद्र 
में उसे इबोने पर सारा समुद्र खिचकर उत्त शर के अग्र भाग में बूंद के रूप में खड़ा 
हुआ हो और (इस प्रकार) कह रहा हो--हे देव, मेरा अस्तित्व इतना ही तो है ।' 


२४. समुद्र का राम से प्रार्थना करना 
तब समुद्र सब देवताओं के समक्ष दीप्तिमान्‌ रत्न-प्रभा से विलसित हो, असंख्य 


मंगल पुष्प-मालाओं से अलंकृत हो, उज्ज्वल तथा विशाल फणवाले कोटि सर्प तथा असंख्य 
जलचरों के साथ, गंगा आदि नदियों की सेवाओं को प्राप्त करते हुए, रामचंद्र के समक्ष 
आया, साष्टांग प्रणाम किया और कर-कमलों को मुकुलित करके अत्यन्त भक््तियुकत हों 
निवेदन करने लगा--हे नरनाथ, आपके क्रोध के सम्मुख मेरी क्‍या शवित है कि में खड़ा 
भी रह सकूं ? आप आदि पुरुषोत्तम हे; आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आपकी 
आज्ञा के वशवर्त्ती हैं । आपमें जो प्राणी विलसित हैं, उनकी गणना ही नहीं हो सकतीं ॥ 
समस्त लोक आपके अधीन हूँ । मुझे अपराधी जानकर आप मुझे दंड मत दीजिए । आष 
जो भी काय कहें, आपकी आज्ञा को सिर आँखों पर धारण करके उसे संपन्न करूँगा 

इसकी पदचात्‌ गंगा आदि नदियों ने रामचन्द्र को सिर नवाकर प्रणाम किया. और 
ललाठट पर हाथ जोड़कर कहा--हें जगदभिराम राम, हम आपकी हरण में आई हैं। 
है करुणानिधि, आप हम पर कृपा कीजिए । हम सब आपसे अभयदान की याचना करती हैं। 
अद्वितीय रीति से इस सागरेइवर को क्षमा करके आप हमारे सौभाग्य की रक्षा कीजिए.१ 
है त्रिभुवनाधार, हे दीन-मन्दार, अपराधियों को क्षमा करना -ही आपका लोकीत्तर गृण है । 
हें देववंच, हम पर कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए । हे शिवधनुभंजक, हे राम, आपकी 
महिमा का वर्णन श्रुति भी गा नहीं सकते । आप देव-देव है । रक्षा तथा पालन करने में 
आप ही समर्थ हे । हे भूमीश, हे लोकंश, हें प्रकाश-संपन्न, हे सीतापति, हे पुण्य-स्वरूप, 
आप हमारी रक्षा कीजिए ।' 

इस प्रकार की नदियों की विनती सुनकर राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए 
कहा-- तुम भय छोड़ो । तब समुद्र ने राम से निवेदत किया--हे कमलगर्भ, हें मनिजन- 
वंद्य, हे शरणागतरक्षक, हे दिव्य मूत्ति, आप चाहें, तो अपनी वानस-सेना को ले जाने 
के लिए दीघंकाय मकरों के संचलन से युक्त उमड़कर नहरों में फल जाने वाले, भंकावात 
को उत्पन्न करनेवाले, भँवरों से युक्त हो मेरे सौंदयय की वृद्धि करनेवाले मेरे इस अगाध तथा 
अनंत जल पर सेतु बाँधिए या चाहें तो वैसे ही चले जाइए ।” 

समुद्र के इन विनयपूर्ण वचनों को सुनकर राम संतुष्ट हुए और जलाधीश के सुराव 
के अनुसार उस अमोघ अस्त्र को मरुकांतार नामक प्रदेश पर चला दिया । उस बाण के 


श्र 


प्‌ रंगनश/थ एरायायण 


ताप से उस प्रदेश का सारा जल सूख गया । तब राम ने उस देश को सब प्रकार से 
समृद्ध रहने का वर दिया ; तब से वह प्रदेश उसी प्रकार सुशोभित रहता है । इसके 
परचात्‌ राम का शर फिर उनके तूणीर में लौट आया और समुद्र पूर्ववत्‌ शांत हो गया । 

तब समुद्र ने अत्यत विनय के साथ राघव से कहा--हे भूपाल, पूर्वकाल में आपके 
वंश के सगर-पुत्रों के द्वारा निर्मित होंने के कारण में सागर नाम से विख्यात हुआ । 
इतना हीं नहीं, में आपके वंश के लिए मान्य रहा हूँ । देव-दानव-यूद्ध के समय आपके 
पिता मुझे अयोध्या ले गये थे और बड़े आदर-सत्कार के साथ वहाँ से विदा किया था । 


इस प्रकार, मेरा और आपका संबंध (बहुत पुराना) है । इसलिए हे राघवेन्द्र, आप सेतु 
बाँधिए और वानर सेना को उस पार ले जाइए ।” 


२४. सेतु-बंधन के लिए राम का सुग्रीव को आज्ञा देना 

तब रघ्राम सूर्यनंदत को देखकर बोले--हे सुग्रीव, सेतु बनाने के लिए शीघ्र 
श्रेष्ठ वानरों को भेजो ।' सुग्रीव ने बड़े उत्साह से योग्य वानरों को इस कार्य के लिए 
नियुक्त किया । अंगद, जांबवानू, नील, गज, गवाक्ष, पनस, नल, पावकनेत्र, तपन, तारु, 
गवय, ऋषभ, गंधमादन, शरभ, द्विविद, शतबलि, हरिरोमवक्ष, सृषेण, केसरी, ज्योतिर्मुख, 
द्िमुख, वेगदर्शी आदि श्रेष्ठ वानर-वीर समुद्र के निकट गये और ज्ञीघत्र गति से बड़ें-बड़े 
वक्षों तथा पर्वतों को ले जाकर समुद्र में डालने लगे । लेकिन, उनमें कोई भी जल पर 
तैरता नहीं था; सब जल में डूब जाते थे । तब सब वानर आइ्चर्यचकित होकर राम के 
पास लोट आये और सारा वृत्तांत कह सुनाया । रामचंद्र भी आश्चर्यचकित होकर समुद्र 
से बोले--हे समुद्र, यह कैसी बात है कि इन कपि-वीरों के द्वारा फेंके गये वृक्ष तथा पर्वत 
पानी पर तैरतें नहीं हैं ? यह सुनकर समुद्र बोला--हे परमेश, वानर जिन वृक्षों को जल 
में फेंकर्ते हें, उनके समुद्र-तल में पहुँचते हीं जलचर उन्हें शीघ्र निगल जाते हैं । समुद्र 
के तल में शतयोजन विशाल आकारवाला तिमि नामक मत्स्य रहता है, जो सभी जलचरों 
को खा जाता हैं । उस मर्त्स्थ को तिमिगिल निगल जाता है । हें देव, इस प्रकार एक 
दूसरे को निगल जानेवाले दीर्घ आकारवाले असंख्य मत्स्य समुद्र में रहते हैं ।” 

इन बातों को सुनकर राम बोलें--हें समुद्र, ऐसी दशा में समुद्र पर सेतु बाँघने 
का क्‍या उपाय हो सकता है, बताओ । तब सम्‌द्र बोला--हे सूर्यवंश-तिलक, आप सेतु 
बाँधने के लिए नल को भेजिए । यह महान्‌ विश्वकर्मा का पुत्र है । इसका उपाय वहीं 
जानता है । अपने पिता से उसने यह कला जान ली हैं। उसके सिवा और किसी से यह 
सेतु बाँधा नहीं जा सकेगा | इंसका एक और कारण भी है, सुनिए। बहुत पहले की बात है 
कि यह अपनी बाल्यावरथा में विध्याचल के निकटवर्त्ती वन में पशुकण्व नामक मुनि के 
समीप खेल रहा था । मुनि स्नान आदि अनुष्ठान करने के लिए चले गये, तो इसने मुनि 
की सभी पूजा-मूत्तियों को अपने मुह से धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया । जब मुनि वहाँ 
लौटकर आये, तब सारा वृत्तांत उन्हें मालूम हुआ । इस पर वे बहुत ही क्ुद्ध हुए, किन्तु बालक 
होने के कारण उसे दण्ड नहीं देना चाहते थे । मूनि अपनी खोई हुई वस्तुओं को पुनः 
प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे । उस तपोघन ने अच्छी तरह सोच-विचारकर, अपनी 


डर 


खुछ्धकोड र्छ्छ 


तपस्या की महिमा से इसको एक ऐसा वर दिया कि तृण से लेकर कोई भी वस्तु, जिसे 
यह बालक समुद्र में फेंकेगा, वह जल के ऊपर ही तैरने लगेगी । इस वरदान के फल-स्वरूप 
उस मूनि की देव-मृत्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगीं । यही कारण है कि इसके हाथों से 
फेंके जाने पर पहाड़ भी जल पर तैरने लगेंगे । इस प्रकार मेरे जल पर सेतु बंघ जायगा। 
हे घरणीश, आप शीक्र ही नल को बुला भेजिए ।' 


२६. सेतु-बन्धन 


तब रघ्कुलोत्तम राम ने नल को बुलाया और बड़े आदर के साथ उसे देखकर 
बोलें---हे वानरवीर, हे धीर, समुद्र ने तुम्हारे पराक्रम का वृत्तांत मुझे सुनाया है । 
अब तुम अपने शोये का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पर सेतु बाँघने में दत्तचित्त हो जाओ ।' 
राम का आदेश सुतकर उसने हाथ जोड़कर राम भूपाल से कहा--हे देव, इस संसार में 
जन्म लेने का फल आज मुझे प्राप्त हुआ । आप मृभो आज्ञा दीजिए । मेने अपने पिता से 
सेतु बाँघने की कला जान ली है । मै अपनी निपुणता का वर्णन आपके सामने क्या करूं ? 
आप मुभे आज्ञामात्र दीजिए | से तुरत समुद्र पर सेतु बाँधकर आपकी प्रशंसा प्राप्त 
करूँगा । आप मुझे अनुमति दीजिए ।' 

राम की आज्ञा प्राप्त करके नल सेतु बाँधनें के लिए निकल पड़ा । उसके साथ 
ही सारी वानर-सेना पृथ्वी, आकाश तथा दिनाओं को अपने यर्जन की ध्वनि से गृंजायमान 
करते हुए, पर्वत तथा वृक्ष-समूह को लाकर सेतु बाँधने का उपक्रम करने लगी । सुग्रीव 
आधा योजन लंबा एक विश्ञाल पर्वत को, पृथ्वी को कँपाते हुए उठा लाया, तो राम ने 
मन ही मन गणेश का स्मरण तथा वंदन करके उसे नल के हाथ में दिया । उस विशाल- 
पर्वत को नल ने समुद्र में ऐसा प्रतिष्ठित किया मानों वह पर्वत उसके सेतु-बंधन-शक्ति का, 
राम की अनूपम कीत्ति का तथा विभीषण के राज्य का कीत्ति-स्तंभ हो । 

तब वानर-समूह सभी दिशाओं में व्याप्त होकर पव॑तों तथा वृक्षों को सहज हीं 
उखाड़कर आवश्यकता के अनुसार नल के हाथों में देने लगे । वे एक पर्वत से दूसरे पर्वत 
पर बड़े वेग से कूद जाते, गरजतें, एक साथ कई पहाड़ों को उखाड़कर नीचे गिरा देते, 
पहाड़ों को सिर पर रखे हुए हाव-भाव दिखाते, पहाड़ों को शीघ्र ले आने के लिए दूसरों 
को अपझब्द कहते, हँसते, लाये हुए पहाड़ों को एक दूसरे पर ऐसे सजाकर रखते कि दे 
लुढ़क न जायें, दोनों हाथों से पहाड़ों को नारंगियों के समान उछालते, परिहास के लिए 
दूसरों के लाये हुए पहाड़ों को नीचे गिराकर हँसते, और पहाड़ों तथा व॒क्षों को दूर से ही 
नल के पास तक फेंकने में स्पर्धा करते । इस प्रकार, वे विविध रीतियों से पहाड़ों तथा 
वृक्षों को ला-्लाकर नल के हाथों में सौंपते थे । नल भी बड़ी तत्परता के साथ सेतु 
बाँवने में लगा, हुआ था । एक भी पहाड़ या वृक्ष समुद्र में डूबता नहीं था। इस प्रकार, पहले 
दिन ही चौदह योजन लंबा पुल तैयार हो गया । समूद्र भी ऐसा क्षुब्ध हुआ, मानों वह 
सोच रहा हो कि हाय, मे यह कैसी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा हैं । 


२७, चन्द्रोदय का वर्णन 


सूर्य अस्त हुआ । सेतु की रक्षा के लिए कुछ बलवान्‌ वानरों को नियुक्‍त करके 


र्ोशद रंगनायथ एयायण 


सभी वानर समुद्र-त्ट पर स्थित अपने निवासों में लौट आये । आकाश में नक्षत्र ऐसे 
दिखाई पड़ने लगे, मानों सफल-मनोरथ राम के कीत्ति-पुष्प ही' बिखर गये हों । तब पूर्ण 
कलानिधि, मनन्‍्मथ का दृवशुर, विकसित कुमूदों का बधु, चक्रवाक-मिथुनों के साहचर्य को भंग 
करनेवाला, क्षीर-सागर का मंथन करने से प्राप्त नवनीत, शिवजी का शिरो-पुष्प, नक्षत्रों 
की निर्मल हास्य, चकोरों को आनन्द देनेवाला, विरही प्रेमियों के हृदयों को उत्तप्त करवे- 
वाली ज्वाला, आकाश का आभूषण, चोरों के हृदय का शझूल, समुद्र को उत्तेजित करने- 
वाला, हरि-हर-बह्मया की आनंदपूर्ण सृष्टि तथा कमलों के शात्र चन्द्र का उदय हुआ । 
चारों ओर चंद्विका ऐसे व्याप्त हो गई, मानों क्षीर सागर ही. उफनकर संसार में व्याप्त 
हो गया हो । सभी वानर निद्राहीन होकर सोचते रहे कि कब हम सेतु बाँघेंगे ? 
कब हम लंका में पहुँचेंगे ? दानवेन्द्र की मृत्यु कब होगी. ? सीताजी राम को कब प्राप्त होंगी ? 
न जाने यह रात्रि कब बीतेगी ? हाय, हम बहुत शी प्र ही थककर अपने निवास लौट आये । हम काम से 


80 


लोटे ही क्‍यों ? हमें रातभर वही रहकर पुल बाँधने के कार्य में लगे रहना चाहिए था । 


इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने रात्रि बिताई और प्रात:काल ही संध्या आदि नित्य- 
कर्मो से निवृत्त हो, सभी वानर एक दूसरे को पुकारते तथा एक दूसरे को उत्साहित करते 
हुए काम में लग गये । वे बड़े वेग से बड़े-बड़े पर्वतों तथा वृक्षों को अपनी अनुपम शक्ति 
से उखाड़कर ले आते थे और उन्हें समुद्र में डालते थे । सुग्रीव आकाश-पथ से उड़ते हुए 
गया और विध्याचल का अरद्धन्योजन लंबा एक शिखर तोड़ लाया और सुषेण के हाथों में 
सुपुर्दे किया । सुषेण ने उसे नल के हाथों में दिया। अंगद ने अद्वितीय गति से जाकर 
दर्दुर नामक पर्वत को उठा लाया और उसे समुद्र में फेंका । नील ने मलय-पर्वत का शिखर, 
वृक्षो-सहित ले आकर नल के हाथों में दिया । द्विविद तथा मैन्द ने एक साथ बड़े-बड़े 
पर्वतों को ले आकर उस समुद्र में फेंका । गज, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ तथा गवय आदि 
बाहुबली वीरों ने समस्त पृथ्वी को कँपाते हुए महेन्द्र पर्वत के शिखर ले आकर समुद्र में 
डाले । नल अपने हाथ्‌ से उन सब पव॑तों का स्पर्श कर देता, जिससे कि वे डूब न जायें 
और बड़ी तत्परता से पुल बनता जाता था । 

इस प्रकार, वानरों के लाये हुए वृक्षों तथा पर्वतों को नल एक हाथ से ग्रहण करके 
दूसरे हाथ से समुद्र में रखते हुए सेतु का निर्माण करता जाता था। यह देखकर हनुमान्‌ को क्रॉध 
आ गया | वह अपनी सारी शक्ति लगाकर सात योजन लंबा एक पर्वत उठा लाया । 
रामचन्द्र ने समक लिया कि हनुमाँन्‌ के क्रोध का कारण क्या है । उन्होंने नल को आज्ञा 
दी कि वह हनुमान के लाये हुए उस पर्वत को दोनों हाथों से ग्रहण करें । नल ने वैसा 
ही किया । उस समय वानरों के गर्जनों की ध्वनि, उफननेवाले समुद्र का गंभीर घोष, 
पर्वतों तथा वृक्षों के परस्पर टकराने की ध्वनि, कपियों के एक दूसरे को बुलाने का शब्द, 
(पववेतों के नीचे) दबने से निकलनेवाले प्राणियों का चीत्कार और विचलित दिग्गजों की 
चिंघाड़, इन सब की सम्मिलित ध्वनि आकाश तथा समस्त ब्रह्माण्ड की दिशाओं तक व्याप्त 
हो गई । वह ध्वनि क्षीर सागर की उस गंभीर ध्वनि के समान थी, जो मंदर पर्वत को 
मथानी बनाकर देवासुरों के (क्षीर सागर) मथने के समय उत्पन्न हुई थी । 


में 
में 


खुद्धकांड र्‌छं6ह 


0०५ | 


जब मध्याक्ल हुआ, तब वानर अपनी थकावट मिटाने के लिए वृक्षों की छाया में 
गये और मीठे फल खाते तथा ठंडा जल पीते हुए थोड़ी देर वहाँ विश्राम करते रहे । 
उसके पदचात्‌ वें अत्यधिक उत्साह से काम में लग गये । वे एक दूसरे से कहतें---तुम 
इन पहाड़ों कों ले आओ; तुम उन पव॑तों को उखाड़कर ले आओ ॥ इस प्रकार, एक 
दूसरे को बढावा देते हुए असंख्य व॒क्षों, तथा परव्वेतों को ला-लाकर वे नल को देते थे । 
कुछ वानर पर्वतों को सीधे समुद्र में ही गिरा देते थे, कुछ बीच रास्ते में ही दूसरों का 
बोझ अपने सिर पर ले लेते और कुछ अपना बोझ ले आकर नल के निकट रख देते थे । 
इस प्रकार, दूसरे दिन उन्होंने छब्बीस योजन लबा पुल बनाया । तब सूर्यास्त हुआ । 

तब सुग्रीव आदि वानर, रामचन्द्र को अपने कार्य की प्रगति का वृत्तांत सुनाकर समुद्र-तट पर 
अपने निवासों में लौट आये और रात को बड़ी शान्ति के साथ सो गये। दूसरे दिन प्रातः- 
काल ही उठकर वे बड़े उत्साह से सेतु बाँचने चलें | वे एक दूसरे से स्पर्धा करके कहते 
जाते थे कि हम अकेले सभी पव॒॑तों को उठा लायेंगे । हम ही सब वृक्षों को उखाड़कर 
लायेंगे । इस प्रकार, होड़ लगाकर वे चारों दिशाओ में बिखर गये । कुछ लोग वक्षों तथा 
पर्वतों को ले आकर समुद्र में डालते थे; कुछ निरीक्षण करते थे, कुछ पेड़ों की छाया में 
बैठकर सुस्ताते थे; कुछ लोग बने हुए सेतु की लंबाई नापते थे; कुछ लोग जहाँ-तहाँ 
बैठकर ऊँघते थे; कुछ लोग ठंडे जल से अपनी प्यास बुझाते थे । इस प्रकार, वे सब 
अत्यधिक क्लान्ति का अनुभव करने लगे । तब सूर्य, चन्द्र के समान शीतल प्रकाशित होने 
लगा । इन्द्र अमृत का फुहारा बरसाने लगा । पवन शीतल होकर चलने लगा । पुष्प-सौरभ 
आनंद पहुँचाने लगा । तब वानर अत्यंत उत्साह से वृक्षों तथा शैलो को लाकर समुद्र में 
डालने लगे । उनकी उद्धत गति से भीत होकर समुद्र के सभी जीव, अपने प्राण बचाने 
के लिए जहाँ-तहाँ भागते, पुन:-पुनः पानी के ऊपर सिर उठाकर देखते और मन ही मन 
सोचते कि कदाचित्‌ पहले को समान ही कोई अमोघ अस्त्र हमारा संहार करने के लिए 
आ रहा है | फिर तुरन्त यह जानकर कि वानर समुद्र में सेतु बाँध रहे है, मन-ही- 
मन प्रसन्न होकर अपनी इच्छा से विचरण करने लगते । इस प्रकार, वानर-वीरों ने बड़ी 
तत्परता से उस दिन पचास योजन तक पुल बाँधा । इतने में सूर्यास्त हुआ । 

तब सभी वानर-वीर भक्तियुक्त हो, संध्या-वंदन आदि कार्य से निवृत्त हो विचार 
करने लगे कि अब तो हमें केवल दस ही योजन लंबा पुल बाँधना शेष रह गया है । 
कल यह भी पूरा कर लेंगे । इस प्रकार, वार्त्तालाप करते हुए वे समुद्र-तट पर लौट आये 
और रात को सुख की नींद सोये । प्रातःकाल होते हीं सभी वानर-तेता रामचन्द्र के पास 
गये और उन्हें, बड़ी भक्ति से प्रणाम करके अपने कार्य की प्रगति सुनाई । फिर, वें 
मोदमग्न मन से फिर वृक्षों तथा महाहोलों को बड़ी श्ीघत्र गति से ला-लाकर नल के हाथों 
में देने लगे । 

२८. गिलहरी की भक्ति 


तब राम सेतु का निरीक्षण करने के उद्देश्य से सामरेइवर, वानरेश्वर तथा देत्य- 


नायक के साथ वहाँ गये और लक्ष्मण के कंधे पर अपना वाम कर ठेके हुए, मंद-मंद 


२5०0 रंगन/एथ एायेशय् 


मुस्कान-रूपी' चंद्रिका से दीप्त होनेवाले मुह से विलसित होते हुए पुल पर खड़े होकर 
सेतु के निर्माण का कार्य देखते रहे । कपि सब बड़े-बड़े वृक्षों तथा पहाड़ों को बड़े साहस 
के साथ उख़ाड़कर ले आते थे और नल के हाथ में देते थे; नल उन्हें लेकर पुल में लगा 
देता था । इसी समय एक गिलहरी ने सोचा--सेतु का निर्माण जीघ्र ही पूरा होना चाहिए 
इसलिए में भी इन बलवानों की रुहायता करूंगी । यों सोचकर उसने राम के चरण- 
कंमलों का मन-ही-मन स्मरण करके, उनके समक्ष ही बड़ी भक्ति के साथ समुद्र में गोता 
लगाया, फिर वह समुद्र-तट पर बालू में लोट गई; उसके पश्चात्‌ पुल पर आकर अपने 
शरीर पर लगी रेत को भटका देकर गिराने लगी । इसी प्रकार, वह बार-बार समुद्र 
में गोता लगाती, बालू में लोटती और तुरंत आकर पुल पर अपने शरीर पर लगी रेत 
को गिरा देती । राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे । फिर, उन्होंने अपने 
अनुज को देखकर कहा--हे लक्ष्मण, वहाँ देखो, एक गिलहरी मेरी भक्ति से प्रेरित होकर 
अपना शरीर जल से भिगो रही है । फिर, तट पर पहुँचकर रेत में लोटती है और फिर 
अपने शरीर में लगी रेत को पुल पर गिरा देती है। जहाँ श्रेष्ठ. बलशाली वानरवीर 
वृक्षों तथा पर्वतों को लाकर गिराते हे, वहाँ अपनी अल्प शक्ति का विचार किये विना ही 
वह बड़े प्रेम से अपनी शक्ति के अनुरूप सहायता कर रही है । तब लक्ष्मण ने कहा- 
हे सूर्यवंश-तिलक, मैने जान लिया कि जो आपके चरण-कमलों में अपना मन स्थापित 
करके एक तृण भी अपित करता है, आप उसे मेरु पर्बत के समान ही मान प्रदान करते हैं । 
इसलिए हैं अनथ, आपकी भक्ति ही प्रधान हैँ । तब राम ने सुग्रीव से कहा--'उस गिलहरी 
को देखने के लिए मेरी बड़ी इच्छा हो रही है । उसे प्रेम से यहाँ ले आओ ।' तब सुग्रीव 
उस गिलहरी को पकड़कर ले आया और राम के हाथों में दे दिया | राम ने कई प्रकार 
से उसकी प्रशंसा की और बड़े हर्ष से अपना सुंदर दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा । 
उसके पदचात्‌ उन्होंने लक्ष्मण, सागरेश्वर, विभीषण तथा सुग्रीव के समक्ष उसे छोड़ दिया। 
वह गिलहरी थोड़ी देर तक वहीं इधर-उधर विचरती रही । फिर, राम ने उसे चंदन, 
मंदार, चंपक, पूगीफल, पुन्नाग, सहकार आदि वृक्षों से युक्त सुंदर प्रदेश में छोड़ देने 
का आदेश दिया । 


२९. सेतु को देखकर राम का हर्षित होना 


तदनंतर हनुमान्‌, अंगद, नील, हरिरोम, आदि वानरश्षेष्ठों के साथ राम आइचर्य- 
चकित करनेवाले उस विशाल सेतु पर खड़े होकर कहने लगे--वाह ! नल कितना निपुण है ! 
उसने समुद्र के दूसरे छोर तक एक विद्याल चबूतरें के समान इस पुल का निर्माण 
किया हैं । अपनी कला-निपुणता तथा अपने बाहुबल को प्रदर्शित करके अैसने इस दीप 
सेतु को बाँधा !' 

नल द्वारा निर्मित वह सेतु शत योजन लंबा और दस योजन चौड़ा था और मलय 
पर्वत तथा सुवेलादि का स्पर्श करता हुआ बहुत सुंदर दीख रहा था । समुद्र में उछल-कृद 
करनेवाले बड़े-बड़े मत्स्य-समूह-रूपी दीप्त नक्षत्रों तथा दोनों ओर व्याप्त नील समुद्र- 


 ु 


रूपी नील गगन के साथ वह सेतु आकाश-गंगा के समान सुशोभित हो रहा था । 


खद्ध॑ंआाड स्ट 


“राम भूपाल ने दया करके मुझे अभयदान दिया हैं--ऐसा सोचकर मानों फूल उठनेवाले उस 
विज्ञाल समुद्र को देखकर कपि भी (अपने कार्य की सफलता देख) आनंद से फूलने लगे । 
आकाझ से देवता (रामचन्द्र के) पराक्रम के परिणाम को देखकर मन-ही-मन यह विचार 
करके हर्षित होने लगे कि, सच ही तो है, नीच व्यक्ति कभी मृद्ुवचनों से वात नहीं 
मानता । वह केवल दंड के भय से, वश्ष में लाया जा सकता हैं। रामचन्द्र ने जब समुद्र 
से विनय के साथ प्रार्थना की, तब समुद्र से उनकी उपेक्षा की। फिर, सूर्यवंश-तिलक ऐसा 
क्यों नहीं करें ? जो व्यवित इस सेतु का स्मरण-मात्र करेंगा,जों इस सेतु का दर्शन करेगा, 
उसे विजय, यश तथा पुण्य की प्राप्ति होगी । जवतक यह सेतु स्थिर रहेगा, जबतक यह समुद्र रहेगा, 
तबतक राघव की की रत्ति स्थिर रहेगी और दिन-प्रतिदिन गढ़ती हुई वह आनंद प्रदान करती रहेगी । 

इस प्रकार, मन-ही-मन हर्ष-पुलकित होते हुए उन्होंने फूलों की वृष्टि की और 
देव-दुंदुभियाँ बजाई । तब रघ्राम आनंदित होकर सेतु को देखते हुए बोले--यह सेतु 
अनंतकाल तक नल के नाम पर विख्यात होने हुए सुझोसित रहेगा । प्रभु के वचन सुनकर 
सभी कपिवीरों ने नल की प्रशंसा की । तब समुद्द, सेना के जाव रान को अपने निवास 
स्थान ले गया और अत्यंत भक्तित के साथ उन्हें दिव्यास्त्र, दिव्य वस्त्र, दिव्य भूषण तथा 
वज्ञ-कवच प्रदान किये और निष्कलंक चित्त से रामचंद्र को देखकर कहा--है शम भूपाल, 
आप राजपुत्र हैं । युद्ध के समय आपका यह मुनि-वेश क्यों ” अब उचित यही हैं कि 
आप इन दिव्य-वस्त्र तथा आभरणों को धारण करें ।' 


३०, राघवों का सुवैलादि पर पहुंचना 


तब राम-लक्ष्मण ने दिव्य वस्त्राभरणों, चंदत तथा पृष्प-मालाओं को घारण किया 
और रविचंद्र के समान दीप्तिमान्‌ होने लगे । समुद्र ने उन्हें आज्ञीर्वाद देकर विदा किया । 
तब राम-लक्ष्मण हनुमान्‌ तथा नील के कंधों पर बैठकर (सुवेलाद्ि के लिए) रवाना हुए। 
सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे, समस्त लोक उनकी जयजयकार करने लगा। रामचंद्र ने 
समुद्र को अनुमति देकर उसको घर भेज दिया और अपने अनुज के साथ लंका की ओर मृह 
करके सेतु के मार्ग से ऐसे रवाना हुए, मानों रमणीय राक्षेस-लक्ष्मी के सीमंत पर ही चरण 
घरकर चल रहे हों । विभीषण गदा हाथ में लिये हुए कपि-सेना के आगे-आगे चलने 
लगा । निदान पराक्र्मी राम अपने मंत्रियों के साथ सुवेलादि पर पहुँच गये और वहाँ 
शिविर डाल दिये । राम के पीछे-पीछे उनकी विशाल वानर-सेना चली । कुछ लोग सेतु 
के किनारे-किनारे चल रहे थे, तो कुछ सेतु के बीचोबीच जा रहे थे; कुछ वाबर बड़े 
कौतुक के साथ आकाझ-मार्ग से जा रहे थे, तो कुछ भरूंड बनाकर जा रहे थे; कुछ समुद्र 
में तैरते हुए जा रहे थे, तों कुछ अपने समूह से बिछुडकर आगे पीछे-दौड़ रहे थे । उस 
सेना के हुंकार तथा गजनों की ध्वनि ने समुद्र-धोष को भी दबा दिया । उस ध्वनि के 
प्रभाव से आकाश-पाताल तथा दिशाएँ कंपायमान होने लगी । इस प्रकार, .राघव ने अपनी 
सेना के साथ सेतु की यात्रा पूरी करके लुवेलादि पर पड़ाव डाल दिया । अपने गुप्तचरों 
के द्वारा राम के आगमन का चत्तांत जानकर रावण ने समस्त दानवों को अपनी राज-सभा 
में बुलाया और स्वयं नवरत्त-खचित सिंहासन पर आसीन हुआ । 


रेप 


स्८रे रंगनातथ एयायर 


३१. केकसी का हितोपदैश 


उस समय कैकसी सभा में आई। उसे देखकर रावण ने बड़े आदर के साथ उठकर उसे 
प्रणाम किया और योग्य आसन पर उसे बिठाकर स्वयं भी वैठा। फिर, अत्यंत विनय से 
उससे कहा--हे माता, आप तो कभी राज-सभा में नहीं आती । आज आपके आगमन 
का क्‍या कारण है ? कृपा करके बतलाइए । 

तब उसने कहा-- हे पुत्र, मैं जितना जानती हूँ उसे कहूँगी । ध्यान से सुनो । 
राम की पत्नी पर आसकक्‍त द्रोकर तुम उन्हें धोखे से हरकर ले आये हो। इसीलिए, आज 
ऐसी भयंकर घटनाएँ घट रही है । स्वय विष्णु ने आर्यो के रक्षणार्थ दशरथ का पुत्र होकर 
जन्म लिया, ताड़का का सहार किया, कौशिक के यज्ञ की रक्षा की, अपने चरणों की धूलि 
से शिला को स्त्री के रूप में बदल दिया, बड़े हुए से शिव-धनु का भंग किया, जानकी से विवाह 
किया, परशुराम के गये को तोड़ा, अपने पिता की आज्ञा मानकर लक्ष्मण तथा जानकी के 
साथ वनवास के लिए आया, वनों में रहनेवाले मुनियों को अभयदान दिया, तुम्हारी बहन 
के नाक-कान काट दिये, खर-<ृषण का संहार किया, मारीच का वध किया, अपने भयंकर 
अस्त्र से वालि को' गिरा दिया, सूर्यनंदन को अपना सेवक बना लिया, अपने बाण के अग्नर 
भाग पर उपस्थित होते के लिए समुद्र को विवश किया, कपियों से समुद्र पर पुल बँधवाया 
और अब देवताओं की रक्षा करने तथा असुरो को दण्ड देने के उद्देश्य से सुवेलादि पर आकर 
ठहरा हुआ है । उस दानवांतक (राम) ने इस पृथ्वी पर मत्स्य, कूर्म, वराहू, सिंह, वटु, 
(भार्गव) राम, तथा (दशरथ-पुत्र) राम के रूप धारण किये हें । वें स्वयं आदिनारायण हे । 
उनकी महिमा का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। उनकी आज्ञा से ही वायुपृत्र ने 
समुद्र पार किया, जानकी को राम का संदेश सुनाया, यक्ष आदि राक्षसवीरों का संहार 
किया और लंका-दहन करके अपने प्रभु के पास लौट गया । तुम उस पवनपुत्र को ही 
जीत नहीं सके । तब उसके प्रभू को जीतना क्‍या, तुम्हारे वश की बात है 
तुम्हारे पिता ने एक दिव्य रहस्य मुझसे कहा था । उसे में तुम्हें सुनाती हूँ । ध्यान 
से सुनो । 

“एक बार ब्रह्मा तथा इन्द्र, मुनि, यक्ष तथा गंधर्व-नेताओ को साथ लेकर विष्णु 
भगवान्‌ के दर्शनार्थ गये और उनसे निवेदन किया--हें प्रभो, रावण तथा कुंभकर्ण के 
अत्याचार असह्य हो गये हैं । कृपया उनसे आप हमारी रक्षा करें । तब उन्हें देखकर 
कमलनाभ ने कहा--में सूर्यवंश में जन्म लेकर युद्ध में सहज ही इन राक्षसों का संहार 
करूँगा । फिर, उन्होंने सभी देवताओं को देखकर कहा--तुम वानरों का रूप धारण ९ पृथ्वी 
पर जन्म धारण करना और युद्ध में मेरी सहायता करना ।' 

“यह व॒त्तांत तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था । वह विष्णु ही ये राम है । लक्ष्मी 
ही उनकी पत्नी है । देवता ही वानर हैं । उन्हें तुम युद्ध में जीत नहीं सकोगे। अंतः, 
तुम अपनी दुर्बुद्धि तञज दो और उस भूसुता, जगन्माता, निमभमों द्वारा प्रशंसित, निखिल-लोक- 
विख्यात, अमित-गुणोपेत, पवित्र सीता को राम के चरणों में सौप दो । पापशोषक, धीर, 
सतत सुभाषी तथा आये-पक्षपाती विभीषण को लंका का राज-तिलक कर दो और राम 


खरुद्धकांड २८३ 


की शरण की याचना करो । वे शरणागत शत्रु को भी उसी प्रकार रक्षा करते हे, जैसे 
(उन्होंने) गजेन्द्र को रक्षा की थी ।” 

बकसी के हितोपदेश को सुनकर रावण क्रद्ध होकर बोला---हे माता, मैने पचास 
लाख वर्ष तक अवाध-गति से राज्य किया हैं और सब प्रकार के सुखों का अनुभव किया है। 
में स्वप्न में भी किसी से नहीं डरता । इन नर और वानरों की शक्ति ही कितनी है ? 
क्या, ये देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हे ? में अवब्य इन्हें ज॑,त लगा । यदि में 
उन्हें जीत नहीं सका, तो राम के बाणों से मारा जाऊंगा। किन्तु, इन नीच मानवो के 
सामने अपना सिर नहीं भुकाऊंगा । यह सत्य हैं | हें माता, आप ऐसा उपदेश मत दीजिए 
आप रनवास में लौट जाइए । आप लाख कहें, तो भी में सीता को नहीं लौटा सकता ।' 
ककसी इस प्रकार कहनेवाले अपने पुत्र की निंदा करती हुई अपने अंतःपुर में चली गई 
और विचार करने लगी, होनहार बलवान्‌ है, वह किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा 
सकता । यों विचार करके वह सतत धर्माचरण में लीन रहती हुई अपना समय व्यतीत 
करने लगी । 

रावण ने भेरियों तथा नगाड़ो के अत्यधिक निनाद के द्वारा सारी राक्षस-सेना को 
एकत्रित किया और आयधों से सज्जित अपने प्रताप से दीप्त, मत्रियों को देखकर अत्यंत 
भयंकर रूप धारण करके, आँखों से अग्नि-वर्षा करते हुए कहने लगा--रामचन्द्र सेतु को 
बाँधकर अत्यधिक शौर्य के साथ सुवेलादि पर आकर ठहरा हुआ है । जब मेरा वात्रु मेरे 
ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तब तुम्हारा इस प्रकार उपेक्षा करके सोते रहना, 
वया उचित है ? पर तुम्हें क्‍यों दोष दूं ? तुम मंत्री' हो, ऐसा सोचकर तुम पर विश्वास 
करना मेरी ही भूल है । क्‍या, तुम सोचते हो कि तुम्हारे उपेक्षा करने से मेरी हानि होगी । 
ऐसा कभी नहीं होगा । साम, दान, भेद आदि उपायों से यदि में उसे अपने वश में ला नहीं 
सकता, तो में राम के साथ घोर युद्ध करूँगा ।' 

रावण ने जब ऐसा कहा, तब सभी राक्षस लज्जित होकर सिर भुकाये चुप हो रहे । 
जब रावण ने उन्हें डाॉँटकर कहा कि तुम लोग चुप क्‍यों हो, तब इद्रजीत अपना शौये दिखाते 
हुए कहने लगा-- हे देव, समस्त देवताओं पर विजय पानेवाले आपको इन राम-लक्ष्मण 
जैसे अकिचनों के द्वारा कौन-प्वी हानि पहुँच सकती है ? आप चिता मत कीजिए | में 
बल, साहस तथा शौये से सपन्न हँ । क्‍या, आप नहीं जानते कि मेने इन्द्र को नाग्र-्याश 
से बाँधकर उसकी कैसी दुर्गेति कर दी थी ? भीषण रण में कालकेय आदि राक्षसवीरों 


थे 


को क्या मेने परास्त नहीं किया था ? तब हे दनुजेश, साधारण मानव, कृश, तपस्वी 
तथा दुर्बंल दशरथ-पुत्रों को युद्ध में मार डालना मेरे लिए कौन बड़ी वात है ? आप संदेह 
मत कीजिए; में अवध्य उन्हें युद्ध में मार डालूगा 

तब अतिकाय नामक राक्षस ने राक्षसराज से कहा--हें दानवनाथ, जो राजा 
नीतिवान्‌ होकर, दूसरों की संपत्ति की अभिलाषा किये विना समस्त संसार की प्रशंसा 
प्राप्त करते हुए, जीवन-यापन करता है, वहीं सदा राज्य-पालन करेगा । हें दनुजेश्वर, सूर्ये- 
कुल-तिलक राम ने तुम्हारा क्‍या अपकार किया है ? उनकी स्त्री पर आपकी आसक्ति 


प्‌5 2 रंगन/एक एयायर 


क्यों हुई ? आपका तथा आपकी लंका का सर्वेनाश करने के लिए इन राक्षसों ने निश्चय 
किया है ! उचित यही है कि आप सीता को राघव के हाथो में सौप दें और बुद्धिमान 
होकर इस संसार में सम्मान प्राप्त करते रहें ।' 

इस प्रकार, कई रीतियों से अतिकाय नें रावण से हित-वचनल कहे; किन्तु 
रावण ने उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं की । उसने बड़े साहस के साथ शुक 
तथा सारण को देखकर अपना शौर्य दरसाते हुए कहा--यह बड़ी विचित्र बात हैँ कि एक 
'मानव समुद्र पर पुल बाँखे । तुम लोग कहते हो कि राम ने ऐसे पुल का निर्माण किया है । 
इसलिए तुम दोनों उसकी सेना में प्रवेश करके उसकी शवित का पता लगाकर आओ ।* 

३२. शुक तथा सारण का राम की सनन्‍्य-शक्ति का परिचय पाना 

तब उन दोनों ने वानरों का वेश धारण करके जंगलों, उपवनों तथा पत्तों में सेतु 
के निकट और समुद्र के उस पार के प्रदेशों तथा गुफाओं में विचरण किया और सब स्थानों 
में व्याप्त वानर-सेना को देख आइचर्य से अपने सिर केपाने लगे । फिर, वे आइचर्य-पुलकित 
गात्र से वानसूसेना के भीतर अवेश करने लगे । उस समय विभीषण ने उन्हे पहचान लिया 
ओर उन्हे बर्द' बनाकर रामचद्र के सम्मख उपस्यित करके कहा--हे राजन, ये दोनों 
रावण के मत्रा हैँ । वानरों के वेश में यहाँ आये है । इनक नाम शुक तथा सारण हूं. 

हमारी सेना में प्रवेश करके हमारी सभी बातों का परिचग्र प्राप्त करके जाना चाहते हैं। 

तब उन गुप्तचरों ने भय से अत्यधिक आक्रान्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
ओर कहा--हे देव, हम रावण के भेजे हुए गृप्तचर है । विभीषण ने जो कहा, वह 
सत्य है । रावण ने आज्ञा दी है कि हम आपकी सेना का पता लगाकर आयें । इसलिए 
हम आये हूँ ।' 

तब राघव ने हँसते हुए कहा--तुम रावण के मंत्री हो; इसलिए तुम्हें मार डालना 
ही' उचित है । किन्तु मे तुम्हें मारता नहीं चाहता । तुम्हें मारने से हमारा क्या हित हो 
सकता है ? तुम यहाँ की सभी बातें विना किसी अपवाद के देख लो और श्ञीत्र जाकर 
अपने प्रभु रावण से सारी बतें कहो । उससे यह भी कहना कि जिस वक्ति के भरोसे 
वह सीता को चुंराकर लाया है, उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आये । उससे 
कहना कि में युद्ध में लंका के सभी राक्षसों का तथा गे से फलनेवालें उसका भी वध 
करूंगा । अब तुम जाओ । 

_' तब उन दोनों ने विभीषण के साथ जाकर समस्त वानर-सैन्य की शक्ति का पता 

लगा लिया और तुरत रावण के पास जाकर बोले--हे देव, आपकी आज्ञा के अनसा< 
हम वानर-सेना निकट जाकर उसको देखने लगे, तो आपके अनज विभीषण ने हमें 
पहचान लिया और हमारा वध करने के उद्देश्य से हमें बंदी बनाकर शाम के सामने उप- 
स्थित “किया । लेकिन रामचन्द्र दयानिधि हैं; इसलिए उन्होंने हमारे वध की आज्ञा नहीं दी। 
हैं ज्रकरव<, आपका, आपको लंका का तथा समस्त राक्षमों का नाश करने को लिए एफ 
" सोमित्र ही पर्याप्त हे । अब राम के जौर्य का वर्णन क्‍या करें ? हे देव, हमने सेतु को 
देखा । 'वह्‌ शत योजन लंबा और दस योजन चौड़ा है । ऐसे विशाल सेतु-भर्‌ में वानर 


रुद्धकोंड स्54 


सेना ठहरी हुई हैं । उस सेना की गणना करना असभव है । जहाँ देखों वहाँ वानर-सेना 
ही हैँ । कुछ सेना पर्वतों पर ठहरी हुईं है, कुछ सेना अभी 5हरने की व्यवस्था में ही' 
लगी हैं, कुछ सेना ठहने के लिए स्थान खोज रही है, कुछ सेना समुद्र के उस पार हैं 
और कुछ सेना वहाँ से निकलकर इस पार आ रही है। हे प्रभो, इतनी विज्ञाल सेना 
को देखकर मन में भय उत्पन्न होता हैं । एक एक स्थान पर ठहरी हुई सेना की गणना 
करके लिखना ब्रह्मा के लिए भी असंभव है । इसलिए हे दानवेन्द्र, आप राम के दर्शव करके 
उन्हें सीता को लौठा दीजिए और आनंद से रहिए ।” 

उनकी ऐसी' बात्तों को सुनने की इच्छा न रखनेवाला रावण अत्यधिक रोष से 
बोला--चाहे देवता तथा गंधर्व ही मेरे ऊपर आक्रमण करने आयें, तो भी मैं सीता को 
नही छोड़गा । तुम ऐसे कायर तयों बनते हो ? कदाचित्‌ वानरों ने तुम्हें पकड़कर अच्छी 
तरह पीटा है; इसलिए तुम भयभीत होकर भाग आये हो । डरो मत, वे कपि तुम्हारा 
पीछा करते हुए नहीं आ सकेंगे ।” इस प्रकार कहते हुए रावण शुक तथा गारण के साथ 
अपने ऊँचें सौध पर चढ़कर उस विश्ञाल कपि-सेना को देखकर आइचर्यचकित हुआ । 

उसके परचात्‌ उसने शुक-सारण को देखकर पूछा--इस विशाल कपिल्सेना का 
संचालन करने हुए कौन आगे-आगे चलेगा ? सावधानी के साथ उसके पीछे-पीछे कौन 
चलेगा ? इनमें कौन शूर है ? कौन चतुर है ? सूर्यवंशी राम किसके परामशे से काम 
करता हैँ ? किसके साथ राम अपने मन की बात करता है ? सेवा किसकी आजा के 
अधीन है ? दिन-रात इस सेना की रक्षा करनेवाला कौन है ? इस सेना में सामंत 
कौन हैं ? इसमें सुग्रीव कौन है? राम कौन है ? लक्ष्मण कौन है ? और, अंगद कौन है ? 


कक पक भ जि 


उन्हें दिखाने के पदचात्‌ उनके शौर्य के बारे में कहों । मुझे क्रोध नहीं आयगा । 
३३. सारण का रावण को कपियों का परिचय देना 


हि. 


तब सारण बड़ी कुशलता के साथ इस प्रकार कहने लगा--हि देव, पुकिंद नदी- 
तटवर्त्ती सूर्यपुत्र, इस पृथ्वी पर महान्‌ बली है । उसीने इस लंका को उखाड़ दिया था और 
यहाँ भयंकर चीत्कार व्याप्त कर दिया था । वहीं एक लाख श्रेष्ठ कपि-वीरों के साथ 
वानर-सेना के अग्न भाग में रहता है | हें देव, नील एक अतिबलशाली है और वही राम 
का सेनाध्यक्ष है । अपनी' पूँछ को बड़े गर्व से हिलाते हुए समस्त दिल्ञाओं को कंपित करने- 
वाला हजार पद्म तथा एक शंख उत्तम वानर-सेना के साथ, पर्वत के समान दिखाई पड़ने 
वाला वालिपुत्र अंगद हैं । वह वानि की अपेक्षा अधिक बलवान है । वालि-पुत्र के उस 
ओर रहनेवाला नल है, जो चन्दनाद्वि का स्वामी हैं और विख्यात विश्वकर्मा का पत्र हैँ । 
उसीये एक सहस्न करोड़ और अस्सी लाख वानरों की सहायता से धमुद्र पर पुल का 
निर्माण किया हैं और समस्त वानर-सेना को समुद्र पार कराया है। वह अकेले ही अपनी 
विशाल सेना के साथ समस्त लंका को जीतना चाहता है । हें राक्षसराज, रविपुत्र के 
सामने ही रमणीय कांति से रजताद्वि की समता करनेवाले इवेत नामक वानर को देखिए । 
वही समस्त सेना की व्यवस्था करता हैं । हे लंकेश वह देखिए, सहस्न करोड़ वानर-वीरों 
को साथ लिये हुए वेगवान्‌ नामक वानर हमारी ओर देख रहा है। वह सुग्रीव का मित्र है 


र८4६्‌ एानाएथ एयायण 


और विध्य, सह्य तथा सुदर्शन आदि मुख्य पवेतों का स्वामी हैं। हे देव, उस रंभ 
नामक कपिलवर्ण तथा दीर्घ केशवाले वानर को देखिए, जो सिह-शावक के समान दीख 
रहा है । वह गंभीरता का समुद्र हैं और उसकी सेवा में एक सौ तीस लाख वानरों की 


सेना हैं । हे अमरवेरी, उस कुमुद नामक वानर को देखिए, जो संकोचताचल का अधिपति है 
ओर दस करोड़ वानरूसेना की सेवा प्राप्त करते हुए अपने बल के मद में फूल रहा है। 
हे देव, उस शरभ नामक वानर को देखिए, जो रम्य शैल (सालेय पर्वत) का राजा है; 


जो विश्ञाल वक्ष तथा उरु-प्रदेश से सुशोभित हों रहा हैं और जो चालीस लाख तथा 


चार सहस्र वानरों के साथ लंका पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रहा है । 


3 


री 


रू] 


“हैं दानवेन्द्र, वह देखिए पारियात्राचल का अधिपति, भयंकर-रण-कुशल पनस हैं, 
जिसकी सेवा में सतत पचास लाख वानर रहते हैं । सिद्र की लालिमा को भी मात करने- 
वाली शरीर की कांति से विलसित महा शक्तिशाली क्रोधन नामक उस वानर को देखिए, 
जो लंका की ओर दृष्टि गड़ायें सोच रहा हैँ कि इस लंका का नाश करने के लिए में 
अकेले पर्याप्त हूँ । उसकी सेवा में साठ लाख कपषि रहते है । हे देव, उस गवय नामक 
वानर को देखिए, जो विविध शौयों से युक्त हो अपने सत्तर लाख बलवान्‌ कपि-श्रेष्ठों की 
सेना के साथ ज्योभा दे रहा है | ये सभी वानर कामरूपी हे, भयंकर शवित से संपन्न हें, 
युद्ध में निपुण हें और देव-दानवों के लिए असाध्य हे । ये सभी सेना के अग्र-भाग के 

के 


०] ् 
##०९ थक किक 


वीर है । हे दानवनाथ, अब सेना के मध्य भाग में रहने वाले वीरों का विवरण सुनिए । 
“हु देत्यनाथ, वहाँ पर उस हर नामक वानर को देखिए । विशाल बाहु, तथा 


विविध वर्णवाले असंख्य सहस् वानर उसकी' सेवा में लगे हुए हैं । वह अकेले आपके 
साथ युद्ध करने की प्रतीक्षा करता है । उसके निकट ही जांबवान्‌ के अनुज धूम्र को देखिए । 
अत्यंत नील मेघों के बीच में इन्द्र के समान ज्ोभायमान होनेवाला वह नर्मदा नदी के 
तट पर स्थित ऋक्षनग का अधिपति है । वह महान्‌ बलजाली तथा शूर है और असंख्य 
समर्थ भालू उसकी सेवा में रहते हैं । उस जांबवान्‌ को देखिए । नीले पर्वत के समान 
शरीर धारण किये हुए एक करोड़ भालू उसकी सेवा में लगे हुए हे । पूर्व काल में देवासुर 
युद्ध के समय अपने युद्ध-काशल का परिचय देकर उसीने इन्द्र से कितने हीं वर प्राप्त 
किये थे । युद्ध में वह धर्जटि (शिव) से भी परास्त नहीं होता। उस धुरंधर योद्धा सन्नादन 
को देखिए । उसका एक-एक पाज्व भाग एक-एक योजन लंबा है और उसका शरीर भी 
उनना ही दीघ है । हे देव-शत्रु, उसकी सेवा में एक पद्म वानर हैं । वह वानरों के पिता- 
मह-जैसा है और युद्ध में उसने इन्द्र को भी जीत लिया है । उस इंद्रजालक नामक वानर 
को देखिए । वह नील का अनुज है । उसने अग्निदेव से एक गंधर्व-युवती के गर्भ से 
जन्म लिया है और जंब्‌ नदी-ततीर पर स्थित द्रोण पर्वत का अधिपति हैँ । उसकी सेवा में 
एक सहस्न करोड़ कपि हें और वह महान्‌ शर है । वहाँ देखिए, ग्रथन नामक वीर वानर 
अपनी एक सहस्न करोड़ वानर-सेना के साथ ठहरा हुआ है । वह अति बलशाली है और 
गंगा नदी-तट पर विचरण करते हुए शिशिराद्रि का पालन करता हैं । हें देव, वहाँ पर 


किक 


गज नामक वानर को देखिए, जो दस करोड़ कपियों की सेना के साथ दीख रहा है। 


के 
है 


हे 
से 


जुद्धकीडे रद 
हे इन्द्रारि, यम के सदृश करोड़ों वानरों की सेवा प्राप्त करते हुए रहनेवाले उस गवाक्ष 
को देखिए, वह यूद्ध करने के लिए अत्यधिक उत्साह प्रकट कर रहा हैं। उस केसरी नामक 
वानर को देखिए, जो उत्तुंग कांचन पर्वत का स्वामी हैं । उसके पास, धवल वर्णवाले, 
उद्ृण्ड पराक्रमी, सूर्य-सम तेजस्वी, तथा रण में भयंकर रूप धारण करनेवाले विविध रूपों 
के दस सहख्र प्रख्यात वानर हे । हे देवताओं के छात्र, उस अद्वितीय पराक्रमी, महान्‌ बल- 
शाली, शतबली को देखिए, जो राम की कृपा प्राप्त करके उनके लिए अपने प्राण त्यामने 
के लिए सतत सचन्नद्ध रहता है । उसकी सेवा में सिह-शावक को मात करनेवाले विज्ञाल 
पिगल-नेत्रवाले सहन करोड़ वानर हे । वहीं सुषेण है, जो अपने समान सहस्त करोड़ बानरों 
को साथ लिये हुए युद्ध के लिए तैयार खड़ा है । वह उल्कामुख है, जो दस करोड़ वानरों 
के साथ ठहरा हुआ है । यहाँ देखिए, यह ंषभ है, और इसकी वानर-सेना दस करोड़ 
की हैं । वह देखिए, वहीं विशाल भुजाओंवाला गंघमादन है, जिसके अधीन सौ करोड़ 
वानर हे । हे देव, आप ध्यान रखें कि सुग्रीव की निजी सेना ही इकक्‍्कीस सहस्र शंख और 
दो हजार एक सौ सैनिकों की है । ऐसे वानर-वीरों की सेना किष्किधा में रहती थी और 
ये सभी वानर देव तथा गंधर्वो से उत्पन्न हुए है । वे फामरूपी' है और सतत समर करने 
की प्रबल इच्छा से प्रेरित रहने है । उन्होंने ब्रह्मा से अमृत-दान प्राप्त किया है, अतः 
देवताओं से भी श्रेष्ठ हें । इनके अतिरिक्त मेन्द तथा द्विविद नामक अद्वितीय वीर दस सहख् 
करोड़ सेना के साथ समुद्र के उस पार ठहरे हुए हें । हे लंकेन्द्र, वहाँ सुमुख तथा विमुख 
नामक वीरों को देखिए । ये मृत्यु के ही पुत्र हें और मृत्यू से भी अधिक शवि्तिशाली हैं । 
हे दनुजेन्द्र, उस अद्वितीय वीर वानर को देखिए, जिसकी सेवा असंख्य वानर भृत्यों के समान 
फरते हूँ । उसी ने समुद्र को लाँधकर, आपकी तथा आपकी सेना की उपेक्षा करके जानकी 
के दर्शन करके अजद्योक-वन को नष्ट-अभ्रष्ट कर दिया था और आपके प्रिय पृत्र को मारकर 
लंकिनी को परास्त किया था । आप जानते ही हैं कि वही वायुपुत्र हनुमाव्‌ हैं । एक 
और विचित्र बात सुनिए । बाल्थावस्था में उसने एक दिन पूर्वंदिशा में उदित होनेवाले 
सूर्येबब को देखकर, अत्यधिक भूखा रहने के कारण उसे फल समभकर, उसे पकड़ने के 
उद्देश्य से आकाश में तीन सहस्न योजन तक उड़ा था और बड़ी तीजत्र गति के साथ उदयाद्वि 
पर गिर पड़ा था । उस समय उसकी हन्‌ (दाढ़ की हड्डी) टूट गई; इसलिए उसका 
नाम हनुमान्‌ पड़ गया है । हे देव, ये सभी वानर समस्त संसार को बहुत ही शीघ्र जीतने 
में समर्थ है । ऐरो श्रेष्ठ कपियों की संख्या की गणना ही' असंभव है ।” 


३४. शुक का रावण को राम का पराक्रम सुनाना 


५2 


इस प्रकार सारण के कहने के पदचात्‌ विवेक-संपन्न शुक ने रावण से कहा-- 
“हे असुरेन्द्र, इस विशाल सेना के प्राण स्वरूप राम के तेज का वर्णन करूँगा, आप सुनिए । 
रामचन्द्र नील मणियों की कांति से विलसित हे; कमलों के सदु्श नयनवाले हें; विमल 
कीत्ति से संपन्न हे, सत्य के आकार हैं, सतत धर्माचरण करनेवाले हैं, शस्त्रास्त्र-विद्या- 
विशारद हैं; अखिल शास्त्रज हें, सुकीत्ति-श्री से संपन्न हैँ, सूर्य उनके पितामह हे, इसका भी 
विचार किये विना उनको भी उत्तप्त करने का प्रताप रखनेवाले वीर हैं, अपने घरों से 


एड रगन/शथ एयश्यर्ग 


आकाश को भी चूर-चूर कर देनेवाले है तथा पृथ्वी को भी दुकड़े-टुकड़े करने की क्षमता 
रखते है । हे दशकंठ, उनका (क्रोध) शत्रुओं के लिए साक्षात्‌ मृत्यु हैं । चूँकि, आप सीता 
को ले आये; इसलिए वे युद्ध करने के लिए आये हैं, अन्यथा वे दरणागतों के, बज्र के 
पिजड़े के समान, रक्षक हे, वे शूरों के भी शर हैं । शरण की याचना किये विना उनके 
ऋरेध का अंत नहीं होता । आपके ऊपर क्रोध करने के कारण ही उनकी आँखों में लालिमा 
छाई हुई है| वे ही त्रिभुवनों के शासक सूर्यकुल-तिलक (राम) हैं । 

“वह देखिए, उनके भाई और शुद्ध स्वर्ण-वर्णवाले राम के अनुज लक्ष्मण धनुष धारण 
किये खड़े हे; अत्यंत आग्रह के साथ सप्त भुवनों को परास्त करने की झवित से संपन्न हैं । 
वे शाम के प्राणाधार के समान हैं और उदृण्ड पराक्रमी हें । हे असुरेनद्र, उस राजा राम 
के पीछे आपके अनुज हैं, जो आपको युद्ध में परास्त करके लंका पर राज्य करने के 
उद्देश्य से राम भूपाल के द्वारा राज्याभिषिक्त होकर बड़े आनंद से फूल रहे है । वे परम 
धर्मान्सरण करनेवाले तथा नीतिवान्‌ विभीषण हे । हे देव, लक्ष्मण तथा विभीषण के 
तिकट ही जो खड़ा है, वह सूम्ीव है, जो सर्वमान्य गुणों से संपन्न हो किष्किन्धा का राज्य- 
भार वहन कर रहा है । वह महनीय लक्ष्मी से संपन्न होकर स्वर्ण-माला धारण किये हुए हैं । 


हक] 


वह विशालबाहु: तथा अत्यंत भयंकर शौर्य से विलसित है । उसकी सेना के बारे में 
सुनिए । (कहते हें कि) शतकोदटि सहख्र संख्या का एक झांख होता है । ऐसे लाख शांखों 
का एक महाब॒द होता हैं और ऐसे लाख महावृदों का एक पद्म होता है । एक लाख पद्मों 
का महापञझ्म होता है और लाख महापक्ञों का एक खर्वे होता है । लाख खर्वो' का एक 
महाखव॑ होता है, लाख महाखबं एक समुद्र कहलाते हें और लाख समुद्र महासमुद्र कहलाते है । 
लाख महासमुद्र, महंदाख्य कहलाते है । वालि के अनुज के पास एक करोड़ मह॒दाख्य सेना हैं। 
अब आप ही स्वयं विचार करके देख लें कि उसकी सेना कितनी बड़ी है । उसकी सेना 
का आदि तथा अंत जानना असंभव हैँ | उसके सामथ्यं की समता और कोई सेना नहीं 
कर सकती । वहसेता दुर्वार है। इसलिए हे देव, उस सेना से भिड़कर युद्ध करना असंभव है।” 

शुक ने जब इस प्रकार कहा, तब रावण ने एक बार फिर सारी वॉनस-सेना का 
पर्यवेक्षण किया और गर्भ में वडवानल प्रज्ज्वलित' होनेवाले समुद्र की भाँति मन-द्ी-मन 
भयभीत हुआ, किन्तु अपने भय को दबाकर, निर्भीक की भाँति क्रोध प्रकट करते हुए कहा-- 
अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्ध, कोई मंत्री मंत्रणा देकर उसको विचलित करे, 
यह कैसी नीति है ? तुम विता विचार किये, मेरे सामने मेरे विरुद्ध इस प्रकार की बातें 


कह रहें हो । क्‍या, यह तुम्हारे लिए उचित है ?” रावण के इतना कहते ही शुक तथा 
सारण भयभीत हो, अपना सिर नीचा किये वहाँ से चले गये । 
३४. राम के साया-धनुष तथा सिर दिखाकर सीता को भयभीत करना 
उनके चले जाने के पदचात्‌ रावण अपने अंतरंग सचिवों के साथ बड़ी देर तक 
मंत्रणा करता रहा और फिर उन्हें विदा करके दुर्वार हो, विद्युज्जिद्न नामक एक राक्षस 
को बुलाकर कहा--तुम अपनी माया से राम के सिर तथा धनुष का निर्माण करके ज्ञीघ्र 
ले आओ । वह तुरंत गया और अपनी सारी निपुणता तथा माया से बनावटी सिर तथा 


खुद्ध करोड २८६ 


घंनुष का निर्माण करके लें आया | रावण ने उसे अच्छा पुषस्कार दिया । वहाँ से रमणीय 
अज्योकवन में जाकर दनुनेब्बर ने सीता को देखा + उस समय सीता सिर भुकाये अत्यंत 
चिता में पड़ी, कातर दृष्टि से पृथ्वी को इस प्रकार देख रही थी, मानों वलृंधरा को कोस 
रही हो कि हे माता, तुम मुझे इतना अधिक दुःख क्‍यों दे रही हो ? उनकी आँखों से 
अविरल अश्रधाद्य इस प्रकार बह रही थी, मानो उतके चित्त का क्रोध भीतर न रह सकते के 
बंतनरण धाराओं के रूप में बह रहा हो। उतका बरीर ऐसा बूलि-बूसरित था, मानों पृथ्वी 
यह कहती हुई उनसे लिपट गई हो कि हे पुत्री, यह कैसा दुर्भाग्य है कि तुम ऐसी दुरवस्था 
को प्राप्त हुई हो । वे इस प्रकार बैठी हुई थी, मानों रावण के क्रूर कर्म ही देवता का 
रूप धारण कर यह निश्चय करके बेठा हो कि हे रावण, मे तुम्हारे तथा तुम्हारे राक्षस- 
कुल का सर्ववाग करके ही यहाँ से उठूगा । वे बार-बार ऐसे दीर्ष निःश्वास छोड़ रही थीं, 
मानों राक्षस-रूपी नीरस दुक्षों को विध्वस्त करने में प्रयत्नशील प्रलय-क्राल की अग्नि हो । 

अपनी ओर ध्यान दिये विना बैठी हुई सीता को देखकर, सर्वताश के लिए 
उद्यत रावण ने कहा--हे जानकी, मर्खे तथा अविवेकी खरदूषण आदि राक्षसों का वध 
करने मात्र से तुम राम के शौयें का विश्वास करती हो और मेरे ज्ौर्गय को कभी अपने 
मन में भी नहीं लातीं | जब राम बड़े दर्प से अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करके, 
वानरों के साथ सवेलादि पर सो रहा था, तब मेरे एक प्रिय सेवक ने उसका वध करके 
उसके धनष तथा सिर ले आया हैं | राम का प्रिय अनुज, तथा वानर परास्त होकर भाग 
गये हैं । इसलिए हे कमलम्‌खी, तुम अब राघव की आशा छोड़ दो और मेरी तथा मेरी 
स्त्रियों के लिए अधीश्वरी बनकर रहो । 

इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उसने विद्युज्जिद्न को बुलाकर, राम के सिर तथा 
धनष को सीता के सामने लाने की आज्ञा दी । तब उसने कहा--हे सुंदरी, यह लो, राम 
के सिर तथा घनप । इतना कहकर वह उन दोनों को सीता के सामने फंककर हसत हुए 
चला गया । उसी' समय आकाशवाणी हुई--राम भूपाल युद्धभूमि में असुर (रावण) का 
सिर कार्टेगे, यह तुम्हारे पति का सिर नहीं है । तुम विचलित मत होओ । तुम्हारे धर्मा- 
चरण के प्रभाव से रामचंद्र अवश्य विजयी होंगे ॥ (फिर भी) उस चंचलाक्षी सीता ने 
उस सिर को देखा और राम की आँखें, मह, ललाट, मौलि-रत्न की प्रभा, दंत-पंक्ति और 
कर्ण-पूटों का सौदर्य तथा अधरों की कांति का स्मरण करके उस सिर को राम का ही 
सिर समझकर मच्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी, मानों पृथ्वी माता ही उस लतांगी 
को अपने हृदय पर लिटाकर उन्हें सांत्वना दे रही हो कि यह मिथ्या हैं। तुम्हारें पति का कोई 


किक 


अहित हो नहीं सकता । हे सुंदरी, यह माया हूं; इसकी ओर तुम्हें देखना नहीं चाहिए 


गेडी ही देर में सीता सेमल गई और श्योकाग्नि से संतप्त होती हुई बोली-- हाय, 
हे वौकेयी, कलह को जन्म देकर तुमने इस प्रकार इक्ष्वाकु-बश का स्वताश किया हूँ ॥ 
रापवेन्द्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उन्हें अनावश्यक ही वन में जाने को 
आजा दी ? हे पश्चीपति, मेने पूर्ण विश्वास किया था कि आपने समुद्र पर संतु बचा हें, 
और आप अवध्य मुझे छुड्टाकर ले जायेंगे; किन्तु में यह नहीं समझती थी कि भगवान्‌ 
३७ 


२६० र॑ंग्नाथ रायायरं 
मेरी ऐसी गति करेंगे । हे काकुत्स्थ, आपके और मेरे प्राण एक हैं, उस कथन को आप 
इस प्रकार भिथ्या साबित कर रहे है; क्‍या, यह आपके लिए उचित है ? हे सूर्यकुल- 
तिलक, पति से पहले ही प्राण देने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला । आप भले ही जायें, 
में भी तुरंत ही अपने प्राण आपके पास भेज दूगी । पृथ्वी मेरी माता हैं और आप मेरे 
. पति हैँ | क्‍या, आपके लिए यह उचित है कि आप मुझे पुतः वसुधा की गोद में पहुँचा दें। 
अग्निदेव के समक्ष आपने मेरे पिता से मुझे ग्रहण किया था । अब इस प्रकार आपका 
मुभसे विलग हो जाना, क्‍या आपके लिए उचित है ? हे राम, न जाने क्‍यों आपको इस 
दशा में देखकर भी मेरा हृदय संतप्त नहीं हो रहा है । मेरा हृदय जब संतप्त नहीं होता, 
तो निश्चय ही आपकी यह दशा नहीं हुई होगी । इस प्रकार सोचती हुई सीता विलाप 
करने लगी । 

उसी समय द्वारपालों ने आकर दनुजेश्वर से निवेदन किया--हे देव, किसी अत्यंत 
आवश्यक कार्य के उपस्थित होने से आपके मंत्री सभा-स्थल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हे। 
उनका संदेश लेकर आये हुए प्रहस्त आदि राक्षसवीर ट्वार पर खड़े हें । यह सुनकर 
रावण तुरंत सभास्थल के लिए रवाना हो गया । उसके जाते ही, वे माया सिर तथा 
धनूष भी ऐसे अदृश्य हो गये, मानो रावण की लक्ष्मी भी इसी प्रकार शीघ्र ही अदृश्य 
हो जायगी । सभास्थल में पहुँचकर रावण ने जब गुप्तचरों से सुना कि राम शीघ्र ही 
आक्रमण करने का यत्न कर रहा है, तब उसने बड़े घेये के साथ ढिंढोरे पीटकर नगर में 
इस समाचार को प्रकट कराने का आदेश दिया और अपनी' सेना को एकत्रित करने के 
लिए वेत्रधरों को भेजा । * 

यहाँ सरमा सीता को देखकर कहने लगी--हे माता, तुम ऐसे क्‍यों अलाप करती हो ? 
रावण की बातें सत्य नही हैं; उन्हें मिथ्या जानों; क्‍या तुम इतना भी नहीं जानती 
कि तुम्हारे सामने जो सिर फेंका गया था, वह माया का सिर था | इस राक्षस के दुर्वंचन 
सुनकर में सत्य समाचार जाननें के लिए गई थी । मेरी' बातें सुनो । राम युद्ध करने के 
लिए आ रहे हें । यह समाचार सुनते ही देवताओं का शत्रु (रावण) विचलित हो उठा । 
वह सुनो, ढिढोरे का शब्द हो रहा है । राक्षसों के भयंकर रथों के दोड़ने की ध्वनि सुनो। 
लो, वह सुनो, रथिकों तथा सारथियों के संभाषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है । इसलिए 
हे कुटिल-कुंतले, तुम चिता मत करो । राम पर किसी प्रकार की विपत्ति नही आई है ।' 

इसी समय लंका को विदीणं करनेवाले गर्जंद के साथ आनेवानी वानर-सेनाओं को 
देखकर रावण ने चिंताक्रांत चित्त से अपने मंत्रियों को शीघ्र बुलाकर कहा--वह देखो, 
राघव युद्ध करने के लिए आ रहा है। तुम अब अपनी अमित शक्ति का परिचय देते 
हुए ज्षीत्र जाओं और उन दोदों मानवों को मारकर, वानर-सेना का वध कर डालो । 
जाओं, शीघ्र जाओ ॥' 


४ 


३६. माल्यवान्‌ का हितोपदेश 
तब रावण को देखकर नीतिवान्‌ माल्यवान्‌ ने कहा--हे राजनू, उचित समय में 
संधि कर लेना श्रेयदायक होता है और उचित समय पर वैर ठानना शुभ-प्रद होता है 4 


खद्धकोंड 6? 


जो नीतियक्त कार्य करता है, उस राजा के राज्य की सतत वृद्धि होती रहती हैँ । 
नं'च व्यक्ति से वियह और बलवान्‌ से संधि करना विबृुध-जनों का उपदेश है । सूर्यवंश- 
तिलक हमसे अधिक बलवान हैं; देवताओं के कार्य के लिए उन्होने पृथ्वी पर जन्म लिया हैँ । 
दैवबल भी उन्हीं को प्राप्त है। यह कहने की आवश्यकता नही है कि वे धर्मात्मा हें । 
उन्हें ऋषियों के सतत आशीर्वाद प्राप्त है । तुम तो सदा देवताओं को पीड़ित तथा आह्वाणों 
का नाश करते हुए पाप-चिता में लीन रहते हो । विजय सदा धर्म की ओर ही भुकी 
रहती है, अधर्म की ओर नहीं । उस दिन तुमने ब्रह्मा से अन्य सभी लोगों के हाथों से 
न मरने का वर प्राप्त किया था; किन्तु इस प्रकार तुम पर आक्रमण करनेवाले नर तथा 
वानरों पर विजय पाने का वर प्राप्त नहीं किया हैं । किसी भी रीति से देखा जाय, 
उनके हाथों से तुम्हारा नाश निद्िचत है | इतना ही क्‍यों, होनहार की सूचना देलनेंवाले 
कितने ही झकुन दिखाई पड़ रहें हैं । विपुल होम-धूम त्रस्त-सा हो गया हैं। राक्षसों के 
तेज का अंत-सा हो रहा है। हमारे गृहो में कई प्रकार की विपत्तियों का जन्म हुआ है । 
इसलिए तुम जान लो कि वें (राम) आदिनारायण हैं और ऐसा करने के लिए (तुम्हारा 
वध करने के लिए) इस संसार में जन्मे हैँ । राम से विग्रह तुम्हें भञोभा नहीं देता । 
इसलिए तुम अपना हैठ छोड़ दों। राम का शर औद्धत्य का सहन नहीं करता ॥ 
अत. हे दानवेन्द्र, सीता को जे जाकर राम को सौंप दो और अपने वंश को 
रक्षा करो 

तब रावण नें माल्यवात्‌ को रोषपूर्ण नयनों से देखकर कहा--में अद्वितीय 
प्रताप और दक्षता से संपन्न तथा सतत विजयी होनेवाला हूँ । तू मेरे सामने मेरे छात्रु की 
प्रशंसा कर रहा हैं । अब में तुझे क्या कहूँ ? तू कभी अपनी कायरता नहीं छोड़ता । 
भला, में सीता को क्‍यों देने लगा ? मुझे किसका भय है कि में सीता को दे दूं ?' 
उसके उद्धत वचनों को सुनकर माल्यवान्‌ ने कहा--मेरी बातों का अनादर करके तुम 
रामचन्द्र को युद्ध में कैसे जीततें हो, यह में भी देखूगा । हम जायेंगे कहाँ ? (इन्हीं 
आँखों से) देखेंगे ही।' इस प्रकार कोध में आकर साल्यवानू, कुछ और परुष वचन कहते 
हुए, वहाँ से चला गया । 


उसके पहचात्‌ असुरेन्द्र ने पहले, अनुपम पराक्रमी प्रहस्त को पूर्व के द्वार की रक्षा 
के लिए भेजा; अक्षीण बली महोंदर तथा महापाइ्व को दक्षिण के द्वार पर भेजा; अपने 
पुत्र इंद्रजीत को पद्िचम के द्वार पर नियुक्त किया, उत्तर द्वार की रक्षा के लिए झुक 
तथा सारण को नियुक्त किया और नगर के मध्य भाग की रक्षा के लिए विद्पाक्ष को 
आज्ञा दी । इस प्रकार, लंका के रक्षण की समुचित व्यवस्था करके रावण अंतझुर में 
चला गया । हु 

वहाँ राम ने सुग्रीव विभीषण, अंगद, जांबवानू, सुषेण, नील, नल, हनुमान्‌, गवाक्ष 
आदि वानरों को, (उनसे) परामर्श करने के लिए बुलाया और कहा--अब हम सब प्रकार 
के अवग॒णों का आगार, तथा देवताओं के शत्रु रावण की लंका का पर्यवेक्षण करें । देखो, 
उम्र एक दुष्ट के कारण उसका सारा वंश नष्ट होतेवाला है #॥ - 


दर र्एनाथ रायायण 


३७. सुवेलादिि पर से राम-लक्ष्मण का लंका को देखना 


ा 


इतना कहने के पश्चात्‌ राम ने अपने अनुज तथा सुग्रीव आदि बानरों के साथ 
सुवेलाचल का आरोहण इस प्रकार किया, मानों कह रहे हों कि गृणवान्‌ आदमी अपने वंश 
में इसी प्रकार उन्नति के शिखर पर चढ़ता है । वहाँ से उन्होंने अपने हाथों से नष्ठ होने- 
वाली उस लंका को देखा । उस नगर के गोपुरों पर जड़ी हुई मणियों की प्रभा इतनी 
उज्ज्वल थी, मानों हनुमान्‌ ने जो अग्नि लगाई थी, वह उस दिन तक वैसे ही' दीप्त 
हो रही हो । बड़े-बड़े कंग्रों से युक्त उस नगर का प्राकार ऐसा दीख रहा था, मानों 
राम के बाणों के प्रहारों से संश्रमित एवं परितप्त होनेवाले रावण-रूपी मृग को भाग 
जाने से रोकने के लिए ही प्रलयकाल के यम-रूपी शिकारी ने चारों ओर से घेश लगा 
दिया हो ! 

उस दुर्ग की मीनारों पर ढीखनेवाली चित्र-विचित्र ध्वजाएँ तथा तोरण ऐसे दीख 
रहे थे, मानों मीनारे-हूपी स्त्रियाँ सूर्य के प्रकाश में उज्ज्वल दीखनेवाले सुदर तोरण-रूपी 
मंगल-सूत्रों से अलकृत हो, सुंदर ध्वजाएं-रूपी अपने हाथों को हिलाती हुई, (राम का) 
स्वागत कर रही हो--हे राम, रावण का संहार करने के लिए ज्ञीघत्र चले आओ । उस 
दुर्ग की परिखाएँ इतनी विशाल एवं गहरी थी, मानों रावण-रूपी जंगली भेसे को पकड़ने 
के लिए यम ने अनुकूल खड्डे खोद रखे हों । नगर के उज्ज्वल सौध आकाश का स्पत्षे 
करते थे और ऐसे दीख रहे थे, मानों रावण ने कैलास पर्वत को उखाड़कर और उसे यहाँ 
लाकर सुंदर ढंग से फिर से उसका निर्माण किया हों । उस नगर से तुरही की' ऐसी 
न्वनि निकल रही थी, मानों लक्ष्मी राम के स्वागतार्थ आ रही हो । उस नगर में कितने 
ही ऐसे उपवन थे, जिसके असंख्य वृक्ष शुकों की बोली से हर्षित होते, भ्रमरों के गूंजन से 
आनंदित होते, कोयलों के कल-कजन से संतुष्ट होते, मुखर सारिकाओं के संचालन से दीप्त 
होते, शाखाओं और मन-रूपी पल्‍लवों को राग-रंजित करते तथा सतत व्याप्त होनेवाले पृष्पों 
के सुगंध-भार से महक रहे थे । उस' नगर के कमलाकर कमला (लट्ष्मी) के मन-कमल 
के समान थे । ऐसे नगर को आइचर्य से देखनेवाले राघव को अपने प्रताप का ताप प्रदान 
करके भगवान्‌ सूर्य पश्चिम समुद्र में डूबने लगे । तब राम ने उन्हें प्रणाम किया और 
सुवेलादि पर ही उन्होंने रात्रि बिताई । 

प्रातःकाल होते. ही सभी कपि अत्यधिक हर्ष से विनोद, करते हुए उस पर्वत के 
जंगल में शीघ्र गति से चले गये और वहाँ अपने भयंकर निनादों से सिह तथा हाथियों 
को भगाने लगे । उनके निनाद राक्षसों की अस्थियों को कँपाते हुए सारी' लंका में व्याप्त 
हो गये । । 

इस ध्वनि को सुनकर रावण यह जानने की इच्छा से कि वह कैसी ध्वनि है, अपने 
सोध के कंगूरे पर चढ़कर देखने लगा । उस समय ड्सके साथ उस कंग्रे की शोभा 
अत्यंत उज्ज्वल दीख रही थी। परिचारक-गण उसके ऊपर धवन छत्रों 'की छाया कर 
रहा था; धवल चँवर डुला रहा था। ऐरावत के दाँतों के प्रहार का सहन किये हुए उसके 
वक्ष पर मणिमय हार ड़ोल रहे थे । इस प्रकार के वैभव से युक्त वह विविध राक्षसों से 


के 
के 


यसुद्धकांड र&३ 


परिवृत हो विशाल रत्न-सिंहासन पर आसरूढह था तथा आयुधों की उज्ज्वल प्रभा से दीप्ति- 
माक्‌ होता हुआ, अस्ताद्वि पर विलसित होनेवाले सूर्य की समता करता था । बिजली से 
यक्‍त नील मेघों के समान अपना हु प्रकट करता हुआ वह अद्वितीय रूप से उस कंग्रूरे 
पर झोभावयमान हो रहा था । रावण की महिमा के कारण प्रभा-समन्वित उस कंगूरे को 
देखकर रामचन्द्र आइचर्य के साथ (विभीषण) से बोले--हे विभीषण, प्रलय-काल के सूर्य-मंडल 
के समान भासमान होनेवाला यह कौन हैं ?” तब विभीषण ने राम से कहा--हे देव, 
वहीं मेरा अग्मज रावण है, जिसने इन्द्र आदि देवताओं को परास्त करके देव-कामिनियों को 
बंदी बनाया है और जो तीनों लोकों को अपने झौय के प्रताप से जीतनेवाले बाहबल से 
संपन्न हैं ।' 
३८. रावण तथा सुग्रीव का द्व द्व-युद्ध 

तब सुग्रीव ने राम से कहा--हे प्रभो, यह राक्षस मसदांध हो आपके समक्ष अपने 
वैभव का ऐसा प्रदर्शन कर रहा है| में अभी इस का गये भग करता हूँ ।' इतना कहकर 
बह अत्यधिक क्रोध से, अलघ शौयं-मंपत्न गरुड़ के समान, मुकुट-रूपी श्ंगों तथा विज्ञाल 
वक्ष-हपी सानुओं से युक्त पर्वत-रूपी रावण पर अत्यंत वेग से गिरनेवाले वज्ञ के समान, 
सुवेल द्वि से उस रावण की ओर उड़ा । फिर, देवताओं के छात्रु उस रावण को तृणवत्त्‌ 
मानकर कहा--हे रावण, सुनो, में राम का सेवक हूँ । क्‍या, तुम अपना वैभव हमें दिखाने 
का साहस करते हो ।/ इतना कहकर उसने बड़े दर्ष के साथ उसके सभी मुकुटों को नीचे 
गिरा दिया । तब नीचे लुढ़कनेवाली उसकी मुकुट-पंवित ऐसे दीखने लगी, जेसे पूर्वकाल में 
काल-रुद्र के प्रह्र से नक्षत्र-पंक्ति नीचे गिरने लगी थी। इससे भत्यंत ऋद्ध हो, दशकंठ ने 
वालि के अनुज को पकड़कर नीचे पटक दिया; किन्तु सूर्यपुत्र शीक्ष ही उठकर अपने 
प्रचंड बाहु-बल का प्रदर्शन करता हुए उस राक्षस को उसके सभी हाथों के साथ पकड़कर 
इस प्रकार नीचे पटक दिया कि सभी दिशाएँ काँप उठी । इसके पदरचात्‌ सुग्रीव ने उस 
राक्षस की कनपटियों, ललाटों और स्कंधों १९ अंधाधुंध तमाचे लगाये, उसकी पीठ को नखों 
से नोच दिया, और उसकी गर्दन को अपने टखनों के बीच दबाकर उसे कंगूरे से दे मारा । 
इस प्रकार, मल्ल-युद्ध करते हुए घे दोनों बहुत थक गये और प्थ्वी पर गिरने लगे; किन्तु 
दोनों फिर से सेमलकर कंग्रे पर हीं युद्ध करने लगे । अत्यधिक शक्ति से, प्रतिक्षण पेंतरा 
बदलते हुए, एक दूसरे को ढकेलते हुए, फिर एक दूसरे के निकट आकर ताल ठोंककेर 
अलग होते हुए और गीघ्र ही एक दूसरे से भिड़कर अपनी शन्ति दिखाते हुए, वे एक 
दूसरे के वक्षों पद पदाघात करतें; लिपटकर अपनी केहुनियों से एक दूसरे के अंगों को 
दबाते और अपने हाथों से एक दूसरे के सिरों को पकड़कर इस तरह टकराते कि रक्त 
की धाराएँ निकल पड़ती; फिर लड़खड़ाते हुए कई प्रकार से कशम-कश करने के पदचात्‌ 
एक दूसरे से हटकर अपने-अपने स्थान पर आ जाते और फूलती हुई साँसों से थोड़ी देर तक 
चुप खड़े रहते । इस प्रकार, युद्ध करते हुए दोनों के शरीरों से रक्त की धाराएँ ऐसी बहने 
लगीं, मानों परव्वतों से लाल रंग की नदियाँ बह रही' हों । तब रावण अपनी माया से 
सुग्रीव को बाँचने का यत्न करने लगा । यह देखकर सुग्रीव आकाझ् की ओर जड़ा और 


844 रंग्नाथ साय 


क्र राक्षसों के देखते-देखते राम के पास पहुँच गया और राघव को प्रणाम किया । युद्ध 
की घूलि तथा रक्त से पंकिल गात्रवाले सुग्री१ को राम ने बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाया 
और स्तिग्ध दृष्टियों से देखते हुए कहा--इन्द्र को परास्त करनेवाले रावण की 
शक्ति की' अवहेलता करके, ऐसा साहस करना केवल तुम्हें ही शोभा देता है । उसका वध 
करके विभीषण को लंका का राजा बनाने की जो प्रतिज्ञा मेने की है, उसकी रक्षा करने के लिए तुम उसका 
वध किये विना ही लौट आये, यह तुमने बहुत अच्छा किया । में तुम पर प्रसन्न हूँ । 
तुम वालि के अनुज हो, तुम उस रावण को अवश्य मार सकते थे, किन्तु उसके वध का 
सेहरा, मेरे सिर पर बाँधने, तथा उसे मारने का श्रेय मुझे देने के लिए तुम उसे जीवित 
छोड़कर लौट आये । तब सुग्रीव ने कहा--है देव, उस द्रोही का वैभव देखकर में कैसे 
चुप रह सकता था ? सूर्य-पुत्र के इन बचनों को सुनकर राम हर्षित होकर बोलें-- 
तारकों से विलसित तथा दीप्तिमान्‌ रक्‍त तथा कृष्ण वर्ण के परिवेषण से घिरे हुए 
सूर्यमंडल से ज्वालाएँ निकल रही हें; बडे-बडे जलद राक्षसों का रूप धारण करके रक्‍त- 
वर्षा कर रहे हे; ऐस। लगता हैं कि कंदाचित्‌ भूकंप होनेवाला है । प्रचण्ड वायु के कारण 
गैल-शंग टूटकर गिर रहे है और सूर्य के अभिमुख होकर सियार रो रहे हैं । बार-बार 
राक्षस-कुल के माश-सूचक शकुन दिखाई दे रहे है । इधर हमारे पक्ष में अंगों के फड़कने आदि 
के श्रेष्ठ शुभसूचक शकुन दीख रहे हे । अतः, निस्संदेह हमारी विजय होगी । अब विलंब 
करना अनुचित है ।' 

इसके पदचात्‌ रामचंद्र हनुमात्‌ के कंधे पर बैठकर, जांबवानू, अंगद, सौमित्र, विभीषण 
नल आदि महान्‌ पराक्रमी अनुचरों के साथ उस पर्वत से नीचे उतरे | फिर, अनुपम 
पराक्रमी रामचंद्र धनुष धारण करके लंका की ओ< चले । वान<-श्रेष्ठ, उनको मार्ग बताते 
हुए आगे-आगे जा रहे थे और पीछे लक्ष्मण आदि चल रहे थे । वानर-सेना उहंड वेग 
से उनके पीछें-पीछे एक साथ मिलकर जा रही थी । इस प्रकार, सूर्यवंग-तिलक राघव 
घोर राक्षस-समूह से सुरक्षित लंका के उत्तर द्वार पर जा पहुँचे । यह समाचार सुनते ही 
राक्षस संश्रमित-से हो गये | अवधिरल बाहुबली नील, द्विविद, मैन्द आदि वीर वानरों के 
साथ, विशाल वानर-सेना को लिये हुए पूर्व के द्वार पर जाकर ठहर गया | गज, 
गवाक्ष, गवय तथा बाहुबली के साथ वालिपूत्र ने बड़े उत्साह से दक्षिण के द्वार पर पड़ाव 
डाला । अपना विक्रम प्रदर्शित करते हुए, लंका-दहन करनेवाले पवन-पुत्र ने सुषंण को 
साथ लेकर पश्चिम के द्वार पर घेरा डाल[। सूर्य-पुत्र सग्रोव छत्त।/त करोड़ विश्वास-पात्र 
तथा महाबलशाली कपि-वीरों के साथ राम के पश्चिम में ठहर गया। शक्तिशाली 
भालुओं के साथ अनुपम बली जांबवान्‌ ने राम के पूर्व में पड़ाव डाला । 

तदनंतर राम ने लक्ष्मण तथा विभीषण को देखकर कहा--इनकी (वानर-नतायकों 
की) सहायता के लिए प्रत्येक ढ्वार पर एक-एक पद्म दुर्वार बलशाली वानर-वीरों की सेना 
भेज दो । अनल, नल, हर तथा संपाति के साथ हम तीनों यहीं से शात्रु-राक्षसों से युद्ध 


करेंगे । घोर संग्राम के समय -में भी हमें यहाँ का और वहाँ का समाचार मिलते रहना 


किक 


चाहिए । इसके पश्चात्‌ राम ने वानरों को देखकर जाज्ञा दी कि तुममें से किसी को 


श्द्धुकांड २६५ 


अपना वानर-रूप छोड़कर और कोई भी कपट-रूप धारण नहीं करना चाहिए । राम की 
आज्ञा सिर पर घारण किये हुए सभी वानर लंका के चारों ओर बड़े वेग से फैल गये । 
पूर्व तथा पर्चिम भागों में विकृत लांगूलवाले, विकृत आननवाले, विक्ृत दाँतोंवाले और 
विक्रत गरीरवालें अनुपम विक्रमी वानर दस योजन तक व्याप्त हो गये और वक्षों तथा 
शैलों की सहायता से युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये । उनके गर्जन, तर्जन, तथा उनके 


हुकार सारा लंका में व्याप्त हो ऐसे भय का उत्पादन करने लगे कि दनज-स्त्रियों के 
गर्भ-पात होने लगे । वानर-सेना का यह कोलाहल सुनक< राक्षत-समह भय से काँप उठा। 


३९. अंगद का दौत्य 

अपने मंत्रियों की सम्मति प्राप्त करने के पद्चात राम ने अंगद को बलाकर वबहे 
स्नेह के साथ कहा--हे अंगद तुम हमारा दूत बनकर रावण के पास जाओ और उससे 
कहो कि हे रावण, तुमने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के गर्व के कारण मनियों तथा देवताओं 
को दुःख दिया है । राम के समक्ष तुम्हारा कोई वश नहीं चलेगा । रामचन्द्र तम पर 
आक्रमण करने आये हूँ । जिस शक्ति के मद में आकर तुम सीता को उठा लाये, अब यद्ध 
में उस शक्ति का प्रदर्शन करों । राम के बाणों के प्रह्मर से विचलित हुए विना, शर के रुमान 
उनका सामना करो । यदि ऐसा करने में तुम्हें भय हो, तो सीता को लाकर सौप दो और 
सुख से रहो । यही' तुम्हारे लिए उचित है । राघक ने कृपा करके विभीषण को लंका का 
राजा बना दिया । वे अवद्य तुम्हारा संहार करेंगे । उनके संहार करने के पहले ही, अपने 
सभी समे-संबंधियो को एक बार भली भाँति देख लो, लंका की ओर निहारो, अपनी प्रिय 
पत्नियों का विचार करो । अपने पुत्र, अनुज तथा सये-संबंधियों को युद्ध में मारे जाने से 
उन्हें बचाने का उपाय सोचों । इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि तुम अपने बंधु-मित्रों के साथ 
मारे जाओगे; तुममें से एक भी नहीं बचेगा | मरने के पद्चात्‌ जो कार्य करने के लिए 
गेष रह जायेंगे, उन्हें अभी पूरा कर लो । अब यही तुम्हारी स्थिति है । 

राम के इन वचनों को सुनकर वह श्रेष्ठ वानर, मन-ही-भन हर्षित हो दुष्ट राक्षस- 
रूगी! वन को भस्म करने के लिए उत्पन्न प्रलय-काल की अग्नि के समान, उस इन्द्र के 
शत्र रावण को मारने के लिए आये हुए मृत्यु-दृत के समान, उड़कर रावण की सभा में 
पहुँचा । उसे देखकर राक्षसों ने कहा--देखों, वह फिर आ गया ।' यों कहते हुए वें 
आयुूधों से युवत हो अंगद पर आक्रमण करने वा उपक्रम करने लगे । तब रावण ने अपना 
हाथ उठाकर उनका वर्जन करते हुए कहा--रुकों । फिर उसने अंगद को देखकर कहा-- 
कहो, तुम कौन हो ?' अंगद ने कहा--हे रावण, क्‍या तुम यह नहीं जानते कि में 
राम का दूत हूँ / तब रावण ने कहा---राम कौन है ?” अंगद बोला--अपने अतुल 
प्राक्रम से जिसने परशुराम को जीता, वहीं रणकुशन (व्यक्ति) राम है। रावण ने 
पूछा-- परशुराम कौन हैं ?' अंगद ने उत्तर दिया--जिसने उद्धत कात्तंवी्यें जेसे वीर को 
सारा, वह असम,न पराक्रमी परभुराम है । तब रावण ने पुछा--वह कात्तिवीय कौन हैं ?' 
अंगद ने कहा--व्या तुम नहीं जानते ? जिसने तुम्हें जीतव.र बंदी बनाया था, वही दीर 


हूं ७५, हैं है. 


फीत्तंवीर्य है । फिर, रावण ने पूछा--ठुम किसके पुत्र हो ?' अंगद ने उत्तर विया-- 


है] रंगनशथ ए्यायर 


क्या तुम इतने शीघक्ष उस इन्द्र-पुत्र वालिकों भूल गये, जिसने तुम्हें समुद्र में डुब दिया था। 
में उसी वालि का पूत्र हँ। मेरा नाम अगद है। हे असुरेश, तुम युद्ध-भूमि में 
मेरे बारे में बहुत कुछ जान जाओगे । क्‍या, तुम उस काकुत्स्थ-जशज राम को नही जानते, 
जिन्होंने मोहित होकर उनके पास जानेवाली शूर्पणपखा की नाक और कान काटकर उसके 
रक्‍त में भीगे हुए अपने खड़ग को खर तथा दूषण के अंगों के रक्त में धोया था | तुम 
क्यों प्रलाप करते हो ? तुम अब जाओगे कहाँ ? बचोगे कैसे ? गर्वाघ हो तीनों छोकों को 
भूलसानेवाले तुम्हें राम अवश्य मारेगे । तुम शूर होकर विना विचलित हुए उनका सामना 
करो, यही उचित है । सुनो, अब लंका पर शासन करना तुम्हारे भाग्य में नहीं है । लंका 
की राजा अब विर्भषण ही है । तुम इतनी' विपत्ति क्‍यों भोगना चाहते हो ? तुम उदार 
मन से सीता को रामचन्द्रजी के पास पहुँचा दो और अपने प्राण बचा लो । अपने से 
बलवान्‌ राजाओं से संधि कर लेना इस पृथ्वी पर सभी राजाओं का उचित धर्म हैं । 

इन बातों को सुनकर रावण ने क्रद्ध होकर उस महाबली अंगद को पर्कड़ने की 
आज्ञा दी । कुछ बलवान्‌ राक्षस तुरंत उसे पड़ने का प्रयत्न करते लगे । अंगदः भी अपनी 
शक्ति दिखाने के उद्देश्य से अपने-आप उनके हाथों बंदी बन गया और उसके पश्चात्‌ 
अपनी समस्त शक्ति के साथ आकाश की ओर उछलकर ऐसा भटका दिया कि दस सहंख्र 
राक्षस-वीर नीचे गिरकर चूर-चूर हो गये। इससे संतुष्ट न होकर अंगद ने राक्षसों के उस सभा- 
मंडप पर ऐसा पद-प्रहार किया कि वज्ञपात से गिरनेवाले हिमाचल के शिखर के समान 
वह मंडप टुकड़े-टुकड़े होकर गिर गया । रावण ने फिर से राक्षसों को आज्ञा दी कि 
छोड़ो मत, अंगद को अवश्य पकड़ लो । तब राक्षसों ने आकाश की ओर उड़कर अंगद 
पर परणु, शूल, करवाल, गदा आदि कई आयुधों का प्रहार करके उसे पीड़ित करने लगे । 
तब अंगद ने अपने मुबकों से उन राक्षसों पर ऐसा प्रह्दर किया कि उनकी आतें निकल 
आई और वेपथ्वी पर गिर पड़े । तब खर के पुत्र सूकर ने अंगद को देखकर कहा--ठहरो अंग्द, 
अब तुम कहाँ जा सकते हो ?' इस प्रकार, घोर गर्जन करते हुए उसने अपना धनुष उठाया 
और पाँच तेज बाण अंगद के मस्तक पर चलाये और उसकी बाहुओं पर दस बाण चलाये ।. 
इससे क्रुद्ध होकर अंग्रद ने उस असुर पर अपनी मुष्टि से ऐसा प्रहार किया कि उसके 
सिर के कई टुकड़े हो गये और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । यह देखकर सभी राक्षस 
भय से छटपटाने लगे और रावण भी बड़ी चिता में पड़ गया । 

तारा-पुत्र अंगद शीघ्र राम के पास पहुँचा, और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा-- 
हे देव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैने रावण के पास' जाकर उसे सारी बातें समझाई । 
किन्तु, उसने मेरी' बातों की अवहेलना कर दी। हे राजन; आपने नीति के अनुसार उसे 
समभाने की चेंष्ठा की है; किन्तु वह तो आपके बाणों को अपने प्राणों की आहुति 
देना चाहता है । वह मरने का दृढ निश्चय किये बैठा है । उसका अंत आसन्न है; इसलिए 
हे देव, आप यूद्ध में उस दशकंठ का वध कर डालिए। हे अनघ, आप (रावण को मार 
कर) देवताओं को प्रसन्न कीजिए ।' इस प्रकार उसने लंका मे घटी हुई सभी बातों का 
वर्णन करके राम को सुनाया। अंगद की शवित का परिचय प्राप्त करके राम भी हर्षित हुए। 


खुद्धकरंडं 6७ 


वहाँ सभी राक्षस रावण को देखकर कहने लगे---हे देव, आप इस प्रकार चुप वैठे 
रहेंगे, तो कार्य केसे चलेगा | वह देखिए, राघव कपि-सेना के साथ लंका को घेरे हुए है । 
अब आप अपना प्रताप कब दिखायेंगे ? हमें भेजिए । हम युद्ध में राम-लक्ष्मण को जीतकर 
आयेंगे 
चर 
४० रावण का अपना वसव प्रदर्शित करना 


इन बातो को बड़े चाव से सुनकर रावण ने सोचा कि में अपना वैभव रामचन्द्र 
को दिखाऊँगा, जिससे सुग्रीव आदि भयभीत हो जायें । इसके पव्चात्‌ उसने उन सभी 
वस्तुओं को मेंगाया, जिन्हें उसने अपने भयंकर प्रताप के प्रदर्शन से इन्द्र, धनेन्द्र तथा नागेन्द्र 
को जीतकर प्राप्त किया था । उसने उज्ज्वल कांतियुक्त पीतांबर धारण किये, चारों ओर 
सोरभ विकीर्ण करनेवाले मुगमद, घनसार आदि सुगंध-मिश्रित मनोज्ञ चंदन का लेप किया; 
सरस, मंजूल पारिजात-पुष्प-रचित मालाएँ धारण कीं; पद्मराग आदि बहुरत्न-खचित कंकण, 
मुद्रिका, केयूर, भुजाभरण, कंठाभरण आदि घारण किये; अपनी मणियों की प्रभा से 
गंडस्थलों को दीप्त करनेवाले कुंडल पहने; सूर्य-मंडल के समान उज्ज्वल तथा अपनी 
प्रभा से समस्त दिद्याओं को प्रकाशित करनेवाले मुकुट अपने दसों सिरों पर धारण किये; 
इन्द्र, अग्ति, यम, नेऋत, वरुण, मरुतू, कुबेर एवं ईशान का दर्प चूर करके, उन पर प्राप्त 
विजय की सूचना देनेवाला तोड़र अपने पैर में पहना; धनुष, बाण, चक्र, परशु, त्रिशल, 
करवाल, पाश, मृुद्गर, चंद्रहास आदि बीस आयूध अपने बीसों हाथों में धारण किये; और 
परिचारकों के साथ लेकर उत्तर विशा के बुर्ज की ओर रवाना हुआ । उसके आप्तजन 
शूलों से सज्जित हों उसके चारों ओर चलने -लगे । भूषण तथा बस्त्रों से अलंकृत होकर 
उसके मंत्री उसके दोनों ओर चल रहे थे । कई हजार राक्षस असंख्य स्वर्ण-टोपों से 
विलसित अस्सी हजार धवल-छत्र लिये हुए थे । अस्सी हजार कामिनियाँ शेषताग के फन के 
समान दीखनेवाले सुंदर व्यजन (पंखा) लिये हुए चल रही थीं । चंद्र-किरणों के सदश 
दीखनेवाली अस्सी हजार अप्सराएँ दोनों ओर चन्द्रिका की भाँति उज्ज्वल चामर धीरे-धीरे 
भूलाती हुई अपने कंकणों का म॒दु शिजन सुना रही थीं । बंदी-मागधों का समूह देवताओं 
पर (दानवों की) विजय का स्फृत्तिंदायक स्तुति-पाठ कर रहा था। उसके आगे मंद, मध्यम, 
उच्च आदि स्वर-भेंदों के साथ चंद्रवदनी स्त्रियाँ गीत गा रही थी । ऐसी ठाट-बाट से 
सज्जित हो रावण दुर्ग के उत्तरी बुर्ज प्र अपने वेभव का प्रदर्शन करते हुए मणिमय प्रभा- 
समन्वित सिंहासन पर आरूढ होकर ऐसा दीख रहा था, मानों पश्चिम पर्वत पर सूये-बिब 
दिखाई पड़ रहा हो । राक्षसों के आतंपत्रों ने सूर्य को ढक दिया था, इसलिए चारों ओर 
अंधकार फेलने लगा । 

उस समय राम माया-मृग के चर्म पर, इन्द्रनील मणि के समान प्रकाशमान अपनी 
देह का वाम भाग टेके हुए, वाम-भुजाग्र को अपने कंपोल का आधार बनाकर, सूर्य-बिब के 
समान उज्ज्वल सुअ्रीव की जाँघों पर, राजसी ठाठ से, अपना अतुल सौंदर्य को प्रकट करते 
हुए लेटे थे और अपने प्रिय-भकक्‍त पवन-पुत्र के जाँघों पर पैर पसारकर आराम कर रहें थे। 
पबन-पुत्र उनके चरण कमलों को घीरें-घीरें दबां रहा था। अंगद उनके दक्षिण-हस्त 

शेष 


२९८ रंगनाथ एायायप 


की अंगुलियों को दोनों हाथो से दबा रहा था । बंदी-मागधों की तरह उनके चारों ओर 
नल-नील तथा जांबवानू आदि प्रमुख सेनापति उनकी स्तुति कर रहे थे--हे सकल 
लोकाराध्यचरण, हे जानकी-हृदयांबुज-पद्चरण, हे दीनात्तिहरण, हे स्तवनीयक्रपाभरण, हे हर- 
वंद्य नाम, हें सूर्यकुलाब्धिसोम, हे शत्रुनाशक, हें रघुराम आदि । तब रामचंद्र पूर्णचन्द्र कं, 
समान शोभायमान होनेवाले अपने मंदहास-युक्‍त तथा अविरल करुणामृत से परिपूर्ण मुख- 
मंडल में विलसित धवल अरविंद की सुदरता को भी परास्त करनेवाले नेत्रो की कांति को, 
चारों ओर विकीर्ण करते हुए, अपने ललित कटाक्ष-रूपी चंद्रिका की वृष्टि करते हुए, 
अपने दोनों हाथों को समीप बैठे हुए, राक्षसों के भेंदों के ज्ञाता विभीषण को साथ अत्यंत 
रहस्यपूर्ण वार्त्तालाप कर रहे थे । उस समय उनका मुह दक्षिण की ओर था । इसलिए 
उन्होंने रावण को देखकर कहा--हे विभीषण वहाँ देखों । उस दुर्ग के उन्नत शिखर पर 
कीई सिहासन पर आसीन है । उस पर तने हुए शरत्काल के बादलों के सदृश दीखनेवाले 
छत्र-समूहों के कारण पृथ्वी पर छाया पड़ी हुई हैं । इस ढंग से वहाँ बेठा हुआ वह व्यवित 
कौन है ?' दे ह 

तब राम को देखकर विभीषण ने निवेदन किया--हे देव, वही देवताओं का शात्रु 
रावण है; युद्ध में अमरों के पेर उखाड़नेवाला वही हैँ । समस्त देवताओं से प्राप्त दिव्य- 
आभूषणों को धारण किये हुए, अपने आप्त दनुज-वीरों की सेवाएँ ग्रहण करते हुए, अस्सी' 
सहस्न॒छत्रों, चामरों तथा व्यजनों से सुसज्जित हो, अपना वैभव तथा ठाठ-बाट आपके समक्ष 
प्रदर्शित करने को निमित्त वह दुर्ग के वुर्ज के ऊपर सिहासन पर बैठा हुआ है ।' 


४१, राम का रावण के छल्न-चामरों पर अस्त्र चलांना 


. ईन बातों को सुनकर राम हँसे और रावण का गर्व-भंग करने का निरुचय करके 
लक्ष्मण से धनूष लाने के लिए कहा । फिर अपने पीछे बैठे हुए लक्ष्मण के हाथ से धनुष 
लेकर दायें पैर तथा दायें हाथ के अंगूठे से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई । फिर लक्ष्य साधकर, 
अद्धंचन्द्र शर को चढ़ाया और प्रत्यंचा को अच्छी' तरह खीचकर आधे लेट-लेटे ही रावण 
के छत्र-चामर तथा व्यजनों पर बाण छोड़ दिया । राम का वह एक दर क्रमशः दसों 
सेकड़ों, हजारों, लाखों तथा करोड़ों की संख्या में बढ़कर रावण के निकट पहुँच गया और 
तालवुंतों को धारण करनेवाली' सुन्दरियों, चामरों को डुलानेवाली स्त्रियों, संगीत गाने 
वाली कमलमूखियों, कीत्तिगान करनेवाली रमणियों, धवल छत्रों को धारण करनेवाली 
देत्य-बालाओं और सेवा में खड़े हुए भठों के हाथों को विना काटे ही विना उनके कंठों का 
विच्छेद किये ही, विना उनके हृदयों में प्रवेश किये, रावण के मुकुटों को नीचे गिराये 
विना ही, उसक सिरों को काट विना ही, उन छत्र, चामर, व्यजन आदि के उपरी भागों 
को काठता हुआ चला गया । यह देखकर सभ्री राक्षस संभ्रम तथा आदइचये से चकित 
रह गये - इस प्रकार, कटे हुए छत्र, चामर, तथा व्यजन उड़कर समस्त आकाश में व्याप्त 
हो गये; फिर वे जहाँ-तहाँ, उस सभा में, कुछ राक्षसों पर, कुछ लंका में, कुछ लवण- 
समुद्र में, और कुछ उस लकेइ्वर पर गिरने लगे । इस प्रकार, अद्वितीय ढ़ंग से अपना 
का्ये पुरा करके वह दिव्य झर फिर राम के तूणीर में आकर प्रविष्ट हो गया । छत्र, चामर 


खुद्धकोंड रद्द 


तथा व्यजनों से रहित हो, केवल दण्डों को अपने हाथों में थामे खड़े रहनेवाले उन 
असुर-पंक्तियों के मध्य रावण संभ्रमित हो, अयना समस्त गे खोकर बड़ी देर तक बैठा रहा, 
वयोकि उसे ऐसा लग रहा था; मानों खड़े हुए राक्षस उसे ले जाने के लिए आये हुए 
यमदूत हों । रघुराम के धनुविद्याकौदल का बार-बार विचार करके उसका सिर 
कॉपने लगा, और मन-ही-मत वह उनके (राम के) पटुत्व को स्त्रीकार करते लगा । फिर, 


प्रकट रूप से वह रघुराम की प्रशंता करने लगा। 
४२ रावण का राम को धरनुविध्या को प्रशंसा करना 


उसने कहा--हें श्यामवर्ण रघराम, हे नयनाभिराम, हे कोदंड-दीक्षा-गुरु, हें वीरा- 
वतार, हे शर-संघान-कला-निपुण हे श्रेष्ठ चाप के कर्षण में कृपण, हे दृढ्बाहु, हे विख्यात 
मुष्टि-संपन्न, हे विजित शत्रुओं के भाग्य-विधाता, हे विजय-संपन्न, हे श्रेष्ठ मानव-राजकुमार, 
हे नव्य-दिव्य-अस्त्र-संपन्न, हे चंचल तथा घोर शरों से पूर्ण अक्षय तूणीरधारी, हे वीराग्र- 
गण्य, हे विश्वशरण, हे राम भूपाल, तुम्हारे समाव इस संसार में और कौब धनूर्धर हो 
सकता है ? त्रिपुरों का नाश करने में (निपुण) अकेले एक शिव ही है और बाणों को 
चलाने में निपुण तुम एक ही हो ।' इस प्रकार, रावण अपने दसों मूँहों से रामचन्द्र-की 
प्रशंसा करने लगा । 

यह देखकर (उसके) मंत्रियों ने उस देत्यनाथ से कहा--हे दुत्य-पुंगव, शत्रुता का 
विचार किये विना, कहीं शत्रु की ऐसी प्रशंसा कोई कर सकता है ? यदि आप ऐसी प्रश्नंसा 
करेंगे, तो झत्रु तथा मित्र, यह सोचकर कि आप भयभीत हो गये हें, आपको उपेक्षा की 
दृष्टि से देखेंगे । यह राजनीति नहीं है । तव रावण ने हँसकर उनसे कहा--घनुर्विद्या 
की निपुणता, महान्‌ पराक्रम, सौंदय तथा बाहुबल आदि णाुणों में श्रेष्ठ, कोदंड-दीक्षा-गुरु, 
राम-भूपाल की समता इन तीनों भुवनों में कौन कर सकता हैं ? हरिहर तथा ब्रह्मा 
भी उसकी समता नहीं कर सकते । क्‍या, श्रेष्ठ शूरों की महत्ता को स्वीकार नहीं करनी 
चाहिए ?'” इस प्रकार, नीति-पूर्ण वचनों को कहने के पश्चात्‌ दनुजेश्वर वहाँ से चला गया। 
तब राक्षस-नेताओं ने कटकर गिरे हुए छत्र-चामर आदि को देखकर अत्यंत भयविद्धल हो 
वहाँ से चले गये और कई प्रकार से राम के पराक्रम तथा झोौय॑ की प्रशंसा करते हुए 
कहने लगें--राघव करुणा-समुद्र हैँ, इसलिए उनके भयंकर बाण ने केवल छत्रों को ही 
काटा । यदि वें उसी प्रकार और एक बाण चलायें, तो हमारे सिर भी उड्ने लगेंगे । 


४३, वानरों का लंका ध्वंस करना 


हि] 


यहाँ पर राघवेन्द्र ने आगे के कार्य के संबंध में अच्छी तरह मन-ही-मन विचार 
किया और फिर अपने अनुज विभीषण तथा सूर्य-पुत्र आदि आप्त-वर्ग की सम्भति लेंकर 
शुभ मुहत्तें में वानरों को लंका पर आक्रमण करने की ज्ञाज्ञा दी । वानर-सेना उसी क्षण, 
भयंकर गर्जन करते हुए--हे देव, हमारा शौये देखिए। आपके लिए हमे किस प्रकार 
प्राण देते हैँ, देखिए । यों कहते हुए पव॑तों- तथा वक्षों को कंपातें हुए, करोड़ों वानरों ने 


बकत 


एक साथ मिलकर लंका के दूर्गे को चारों ओर -से घेर लिया । राम की अवध्य जय॑ 


३०० रगनाथ राय 


होगी--ऐसा घोष करते हुए, वानर-वीर अपनी महान्‌ शक्ति को प्रकट करते हुए पर्व॑तों 
तथा वक्षो को जहाँ-तहाँ से जमा करके परिखा को पाटने लगे । उस समय वें ऐसे दीख 
रहे थे, मानों वध्य भूमि पर स्थित वधिक हों । 

तब कुम्॒‌द दस करोड़ वानरों की सेना लेकर पूर्व द्वार की ओर गया । बाहुबली 
शतबली अस्सी करोड़ की सहायक सेना लेकर आनेवाले राक्षसों के आक्रमण को रोकने के 
उद्देश्य से दक्षिण के द्वार पर जाकर ठहर गया । सुषेण. दस करोड़ सैनिकों को लेकर 
पश्चिम के द्वार पर चला गया। राम, लक्ष्मण, विभीषण तथा सुग्रीव उत्तर के द्वार पर ही 
रहे । गज, गवय, गंधमादन तथा शरभ, दुगे के चारों ओर बार-बार भ्रमण करते हुए 
वानरों को दुर्ग पर चढ़ जाने के लिए उत्साहित कर रहे थे । तब वानर उद्धत गति से 
एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए, दुर्ग पर ऐसे चढ़ गये कि, 
मालूम नहीं होता था कि कौन बुर्ज है, और कौन कंगूरा । फिर, स्तूपों पर चढ़कर 
वे भयंकर गर्जन करते हुए, अपनी पूछों का फंदा बनाकर पत्थरों को किले के भीतर फेंकने लगे। 
फिर बड़े-बड़े वक्षों को तने से उखाडकर बड़े वेग से उन्हें अंदर फेंककर किले के 
भीतर स्थित घरों को तोड़ने लगे । फिर उन्होंने भीतर के कितने ही' भवनों, मंडपों और 
कंगूरों को अपने पदाघात से चूर-चर कर दिया; बड़े-बड़े पहाड़ों को फेंककर दुर्ग को 
गिराते और उसके नीचे दबकर मरनेवाले राक्षसों को देखकर हँसने लगे । वानर, राक्षसों 
को ललकारते हुए बड़ी-बड़ी शिलाओं को किले के ऊपर फेंककर 'उसकी' ऊँची दीवारों को 
गिरा देते । दुर्ग के बहिर्द्ारों, राक्षरों, उनके आयुधों, पताकाओं, ध्वजाओं तथा छत्रों को 
गिरते हुए देखकर वानर-वीर दिशाओं को कंपित करनेवाले भयंकर गजन करते और 
अत्यधिक मात्सयें से पुनः परव्वेतों को लाकर दुगें पर फेंकने लगते । उनके कठोर प्रहारों के 
कारण लंकापुर की ऊँची अद्भरालिकाएँ गिरने लगी; वीथियाँ नष्ट होने लगी; दीवारे गिरने 
लगीं; ऊँचे सौध टूटकर गिरने लगे, घर चूर-चूर होने लगे, और असंख्य मंदिर नष्ट-अ्रष्ट 
हो गये । सारा दृश्य राक्षसों के नाश की सूचना देनेवाले अपशकुन के समान बड़ा भयावह 
दीख पड़ता था । 


४४ राक्षसों तथां वानरों का भीषण संग्राम 


तब भयभीत हो राक्षस कहने लगे--हमने ऐसा उत्पात कभी नहीं देखा । फिर, 
ते विकट अद्वहास करते हुए, भयंकर गर्जन करने लगे । उसके पद्चात्‌ सभी राक्षस एक 
साथ एकत्रित हो, बड़े क्रोध से वानरों पर शूल फेंके, खड़॒ग चलाये, और गदाओं से प्रह्मर किये । 
वें वानरों के समूह में घुस गये और उनपर प्रहार करने, परशुओं से उन्हें मारने 
और भाले चुभोकर उन्हें परिखाओं में गिराने लगें | फिर बड़ी-बड़ी शिलाज्ंत्रों के द्वारा 
गोले फेंककर दुर्ग की दीवारों के ऊपर चढ़नेवाले वानरों को आगे बढ़ने से रोकते तथा 
भयंकर गर्जत करते । उनके गर्जनों की ध्वन्ति तथा कपियों के विकट गर्जनों की ध्वनियों 
के कारण पृथ्वी तथा सभी दिशाएँ कंपित हो गई । व्याकुल होकर दिग्गज चिंघाड़ने लगे । 
भय से कंपित होने से पृथ्वी में दरारें पड़ गई । अदहन के समान समुद्र का पानी खौलसने 
लगा । सारा संसार तप्त हो गया और भूत भयभीत हो गये । कुल-पर्वत गोलियों के समान 


खुद्धकोंड ३०९ 


उछल-उछलकर गिरने लगे । शेषनाग विष उगलने लगा; कूर्म और पर्वत एक दूसरे से 
टकरा गये । 

तब रावण ने (कपि-सेना से) घिरी हुई भयंकर राक्षस-सेंना को अपने पास बुलाया 
और. उसे उत्साहित करते हुए कहने लगा--कपि-सेना का पीछा करके उसे किले के बाहर 
भगा दो । तुरंत दुर्ग के चारों द्वारों से राक्षस-सेना इस प्रकार बाहर निकली, जैसे प्रलय- 
काल में रुद्र के मुख से ज्वालाएँ निकलती हैं । उस समय, भेरी, डंका, पटह, शंख, तुरहीं 
आदि वाद्यों के भयंकर निनादों, घोड़ों की हिनहिनाहुट, बलिप्ठ हाथियों की चिघाड़, रथों 
के चक्रों की ध्वनि तथा मन को विचलित करनेवाले सैनिकों के सिहनादों के कारण समस्त 
ब्रह्माण्ड कंपित होने लगा और सभी देवता भयभीत हो गये । 


शव 


वानर-सेना तुरंत राक्षस-सेना से भिड़ गई । ढुंद-युद्ध होने लगा । इच्रजीत ने 
अंगद पर गदा का ऐसा घोर प्रह्ार किया, जैसे इन्द्र ने दुर्वार गति से अपने वज्रायुध को 
कुल-पर्वत पर चलाया था । अंगद ने भी इच्रजीत की समता करनेवाला अपना युद्ध-कौशल 
प्रकट करते हुए एक विशाल पवत-श्लृंग को उठाकर फेंका और इन्द्रजीत के रथ, सारथी 
तथा रथ के अब्वों को चूर-चूर कर दिया । प्रजंघ ने दूर्वार गति से संपाति पर तीन अस्त्र 
चलाये । उसके आघात को बचाकर संपाति ने अश्वकर्ण वृक्ष को उस पर फेंका । अतिकाय ने 
विनत तथा रंभ नामक वानरों को पेरकर उन्न पर शरवृष्टि की । किन्तु उन दोनों ने 
बड़े-बड़े पर्वतों को फेंककर उसकी सेना का ध्वंस कर दिया । महोदर ने सुषेण को घेरकर 
उसके विशाल वक्ष तथा प्रशस्त ललाट पर क्रमशः पाँच तथा तीन बाण चलाये । तब सिंह- 
गर्जेन करतें हुए उसने एक बड़ा पहाड़ उठाकर उस पर ऐसा फेंका कि महोदर का रथ 
अदव तथा सारथी के साथ च्र-चर हो गया । जांबवान्‌ ने एक विज्ञाल वृक्ष घुमाकर 
मकराक्ष पर फेंका; किन्तु उसने उसको बीच में ही काटकर, जांबवानू के ललाट, वक्ष तथा 
कंघों प्र कई बाण मारे । इससे क्रुद्ध होकर जांबवानू ने उस पर एक विद्याल पर्वत फेंका । 
देखते-देखते मकराक्ष का रथ सारथी तथा अइवों के साथ नष्उ-श्रष्ठ हो गया। विद्युण्जिद्व ने 
शतबली को घेर लिया और उसके वक्ष पर शरवृष्टि की; किन्तु शतबली ने अत्यंत 
वेग से उस पर एक बड़ा वृक्ष फेंका । गज को कई राक्षसों का संहार करते हुए देखकर 


प्रमद ने क्रोध से उस बली वानर के वक्ष प्र अपना शूल चलाया । तब गज ने एक साल- 
वृक्ष से उस राक्षस पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस वहीं ढेर हों गया । (थसे मरते 


देख) सभी वानरों ने हर्षनाद किया । कुंभकर्ण का ज्येष्ठ पुत्र कुंभ नामक वीर वानरों को 
पकड़-पकड़कर निगलने लगा, तो उसे देखकर घृमत्र ने एक वृक्ष से भारा । क्र देवांतक ने 
गदाक्ष के विशाल वक्ष पर पाँच शर चलाकर उसे अत्यंत पीड़ित किया, तो उसने बड़े 
वेग से एक साल-वृक्ष उस पर पोंका । तब उस राक्षस ने सात बाणों से उस वृक्ष के खंड- 
खंड कर दिये और गवाक्ष पर नौ अस्त्र चलाये। तब गवाक्ष ने एक पहाड़ उस राक्षस पर 
फेंकते हुए कहा--लो, इसे सँभालो । सारण ने ऋषभ पर एक मूसल चलाया, तो ऋषभ ने 
उसके वक्ष पर एक बड़ा वृक्ष फेंका । इससे उसके घनुष-बाण टूट गये और वह मूच्छित हो गया । 
पहाड़ जैपे हाथी पर आसीन हो जब त्रिश्षिर ने शरभ के सिर पर तोमर चलाया, 


इे०२ रंगनाशाथ एनायर 


तब उसने क्रोध में आकर उस राक्षस पर सप्त-पर्ण वृक्ष का ऐसा प्रहार किया, जैसे इन्द्र ने 
कुल-पर्वत पर (वज्र से) प्रहार किया था और उस राक्षस के हाथी को गिरा दिया । 
नरांतक ने क्र गति से पनस पर तीत्र बाणों की वर्षा की, तो पनस ने भी अपनी भयंकर 
दक्ति प्रकट करते हुए उस पर वृक्षों की वर्षा कर दी। अकंपन ने एक बड़े लट्ठु से कुमुद 
पर प्रहार किया, तो कुमुद ने कुककर उस प्रहार से अपने को बचा लिया और उस अकंपन पर 
भुष्टि का ऐसा प्रहार किया कि अकंपन मूच्छित हो गया । जब धुृम्राक्ष ने ऋ्रुद्ध होकर केसरी 
पर बाणों की घोर वर्षा की, तब उसने धूम्राक्ष पर पर्वतों की वर्षा की और उसे गिरा दिया। 
महापार्व ने बड़े रोष से महाबाहुबली गंधमादन पर आक्रमण क्या, तो उसने पव॑तों, वृक्षों 
तथा अपने दाँतों के प्रयोग से उस राक्षस को पीडित किया । शुक ने वेगदर्शी के वक्ष पर 
अस्त्र चलाये, तो वेगदर्शी ने अपने दुर्वार विक्रम से उसके रथ को अपने पैरों से कुचलकर 
चर-चुूर कर दिया । जब तपन ने नल का सामना किया, तब नल ने अपना शरीर इतना 
बढ़ाया कि देखनेवाले संभ्रमित हो गये और फिर विशाल पर्वत को उस राक्षस पर फेंका । 
तपन ने नल पर तेज बाण चलाये, तो नल ने एक साल-वुक्ष से उस पर प्रहार किया । 
जंबुमाली ने अपनी गुरुतर शक्ति से हनुमान्‌ पर घोर प्रह्मार किया, तो हनुमान्‌ ऋकुंद्ध हो 
उसके रथ पर कूदा और जबुमाली के सिर पर अपनी हथेली का ऐसा प्रह्मर किया कि 
उसका सिर फूट गया । मित्रध्व ने विभीषण पर शरवृष्टि की, तो विभीषण के शरीर से 
रक्त के फौव्वारें छूटने लगे । तब उम्र क्रोध से विभीषण ने उत्त पर गंदा चलाई, तो 
मित्रष्न मूच्छित होकर गिर पड़ा । प्रहस्त नामक राक्षस को वानरों को पकड़कर निगलते 
देख सुग्रीव की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने तुरंत एक सप्त-पर्ण वृक्ष से उस पर 
प्रहार किया और उसे गिरा दिया । वज्थमृष्टि नामक राक्षस पर मैन्द ने अपनी. मुष्टि से 
प्रहार किया, तो वह राक्षस पृथ्वी पर ऐसा गिरा, मानों लंका का बुर्ज ही गिर पड़ा हो । 
अशनिप्रभू नामक राक्षस को द्विविद ने एक पर्वत के प्रह्मार से ऐसा गिरा दिया कि स्वर्ग 
के देवता हर्ष-ध्वनियाँ करने लगे । विभ्ञाल बाहुबली निकुंभ ने अपने प्रताप का प्रदशेन 
करते हुए अपने दिव्य अस्त्रों से नील' को ऐसा ढक लिया, जैसे काले-काले मेघ सूर्य को 
आच्छादित कर लेते है । तब नील ने इसकी उपेक्षा करते हुए सहज ही निकुंभ के रथ के 
चक्र को निकालकर उसे बड़े वेग से ऐसे चलाया कि त्ारथी का सिर भूमि पर लोटने लगा 
और निकुंभ स्वयं भयाक्रांत होकर देखता रह गया। विरूपाक्ष सौमित्र पर शर-वृष्टि करने 
लगा, तो सौमित्र ने उसकी उपेक्षा करके एक ऐसा बाण उस राक्षस पर चलाया कि उसकी 
शक्ति जाती रही' और वह मूच्छित हो पृथ्वी पर लुढ़क गया । उस समय सप्तध्न, रश्मिकेतु, 
अग्निकेतु तथा कोपाग्निकेतु नमक चार भयंकर प्रतापी राक्षस बार-बार गर्जेन तथा धनुष 
का घोर टंकार करते हुए उमड़कर आनेवाले मेघों के समान दर-वृष्टि करने लगे । तब 
सूर्य-वंश-तिलक राम ने सहज ही चार बाणों से उन चारों राक्षसों के सिर उड़ा दिये । 


४४. युद्ध-गमाम का वर्णन 
इस प्रकार, घोर हंढ्-युद्ध के अविराम गति से चलते रहने से, सारी युद्ध-भूमिं में 
टूटे हुए. असंख्य धनुष, खंडित शर, च्र-चूर हुई गदाएँ, खंडित करवाल, टूटे हुए भाले तथा 


ख्द्धकाड (03 
मुद्गर, धूलि क समान बने हुए परिध तथा खड्ग, खंड-खंड बने हुए चक्र तथा शूल, चूर्ण 
के समान बने हुए लट्ठ, खंडित रथ-चक्र, छठपटाते हुए अदह्व, गिरकर मिट्टी चाटनेवाले 
सारथी, सभी दिशाओं मे बिखरकर पड़े हुए आभूषण, टूटकर गिरे हुए रत्न, कटे हुए हाथ 
तथा मरकर गिरे हुए असुर भयोत्पादक ढंग से स्थान-स्थान पर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे । 
वह यद्ध-क्षेत्र राम के वशीभूत उस क्ृश-समुद्र की समता करता था, जिसका गर्व 
राम ने अपने दुर्देमतीय शरों के प्रहार से भग कर दिया था और फलस्वरूप उसके 
समस्त जल के सूख जाने से जल में निवास करनेवाले बृहदाकार मीन, मकर तथा उरग 
छटपटाने लगे थे । उस यद्ध-भूमि में धड़ इस प्रकार हिल रहे थे, मानों कह रहे हो कि 
जो रावण गर्वाध होकर सीता को ले आया है, उसकी धड़ पर सिर कंसे रह सकेगा ? 
(कट-कटकर भरे हुए लोगों की) मज्जा रूपी कीचड़, केश-समृह-रूपी सेंवार, खोपडी-रूपी 
सीप, खंडित होकर गिरे हुए शिला-खड-हूपी कमठ-समूह; टूटकर गिरे हुए खड़ग-रूपी 
मछलियाँ, चामर-रूपी' हंस, इवेत छत्र-रूपी भाग, आभूषणों का चूर्ण-रूपी बालुका, ढाल- 
रूपी जल-ग्रह॥ विशालकाय हाथियों के शव-रूपी पर्वत-खंड, वानर-तथा राक्षसों के शरीर- 
रूपी वृक्ष, आँत-रूपी दुष्ट सर्प, मरणासन्न राक्षसों की कराह-रूपी घोष, व्याकुल अश्व-रूपी 
मकर, तथा गिरनेवाली पताकाएँ-रूपी लहरें, इन सब से युक्त हो सब नदियों का उपहास 
करती हुई रक्त की नदी युद्ध-भूमि में बहने लगी । वह सारी रण-भूमि जाह्नवी के समान 
ऐसी आश्वयंजनक दीख रही थी. कि मानों वह कह रही हो कि भले ही रावण पापात्मा हो, 
राम का द्रोही हो, लोक-कंटक हो, नीच हो, तपस्वियों को मारनेवाला पापी हो, सतियों 


का नाश करनेवाला दुरात्मा हो, में उसे शरीर से मुक्ति प्रदान करूँगी, अपने में लीन कर 
लूंगी और उस पापी को स्व में भेजूंगी । 


उस समय लंका में देैत्य-स्त्रियाँ उमड़ते हुए शोक-समुद्र में डूबी हुई बार-बार कह 
रही थीं--क्या, राघव सूर्यास्त होने से पहले इस भीषण युद्ध को स्थगित करके अपने 
निवास को नहीं लौटेंगे ? न जाने कब सूर्यास्त होगा ।! निदान सूर्य अपने दीर्घ करों को 
समेटकर पर्चिम समुद्र में डूबने लगा, मानों उसने निश्चय कर लिया था कि तक्षण-शर- 
किरण-समूह से रावण के तमोगुण को नष्ट करने के लिए भयंकर-प्रताप-संपन्न राम ही 
पर्याप्त हैं । चारों ओर अंधकार ऐसे व्याप्त होने लगा, मानों उस पापी दशकंठ के नाश 
को सूचित करने के लिए निशा का केश-समूह चारों ओर फेल गया हो । 


सूर्यास्त होने पर भी युद्ध को विना स्थगित किये राक्षस, भयंकर गर्जन करते हुए 
वानरों से युद्ध करते रहे । उनके अट्टहासों, ताल ठोंकने की ध्वनियों, एक दूसरे को कोसने 
के दाब्दों, दीघ॑ हुंकारों, एक दूसरे को बुलाने या एक दूसरे की प्रशंसा करने के दाब्दों, 
रथ-चक्रों की ध्वनियों, रथिक तथा सारथियों के भयंकर गजंनों, धनुष के टंकारों, हाथियों 
के घंटे की ध्वनियों, उनकी चिंघाड़ों, तुरही-निनादों तथा अइवों की हिनहिनाहटों से 
युद्ध-भूमि गूजने लगी । उस निबिड़ अंधकार में कई प्रकार के शब्द सुनाई पड़ रहे थे । 
कोई कह रहा, था--मारो, मारो, तो कोई कहता था--भागों मत, भागों मत । कहां से 
सुनाई पड़ता था-- छोड़ो, छोड़ो, तो कहीं से भारो, मारो की ध्वनि आा रही थी | 


०8 रगनाथ एयायर 


कोई कह रहा था छोड़ो मत, मारो, तो कोई कहता था, सिर काट लो, सिर काठ लो |' 
कोई पूछ रहा था--कहाँ है ?' तो कोई कहता था--यहाँ आने दो, यहाँ । इस प्रकार, 
की विविध ध्वनियों के साथ हुंकार तथा अद्गहास की ध्वनि करते हुए जब राक्षस तथा 
वानर युद्ध करने लगे, तब सारा आकाश धूलि से व्याप्त हो गया । क्रमशः अधकार बढ़ 
जाने से राक्षस-सैनिक भ्रम से अपने ही पक्ष के लोगों पर अस्त्र चलाकर मार डालते थे । 
वानर भी अत्यधिक क्रोध से उन पापी राक्षसों से जूककर रथिकों को मार डालते थे, 
सारथियो को चीर डालते थे, रथ के अश्वों को नष्ट-भ्रष्ट कर देते थे और रथों को 
ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऐसे पटकते थे कि उनके टुकड़े-टुकड़े हो जाते थे । फिर, वे गजों 
पर बठे योद्धाओ का गब॑ तोड़कर, मत्त गजो को पैरों से पकड़कर उन्हे ऊपर उठाकर, नीचे 
पटठककर मार डालते । तितर-बितर होकर दोड़नेवाले अर्वों को पकड़कर ऊपर उठाते, 
और उन्हें वेग से घुमाकर नीचे ऐसे पटक देते थे कि खून बहने लगता । पदचर-सैनिकों 
को ऐसा मारते कि उनकी रोीढ़ें, वक्ष, पसलियाँ, भुजाएँ, मुह, दाँत, सिर तथा भेजा 
छिन्न-भिन्न होकर चारों ओर बिखर जाते । रथों के सतत संचलन से उत्पन्न तथा अब्वों 
के खुरों से उठी हुई धूलि आकाश की ओर इस प्रकार उड़ रही थी, मानो राक्षसों के 
मन की कालिमा चारो ओर व्याप्त हो गई हो । धूलि के अंधकार से मिलकर आकाश 
भर में व्याप्त होने से वह रात्रि राक्षसों तथा वानरो के प्रणों को हरनेवाली प्रलय-काल 
की रात्रि के समान दीख रही थी । 

अपने लिए रात्रि अनुकूल होने से सभी राक्षसों ने अपने ग्जनों से त्रिकूटाचल को 
गूजायमान करते हुए युद्ध-सन्नद्व होकर एक साथ राम को घेर लिया और उन पर बाण- 
वृष्टि करने लगे । तब राम ने अग्नि-बाण चलाकर अंधकार को दूर कर दिया और अपने 
साथ युद्ध करनवाले महोदर, महापार्व, सारण, शुक, वज्भदंत तथा महाकाय पर बड़े वेग 
से बाण चलाये । उनसे पीड़ित हो वे छहों भय-त्रस्त राक्षस भाग खड़े हुए । बचे हुए 
अन्य राक्षस-सैनिक राम के तीज्र घरों से नष्ट हो गये । 


४६, इन्द्रजीत का माया-युद्ध 

अंगद के हाथों से फेंके हुए गिरि-श्रृंग के कठोर प्रहार से रथ, सारथी तथा अब्वों 
को खोकर इंद्रजीत शीघ्र यज्ञ-शाला की ओर गया । राक्षस आवश्यक हवन-सामग्री ले 
आये । तब उसने, रक्तवर्ण के अधोवस्त्र, उत्तरीय तथा शिरोवस्त्र तथा पुष्प-मालाएँ पहनी । 
फिर, उससे अग्नि के योग्य परिस्तरण (होमकुंड के चारों ओर रखे जानेवाले कुश) के 
रूप में भाले, भयंकर शस्त्र तथा शर रखे और क्रमशः काले बकरे के कंठ के रक्त तथा 
ताल की समिधाओं से होम करने लगा । तब अग्नि, विना धुआँ छोड़े विजय की सूचना 
देनेवाली अपनी चंचल शिखाओं को व्याप्त करते हुए जलने लगी और इंद्रजीत से प्रस्तुत 
आहुतियों को ग्रहण किया । इस प्रकार, इन्द्रजीत ने अत्यंत भक्ति से यथाविधि हवन पूरा 
किया और अग्निदेव से चार घोड़ों तथा विविध वास्त्रास्त्रों से युक्त एक स्वर्ण-रथ प्राप्त किया । 

इसके पश्चात्‌ वह उस रथ पर आरूढ होकर, ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले 


अपने भयंकर गर्जनों से इन्द्रादि देवताओों को भयभीत करते हुए राक्षस-सेनाओं के पास 


<छेकरोड ३०३९ 


आया और अदृश्य होकर, आकाश से ही, राम-लक्ष्मण पर घोर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। 
राम तथा लक्ष्मण ने भी असंख्य शर आकाश की ओर चलाये, किन्तु उनमें से एक भी 
इन्द्रजीत को नहीं लगा । वह राक्षस आकाश में अदृश्य रहकर बड़े गब॑ से सभी दिशाओं 
में घूमते हुए श्रेष्ठ वानर-वीरों का सहज ही नाश करने लगा । सूर्य-किरणों के समान 
आकाश से आनेवाले उसके क्र अस्त्र, वानरों तथा रामचन्द्र को दिखाई पड़ते थे; किन्तु 
उसके रथ की ध्वनि, घोड़ों के खुरों की ध्वनि, धनुष का टंकार, सारथी कीः बातें, कोड़े 
की ध्वनि, रथिक (इंद्रजीत) का गर्जन तथा उसका रूप, रथ तथा उसकी ध्वजाएँ कहीं 
भी दिखाई नहीं देती थी । यह विचित्र युद्ध उस कपि-सेना को ऐसा लग रहा था, मानों 
वालि का सहार करनेवाले राम पर कुंद्ध होकर इन्द्र अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने 
के उद्देश्य से भयंकर बाणों की वर्षा कर रहा हो । कपि-सैनिकों के अंगों को खंडित होते 
हुए देखकर रामचन्द्र से लक्ष्मण बोले--हे देव, आकाश में छिपकर युद्ध करनेवाले इस 
राक्षस के प्रताप से, हमारी सहायता करनेवाले ये वानर इस प्रकार कटकर मर रहे हैं । 
अब म॑ उस पर ब्रह्मासत्र चलाकर, उसको तथा उसके वंश को भस्म कर दूगा ।' 


तब राघव अपने अनुज से बोले--हे लक्ष्मण, एक व्यक्ति के लिए क्या कहीं बहुतों 
का संहार करना उचित है ? क्‍या, तुम युद्ध-नीति नहीं जानते ? भग्र से छिपनेवालों 
को, पीठ दिखाकर भागनेवालों को, हाथ जोड़कर प्रणाम करनेवालों को, शरणार्थियों को, 
पराजितों को, हस्त्रहीन लोगों को तथा सोनेवालों को मारता कल्याण-कामी तथा पृण्यात्मा 
क्षत्रियों का धर्म नहीं है । मायावी' इंद्रजीत का वध करने में समर्थ काल-रूपी वानरों को 
भेजना ही अब उचित है; ब्रह्मास्त्र चलाने का यह समय नहीं हैं ।' 


इस प्रकार कहने के पद्चात उन्होंने नील, अंगद, हनुमान्‌, दातघ्त, गज, गवाक्ष, 
विक्रमी, पनस, केसरी, शरभ, ऋषभ, सन्नाथ, ग्रथन, गवय, नल, मेन्द तथा द्विविद नामक 
वानरों को इन्द्रजीत पर आक्रमण करने के लिए भेजा । तब वानर-वीर अत्यधिक वेग से 
आकाश में उड़ गये और वृक्षों तथा पव्व॑तों को फेंकने लगे; किन्तु बड़े दर्प के साथ उस 
राक्षस-राजकुमार ने उन पर भयंकर हर-वृष्टि करके उन्हें अत्यंत पीड़ित कर दिया । 


|] कि 


वे उस दैत्य को आकाश में कहीं भी न देख सकने के कारण राम-भूपाल के निकट लौढ 
आये । प्रलय-काल के मेघ के समान काला तथा विशाल शरीर एवं क्रोध से भरी अरुण 
नेत्रों से युक्त अपना भयंकर रूप (दूसरों की ) दूष्टि से बचाकर मेघनाद कहने लगा-- 
हे राजकुमारो, युद्ध में मेरे रूप को देखना सहख्राक्ष इन्द्र के लिए भी असंभव है । तुम 
किस गिनती में हो ?” इस प्रकार कहते हुए उसने आकाश को कंपाते हुए धनुष का 
भयंकर टंकार किया, वज्ञसम घोर बाणों को दाशरथियों पर चलाया और कवचों को छिद्न- 
भिन्न करने की शक्ति रखनेवाले कितने ही' अस्त्र चलाये। इससे संतुष्ट न होकर इन्द्रजीत ने 
यम को समान भयंकर रूप धारण करके अत्यधिक क्रोध से वज्पात के सदृश भयंकर 
तथा ऋर सर्प-बाणों को राम-लक्ष्मण पर चलाया । तब उन्होंने अपने शवितसूंपन्न बाणों से 
उस राक्षस पर कई श्रेष्ठ बाण चलाये ; किन्तु इन्द्रजीत ने उन्हें चूर-चूर कर दिया और 
फिर असंख्य बाणों की वृष्टि कर दी । तब राम-लक्ष्मण उसी ओर बाण चलाने लगे, जिस 
३६ 


$०6 रंग्नाथ एव्पएयर्ण 


ओर से उसको शर आते थे । यह देखकर इन्द्रजीत ने उन दोनों सूर्यवंशियों को नागपाश 
से ऐसे बाँध दिया, मानों कह रहा हो कि सर्प के साथ रहना तुम्हारे लिए पहले से ही 
सहज रहा है; अब भी उनके साथ ही रहो । राम-लक्ष्मण ने भी (इन्द्रजीत को प्राप्त) 
ब्रह्मा के वर का सम्मान करने का निश्चय किया और वे आदिनारायण के वंशज, उस 
राक्षस-राजकुमार के द्वारा प्रयुक्त नाग-पाश से बँध गये । ये आज राम का रूप धारण 
किये हुए हैँ; किन्तु विचार कर देखा जाय, तो इन्हीं ने वामन का रूप धारण करके तन 
पग भूमि माँगी थी और कृतध्न हो बलि को बाँधा था। भल्रा उसका फल, मनुष्य का जन्म 
लेने के पश्चात्‌ मिले विना कैसे रहेगा-इस प्रकार के लोक-कथन के अनुकूल ही रामचन्द्र 
अपने द्वारा उत्पन्न माया से आप बेँध गये । 

माया के बंधनों में बचे हुए राम सुध-बुध खोये-से पड़े रहे । यह देखकर देवता 
दिगश्रांत हुए और वानर खिन्न हुए । तब दुःखी सुग्रीव को देखकर विभीषण ने कहा-- 
हैं सुग्रीव, ऐसे क्‍यों दुःखी हो रहे हो ? चाहे केसा भी' व्यक्ति क्यों न हों, उसके जीवन में 
विपत्तियाँ तो आती ही' हैं । यदि सूर्यवंशज नाग-पाश से बँधे हुए हैं, तो क्‍या हुआ ? यों 
कहकर उसने अपनी माया की दृष्टि से रावण के पुत्र को आकाश-वीथी में देखा और जल 
को अभिमंत्रित करके उससे राम-लक्ष्मण की आँखों को पोंछकर, उन्हें मेघनाद को दिखाया । 
उसक बादसुग्रीव ने तुरन्त एक विशाल पर्वत को उखाड़कर इंद्रजीत पर फेंका; किन्तु उसने उसे बीच 
में ही खंड-खंड कर दिया और तीत्र शर-वृष्टि से सुप्रीव को ऐसे त्रस्त एवं व्याकुल कर 
दिया कि सूग्रीव को समर में पीठ दिखानी पड़ी। जो राक्षस सुग्रीव के प्रताप से भयभीत थे, 
वे इसे देखकर बहुत हर्षित हुए । इंद्रजीत इस विजय से अत्यधिक मोद-मग्न हो, अपने 
सैनिकों के साथ लंका में वापस चला गया और रावण से कहने लगा--मेंने सर्प-बाणों से 
कपियों का नाश किया और इक्ष्वाकु-बंशजों को व्याकुल कर दिया है ।' 

अपने पूनत्र की वीरता पर मन-ही-मन हर्षित होते हुए रावण ने शीघ्र ही त्रिजटा 
को बुलाकर कहा--राम कौ प्राप्त करने का दुृढ विश्वास अपने मन में धारण किये रहने 
से भूमिसुता मेरा तिरस्कारं कर रही है । आज इन्द्रजीत के हाथों में राम की जो दुर्गति 
हुई है, उसे सीता को दिखाओ । सीता को श्षीघ्र पृष्पक-विमान पर बैठाकर ले जाओ और 
राम की दशा दिखा लाओ, जिससे वह राम की' आशा छोड़कर मुभो स्वीकार करे ।' 


६७, नाग-पाशबद्ध दाशरथियों को देख सीता का दुःखी हौना 


रावण की आज्ञा मानकर त्रिजटा दानवियों के साथ सीता को पुष्पक-विमान पर 
बैठाकर ले आई और -युद्धक्षेत्र में गिरे हुए वानरों तथा राम-लक्ष्मणों को दिखाया । वह 
फमल-लोचनी. उनकी दशा देखकर अत्यंत दुःखी होकर अविरत अश्वुधारा बहाती हुई विलाप 
करन लगीं। वे कहने लगीं--- हाय राम, आपकी' धनु विद्या कहाँ लुप्त हो गई? आपमें ही स्थित हरि 
तथा .हुर आदि दंवों को, भी भयभीत करनेवाली आपकी बाण-शक्ति आज कैसे नष्ट 
हो, गई ? इस. संसार में आप ही अकेले परशुराम की भी उपेक्षा करने की शक्ति रखते हैं। 
सभी, मुनि तथा नाग, आपकी सहायता के लिए सतत तत्पर रहते हैं । हाय, ऐसे 
नाग आज आपको बाँधनेवाले पाश बन गये हैं ! सामुद्रिकों ने मुझे देखकर कहा था क्ि 


सुद्धकांड ३०७ 


तुम्हारे शरीर में सब प्रकार के शुभ चिह्न हैं; तुम्हारे चरणतलों में रेखाएँ तथा कमल हैं; 
इसलिए पति के साथ तुम्हारा राजतिलक होगा; तुम्हें योग्य पुत्र उत्पन्न होंगे और “तुम 
चिरसूहागिन रहोगी । हे सूर्यवंशतिलक, उनकी. सभी बातें आज मिथ्या हो गईं | 
उन्होंने - मुझे देखकर यह भी कहा था कि तुम्हारे (सीता के) चिकुर भ्रमर-समूह के 
समान नीले तथा सुंदर हे, कटि क्षीण है, एक दूसरे से मिलनेवाली टेढ़ी भौहें हें, बिजली 
की-सी कांलि से युक्त दाँत हैं; विकृतिहीन स्थूल तथा वर्त्तुलाकार जाँघें है; हाय, ललाठ, 
नेत्र, मंह तथा चरण रांदर लक्षणों से समन्वित हैं, कांतियुक्त तथा स्निग्ध नखों से युवत 
सुंदर अंगुलियाँ हैं; वर्त्तुनाकार, विवद्धित तथा सूक्ष्म अग्रभाग से युक्‍त दो कुच हैं; स्तिग्ध 
एवं विशाल वक्ष तथा पाश्वंभाग हे; नाभि गंभीर तथा सुंदर हे तथा तुम्हारा शरीर दिव्य 
तथा कमनीय कांति से समन्वित हैं; अतः तुम्हारे समान भाग्यशालिनी कोई नहीं हैँ । हे राजन्‌ 
मेरा वह भाग्य आज ऐसा फट गया है ? आर्यों की यह उक्ति कि ऐसे षोइश लक्षणों से 
संपन्न रमणी अत्यंत भाग्यशालिनी होगी, आज मिथ्या साबित हुई । हें राजनू, यह सब 
मेरे दुर्भाग्य का फल है। आरयों का कथन है कि जिस कन्या के, लाल कमल कीस्सी' सुंदर 
हथेलियाँ हों, पहलव के समान अरुण कांतिंवाले चरण हों, क्षीण कटि हो, मंदहास से 
यूक्त मुख-कमल हो, वह चिर सौभाग्यवती होती है । यह कथन भी भूठ ही' साबित हुआ। 
हे राजन, मेरी साधना का यही परिणाम हुआ । मुर्क चुराकर ले आतनेवाले भयंकर राक्षस 
की खोज करके मेरा पता आपने जान लिया, समुद्र को बाँधकर कपि-सेना के साथ इस 
पार चले भी आये, पर हाय, एक गोपद' में आप डब गये ! हे राजन, भयंकर याम्य शर, 

रुणास्त्र, आग्नेयास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आप भूल तो नहीं गये ? कोई भी 
शत्रु, आपके दृष्टि-पथ में पड़ जाने मात्र से वह प्राणों से हाथ धो बैठता था; अब आपकी 
ऐसी दशा हो गई है ! दैव-योग से ही ऐसा हुआ है, अन्यथा किसकी शक्ति हैं कि आपका 
सामना करे । यदि मेघनाद अपनी माया के बल से यद्ध में आपको ऐसे भयंकर पाशों से 
बाँध सका, तो स्पष्ट है कि विधि-विधान का अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं है। 
हे नाथ, हे वीर, हे रामचन्द्र, में अपने लिए नहीं रोती; आपके लिए नहीं रोती; आपके 
लिए अपने प्राण त्यागनेवालें काकुत्स्थ-वंदज लक्ष्मण के लिए भी में दुःखी नहीं होती; मेरे 
दुःख को एंख द्रवीभूत हृदय से शोक करनेवाली अपनी माँ के लिए भी दुःखी' नहीं होती 
किन्तु सतत कंवल आपका ही ध्यान अपने मन में धारण किये रहनेवाली माता कौसल्या 
को लिए विलाप करती हूँ | कब चौदह वंष समाप्त होंगे, कब राम अयोध्या में आयेंगें- 
ऐसी' प्रतीक्षा करनेवाली' आपकी माता की आशाएँ आज मिट्टी में मिल गईं । 


इस प्रकार, विलाप करनेवाली जानकी! को सांत्वना देते हुए अत्यंत दयाद्वं चित्त से 
त्रिंजती सीता से बोली--हे कमल-लौचनी, राम पंर कोई विपत्ति आ नहीं सकती । आप 
क्यों इस' प्रकार शोक॑ कर रही हैं ? यंदि वानर-सेना ऐसी निबंल है, तो वे इतना बड़ा 
कार्य-भार उठाते ही कैसे ? वंहाँ देखिए; वानर, बड़ी सावधानी' से आपके प्रभु की' रक्षा 
कैसे कर रहे हैं ? हें भपुत्री, आप निर्िचित रहिएं। यंदि ऐसा नहीं होता (यदि रामे पर 
कोई विंपत्ति आनेंवाली है), वी कह पुष्पंक-विमान पृथ्वी पर 'गिरे विनां कैसे रहता 7 


३०८ रंगनाएथ एपायण 


(क्योंकि, इसका गुण है कि यह विधवाओं का वाहन नहीं बनता), इसलिए आप राम के 
लिए विलाप मत कीजिए । मेरी' बात का विश्वास कीजिए । हूं कमलमुखी, सूर्य-वंश-तिलक 
राम अवश्य ही लंकेश्वर का वध करके लंका पर विजय श्राप्त करेंगे और आपको ग्रहण 
करेँगे । हे कल्याणी, अब दुःख मत कीजिए । मेरी बातों का विश्वास कीजिए । तब 
सीता ने सोचा कि कदाचित्‌ माया-सिर के समान यह भी कोई माया होगी और त्रिजटा 
की बातों पर विश्वास करके शांत हुई । इसके पदचात्‌ त्रिजटा नें उन्हें अशोक-वन में पहुँचा 
दिया । 


9८, लक्ष्मण के लिए राम का विलाप करना 


यहाँ मनृवंशतिलक राम की चेतना लौट आई । पार में पड़े हुए अपने अनुज को 
देखकर उमड़ते हुए शोक से वे कहने लगे--हे सुग्रीव, मेरे अनुज की ओर देखो, उसकी 
कैसी दुर्गति हुई है । हम सीता को खो बैठे । उसे रावण के कारागार से मुक्त नहीं कर 
सके । अब मुर्भ इसे भी खोना पड़ रहा है | सौमित्र को खोने के परचात्‌ अब मुझे सीता 
की ही' क्‍या आवद्ययकता है ? अब मेरा जीवित रहना भी किस काम का 2? यत्न करूं, 
तो सीता के समान दूसरी पत्नी को में कदाचित्‌ प्राप्त कर सकूगा । पृथ्वी पर पत्नियाँ 
मिल सकती हैं, पुत्र प्राप्त हो सकते हे; वंघु-बांधव मिल सकते हें; किन्तु सहोदर भाई 
नहीं मिल सकता । में इसे केवल भाई समभकर दुःखी नहीं होता । यह महाबली सतत 
मेरी सेवा में तत्पर रहता है । यह कौसल्या तथा सुमित्रा, इन दोनों की एक समान भक्ति 
करता है । सुमित्रा, इससे भी बढ़कर मुभसे रनेह करती हैँ । ऐसी _ पुत्र-वत्सला, माता 
सुमित्रा को आज मेरे कारण दुःख भोगना पड़ रहा है । यदि में अयोध्या जाऊं, तो भ्रातृ- 
वत्सल भरत तथा शत्रुघ्न पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ हें ? वे क्‍यों नहीं आये ? तो में अपने 
भाइयों से क्‍या कहूँगा ? मूृफे वन से अकले आते हुए देखकर माताएँ पूछेंगी कि, हे पृत्र, 
सौमित्र क्‍यों नहीं आया है ? हमारा मन व्याकुल हो रहा है। तो में उतका क्या प्रत्युत्तर 
दे सकूगा ? में कौन-सा मुंह लेकर उनको आश्वासन दूगा। इस शरीर के साथ में वहाँ 
जाऊँगा भी कैसे ? भले ही हिमाचल फट जाय, सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, पानी स्थिर रह 
जाय, समुद्र सूख जाय, हवा की गति बंद' हो जाय, अग्नि शीतल हो जाय, लक्ष्मण कभी 
मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । कभी इसने मुभसे अप्रिय बातें नहीं कीं । इसका 
चित्त मुझ पर एक निष्ठा से केन्द्रित है । इसकी समता करनेवाला भाई और कहाँ मिल 
सकता है । यही मेरा प्राण है, और यही मेरा बंध हैं। इसे छोड़कर में अकेले नहीं रह 
सकता । यह जहाँ जायगा, में भी वहीं जाऊंगा । यही मेरा संसार है । में अन्य कोई 
संसार नहीं चाहता । उस दिन सौमित्र मेरे साथ आया था, आज में सौमित्र के साथ 
जाऊँगा । हे पराक्रमी सग्रीव, तुमने मेरे हित के लिए बहुतन्से कार्य किये हें। अब तुम वालि- 
पुत्र को लेकर वानर-सेना के साथ किष्किंधा को लौट जाओ । लक्ष्मण के साथ मेरे चले 
जाने के पदंचातू, रावण तुम्हें तंग करेगा । जयशील सौमित्र के विना, मेरी विजय का भी 
वद्दी मूल्य होगा, जो अंधे के लिए चंद्रोदय का मूल्य होता है । मेरे प्रति श्रद्धा रखने के 
कारण वायु-पुत्र ने कई अदभुत कार्य किये हैं; उसने समुद्र लॉघकर जानकी को देखा और 


खद्धकांड ३०९ 


अनेक राक्षसों का संहार किया । यह अंगद, यह सुषेण, ये धीमान्‌ हिविद, मैन्द, ये गवय, 
गवाक्ष, गज, ये शक्तिशाली नील, संपाति, केसरी आदि अन्य वानरों ने मेरे लिए महान्‌ 
कार्य किये । आज हम पर जो विधि का प्रबल आघात हुआ है, उसे टालना किसी के लिए 
संभव नहीं है । लक्ष्मण ने युद्ध-भूमि में बहुत-से राक्षसों का तृणवत्‌ संहार किया; पर 
इस समय छात्रु के तीब्र बाणों से बंँधकर, आँखें बंद किये हुए धूलि में लोट रहा है । 
श्रेष्ठ हय्या पर सोनेवाला आज युद्ध-भूमि में, शर-दण्या पर पड़ा हुआ है । विश्ञाल 
रविकुल-रूपी समुद्र की ज्वार को शांत करके लक्ष्मण-रूपी कुमुदप्रिय (चंद्र ) 
अस्त हो गया है ।” 


४९, विमीषण तथा अंगद का वानरों को धरर्य देना 


इस प्रकार, राम को विलाप करते हुए देखकर सभी' वानर शोक-समुद्र में डब गये 
उसी' समय मेघनाद फिर से युद्ध करने के लिए आ पहुँचा । अंजन-शैल के सदृश आकार- 
वाले उसे देखकर सभी वानर सुध-बुध खोकर संभ्रमित हो रहे । तब विभीषण हाथ में 
गदा लिये वानर-सेना के मध्य में घूमते हुए उनको घैर्य देने लगा । फिर उसने रविनपुत्र 
सुग्रीव को देखकर कहा--हे सुग्रीव, इस प्रकार तुम शोक क्‍यों कर रहें हो ? यह युद्ध 
का समय है । यह समय शोक में डूबे रहने का नहीं है ? दुनिवार तरंगों से पूर्ण समुद्र 
के मध्य फंसी हुई नाव के समान हमारी सेना कर्णधार-रहित हो गई हैं । अब हमारा 
कत्तंव्य है कि हम युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जायेँ ।' 

इसे सुनकर *अंगद ने कहा--तुम्हारा कथन सर्वथा उत्तम हैँ | नाग-पाशों से बंधे 
हुए राजकुमार, पृथ्वी पर गिरे हुए हैँ और क्षतों से अविरत बहनेवाली रक्‍त-धारा के 
कारण मूच्छित-से पड़े हें । तुम लोग इनकी रक्षा सावधानी से करते रहो । उदयाद्रवि पर 
सूर्य का आगमन होने से पहले, में समस्त राक्षसों को जीतकर जानकी को यहाँ ले आऊंगा। 
हनुमान्‌ आदि वानरों के साथ जाकर, लंका के दुर्ग के द्वार, दीवार, तोरण आदि को अपनी 
मुष्टियों के प्रहार से च्र-चूर कर दूगा । बंघु-बांधवों के साथ दह्यकंधर को भस्म 
कर दूगा । समस्त भूत-समूह आज मेरा पराक्रम, मेरा बाहुबल और राम के प्रति मेरी' भक्ति 
देखेंगे । रघृनाथ का कार्य करने के लिए, चंदन तथा केयूर से अलंकृत मेरी भुजाएँ बड़े 
दर्प के साथ फड़क रही हैं । रावण को जीतकर विभीषण को इस लंका के सिंहासन पर 
प्रतिष्ठित करूँगा; ताकि रघुवीर प्रसन्न हों; अन्यथा में युद्ध में उस राक्षस के हाथों से 
मरकर लक्ष्मण के चरण-चिह्नों का अनुसरण करूँगा ।' 

तब सुग्रीव ने अंगद को देखकर कहा--हे पुत्र, तुम अब इन दाशरथियों को शीक्र 
किष्किंधा ले जाओ । में इन्द्रजीत तथा रावण को समस्त राक्षसों के साथ मारकर रघुराम 
की पत्नी को शीघ्र वहाँ ले आऊँगा ।” सुग्रीव को तथा रामचन्द्र को देखकर सभी वानर 
भयभीत हो शोक-समुद्र में डूब गये । तब सुषेण ने सबको देखकर कहा--है वानर- 
वीरो, इस नाग-पाश से मृक्‍त होने का में एक उपाय जानता हूँ । पूर्वकाल में देवताओं और 
असुरों के ब्रीच भीषण संग्राम में सभी' देवता इसी प्रकार नाग-पाशों से बँध गये थे । तब 
देवताओं ते दिव्य औषधियों से, इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त की । वें सभी औषधियाँ क्षीर« 


३९० रंग्नाथ एयायण 


सागर के उस पार द्रोण पर्वत पर मिलती हैं। हनुमान्‌ को भेजो, तो वह अवश्य उन 
औषधियों को ले आयगा । तुम लोग दुःख मत करो । 


४०, नारद का आगमन 

उर्स, समय परम योगीन्‍द्र, पर-तत्व-वेत्ता, परम पावन मूत्ति तथा परम-वैष्णव नारदं 
मुनि वहाँ आथे । सहस्र सूर्य-सदृश कांति से युक्त उनकी देह पर ह्ृष्ण-मृग-चर्म था । 
उस पर उनका पिगल वर्ण जठा-समूह ऐसा झोभायमान था, जैसे काले-काले बादलों पर 
बिजली हो । उनके ललाट पर ऊर्दध्व-पूडु था और वे कौपीन-विलसित दण्ड धारण किये 
हुए थे । उनकी वीणा से रमणीय नारायण-मंत्र का अनुरणन हो रहा था । उन्होंने अपने 
साथी योगोद्ध-समूठह को अकाश में ठहरा दिया और स्वयं बड़े हए॑ से राम के निकट 
पहुँचकर बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर उनकी प्रदक्षिणा की और अत्यंत भक्ति के |साथ 
निवेदन किया-- हे देव, ब्रह्मादि देवताओं ने, क्षीर-सागर में शयन करनेवाले आपके 
समक्ष पहुँचकर रावण आदि राक्षसों के अत्याचारो के संबंध में निवेदन किया, तो उन पर 
कृपा करके, उनकी रक्षा करने के निमित्त आप दशरथ के पुत्र होकर जन्मे । अतः, आपका 
इस प्रकार दुःखी' होना उचित नहीं हैं। आपके नाम-मात्र का स्मरण करने से अज्ञान दूर 
हो जाता हे । तब आपको अज्ञान छ भी कैसे सकता है ? आप स्वयं विचार करके देखें। 
आप स्वयं नारायण हें; पूर्णज्ञान-निधि है, चारु-कौस्तुभ-रतत विलसित वक्षवाले हैं; सतत 
लक्ष्मी को निवास-योग्य विशाल अंगों से विलसित हैँ; आदिदेव हैं; सर्वातर्यामी हैं, वेद- 
वेद्य हे; विश्व-रूप हैं; स्मरण करनेवाले योगीश्वरों के ध्यान में, दिखाई पड़नेवाले 
सच्चिदानंद-रूप है । यह पृथ्वी' ही आपका चरण हे, आकाश ही मस्तक है, ब्रह्मा आपका 
ललाट है, सूरय-चंद्र नेत्र हैं, पवन ही आपका इ्वास' है, अग्नि ही आपकां मुह है, सरस्वती 
जिद्दा है, वेद-राशि आपका दंत-समूह है, गायत्री ही शिखा है; प्रणव ही हृदय है, दिशाएँ 
ही कान हैं, महनीय धर्म ही मन है; असंख्य विजयों से संपन्न देवता ही' आपकी' बाहुएँ हैं; 
ब्राह्मग-समूह ही. आपका उदर है; मित्र तथा वरुण आपकी' जाँघें हे; अशिविनी-देवता 
आपके जान्‌ हैं, और समस्त विश्व आपका रोम-समूह है | हे पृथ्वी-ताथ, वह देखिए, सभी 
देवता, किन्नर, यक्ष, गंधव आदि आपकी विजय की अभिलाषा करते हुए आकाश में 
खड़े हैँ । आप अपना 'श्रम छोड़ दीजिए, निष्कलंक धीमानू बन जाइए और शीत्र राक्षसों 
का संहार कोजिए । कदाचित्‌ आप संसार को यह दिखाना चाहते हैं कि मानव मोहवश 
इच्छा-रूपी पाश से बँध जाय, तो वह इसी प्रकार संसार-सागर को पार नहीं कर सकता | 
अन्यथा हे श्रीराम, आप कैसे नाग-पाशों से बँधने लगे ? आप आदिदेव हैं । आप अपने 
निज रूप का स्मरण कीजिए। आपका वाहन तथा आपके पताकें का चिक्त गरुड़ यहाँ 
आयगा । उसके आते ही' ये सभी नाग-पाश खुल जायेंगे ।” इतना कहकर नारद आशीर्वाद 
देकर क्षीर-सागर को चले गये । 

५१, राघवों का नाग-पाश से मुक्त होना 

' नारद के बचनो को सुनकर राघव नें अपने आदिदेवं होने की बोत का विचार 

किये! ओर गरुड़ का स्मरणं किया । उनके. स्मरण करते ही. गएड़ क्षीर-सांगर के उत्तर 


है. 


झुद्धकांड ३९९ 
तेंट पर से आकाश की ओर उछला । जिस वेग से वह उछला, उस वेग के कारण पृथ्वी 
के नीचे रहनेवाला आदिशेष चौक पड़ा । उसके पंखों से उत्पन्न अत्यधिक वायु से आकाश 
आलोडित-सा हो गया और नक्षत्र गिरने लगे । पंखों की फड़फड़ाहट के कारण उत्पन्न 
ध्वनि से समस्त लोक भयाकरांत-से हो गये और समस्त आकाश धूलि से व्याप्त हो गया « 
उसकी तीब्र गति के कारण होल-श्वरृंग लुढकने लगे और समुद्र आलोडित होने लगा । वह 
दस सहस्न सूर्यो की संयुक्त प्रभा के समान दीप्त हो रहा था और प्रभा-समन्वित पक्षों से 
युक्त मेरु पर्वत के समान दीख रहा था । इस प्रकार, आकाश-मार्ग से आनेवाले गरुड़ 
को देखकर राम-लक्ष्मण को आबद्ध किये हुए सभी नाग उन्हें छोड़कर चले गये । यथार्थ 
तो यह है कि जो कोई उस गरुड़ का स्मरण करता हैं, वह सभी प्रकार के बंधनों से 
मुक्त हो जाता है । फिर, राम स्वयं भी यदि चाहते, तो वे अपने बंधनो को काट देने में समर्थ थे । 

सुग्रीव आदे वानर आइचर्य-चकित हो देखते रहे । गरुड़ ने राम की परिक्रमा की 
और राम-लक्ष्म्ण को बार-बार प्रणाम किया; अपने कातियुकत पक्षों को उन दोनों के 
शरीरों पर फेरा, और उनको समक्ष खड़े होकर, हाथ जोड़कर निवेदन किया--हे देव 
आपके ये नाग-पाश-बंधन छूट गये । अब आप इन्द्र-वैरी रावण का संहार करके सीता को 
साथ लेकर अयोध्या लौट जाइए। हे राजन, असुरों को दण्ड देते समय आप उनकी मायाओं 
से सावधान रहिए । उनकी किसी भी माया से धोखा मत खाइए । इतना कहकर उसने 
फिर उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी प्रशंसा करके, उन्हें आशीर्वाद दिया । फिर, कद्यप-पुत्र 
(गरुड़) ने उन्हें हृदय से लगाया, प्रणाम किया और शीक्र क्षीर-सागर को रवाना हो गया। 

नाग-पाशों से मुक्त होने से राम-लक्ष्मण प्रसन्नचित्त हुए। सभी वानर आनंद-सागर 
में निमग्न-से हो गये । वे सिंहनाद करते हुए तथा पूँछें हिलाते हुए नृत्य करने लगे । कुछ 
वानर हु से उछल-कृद करते हुए, अट्रहास करते हुए, इधर-उधर दौडते हुए, पर्व॑तों 
ओर व्‌,क्षों को फेंककर समस्त लंका का सर्वनाश करने की कल्पना करते हुए अत्यधिक 
हष-ताद करने लगे । उनके कोलाहल से लंका हिल-सी गई; आकाश विदीणं-सा हो गया। 
इतने में सूर्योदय हुआ और रावण ने युद्ध-भूमि का वृत्तांत जानने के लिए अपने दूतों को भेजा ।, 

दूतों ने दुगं की दीवारों पर से इक्ष्वाकु-वंशज राम-लक्ष्मण को नाग-पाश से मृक्त 
होकर बेठे दंखा । उनकी सेवा में सुग्रीव बैठा था । विभीषण सबिनय खड़ा था, और 
सारी' कपि-सेना उनके समक्ष बड़ी भव्तियुवत हो खड़ी थी । वे दोनों राज-पुत्र युद्ध के 
लिए अपनी सेना को उत्साहित कर रहे थे और देखने में विश्येखल मत्त गजों के समान 
लग रहें थे । जब दूतों ने. यह दृश्य देखा, तब उन्होने शीघ्र जाकर दनुजेश्वर से सारा 
समाचार कह सुनाया । यह सुनकर रावण खिन्च तथा आइचर्य-चकित हुआ और मंत्रियों से 
कहा-- नाग-पाशों से मुक्त होने की क्षमता रखनेवाले राम-लक्ष्मण के द्वारा लका का सर्व- 
नाश निश्चित ही है । भला, कही नाग्र-पाश भी छूटते हूँ ? अब मेरी विजय की आशा 
नहीं हूं । राक्षस-लक्ष्मी अब इस युद्ध में नष्ठ हो जायगी । कदाचित्‌ गरुड़ ही' आया हो, 
अन्यथा नागग-प्राश् कंसे छूटते ?  अवध्य ही गरुड़ ने मुझ पर'विजय्न पाई है। नहीं तो 
नर और वानरों में इतनी छावित कहाँ है ?' 


३४२ रंगन/थ एयायण 
५२, पधृम्राक्ष का युद्ध 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ उसने एक मत्त गज के हुंकार की भाँति लंबी साँस 
छोड़ी और धूम्राक्ष को आज्ञा दी कि तुम एक विशाल सेना लेकर शीघ्र राम-लक्ष्मण पर 
आक्रमण करो । तब दैत्यपति को प्रणाम करके बूम्राक्ष युद्ध के लिए चल पड़ा । उसकी 
सेना भी चारों ओर से चली । भेड़ियों तथा सिंहों के मुखवाले फुर्तीले घोड़ों से युक्त 
उसका रथ, कर्ण-पुटों को विदीर्ण करनेवाली तथा दिलज्ञाओं को कंपित करनेवाली भयंकर 
ध्वनि करता हुआ तथा अपनी' अनुपम दीप्ति फैलाता हुआ निकल पड़ा । भेरी, शंख, डंका, 
आदि विविध वाद्यों का निनाद करते हुए युद्ध के लिए आनेवाले धूम्राक्ष को कई दुश्शकुन 
दिखाई दिये । तब रथ के भागे जानेवाले राक्षस भयंकर गर्जन करके भयभीत हो निश्चेष्ट- 
से हो गये । इस पर भी विना रुके बड़ी तत्परता दिखाते हुए धूम्राक्ष ने समुद्र के समान 
विशाल वानर-सेना पर आक्रमण किया । असुर तथा वानर आकाश का स्पशे करनेवाले 
निनाद करते हुए आपस में जूक गये । दानव खड़ग फेंकते थे, तो वानर उन पर वृक्षों का 
प्रहार करते थे । राक्षस भाले भोंकते थे, तो वानर मुष्टियों से आघात करते थे । राक्षस 
हठ करके (वानरों पर) घोड़े दौड़ाते थे, तो वानर उन घोड़ों को अपने नखों से चीर 
डालते थे । दानव उन पर रथ चलाते थे, तो वानर उनको चूर-चूर कर देते थे । दानव 
भत्त गजों को उनसे टकराते थे, तो वानर क्रोध से उन्हें पृथ्वी' पर पटक देते थे । 


इस प्रकार, दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयंकर युद्ध होने लगा । वानर-वीर यम के 

सदृश् भयंकर आकार धारण करके असुरों को पैरों से कुचलकर, हाथियों को पृथ्वी पर 
रगड़कर मार डालते थे और उन्हीं (मृत) हाथियों को असुरों पर फेककर उनका दर्प-दलन 
कर देते थे । फिर, रथों के कूबर पकड़कर उन्हें (रथों को) आकाश में तेजी से घुमाकर 
पृथ्वी पर पटक देते थे और उन्हीं दूठ हुए रथों को उठाकर राक्षसों पर फेंककर उनको 
पृथ्वी पर गिरा देते थे । फिर, वानर घोड़ों के पैरों को पकड़कर ऊपर उठाते ओर उन्हें 
पृथ्वी, पर पटककर मार डालते, और उन्हीं मरे हुए घोड़ों को राक्षसों पर फेंककर उन्हें 
मार डालते थे । शात्र्‌ के पदचर सैनिकों पर पद-प्रहार करके उनकी पसलियों को चूर-चूर 
करके मार डालते थे और उनक वावों को राक्षस-सेना पर फेंककर उन्हें नीचे गिरा देते थे। 
वे राक्षस-सेना में घुस जाते और अपने भयंकर दाँतों से राक्षस-समूह को काटकर 
उन्हें तितर-बितर कर दंते, उनके अस्त्रों को तोड़ देते, कुहनियों से उनके मुखों पर प्रहार 
करते, नीचे गिराते और उनके गले घोंट देते । फिर, उनके पैरों को दबाकर अपने टखनों 
| से ऐसा प्रहार करते कि उनकी पसलियाँ चूर-चूर हो जातीं । फिर, वे कुछ राक्षसों के 
कंठ में अपनी प्‌ छों को फंदे की तरह डाल देते और उन्हें इस प्रकार कस देते कि बेचारे 
राक्षगों की पुतलियाँ घूम जातीं और वे जहाँ के तहाँ ढेर हो जाते । इस प्रकार, सारी 
युद्ध-भूमि राक्षसों के शवों से ऐसी पट गई कि पता नहीं लगता था कि यह सिर है, यह 
गाँख हैं, यह मृह हैँ, यह कान हैं, यह नाक है, यह कंधा है, ये हाथ हैं, यह शरीर है, 
यह कमर है, यह जाँच है, यह घुटना है और यह पैर है । मज्जा, मांस, भेजा, रक्त, 


हक. 


आँतें, हृड्डिडयाँ, चर्म तथा खोपड़ियों के तो ढेर ही लग गये थे । 


.... इुद्धकोंड 2 
तब धूम्राक्ष ने बड़े उपेक्षा-भाव से उस कपि-सेना पर आक्रमण किया और अपने 
प्रताप का प्रदर्शन करते हुए मुद्गरों के प्रहारों से वानरों के सिर विदीणं करते हुए, क्रोध 
से भाले चलाते हुए, विविध अस्त्रों से भयंकर युद्ध करने लगा । उसके भयंकर श्रहारों से 
कई वानर-सैनिक रक्त उगलते हुए गिर पड़े । कुछ घैर्य खोकर, उसके प्रहारों से अपने को 
बचाकर भागने लगे । यह देखकर हनुमान ने बड़े क्रोध से एक विश्ञाल पर्वेत उस राक्षस 
पर फेंका; लेकिन उसने अपनी गदा से उस पर्वत को रोककर अपने को बचा लिया; 
किन्तु वह पर्वत उसके रथ पर गिरा और रथ च्ूर-चूर हो गया । तब पवन-कुमार ने 
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तरु, शैल तथा पाषाणों के प्रहारों से राक्षसों के सिर 
ऐसे चूर-चूर करने लगा, जैसे यम समस्त ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करके चर-चर करता-हो । 
फिर, वह सिंह-सदुश पराक्रमी हनुमान एक पर्वत-श्लृंग को उठाकर धम्राक्ष की ओर बढ़ा । 
तब उसने लो, अब मरो' कहते हुए अपनी गदा हनुमान्‌ के सिर पर चलाई । किन्तु 
हेनूमानू ने उस धूम्राक्ष की शक्ति, शौर्य, क्रोध तथा साहस की उपेक्षा करते हुए, भयंकर 
गजन करक अपन हाथ के उस शल-शूंग को धममाक्ष पर ऐसा फेंका कि उस राक्षस के सिर 
के दो टुकड़े हो गये और वह ढेर होकर वहीं गिर गया । उस समय चारों ओर ऐसी 
ध्वनि फेल गई, मानों वज्ञपात होने से कई पहाड़ गिर रहे हों। धम्नाक्ष को इस प्रकार 
भर हुए दखकर हतशंष कुटिल राक्षस पवन-पुत्र के प्रताप से भयभीत हो उठे और शीघ्र 
ही लंका क ओर भागने लगे । उनके भागते समय पृथ्वी भी काँपने लगी । 


५१३. अकंपन का युद्ध 


.. धूज्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का हृदय क्रोध से जलने लगा । तब 
उसने देवताओं को कंपित करने की क्षमता रखनेवाले, दिव्यास्त्र शस्त्रों से संपन्न तथा 
दिव्य, रथ से विलसित अकंपन नामक राक्षस को, एक बड़ी सेना के साथ वानरों से यद्ध 
करन के लिए भेजा । प्रलय-काल के मेघ के समान आकारवाला वह राक्षस अपने आभषणों 
की दीप्ति तथा मणियों की कांति से सूर्य-मंडल के समान देदीप्यमान होते हुए स्वर्ण-रथ 
पर चढ़कर युद्ध के लिए चल पड़ा । उसके रथ की पताका ऐसे फहरने लगी, मानों कह 
रही' हो कि लो, अब अकंपन युद्ध करने आ गया है । राक्षस-वीरों के भयंकर हुंकारों तथा 
भरी, पटह आदि के निनादों के मध्य, अपने साथ असंख्य चतुरंमिणी सेना लिये हुए गगन को 
भी भेदनेवाले भयंकर गर्जन करते हुए, उसने वानर-सेना पर आक्रमण किया । दोनों पक्षों 
की सेनाएँ आपस में भिड़ गई और बड़ी भयंकर गति से युद्ध करने लगीं । उस घोर 
संग्राम के कारण उत्पन्न लाल घूलि सभी दिशाओं तथा आकाश में व्याप्त हो गई और 
कपि-सेना' तथा असुर-सेना के बीच अंधकार-सा छा गया ! 

उस समय कुछ सैनिक तो अपने पक्ष के लोगों को पहचान कर यद्ध करते थे। 
कुछ उनकी बं,ली तथा चेष्टाओं से उप्हें पराया सम्भाकर युद्ध करते थे और कुछ तो 
किसी प्रकार का विचार किये विना, जो कोई भी सामने पड़ जाता, उससे भयंकर गति से 
युद्ध करते जाते, थे,। वानरों के द्वारा फेंके जानेवाले वक्ष तथा पर्वत एवं दैत्यों के द्वारा 
चलाये जानवाल भयंकर शस्त्र चारों ओर फेलकर धूलि-रूपी तिमिर समुद्र में जलचरों के 
४७ 


रै० रंगना/थ राययशयण 


समान दीखते थे । राक्षसरों तथा वानरों के बड़े उत्साह से युद्ध करते समय, सैनिकों के 
शरीरों से उमड़नेवाली. रक्त-घाराओं के कारण सारी पृथ्वी की धूलि सिंच गई । युद्ध 
में वानरों का युद्ध, दुस्सह होते देखकर अकंपन अग्नि के समान कऋ्रुंद्ध हुआ | तब धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बड़े उत्साह से उस महाबली ने अपने सारथी से, कहा--वानर-सेना वृक्षों तथा 
पव॑तों की सहायता से राक्षस-समूह को नष्ट कर रही है । श्ञीघ्र ही मेरा रथ उनकी ओर ले चलो ।' 


उसका सारथी रथ को उसी ओर ले गया । अकंपन ने उस वानर-सेना पर अपने 
तीक्ष्ण बाणों की वृष्टि-सी कर दी, तो सभी वानर घैर्म खोकर निःचेष्ट-से हो गये । तब 
हनुमान्‌ ने बड़े साहस के साथ उस राक्षस का सामना किया । तब उसके साथ वानरों ने 
भी दानव-सेना पर आक्रमण किया । अकंपन अपनी अद्वितीय वीरता का परिचथ देते हुए, 
भयंकर गजेन-रूपी निर्धोष करते हुए, मेरु पर्वत के समान आकारवाले पवन-युत्र पर प्रलय- 
काल के मेघ की भाँति शर-वृष्टि करने लगा । किन्तु हनुमान्‌ ने उनकी उपेक्षा करके अट्टृहास 
किया और प्रलय-काल के रुद्र के समान अपनी कऋुद्ध दृष्टियों से रौद्र रस उभलते हुए, निर्भय 
हो एक विशाल पर्वत को समूल उखाड़कर उसे अकंपन पर ऐसा फेंका, जैसे इन्द्र ने नमुचि 
पर वज्चञ गिरा दिया था; पर उस दानव ने उस पहाड़ को अद्ध-चद्धास्त्र से चुर-चूर 
कर दिया । तब. हनुमान्‌ और भी उद्धत हो, अपनी महनीय हाक्ति को प्रकट करते हुए 
तथा आँखों से स्फुलिगों को गिराते हुए शीघ्रता से एक दूसरा पर्वत उखाड़कर ले आया 
और भयंकर गर्जन करके उसे बड़ी करता से उस राक्षस पर फेंका । किन्तु, राक्षस ने शीघ्र 
ही उस पव॑त के ट्कड़े-टुकड़े कर दियें। इस पर मारुति और भी क्रुढ्ध हो उठा और बड़े 
वेग से एक पर्वताकार वृक्ष को उखाड़ा और अपने पैरों के आधात से पृथ्वी को कँपाते 
हुए स्फुलिमों से यकक्‍तः आँखों से उस वृक्ष को घुमाकर अन्य वृक्षों को तोड़ते हुए देत्य-समूह 
पर पिल पड़ा । उसने रथिको को मार डाला, रथो तथा उसके अदवों को मिट्टी में मिला 
दिया, तथा राक्षसों का संहार कर दिया | फिर हाथियों के समूह पर आक्रमण करके, 
उनके दाँतों, हड्डियों, उनके कुंभों पर बैठे महावतो, उनके अंकुशो, उनकी घंटियों तथा आभूषणों 
आदि को क्र-च्र करके एक पिड-जैसा बना दिया और कुछ हाथियों को चूर-चूर 
करके मिट्टी में मिला, दिया । उसके पद्चात्‌ उसने घुड़सवारों के साथ छोड़ों को मार 
डाला और पदचर सेना को दल दिया । यम के समान अत्यधिक भयंकर गति से युद्ध 
करनेवाले हनुमान्‌ को. देखकर अकंपन मन-ही-मन बहुत कुद्ध 'हुआ । उसने एफ साथ 
चौंदह तीत्र बाणो को चलाकर (हनुमान्‌ के) हाथ में रहनेवाले अद्वकर्ण, दुक्ष के टुकड़े 
टुकड़े कर दिये और अत्यंत हर्ष से सिंहनाद किया । हनुमान्‌ के हारीर से रक्‍त"धाराएँ 
छुटने लगीं और तब वह पृष्पित अक्योक के समान दीखने लगा । फिर, हनुमान्‌ ने सहज हीः 
एक और वक्ष को' उखाड़ लिया और उससे अकंपन के सिर पर प्रहार किया । उस राक्षस 
का सिर विदीर्ण हो गया और उसने एक पर्वत के समान पृथ्वी पर गिरुकर अपने प्राण 
छोड़ दिये ।॥ उसके गिरते ही वानरों के तीद्षण प्रहारों को सहना असंभव जानकर तथा' 
हनुमान को समक्ष देखकर सभी राक्षस-वीर भयभीत होः गये और प्राण लेक़र लंका: की: 
ओर भा गये ।॥ सभी वानर-थीर हनुमान के साहस की प्रशंसा करने लगे ॥ 


खुद्धकांड, ३९९ 
५४७, महाकाय का युद्ध 


शत्रुओं के हाथ में अकंपन को मरा हुआ जानकर दशकंठ बहुत खिन्च हुआ और 
उसने महाकाय को बुलाकर कहा--अपने शौय॑ को प्रकट करते हुए नरों तथा वानरों का 
संहार करो। तब वह पराक्रमी शीघ्र युद्ध की सज्जा से सज्जित हो, रमणीय मयूर-ध्वजा 
से अलंकृत, भणियों की प्रभा से विलसित रास्त्रास्त्रों से परिपूर्ण तथा पिशाच-मुखवाले गधे 
ज़ुले हुए रथ पर बैठकर, दक्षिण द्वार से बड़े वेग के -साथ निकला । उसके साथ ही विविध 
शस्त्रास्त्रो से युक्त उसकी सेना, भेरी, डंका तथा तुरहियों का गंभीर शब्द करती हुई चलने लगी | 
उस समय उनपर हड्डियों की वर्षा हुई, बबिजलियाँ गिरी; छत्र तथा ध्यजाएँ टूटकर 
गिर पड़ी । किन्तु, महाकाय इन अपशकुनों की उपेक्षा कश्ते हुए आगे बढ़ा और बड़ी करता 
से वानर-सेना पर आक्रमण किया । तब वानर भी उन पर तरु-शैल-सम्‌ह की वर्षा करते 
हुए उनसे भिड़ गये । 

दानव उस वानर-सेना प्रर अपना पराक्रम दिखाने लगे । उन्होंने अत्यंत चंचल गति 
से कप्रि-पेम। के सध्य रथ चलाये, गज-समह को वानर-सेना से ठकरा दिया, अधयों को 
उनके ऊपर चलाया और पदाति-सेना उनपर टूट पड़ी । फिर, उन्होंने वानर-सैनिकों को 
अपने करवालों से काठते हुए गदा के प्रहारों से उन्हें व्याकुल करते हुए, भालों से बेधते 
हुए, शूलों से त्रीरते हुए, लाठियों से प्रीटते हुए, बरक्ियों से भोंकते हुए, शरखृष्टि करते 
हुए, चक्रों को चलाते हुए, परशुओं से काठते हुए अत्यंत क्रोध के साथ अपने मुदगरों के 
प्रहार से वानरों को दण्ड देने लगे । इधर ब्रानर भी उन वीर राक्षसों पर शैल-वक्षों की 
वर्षा करने लगे । उस घोर युद्ध के कारण धूलि उड़कर रवि-मंडल तक व्याप्त हो गई । 
उस धूलि के कारण अविरत युद्ध करनेवाली दोनों पक्षों की सेनाएँ एक दूसरे को नहीं 
देख पाली थीं । भयंकर राक्षस लगातार अपने ऊपर गिरनेवाले तरु-शैनों को लक्ष्य करके 
असंख्य ब्राण चलाकर आकाश को ढ़क देते थे | वानर-बीर राक्षसों के चलाये हुए शस्त्र, 
बाण तथा लाठियों को अपनी' क्षोर आते देखकर उत्तको लक्ष्य करके, पत्रंतों .तथा वृक्षों को 
फेंकते थे | युद्ध-भूमि में उड़नेबाली धूलि उनके कर्णपुटों में भी भर गई थी और उनको 
इसका पता नहीं चलता था कि कौन राक्षस है, और कौन वानर हैं। जो कोई उनके 
समक्ष पड़ जाता था, वें उस पर प्रहार करके उसको मार डालते थे । दनुजों के शरीर से 
बहनेबाले रक्त, नदियों के समान बहकर धूलि को भिगो देता था । घूलि-जनित अंधकार 
के व्याप्त रहने पर भी दानवों को अपने द्वीप्त तेज से युद्ध करते देखकर, देवता भी आश्चय्ये- 
चकित हो गये । तब दौैत्यों के प्रताप से नष्ट-अ्रष्ट हो वानर भयभीत हो गये और युद्ध- 
भूमि से भागने लगे । 

उन्हें भागते हुए देखकर अंगद ने क्रहा--हें कपियों, मेरे रहते हुए तुम ऐसे क्‍यों 
भागे जा रहें हो ” इस प्रकार के उत्साहपूर्ण बचनों से अंगद ने उनको घैयें द्रेंकर फिर 
उन्हें युद्ध में प्रवत्त किया । वह स्वयं एक महापर्वत को उठाकर राक्षस-सेना पर आक्रमण 
करने 'लगा । उसके पीछे भयंकर गजन करते हुए वानर-वीर भी चल पड़े । अंगद ने कृद्ध 
होकर पत्रंतीं तथा बुक्षों को राक्षसों की सेना पर फ्रेंका । वहू बायें हाथ से राक्षसों को 


क्ृ 


३९१६ _ एंगनाथ रायायण 


नीचे गिराकर उन पर मष्टियों से प्रहार करता, हाथों से पीठता, कुहनियों से उनके मुह 
पर प्रहार करके फोड़ देता और उनके शास्त्रास्त्रों को चूर-चूर कर दंता । अंगद के सामने 
क्रर राक्षत ठिक न सके । वे विवश हो चारों दिशाओं में भागने लगें । 


५४. अंगद के द्वारा महाकांय का संहार 


इस प्रकार, भागनेवाले राक्षसों को मतिमान्‌ रुधिराशन, वच्ञनाभ, कालदंष्टू, काल- 
कल्प, वपाश, शतमाय, धृम्र तथा .दुर्धर नामक महाकाय के प्रख्यात मंत्रियों वें रोका, और 
अपने समस्त पराक्रम को प्रकट करते हुए वानर-सेना को पीड़ित करने लगे । यह देखकर 
पनस, मेघपुष्पक, गवाक्ष, ऋषभ, गज, क्रोधन, शतबली तथा तार नामक श्रेष्ठ वानर उन 
राक्षस-वीरों के सम्मुख आकर युद्ध करने लगे । उस समय रुधिराशन नें क्रोधोन्‍्मत्त हो 
गवाक्ष पर असंख्य बाण चलाये, तो गवाक्ष ने बड़े वेग से वृक्ष तथा पर्वेतों को उस पर 
फेंका; पर रुघिराशन ने उन्हें बीच में ही चूर-चूर कर दिया और गवाक्ष पर ऐसा प्रहार 
किया कि गवाक्ष मूच्छित होकर गिर पड़ा। गवाक्ष को मूच्छित होतें देखकर तार ने क्रोध से 
एक विश्ञाल साल-वृक्ष को उखाड़कर रुधिराशन के रथ पर फेंका । किन्तु, रुधिराशन ने 
उस्त वृक्ष को बीच में ही चर-चूर करके दस बाण चलाकर तार को गिरा दिया। उसके 
पश्चात्‌ वह प्रलय-काल के यम के समान बड़ा ही उग्र रूप धारण करके कपि-सेना पर टूट पड़ा । 
इतने में गवाक्ष तथा तार सचेत हुए और चारों ओर दृष्टि दोौड़ाकर देखा । फिर, 
गवाक्ष ने यम के समान भयंकर रूप धारण करके एक गदा से झरुघधिराशन के सिर पर 
प्रहार किया, तो वह राक्षस विकृतांग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर 
को छोड़कर उड़ गये । 


वज्नाभ नामक राक्षस उद्धत होकर पृथु पर कई बाण चलाये, तो पृथु ने उस राक्षस 
पर एक पर्वत फेंका; किन्तु उस राक्षस ने उसके दस टुकड़े कर दिये। तब कोधोन्मत्त हो 
पृथु ने बड़े वेग से उसके रथ पर आक्रमण किया, उसके धनुष को खंडित किया, घोड़ों 
को मार डाला, रथ को चूर-चूर कर दिया और अपने अनुपम बाहु-बल से उसकी टाँयें 


बिक 


पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बड़े वेग से उसे घ॒माकर पृथ्वी पर पटककर सिह-गर्जन 
किया । 


इसके पदचात्‌ कालदंष्ट ने ऋषभ पर अपने उदहण्ड मत्त गज को चलाया। सामने से 
आनेवाले उस हाथी के मार्ग से विचलित न होकर ऋषभ आंकाश की ओर उछला 
और एक साथ दोनों पैरों से उस हाथी के कुंभ-स्थल पर प्रहार किया, तो वह हाथी 
विंघाड़ता हुआ बहुत दूर पीछे हट गया । किन्तु, ऋषभ ने इससे संतुष्ट नहीं होकर, उसका 
पीछा किया और उसके दाँतों को उखाड़कर उसी से उस पर प्रह्र करके उसे मार डाला। 
फिर, अपना शौयें प्रकट करते हुए उसने कालद॑ंष्ट्र की ठाँगों को पड़कर उसे नीचे पटक 
दिया और उसका वध कर दिया । असरों की सेना में हाहाकार मच गया और वानर-सेना 
दर्ष से हुंकार करते लगी । तब कालकल्प ने पनस से भिड़कर उस पर अग्निकल्प-बाण 
चलाया, तो पनस कालकल्प के रथ पर कद गया और पहले उसके अदृवों को कुचल दिया, 


फिर पदाघात से सारथी को गिराकर रथ को बूर-चूर कर दिया । उसके पश्चात्‌ उसने 


खुद्धकांड 322७ 


उस राक्षस के जबड़े पर ऐसा घूसा मारा कि वह राक्षस छटपटाकर गिर पड़ा, उसके दाँत 
टूट गये और रक्त उगलते हुए वह मर गया। सभी राक्षस आइचये-चकित हो गये । 


इसके पदचात्‌ वपषाश नामक राक्षस ने कपियों पर आक्रमण किया और उनको 
जजरित करने लगा । तब गज ने उस पर ऐसी बाण-वृष्टि की कि सारा आकाआ' बाणों से 
आच्छादित हो गया । किन्तु, वपाश ने उन सब बाणों को बीच में ही काट डाला और 
गज का वध करने के लिए अग्नि-सम सात बाण उस पर चलाये और इससे संतुष्ट न होकर 
फिर उस पर पच्चीस बाण चलाये और उसके परचात्‌ एक सौ ऐसे बाण चलाये, जो उसके 
शरीर को पार कर गये । उन बाणों से गज अत्यधिक पीड़ित हुआ और बवपाश के रथ 
को चूर-चूर करते हुए उस पर आक्रमण किया और गरुड़ पक्षी जिस प्रकार किसी कंगूरे 
को नीचे गिरा देता है, वैसे ही उसका सिर धड़ से नीचे गिरा दिया । इस पर कुद्ध 
होकर घृम्र तथा दुर्धर नामक राक्षसों ने भयंकर अस्थत्रों के प्रयोग से वानरों को पीड़ित करते 
हुए उनके पैर उखाड़ दिये। तब क्रोधन तथा मेघपुष्प नामक वीर वानरों ने उनके रघथों 
पर कूदकर अपने करतलों से उनके मस्तक पर प्रहार किया और युद्ध करके उन्हें मार डाला । 
उनको आहत देखकर सभी राक्षस भयभीत हो तुरंत भाग खड़े हुए । 


इस प्रकार राक्षसों को भागते हुए देखकर शतमाय अपनी' शक्ति का प्रदशेन 
करते हुए गज से भिड़ गया । तब गज ने एक लट्टू लेकर उसका सामना किया । इतने में 
बड़े वेंग से ऋषभ, शतबली, पनस, गवाक्ष तथा अंगद एक साथ उस पर वृक्षों तथा पव॑तों 
की अविरत वृष्टि करने लगें; किन्तु छशातमाय ने शर, तोमर, भालें, चक्र, गदा, 
खड्ग आदि श्रेष्ठ शास्त्रों की वर्षा करके वीरों को क्रूर गति से त्रस्त कर दिया । उसके 
हाथों से यों पीड़ित होकर वानर-नायक रोषोद्वीप्त हो शतभाय पर पिल पड़े । गवाक्ष ने 
उसके रथ के घोड़ों को मार डाला, अंगद ने उसका 'ंडा काट डाला, पनस ने उसके 
रथ को पैरों तले कुचल डाला, ऋषभ ने सारथी को मार डाला और नल ने उसके शस्त्रास्त्रीं 
को काट डाला और शतबली' ने अपनी मुष्टियों से उस पर प्रहार किया । किस्तु, 
दतमाय ने उन मुष्टि के आधघातों की उपेक्षा करके तलवार और ढाल लेकर गरुड़ के 
समान बड़े लाघव से आकाश की ओर उछला । तब बड़ी तत्परता के साथ (युद्ध-भूमि में) 
पड़ें हुए खड़ग, ढाल आदि लेकर शतबली भी उसके पीछे आकाश की ओर उछला .। 
आकाश में वे दोनों भेरंड पक्षियों (दो सिरवाले पक्षी) के समान एक दूसरे पर वार 
करने लगे । वे कभी पैतरें बदलते, कभी निकट आते, फिर शीघ्र ही दूर हट जाते; कभी 
गिरतें तो कभी उठते और एक दूसरे को गिराने की चेप्टा करते हुए लड़ने लगे | तब 
शतमाय ने अपने खडग को चमकाकर शतबली के विज्ञाल वक्ष पर प्रहार किया; किन्तु 
शतबली ने अपनी ढाल को आगे करके उस वार से अपने को बचा लिया और अपने 
ती4्षण कंपाण से शतमाय की जाँघों को काट डाला, तो वह राक्षस सिर के बल पृथ्वी पर, 
गिर पड़ा और उसका सिर पर्वत-शिखर के समान छिन्न-भिन्न होकर छितरा गया। 


दतमाय की मृत्यु को देखकर हतबली के साथ सभी वानरों ने हे का गंभीर 
निनाद किया । ह 


डर रंगनाथ एयायण 


तव महानाद ने अपने धनृष के टंकार से पृथ्वी' तश्रा आकाश को कॉपाते हुए अपना 
रथ अंगद की ओर दौड़ाया और अंगद पर तीन पैनें बाण चलाये । तब कपिराज अंगद 
बड़े क्रोध से उससे भिड़ गया और एक योजनाकार पर्वत को उसके रथ पर फेंका । किन्तु, 
उस राक्षस ने बड़े वेग से अपनी ग्रदा से उस पर्वत को बीच में ही चूर-चूर कर दिया | 
तब बालिस्पुत्र क्रुद्ध होकर सहज ही उसके रथ पर कद गया और अपनी अनुपम शक्ति से 
उसका धनुष लोड़ डाला; उसे रथ पर गिराकर उसके वक्ष को ऐसे दक्षाया कि उसको 
आँखें निकल आईं और वह हाँफने लगा । फिर, अंगद ने उसके कंठ को मरोड्कर उसे 
काट डाला और रकक्‍्त-सिक्तत मुंड को पृथ्वी! पर गिरा द्विया । 


अपने अनुज को मृत देखकर महाकाय अपार शोक से पीड़ित हो, भयंकर ध्वनि से 
हाहाकार करते हुए, अपनी कांति-किरणों को चारों ओर विकीर्ण करनेवाले अपने महान्‌ रथ 
पर बैठे उद्धत सिंह के समान झूमने हुए निकला । उससे क्रर ब्राण चलाते हुए बानरों पर आक्रमण 
किया और कई वानरों को पृथ्वी पर गिरा दिया । उसके समक्ष खड़े रहने में असमर्थ हो 
वानर-सेता हनुमान्‌ की ओट में चली गई। तब नहाकाय ने अपने सारथी से. कहा-«- 
अब मेरे समक्ष खड़े होकर यूद्ध करने की क्षमता रखनेवाला कोई नहीं है | तुम रथ को 
सीथे राम के निकट ले चलो ।” तब उसने घोड़ों के रास ढीले किये और वेग से रथ 
को राम की ओर चलाया । रथ की' क्रूर गति क्रे समक्ष खड़े होने में असमर्थ हो वानर- 
सेना भागने लगी । तब महाकाय ऊँचे स्वर में कहने लगा--हे वानरो, तुम क्यों भयभीत 
हो रहे हो ? मेरा कोध केवल उस राजकुमार पर है, जिसने शिव-धनुष का भंग करके 
सीता के साथ विवाह किया है । जिसने परशुराम का गर्व-भंग किया है, वही मेरे जोड़ 
का है, अन्य कोई नहीं । जिसने युद्ध में खर का वध किया था, उसी पर मेरा बाण 
चलेगा, दूसरों पर नहीं । जिसने अपने बाण के अग्र भाग के समक्ष समुद्र को आने के 
लिए विवश किया था, केवल उसीसे मैं युद्ध करूँगा, दूसरों से नहीं । में त्रिभुवन को 
अपने शोर से दीप्त करनेवाले, कैलास पर्वत को उठानेवाले रावण का पुत्र हूँ; इन्द्रजीत 
का भाई हूँ; मेरा नाम महाकाय है । में अब युद्ध करने के निमित्त आया हूँ ।' 


तब श्रंगद ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा--हे महाकाय, युद्ध-भूमि में ऐसा प्रलाप 


चर 
किक. 


क्यों कर रहे हो ? तुम्हारे पिता ने कैलास पर्वत को उठाया था, इसलिए हम दोनों में 
युद्ध होना उचित हैं । इसके लिए त राम की आवश्यकता है, न अन्य कपिजवीरों की । | 
इतना कहकर उसने एक विशाल वक्ष से उस पर प्रहार किया, तो महाकाय में अपने दारुण 
दरों से अंगद का शरीर ढक-सा दिया । इसके पश्चात्‌ महाकाय ने बड़े क्रोध से अंगद पर 
अपनी' गद्गा से प्रहार किया, तो अंगद विवश होकर गिर पड़ा । उसको गिरते हुए देखकर 
सभ्री दैत्यों ने सब्नस्त पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए सिहनाद किया और सभी वानर-वौरीं ने 
एक साथ महाकाय पर आक्रमण किया और डस पर शिलाओं तथा बुक्षों कौ फेंकर्से लगे; 
किन्तु महाकाय ने अपने बाणों से उन शिलाओं तथा व॒क्षों कौ खंडित कर दिया | फिर, 
उसते गवाक्ष पर दस बाण, पृश्र॒ पर पाँच बाण, महाबली गज पर सौ बाण, झतबली' पर तीस 
बाण, ऋषभ पर अस्सी बाण, क्रोधन और मेधपुष्पक पर साठ बाण चलाकर उनका दर्पदलन किया । 


स्द्धकांड ३१६ 


इतने में मूच्छित अंगद ने आँखें खोलीं । अपने मुह से बहनेवाले रक्त को बार- 
बार पोंछते हुए, एक विशाल ग़दा लिये हुए वह उस महाकाय के रथ पर कूद पड़ा और 
अपनी उहृण्ड शक्ति को प्रकट करते हुए उसके सारथी को मार डाला । फिर, उसके धनुष 
के खंड-खंड कर दिये, सभी अइ्बों को मार गिराया और उसके परचात्‌ उस राक्षस-वीर 
पर गदा का ऐसा प्रहार किया कि महाकाय का मुकूठ पृथ्वी पर लोटने लगा । तब 
महाकाय भी रथ से नीचे उतरकर भयंकर गदा से अंगद पर प्रहार किया; किनन्‍्त अंगद ने 
प्रतिघात किया । महाकाय ने अंगद का वार बचाकर उद्धत गति से अंगद के सिर पर 
गदा-दंड से प्रहार किया । उस प्रहार के कारण अंगद के सिर से रक्त फूट निकला । 
किन्तु, अंगद ने बिना घैर्य खोये, अपनी गदा से महाकाय पर ऐसा प्रकार किया कि महाकाय 
का सिर फूट गया । तब भी महाकाय ने भयंकर आघात करके उसे रक्‍त की बाढ़ में 
ऐसा डुबोया, मानों उसने सोच लिया कि इसके पिता ने मेरे पिता को एक सहख 
बार समुद्र में डुबोया था. और उसका प्रतिशोध मुझे लेना चाहिए । इस प्रकार, इन्द्र का 
पोता तथा महाकाय दोनों भयंकर युद्ध करते हुए रक्‍्त-सिक्‍त होकर ऐसे दीखने लगे, मानों 
रक्‍त-वर्ण की नदियों से विलसित दो महापर्वत हों । दोनों की गदाओं के आपस में 
टकराकर छिल्न-भिन्न होने से, वे दोनों वीर इस प्रकार मल्लयुद्ध करने लगे, जैसे पूर्वकाल में 
इन्द्र तथा बल नामक राक्षस ने आपस में दूंद्-युद्ध किया था । उनके पदाघात से घूलि 
उड़-उड़कर आकाश्ष में व्याप्त हो गई। वे वालिनसुग्रीव के. दूंद्र-युद्ध का स्मरण दिलाते हुए 
परस्पर ऐसे भिड़ मये थे कि मालूम नहीं होता था कि यह वानर है, और यह राक्षस है। 


से 
के 


तब सभी वानर अंगद को उत्साह देते हुए कहने लगे--हे वीर, इंस दुष्ट राक्षस 
की उपेक्षा क्‍यों करते हो ? तुम वालि के पुत्र हो । वालि के समान तुम्हारा बाहुबल भी 
श्रेष्ठ है । जब कालि ने दुंदुभी से युद्ध किया था, तब उसने दुंदुभी को इतनी देर तक 
ठहरने नहीं दिया था । तुम अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके इस देकताओं के शत्रु का 
संहार शीक्र कर डालो ४ इस प्रकार, जब वानरों ने उत्साहबद्धक जय-निनाद किया, तब 
अंगद. ने उस राक्षस, पर अपनी मुष्टि से तीब्र प्रहार किया । वह उस आधात से चकराकर 
' पृथ्वी पर मिर पड़ा | पृथ्वी पर गिरे हुए उस राक्षस के वक्ष को पैरों से दबाकर अंगद ने 
उसका कंठ मरोड़कर सिर को धड़ से अलमः कर दिया और उसे ऊपर उछालक़र विजय- 
गर्जन किया । अंगद को देखकर सभी वानरों ने विपुल हर्ष-नाद किया । यह देखकर सभी 
दानव तितर-बितर हो गये । कुछ समुद्र में कद पड़े, कुछ लंका में घुस गये और शेष 
राक्षस चारों दिशाओं में भाग गये । सभी वानरों ने अंगद की प्रशंसा की और उसे सीता- 
पति के समक्ष ले जाकर सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया । रघपति यह समाचार सुनकर 
अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े हर्ष से हृदय से लगाकर और कृपा-पूर्ण दृष्टि से देखकर मंदहास' 
करने लगे । 

हतशेष राक्षसों ने जब यह वृत्तांत रावण को सुनाया, तब राक्षस-कुलाघीश ने बड़ी. 
प्रीति से मृत महाकाय का स्मरण किया । वह दुःख से, आँखों में आँसू भरे, सिर भुकाये 
खड़ा. रहा. और फिर संभ्रमचित्त, से अंतःपुर में चला गया । रात-भर चिता में निमग्न 


३२० रंगनाथ एा््/यण 


रहने से वह सो भी नहीं सका । प्रातःकाल होते ही वह अपने सामंतों के साथ, अपने 
उज्ज्वल रथ पर बैठकर अंतःपुर से निकला और दुर्ग के स्तूप पर चढ़कर अपने विशाल 
दुर्ग को ध्यान से देखा । फिर, वहाँ के सैनिकों के शिविरों का निरीक्षण किया ओर दुर्ग 
की रक्षा के लिए और अधिक सैनिकों को नियुक्त किया । उसके पश्चात्‌ रावण ने प्रहस्त 
से कहा--यह प्रसिद्ध दुर्ग अभेद्य है। यह किसी भी पराक्रमी शत्रु के वश में आनेवाला 
नहीं है । आज वानर-समह ने इसे भेद डाला है, यह देखकर मुझे आइचर्य हो रहा हूँ । 
इतना ही नहीं, श्रीराम के बाहुबल का विक्रम दुर्वार प्रतीत हो रहा है । युद्ध करने योग्य 
या तो तुम हो, या मै हूँ या मेरा भाई कुंभकर्ण है । निद्रा में मस्त हो, मेरा भाई जाग 
नहीं रहा हूँ । इसलिए या तो तुम युद्ध करने के लिए जाओ या म॑ं जाऊ ॥ 

तब प्रहस्त ने राक्षसेश्वर से कहा--हे देव, में अभी जाता हूँ और ज्रन नरों का 
ऐसा संहार करता हूँ कि देवता भी मेरे बाहुबल की प्रशंसा करेगे । में अपने प्रताप का 
ऐसा प्रदर्शन करूँगा कि भूत, प्रेत तथा डाकिनी छककर रकक्‍त-पान करेंगे और मोद-मग्न 
होकर क़ह उठेंगे, 'लो देखो, प्रहस्त उन बन्दरों की कैसी दुर्गति कर रहा है ।' आपने 
मुझे युद्ध में जाने का आदेश दिया, तो ऐसे समय में, मेरा आपको हितोपदेश देना उचित 
तो नहीं है । फिर भी, एक बात सुन लीजिए। मेरा विचार है यह कार्य आपके लिए 
उचित नहीं है । अब आप मानें या, न मानें । आप स्वयं विचार करके देख लें। में 
आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता । पहले आपने अपने बुद्धिमान्‌ मंत्रियों के हित-वचन 
नही सुने । अब तो सुनिए और सीता को भूपाल के पास पहुँचा दीजिए। यह युद्ध 
अनावइ्यक हूँ ।” 

१६. प्रहस्त का सुद्ध 

इतना कहने के पद्चात्‌ प्रहस्त रावण की आज्ञा लेकर युद्ध के लिए रवाना हुआ । 
उसने अपने वेत्रधरों 'को भेजकर अपनी चतुरंगिणी सेना को एकत्रित किया और मणिमय 
किकिणी' के रणन से मुखरित होनेवाले ऐसे रथ पर सवार होकर चला, जिसका मेघ- 
समान घोष तवतक सुनाई पड़तेवाला' था, जबतक वानरों के श्रेष्ठ अंगों के पवन उसका 
स्पशे ' नहीं 'करे, और जिसके ऊपर की सपं-ध्वजा तबतक लहरानेवाली थी, जबतक 
वानर-रूपी गरुड़ उस पर उतर नहीं आवे । उसके निकलते समय तुरहियों की जो ध्वरत्ति हुई, 
उससे दिशाएँ चक्कर काटने लगीं, आकाश विचलित हो गया, नक्षत्र दूटकर गिरे और 
वसुंधरा विदीर्ण-सी हो गई । इस प्रकार, प्रहस्त पूर्व के द्वार से .कालांतक के समान युद्ध. 
करने. के. लिए निकला ॥ 

देत्यों के सिंह-गर्जनों के साथ निकलनेवाले प्रहस्त की उम्र मृत्ति को देखकर राम- 
चन्द्र आश्चर्य करने लगे और उसे विभीषण 'को दिखाकर बोले, --हें विभीषण, तेज, बल, 
तथा शौर्य से विलसित होनेवाले इस राक्षस-नेता का नाम क्‍या है ? विपुल साहस के 
साथ उसका वानरों पर आक्रमण करना देखकर मुझे आइचर्य होता है ।' 

तब विभीषण ने कहा--हे देव, यह रावण की समस्त सेना का सेनापति है । 
इसकी ' अपनी “सेना रावण की सेना की. तीन चौथाई हैँ । अपने साहस “के 'लिए तीनों: 


| 


सुद्धकाड ३२ 


लोकों में यह प्रश्यात है । यह अत्यधिक बलवान है तथा रावण का मामा लगता है । 
यह महान पराक्रमी. है और इसका नाम प्रहस्त (रावण के द्वारा) चन्द्रशेतर के मित्र 
(कुबेर) के सामंत को - पराजित होते समय इसने मणिभद्र को परास्त किया था | है रवि- 
कुलोत्तम, इसके साथ वानर-नायकों को घोर युद्ध करना होगा ।' 

इस प्रकार विभीषण के कहते समय ही वानर-वीर पर्वतों तथा वल्लों. को उठाये 
सिहनाद करते हुए दानवों का सामना करने लगे । असुर-संता थे भी भयंकर गर्जन करते 
हुए वानरों पर आक्रमण किया । प्रलव-काल की अग्नि तथा वंडवानल आपस में कभी 
संघर्ष नहीं करते; पृथ्वी और आकाश का एक दूसरे से टकराकर चूर-चूर होना संभव 
नहीं; भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्हों का आपस में टकराना संभव नहीं । यदि ऐसा कभी' हुआ 
होता, तो इन राक्षस तथा वानर-सेनाओं के युद्ध की उपमा उनसे दी जा सकती' थी' । 
राक्षस अग्नि-सम बाण-समृह को वानरों पर चलाते थे । कुछ राक्षस खड़ग, गदा, भाले, 
मूसल तथा भयंकर चक्र आदि शास्त्रों को भी चलाते थे। तब वानर-सेना राक्षसों 
पर बड़े वेग से वक्षों तथा पर्वतों को फेंकती थी । इस घोर युद्ध में पृथ्वी पर लुढ़कने- 
वाले सिर, विदीण होनेवाले वक्ष, च्र-चूर होनेवाले कंधे, बाहर निकल पड़नेवाली आँतें, 
फूटनेवाले सिर, दूठनेवाली पसलियाँ, उमड़नेवाला रक्त, छितरानेवाला भेजा, छिल्न-भिन्न 
होनेवाले पैर, उछलकर गिरनेवाले हाथ, पिंडाकृति धारण कर सड़नेवाले शव, आधो 
कटकर गिरे हुए दारीर, घूम जानेवाली पुतलियाँ, ये सब अत्यंत भयंकर दीखने लगे । 
युद्ध-भूमि में राक्षण। और वानर निर्भय होकर बड़े उत्साह से लड़ते थे । सहसा कपि- 
वीरों ने राक्षसों पर बड़ा भयंकर धावा बोल दिया । द्विविद ने नरांतक पर एक पवत* 
शिखर उठाकर फेंका । तार ने एक वट-वृक्ष को वेग से चलाकर कुंभ हनु को गिरा दिया। 
जांबवान्‌ ने महानद पर एक विद्याल पर्वत को गिरा दिया । दुर्मुख ने समुन्नतं को एक 


विशाल वृक्ष से मार गिराया । 


। 


इस प्रकार, राक्षसों को वानरों के प्रहारों से बुरी तरह मरते हुए देखकर प्रहस्त ने 
अपने प्रमुख साथियों की' मृत्यु निश्चित जान और अत्यंत कुद्ध होकर अपने रथ को विचित्र 
वेग से चलाकर एक-एक प्रहार से एक साथ दस, बीस, तीस तथा चालीस वानरों का संहार 
किया । तब वानर भी पर्वतों तथा वृक्षों को गिराकर प्रहस्त की सेता का नाश करने लगे। 
रक्त की' नदियाँ उमड़-उड़कर आकाश का स्पर्श करती हुई-सी बहने लगीं; रक्त की उस 
धारा में ही जहाँ-तहाँ वानर तथा असुर घोर गर्जन करते हुए युद्ध करते थे । उनके 
पराक्रम को देखकर देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगें । 

तब प्रहस्त कालांतक के समान अपने अद्वितीय प्रताप का प्रदर्शन करते हुए वानरों 
के करों तथा चरणों को काटते हुए, उनके वक्षःस्थलों को विदीर्ण करते हुए, सिर तथा 
बाहुओं को पृथ्वी पर गिराते हुए, हड्डियों तथा दाँतों को च्र-चूर करते हुए, चक्रों से खंड- 
खंड करके, अंकुझों से चींरकर, भालों से चुभोकर, विशाल पाशों से बाँधकर, परशु से 
काटकर; शूलों को भौंककरें वरछियों से उछालकर तथा शक्तियों से पीटकर वानरों के मांस 
तथा भेजा के ढेर-सा लगा दिया और अपनी शर-वुष्ठि से वानरों को मारकर सभी भूतों 

४१ 





इस रंगन/थ एंग्पायैएी 


को बलि चढ़ाई । इस प्रकार, प्रहस्त ने अपने दुर्वार विक्रम से बानरों का संहार करने मेँ 
सफल होकर सभी दिशाओं को विदीर्ण करते हुए भयंकर गर्जन किया । 
५७, नील के द्वारा प्रहंस्त का वध 

वानर-सेना को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर, उद्भट-रण-कुशल नील भयंकर 
हुंकार करते हुए प्रहस्त पर॑ आर्क्रण करने के लिए ऐसी अद्भुत गति से चला कि सारी 
पृथ्वी काँप गई । उसने एक विश्ञाल वक्ष को उखाड़ लिया और सहज ही उस राक्षस 
के रथ पर जा चढ़ा । उसंने सारथी को मार डाला, अइ्वों का नाई कर दिया, और 
देखते-देखते प्रहस्त के धनुष को खंडित कर दिया । तब भयंकर गर्जन करते हुए प्रहस्त एक 
मूसल लेकर रथ से उतर पड़ा और नील के सामने डट गया । नील ने निर्भीक होकर 
उसका सामना किया, मानों वह अपनी विजय में पूरा विश्वास रखता हो । फिर, दोनों 
युद्ध करते हुएं एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न करने लगे, जैसे वृत्रासुर तथा कौशिक ने 
(पहले) किया था । प्रहस्त ने अच्छी तरह लक्ष्य करके मंसल से नील के ललाट पर 
एंसा तुला हुआ प्रहार किया कि उसका ललाट फूट गया । उससे छटनेवाली रक्‍त-धारा 
को पोंछते हुए नील ने अत्यधिक क्रोध से उस प्रहस्त पर वजक्षों से प्रबल प्रहार किया । 
किन्तु, उस राक्षस ने फिर से उसी मूसल से नील पर प्रहार किया । इस आधात से नीले 
लड़खड़ान लगा, फिर भी उसने वृक्ष को छोड़कर उसी संमय भयंकर गजंने करके एक 
विशाल पहाड़ उठाकर लक्ष्य करके उस राक्षस के सिर पर फेंका । नीले के उस प्रहार से 
प्रहस्त का शरीर, सिर तथा आभूषण छिल्न-भिन्न हो गये और इन्द्र के प्रहार से सिंकुड़केर 
गिरनेवाले पर्वत के समान वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसके गिरते ही सभी कपियों ने 
विजय-घोंष किया और राक्षस-सैना लंका की ओर भागने लेंगी । 

उस समय सारी युद्ध-भूमि, अमृत-सागर-सुंता (लक्ष्मी ) के समान हरि*(विएंणू अथवा अश्व) 
युत अंगों से, दानश्ील के निवास के समान मार्गणों * (पातक अर्थवा 'बाण) के 
समूह से, जैंबूद्रीप के संमान नवखंडों * (द्वीप अथवा खंड) से, प्रेमी' पति के निकट वनिता 
की भाँति रागें-रस * (प्रेम रस अथवा रक्‍त) से, दुर्गेभ वन के सदुश पुंडरीकों * (व्याप्र अथवा 
गज) से, सुंदर मधु-मास की भाँति आरक्त, कुल्ल, पलाशों * '(पलाश वृक्ष अथवा राक्षस-) से, 
शिंवे के निवास कौ नाई भूत-गण *(शिव के सेवंक अथवा प्रेत) से, सर्य-प्रकाश से विलसित 
गेंगेन के समान अंस्तें-व्यस्त तारंकों * (नक्षत्र अथवा आँख के तारे) से, तीतन्र निदाघ के समान 
अँबर-मणियों * (सूर्य अथवा, वस्क्रॉमरण) से, अद्धे-्तारीव्वर के समान अर्द्ध-शरीरों से युक्त 
हो, अनेक प्रकार से आइचये उत्पन्न करती थी । ह कि 

तैंब नौले शीघ्र ही राघवाधीश के समक्ष गया और उनके चरणों को प्रणाम किया। 
बांनरों ने बार-बार नील की प्रशंसा की । हतशेष राक्षस भयभीत हो भागकर रावण के 
सिंकेंट पहुँचे और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया । तब रावण ने शोक-विह्लल हो अपने 
मंत्रियों से केंहा--बुँद्ध करने गेगे हुए सभी वीर लौंठने का नाम तक नहीं ले रहे हैं और 
वानरों के हाथों मर रहे'हेँं। अंब वैरियों का गर्वक्लर करने के लिए में स्वयं ही जाऊँगा। 


3 अहत प्रसंग में होरे, भगिण, मेवर्सड आदि पदों मे पलष है। ले... है ।-लें० 











प्रा 


बबँ ईप 


प्रसगा मे 


चुद्धकाड डेट्र 
५८. संदोदरी के हित-वचन 


रावण की सभी बातें सनकर, मंदोदरी शीघ्र माल्यवान्‌ के पीछे, देत्य-स्थ्रियों के 
साथ रावण की सभा की ओर चली। उसके पीछेनीछे अतिकाय तथा प्रतीहारी चलने लगे । 
आयुधों से अलंकृत अच्य सैनिक भी ड्नका अनुसरृण् करने लगे । चामरिक-समूह 
चूामूर डुजा रहें थे और सभी मंत्री भी उसके साथ चल रहें थे । अपने समस्त आभूषणों 
को शोभा को चारों ओर विकीर्ण करती हुई उसने रावण को सभा में ऐसे प्रवेश किया, 
मानों नीज़-मेघों के मध्य विलसित होतेवाली बिजली हो । रा 

रावंण ते मुंद्रोदरी क्रो अपने सिंहासन के अ्ध भाग पर आसीन कराया और प्रिय 
वचन क़हतें हुए बुद्धिमान्‌ मंत्रियों को उचित आसुतों पर बिठाग्रा । प्रणाम करनंवाल 
अतिकाय को प्रसन्नता से अपने निकट ही एक आसन पर बिठाया ? उसके पदरचात्‌ दानवेश्वर न 
अपनी स्त्री कहा-- हे कुकलयनेत्री, तुम तो इस प्रकार कभी' सभा में नहीं 
जाती ॥ आज तुमको कृपित शरीर से इस प्रकार सभा म्रें आते देखकर मुझे आइचर्य 
हो रहा हे! तुम्हारे आगमन का क्या कारण है ?' 

तब मंदोदरी ने अपने प्रति को देखकर कहा--“हे दनुजेश, आज मुझे यहाँ आने 
की आवश्यकता पड़ी, इसलिए में आई हूँ । आप मेरे आगमन को बुरा न मानिए 
हैं देव, आपने देखा कि बूम्ाक्ष आदि हमारे सेनाप्रति युद्ध में कैसे मारे गये ? राम ने जुल्म-स्थान 
में चौदह सहख्र राक्षय्रों का संहर किया था और ख़र तथा त्रिशिर का वध किया था । 

कहती हूँ कि ऐसा वीर एक साधारण मनृष्य वही हो सकता । इतना ही नहीं, राम ने 
दड़क-वृत म्ें महान्‌ बलशालो! कबंब का संहार किया । मरायच की मायाओं की' उपेक्षा 
क़ूरकू उन्होंने उसका वध किया | एक़ भयंकर अस्त्र से वालि का संहार किया । राघतव् ने 
देवताओं के हित कु लिए इूस संसार में जन्म लिया हैं । वे स्वयं आदिनारायण हूँ अन्यथा 
इस पृथ्वी' पर ऐसा पराक्रमी' नर कहाँ मिलेगा ? उन्होंने ही तो नीलकंठ के घनुष को भंग 
किया था ? अपने पिता की आज्ञा से जिस समय वे वन में तपस्वी का जीवन व्यतीत 
करते थे, उस्री क्षमय आप सीता को हड़ लाये । रामचुन्द्र ते आप्रका क्या अहित किया था। 
राम-लक्ष्मण श्र युद्ध कटने की क्षम्रता तीनों कोकों में कौन रख़ता है ? यदि साम, दान 
क्रथा भेद से गान वच्न में आ ज़ाग, तो दण्ड का उपाय अपनाना उचित नहीं । यदि आप्र 
दण्ड देता भी' क्ञाहें, तो क्या राम-लक्ष्मण आपसे दण्ड़ भोगरेंगे ? हें देव, राम परमात्मा हैं; 
अत: आप उनके समक्ष नतमस़्तक हों, ज्ञो इसमे कोई दोष नहीं । यद्वधि आप उनसे दारण 
माँगें, तो. वे आपको अवश्य अपनायेंगे । शरण माँगने से आपका शुभ ही होगा, हानि नहीं ॥ 
काक्वत्स्थक्रंड्ा राम के ग्रुप, हूप, कृपा आदि ग्रुण-प्रण क्रय वृर्णत करता कैसे स्व है? 
म्द्वि वे कोश्न में आा ज़ुर्य, ज़ो डन्द्राद्रि द्वेवटा भी ठहर ज़ही ज्रकते, तब आपके लिए (उनका 
स्ाम्नना क़रब़रा) कैसे खंभव है ? जब आपर इस प्रयत्न क़ो छोड़ द्वीजिए । उ्ञयथ्षे ही हर को 
क्षरित्न ग्लें ज्ाड्ा अत होइए | हढ़ छ्ोड़िए और खझ़ंताप त्यागक़र सीता को ज्ौदा दीजिए ॥ 
इम्की में कृपपका हित होगा । हें लंकेश, अप ज्प्रने कूल तथा बंका की रक्षा कीज़िए॥ 
ब्ाहुओं आग अग्निल्मूझाओों के सान्न अपन ताज को लोढ़ा औीजिए क्ोह ख़ान, अतिकाय 


३२० रैंगनशथ एापायण 


तथा माल्यवान्‌ के द्वारा संधि -का : प्रस्ताव भेजिए । बहुत क्यों ? क्‍या, आपने कात्तेवीये के 
साथ संधि नहीं की थथी :? तब उस कात्तंवीयं को जीतनेवाले भागेव राम को परास्त करनें- 
वाले. यशस्वी..राम क्‍या संधि. करने .के योग्य .नहीं है 


५९, मंदोदरी की मंत्रणा की उपेक्षा करना 


. मंदोदरी के इन दीन वचनों को सुंनकंर रावण क्रोध से दीधे इवास लेने लगा । 
उसकी लाल आँखों से क्रोधांग्नि की चिनगारियाँ छंटने लगीं। उसने मंदोंदरी को देखकर 
कहा--हे नारी, हित-बुद्धि से तुमने मुझे उपंदेशं दिया है; किन्तु तुम्हारी बातों में' एक 
भी मुर्के अच्छी' नहीं लगती । दानव, यंक्ष, गंधर्व देव आदि की सेवाएँ प्राप्त करने- 
वाले मुझे तुम वानरों के आश्रय में जीनवाले नर को प्रणाम करने का उपदेश देती हो । 
ऐसी बात तुम इंस सभा में कैसे कंह सकी ? क्या, तुम्हारे लिए यह उचित है ? उस 
इक्ष्वाकुबंशी ने जान-बभकर पहले हमारा अहित किया था; तभी' तो में उसकी स्त्री को 
ले आया । खर-दूषण आंदि के संहार तथां तुम्हारी ननद के अपमान को भुलांकर मूर्ख के. 
समान में कैसे राम से संधि कर लूँ ? यह असंभव है । अपने भयंकर बाणों सी विभीषण, 
सुग्रीव तथा राम-लक्ष्मण के साथ सभी वानरों को मारकर में विजय पाऊँगा | यंदि विजय नहीं 
प्राप्त करूँगां, तो युद्ध-भमि में ही' अपने प्राण दे दृगा; किन्तु उंस राम के साथ न संधि करूँगा 
न॑ जानकी को ही' लौटाऊंगा ।' यही मेरा दढ़ निश्चय तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र, उदात्त 
पराक्रमी, इन्द्रजीत के रहते तुम्हें किस बात का भय॑ है ? मेरे पुत्र भयंकर आकारवाले 
तथां दुर्वार पराक्रमी' है; मेरा सामना कौन कर सकता है ?' 

.... इन बातों को सुनकर मंदोदरी चिताक्रांत मन से सिर भूकाकर सभा से ऐसे चली गई 
मानों रावण की लक्ष्मी ही यों सोचती हुई रांवंण से अलग हो ' रही हो कि. यह नीच 
तथा निक्ृष्ट नीति का अनुसरण करते हुए अपना ब्रा-भला आप ही 'नहीं पहचान पा रहा है। 


&०., रावण का प्रथम युद्ध : 

तंब राबण ने अपने: गुप्तचरों से कहां--चिर काल से मेरे मन में जजों क्रोध था, 

उसका, आज परिहार करूँगा.। में उस (राम) क़े लिए. कालरुद्र हैँ और वहः मेरे लिए 

अंधकासुर है. । मेरे तृणीरों से निकलनेवाले अस्त्र, केंचुली. से . मुक्त होनेवाले क्र सर्पों के 

समानः राघव. को . लगेंगे । राम. मृत्यु से . प्रेरित होकर, कप्रि-सेना का विश्वास; करके यहाँ 

आया हैं ।. तुम.-शीघ्र मेरे युद्ध .करने के लिए दिव्य, शस्त्रास्त्रों से सज्जितं करके रथ ले 
आओ 


उसके आदेशानुसार वें गृप्तचर सूर्य-प्रभा के समान दीप्तिमान्‌ श्रेष्ठ: रथ, ले आये। फिर, . 


अपने नीच मनोरथ पर “आरूढ होने- की भाँति' “रावण उस रथ पर आरूढ हुआ | अपने 
दीप्तिमान्‌ आभूषणों से अलंझृत- रावण के “उस “रथ पर बैठते ही, उसके आभूषणों -की प्रभा._ 


.. दिशाओं 'तथा आकाश में आइचरयजनक ढंग से व्याप्त: हों गई, मानों युद्ध में राम के बाणों 
. की: अग्नि-ज्वालाओं में रथ-समेत स्वयं रावण दग्ध हो रहा: हो । निर्सानों का विपुल निनोंद, 





पद; भरी. तथा झंख का भयंकर घोष, हाथियीं की चिंघड़; अंइंवों: को: हिनेहिनाहठ,. बन्दी - हे “ 


खुद्धकांड २५ 


'मागधों: के स्तुति-गार्न की ग्रंभीर, ध्वनि, रथों के चलने. की ध्वनि, सैनिकों के हुंकार, तथा 
पृथ्वी को विदीर्ण करनेवाले . उनके ,पदाष्नात . की सम्मिलित ध्वनि भयंकर गति से समस्त 
अह्याण्ड में. ऐसे व्याप्त हो गईं, मानों लंका के समुद्र के सभी जलचर एक साथ आत्तें-ध्वनि  कंर 
रहे हों कि राभचंद्र जैसे; पहले समुद्र पर कुद्ध हुए थे, वैसे ही वें आज ऋद्ध हो गये. हैं:। 
(राक्षसों के) बृहदाकांर रथ, रामचंद्र के मनोरथों के समान ऐसे चलने. लगे, मांनों कह 
'रहे :हों कि हे राम, हम दैत्य-समूह को ले आये हैं; आप इन्हें ग्रहण कीजिए । असंख्य 
“गज-समूह पृथ्वी को कँपाते हुए चलने लगे । उनके .कर (सूड़) रामचंद्र के करों (हाथ) 
के. लिए दु्जंय न होने पर भी भयंकर दीख़ रहे थे और उन सूड़ों के चारीं ओर :शिली- 
मुख (अमर) ऐसे मंकार कर रहे थे, मानों कह रहे हों. कि इनमें रामंचन्द्र के शिलीमुख 
(बाण)-समूह लगेकर इनका .(गजों का) मद. गिराने के पहले हम अब इनकी. मंद-धाराओं 
का पान कर लें | घोड़े ऐसे भऋूपते हुए चल रहे थे, मानों कह रहे हों कि सारे उपाय 
नष्ट हो. गये हें, हमारे द्वारा रावण को युद्ध में विजय कहाँ मिलेगी; रावण तो अवश्य ही 
युद्ध में गिरंगा । प्यादों की सेना .ऐसे . हुंकार भरती हुई जा रहीं थी, मानों. आत्तं-ध्वनि कर 
रही हो कि राघव .की आसन्न बाणाग्नि से संम्रमित सेना का सारा बल॑ दग्ध हो जायभगा । 
 प्रलयब्काल. के घने बादलों के समान तथा पहाड़ों का. भ्रम उत्पन्न करनेवाले राक्षस, प्रलय॑- 
काल. के सूंयेबिब के सदुश “दीख़नेवाली' उभरी' हुई आँखों. से. .तथा. विंशाले कनपंटियों, घोर 
दंष्ट्रों एवं विपुल क्रेश-समूह .से युक्त होकर, प्रलयांतक को भी. -भय देनेवाले विकृतः वेष, 
विविध आयुध तथा , विभिन्न -माग्नाओं से सज्जित थे । राक्षस-वीरः तथा राक्षस-नेताओं ने 
 राक्षसेब्व्र के समक्ष, अपना शौर्य प्रकट करते हुए प्रतिज्ञा की कि युद्ध में हम ही राम-को 
जीतेंगे ।. फिर, वें घोर गर्जन करते हुए, पटहों का. विपुल  निताद करते हुए 
यद्ध के लिए चल पड़े । रावण भी' अपने प्रताप से संयय को भी निस्तेज करते: 'हुएं; अपने 
साहस को अपने 'मुख. की . दीप्ति [दा प्रकेट करते हुए, शौर्य तथा .विजय-लक्ष्मी से 
युक्त हो, .भयंकर्‌ ध्वनि. एवं .ठाट-बाट के. स्षा्थ, युद्ध के लिए निकल . पड़ा, मानों सूय्यवंशज 
को मार्य देने के कारण समुद्र, पर कद्द. होकर उसे सुखा डालने के लिए ही जा रहां हो 
अथवा. यह कहते हुए सूर्य को निगलने के .लिए जा रहा हो कि हें सूर्य, तुम्हारा पुत्र राम 
से मिल .गया है । राक्षस-सेना -के असंख्य आयुधों की कांति. आँखों को चंकाचोंध: करती थी 
और नगाड़ों के .ताड़न से उत्पन्न वायु से ध्वजा-पताकाएँ -आकाश में फड़फड़ा रही थीं । 
अत्यंत भयंकर रूप से. बार-बार गर्जन करते. हुए, राम की बाणाग्नि में दंग्य हो जानेवाले 
प्राणों को तणवत्‌ मानते हुए, दुर्वार. गति से आनेवाली दारुणं राक्षस-सेना को देखकर रघुराम॑ने 
अपने. अनज से कहा->-हे लक्ष्मण, पता नहीं कि यह कौन आ रहा हैं /. यह अत्यंधिक 
शंक्ति.संपन्न तथा. महान साहसी दीखता है । 


&१ विभीषण का राम को राक्षप्त-वीरों का परि चय देंना 


तब विभीषण ने राम से कहा--है रघ्राम, में इन दनुज-नायकों का अलग-अलग 
- परिचय आपंको- सुनांता हूँ, सुनिए । फिर, वह इस “प्रकारं कहने लगां--वह जो मदमत्त 
होथी परे चढ़कर, जेंज़ज्वल दीप्ति से दीप्त, हो रहा. है, -जिंसके उद्याकब्रिंब के संमोर्नें 


सर्द रंगना एख्पायएं 


समुज्ज्वल मुह पर अत्यधिक रोष दिखाई पड़ रहा है, बार«ब़्ार अपने अंकुश की प्रेरणा से 
हाथी की चाल' को तीत्र करने का प्रग्ृत्त करते हुए बड़े वेग से आ रहा है, वही उपाक्ष है। 
भीषण घंदा-रव करनेवाले रथ पर चढ़कर आनेवाला, महोदर है । उसने युद्ध में बहुत-से 
लोगों का संहार किया था । रत्न-प्रभा-संपन्न अरुण कवच धारण किये, अह्व पर आखूढ 
जो उद्धत होकर मसड़ के सभान वेग से आ रहा है, बह पिश्लाचों का नायक है । युद्ध 
में इसका सामना करनेवाला कोई नहीं है । सिंह पर चढ़कर शल हाथ में लिग्ने जो 
आ रहा है, वह युद्ध-प्रिय त्रिशिर हैं । विपुल घंटारव करनेवाले तथा सर्प-श्वजा से युक्त रथ 
पर बेठकर धनुष का टंकार क्रनेवाला, काले गरीर का वह राक्षस, कुंभ है । स्वणे- 
मणि-खचित ध्वजा से युक्त इस चित्ररथ पर बैठकर आनेवाला, वह विश्ञालबाहु राक्षस, 
निकुंभ कहलाता है । अग्निसम उज्ज्वल रथ पर आरूढ हो, बड़े दर्प के साथ युद्ध करने 
की तीब्र लालपा से विष-दृष्टियों से कपि-सेबा की ओर देखते हुए, धनुष पर बाण चढ़ाते 
हुए आनेवाला नरांतक नामक राक्षस है । जैसे भूत-ण कालनेत्र की (शिवजी) सेवा 
में रहते हैं, वैसे ही' ग्रज-मुख, अद्व-मुख, सिंह-मुख, व्र्याप्न-मुख, सर्प-मुख तथा उच्ट्र-मुख- 
वाले भयंकर राक्षस जिसकी सेवा में लग्ने हुए हें, और जो भयंकर गर्जन कर रहा है, वह 
उभरी हुई अँखोंवाला राक्षस देवांतक हैँ । हे देव, वहाँ जो स्वर्ण-रथ प्र आरूढ है, जो 
एक विद्याल क्षनुष्त को एक तृण के सदुश ख्ँभाले हुए भयंकर .टंकार कर रहा है, जो कभी 
पुराजय का नाम' तक नहीं जानता, जो नरभोज का पुष है, ज़ो अपने शरीर पर अरुण 
चंदन का लेप किये हुए है, जो तोक्ष्ण तथा ऋुद्ध दृष्टियों से यूक्‍त है, जिसका शरीर सांध्य- 
ग्रेंघों के समान है, जो विध्याचल के सदृझ्ष विशालकाय है, और जो करोड़ों छत्र-चामरों 
से विलसित है, बही युद्ध का श्रेष्ठ गुर, अतिकाय है | वहाँ जो दस सहस्र हवेत छत्रों, तथत 
स्वग्रं-चामरों से विलसित है, जो सिंह-ध्वज से युक्त तथा बलिष्ठ अछ्ब जुते हुए रथ पर 
आरूढ़ हो, विपुल शास्त्रास्त्रों से सुब्रज्जित हो, धनुष का टंक़ार करते हुए, हम पर दृष्टि 
ग्रड़ाये आ रहा है, वह इद्धजीत है । उसने ब्रह्मा के वर से अपार ब्राहुबल प्राप्त करके 
अखिल देवताओं को युद्ध में जीत लिया था और इन्द्र को बंद्री बनाकर बड़े ग़ब के भूम 
रहा हैं । हे सूर्थकुलतिलक, अब में उदश्च प्रतागी लंकानाथ को दिखाऊँगा, जो कृतक-रत्न-प्रभा- 

लित दण्डों से युक्त चामरों से विल्सित है, जिसके सिरों पर ब्लोभायमान होनेवाले विचित्न 
रत्तों की आभा से दीप्त दस किरीट ऐसे दीख रहें हैं, मात्रों (वे फक़िर्ीठ) ब़ारहों सूर्य 
ज़िद्ों को मलाकर बनाये गये हों, जिसके कर्णों को क्षत्रंकत्न करनेवाले म्रहनीय मरिकरुंडक़ों 
की प्रश्ना सभी दिज्षाओं में व्याप्त हो रह, है, जो अपनी कोधपूर्ण द्वृष्टियों मे ब्रहुत भग्नंक॒र 
इस रहा है, ज़िसने हर के निवास-स्थान कैलास पर्वत क़ो उड़ाया भा और देब्ांगनाओं को बंदी 
बनाया था, जिसके वक्षःस्थल ने ऐरावत के दांत़ों के प्रह्मद्नों को सहन्न किम्ा थार, अज़िसम्रे 
समस्त लोकों पर विजय श्ञाप्त की थी और जिसने इन्द्र को भी! यूड् के परास्त किया था, 
वही' रावण वहाँ सेना के मध्य में झूमतां हुआआ रहा है ।/ ' | ४ढ€ 


पहन ॒राज़्जज़ श्ले जा्झवग्रे 


क़िभीषण के इस प्रकार सभ्री कीरों का फ्ररिचग्न द्वेन्ने के 
है. कि गह दाज़क्रेडकर ऐंज्रे महातु 


प्रकट कहते हुए कहा-हें विभीषण, यह बड़ी -ब्रिचिन्न काज़् 


झुद्धकाँड रैर७ 
तेज तथा सुंदर भाकार से विलसित है । भला, राक्षसों में ऐसा तेजस्वी कौन है ? यदि 
यह ऋरकर्मी नहीं होता, तो वह समस्त संसार के लिए पूज्य होता । इसके सभी! राक्षस- 
वीर सेनिक, पर्वताकारवाले, अपार शवितशाली, योद्धा, क््र-चरित्र तथा भयंकर हे। इसके 
पद्चात्‌ उग्रलोचन (शिव) की पिनांक को वश्ञ में लाने में निपुण रांमः तथा लक्ष्मण ने 
धनुष तेथा बाण धारण किये मानों (संसार को) बता रहे हों कि कैंद्ध होने पर भी धर्म- 
मार्ग का ही अनुसरण करनेवाले इन राजकुमारों की समता कौन कर सकता है !* 
तब रावण ने अपने संभी' राक्षसं-वीरों को देखकर कहा--नगर के द्वारों पर तथा 
बड़े-बड़े आँगनों में असंख्य सैनिक लंका के रक्षणार्थ रहें । जब हम और तम यद्ध के लिए 
चले जायेगे, उस संय यदि वांनर लंका में प्रवेश करें, तो हमारी शवित किस काम की' 
होगी ? इसलिएं इसका ध्यान रहे।' तब असंख्य राक्षस इस रक्षण-कार्य के लिए चले गये । 
इसेके पेंएचातू शावंण ने धनुष तथा बाण धारण किये हुए बड़े वेग से वानरों की 
सेना पर ऐसे आक्रमण, किया, जैसे दावाग्नि वनों को घेर लेती हो और पृथ्वी आकाश से 
भिष्ट जाती हो । उसने अत्यत तीक्षण बाणों की ऐसी तीर वर्षा की कि यह विदित नही 
होता था कि यह आंकाश है, यह पृथ्वी है और ये दिशाएँ हे । अपने उदृण्ड बले को 
प्रकट करते हुए उसे राक्षस ने भुड-के-भंड वानरों को सहज ही खंडित करके चर-चर 
कर दिया, अंस्थि, मैण्जी, माँस तथो रक्‍ते से सारी युद्ध-ममि को भर दिया और अपने धनष 
के £कार्स से दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लंगा। गिरनेवाले, भ्रमित होनेवाले, मरनेवाले, 
घैकरोनवीले, भयभीत होनेवाले, आत्तंनाद करनेवाले तथा विकृ्ताग होनेवाले वानरों से रण- 
भूमि को (पूर्ण देखकर देवता संभ्रमित तंथा व्याकुल हो गये । 
उस समय क्र कालानल की दुर्वार लीला के समान भयंकर दरशानन को अत्यंत 
भैयोनके रूप धोरण करके गरजते हुए देखकर सुग्रीव ने उसका सामना किया और एक 
पवेत उठाकर उस पर' फेंका; किन्तु रावण ने उसे बीच में ही अपने विपुल “अस्त्रों से 
चूर-चूर कर दिया और अपनी दीप्ति-ज्वालाओ को आकाश में फंलाते हुए, जलनेवाले एक 
तीक्ष्ण शर को सुग्रीव के वक्ष पर चलाया, तो वह छशर उसके हारीर के आर-पार निकल- 
कर पृथ्वी में गंड़ गया । तुरते सुग्रीव लड़खड़ाते हुंए पृथ्वी पर गिर पड़ा । यह देखकर 
दानव हर्षध्वनि करने लगे और वानर अंश्रु-धाराएँ बहाने लंगे । इस पर महांन्‌ बाहुबली 
ऋषिभ, स्देंष्ट्र, गंज, गवाक्षे, गवय, नल तंथा ज्योंतिर्मुख नामक वानरों ने 'क्रोधोन्मत्त होकर 
विण पर पर्वेतों तथा वृक्षों से अविरत प्रहांर किया । किन्तु, रावंण ने उन सब को 
बीच में ही खँडिंत कर दिया और उन सातों वाॉनरों को एक ही बाण से मत-सो 
कर दिया । 
६२ हहुमभीन्‌ का रादंण से युद्ध करके मृच्छित हीना 


अपनी सेना के नायकों को इस प्रकार गिरते देखकर हनुमान्‌ अत्यधिक क्रुद्ध हुआ 
और बड़े दर्पष से रावण के रथ पर कूदकर उससे कहने लगा--हे रावण, कदाचित्‌ तुम 


गवे से फूलते रहे हो कि मेने देवेन्द्र आदि देवंताओं तथा राक्षसों पर विजय प्राप्त की' है; 
किन्तु मेरे सामने तुम्हारी दाल नहीं गल सकती; मेँ तुम्हारा तेल निकोल ड्रूगा । चिरकाल 


डैरं८ रंग्नाएथ एयीायरी 


से इस पृथ्वी पर उन्नत दशा में जीवित रहनेवाले तुम पर प्रहार करने के लिए मरी 
दक्षिण बाहु अपने-आप आगे बढ़ रही' है। अभी में तुम्हारा वध करके तुम्हें यमपुर भेज 
दू गा । इसे निरवय जानो । 

हनुमान्‌ के ये वचन सुनकर रावण का मुख क्रोध से विक्ृत हो उठा । उसने कहा- 
यदि तुममें शक्ति तथा सामथ्यं हो, तुम अपनी समस्त शक्ति लगाकर मुझे एक घूसा 
मारो । उसके पदचात्‌ तुम्हारे शौर्य तथा शक्ति को देखकर में भी घूसा मारूँगा । तब 
हनुमान्‌ ने अपना अद्भुत शौय॑ दिखाते हुए दशकंठ से कहा--दिवाधिदेव, राम के भेजने 
पर तुम्हारे नगर में आकर मेने सीता का अन्वेषण किया और अंत में सीता को देखकर 
उनसे रामचंद्रजी का संदेश सुनाया और लौटते समय अपना पराक्रम दिखाकर तुम्हारे वन 
का सर्वनाश किया, तुम्हारी लंका को जलाकर तुम्हारे पुत्र का वध किया और दैत्यों के 
संश्रमित होकर देखते-देखते मे लौट पड़ा । आज तुम दपं से फूलकर मेरी शवित देखने की 
बात कह रहे हो । हे रावण, उस दिन तुम कहाँ छिप गये थे ?' 

इस पर कुद्ध होकर असुरेश्वर ने हनुमान्‌ के वक्ष पर अपनी' मुष्टि से प्रहार किया। 
हनुमान इस प्रहार से सिकुड़-सा गया; किन्तु फिर भी उसने अपनी समस्त शक्ति से. रावण 
पर एक घूसा चलाया । भंझावात से कंपित होनेवाले विश्ञाल वृक्ष की भाँति, रावण काँप 
गया । पीड़ित होनेवाले असुरेश्वर को देखकर इन्द्र आदि देवता हर्षित हुएं। पर अल्प- 
काल में ही रावण संभल गया और हनुमान्‌ को देखकर कहने लगा--तुम्हारी' शक्ति 
प्रशंसनीय है । तुम्हारी मुष्टि के प्रभाव से में प्रेत-लोक का दर्शन कर आया । हनुमान्‌ ने 
कहा--हे रावण, तुम अभी जीवित हो, फिर भी' तुम मेरी प्रशंसा क्‍यों करते हो ? 
(तुम्हारी बातें सुनकर) मुझे लज्जा हो रही है। तुम्हें तो मुझ पर प्रहार करना चाहिए।' 
तब लो, यह घूसा' कहते हुए रावण अपनी वज्ञ-सम मुष्टि से हनुमान्‌ के वक्ष पर घोर 
प्रहार किया । तुरंत हनुमान्‌ मृूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


६३, नील का रावण से युद्रध करना 


किक 


हनुमान्‌ के गिर जाने के पदचात्‌ रावण नील से भिड़ गया। इतने में हनुमान सचेत 
हुआ और रावण को नील पर आक्रमण करते देखा; किन्तु वहाँ जाना अनुचित समभकर 
वह वही रह गया । अपने ऊपर उद्धत गति से आक्रमण करनेवाले रावण को देखकर नील ने 
बड़े क्रोपष से मलय-श्रृंग को उठाकर फेंका । देवताओं के छात्र ने सात बाणों से उसे बीच 
में ही खंडित कर दिया । उसके पश्चात्‌ भी नील रावण के विशाल वक्ष को लक्ष्य करके 
पव॑तों तथा वृक्षों को चलाता रहा; किन्तु रावण ने अपने पैने बाण-समूह से उन सबको 
च्र-चर कर दिया और नील के शरीर पर कई पैने शर चलाये, , जिसके कारण उसके 
दरीर से रक्‍त की धाराएँ बहने लगीं । इस पर भी नील विचलित नहीं हुआ । सभी 
राक्षों को भयभीत करते हुए, लघुत्व धारण करके वह दानवराज के रथ पर कूद पड़ा 
और अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए, उस रथ की' ध्वजा पर उछलकर उसको 
तोड़ दिया; फिर धनुष के अग्र-भाग पर कूदकर, रावण के लक्ष्य को भंग कर दिया । 
फिर, उसने अपने बाहुबल से सुर-सिद्ध-साध्यों को आइचर्यचकित करते हुए रावण के 


खरुद्धकांड इ्र्€ 


मुक्रुटों को पैरों से कुचलने लगा । उसने एक मुकुट को दूसरे मुकुट पर फेंका, एक मुकुट 
पर से दूसरे मुकुट को' गिराया, एक मुकुठ से दूसरे मुकुट पर पद-प्रहार करके सभी मुकुटों 
की मभिंट्री में मिला दिया । इससे संतुष्ट तन होकर, वह सूक्ष्म रूप में रहनेवाले अपने को 
पकड़ने मे रावण को असफल होते देखकर, हँसने लगा । फिर उसने रावण के छत्र फाडकर 
फेंक दिये, उसके चामरों को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया, रथ पर प्रहार करके उसको खड-खड 
कर दिया, करता के साथ दानवेश्वर की मुप्टि पर पद-प्रहार किया, उसके हारों को खीच- 
कर फेक दिया और उसके विद्याल वक्ष पर प्रहार करने लगा । इस' प्रकार, बड़े उत्साह 
से युद्ध करनेवाले उस नील को देखकर राक्षस तथा वानर-सेनाएँ आइचर्यचकित हो गई । 
राम तथा लक्ष्मण भी विस्मित हुए । तब रावण अत्यन्त क्रोध से महान्‌ अग्नि-बाण को 
अपने धनुष पर चंढ्वाकर उस अग्नि-पुत्र (नील) से कहा--बलिहारी है तुम्हारे लाघव की। 
में तुम्हारी प्रशला करता हूँ । तुम अपनी लघुता ही मुझे दिखाते रहो । अब यह लो, 
अग्नि-बाण अपनी' ज्वालाओं का प्रकाश फैलाता हुआ चला । इससे बचने का उपाय करो।' 
यों कहते हुए उसने बाण चलाया । अग्नि-बाण के प्रभाव से नील का सारा शरीर जलने 
लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नि-पुत्र होने के कारण उसकी मृत्यु तो नहीं हुई; 
किन्तु वह अवश हो पृथ्वी पर पड़ा रहा । 


६४. रावण का ब्रह्म-शक्ति से लक्ष्मण को गिराना 


तब सौमित्र ने अपने धनुष का टंकार करते हुए भयंकर गति से उस दैत्य पर 
आक्रमण किया । उस टंकार तथा लक्ष्मण की प्रहंसा करते हुए रावण ने उनसे कहा-- 
हु लक्ष्मण, छोटी' अवस्था के होते हुए भी तुम साहस' के साथ युद्ध करने के लिए सच्नद्ध 
होकर आये हो, यह प्रशंसनीय है । अब कुछ समय इसी प्रकार ठहरो; मे तुम्हें यमपुर 
भेज दूगा । तब रामानुज ने कहा--हे अधम राक्षस, व्यर्थ इतना गे क्‍यों करते हो ? 
में तो तुम्हारे निकट आ ही' गया हूँ । बातें बनाना छोड़कर कार्य करके अपनी शक्ति 
दिखाओ । इतना कहते ही' रावण ने उनपर सात-बाण चलाये । किन्तु राक्षस के बाणों को 
लक्ष्मण ने बीच में ही खंडित कर दिया । इस पर उद्दीप्त ऋरेध से रावण धनुष का घोर 
टंकार करते हुए अविरत बाण-वर्षा करने लगा । उन असंख्य बाणों को नष्ट करके लक्ष्मण ने 
शीघ्र (उस राक्षस पर) एक सहसख्र शर चलाये । उनके बाणों का सामना करने में असमर्थ 
होकर रावण ने एक ब्रह्म-द्त बाण लक्ष्मण के ललित वक्ष पर चलाया। लक्ष्मण अशक्त- 
से हो गये और वे धनुष को टेककर थोड़ी देर खड़े रहे । फिर, सेभलकर हुंकार भरते हुए 
लक्ष्मण ने एक प्रबल बाण से राक्षसेश्वर के धनुष को काट दिया । इतने से संतुष्ट न हो- 
कर उन्होंने त्रेतारिन-सदृश शक्तिशाली तीन बाण उसके वक्ष पर चलाये । उनके लगने 
से रावण मूच्छित हो गया, किन्तु शीघ्र ही वह सँभल गया । उसे अपने धनुष के तोड़े 
जाने पर विस्मय हुआ और अपनी समस्त शक्ति को बटोरकर बड़ी करता के साथ, लक्ष्मण पर 
उसने उस ब्रह्म-शक्ति का प्रयोग किया, जो सदा गंध-पुष्पों से अचित थी, जो समस्त दिशाओं 
तथा ब्रह्माण्ड में अपनी उज्ज्वल ज्वालाओं को व्याप्त करने की' क्षमता रखती थी, जो दस 
करोड़ अशनियों की-सी भयंकर ध्वनि करनेवाली थी और जो सूर्य की' किरणों से भी 

४२ 


३३० र॑ंग्न/एथ एयायर 


अधिक ताप से युक्त थी । यह देखकर सभी देवता चकित-से रह गये । प्रलय-काल के 
समान भयंकर गति से तथा अशनि से भी अधिक तेज से उस शवित को अपनी ओर 
आते देखकर, लक्ष्मण ने उसका निवारण करने के लिए घोर दर-वृष्टि कर दी; किच्तु 
उन बाणों की उपेक्षा करते हुए वह शक्ति लक्ष्मण के निकट आई और उनकी' भुजाओं 
के मध्य में लग गई । तुरन्त लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े । 

तब दशानन ने लक्ष्मण को अपने बीस हाथों से उठाने का प्रयत्न किया; किन्तु 
विष्णु का अंश होने के कारण वह उन्हें उठाने में असमर्थ हुआ । वह आदइचर्यचकित 
होकर सोचने लगा कि में तो कैलास पव्वेत को भी उखाइकर उठा सका था, और मेरु 
तथा मंदर पर्वतों को उठाने की शक्ति भी रखता हूँ। केसा आश्चर्य है कि यह लक्ष्मण इतना 
भारी है | ऐसा सोचते हुए, अपने बीस हाथों का सारा बल लगाकर रावण ने फिर एक 
बार लक्ष्मण को उठाने का प्रयत्तन किया । इतने में हनुमान अत्यंत क्रोध से उसके निकट 
पहुँचा और सिह-र्जन करके उस क्रूर राक्षस के वक्ष पर वच््नसम अपनी मुष्टि से घोर 
प्रहार किया । उस प्रहार से रावण मूच्छित होकर घुटनों के बल गिर पड़ा । रावण की 
उस दशा को देखकर देवताओ ने ह॒पषं-ध्वनि की; कपियों ने सिहनाद किया और राक्षस 
त्रस्त हो उठे । विष्णुभक्त होने के कारण हनुमान्‌ ने, रावण के लिए दुर्वह लक्ष्मण को 
अपनी श्रेष्ठ शक्ति से सहज ही' उठा लिया और श्मीघत्र ले जाकर उन्हें रामचंद्र के समक्ष 
लिटा दिया । लक्ष्मण को लगी हुई शबित राम के तेज से निस्तेज हो उनसे छुटकर फिर 
रावण के रथ की ओर लौट गई । थोड़ी देर में लक्ष्मण सचेत हो गये । 

६४९. राम-रावण का प्रथम युद्ध 
वहाँ रावण भी' मूर्च्छा से मुक्त हो अपने चंचल धनुष को लेकर युद्ध के लिए सचन्नद्ध 


हक] किक. ् 


हुआ । लक्ष्मण के मूच्छित होने से सभी वानर भयभीत होकर भाग आये थे । रावण को 
उद्धत गति से आक्रमण करने के लिए आते देखकर राम स्वयं क्रुद्ध होकर उस देव-वैरी का 
स्रामना करने के लिए अपने धनुष का भयंकर टंकार करते हुए आगे बढ़े । तब पवन- 
पुत्र ने राम से कहा--हे सूर्यकुल-तिलक, जब यह रावण रथ पर बैठकर आप से युद्ध 
करेगा, तब आप पैदल ही डसका सामना करें, यह कैसे उचित होगा ?” तब ऐरावत पर 
आखरूढ होनेवाले इंद्र की भाँति, राम हनुमान्‌ के कंधों पर बैठे और बड़े रोष से धनुष 
का भयंकर टंकार करने लगे । रावण ने क्रोधोन्मत्त होकर राम को देखा और उन पर 
अग्नि-शिखाओ के सदृश बाणों की वर्षा आरंभ की । राघव ने भी उस पर श्रेष्ठ बाण 
चलाये; किन्तु इन्द्र के चत्रु ने उन्हें बीच में ही काट डाला । तब' राम ने उद्धत गति से 
अद्धंचन्द्र बाण चलाकर राक्षसेश्वर का धनुष काट डाला और पाँच तेज बाण चलाकर उसे 
व्यथित कर दिया । तब रावण ने हुंकार करके एक तीक्ष्ण बाण हनुमान्‌ के ललाट पर 
चलाया । उस भयंकर बाण को हनुमान्‌ के ललाट पर लगते देखकर राम ने बड़े क्रोध से 
अपना भाला संभाला और उससे प्रहार करके रावण के सारथी को, अइवों को, रथ को, 
ध्वजा को, छत्र को ओर चामरों को क्षणमात्र में नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और फिर सुमंत्रक 


नामक हर रावण के वक्ष पर चलाया | उस शर के प्रहार से रावण अत्यंत पीड़ित हुआ 


सुदृकाड ३३९ 


और थर-थर काँथते हुए निदइचेष्ट हो गया । फिर, राम ने उद्दीप्त क्रोध से अद्धं-चन्द्र बाण 
का प्रयोग करके उसके दसों मुकुटों को नीचे ऐसे गिराया, मानों दसों दिश्ाओं में व्याप्त 
उस राक्षस के प्रताप को ही झटका देकर गिरा दिया हो । अपने उज्ज्वल मुकुठों की प्रभा 
से रहित हो रावण मन-ही-मन अत्यधिक दुःखी हुआ और सुध-बुध खोकर खड़ा रहा। तब 
राघव ने रावण से कहा--वानरों के साथ भयंकर युद्ध करने के कारण तुम थके हुए हो। 
अतः, में तुम्हारा वध किये विना तुम्हें छोड़ देता हूँ । तुम शीघ्र लंका को लौद जाओ।* 


&६. रावण का ख़िन्न होकर लंका लौठ जाना 


तब रावण विरथ हो दुःखी मन, अकेले ही' पैदल, लंका की ओर चल पड़ा । वह 
उत्तप्त निभवास छोड़ रहा था और उसका उद्दीप्त क्रोध बुझ गया था। उसका अत्यधिक 
गवे चूर हो चुका था । उसकी शक्ति नष्ट-सी हो गई थी और उसका दर्प दलित-सा 
हो गया था । उसका मुख पीला पड़ गया था और वह बार-बार अपने सूखे हुए ओढों 
को आद्ं करता हुआ जा रहा था और भय के कारण उसका कांठ सूख रहा था । इस 
प्रकार जानेवाले रावण को देखकर सभी भूत तालियाँ पीठते हुए ठहाका मारकर हँसने लगे । 
सभी वानर जहाँ-तहाँ दौड़ते हुए, उछल-कूद करते हुए रावण का उपहास करने लगे। 
निदान रावण लंका में पहुँच गया और अत्यधिक चिंता में डूबकर छटपटाने लगा । सिंह के 
हाथों में फेसकर भी, बचकर तिकल आये हुए गज की भाँति, गरुड़ की पकड़ से छुटकर 
गिरे हुए त्रस्त सर्प की भाँति, रावण भयभीत हुआ । विद्युत्‌ की-सी प्रभा से समन्वित, 
भयंकर ज्वालाओं से यूक्‍त तथा ब्रह्मास्त्र से भी' अधिक शक्तिशाली राम के बाणों से अपने 
संहार की चिता करते हुए वह बार-बार लू की-सी गरम साँसें छोड़ने लगा । लज्जित 
होने के कारण उसका साहस जाता रहा । वह सभा में स्थित दैत्यों को देखकर बोला-- 
है दाववत्रोरो, आज मेरा शौर्य और मेरी शक्ति मिट्टी में मिल गईं। स्वाभाविक पराक्रम 
से संपन्न एक व्यक्ति राम-भूपाल, इस संसार में जन्मे हे । में ने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था 
कि युद्ध में सुर, सिद्ध, साध्य, गरुड़, गंधवे, राक्षस, पक्षी, यक्ष, किन्नर, उरग आदि 
किसी से भी में पराजित नहीं होऊँगा । तब मेने नर तथा वानरों की उपेक्षा कर दी थी । 
मेरे दुष्कर्म ही मेरी विपत्ति का कारण वन गये हे । में अपनी दुर्देशा का कैसे वर्णन करूँ! 
अब तुम लोग सावधानी से दुग की रक्षा करो । द्वारों पर अधिक संख्या में रक्षकों को 
नियुक्त करो । प्रहस्त आदि महान्‌ वीर युद्ध करते हुए अपने प्राण खो चुके हें । अब कौन 
ऐसा वीर है, जो राम-लक्ष्मण को जीतने की' क्षमता रखता है ? विविध युद्धों को करने 
में प्रवीण, सहज पराक्रमी राम-भूपाल पर आक्रमण कर सकने की क्षमता अब केवल' मेरें 
अनुज कुंभकर्ण के सिद्रा और किसमें है ?' 


६७, राक्षसों का कुंभकर्ण को जगाना 


इसके पदचात्‌ दशकंठ ने सबको देखकर कहा--मेरा भाई छह मास तक लगातार 
सोने के पश्चात्‌ जगा, सभा में आकर मेरे साथ मंत्रणा की और फिर आज नौ दिन से 
सो रहा है । वह अवश्य शत्रुओं का संहार कर सकता हैँ । उस अनुपम वीर को जगाकर्‌ 
किसी प्रकार यहाँ ले आओ | 


इ३२ रंगन/थ एयायण 


हक श्५ 


रावण के आदेशानुसार राक्षसों ने कई प्रकार के गंध-पुष्प और विविध मभिष्टान्न 
आदि खाद्य पदार्थ लेकर कुंभकर्ण की उस गुफा में प्रवेश किया, जो तीन योजन लंबा था 
तथा सब प्रकार के सुख-सुविधाओं से पूर्ण होने के कारण भोगों का निवास, पाताल कें 
समान मह॒नीय, वज्ञायुध की महिमा से समन्वित, इंद्रलोक के समान संसार के श्रेष्ठ तेज से 
विलसित, अग्ति के निवास के समान, अत्यधिक भयंकर यमलोक के समान, विविध मेदा, 
मांस आदि से युक्त होने के कारण (नेऋत) राक्षस के भवन के आँगन के समान, निरुपम 
वारुणी' से युक्त होने से वरुणालय के समान, सुगंधित वायु से युक्त पवन के निवास के समान, 
श्रेष्ठ निधियों से युक्त कुबेर के भवन के समान, श्रेष्ठ विभति का आगार शिव के निवास 
के समान, तथा श्रेष्ठ पद्म-राग की प्रभा से समन्वित ब्रह्मललोक के समान, सुशोभित थी । 
सोनेवाले कुंभकर्ण के दीर्घ निःश्वासों से राक्षस कंपित हो' उठे; किन्तु जैसें-तैसे उसके 
निकट पहुँचे और निर्मल तथा विशाल स्वर्ण-पर्यक पर, हंस-तूलिका-तत्प पर शयन करने- 
वाले कुंभरुर्ण को देखा । वह अयते कंधे पर कपोल ठिकाये, सतत दीर्ष निःश्वास छोड़ते 
हुए सो रहा था । उसके मुख पर श्रम-जल की बूँदें थी और उसके नेत्र किचित खुले 
हुए-से थे। उसके दरीर पर कर्प्र तथा चंदन का लेप था और उसके वक्ष पर उज्ज्वल 
मणिमय हारों का समूह था| वह आनंद में अपने आपको भूलकर निद्रा तथा कामिनियों 
के साथ रति-कीड़ा में सतत तललीन रहनेवाले के समान दीख रहा था और कदाचित्‌ 
देवताओं पर कई बार विजय प्राप्त करने के संबंध में स्वप्न देख रहा था । ऐसे कुंभकर्ण 
को देखकर आगंतुक राक्षस दुःखी होते लगे कि हाय, ब्रह्मा ने ऐसे महान्‌ वीर को ऐसी 
निद्रा क्यों दी)? उसके पर्चात्‌ उन्होंने उसके आगे भात की राशियाँ तथा महिष एवं वराह 
का पकाया माँस आदि सजाये, चंदन तथा पुष्पों से उसकी पूजा की, धूप जलाया, दीधों 
से आरती उतारी और हाथ जोड़कर उसकी' स्तुति के पाठ किये । फिर, उन्होंने अशनि- 
घोष से भी' अधिक भयंकर ध्वनि की, निसानों का विपुल निनाद किया, भीषण भेरी-ध्वनि की, 
और सिंह के समान गजजेत किया । वह महाध्वनि पाताल-लोक में, नक्षत्र-पथ में 
सभी दिद्याओं में तथा स्वर्ग में भी व्याप्त हो गई । इस पर भी कुंभकर्ण नहीं जगा; 
इसके विपरीत वह और अधिक गंभीर निद्रा में डब गया । तव सभी. राक्षसों ने गदा 
मूसल, मुद गर आदि से उसपर प्रहार किया। दस हजार भाले उसकी पसलियों में चभोये । 
उस पर लगातार पहाड़ गिराये और उसकी छाती' पर चढ़कर, हाथों तथा पैरों से ताड़न 
किया । फिर भी कुभकर्ण नहीं जगा । तब उन्होंने भीषण सिंहनाद करते हुए, शंख बजातें 
हुए असंख्य कुंम, पटह, भेरी, तुरही आदि का घोर निनाद किया । दस हजार भयंकर 
राक्षम लगातार निसानों को बजाते ही रहे । इतनी ध्वनि होने पर भी कुंभकर्ण नीलाद्ि 
के समात बिना हिले-दुले ही पड़ा रहा । तब राक्षसों ने उसे हाथी, घोड़े, ऊँट, जंगली 
भेंसे आदि जानवरों से रौंदवाया और बड़े लट्ठों से उसका सारा शरीर चूर-चूर कर दिया 
और एक साथ सभी' वाद्य बजाये । सारी लंका इस ध्वनि से काँप उठी और वानर-सेना 
भी शंकित होने लगी । इतना सब करने पर भी कुंभकर्ण ऐसा सो रहा था, मानों उसके 
कान पर जू' तक न रेंगी हो । तब कुछ राक्षस दिशाओं को कंपायमान करतें हुए भेरीनिना- 


खुद्धकांड ३३३ 


करने लगें, कुछ पर्वत गुफाओं को प्रतिध्वतित करते हुए सिंह-सम गर्जन करने लगे, 
कुछ अपने हाथों में उसके केश लपेटकर नोचने लगे, कुछ उसके कर्ण-युटों में प्रवेश करके 
उसके परदों को दाँतों से काटने लगे और कुछ अविराम गति से गदा, मृद्गर, खड़्ग, 
मूसल' आदि से उसके मुख तथा वक्ष पर प्रह्मर करते लगे । तब उस राक्षस की नींद 
थोड़ी, उचटी । उसने एक जँभाई ली' और फिर सोने लगा । तब राक्षसों ने उसे बड़े-बड़े 
रस्सों से बाँध दिया और एक सहस्र घट उबलता हुआ तेल उसके कानों में उडंल दिया; 
नथुनों में जलती' हुई शलाकाएँ रखी; एक साथ भयंकर गति से वे भेरियो का निनाद 
करने लगे और लगातार हाथी तथा घोड़ों से उसका वक्ष रौदवाने लगे । तब कुंभकर्ण 
किचित्‌ शंकित-सा हुआ और सर्प के समान भयंकर हाथों को फैलाया, थोडा-सा जगा, 
हुंकार भरकर अंगड़ाई ली' और अपने विशाल मुख को विक्षत करते हुए जेभाई ली और 
आँखें खोलकर भयंकर रूप धारण किये ऐसे बैठ गया, मानों उसने यह सोच लिया हो कि 
जब राम मुझे महान्‌ सायज्य पद ही' देनेवाले है, तब मुझे इस निद्रा की क्या आवश्यकता है 
और अपनी' निद्रा त्याग दी. । उसका मुँह प्रलयकाल के सर्य-बिब के समान लाल था, 
और विध्याचल की गुफाओं से निकलनेवालें पवन के समान उसवी उसासें चल रही थीं 
और उसकी आँखें प्रलय-ऋ्ाल के अक-बिब के समान लाल दीख रही थी । 

इस प्रकार, उसके जगकर बैठने के पश्चात्‌ सभी' राक्षस दानवेश्वर के पास जाकर 
बोले-- हे देव, कई प्रकार से पीड़ा पहुँचाने के पश्चात्‌ आपके अनुज जगे हैं; हम उनसे 
युद्ध में जाने की प्रार्थना करें या आपके सम्मुस उन्हें लिवा लायें ? आप जो आज्ञा दें ॥ 
तब रावण ने बड़ी प्रीति से कहा--उसको यही लिवा बाओ ।' 


६८. राघवों की युद्र॒प-यात्रा पर कुंमकर्ण का क्र दध होना 


रावण की आज्ञा के अनुसार राक्षस कुंभकर्ण के पास गये । अपने समक्ष अड़े हुए 
राक्षस-समृह को देखकर उसने कहा--तुम लोगो ने मुभे क्‍यों जगाया ? अब रावण के 
लिए कौन-सा कार्य आ पड़ा हैं? कहो, बात क्‍या है ?' तब उन्होंने कहा--आप स्वयं 
प्रभू रावण से ही सारी बातें जान लें ? आपको लिवा लाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। 
इससे अधिक हम और कुछ नहीं जानते ।' 

तब कुंभकर्ण उठा, जी भरकर स्तान किया, सुदर वस्त्राभूषण पहनते और प्रकाशमान' 
किरीट धारण किया । उसके पदह्चात्‌ बड़े मोद से राक्षसों ने कई प्रकार के भिष्टान्न, 
पकवान, मधु, महिष तथा सूकर का मांस, भेजा तथा श्री के बरतन लाकर उसके सामने रखे। 
कुंभकर्ण ने पहले बड़ी' प्रीति के साथ मेंदा तथा मांस खाया, छककर रक्‍त तथा 
मध्‌ पिया और अत्यधिक संतुष्ठ हुआ । तब सभी' राक्षस प्रणाम करके उसके सभक्ष खड़े 
हुए । तब कुभकर्ण ने उन्हें देखकर कहा--दानवेश्वर अपने पूृत्र तथा बंधुजनों के साथ 
कुशल हैं ? लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई ? यदि उस पर कोई विर्षत्त आ पड़ी हे, 
तो में उस भय को दूर कर दूगा। अमरेचद्ध से भी भिड़कर उसे स्वर्ग से भगा दूगा; 
प्रलयन्काल की अग्नि को भी बुझा दूगा, शत्रुओं के तीन्र दर्प को भंग कर, दूगा | 


तब उपाक्ष नें हाथ जोड़कर कुंभकं्ण से .कहा--हे राक्षसवीरं, सुनिए, हमें देवता, 


से 
के 


44: रंगनायथ एयायण 


राक्षस तथा गंधर्वों की ओर से कोई भय कभी नहीं हुआ । अभी' मानवों ने हम में भय 
उत्पन्न किया हूँ । देव-शत्रु रावण के जानकी को ले आने से कुद्ध होकर रविकुलोत्तम राम 
अत्यंत पराक्रमी वानरों के साथ लंका पर चढ़ आये हैँ । इसके पहले अकले एक वानर नें 
अक्षयकुमार का वध करने के पदचात्‌ लंका को भस्म करके अपनी शक्ति को प्रकट किया था। 
अब इन मभहान्‌ कपियों को जीतनेवाला कौन हैं ? राम देवों तथा असुरों से भी 
अधिक पराक्रमी हेँ और रावण भी उनके साथ युद्ध करके हार गये हे और त्रस्त होकर 
लंका में लौट आये हे ।' 

इत वचनों को सुनकर उस निश्वाचर की आँखों से अग्तिकण निकलने लगे । उसने 
भीषण क्रोध से उद्दीप्त होकर दाँत पीसते हुए कहा--युद्ध में सभी वानरों तथा अत्यंत 
पराक्रमी दाशरथियों को वध किये विना, वानरों के रक्त-मांसों से राक्षस-समूह को तृप्त 
किये विना तथा स्वयं राम-लक्ष्मण के रक्त का पान किये विना में कौन-सा मुह लेकर 
रावण के सम्मुख आऊं ? में वैसा करने के पद्चात्‌ ही' वहाँ आऊँगा ।' 

इस पर महोदर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा--हें वीर, दशकंठ से 
मिलने के परचातृ, आप ऐसा ही कीजिए । उनका आदेश लेकर आप दात्रुओ पर विजय 
प्राप्त कीजिए ।! तब उसने कहा-ऐसा ही' हो' और राक्षसों की ओर देखने लगा । तब 
उन राक्षसों ने इकक्‍्कीस' मनुष्यों के मांस का ढेर उसके सामने लगा दिया । फिर वे अस्सी 
महिष, सात सौ बकरियाँ, एक सहस्न सूकर, चार सहस्न मोटे मोटे खरगोश तथा छह सौ 
मूंग ले आये और उनका वध करके अलग-अलग पकाया और उस मांस को उसके सामने 
लाकर रखा । कुमकर्ण सारे मांत को खाकर तृप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ उसने दो सहस्र 
घट मद्य पीकर ऐसी' डकार ली कि सभी दिशाएँ विदीणं-सी हो गई । फिर अपनी मूछों 
पर ताब देते हुए, आँखों को घुमाते हुए अपनी गति से सारी पृथ्वी को कपातें हुए, अपनी 
गुफा से यों तिकल पड़ा, मानों राहु के मुह-गद्वर से मुक्त प्रलय-काल का सूर्य हो, या बलि- 
महाराज को दंड देकर, सारे ब्रह्माण्ड में व्याप्त होनेवाले त्रिविक्रम हो । 


उस प्रकार दीघे तथा भीषण आकारवाले राक्षसवीर को आते देखकर किले के 
बाहर रहनेवालें सभी वानर त्रस्त हो उठे । कुछ वानर विस्मितत हुए, कुछ जहाँ-तहाँ 
छिने लगे, तो कुछ वानरों के पैर लड़खड़ाने लगे, कुछ भवभीत हो उठे, तो कुछ मूच्छित 
होकर गिर पड़े; कुछ समुद्र में कद पड़े, तो कुछ दाँतों-तले उँगली दबायें खड़े रहे और 
कुछ राम की आड़ में जा खड़े हुए । तब राम ने उन्हें देखकर लक्ष्मण को धनुष-बाण 
लाने की आज्ञा दी | तत्पदचातू उन्होंने विभीषण को देखकर कहा--हे विभीषण, पृथ्वी 
तथा आकाश का स्पर्श करनेवाले विशाल शरीर से संथन्न प्रलय-काल के मेघों के बीच 
चमकनेवाली' बिजलियों के समान आभूषणों की कांति से दीप्त तथा तीनों ज्ञोकों को एक 
साथ निगलने योग्य मुह से युक्त यह कौन है, जो वहाँ नगर के मार्ग से जा रहा है ! 
क्या, वह यमराज है, या प्रलयन्काल का अनिल है, या प्रलयन्काल का रुद्र है, या प्रलय- 
मारुत है, या प्रलय-काल का सूर्य है, या प्रलय-काल का झेष-ताग है, या प्रलय-मृत्यु है, या 
प्रलय*काल का वरुण है, या प्रलयन्‍्काल का ग्रम है या प्रलयक्काल का भैरव है या प्रलय-काल 


छद्धेकांड ३३२९ 


की रुद्र के लिए प्रलय-रुद्र है ? ऐसा भीम-रूप हमने अबतक न कभी देखा, न उसके बारे 
में कभी सुना ही' है । यह तो बताओ कि वह कौन है ? क्‍या वह दानव है या देत्य है! 
यह किस कुल काहुैँ ? वह कहाँ का रहनेवाला है ? इसका नाम क्या है ? इसे देखकर 
सभी वानर त्रस्त हे, इसका आकार-प्रकार देखकर आश्चर्य हो रहा हैं ।' 


६९, कुमकर्ण का शाप-वृत्तांत 


तब विभीषण ने राम को देखकर कहा--हे देव, इस दैत्य का वृत्तांत सुनिए। 
यह विश्ववस्‌ का पुत्र है और इसका नाम कुंभकर्ण है । रावण का भाई तथा महान्‌ क्र है। 
देवताओं तथा दिक्‍पालों को पराजित करके उन्हें युद्धभूमि से भगा देनेवाला महान्‌ बाहु- 
बली है। दीर्घशूल विबिघध आयुधों से युक्त तथा उद्धत शक्ति से संपन्न है । यह 
समस्त ब्रह्माण्ड को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखता है । शक्ति में ब्रह्म से कम नहीं है । 
जन्म के समय से ही यह अपने कुरूप मुह से जीवधारियों को निगलने लगे गयाथा । 
इस' प्रकार, जीव-धारियों को निगलते देखकर इन्द्र ने अपना वच्ञायुध इस पर चलाया, 
तब इसने ऋरेध में आकर एरावत का दाँत उखाड़ लिया और उससे इन्द्र पर प्रहार किया। 
उस प्रहार से इन्द्र मूच्छित हो गया । उसके पश्चात्‌ वह रुभी देवताओं को साथ लेकर 
ब्रह्मा की सेवा में पहुँचा और उन्हें प्रणमा करके निवेदन किया--हे देव, कुभकर्ण नामक 
राक्षस पृथ्वी के जीवों का नाश कर रहा है और सुरों को पीड़ित कर रहा है । वह पर- 
स्जियों पर बलात्कार कर रहा है और हठ करके समस्त संसार का नाश कर रहा हैं । 
यदि वह एऐसे ही अत्याचार करता रहा, तो विद्व का सर्वनाश निश्चित हे ।' 

“उनकी बातें सुनकर कमलासन मन-ही-मन बहुत ही' क्रुद्ध हुए और सभी राक्षसों 
' को अपने समक्ष बुलाकर उनमें कुंभकर्ण का भयंकर रूप देखा । उसका रूप देखकर स्वयं 
ब्रह्मा को भी आइचर्य हुआ । उन्होंने कहा--ऐसा लगता है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड को 
निंगल जायगा । इसका आकार-प्रकार देखकर स्वयं मुझे भी भय लग रहा हैं। जब इसका 
रूप इतना भयंकर है, तो क्‍या, यह त्रिनयन शिवजी को भी युद्ध में हरा नही देगा ? 
उसके पदचात्‌ ब्ह्मा ने संसार के प्राणियों का वेध करने से उसे रोकने का विचार करके 
कहा-क्या, तुम्हारा जन्म पुलस्त्य के उत्तम वंश में इसलिए हुआ कि तुम अपना शौर्य 
दिखाकर सभी लोकों को त्रस्त करो और सभी' प्राणियों का नाश करो ?' फिर, उन्होंने 
मृत्यु के समान शाप देते हुए कहा--तुम निरंतर सोते रहो । बर्फ के वर के-से इस शाप 
वो लगते ही कुंभकर्ण खड़ा रह नहीं सका और तुरंत निद्रा के वशीभूत हो गया ।' 

“तब रावण ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा--हे देव, आप इस पर क्षृपा-दृष्टि 
कीजिए । स्वयं पौधा लगाकर फिर स्वयं उसको कहीं काटते। यदि अपने आकार के कारण 


0] 


यह दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, तो उचित यही है कि उसे अच्छा उपदेश दिया जाय । 
ऐसे शाप से उसे दग्ध करना न्यायोचित नहीं है | इसके शाप का अंत कंसे होगा, इसकी 
भी' व्यवस्था दीजिए ।' तब ब्रह्मा ने रावण से कहा--यह लगातार छह मास तक सोता 
रहेगा (प्रत्येक छह मास के बाद) सिर्फ एक दिन यह नगा हुआ रहेगा । हे देव, उसी 


समय से वह निश्चित होकर सोता और जागता रहता है । आपके दिव्य बाणों की भयंकर 


३३६ रंग्न7थ एयायण 


अग्नि-ज्वालाओं के समक्ष न टिक सकते के कारण असमय ही रावण न इसे जगाने कं 
लिए राक्षसों को भेजा । इसलिए यह युद्ध के लिए सन्नढ्ठ होकर राजा के अंतपुर में जा 
रहा है । बहुत शीघ्र यह रावण की आज्ञा लेकर हम पर आक्रमण करने के लिए आयगा। 
उसके आने के पहले आप सारी कप्लसेवा में यह घोषित करवाइए कि कोई इसके 
आकार को देखकर युद्धक्षेत्र से भाग न जाय; यह दनुज नहीं है, यह यंत्र की सहायता 
से बना हुआ भयंकर रूपवाला काठ का एक उुतला है । इस प्रकार घोषित कराकर आप 
बानरों का भय दूर कर दीजिए और उन्हें युद्ध के लिए सन्नद्ध कीजिए । ” तब राम ने 
नील को ऐसी घोषणा करने की आज्ञा देकर भेजा । 

कुंभकर्ण को आते देखकर नगर की स्त्रियाँ उस पर फूलों की वर्षा करने लगीं । 
निदान, कुंमकर्ण चढ्रिका के तिवास-प्रदृश सुशोभित होनेवाले उस सभा-मंडव में ऐसे पहुँचा, जैसे 
उज्ज्वल किरणों से सुझ्लोभित होनेवाला सूर्य धवल मेघ-समूह में प्रवेश करता हो । वहाँ 
पहुँचकर उसने अपने अग्नज को प्रणाम किया, तो रावण ने उसे बड़े प्रेम से अपने हृदय से 
लगा लिया और उसे एक स्वर्णासन पर बिठाया । उसके पहचात्‌ कुंभकर्ण ने अपने अग्रज 
को देखकर कहा--हे असुरनगाथ, आपका मुझे जगाने का क्‍या कारण है ? किंसने आपका 
अपकार किया ? मे किसे मार डालू ? क्‍या आज्ञा है ?' 

तब रावण ने कुंभकर्ण से कहा--अपनी' निद्रा को' अधिकता के कारण यहाँ के 
कार्यों की गति-विधि से तुम अनभिन्न हो । इसलिए में तुम्हें सभी बातें समभाता हूँ, सुनो। 
दशरथ-तंदन (राम) सुग्रीव को' मित्र बनाकर समुद्र पर सेतु बाँधकर मुझ पर चढ़ाई करने 
के लिए आया है और अपनी सेना के साथ लंका को घेरे हुए पड़ा है। उससे युद्ध करने 
गये हुए प्रहस्त आदि वीर राक्षसों का उसने संहार किया है; किन्तु उस युद्ध में एक भी 
वानर-वीर मरा नहीं है । इसलिए तुम उन राम-लक्ष्मण को जीतकर वालि-पुत्र तथा सूर्य- 
नंदन का वध करो और लंका के यश की रक्षा करो ।' 

७०, कुंमकर्ण का हितोपदेश 

रावण के ऐसे दीन बचनों को सुनकर कुंभकर्ण ने रावण से कहा--उस दिन एकांत 
में सभी मंत्रियों ने जिस विपत्ति की संभावना की थी, वही आज अचूक रूप से प्रत्यक्ष 
हुई है । यह किसी भी' प्रकार टलनेवाली नहीं है । जो मदांध होकर, आगे-पीछे का 
विचार किये विना कार्य करता है, वह सब प्रकार से हानि उठाता ही है; ऐसा व्यक्ति आपके 
सिवा और कौन हो सकता है ? जो राजा अपने बुद्धिमान्‌ मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार 
कार्य करता है, उसे अपने तथा मंत्री दोनों के उत्साह तथा शक्ति से अगणित फल प्राप्त 
होगा । राजा को चाहिए कि वह देश और काल का विचार करे, जन तथा धन को समृद्ध 
रखे, किसी कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व उसके संबंध में सोच-विचार कर ले, उसमें पड़ने» 
वालें विघ्नों का निवारण करें और कार्य में कृत-क्ृत्य होकर सतत राज्य-सुख का आनंद 
प्राप्त करते हुए पृथ्वी का पालन करे । उसे छात्रु के बल तथा शवित का मूल्यांकन करके, 
यदि शत्रु अपने से बलवान्‌ हो, तो उससे संधि का प्रस्ताव करना चाहिए। यदि शत्रु अपने 
समान बलशाली हो, तो उसके विरुद्ध अपना बल तथा पराक्रम प्रकट करके, उसे अपने वक्ष में 


खुद्धकांड ३३७ 


कर लेना चाहिए । यदि श्त्रु अपने से बलहीन है, तो उस पर सारी शक्तति से आक्रमण 
कर देना चाहिए | अवसर देखकर शत्रु-सेना पर आक्रमण करके शत्रुओं को जीतने का 
उपाय सोचना चाहिए । यदि झत्रु उदण्ड होकर आक्रमण करे, तो उनमें फूट डालने का 
प्रयत्न करता चाहिए। यदि बह महान्‌ शक्तिशाली होने के कारण अजेय हो, तो उसकी 
शरण में जाना चाहिए । इन छहों नीतियो को जानकर जो राजा व्यवहार करता है वह 
अवश्य उन्नति करेगा । साम, दान, भेद तथा दंड के चारों उपायों को जो सतत्त काम में 
लाता रहता है, उसके लिए अन्य नीति-शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है । जो पर-धन, पर» 
स्‍त्री में अपना चित्त लगाता है, वह अपने सारे वंश का नाश करता है । 


कुंभकर्ण के इन वाक्‍्यों को सुनकर रावण क्रोध-विवश हो कहने लगा--'मे अग्नज हें, 
इसका विचार किये विना तुम यहाँ आकर मुझे उपदेश दे रहे हो ? अब यह प्रलाप 
वयों ? चाहे कैसे भी हो, मेने यह कार्य किया है । अब इसे सँभालना तुम्हारा धर्म है न? 
कही ।' तब कुंभकर्ण ने कहा--है दानवेन्द्र, में अवश्य युद्ध करने के लि ए जाऊंगा । 
किन्तु एक और बात सुन लीजिए । एक दिन की बात है । में निद्रा से जगने के परचात्‌ 
अत्यधिक प्राणियों को खाकर एकांत में बैठा हुआ था । उसी समय अनघ नारद वहाँ 
आये । मेने उनके निकट जाकर कहा--हे अनध, आप इतनी शीक्रता से क हाँ से आ रहे है 
और कहाँ जा रहे है ? कृपया बतलायें ।! तब उन्होंने कहा--में कनकाद्रि से आ 
रहा हूँ । में वहाँ की बातें तुम्हें सुनाऊंगा, सुनो । कनकाद्रि पर कमलासन ( ब्रह्मा ) ; 
फाल-लोचन (शिव); पंकजनाभ (विष्णु); पाकशासन, अमल, यम, वरुण, अनिल, यक्षराज 
कुबेर, चंद्र, सूर्य आदि ग्रह; सिद्ध, मुनि, किन्नर, गंधवे, गीर्वाण, गरुड़, पन्नग तथा गुह्य-प्रमुख 
आदि लोगों की एक सभा एकत्रित हुई थी' । उस सभा में सुर-गुरु बृहस्पति ने कहां-- 
'दशकंठ हमारी उपेक्षा करके अत्यधिक उद्ृण्ड हो सारे संसार को ऋस दे रहा है । उसने 
अपनी प्रचंड शक्ति से युद्ध में इन्द्र को परास्त किया है, यम को भगा दिया हैं, वरुण 
को जीत लिया हूँ, अपने बल का प्रदर्शन करके कुबेर को अपने अधीन कर लिया. है, 
उद्धव गर्व से कई धर्मात्माओं को बंदी बनाकर पीड़ित किया है, रवि-चंद्र का तेज मंद 
करके उतकों अपनी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए बाध्य किया है, ग्रहों को पीड़ित किया. हूँ, 
मंत्र-पुत यज्ञों को नष्ठ किया है;। महान्‌ उद्याव-वादिकाओं को' उजाड़ दिया हैं और 
असंख्य उत्तम स्त्रियों को कारागार में डाल दिया है । ऐसे भयंकर कार्य करते हुए उसने 
सभी भुवनों को त्रस्त कर दिया है। अतः, आप उस देशानन का नाश करने का कोई 
उपाय सोचें । रे 


“बृहस्पति के वचनों को सुनकर ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा--मैंचे पहले उस्मे 
वर दिया था कि वह सुर, गरुड़, उरग, असुर तथा यक्षों के हाथों से, नहीं मरेया । अब 
मैंने इसका प्रतीकार सोचा हूँ, सुनो ।. उसने मुभसे मनुज़ों की चर्चा, नही की थी और 
वरदान के समय मेंने भी इसकी चर्चा नहीं की। अत,, युद्ध-क्षेत्र में केवल. स्ानव उसने फ्रशस्ष्त 
कर सकेंगे । इसलिए आप आदिविष्णु, कमलनाभ तथा लोकवंत्र मुकुंद से प्रार्थवा कीजिए 
कि वें मरत्त्ये-लोक में जन्म लें ।' इसके पश्चात्‌ देवताओं तथा मुनियों ने वैसे ही: किया । 

४३ ः 


३३८ रंग्नायथ एायायर 


हरि ने भी मरत्त्यंलोक में जन्म लिया है ।” इतना कहकर नारद चले गये । हे दैत्म-राज, 
सर्य-बंश-तिलक आदि देव ही हैं; वे मनुज नही है। अतः, सीता को उन्हें सौप दीजिए । उनकी 
शरण लीजिए और सभी' वानरों को देवता जानिए । हे दानवेन्द्र, मेरी बात सत्य मानिए ।” 


७१, रावण का कुमकर्ण के उपदेश का तिरस्कार करना 


कुंभकर्ण के इन वचनों को सुनकर दशानन मन-ही-मन संताप की जे ग्ति में जल 
गया और थोड़ी देर तक मौन बैठा रहा । फिर, दीर्ध निःशवास छोड़कर अत्यंत चिताक्रान्त 
हुआ और साथ-ही-साथ भयभीत भी; किन्तु अपने भय को प्रकट किये विना उसने 
क्रुद्ध होकर अपने अनुज को देखकर कहा-- बार-बार विष्णु, विष्णु, कहकर क्‍या प्रलाप 
कर रहे हो ? इतना भय तुम्हें करे होने लगा। स्वयं विष्णु से भी में नहीं डरता; तब 
मानव-वेशधारी विष्णु से में क्यों भयभीत होऊंगा ? मुभे बार-बार ऐसा भय क्‍यों दिखाते हो ! 
भले ही तुम भयभीत हो जाओ ॥। चाहें राबव विष्णु ही क्यो न हो, उसका अनुज 
इन्द्र ही' क्‍यों न हो, सुग्रीव हर ही क्‍यों न हो, उन्हें. मुझसे युद्ध करता ही पड़ेगा । 
समस्त नीतिजास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी तुम चाहते हो कि जिस राम से मेने विरोध 
ठान लिया है, उसके साथ हीन मित्रता कर लू ? वीति-शास्त्र का तुम्हारा सारा जोन 
आज निष्फल हुआ । युद्ध-भूमि में हमारा संहार करके, मुनियों तथा सुरों की रक्षा करने 
का विचार करके, जगदेकरक्षक तथा कमलनाभ ने अपने देवत्व को त्यागकर, धोखे से 
मानवत्व' को धारण कर लिया है और इस जगत्‌ पर राम होकर जन्म लिया है, भला, 
उससे हमारी संधि कैसे संभव है ? मैं अपने गर्व को छोड़कर वानरों के आश्रय में रहने- 
वाले उस राम के पास कैसे जाऊँ ? यही कमलनाभ वामन का रूप धरकर बलि के यज्ञ 
में गया, तीन चरण पृथ्वी दान में ली और फिर उसे बंदी बनाया । ईंसनें तुरन्त उपकार 
करनेवाले का अपकार कर दिया | ऐसी दणा में हम विरोधियों का संहार किये विना 
बह रहेंगा क्‍यों ” हमारे और राम के मध्य संधि हो कैसे सकती है ? जब हम दोनों ने 
इन्द्रटलोक॑ पर चढ़ाई की थी और अपने बाहुबल का श्रदर्शन करते हुए महातन्‌ परात्रमी' 
ईन्द्र आदि देवताओं को परेसस्त किया था, तब यह विष्णु कहाँ था ? क्‍या, तुमको इसलिए 
मैंने जगाया कि में तुमसे उपदेश सुनू' ? भला, तुम्हें यह भय क्‍यों हुआ ? प्राणों के 
भय से इतंनी बातें क्‍यों करते हो ? यदि तुम्हें प्राण प्रिय है, तो तुम कुशलपूर्वक रहो । 
मैंने तो दींघ॑ आंयु पाई है; तीनों लोकों को जीता है; कई प्रकार के राज-सुखों का 
अंनुंभव किया है और अंपना अनुपम तेज समरंत संसार में व्याप्त किया हैं । में और लोगों 
के समान हीन्‌ पराक्रमी राभ को प्रणाम नहीं करूँगा । मेने तुम्हें युद्ध में जाने का आंदेश 
दिया,'तो 'जाने की इच्छा नहीं रखते हुए ऐसे वचन तुम क्‍यों कहते' हों' ? अब शुम जाकर 
सुख से सो 'जाओ । शत्रु सोनेवाले को नहीं मारते । में स्वयं सम-लक्ष्मण' का, संग्रीध का 
तथा अन्य भयंकर-पराक्रमी वानसों का संहार करूँगा । सभी देवताओ का' वध में स्वयं 
करूँगा '। . विष्णु को भी में ही मार डालूंगा । उसे विष्णु के' अनुंचर-शूरों को युद्ध में 
जहाँ भी ' मिलेंगे, में अपनी' शवित दिखाते हुए' मारूँगा । तुम कायर की भाँति चिरकाल तक 


जीवित य्हो ' | 4 5 


खुद्धेकोड ३३6 


इतना कहने के प्रश्चात्‌ रावण ने फिर कुंभकर्ण से कहा--में जानता हूँ कि लक्ष्मी 
स्वयं सीता होकर इस पृथ्वी पर जन्‍्मी हें । में जानता हूँ कि विष्णु स्वयं रघुराम होकर 
जन्मे हे । में यह भी जानता हूँ कि युद्ध में राम के हाथों मेरी' मृत्यु अवश्य होगी । अब 
तुमसे में क्यों छितार्ऊँ ? में काम-बश हो सीता को नहीं लाया; क्रोधाभिभूत होकर 
बलात्‌ में सीदा को नहीं लाया; युद्ध में रघुराम के हाथों मरकर वंदनीय विष्णु का परम- 
धाम प्राप्त करने के निर्मित्त ही में सीता को लाया हूँ ।' 

इस प्रकार के वचन कहनेवाले रावण को देखकर कुंभकर्ण ने कहा--हे दानवनाथ, 
जब में आपकी . सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, तब आप व्याकुल क्‍यों होते हैँ ? आप 
आनंद से रहिए । में छात्रु का नाश करूँगा । इसके पदचात्‌ उसने सारी सभा की ओर 
एक बार ध्यान से देखा और कहा--हे इन्द्र के छात्र, इस सभा में निर्मेल चरित्रवान्‌, 
विभीषण नहीं दीख रहा है । वह कहाँ है ?” तब रावण ने कहा--राम-लक्ष्मण के लंका 
पर आक्रमण करने का समाचार सुृतकर उस संबंध में परामर्श करने के लिए सभी लोग 
एकत्र हुए थे । निद्रा के वज्ञीभूत होकर तुम तोशीघ्र यहाँ से चले गये । तब विभीषण ने 
राम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकठ करके उसकी प्रशसा में ऐसे हृदय-विदारक शब्द मुभसे 
कहे कि क्रोब में आकर मेंने दृढ़ता के साथ कहा--यदि तुम यहाँ रहो तो मेँ तुम्हारे 
प्राण ले लूगा । तब वह मुझे छोड़कर राम की शरण में चला गया और अब वहीं हैं ।” 

७२. कु मकर्ण की गवोक्तियाँ 

तब कुंभकर्ण ने सोचा कि अब परिस्थिति बड़ी विकट हो गई है, मुझे अवश्य युद्ध 
में जाना ही चाहिए | अब में (अपनी गुफा में) लौट नहीं सकता। इस' प्रकार, निश्चय 
करके उसते रावण के सामने दुृढता से यह प्रतिज्ञा की-- में यमराज से भी भिड़कर 
उसका नाश करूँगा; ब्रह्मा को भी पकड़कर उसका मर्देव करूँगा; आदिशेष को भी पकड़कर 
उसे चारों ओर आकाश में घ॒ुमाऊंगा; विहगेन्द्र (गरुड़) को भी त्रस्त करूँगा; प्रलयाग्नि 
को भी निगल जाऊंगा । समुद्र का सारा जल पी जाऊंगा; विष्णु को भी युद्ध में परास्त 
क्र दूगा | रंद्र को भी नामावशिष्ट करूँगा; नैऋत को भी पकड़कर खंड-खंड कर दूगा; 
मृत्यू का भी गला घोंठ दूगा; वरुण का भी' तेज नष्ट करूँगा; कुबेर का भी पेद चीर 
डालूगा; सूर्यविब को भी अपनी मुष्टि में कस लूंगा और ब्रह्माण्ड को भी दठुकरा दूगा । 
एऐसी' दशा में मेरे उद्धरा रण-कौशल के समक्ष, इन वानरों को निगल जाना कौन बड़ा 
काम हे ? हे असुरेन्द्र, मे अवदय इन कपियों को पहाड़ों पर भगाकर, उन' मानवों का 
वध कर दुगा; आप निश्चित रहिए । जब राम मेरे हाथ से मारे जायेंगे, तब सीता 
अनाथा बन जायगी और आपकी' कामना पूरी होगी ।* 

इन बातों को सुनकर महोदर ने बाहुबली कुंभकर्ण से कहा--हे वीर, तुमने श्रेष्ठ 
कुल, में जन्म लिया है और तुम्हारा यह उत्कट यव॑ उचित ही है; किन्तु नीति तथा 
अनीति का विचार किये विना क्‍या कोई वीर ऐसे शात्रु-वध की प्रतिज्ञा करता है ? भयंकर 
सिंह की भाँति क्रोधोन्मत्त होकर प्रखर तेज से विलसित होनेवाला राम, केवल मानव नहीं है, 


किक 


न्‍ वः ५ हे ३ का 
स्वयं. णु इसे रूप में आया हुआ हैँ । एक ही बाण से वालि का संहार करने « 


चर 


३8७ र॑ं7नायथ एगायर 


वाले उसे श्रेष्ठ वीर की जीता, क्‍या, तुम्हारे लिए संभव है ? उहृण्ड पराक्रमी तथा 
महाबली राम परे तुम्हें अकेले आक्रमण करने की सलाह हम नहीं देते । तुम सेना के साथ 
जाओ और महावली' रांभ प्रेरं विजय प्राप्त करो ।' 

इसके परद्चात्‌ उसेने बदकंठ से कहा--हमारे रहते आप चिंता क्‍यों करते हें ? 
क्याय, हम आपका मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे ? जानकी को प्राप्त करने को लिए आप इतने 
व्याकुल क्‍यों है ? में, संपाति, द्विजिल्न, तथा गंभीर पराक्रम-संपन्च बाहुबली कुभकर्ण, 
सब एक साथ 'मिलकर जायेंगे और राम पर विजय प्राप्त करेंगे । फिर त्तो, आपको वैदेही' 
प्राप्त होगी ही । ऐसा महीं भी हो सकता और हम राम के उग्र बाणों के आघात से 
क्षत-विक्षत हो जायेंगे, तो भी हम आप्रके पास लौटकर आयेंगे और आपके चरणों में 
प्रणांन करके थों ही' कहेंगे कि हें देव, हम भयंकर वानर-सेना के साथ राम लक्ष्मण का 
बंध करके उन्हें खा गये हैं । तब आप बड़े मोंद से हमें हृदय से लगाकर हमारे प्रति 
आदर दिखाते हुए, उस समाचार को सारे सगर में प्रकट करेंगे । उस वार्त्ता को सीता सत्य 
भानेगी और पति की आशा छोड़कर आपकी बात मान लेगी । 

तब कुँभकर्ण ने क्रुद्ध होकर असुरेन्द्र को देखकर कहा--इन सब भूठी बातों से 
क्या प्रयोजन हैं ? मेरे बाहुबल को देखिए । मे अवश्य ही राम को जीत लूगा । आप 
निश्चिन्त रहिंए। रावण भी बड़े उत्साह से, अपने पूनर्जन्म की प्राप्ति को निकट देखकर 
बड़े आनंद से बोला--मुझे चिद्वास है कि सुम युद्ध में राम-लक्ष्मण को अवश्य जीत 
लोगे । अनुपम शक्ति तथा शौय॑ में तुम्हारी समता कर सकनेवाला कोई वीर नहीं है । 
यह सत्य है । घूल आदि श्रेष्ठ आयुधों के साथ तुम युद्ध करो ।' इस प्रकार कहते हुए 
बड़ी प्रीति से उसने कुंभकर्ण को अनुपम रत्नाभरण आंदि भेंट किये । 


७३. कु मकर्ण का युद्ध के लिए जाना 

तब रावण का भाई उने आभूंषणों को पहनकर छज्ज्वल आभा से दीप्त हो उठा । 
स्वर्ण-कंक्च धॉरण करंके वह संध्या के मेघों से आयृत पर्वत की भाँति तथा बहु-रत्न-कलित 
मेखलो धारण करके वह वांसुकि से आवद्ध मंदराचल के समान सुझ्ोभित होने लगा । उंस 
राक्षसपुंगव ने रणोत्सीह से भरे, अपने हाथ में तीनों लोकों में अपनी भयंकर दीप्ति व्याप्त 
करतनेवाला, 'विजंय-प्रंदोयिंगी शिव के शूल से भी सुंदर, अपनी नोक से निकलमेपालों 
ज्वालाओं के द्वारा अग्निंकण बिखेरनेवाला, संदा पूजित, रत्त-प्रभा से भासमाव तथा शचु- 
वीरों के रक्त से रंजित अनुपम शूल धारण किया 4 उसके पश्चात्‌ उसने अपने भाई को 
प्रणाम किया और उसके आशीर्वाद प्राप्त करके, उस सभा-मंडप से अपने कार्य में तत्परडो 
अत्यंत वेग से यों चल पड़ा, मानों उसके प्राण उससे यह कह रहे हों कि हे कुंभकर्णे, 
इस दुःखद शरीर में हम रहना नहीं चाहते, शीघ्र इसे युद्ध-भूमि में त्याग दो, 'क्‍्लो, और 
उसे जैसे खोंचे लिंये जा रहे हो । तब राक्षस-वीरों का समूह भी उसके पीछे-पीछे युद्ध के लिए 
निकल पड़ा । थे सब धोड़ों पर, गजों पर, रंथों पर, सिंहों 'पर चढ़कर काजल के पर्वतों 
के सेमान सुशोभित होते हुए, अपने विशाल दंष्ट्रों की दीप्ति चारों ओर फैनाते हुए, इस 
प्रेकारं जा रहे थे, भानों क्रेता ने ही एक स्थान पर झुकन्रित हो पिंड रूप धारण कर लिया हौ 


खद्धुकांड ३०९ 


तथा झौयें स्वयं रूप धारण करके चल रहा हो । युद्ध करना ही एकमाभ लक्ष्स 
बनाकर, बड़े गये से भूमते हुए, परिघ, भाले, गदा, कोदंड, करवाल, मूसल, मुद्गर, परशु, 
स्क्र आदि आयुधों से सज्जित होकर पदाति-सेना उहण्ड गति से चलने लगी । 

इस प्रकार की सेना से युक्त हो, दर्ष से भरे हुए कुंभकर्ण युद्ध के लिए स्वाना हुआ, 
तो नगर की स्त्रियों ने उस पर पृष्पन्वर्षा की; उसके ऊपर चंद्र-मंडल-समान छत्र 
गोभायमान होने लगे और चंद्रमखी स्त्रियाँ चामर डलाने लगी । उस समय घोड़ों को 
हिंनहिताहट, हाथियों की' चिंघांड़, रथों का विपुल रव, निसानों की घोर ध्वनि, पटह, भरी 
शंख तथा नगाड़ों का भीषण रत्र एवं घंटा, मूदंग और डंकों के विपुल वाद की सम्मिलित 
धवेनि से पृथ्वी विदीर्ण-सी होने लगी; समद्र आलोड़ित हुए, दिशाएँ फट गई, आकाश 
काँप उठा, दिग्गज घेंस गये, सभी जगत्‌ भचसल हुए और पर्वत दूटकर गिरब लगे । उस 
संभय काले-काले बादल ऐसे घोर गर्जेम करते हुए बिजलियाँ गिराने लगें, माों वे राघव 
के अनचर ब्रनकर आये हों और कुंभकर्ण को डाटकर कह रहें हों--हे अत्याचारी दुष्ट 
दानव, तुमने संसार को जो दुःख दिया था, उसका फल अब भोगो। तार दूटकर पृथ्वी 
पर ऐसे गिरने लगे, मानों कह रहे हों--हम इस बात के साक्षी हे कि अत्यधिक दहाड़ते हुए 
इठलाने वाले इस राक्षस का अंग-भंग संग्रीव से किया था और वह राघब के 
हाथों से हत होनेवाला है।” प्रतिकूल पवम ऐसा चलने लगा, मानों वह अपने पूर्ववैर का 
प्रत्तिश्ोध लेने के लिए राम की आत्ना से वेग से चल रहा हो । पृथ्वी इस प्रकार क्रपित्‌ 
होते लगी, मानों बह भयभीत हो रही हो कि जब इस अधम राक्षस को राम भार डालम, 
तब मुझ पर गिरेगा, उस समय न जाने सुझे कितनी पीड़ा होगी। खग एस संडरान लग, 
मानों कह रहे हों--हे नीच राक्षस, हमें पक्षपाती ( पंखों से उड़नेवाले ) मत समभो, 
तुम राघव के खगों से (बाणों से ) अवब्य मरोगे ।' किन्तु इन सबको उपेक्षा 
करते हुए, दुगूने साहस तथा उत्साह के साथ, अपनी क्रुंद्ध दृष्टियों से ही वानर-समूह को 
भस्मीभूत कर द्वेने का संकल्प करके आनेवाले उस अनुपम बीर ने दुर्ग के बाहर रहने- 
बाले कपि-समृह को देखा । कपियों ने भी उस कुंभकर्ण को देखा और. प्रचंड वायु के 
आधात से भांगनेब्राले मेघों के समान जहाँ-तहाँ भागने लगे । कुंभकर्ण ने शीघ्र दुगें के 
बाहर निकलकर सिंह-गर्जन किया। उस दहाड़ को सुनकर सभी वानर मूच्छित होकर गिर 
पड़े; समुद्र आलोडित हुआ और भूमि काँपने लगी तथा देवताओं के मन में भय प्रवेश 
क़र॒ गया ॥ 


से 
के 


७४. वानर-कु मकर्ण का युद्गच 
कुछ ही समय के पदचात्‌ वानर-वीर सचेत हो गये और यम-सदृश 'आकारवालें 
उस कुंमकर्ण से भिड़ गये। वे सिंह-गर्णन करते हुए, वृक्षों, पर्वतों और श्ंगों को फेंकने लगे । 
द्ानव-सेना भी बड़े वेग और तत्मरता से छन्तसे जूक गई। जैसे प्रलयकाल में समुद्र आपस 
में भिड़ जाते है, वैसे ही दोनों सेनाएँ आपस में भिड़ गई । राक्षसों ने रथ पर आहढ 
होकर श्षपओं के शरीरों, हेडिंडयों, जॉधों तथा पसलियों को चर-चर कर दिया; रथ के 
अइवीं से, उनकी आँतें कंठ, सिर आंदि कुचलवा दिये और दिशाओं को भेद्लेवाले अप्रने 


३9२ ए्गनायथ एयायण 


इगों से वानरों के शरी'रों के खंड-खंड कर दिये । इससे संतुष्ट न होकर उन्होंने अपने 
तीक्षण वाणों से पृथ्वी तथा आकाश को ढक दिया और इत्त प्रकार बड़ी भयंकर रीति से 
वानरों का संहार किथा । वानरों ने भी रथों पर कृदकर अपने पदाघातों से उनको पीछे 
की! ओर ढकेल दिया, उनका जूआ पकड़कर पृथ्वी' पर गिरा दिया और उन्हें चर-चूर करके 
दूर फेंक दिया; तीत्र वेग से सारथियों पर कूदकर, अपने पैरों से उन्हें कुचल दिया, उन्हें 
पृथ्वी) की ओर घसीटकर उनके सिर काटकर फेंक दिये और बड़ी तीत्र गति से रथों पर 
कदकर राक्षस-वीरों को विविध रीतियों से मारने लगे । यह देखकर राक्षस अत्यधिक रोष 
से वानरों को घेरकर अपने मदमत्त हाथियों को उन पर चलाकर, उनकी सूड़ों से वानरों 
को नीचे पटकवाते थे और उत्तके कपाल तथा भेजा को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाकर 
मिट्टी में मिला देते थे । गजों पर आरूढ राक्षस-सैनिक भयंकर बाण चलाकर वानरों को 
खंड-खंड करके नीचे गिरा देते थे । तब कपि भी क्रोधोन्मत्त होकर हाथियों के दाँतों को 
पकड़कर, उनको भकृझोर कर, उतके गंड-स्थलों पर पदाघात करके उन्हें फोड़ देते थे । 
फिर, उन हाथियों की टॉँगें पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर ऐसे पटक देते कि उतका रक्त, मांस 
और हड्डयाँ एक साथ मिलकर एक लोंबा बन जाता । उसके उपरान्त वे गज़ों वर आरूढ 
राक्षसों पर अत्यंत रौद्त गति से आक्रमण करके, उनके धनुष, हाथ, सिर, धड़, कवच आदि 
नीचे गिराकर उन्हें मार डालते । अश्वारोही राक्षस-सैनिक एक साथ मिलकर, डींग हाँकते 
हुए अश्वों को वानरों पर दौड़ाकर उन पर कई प्रकार से शर-वर्षा करते और अपने पैने 
खड्गों से शत्रु-सेनिकों के खड़्गों को काठ देते थे । वानर भी' क्रुद्ध होकर घोड़ों के पैर 
या पूछ पकड़कर या तो चारों दिशाओं में उछालकर फेंक देते थे, या आकाश की ओर 
उछाल देतें थे, या पृथ्वी पर पठक देते थे या चीर डालते थे, या पदाधातों से चूर-चूर 
कर डालते थे । फिर, अश्वारोहियों को बड़े साहस के साथ पृथ्वी पर पटककर मार 
डालते थे । तब पदचर राक्षस बड़े दर्प क्रे साथ आँखों से अग्नि-जर्षा करते हुए उहृण्ड 
गति से वानरों पर बाण चलाने लगे | वे उन्हें भालों से चुभोते थे, बरहछियों से भोंकते थे, 
पैने खड़गों से काठते थे, मुद्गरों से च्र-चूर करते थे और अन्य अस्त्रों से भयंकर 
प्रहार करके उनका संहार करते थे । वानर भी उन पदचर सैनिकों पर टूट पड़ते और 
उनके विविध असछत्रों को तोड़ देते थे । वे राक्षसों को चरणों तथा हथेलियों से मारकर 
उनके कवचों को फाड़ देते थे; दोनों हाथों से दो राक्षसों को पकड़कर उन्हें एक दूसरे से 
टकराकर नीचे गिरा देते थे; उनके शिरों तथा धड़ों को काठ देंते थे और इस्न प्रकार वे 
असंख्य राक्षसों कों मार डालते थे । 
इस प्रकार, दोनों सेनाओं में जब घोर युद्ध चलने लगा, तब युद्ध-भूमि राक्षसों की 
मृत्युदेवता के तीड़ा-सरोवर के समान भयंकर दीखने लगी । उसमें रक्त जल की भाँति, 
मांस-पेशियाँ विकसित लाल कमल के समान, मुख कमल के जेसे, नेत्र कुमुदों की पंक्ति की 
भाँति, आँतें मृणालों की भाँति, जमा हुआ भेजा फेन के समान, विपुल केश-समूह शभ्रमरों 
के समह की भाँति, असंख्य दास्त्र लहरों की भाँति, चामर-सभूह हंसों की नाई और धूलि 


पुराग की भाँति दीखने लगी । सुर तथा खेचर बहुत ही' आनंदित दीखने लगे । युद्ध के 


. खुद्धकाँडे ३४३ 


समय जब कपिनसेनिक राक्षसों के प्रहारों से अत्यधिक दुःखी होते थे, तब उनके 
नायक अत्यधिक क्रोध से राक्षसों पर पर्वतों और वक्षों की ऐसी अविरत वर्षा करते कि 
दानव धैेयं खोकर कुंमकर्ण की आड़ में जाकर शरण लेते । तब कुभकर्ण ने उन 
देत्य वीरों को आइवस्त करके सिहन्‍-ताद करते हुए, घै्य बँधाया और कहा कि 
भागना मत, भागना मत ।” उसके पद्चात्‌ वह (शत्रुओं पर) आक्रमण करते हुए आनेवाले 
पानरों को अपनी ऋुद्ध दृष्टियों से ही मार डालनेवाले की भाँति अपना शूल लेकर, दहाड़ते 
हुए, उन पर दूट पड़ता | रावण का भाई, वह राक्षस-बीर कुंभकर्ण, कपि-समूह के भाग्य- 
निर्णायक के समान अथवा क्रुद्ध होकर आनेवाले यम के समान उन बानरों को मारने लगा। 
उस क्र कुंभकर्ण के समक्ष टिकना असंभव हो गया | कुछ वानर मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, 
कुछ रक्त उगलने लगे, कुछ भयभीत हो सेतु की दिशा में भागने लगे और कुछ 
बरबंडर की भाँति आकाश की ओर उड़ने लगे । 

वानरों को इस प्रकार भागते हुए देखकर अंगद ने क्रुद्ध होकर कहा--हे वानरो, 
धैर्य तजकर इस प्रकार क्‍यों भाग रहे हो ? अपने प्रभ्‌ के प्रति निष्ठा एवं अपना औच्नत्य 
छोड़कर भागना क्या तुम्हारे लिए उचित है ? तुम महान्‌ वंश में जन्म लिये हुए, श्रेष्ठ 
वानर हो । ऐसे तुम इस प्रकार साधारण जीवों की भाँति भाग सकते हो ? रामचंद्र के 
समक्ष युद्ध में यदि तुम मारे जाओगे, तो तुम्हे सुन्दर स्वर्ग का राज्य मिल' जायगा या यदि तुम 
विजय प्राप्त करोगे, तो यश प्राप्त करोगे । इसलिए तुम लौटो, भागों नहीं । ऐसे उपदेश 
देते हुए अंगद ने उनमें उत्साह का संचार किया और सभी वानरों को फिर लौठा लाया। 
अंगद के उत्साहवद्धंक उपदेशों को सुनकर वे कहने लगे--हम राम के लिए अपने प्राणों 
की बलि देंगे; उनके प्राणों के आगे हमारे प्राणों का मूल्य ही क्‍या है ?” फिर, उन्होंने 
पर्वतों को ले आकर, गर्जन करते हुए पर्वत के सभान कुंभकर्ण के विद्ञाल वक्ष पर फेंका, 
तो उसने उन पव॑तों को देखते-देखते अपने शूल से चूर-चूर कर दिया । इससे संतुष्ठ न 
होकर उसने रौद्र रूप धारण कर गदा हाथ में ली और उसे तेजी से घुमाकर वानरों 
पर ऐसा प्रहार किया कि दस करोड़, सतहृत्तर लाख, तीस हजार छह सौ वानर हुँकार 
करते हुए पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पड़े। फिर, वह अपने हाथों से असंख्य वानरों को 
पकड़कर बड़ी करता से यों निगलने लगा, जैसे गरुड़ पक्षी जल्दी-जल्दी सर्यों को निगल 
जाता है 4 इस प्रकार, उसने देखते-देखते अस्सी लाख, बीस सहस्र, छह सौ वानरों को निगल 
लिया । इसके पद्चात्‌ भी वह नर तथा वानर-भक्षक वहाँ से हटा नहीं; किन्तु उसी युद्ध- , 
भूमि में बड़े दर्पष के साथ भूमता रहा । उस समय उसके नथुनों तथा कर्ण-पुटों से वानर 
बाहर निकलने लगे । किन्तु वह उन्हें तुरंत पकड़कर मसल देता 'और ' उनका लॉबा बनाकर 
चबा जाता । जो लोग उसके डाढ़' से छूटकर पृथ्वी पर गिर जाते, उन्हें पैरों से 
रौदकर चूर-चूर कर देता । इतने में उसके गदा-प्रहार से आहत हो मूच्छित पड़े हुए' वानर 
भचेत हुए । वे भयंकर सिंहनाद करते हुए पव॑तों तथा वृक्षों को 'ले आकर बड़े दर्प के साथ 
उस राक्षस के समक्ष खड़े हुए । क्रोध से जलते हुए द्विविद ने एक विशाल पर्वत को उस 
राक्षस के वक्षःस्थल. को विदीर्ण करने के निमित्त फेंका । उसके लगते ही कुभकर्ण 
उछलकर गिर पड़ा और एक बड़ी राक्षस-सेना उसके नीचे कुचलकर मर गई। .. '' 


(०६: रंगनायथ सापथायर 


७४, कु मकर्ण आर हनुमान्‌ का युद्ध 


तब हनुमान्‌ अत्यंत क्रोध से आँखों से अग्नि वरसाते हुए, पर्वतों तथा वृक्षों को 
को उखाड़कर उस राक्षस पर गिराने लगा; किन्तु कुंभकर्ण अपने दारुण शूल से उनको 
चर-चर करते हुए हनुमान्‌ पर आक्रमण करने के निमित्त आगे बढ़ा । तब हनुमान्‌ ने एक 
महान्‌ पर्वत को उठाकर उसे कुंभकर्ण पर फेंका । यह देखकर असुर भी उसकी 
प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि यह अनुपम बली है । उस पर्वत के गिरने से 
कुंभकर्ण का सारा शरीर कॉप उठा और उसके शरीर से रक्‍त की अजंस्र धाराएँ 
बह निकली । 

उससे अत्यत दुःखी होकर उस दानव-बीर ने प्रकाश एवं ज्वालाओं को व्याप्त करते हुए, 
पृथ्वी' को' विदीर्ण करते हुए, नभ को कपाते हुए और देवताओं को भयभीत करते हुए 
भयंकर झूल को हाथ में धारण करके बड़े उल्लास के साथ उसे हनुमान्‌ पर ऐसे चलाया, 
जैसे कुमार ने ऋ्रचणिरि पर अपनी शक्ति चलाई थी । यह देखकर सभी वानर भय से 
व्याकुल हो गये । उसके लगते ही पवनकुमार का हृदय चरचराकर फट गया और रक्त 
की' ऐसी धारा छूटी', मानों हनुमान अपना समरत क्रोध-रस उगल रहा हो। प्रलय-काल के 
घनघोर बादलों के गर्जत के समान हाँफते हुए कपिशेखर हनुमान्‌ पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
यह देखकर कपि-सेना काँप उठी और राक्षस हर्षित हुए । 

युद्धभूमि में अनिलकुमार की ऐसी' दशा देखकर नील ने क्रोधाग्नि से जलते हुए 
उस कुंभकर्ण पर एक महापवंत से प्रहार किया । अत्यधिक वेग से अपने ऊपर गरिरनेवाले 
उस पर्वतः पर कुंभकर्ण ने मुष्ठि-बात करके उसे रोका । उसके मुष्टि-बात से. वह पर्वत 
चिनगारियाँ बिखेरते हुए चूर-चूर हो गया । प्रचंड क्रोध से क्षु्ध हो ऋषभ, शरभ, मील, 
गंधमादन, गवाक्ष आदि उदण्ड बली वानर-नबीर, एक साथ भयंकर गजब करते हुए, उस 
कुमकर्ण पर पर्व॑तों तथा वृक्षों को फेंकते हुए, मुष्टियों तथा चरणों से प्रहार करते हुए, 
नाखूनों से चीरते हुए तथा अन्य कई प्रकार से उसे दुःख देने लगे। तब भी कुंभकर्ण 
विचलित नहीं हुआ । उसने शरभ पर ऐसा प्रचण्ड मुष्टि-बात किया कि वह पृथ्वी पर गिर- 
कर छटपटाने लगा । उसके बाद उसने ऋषभ को पकड़कर अपने हाथों से उसे मसलकर 
एक पिंड-जैेसा बना दिया | उसके पदचात्‌ उसने अपने घुटने से वीर नील पर ऐसा प्रहार 
किया कि वह काँपकर गिर पड़ा और छटपटाने लगा । फिर, उसने गवाक्ष के निकष्ट 
 पहुँचकर अपनी हथेली से, उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह तिलमिला उठा । उसके बाद 
उस राक्षस ने बड़े क्रोध से गंधमादन को अपने बायें हाथ से ऐसा मारा कि वह गिर पड़ा। 
इस प्रकार, पाँचों वानरबचीर रक्त उगलते हुए ऐसे गिर पड़े, मानों रण का राम-रस उगल 
रहें हों। झत्रुओं का वध करने के कारण, बड़े दर्प के साथ वह राक्षस अपना शूल घुमाते हुए 
भयंकर कञ्न से युक्‍त इन्द्र की भाँति, अनुपम दण्ड से युक्त उहृण्ड यम की भाँति, युद्ध- 
भूमि में भीषण, गर्जब करते हुए जहाँ-तहाँ घूमनें लगा । तनी हुई भौंहों से युक्त उसके 
मुख से अग्नि-क्रण ऐसे ऋरने लगे, जैसे प्रलय के समय रुद्र के शूल से स्फुलिग विकीर्ण 


होते हैँ । , 


ने 
से 


ख्ख्धकांड ३४५ 


७६, सुग्रीव तथा कुंमकर्ण का युद्ध 

तब सुग्रीव ने मन-ही-मत सोचा कि मेरे युद्ध करने का यही अवसर हैँ । फिर, 
उस अनुपभ पराक्रमी ने, कुल पर्वतों के अधिपति पर आक्रमण करने के लिए आनेवाले 
इन्द्र की भाँति अपना गरीर बढ़ाया, तथा प्रचण्ड क्रोध की अग्नि से दीप्त होते हुए सभी 
पव॑तों में श्रेष्ठ एक महाव्‌ पर्वत को उठाकर बढ़े वेग से, उस राक्षसेश्वर की ओर बढ़ा, 
जिसके भुह और शरीर वानरो के रक्त से भीगकर विचित्र भद्दापन लिये हुए थे । उसक 
पास पहुँचकर सुग्रीव ने कहा--हे राक्षस क्‍या, तुम मुझे नहीं जानते ? झे सूर्य का पुत्र हूं 
और प्रख्यात रामचंद्र का नी पूत्र हैँ । तुम्हारे और मेरे बीच का ही युद्ध योग्य होगा। 
तुम व्यथ ही' इन बानरों को क्‍यों मार रहे हो ?' 

सग्रीव के इन वबचनों को सनकर कृभकर्ण ने कद्ध होकर कहा--हे सुग्रीव, लोग 
तुम्हें बडा ही शूर कहते हे । क्‍या, कोई शूर युद्ध किये बिना ही क्रोध करता है ? युद्ध 
में अपनी शरता प्रदर्शित करना ही उचित होंगा । इस प्रकार डीग हॉकतना तुम्हं शाभा 
नही देता।' उसके इतना कहते ही सूर्य-पूत्र ने उस राक्षस पर कुद्ध होकर लाये हुए पर्वत को 
उस पर पटक दिया । बह पर्वत उस राक्षस के विज्ञाल वक्ष से लग गया और चूर-चूर 
हो गया । दोनों पक्षों की सेना इस क्र आघात को देखकर हाहाकार करने लगी । उस 
महाबली के प्रहार से राक्षस-वीर अत्यंत संभ्रमित हुआ । फिर भी, बडे साहस के साथ 
उसने भयंकर गर्जन किया और सम्मीव पर उस विख्यात शल को चलाया, जो बीस सहस्र 
सिर की आहुति के पछ्चात्‌ चंदन-अक्षत से अभनित था तथा सुरासुरो के वहन करने के लिए 
अशक्य था । तब वह शूल भयंकर ज्वालाओं से प्रदीप्त होते हुए पृथ्वी, आकाश तथा 
दिशाओं तक अपनी ज्वालाओं को फैलाते हुए, दस हजार अशनियों के समान ध्वनि करते हुए 
सर्थ-पत्र की' ओर जाने लगा । उस शूल को ऐसी' भयंकर गति से आते देखकर हंनुमानू न 
बीच में आकर उसे इस प्रकार पकड़कर खंड-खंड कर दिया जैसे गरुड़, घनी' ।वष-ज्वालाओं 
को उगलनेवाले सर्पराज को पकड़कर उसको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है । उसके पद्चात्‌ 
हनमान ने उछलकर सिंह-गर्जन किया, तो सभी वानर उसकी प्रशंसा करत लगे । शूल के 
टटने से कुंभकर्ण क्रोध से जलते हुए लंका के मलयाद्रि-शंग को उठाकर सू-पुत्र पर फेंका । 
श्ृंग के समग्रीव के वक्ष पर लगते ही वह हाँफते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा । 


७७. कंमकर्ण का मर्च्छित सुग्रीव को लंका ले जाना 
सग्रीव के गिरते ही राक्षस बड़ी हर्ष की ध्वनि करने लगे। तेब कुंभकर्ण क्रूर रूप 
धारण किये पथ्वी पर पड़े हुए उस महाबली सुग्रीव के निकंदठ आया और उसे देखकर 
बोला-- समस्त वानर-सेना के लिए तथा सूर्यकुल-तिलक राम के लिए एकमात्र दविति-पंज़ 
यही है। अतः, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके गिरने से सभी वानर शीक्र 
गिर जायेंगे । अब मेरे भाई भी इस सुग्रीव को देख लें । इस प्रकार, सोचते हुए वह 
उसे उठाकर लंका की ओर ऐसे ले चला, मानों कालानिल घनघोर बादल को गिराकर 


उसे अपनी गफा में ले जा रहा हो । सभी देवता दुःखी होने लगे--हाय, सुग्रीव कहीं 
४४ 


३०६ रंगनाथ एयायर 


इस प्रकार बदी तो नहीं बनेगा ?' क्रभकण की शक्ति तथा पराक्रम की सभी दानव 
प्रशंसा करने लगे और रवि-सुत को छुड़ाने में असमर्थ होकर वानर हाहाकार करने लगे । 


तब हनुमानू, अंगद, नील, शरभ, ऋषभ, जाबवानू, गिरिभेदी, सुतर, केसरी, पृथु, 
हरिरोम, पावकाक्ष, हर, द्विविद, मैन्द, वेंगवानू, गवय, शतबली, गज, दुर्दम, समुख, बालपाश, 
गवाक्ष, कुमुद, ज्योत्तिर्मुख, सुषेण, दधिमुख, वेगदर्णी, रंभ, कथन, धृम्र, गंधमादन, तार, क्रोधन, 
तपन, प्रजंघ, घोराक्ष, जघाल, गोमुख, विमुख, पनस, सन्नाथ, संपाती, इनच्द्रजाल, विनुत, 
सुदंष्ट्क, इवेत, दुर्मुत्त आदि भयकर आकारवाले उदृण्ड पराक्रमी एवं वीर वानर 
पर्वतों तथा वृक्षों को उठाये हुए ब्रह्माण्ड को विदीण्ण करनेवाले घोर गर्जन करते हुए किसी! 
भी तरह से सूर्य-पुत्र को छुड़ानें का दृढ़ संकल्प करके उस राक्षस पर टूट पड़ने के लिए 
उतावले होने लगे । इतने में नीतिवान्‌ वायपुत्र ने अपने हस्त-संकेत से उन्हें रोककर उनसे 
कहा--अद्भुत शूर सूर्य-पुत्र अभी' मूर्च्छा में पड़े हुए है। जब उन्तकी चेतना लौट आयगी, 
तब वह महान्‌ वीर स्वयं यहाँ चले आयेंगे । यदि हम हठ करके उन्हें राक्षस के हाथ से 
छुड़ा लेगे, तो कपिराज सन-ही-मन दुःखी होगे। अतः, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 
गेड़ी देर प्रतीक्षा करों । यदि इस बीच में वे नहीं लौटे, तो कुटिल रावण एवं कुंभकर्ण 
को तथा प्रचंड विक्रमी सभी' राक्षसों को अपने मुष्टि-घातों से हम मार डालेंगे, स्वर्ण-दीप्तियों 
से सुशोभित होनेवाले सातों दुर्गों के साथ लंका का सर्वनाश करके प्रलय मचा देंगे 
और सूर्य-पुत्र से मिलकर उन्हें ले आयेंगे । हनुमान के इन वचनों को सुनकर सभी कपि- 
वीर मन-ही-मन हर्षित हुए और आकाश-मार्ग में बड़े वेग से उस राक्षस के पीछे-पीछे 
चलने लगे । कुंभकर्ण ने इस बात से अनभिन्न हो, अपने ढंग से सूर्य-पुत्र को लेकर लंका 
में प्रवेश किया 

तब राजमार्गो राजांतःपुरों तथा ऊंची अट्टालिकाओं पर से नगर की स्त्रियाँ पृष्प- 
वृष्टि करने लगीं । इससे सूय-पुत्र सचेत हुआ और नगर-ममार्ग को चारों ओर आूच 
देखा । फिर, मन-ही-मन आशइचर्य तथा दुःख का अनुभव करने लगा। वह सोचने लगा- 
हाय, इतनी देर तक मूच्छित रहकर में इस राक्षस के हाथों में फेस गया । फिर, उसने 
अपने हाथों से उस राक्षस के कानों को पकड़कर ऐंठा और उन्हें जोर से खीचा । फिर 
उसके नथुनों के साथ नाक को काट डाला और तीज गति से आकाश की ओर उड़ गया; 
किन्तु राक्षस ने उसे छोड़ा नहीं । उसने सुग्रीव के पैर पकड़कर उसे नीचे की ओर खीच 
लिया और नीचे पटक दिया; किन्तु सुग्रीव फिर से आकाश की ओर उंड़कर शीघ्र अपने 
प्रभू के पास पहुंच गया । स्वग में सभी देवता आइचर्यचकित हुए और वानर-समह घेरकर 
उसे प्रणाम करने लगे। तव सभी' वानरों के साथ सुपग्रीव ने रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किथा। 
श्रीराम ने बड़े हे से सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। सभी कपि आतनंदविभोर 
हो गये । 

७5८. कुंमकर्ण का बानर-सेना को तहस-नहस करना 


वह असुरेश्वर अपने नाक तथा कान के नष्ट होने से मन-ही-मन बहुत क्षुब्ध हुआ 
और सोचने लगा--अपनी बहन के अपमान से अत्यंत लज्जित होकर उसका प्रतिकार 


खुद्धकोंड ३४७ 


करने के उद्देश्य से अकारण ही सूर्यवंशज राब से बैर ठानकर अत्यधिक श्ञौग के साथ 
युद्ध करनेबाले रावण के सप्तक्ष में इस विक्रत गरीर से कैसे जा सक्ूगा ? अतएव, मेरे 
लिए उचित यही है कि में यूद्ध-म्मि में वापस चला जाऊँ । यों सोचकर वह उदहण्ड 
राक्षस अत्यंत कुद्ध होकर, रत-सिक्‍त शरीर से इस प्रकार रण-भूमि की ओर चल पढ़ा, 
मानों लाल रंग के भरतों से युक्त नीलादि आ रहा हो अथवा यगांत के समय की प्रचंड 
अग्नि हो । रणमभूमि में पहुँचकर वह कुद्ध राक्षस भयंकर गति से वानरों पर टूठ पड़ा 
और विविध रीतियों से उचका संहार करदे लगा । वह कुछ वानरों के पैर पकड़कर उन्हें 
तेजी से घुमाता और पृथ्वी पर पटक-पटककर मारता । कुछ वानरों पर मुष्टि-प्रहार करता, 
तो कुछ वानरों की आँतों को बाहर खीच लेता । कुछ लोगों पर पद-प्रहार करता और 
जब उनका कलेजा और मांस-खंड बाहुर निकल आते, तब उन्हें पैरों से कुचल देता । कभी- 
कभी' वजद्ध को समान अपनी विशाल बाहुओं को उठाकर शत्रुओं पर ऐसा प्रह्दार करता कि 
वे मिट्टी चाटते लगते । जो वानर उप्तके शरोर पर चढ़ जाते, उन्हें आश्वर्यंजनक रीति 
से पकड़ लेता और सामने पड़तेवाले राक्षत को भी अपनी ओर खीचकर उसके कंठ पर 
प्रहार करता था । इस प्रकार, उसने हुंकारों तथा दहाड़ों के साथ वानरों के प्राण लें-लेकर 
उनके शवों का ढेर-प्ा लगा दिया । फिर, वह कुछ वानरों को ऊपर उठाकर आकाश की 
ओर ऐसे उछाल देता कि युद्ध को देखने के लिए आये हुए देवताओं के विमान घबराकर 
लौट जाते । ऊरर फेंफ़े हुए वानरों को नीचे गिरने के पहले ही उनसे टकराने के लिए 
दूसरे वानरों को लक्ष्य करके फेंक देता । कुछ वानरों को पकड़कर आकात में ऐसा घुमाता 
कि उनकी हड्डी-पसलो चूर-चूर हो जाती। कुछ वानरों को मार-मारकर मूच्छित कर देता। 
कुछ लोगों को दोनों हाथों से कसकर पकड्े लेता, फिर उन्हें जहाँ-तहाँ पटककर 
दूर पक देता । कुछ वानरों को पकड़कर लंका में फेंक देता और कहता--लो तुम भी! 
इन वानरों को देखों। कुछ कपियथों को समुद्र में फ्रँकर कहता-- जिन्होंने तुम्हें बाँधा या, 
उन्हें अब तुम डुबों दो। इस प्रकार, वह दानव अपना प्रताप प्रकट करते हुए उन 
वानरों को सभी दिशाओं में फेंकने लगा । पृथ्वी, आकाश तथा सभी दिशाओं में, जहाँ 
देखो वहाँ, मरनेवाले, लुढ़कनेवाले, लोटनेवाले, अत्तेताद करनेवाले, छठपटानेवाले, हाँफने- 
वाले गिरे हुए तथा गिरनेवालें कपि ही भरे थे । सारा रण-रंग इन वानरों के आक्रंदन 
से दुसस्‍्सह प्रतीत होने लगा । उस' कुंभकर्ण का कालांतक के समान अत्युग्र तथा भीषण 
आकार दंखकर, सुग्रीव दब गया; अंगद भयभीत हो गया, गवाक्ष काँप उठा, गज पैये 
खो बैठा; ऋषभ विचलित हो गया, नल शंकित हुआ, नील भय-विकंपित हो गया, पृथु 
विचलित हुआ; शरभ चकित हुआ, धृम्र भय-विद्धुल हुआ; पनस थर-थर कॉपने लगा, 
गंधभादन डर गया; अनिल-कुमार भी थरधराने लगा; ज्योतिर्मुख अत्यंत भयाकुल' हुआ; 
जांबबानू मार्ग पकड़कर भागने लगा और होष सभी वानर अत्यंत भय-विह्नल 
हो उठे । ह | 


तब महान्‌ बली लक्ष्मण ने कुभकर्ण को प्विर से पैर तक देखकर क्रोध से उसके 
वक्ष पर सात शर चलाये। उसके बाद भ्री उन्होंने कई झर चलाये; किन्तु उस कर राक्षस ने 


इक्८ रंग्न/थ एयपाशयण 


लक्षण की उपेक्षा कर दी । अनेक कपि आपादमस्तक उसके शरीर पर रेंगते हुए, 
उसको मू छें पकड़कर भूलते हुए, क्रोध से अपनी पू छे उसके शरीर पर रगड़तें हुए, उसके 
शरीर के विविध अग्रों को पकड़कर खीचते हुए, उसे विविध रीतियों से पीड़ित करने नलगे। 
तब वह राक्षस अत्यत्रिक कुद्ध हो गया और अपने शरीर को ऐसे भटका देकर उन वानरों 
को नीचे गिरा दिया, जैसे चंचल मत्तगज अपन शरीर को भटकाता है, या जल में डवकी 
लगाने के परचात्‌ मस्त सूकर अबने शरीर को भटक कर (अपने शरीर पर लगे) जल-बिढुओं 
को नीचे गिराता है या प्रलय-काल में ब्रह्म नक्षत्रों को टप-टप नीचे गिरा देता ह़े। 

तत्र राम उस कुमकर्ण को देखकर विस्मित हुए। उनकी आँखों से अंगारे छटने लगे। 
उन्होंने शेष-ताग को आकारवाले अपने स्वर्ण-धनुष को उठाया, अनुपम तृणीरों को 
पीठ पर कसा और भयंकर विक्रम से विलसित हो (युद्ध के लिए) चल पड़े । ऐसी' सज्जा 
से परिपूर्ण राम को युद्ध के लिए आते देखकर, युद्धारभ में उत्साहीं तथा उहृण्ड पराक्रमी 
वानर भी अत्यधिक चंचलता से पर्ब॑तों, चट्टानों तथा वृक्षों को धारण किये, दुर्निवार ऋषध से, 
अपनी उछल-कूद से, सप्त पातालों को विदीर्ण करने हुए, कूर्म को व्याकुल करते हुए, 
समुद्रों को आलोडित करते हुए, दिग्गजों को विचलित करते हुए, आकाश को कॉँपाते हुए, 
उस राक्षस पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े । उनके उस रणोत्साह को देखकर सुर 
सिद्ध-प्ाध्य उनकी स्तुति करने लगे । विभीषण राम के आगे-आगे क्रोधामिभूत होकर अपनी 
गदा लिये हुए जाने लगा । 


9९, विपीषण-कुंधकर्ण का वात्तलाप 
तब विभीषण को देखकर रावण का भाई (कुभकर्ण) हँसते हुए कहने लगा--- 


हि 


है विभीषण, सुनो। अपने प्रभु के समक्ष अपने पराक्रम के प्रदर्शन का यह अच्छा अवसर हे। 
भाई के संबंध का विचार करके तुम फ्रिककना मत । तुम्हारे लिए इस नरनाथ का हृदय 
है। आधार है । तुमने सूर्यवंशज की कृपा प्राप्त की है; इसलिए कोई भी विपत्ति तुम्हें 
छू नहीं सकेगी । उनकी अपार दया तुम पर हैं ही; साथ ही तुम प्रशंसतीय एवं दया- 
परिपूर्ण चित्तवाले भी हो। तुम्हारे सिवाय और कौन ऐसा सद्गुणालक्ृत है, जो लंका का राज्य 
कर सके ? इसलिए में तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने साहस, बल, विक्रन से मेरे साथ 
मत भिड़ो । क्‍या, ब्रह्मा तथा रुद्र के लिए भी यह संभव हैं किवे आज मेरे सम्मुख खड़े 
रह सकें ? इसलिए हे भाई, तुम मेरे सामने से हट जाओ । तुम मरो नहीं; राक्षस-वंश 
का उद्धार करने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है 

तब विभीषण ने अपने भाई से कहा--मैने इस भय से कि सारा दानव-कुल 
देग्ध हो जायगा, अपने भाई से, अपनी शबित-भर नीति-वचन कहे; किन्तु उन्होने मेरी 
बातों को नहीं माना । इसीलिए मैंने अग्नज तथा तुम्हें छोड़कर श्रीराम की' शरण ली ।' 
इतना कहकर उसने मन-ही-मन दानवेश्वर की! दुर्तीति का विचार करके आँखों से अश्र्‌ 
बहाते हुए अत्यत दुःख से, अपने भाई की दशा न देख सकने के कारण वहाँ से हट गया । 

तब राघवेश्वर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ रण के लिए उद्यत होकर उस कुंमकर्ण 
को' देखकर मन-ही-मन आइचर्य-चकित हुए, जो सुंदर मुकुट तथा आभूषण पहने हुए था, 


खुद्धकांड ३86 


कि. हि] 


वीर-रसावेश से अभिभूत था, बड़े साहस के साथ कपियों का संहार कर रहा था और 
अत्यधिक रक्‍त में भींगा हुआ ऐसा दीख रहा था, मानों रौद्र रस ही मूत्त होकर राक्षस के 
रूप में आ गया हो । 

तब सूय्यकुलोत्तम-राम भूपाल ने अत्यंत क्रोध से अपने धनुष की प्रत्यंचा का एसा 
टंकार किया, मानों कह रहे हो कि नारी के कारण उद्भृत अपना सारा क्रोध इस नारी 
(प्रत्यंचा) के द्वारा प्रदर्शित कहँगा और दहाड़ते हुए आनेवाले इस राक्षस की क्रोधाग्नि 
को में अपनी शर-जवष्टि से बुझा दूगा। धनुष की ध्वनि सुनकर दिग्गज ऐसे चिंधाड़ने लगे, 
मानों कह रहे हों [कि गज-गामिनी ( सीता ) अब अपने स्वाभाविक निवास को प्राप्त 
होगी । (उस ध्वनि से) लंका इस प्रकार गूंज उठी, मानों कह रही हो कि श्रीराम का कोव 
अब लंकेइवर को भस्म कर देगा । उस ध्वनि से समस्त जग बहरेससे हा गये । 

उस ध्वनि को सूनकर कुंभकर्ण' रोष से भरकर, बड़े गये से अकड़ते हुए राम के 
समक्ष आया । तब सूर्यवंगज राम ने बड़े दर्ष के साथ उससे कहा--हे राक्षस, अब तुम्हें 
पीछे हटना नहीं चाहिए। तुम थेयेँ तथा साहत' के साथ युद्ध करने के लिए ऐसे डट जाओ 
कि देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करें । ऐरा नहीं करके यदि तुम माया रचकर कही छिप 
भी जाओगे, तो भी में तुम्हे छोडुगा नहीं । यदि तुम ब्बह्मा के तिकट पहुँचकर उनकी 
दरण माँगोगे, तो भी ब्रह्म-लोक मेरे सामने टिक नहीं सकेगा । यदि तुम नीलबांठ की शरण 
में जाकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करोगे, तो भी' रुद्र-लोक मेरे समक्ष खड़ा नहीं रह 
सकेगा । यदि तुम विष्णु की' शरण माँगोंगे, तो विष्णु-लोक भी मे रा सामना नहीं कर सकेगा ।' 

राम के इन दर्प-पूर्ण बचनों को सुनकर कुंभकर्ण अत्यधिक भयात्रांत हुआ। फिर भी, 
उसने ऐसा अट्ृहाक्ष किया कि वानरों के हृदय फट गये, खड़े-खड़े उनके प्राण उड़ गये और 
समस्त पृथ्वी, आकाश तथा दिदश्ञाएँ विचलित हो गई । फिर, वह अपनी युद्ध-कुशलता को 
प्रकट करते हुए, राम भूपाल को देखकर कहने लगा--हे सूर्यकुलतिलक, विविध भायाओं को 
रचकर अंत में तुम्हारे हाथ से भरनंवाला मारीच में नहीं हूँ । तुम्हारे शर-प्रहारों से 
गिरनेवाला विराध में नहीं हूँ । युद्धलक्षेत्र में एक ही' बाण से पृथ्वी पर गिरनेबवाला वालि 
भी में नहीं हूँ । अपने हाथ का धनुष तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हारे द्वारा गवभंग करा 


के 


लेनेवाला भृगु-पुत्र नहीं हैँ, में रावण का भाई हूँ; देवताओं का शत्रु हूँ और प्रदीप्त 


विक्रम से विलसित हूँ । हे राम, क्या, तुम मुझे नहीं जानते ? वानर-समृह के सद्य'रक्त 
का पान करनेवाला में कुंभकर्ण हूँ । तुमने अज्ञात ब्रह्मा और इन्द्र की प्रेरणा से इस 
संसार में जन्म लिया और न जाने क्‍यों इस वानर-समूह के भरोसे मेरे साथ युद्ध करने 
को लिए आये हो ? राक्षसों के भयंकर बाण, सनक आदि योगीन्द्रों की स्तुतियाँ नही हैं । 
वेग से आनेवाले भयंकर शास्त्र, परिचारकों का चामर-सम्‌ह नहीं है । भीषण आकारवाले 
राक्षस-सैनिक सुदर गीत गानेवाले तुंबुर तथा नारद नहीं हैं । मेरी जो वायु तुम पर 
चल रही हैं, वह पंखों का पवन नही हैं। यह युद्ध-क्षेत्र है, अमृत-सागर नहीं । यह युद्ध-भूमि है, 


तुम्हारी देव-सभा नहीं हैँ । हे राजन, तुमने पृथ्वी पर जन्म क्‍यों लिया ? इस युद्ध में 
* तेलुगु में 'नारी' शब्द के वो अर्थ हे--स्त्री और भ्रत्यंचा ।--ले? ह 


३५4० एंगन/एथ एयायर 


तुरहें स्वर्ग का वह सुख कहाँ मिलेगा ? यह सब में तुमसे क्‍यों कहूँ ? हें राम, मेरी यह 
ग़दा तो देखो । इसी से मेंने देवताओं को जीता । तुम्हारे दिव्यास्त्र कही इसकी समता 
कर सकते हे ? यदि तुम में बाहुबल, शौर्य तथा पराक्रम है, तो मुभसे घोर युद्ध करो । 
हे राजन, तुम्हारी शक्ति देखकर फिर में तुम्हारा वध करूँगा ।” 


८०, श्रीराम के द्वारा कुंमकर्ण का संहार 

तब राम ने क्ुद्ध होकर ऐसे सहस्नों भयंकर बाण उस देवताओं के शत्रु पर चलाये, 
जैसे बाण उत्होंने वालि पर चलाये थे; किन्तु उन सब बाणों को कुंभकर्ण ऐसे पी गया, 
जैत्ते चातक पक्षी जल-बिंदुओं को पी जाता है। फिर, वह भयंकर मुंद्गर घुमाते हुए बड़े 
ब्रेत से वावरचोरों को भाततरें हुई आगे बढ़ा । उतकोी सामने आते हुए देखकर राम ने 
निर्भीक हो सहज ही. एक अनिल-बाण चलाकर भयंक्रर गदा से युक्त उसका हाथ काट 
डाल। । उत्त हाथ को गिरते देखकर वानर चारों ओर बिखर गये; जो उस हाथ को गिरने 
से पहले भाग नहों पाये, वें उसके नीचे दबकर मर गये । तब बचे हुए वाम हस्त से 
उस राक्षस ने एक विशाल वृक्ष को सहज ही उसाड़कर उसे उठाकर राम की जोर आगे बढ़ा। 
यह देख इन्द्र आदि देवता काँप उठे; किन्तु राम ने ऐंन्द्र बाण से उस हाथ को 
भी' काट डाला । वह विशाल बाहु अदभुत गति से कटकर पृथ्वी पर ऐसे गिरी कि पृथ्वी 
विदीर्ण-्सी हो गई और असंख्य वानर उसके नीचे दबकर चूर-चूर हो गये । इस प्रकार, 
सूर्यवंश-तिलक राम के घोर अस्त्रों से दोनों हाथ कट जाने पर वह राक्षस, वजन के 
द्वारा पंख कटे हुए पर्वत की भाँति भयंकर हाहाकार करते हुए राम की ओर आने लगा । 
तब हाथ-ताक-कान-विहीन विक्ृृत आक्रारवाले उस कुंभकर्ण को देखकर राम ने संकल्प कर 
लिया कि में अब अवध्य इस नीच का वध करूँगा। फिर, उन्होंने शीघ्र दो अद्भंचन्द्र बाणों 
का संधान किया और उस राक्षस के दोनों चरण ऐसे काट दिये कि समस्त जग उनकी 
प्रशंसा करने लगा । चरण तथा बाहुओं के कट जाने पर भी, वह राक्षस नहीं दबा; किन्तु 
क्रोधोन्मत्त हो वडवानल-चक्र की भाँति अपने मुँह को विकृत बनाकर, सूर्य को ग्रसने के 
निमित्त आनेवाले राहु की भाँति राम से भिड़ गया । तब राम ने अपने तूृणीर के कठोर 
बाण उसके मुह में ऐसे भर दिये, मानों वे एक तूणीर वो बाण दूसरे तूणीर में भरते हों । 
इस प्रकार जब बाण-समूह से उस राक्षस का मुंह भर गया, तब उससे सिहनाद करते नहीं बना; 
इसलिए वह विविध अपसर्वरों से हुंकार करते हुए अपनी' दृष्टियों से डराने-धमकाने 
लगा । तब राम ने उस दैत्यनाथ के शरीर को लक्ष्य करके ऐन्द्रास्त्र चलाथा । रघुवर के 
छोड़ते ही! वह बाण ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न-सर्य को भाँति, ब्रह्म-दण्ड की भाँति, प्रवल प्रभंजन 
की भाँति, समस्त लोकों को ,अपनी' लाल-लाल ज्वालाओं से भरते हुए आया और कुंभकर्ण के 
वक्षःस्थल में घुसकर पार निकल गया तथा पृथ्वी में गड़कर सभी दिशाओं को अपने 
भीषण रब से प्रतिध्वनित करने लगा । इतने में राघवेन्द्र ने अत्यंत ज्ञीघत्रता से अंतक बाण 
का संधान करके चलाया । वह वाण अपनी भयावह ध्वनि से सभी' दिल्लाओं को ग्रंजायमान 
करते हुए, ब्रह्माण्ड को कंपित करते हुए, पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, समस्त भूत-राशि को 
मूच्छित करते हुए, सौ करोड़ कालू-वक्रों के एक साथ चलकर आने की भाँति, वडवानल के 


खद्धकांड ३4९ 
ऑगमन के समान, कालकूट विष ही बाण के रूप में आने के समान, दुर्वार गति के साथ 
अत्यंत वेग से आया और उस राक्षस के नीलादिि-सम दीखनेवाले सिर को काट दिया । 
वह सिर तुरंत नीचे नहीं गिरा; किन्तु वह लंका में बहुत ही ऊँची अट्वालिकाओं तथा सौधों 
से टकराकर उन्हें चूर-चुर करके अत्यधिक थ्वनि करते हुए आगे निकल गया और समुद्र 
के विविध प्राणि-समृह को कुचलते हुए समुद्र में गिरकर डूब गया । उस राक्षस का अद्ध- 
शरीर पृथ्वी पर दस करोड़ वानरों को कुचलते हुए तथा दूसरा अद्धं-शरीर समुद्र के जल- 
चर समूह को चूर-चूर करते हुए गिर पड़ा । उसके गिरने रो जो ध्वनि हुई, उससे सभी 
समुद्र आलोडित हो उठे, पृथ्वी काँप उठी, दिशाएँ विदीर्ण हुई और लंकाधीश का हृदय 
विदीर्ण हो गया । लंका में कोलाहल होने लगा, सभी जग हर्षित हुए और वानर-बीर 
आनंद-सागर में डूब गये । तब देवताओ ने रविकुलाधिप रघुरामचंद्र की विविध रीतियों से 
स्तुति की । रामचंद्र भी कुंभकर्ण की मृत्यु पर मंदहास करते हुए मन-ही-मन हर्षित होने लगे 
कि यह राक्षस देवताओं तथा दिकपालों के लिए भी दुर्जय था; अब सभी लोकों के 
लिए कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा । राहु के प्रभाव से मृवत होकर प्रभा से 
विलसित होनेवाले सर्यविब की भाँति रामचंद्र विजयलक्ष्मी को प्राप्त करके भासमान 
होने लगे । 

इसके पश्चात्‌ राक्षस मन-ही-मन इस पराजय के कारण परितप्त होते हुए, कांति- 
हीन मुखों से शीघ्र रावण के समक्ष गये और निवेदन किया--हे देव, देवताओं का शत्रु, 
आपके भाई ने समस्त वानर-समूहे को भयभीत करके भगा दिया और आकाश से पृथ्वी 
तक व्याप्त होकर कपि-समूह-रूपी समुद्र को इस प्रकार मथ डाला, जैसे मंदराचल ने क्षीर 
सागर का मथन किया था। फिर, उन्होंने दुर्वार विक्रम से सारे रण>क्षेत्र में युद्ध करते हुए, 
न्द्रादि देवताओं में ईर्ष्या उत्पन्न की और निदान श्रीराम की विपुल-बाणाग्नि में दग्ध 
हो गये ।” जब राक्षसों ने इस प्रकार रणदक्षेत्र में कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार रादण को 
सुनाया, तब वह मूच्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा, मानो उसका पतन निश्चित 
ही हैं । अतिकाय अत्यंत शोकाकुल हुआ; देवांतक धैर्य तजकर शोक करने लगा । त्रिशिर 
दिद्मूढ की भाँति पृथ्वी पर लोट गया। नरांतक काठ के पुतले के समान स्तंभित रह गया। 
महोदर तथा महापाद्व आदि राक्षस-वीर झहोक-विद्धचल हो भूमि पर गिर गये । 


८१. कुंभकर्ण की मृत्यु पर रावण का शोक 


रावण जञ्षीघ्र ही सचेत होकर बार-बार अपने भाई का नान लेकर यों प्रलाप करने 
लगा-- हे वीर, अब में राघव-वैर-रूपी समुद्र को किस नौका से पार करूँगा ? मुझे 
विश्वास था कि तुम राम-लक्ष्मण का रण में संहार करोगे । ऐसे समय में तुम स्वयं राघव 
के प्रचण्ड शर-वक्ति की थ्वाला में भस्म हो गये ! हें निद्रालु वीर, तुम सतत निद्रा-निरत 
रहनेवाले हो; आज तुम दी निद्रा [मृत्यु) से क्‍यों अनुरक्त हुए १ अविरत अशवनि-पात 
से भी नष्ट नहीं होनेवाला तुम्हारा शरीर आज एक साधारण मानव के प्रहार से नष्ट 
हुआ ! तुम तो अपनी अनुपम शक्ति के कारण अंतक (यम) के लिए अंतक सिद्ध हुए थे। 
ऐसे तुम्हारे लिए आज युद्धक्षेत्र में राषव अंतक कंसे सिद्ध हुआ ? भरद्धि, विद्रावण आदि 


इ4 र्गनशथ एरयस्‍ावमण 


देवता इस भय से पीड़ित होकर सोते तक नहीं थे कि तुन नींद से जंगकर रौद्र रूप 
धारण करके ऋरता के साथ उनका सर्वताश कर दोगे। तुम युद्ध में गिर गये; अब, भला, देवता 
भेरी परवाह क्‍यों करने लगे ? सारे वंश की रक्षा करने के उद्देश्य से भाई विभीषण ने, 
हठ करके वार-जार मुभे हित-वचन कहे; किन्तु मेने उसकी बातें नहीं सुनी और पद- 
प्रहार करके उसे नगर से निर्वालित कर दिया । क्या, वह पाप मुझे यों ही छोड़ देगा ? 
तुम तथा अन्य बुद्धिमान्‌ लोगों ने सतत जो नीतिपूर्ण वचन कहे, उन्हें मेने नहीं माना, 
और तुम्हें खो बैठा । अब जिस विजय की' मेने आज्ञा की थी, वह मुझे क्‍यों मिलेगी ? 
युद्ध-तेत्र में तुम मेरे दाहिने कंधे की तरह रहे; किन्तु आज युद्ध में तुम अपने महान्‌ बाहु- 
बल को खोकर नष्ट हो गये । अब मेरा सहारा कौन होगा ?' 

इस प्रकार, रावण बार-चार कुभकर्ण का स्मरण करते हुए दीघ निःश्वास छोड़ते 
हुए, परिताप-रूपी वडवानल, उमड़कर टपकनेबाली लार-रूपी फेस, अजस्र अश्रु-हूपी बाढ़, 
अनंत दुःख-रूपी तरंगें, रुदन-रूपी घोष, भय-रूपी संचलन से युक्त शोकन-समुद्र में ड्बकर 
व्याकुल पड़ा रहा । तब रावण को देखकर त्रिशिर उसे धैर्य देते हुए बोला--हे देव, आप 
साधारण लोगों की भाँति अपना थेैय खोकर ऐसे क्‍यों शोक करते हे ? ब्रह्मा से प्राप्त वर की 
महान्‌ शक्ति रखते हुए, सतत मंत्र-पुत अस्त्र तथा वज्र-कवंच से संपन्न होते हुए, श्रेप्ठतम 
गतिशील उज्ज्वल रथ के रहते हुए, आप क्यों ऐसे शोक करते हैं ? मेरी' ओर देखिए। 
हे अमरों के शत्रु, कौन है जो आपका सामना कर सके ? आप शीक्र चलकर अपने 
अनुपम पराक्रम से राघव का संहार कीजिए । अब श्लोक तजिए । में अभी जाता हूँ और 


] 


घोर युद्ध-क्षेत्र में अपने अनुपम पराक्रम एवं प्रताप से वानरो को ऐसे काट डालता हूँ, जै 


“पं 


गरुड़ सॉपों को काट डालता है । जैसे इन्द्र ने वृत्रासुर का संहार किया था, और जैसे 
शिव ने अंधकासुर का नाश किया था, वैसे ही में भी युद्ध में राम का संहार करूँगा । मुझे 


आज्ञा दीजिए; में अभी जाता हूँ ।' | 

तब अतिकाय ने रावण को देखकर कहा--हे दानवेन्द्र, आप इतना शोक व्यीं 
करते हैं ? मेँ दैत्य-सेना को साथ जाऊंगा; मुझे आज्ञा दीजिए । जिस प्रकार दावानल 
काननों को जलाता है, वैसे ही, में अपने अखंख्य बाणों का प्रहार करके कपियों के साथ, 
राम-लक्ष्मण का वध करूँगा । तब नरांतक तथा महाबली देवांतक दोनों न॑ मिलकर कहा- 
हम इसी क्षण जाकर राम-लक्ष्मण तथा वासरों का वध करते है। इनकी बातें सुनकर 
दैत्याधीय ने शोक छोड़ दिया और अपने पुत्रों के साथ मोदमग्न हो रहने लगा, जैसे 
देवताओं को साथ इन्द्र रहता है । 

इसके पश्चात्‌ रावण ने बड़े हर्ष से अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया--राम- 
लक्ष्मण को तथा बानर-मेना को अपने भयंकर अस्त्रों की सहायता से मारकर आओ ॥/ 
फिर, उसने अपने भाई महोदर तथा महापार्व को भी युद्ध करने के लिए भेजा । 

८२ अतिकाय तथा महोदर आदि राक्षसों की युद्ध-यात्रा 

व्रे छहों राक्षस ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करनेवाले गर्जन करते हुए इस प्रकार यद्ध 

के लिए निकल पड़े, मानों (काम-क्रोध आदि) अरि-षड्वर्ग यह सोचकर राम से भिड़ने के लिए 


खुछुकोड ३५३ 


आगे-आगे जा रहा हो कि हमारे कारण ही यह मनुजाशन (रावण) सीता के 
निमित्त श्रीराम का सामना कर रहा है । अस्ताद्वि पर आरूढ सूर्य की भाँति महोदर शरत्‌- 
काल के मेघ की समता करनेवाले तथा ऐरावत के अंश से युक्त सुदर्शन नामक हाथी पर 
बेठकर निकला । निशित आयुधों से प्रकाशित होनेवाला श्ञीधत्रगामी रथ, जिसमें बलिष्ठ तथा 
चंचल अद्व जुते हुए थे और जो सूर्य के समान भासमान था, उस पर, इन्द्रचाप के समान 
दीखनेवाले धनुष धारण किये हुए, नील मेघ के समान त्रिशिर निकला । तब धवनुर्वेद का 
पंडित अतिकाय, अत्यंत तेजस्वी' शर, चाप, खड़ग तथा विविध शस्त्रास्त्रों से युक्त तथा 
सूर्य-सम प्रकाश से भासमान, स्वर्ण-रथ पर आरूढ होकर रवाना हुआ । विविध आभूषणों 
से युक्‍तत हो कनक पर्वत के समान दीप्त होते हुए नरांतक, देवताओं के अश्व का स्मरण 
दिलानेवाले विविध अआशभूषणों से अलंकृत श्रेष्ठ अश्व पर आरूढ हो, प्रविमल तेज से 
विलसित हो, बलिष्ठ बाहुओं में शवित धारण किये हुए, शक्तिपाणि (कुमार) की भाँति 
निकल पड़ा । दीप्त गदा धारण करके देवांतक, विष्ण के सभान सुशोभित होते हुए रवाना 
हुआ । महापारवे विशाल' गदा लिये हुए गुह्यकेश्वर (कुबेर) के समान निकला। कालसक्ों 
के वेग से असंख्य रथ भी साथ निकल पड़े । पव॑ंतों की' भाँति दीखनेवाले करोड़ों श्रेष्ठ 
मदमत्त हाथी अपने उद्ृबंड दण्डों से (सूड़ों से) सुशोभित होते हुए भूडों में चलने लगे। 
अपनी' हिनहिनाहट की गंभीर ध्वनि को चारों ओर प्रतिध्वनित करते हुए अइव चलने लगे। 
यम-किकरों के सदृश दीखनेवाले पदचर-सैनिक भयंकर गति से चलते लगे । 


कक 


ऐसी अनुपम चतुरंगिणी सेता के मध्य भाग में प्रलथ-काल के सूर्यों की भाँति, प्रकाइ- 
मान होनेवाले छहों दैत्य-वीर, दीखने लगे । उनके इवेत छत्र शरत्काल के मेघ की भाँति 
शोभायभान होने लगे । हम अवश्य विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में प्राण-त्याग करेंगे; किन्तु 
रण का उत्साह नहीं छोड़ेंगे, वे ऐसी विविध प्रतिज्ञाएँ करत हुए, एक दूसरे को पुकारते 
हुए युद्ध के लिए रवाना हुए । उनके विचित्र सिहनाद, रथ-घोष, अदबों की हिनहिनाहट, 
गजों की चिंघाड़, सैनिकों के अत्यंत भयंकर पदाघात, अनुपभ ध्वजाओं का किकिनी-रव, 
पटह, भेरी तथा झंखों की भयावह ध्वनि तथा निसान-तुरहियों का धोर नाद आदि से सभस्त 
दिशाएँ गूजने लगीं; आकाश हिल उठा, नक्षत्र गिरने लगे, वासुकि ने करवट ली, मेंरु- 
पर्वत आमूल हिल गया, पृथ्वी' कंपित हुई और दुर्वेह भार से दिग्गज विचलित हुए । 

इस प्रकार, जब राक्षस-सेना दुर्ग से बाहर निकली, तब वानर-वीर, भूमि तथा 
आकाश को चीरनेवाली भयंकर ध्वनियाँ तथा भयंकर हुंकार करते हुए बड़े उत्साह से 
पर्वेतों तथा व॒क्षों को राक्षस-सेता पर फेंकने लगे । देत्यों ने वानरों पर अविरत गति से 
शर-बृष्टि आरंभ कर दी । वानरों द्वारा असुरों पर आक्रमण करने के पहले ही असुर वानरों 
पर आक्रमण कर देते और उनका सर्वनाश करने लगते । वे एक दूसरे से जूभते, एक दूसरे 
को गिराते, और असुरों के हाथों के शस्त्र छीतकर उन्हें तोड़ डालते । तब क्रूर राक्षस 
क्रंद्ध होकर वानरों के हाथों के पर्वतों तथा वृक्षों को तोड़ डालते । राक्षस कपियों के पैर 
पकड़कर उन्हें भयंकर गति से नीचे पटक देते, तो वानर तुरन्त उनको पैर पकड़कर 
उन्हें पृथ्वी पर गिरा देते । इस प्रकार, घोर युद्ध करते हुए वानरों तथा राक्षसों के 

डर 


३48 रंगना।य एगयरग 


अंग जर्जर हो गये और वे रक्‍त उगलते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूच्छित ही गये। 
फिर, वानर ज्ञीघ्र ही सचेत होकर एक राक्षस को उठाकर दूसरे राक्षस्त पर प्रहार करके 
गिराने लगे । इसी प्रकार, ते एक हाथी से दूसरे हाथी को, एक घोड़े रो दूसरे घोड़े को, 
एंक रथ से दूसरे रथ को, फिर रथ से हाथी को, हाथी' से घोड़े को, और घोड़े से राक्षस- 
सैनिक को, मार-मारकर गिराने लगे । इस प्रकार, जब वानर सिहनाद करते हुए अपनी 
अनुपम शक्ति का प्रदंशन करके भयंकर गति से असुरों का संहार करने लगे, तब राक्षस-वीर 
भी क्रोधोन्मत होकर वानरों पर टूट पड़े । उन्होंने वानरों पर बाण चलाये, उन्हें चत्रों से 
मारा, गदाओं का प्रहार किया, खड़गों से काटा, बछियों को मांस' में तथा शूलों को 
पसलियों में चुभोया और विविध रीतियों से उसको पीड़ित किया । फिर भी, वानरों ने थे 
नहीं छोड़ा | वे और भी क्रुद्ध होकर बड़ी भयंकर गति से पर्वत-छूंगों तथा तरु-कांडों से 
राक्षसों पर प्रहार करने लगे । कितने ही राक्षस आहत हो गिरने लगे, कुछ भागने लगे, 
कुँछ वही लुढ़कने लगें, कुछ रक्त उगलने लगे, कुछ भूमि पर लोटने लगे, सिर कट जाने 
से कुछ के धड़-मात्र फूलने लगे और कुछ भरकर अपने दात्रुओं को भूलने लगे । कहीं 
अश्वारोही' सैनिक के गिर जाने पर भी' उसकी उपेक्षा करते हुए घोड़े घोर रूप से हिन- 
हिनाते थे; कुछ घोड़े ऐसे दौड़ते थे कि उनकी भूलें फट जाती थी; कुछ घोड़े ऐसे भागते थे 
कि दिशाएँ भी चकराने लगतीं;। कुछ घोड़ों के अंगों की संधियाँ उखड़ जाने से गिरकर 
मर जाते थे; कुछ गिरकर छठटपटाते थे; कुछ अंग-हीन होकर मुह खोले गिर जाते थे 
और कुछ तो ऐसे जर्जर हो जाते थे कि उतका आकार ही' मालूम नहीं होता था । सूड़ों 
के कट जाने से, कई हाथी काँपते थे; कई हाथियों के दाँत टूट गये थे; कुछ हाथी' लंका 
की' ओर भाग रहे थे; तो कुछ वेग से चक्‍कर काट रहे थे। कुछ हाथी पव॑तों की भाँति 
गिर जाते थे, कुछ खंड-खंड होकर गिरते थे । कुछ हाथी मदजल बहाते हुए नष्ट हो 
जाते थे, तो कुछ कुचले जाने से मिद्ठी में मिल जाते थे । युद्ध-भूमि में जहाँ देखो, वहाँ 
रथिक, सारथी, तथा अझ्वों से रहित रथ, पृथ्वी पर गिरनेवाले रथ, एक ओर उलठटकर 
गिरे हुए खंडित रथ, पूरे उलटकर गिरे हुए रथ, जोड़ चटककर टूटे हुए रथ, रस्सों के 
टूट जाने से अस्त-व्यस्त हुए तथा चूर-चुर बने हुए रथ, प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ 
रहे थे । सुर-खेचर आदि का समूह इसे अत्यंत अद्भुत दृश्य मानकर वानरों की' प्रशंसा 
करने लगे । 

तब नरांतक ने अमित क्रोध से गर्जन करते हुए अपना अध्व वेग से दौडाया और 
असुरों को घैयें देते हुए कहने लगा--भागों मत, भागों मत । फिर, वह बड़े दर्प के साथ 
वानरों पर आक्रमण करने और एक ही क्षण में एक साथ सात सौ वानरों को मारकर गिराने 
लगा । जिस मार्ग से वह जाता था, उस मार्ग में रहनेवाले वानर गिर जाते थे, और 
वह मार्ग उसी मार्ग के जैसा दीखने लगता था, जिस' पर इन्द्र अपने अद्भत शौर्य का 
प्रदर्शन तथा पर्वतों का खंडन करते हुए गया था । जो कोई वानर क्रोध में आकर 
अपने मन में उसका वध करने का संकल्प मात्र करता था, उसके पहले ही' वह उसका 


संहार कर दंता था, मानों उसने उस वानर के अंतरंग में पैठकर उसके मन में उत्पन्न 


रद्धकाड ३५५ ! 


होनेवाली बात जान ली हो । जो कोई कपि उसका नाग करने के निमित्त किसी पर्वत 
को उखाइने की चेष्टा करता, उसके पूर्व ही' वह अत्यधिक ऋ्रोध से उसका नाश कर देता था । 
जो कोई कपषि उसका वध करने के लिए कोई वृक्ष उखाड़ने का प्रयत्व करता, उसके 
पहले ही वह उसका वध कर देता । इतना ही' नहीं, वह अपने अछझवों को वानरों के समूह 
पर चलाकर कितने ही वानरों को कुचल दिया, जिससे उनकी आँतें, और मांस निकल पड़े । 
वह उन्हें एक दूसरे से ऐसा टकरा देता था कि उनका वक्ष फट जाता और हड्डियाँ चूर- 
चूर हो जातीं । इस प्रकार, उसने भयंकर क्रोध से प्रलय-कालानल की भाँति सारे युद्ध-क्षेत्र 
में व्याप्त होकर वानर-सेना-रूपी वन को कई बार नष्ट कर दिया । वानर उसके शझ्ञौर्य 
तथा उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकने के कारण चकित तथा व्याक्रुल-से हो रहे । 
सभी देवता विचलित हुए । अत्यधिक त्रस्त वानर-सेना को क्लेश पहुँचानेवाले नरांतक 
को देखकर कपिराज का पुत्र अंगद क्रोध में आकर वानर-सेना से यों बाहर निकल पड़ा, 
जैसे बादलों के समूह को चीरकर सूर्य बाहर निकलता हैं । 


८३. अंगद तथा नरांतक का द्वद्व-युद्ध 


उसने नरांतक को देखकर कहा--हे नरांतक, इतनी क्ररता के साथ तुम इन कानरों 
का सहार क्‍यों कर रहे हो ? ऐसा करने से क्‍या तुम शूर बन जाओगे ? यदि सचमुच 
तुम शूर हो, तो मेरे साथ यूद्ध करो। तब नरांतक ने हँसकर कहा--हे वनचर, मेरे 
सामने तुम्हारी हस्ती' ही क्‍या है ? मेने सभी दिकपालों का दर्प-दलन किया है । समस्त 
देवताओं को पीड़ित किया है । मेरे जैसे पराक्रमी का सामना, क्‍या, तुम कर सकोगे ? 
में' तुम्हारी दोनों जाँघों को चीरकर फेंक दूगा । तुम अभी नादान दुधम्‌हे बच्चे हो; 
किन्तु प्रतापी योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहते हो । अभी तुम मेरी शक्ति देख लोगे ।' 
तब अंगद ने हँसकर कहा--हे राक्षस, दशकंठ का दर्प चूर करने के पद्चात्‌ खर के पूत्र 
का संहार करके जब में जाने लगा, तब क्‍या, तुमने मु नहीं देखा था ?” 

इतना कहते ही' वह राक्षस काल-सर्प की भाँति फुफकारते हुए अंगद के निकट आ 
पहुँचा और अत्यधिक स्फुलिगों को बिकीर्ण करनेवाली अपनी शक्ति से अंगद पर प्रहार 
किया । गरुड़ के मुह का स्पर्श होते ही गिरनेवाले काले नाग की भाँति वह शक्ति अंगद 
के वज्ञ्र-सम वक्ष का स्पर्श करते ही' खंड-खंड हो गईं । अपने वज्रायुध से पर्वतराज को 
दबानेवाले इन्द्र की भाँति वालि-पुत्र ने अपनी' हथेली से उसके घोड़े पर ऐसा दुर्भर प्रहार 
किया कि उसका मस्तक फूट गया और वह अब्व मुह खोलें, जीभ बाहर किये, पृथ्वी पर 
गिर पड़ा और छटपटाकर मर गया । अदश्व के गिरते ही नरांतक क्रोधानल से आँखें लाल 
किये हुए अपनी मुष्टि से अंगद के सिर पर प्रहार किया और उसे मूच्छित कर दिया; 
किन्तु अंगद शीघ्र ही सचेत हो गया और चिल्लाया कि रे नरांतक, तुम्हारा ऐसा साहस? 
फिर, उसने वज्भ-सम अपनी मृष्टि से श्रेष्ठ पर्वेत के समान दीखनेवाले उसके वक्ष पर प्रहार 
किया । चोट लगते ही वह रक्‍त उगलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका कपाल 
फूटकर चूर-चूर हो गया । इस प्रकार, नरांतक ने उस घोर रणक्षेत्र में गिरकर अपने 
प्राण छोड़ दिये । आकाश से देवता और पृथ्वी पर कपि हर्ष की ध्वनि करने लगे । 


३4६ रंग्नाथ एयर 


5४  देवांतक तथा तब्रिशिर का अंगद पर आक्रमण करना 

दानवेश्वर के पुत्र की यह दशा देखकर महोदर ने अपने भयंकर गज को आगे 
बढ़ाया । देवांतक ने भी अपने अनुज की. मृत्यु पर दुःखी तथा वालि-पुत्र के साहस पर कृद्ध 
होकर अपना परिघ घुमातें हुए अंगद पर आक्रमण किया। रवि-मंडल-सदृश दीप्त होने- 
वाले रथ को उद्धत गति से चलाते हुए, पृथ्वी' को केपातें हुए, त्रिशिर अग्नि के समान 
भासमान होते हुए बड़े क्रोध के साथ अंगद से भिड़ गया। तब अंगद ने, शाखाओं से युक्त 
एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसे देवांतक पर फेंका, तो त्रिशिर ने उसे बीच में ही 
काट डाला । तब, अंगद आकाश की ओर उछलकर क्रोध से पर्वतों तथा वक्षों को उन पर 
गिराने लगा; किन्तु देवांतक तथा त्रिशिर उन्हें ताबड़-तोड़ काटते गये । दोनों ने उस पर 
एक साथ असंख्य तोमर चलाये । इससे संतुष्ट न होकर देवांतक ने भयंकर गर्जन करते 
हुए अंगद पर बड़े वेग से अप्रना परिष चलाया । त्रिशिर ने सिंह-गर्जन करते हुए शर- 
वृष्टि की । महोदर ने अपने मत्त गज को उत्तेजित करके आगे बढ़ाया और तोमर चलाया। 
इस प्रकार, जब तीनों एक साथ अपनी-अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे, तब अंगद अपना 
शरीर भुकाकर वज्च॒ के समान महोदर के हाथी से ऐसे टकराया कि वह हाथी चिंघाड़ते हुए 
पर्वत-छ्ृंग की भाँति नीचे गिर गया । उसकी' आँखें बाहर निकल आईं और वह वहीं ढेर 
हो गया । उसका कुंभ-स्थल फूट गया और उससे अनुपम मोती ऐसे बिखर गये, मानों 
विजय-लक्ष्मी ने राघवेश्वर को प्राप्त केरने की अभिलाषा से अपना अलंकरण करने के 
लिए अपनी मंजूषा खोल दी हो । उसके पश्चात्‌ वालि-पुत्र ने उसी हाथी का दाँत उखाड़- 
कर उससे देवांतक पर प्रहार किया । उस प्रहार से, वह राक्षस, प्रबल' वायु से भूलने- 
वाले घने साल-वृक्ष की भाँति कंपित हो उठा और रक्‍त उगलने लगा । फिर भी, उससे 
बड़े साहस के साथ अपना सारा बल एकत्र करके अंगद के पर्व॑तसानु-सदृश वक्षःस्थल पर 
अपने परिघ से प्रहार किया । प्रहार से अंगद भी पृथ्वी की ओर भुक गया, किन्तु उसने 
अपनी सारी शक्ति संचित करके अत्यधिक क्रोध से देवांतक पर आक्रमण किया । तब 
त्रिशिर ने तीन प्रचण्ड शर उस वालि-्ुत्र के ललाट पर छोड़े । 


5४. हनुमान्‌ आदि वीरों के द्वारा त्रिशिर आदि राक्षसों का वध 


इसी' समय नील तथा हनुमान अंगद की सहायता के लिए आ पहुँचे । नील ने 
एक विशाल पर्वत को उठाकर दहाड़तें हुए तजिशिर पर फका । तब, त्रिशिर ने वज्ञ-सम 
एक बाण का संधान करके उससे उस पर्वत को काट दिया । पवन-पुत्र ने देवांतक को 
बड़े साहस के साथ एक विशाल परिघ को घुभाते हुए, प्रचंड विक्रम प्रदर्शित करते हुए 
सामने आते देखकर अपनी मुष्टि से उस पर प्रहार किया। इस प्रहार से उसके दाँत टूट गये, 
पुंतलियाँ घूम गईं, और वह मुह खोले पृथ्वी पर लुढ़क गया । देवांतक का यह 
पतन देखकर स्वर्गं-लोक के देवता हर्ष-ध्वनि करने लगे । 

इस पर कुद्ध होकर त्रिशिर ने अशनि-वेंग से एक तीत्र बाण नील पर चलाया । 
उसी समय महोदर भी एक हाथी पर आरूढ हो गजेन करते हुए आ पहुँचा और उस पर 
ऐसी शर-वर्षा कर दी, जैसे घनघोर मेघ कुल-पर्वेत पर वर्षा करता है। उनके अस्त्र-समूह 


सुद्धकोड ३५७ 


स अत्यंत पीड़ित होकर नील मूच्छित हो गया, किन्तु शीघ्र ही सेमलकर आकाश की ओर 
उछला और तरु-सहित एक विद्याल प्व॑त को उठाकर उसे महोदर पर दे मारा। उस पव॑त के 
प्रहार से महोदर का सिर फूट गया और वह अपने अस्त्रों के साथ नष्ट हो गया। महोदर 
को पृथ्वी १र गिरते दखकर त्रिशिर ने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, साहस खोये 
विना पवन-पुत्र पर असंख्य बाणों की वर्षा की । तब हलुमान्‌ ने शीघ्र ही एक पर्वत-शुंग 
को उखाड़कर उसे उस त्रिशिर पर फेंका । किन्तु त्रिशिर ने उसे बीच में ह। ऐसे चूर-्चूर 
दिया कि देवता भी देखकर चकित-से रह गये । तब हनुमान्‌ सहज ही उसके रथ पर 
/ गया और उसके अछइवों को ऐसा चीर डाला, जैसे सिंह क्रुदझ होकर हाथियों को चीर 
लता है । तब, क्रोधोन्मत्त हों त्रिशिर ने उस पर शक्ति का प्रयोग किया। प्रचंड ज्वालाओं 
। युक्त हो उस शक्ति को आते देखकर हनुमान ने उसे पकड़कर तोड़ डाला। शक्ति को 
तोड़ने के हनुमान्‌ के बाहु-अल का विचार करके त्रिशिर ने एक पैनी धारवाले खड्ग को 
लेकर बड़े वेग से हनुमान्‌ पर आक्रमण करके उस खड्ग से हनुमान्‌ के वक्ष पर प्रहार 
किया । तुरंत हनुमान्‌ ने अपनी हथेली से उस राक्षस के वक्ष पर आघात किया। तब, वह 
राक्षस अपने खड़ग को छोड़कर पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पड़ा। तब, नीचे गिरे हुए 
खड्ग को हाथ में उठाकर अनिल-कुमार ने पृथ्वी' को विदीर्ण करते हुए सिहनाद किया। 
किंतु इतने में त्रिशिर सँभल गया और अपनी, मुष्टि से हनुमान्‌ के वक्ष पर प्रहार किया । 
तब हनुमान्‌ की कनपटियाँ क्रोध से फूल उठीं। उसने बड़े दर्प के साथ खड्ग को चमकाते 
हुए उस राक्षस के तीनों सिर ऐसे काट डाले, जैसे सुरेन्द्र ने विश्वरूप के सिर काट डालें थे, 
अथवा हनुमान्‌ ने जिशिर के कर्म-बंधनों को ही काट डाला हो । तब पृथ्वी, आकाश, 
तथा दिशाओं को केपाते हुए त्रिशिर पृथ्वी' पर गिर पड़ा । 
उसके गिरते ही महापादव अत्यधिक क्रोध से तेवर बदलते हुए, दिग्गज के समान 
भयंकर, कनक-चक्र एवं मणि-प्रभा से विलसित, यम के भीषण दंड के सदृश दीप्त अरुण- 
पुष्प एवं अरुण-चंदन से अलंकृत हो उदय-सूर्य की भाँति उज्ज्वल गदा-दंड को धारण किये हुए 
बड़ी शीघ्र गति से हनुमान्‌ पर आक्रमण करने चला। इतने में ऋषभ ने एक विशाल 
पवत को उठाकर उस राक्षस पर फेंका। किन्तु, उस राक्षस ने अपनी गदा से उस' पर्वत 
को चूर-चूर कर दिया। फिर, उसने बड़े दर्प से यूकत हो तेजी से अपनी गदा को घुमाकर 
ऋषभ के वक्ष पर प्रहार किया । गदा के प्रहार के कारण ऋषभ तुरंत मूच्छित हो गया; 
किन्तु वह शीघ्र ही समल गया और अपनी मृष्टि से महापाइर्व के वक्ष पर भीषण प्रहार किया। 
चोट लगते ही वह राक्षस अपना गदा-दंड छोड़कर, शक्तिहीन हो पृथ्वी पर गिरने लगा । 
तुरंत ऋषभ ने उस गदा-दण्ड को लेकर भयंकर गर्जन करते हुए उससे उस राक्षस 
पर प्रहार किया । वज्तन के गिरने से जैसे गिरि-श्ंग गिर जाता है, वैसे ही उस राक्षस 
का सिर चर-चूर हो गया और वह भयंकर ध्वनि के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा । पवन 
से डरनेवाले पीले पत्तों की भाँति देत्य-सैनिक चक्कर काटते हुए तितर-बितर हो गये। 


८६, अतिकाय का युद्ध 
इस' प्रकार, उन सब राक्षसों को गिरे हुए देखकर अतिकाय ने ऐसा गर्जेन किया, 


रडंट एगनाएशथ एयायण 


मानों वह सभी लोकों को निगलनेवाला हो । फिर, उसने सहख्र सूर्यो की भाँति उज्ज्वल 
एक विशाल रथ पर आरूढ होकर सिहनाद करते हुए, अपने प्रताप की' डींग हाँकते हुए, 
धनृष का टंकार करते हुए, भीषण गति से कपि-सेना पर आक्रमण किया, जैसे प्रलय-काल 
की। अग्ति घोर वन पर आक्रमण करती' है । उस निशाचर का रूप देखकर सभी वानर 
भयभीत हो गये कि कुंभकर्ण ही फिर रौद् रूप धरकर आ गया है। उसे देखते ही 
कुछ वानर मूृच्छित हो गये, तो कुछ आड़ में छिपकर देखने लगे। कुछ वानर भयभीत हो 
आत्तंनाद करने लगे तो कुछ संभ्रमित हो गये और कुछ राम की दुहाई देने लगे । इस 
प्रकार, भयभीत होकर भागनेवाले वानरों को देखकर श्रीराम कहने लगे--भागो मत, 
भागों मत । फिर, सभी में व्याप्त प्रलय-काल की घनघोर घटा की' भॉति गर्जन करते 
हुए अत्यधिक बेंग से आनेवाले राक्षसराज के पुत्र के प्रताप, दर्ष, एवं गति को निकट 
देखकर राम स्वयं आइचर्यचकित होकर विभीषण से बोले--हे विभीषण, अशनि- 
पात के समात भयंकर ध्वनि करनेवाले उस रथ पर आरूढ होकर इन्द्र-धन्‌ष की' 
समता करनेवाला विपुल-प्रभा-समन्वित धनृष धारण किये हुए, परिध, गदा, शूल, परश्, 
भाला, तोमर, चक्र तथा दिव्य-शस्त्र-समूह से युक्त अद्वितीय राहु-चिह्॒वाली ध्वजा 
से विलसित, चार सारथियों, तथा एक सहस्र अब्वों से युक्त रथ पर त्रिनेत्र की मूत्ति के 
समान अपनी प्रतापार्ति को चारों दिशाओं में विकीर्ण करते हुए आनेवाला वह वीर कौन है ?' 

तब विभीषण ने रामचंद्र से कहा--हे देव, यह राक्षस, देवताओं के शत्र्‌ (रावण) 
का पुत्र हे । यह रावण से भी अधिक रण-कुशल हैँ | हे राजनू, यह चतुरंगिणी सेना के 
साथ युद्ध करने में महानिपुण है और अद्वितीय बेद-शास्त्रादि विद्याओं में निष्णात है । 
यह अध्यात्म-तत्त्वज्ञ है । इस वीर की हाक्ति के विश्वास पर लंका सतत निःशंक रहती है। 
देवताओं से वर ठानकर युद्ध में उनको हाथों नहीं मरने का वर इसने ब्रह्मा से प्राप्त 
किया है । यह दिव्य आयुधों, दिव्य अस्त्रों तथा मंत्र-शक्ति से संपन्न है । इसने इन्द्र 
आदि देवताओं को सौ बार परास्त किया हैँ । इन्द्र का वज्ायुध, वरुण का पाश, और 
यम का प्रचंड दंड तथा कुबेर की गदा सदा इसको बाण-समह के अधीन होकर रहते हैं । 


कक 


रावण ने इसे धान्यमालिनी में अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। हे राजन, सभी 


वानरों को कुचल डालने के पहले ही आप अपने अनुपम पराक्रम से इसका वध कर दें, 
तो अच्छा हो ।' 

इतने में ही' उस राक्षस को, धनुष के टंकार से समस्त दिद्याओं को प्रतिध्वनित 
करते हुए निकट आते देखकर, खंडनोदग्र, गवय, गोमुख, ज्योतिर्मुख, कुमृद, पवन-पुत्र, मैन्द, 
नल, दारभ, नील, शतबली, गज आदि कपि-वीर व॒क्षों तथा महान्‌ पर्वतों को उठाये हुए 
उत्तका सामना करने लगे। तब, उस राक्षस ने हँसते हुए कहा--हे वानरो, तुमे रण- 
विक्रम-कौशल एवं शक्ति नहीं है, अतः तुम यहाँ से हट जाओ । तुम मुझे उस शूर को 
दिखाओ, जिसने अपने बाण के अग्नभाग से सम्‌द्र को सोख लिया था और तीनों लोकों 


की प्रशंसा प्राप्त की थी । में अपना अनुपम अस्त्र उसके सिवाय और किसी पर नहीं 
चलाऊँयो । त्रिभुवतविजयी, अनुपम शूर तथा अलघु बलवान, कुंभकर्ण का सिर काठ डालनेवाला 


खुद्धकऊ/ड रद 
वह कौन है, उसे दिखाओ । उसके सिवाय और किसी पर में अपना अतुल शक्ति- 
संपन्न अस्त्र नहीं चलाऊँगा । देव, दानव, यक्ष तथा अन्य देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली 
रावण को युद्ध में जीतने का संकल्प करके, इस प्रकार लका में आनेवाला वीर 


कौन है, उसे दिखाओ । उसके सिवाय और किसी पर मे अपने अतुलित 
अस्त्र नही चलाऊँगा ।! 


इस प्रकार गर्वोक्तियों को कहनेवाले उस दानवेश्वर के पुत्र पर कपि-वीर क्रोध 
से वृक्षों तथा पर्वतों की अविरल वर्षा करने लगे । तब अतिकाय ने अविरल बाण-वर्षा से 
उन सब को बीच में ही काट डाला । उसके पश्चात्‌ तीन गुंरुतर अस्त्रों से कुमुद को, 
पाँच भयंकर दरों से द्विविद को, सात अद्वितीय बाणों से मैन्द को, नौ शरों से शरभ को, 
आठ घोर बाणों से गज को, चार तीत्र बाणों से गवाक्ष को, आठ बाणों से गवय को, 
दस बाणों से ज्योतिमु ख को, पंद्रह बाणों से शतबली को और पच्चीस बाणों से नील को, 
पृथ्वी! पर गिराकर मूच्छित कर दिया । सभी देवता आकाश से चकित होकर यह दृश्य 
देखने लगे । तब प्रचंड क्रोध से अतिकाय ने सभी वानरों को ऐसे भगाया, जैसे मृगराज' 
मृगों को भगाता है । वह मन-ही-मन सोचने लगा कि विरोधी होते हुए भी यदि में 
परमेश्वर राम की भक्ति करूँ, तो में अवश्य मुक्ति प्राप्त करूँगा। यों सोचकर वह राम 
की ओर बढ़ने लगा । जो वानर उसका मार्ग नहीं रोकता, वह उस पर हाथ नहीं उठाता। 
इस ब्रकार, वह आगे बढ़ते हुए राम के निकट पहुँचा और उस निगमवेद्य राम से 
हेसते हुए बोला--हे राम, तुम इस रणभूमि में अपनी शूरता मुझे दिखाओ । तुम अनन्त हो । 
कोई भी यह नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति कितनी है । मेरे पिता के कारण 
तुमने मनुष्य का जन्म लिया है । उन्हीं के कारण तुम पृथ्वी के राजा हुए हो। मेरा सामना 
करने के लिए, अमरेन्द्र, यम, वरुण आदि देवताओं के समूह से तुम कोई नहीं हो । अपना 
अंत कर डालने के लिए:जो कोई शूर मुझसे भिड़े, उससे में लड़गा ही । में तुम्हारा 
पराक्रम भली भाँति जानता हूँ । तुम्हें मान-अपमान का विचार ही नहीं है । तुम कदाचित्‌ 
मुझे नहीं जानते । भला गुणहीनों में सत्त्गगुण कहाँ रहेगा ? तुम किस जाति के हो, 


ध्उ 
भ्जे जि 


में कैसे कहूँ ? क्‍या, तुम राजकुल के आचारों का पालन करनेवाले हो ? पृण्यात्मा तपस्वियों 
के मानस-काननों में भले ही तुम निवास करो । मेरे साथ लड़ने की क्षमता तुम नहीं 
रखते । वेदाद्वि-गुफाओं में तुम जाकर वास करो; युद्ध के लिए तुम मेरे जोड़ के नहीं हो। 
सनक आदि मुनि तथा योगियों के मानस-रूपी समुद्रों में भले ही तुम निवास करो; मेरे 
साथ युद्ध करने योग्य नही हो । गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके, पाप-रहित तथा संसार 
के दुःखों से मुक्त, कंद-मूल-फल जैसे नीरस आहार करते हुए, विविध आचार-निष्ठाओं के 
कारण क्लान्त, घोर काननों में विचरण करनेवालों के साथ तुम जाकर रहो। तुममें 
रण-कोशल नहीं है । तुम्हारी शक्ति की कल्पना मैंने कर ली है। इस संसार में तुम 
अकेले थे; ऐसे तुम्हें यह कपिल्सेता मिल गई है। आश्रयहीन होकर घूमनेवाले तुम्हें 
अब सूर्य-पुत्र एक मात्र आधार मिल गया है । हाय, कहीं भी, किसी का जो गुरु नहीं 
बना, ऐसा विद्वामित्र तुम्हारा गुरु हुआ । तुम्हारा अपना कोई देश नहीं था, इसलिए 


३६0 रंगनशथ एशयायर 


अकलंक अयोध्या तुम्हें प्राप्त हुई । इनके गव॑ में मत इठलाओं | तुम भले ही, मत्स्य की 
रूप धरकर सभी समूद्रों में प्रवेश करो, कर्म का रूप धारण कर पव॑त के नीचे चले जाओ, 
पर में तुम्हें छोड़ गा नहीं । अवश्य में तुम्हें ढँढ़ लाऊँगा। तुम अपना वेश विक्ृत करके 
भले ही कही भी' छित्र जाओ, में तुम्हें अवश्य पकड़ लाऊँगा, तुम्हें भूलंगा नहीं । वामन 
का रूप धरकर, याचक-वृत्ति अपनाये हुए भले ही तुम कही चले जाओ); मे तुम्हें दृढ़कर 
पकड़ लाऊँगा; तुम्हारा विचार नहीं भूलाऊँगा । भूसुर का वेश धरकर, परशु को लिये हुए 
राजाओं के संहारक तुम भले ही बन जाओ, में अवश्य तुम्हारा अन्वेषण करके तुम्हें पकड़ 
लूंगा । मेरा बाण अत्यंत भीषण है । वह कोई वठ-पत्र नहीं कि तुम्हें वहन किये हुए 
अद्वितीय रण-समुद्र में तेरता रहे । अत्यधिक शक्ति के मद से भूमनेवाले मेरे सामने 
यद्ध-क्षेत्र में ठहरना तुम्हारे लिए असंभव है ।” 
5७, लक्ष्मण तथा अतिकाय का द्वन्‍्द्ब-युद्ध 

इस प्रकार, प्रलाप करनेवाले अतिकाय का दर्प देखकर लक्ष्मण हँसते हुए बोले-- 
हे राक्षस, मेरे रहते, राघव के साथ युद्ध करने का प्रयत्न क्‍यों करते हो ? सभलकर 
मेरी ओर बढ़ो; में तुम्हे अपने बाणों से टुकड़े-टुकड़े कर दूगा। ऐसा कहकर वे अपने 
धनुष के टंकार से दानवों के चित्त कंपित करते हुए उस राक्षस पर टूट पड़े । लक्ष्मण 
के साहस को देख वह आद्चर्यंचकित हुआ और एक क्रूर अस्त्र का संधान करके, दहाड़ते 
हुए कहने लगा--ठहरो, लक्ष्मण, ठहर जाओ । तुम अभी बालक हो; मेरे साथ मत 
भिड़ो । में यम से भी अधिक क्र हूँ । मेरे तीत्र बाणों को सहने की क्षमता या तो इस 
वसुंधरा में है, या हिमाचल में है, या रावण के उठाये कैलास पव॑त में है, या देवताओं 
के निवासभूत पर्वत में है, या अंधकरिपु शिवजी के धनुष को भंग करने के गये से फूलने- 
वाले तुम्हारे भाई राघव में हे । उसके अलावा दूसरे किसी में मेरे साथ युद्ध करने की 
दक्ति नहीं है ? मेरे समक्ष खड़े रहना, क्‍या तुम्हारे लिए संभव है ? हे सौमित्र, यह श्रेष्ठ 
बाण अभी तुम्हें लगकर तुम्हारा रक्तपान कर लेगा ।' हु 

ऐसे दुरहंकार से भरे वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा--हे राक्षस, इस प्रकार व्यर्थ 
गर्जेन क्‍यों करते हो ? युद्ध में तुम अपनी शक्ति दिखाओ। मेरे समक्ष व्यर्थ प्रलाप क्‍यों करते हो ? 
हे निशाचर, तुम भी बड़े वीर की भाँति, अपना औद्धत्य तजे विना, दास्त्र-समूह से 
सज्जित हो, तथा रथ पर आरूढ हो, मेरे समक्ष खड़े हो, यही एक महान्‌ आइचर्य है ।' 
यह सुनकर उस राक्षस ने बड़े कोध से अपने हाथ का बाण लक्ष्मण पर चलाकर गर्जन 
किया। तब, लक्ष्मण ने उस बाण को अद्धंचन्र बाण से काट डाला । फिर, उन्होंने 
एक तेज बाण अपने धनुष पर चढ़ाकर उसे उस राक्षस के ललाट को लक्ष्य करके चलाया, 
मानों यह संकेत कर रहे हों कि ब्रह्मा का लेख भी अब मिटनेवाला है । तब, उस शर 
के प्रहार से अतिकाय ऐसे हिल उठा, जैसे रुद्र के प्रहार से भासुरासुर का प्रासाद कंपित 
हो गया था । मेरे साथ यह युद्ध करने का साहस रखता हैं--यह विचार आते ही अति- 
काय ने सिंहनाद किया और अपना रथ लक्ष्मण के निकट चलाकर, शीपक्र ही रामानुज पर 
एक ऐसा पैना शर चलाया, मानों उसी से उनका संहार कर डालने कर संकल्प कर लिया ही। 


एद्धकांड रद 


उसके तुरंत बाद ही उसने तीन ऐसे शक्ति-संपन्न बाण चलाय, मानों कह रहा हो 
कि भले ही त्िनेत्र शिव भी रक्षा करे, तो भी तुम्हारा सूख छीन लूँगा। फिर, तुरंत उसने 
पाँच बाण चलाये, सानों कह रहा हो कि तुम्हारे पंच प्राण अवश्य खीच लूँगा । उसके 
परचात्‌ उसने अपने बाहु-बल के गव॑ से फलते हुए बड़ वेग स सात बाण चलाय, मानों 
कह रहा हो कि भले ही तुम सप्त समद्रो में प्रवेश करके उन्हे पार कर जाओ, में तुम्हें 
अवश्य ही मार डालूगा। किस्‍्तु, लक्ष्मण ने शीघ्र ही उन सभी बाणों को खंड-खंड करके 
सिंह-गर्जंज किया । उसके पद्चात्‌ उन्होंने आर्लेय अस्त्र चलाया, तो अतिकाय ने सोरास्त्र 
चलाया । दोनों शरों ने आपस' में टकराकर युद्ध किया और दोनों च्र-चूर होकर नीचे 
गिर गये। फिर, राक्षस ने ऐषिक बाण चलाया, तो लक्ष्मण काँप उठे। फिर, उन्होंने ऐन्द्र 
बाण से उसे काट डाला । यह देखकर दैत्य ने याम्यास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने वायब्यास्त्र 
चलाकर उसे काट डाला । इतना ही नही, उन्होंने कई और बाण भी उस' राक्षस पर 
चलाये, किन्तु वे सभी बाण अतिकाय का स्पर्श करते ही टूटकर पृथ्वी पर गिर गये । 
लक्ष्मण यह देखकर सोचने लगे कि क्‍या कारण है कि कोई भी शर इसके शरीर में गड़ता 
नहीं ? उनका इस प्रकार व्याकुल होते समय अनिल' ने आकर कहा--यह अनुपम रहस्य 
तुम्हें बताऊँगा । हे लक्ष्मण, इसने ब्रह्मा से वज्अ-कवच प्राप्त किया है । अतः, कोई भी 
शर इसके शरीर में नहीं गड़ता । तुम इस पर ब्रह्मासत्र चलाकर इसके टुकड़े-टुकड़े 
कर डालो ।' 

तब बड़े हर से लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र को मंत्र-पूत करके धनुष पर चढ़ाया और उसे 
रावण के पुत्र पर चलाया। तुरंत समस्त ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए, इन्द्र को भयभीत करते 
तथा देवताओं को कँपाते हुए, दिशाओं को हिलाते हुए, समुद्रों को आलोडित करते हुए, 
पर्ब॑तों को भकभोरते हुए, सूर्य-चंद्र को पथ-अ्रष्ट करते हुए, नक्षत्रों को गिराते हुए, वह 
ब्रह्मास्त्र, रत्त-समूह की भाँति उज्ज्वल कांति से युक्त हो, प्रलय-काल की अग्नि के समान 
सभी लोकों में व्याप्त होकर जलते हुए, पवन के वेग से यम-दंड के समान, अतिकाय की 
ओर आने लगा । तब अतिकाय ने उस पर तीत्र शर चलाये, किन्तु उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल 
नहीं कर सका। फिर, राक्षस ने शक्ति चलाई, किच्तु ब्रह्मास्त्र ने उसकी' भी उपेक्षा कर दीं । 
फिर, अतिकाय ने उस पर शूल चलाया, किन्तु ब्रह्मास्त्र ने उसकी भी अवहेलना कर दी। 
उसके पदचात्‌ राक्षस ने गदा चलाई । उसे व्यर्थ होते देखकर, उसने खड़ग चलाया। 
किन्तु, उसकी भी परवाह किये विना उसको अपनी और आते देखकर अतिकाय ने परशु 
चलाया। किन्तु, परश्‌ की भी उपेक्षा करके उसे आते देखकर राक्षस ने भाला चलाया। 
इस पर भी ब्रद्मास्त्र की गति नहीं रुकी, तो उसने अपनी कमर से बरछी निकालकर उसंसे 
प्रहार किया । 


८८, अतिकाय का वध 
उसपर भी ब्रह्मास्त्र अप्रतिहत गति से अतिकाय की ओर बढ़ता रहा। तब अतिकाय त्‌ 
उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया। पर, उस आस्त्र ने मुकुद तथा कुंडलों से अलंकृत 
उस राक्षस का सिर काट डाला । वज्ञ के आघात स रोहणादि का शांग जैसे गिरा था 
४ 


३६२ रंएनाय एयर 


बैसे जब उसका सिर पृथ्वी पर गिरा, तब उसके सिर को देखकर हतशेष राक्षस भयभीत 
होकर लंका की ओर भागने लगे । सभी वानर लक्ष्मण की प्रशंसा करने लगे । रामानुज ने 
तब रामचन्द्र के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, तो उन्होंने बड़े आनंद से लक्ष्मण को हृदय 
से लगा लिया और वानरों के साथ अत्यधिक हर्ष प्रकट किया । 

अतिकाय आदि छह वीरों की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूच्छित हो गया। 
फिर सर्चेत होकर अविरल अश्र्‌ बहाते हुए वह अत्यधिक शोक से संतप्त होने लगा। इस' 
प्रकार दुःख से पीड़ित होनेवाले पति की' सेवा में पहुँचकर मय-पुत्री' मंदोदरी कहने लगी-- 
हे असुरेन्द्र, सभी लोकों में अद्वितीय शक्ति से संपन्न आपका ऐसा दुशखी होना उचित 
नहीं है । उस दिन वीर की तरह आप राम की देवी को क्‍यों ले आये ? उन्हें फिर 
राम के पास पहुँचाना आप नहीं चाहते थे । अब उचित समय बीत गया । उस राम पर 
आक्रमण करने के लिए गये हुए राक्षस-वीर फिर लौटकर आयेंगे, यह आशा आप छोड़ 


दीजिए । हे नाथ, युद्ध में आप अपनी शक्ति दिखाइए।' 


इन बातों पर रावण ने मन-हींमन विचार किया । उसने अपनी स्त्री को अंतःपुर 
में भेज दिया और दुःख की लंबी साँस खीचकर अपने मंत्रियों से कहा--हाय, मेरे भाई 
तथा मेरे प्रिय पुत्र इस प्रकार मारे गये ? अब क्‍या कहा जाय ? श्रेष्ठ योद्धाओं के लिए 
भी अकादय नाग-पाह्यों को इन मानव-बीरों ने न जाने, माया से या शक्ति से, काठ 
दिया है । अब में विजय की आशा करूँ, तो भी वह मेरे लिए असंभव है । उस राम को 
युद्ध में जीतनेवाला अब दूढ़ने पर भी मुझे नहीं मिलेगा । अबतक जो लंका, विना किसी 
भय के शोभायमान थी, वह आज इन हाक्तिशाली' लोगों के कारण त्रस्त हो रही है । उस 
'राम के पराक्रम की सीमा ही नहीं है। इसलिए तुम लोग अब लंका की रक्षा के लिए 
आवश्यक सेना प्रतिदिन भेजते रहो । ऐसा आदेश देकर वह अंतःपुर में चला गया और 


हक 


एकांत में मन-ही-मन चिता से पीड़ित रहने लगा । 
5९, इंद्रजीत का द्वितीय युद्ध 


कि 


उस समय मेघनाद वहाँ पहुँचकर दशकंठ से कहने लगा--हे दानवेन्द्र, मेरे रहते 
हुए आपका इस प्रकार चितित होना उचित नहीं है । शक्ति से संपन्न मेरे बाणों का आघात 
क्या ईश्वर भी सह सकता है ? लीजिए, में अभी जाता हूँ । उस राम के भाई को अपने 
उद्धत बाणों से अवश्य जर्जेर करके उसे मार डालता हूँ और उस' वानर-सेना को अपने 
पराक्रम से पृथ्वी पर सुलाकर आता हूँ । हे देवताओं के शत्रु, मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए । 
'जैसे महाराज बलि की यज्ञ-भूमि में त्रिविक्रम के बढ़ते हुए रूप को त्रस्त होकर इन्द्र, 
विष्णु, यम, अग्नि, रुद्र, सूर्य, चन्द्र तथा साध्य देखते रहे, वैसे ही' आज वे मेरे प्रताप को 
देखते रह जायेंगे ।' 

इतना कहने के पश्चात्‌ वह राक्षस-राजकुमार वायुसम शीघ्रगामी रथ पर आएरूढ 
'हो-यूद्ध के लिए चल पड़ा । उसके चलते ही सब दिशाओं से एक साथ बड़े वेग से असंख्य 
: रथ “निकल पड़े । अनगिनत गज निकल पड़े, विपुल अदइवसेना तथा पदाति-सेना निकल 
पड़ी । उस चतुरंगिणी सेना पंडरीकों (श्वेत छत्रों) से प्रकाशित होनेवाले, पंडरीक (बाघ) 


खुद्धकाडर ३६३ 


कौ-सी आँखोंवाले, पुंडरीक (इवेत कमल) की कांतिसम दशरीरवाले, पूडरीक के (आग्नेय 
दिशा का दिर्गज) के ओचन्नत्य से विलसित होनेवाले, पुडरीक (बाघ) के समान भयंकर 
लगने वाले और पुंडरीक (बाघ) की शक्ति से संपन्न वीरों से पूर्ण थी सिंहनादों, दहाड़ों, 
हुंकारों, गर्वोक्तियों, रथ की नेमियों तथा निसानों की भयंकर ध्वनि चारों ओर व्याप्त 
हो रही थी । धवल छत्र से युक्त वह राक्षस-कुमार सुधाकर से युक्त आकाश के समान 
दीख रहा था । सूंदर कामिनियाँ अपने कमल-ेेत्रों की दीप्ति को चारों ओर विकीर्ण 
करती हुई चामर डुला रही थी । ऐसी' रण-सज्जा से युक्त हो, अपने आभूषणों की प्रभा 
से दीप्त होते हुए, सहज वैभव से उज्ज्वल इंद्रजीत रण-स्थल के मध्य आकर खड़ा हुआ । 
उसके परचात्‌ उसने रक्‍त-वर्ण के वस्त्र, चंदन तथा पुष्प-मालाएँ धारण करके अग्निदेव का 
प्रतिष्ठापन किया; शर तथा तोमरों से उसकी परिधि बनाई और लोहे के ख्रुक तथा खुवा 
एकत्र किये । फिर, राक्षसेश्वर के पुत्र ने अथवेबेद के उच्चारण के साथ घी, खील तथा 
ताल-समिधाओं का हवन किया । होम की समाप्ति के पहले, उसने कृष्ण-छाग (काला 
बकरा) के रक्‍त की' पूर्णाहुति दी । तब अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर ह॒ब्य ग्रहण किया । 
उनकी कृपा से मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र, रथ, धनुष तथा कवच प्राप्त किये । 


हि] 


उसके पदचात्‌ वह राक्षस अपने सिहनाद से दिशाओं को केँपाते हुए अपने रथ, 
अश्व, केतु तथा सारथियों के साथ, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों को अपदस्थ करते हुए शीक्रगति 
से आकाश-वीथी में जाकर छिप गया । फिर, अपनी सेना से अपने पराक्रम के अनरूप वचन 
कहने लगा--तुम विना विचलित हुए युद्ध करते जाओ । में आकाश से घोर युद्ध करते 
हुए राम और लक्ष्मण का शीघ्र ही संहार कर दूगा । 


इत उत्साहवद्धक वचनों को सुनकर दानव अत्यंत हर्षित हुए और सेना के साथ 
वानरों पर टूट पड़े तथा विविध रीतियों से उनसे युद्ध करने लगे । उसी समय इद्रजीत 
अपनी छाया तक प्रकट किये विना आकाश से दिव्य बाण चलाने लगा । तब वानर उठकर 
पर्वतों को उठा-उठाकर उस राक्षस की ओर फेंकने लगे । किन्तु इंद्रजीत के दरों ने उन्हें 
तोड़कर उन वानरों की छाती को विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पद्चात्‌ 
उसने एक घोर अस्त्र चलाकर पाँच वानरों को तथा नौ अस्त्रों से सात वानरों को नीचे 
गिरा दिया । तब क्रुद्ध होकर कपि-वीरों ने पव॑तों तथा व॒क्षों को उठाकर उस इंद्रजीत पर 
फेंका । किन्तु, उसने बड़ी निपुणता से उन्हें अपने तीब़ बाणों से काटकर गंधमादन पर 
अठारह बाण चलाकर उसका मद चूर-चूर कर दिया । उसके पश्चात्‌ उसने नौ बाणों से 
नल के नाम-रूप मिटा दिये; सात बाणों से मैन्द को झुका दिया; पाँच बाणों से गज का 
संहार किया; दस बाणों से जांबवान्‌ का शरीर चीर डाला; सौ बाणों से हनुमान्‌ को 
अत्यधिक दुःख पहुँचाया; तीन बाण गवाक्ष पर चलाये; तेरह बाणों से हरिरोम के प्राण हर 
लिये; छह बाणों से रंभ को गिरा दिया; दस बाणों से सूर्यप्रभ को परास्त किया; तेरह 
बाणों से पनस के अंगों को छेद डाला; आठ क्र बाणों से कुमुद को तथा पेंतीस बाणों से 
नील को छिन्न-भिन्न दिया । तत्पद्चात्‌ विना विश्राम लिये ही उसने कई बाणों से अंगद को 
तीन पैने बाणों य-नंदन (सुग्रीव) को, पाँच बाणों से इन्द्रजाल को, दो दारों से गिरि< 


९६8 र्गनाथ एशयाबवण 


भेदी को तथा बीस शरों से ऋषभ को मूच्छित कर पृथ्वी पर गिरा दिया । फिर, चोदह 
बाणों से केसरी को, पाँच भास्वर बाणों से दधिमुख को, छह-छह बाणों से सुमुख तथा ग्रथन को, 
छह शरों से विमुख को, सात बाणों से द्विविद को, उतने ही बाणों से शरभ को, दस 
दरों- से शतबली को, आठ बाणों से हर को, तीन बाणों से सन्नाद को और श्रेष्ठ तथा 
दिव्य अस्त्रों की वर्षा से अन्य समस्त वानर-नायकों को छिल्नगात्र तथा विगतप्राण करके 


पृथ्वी पर गिरा दिया । 


९०, ब्रह्मास्त्र से इन्द्रजीत का राम-लक्ष्मण आदि को मृच्छित करना 


इन्द्रजीत ने कुछ वानरों पर बाण चलाये, कुछ कपियों को गदा से मार गिराया, 
कुछ को शूल से हत किया, कुछ पर शक्ति का प्रहार किया । इस प्रकार, सभी वानर-वीरों 
' को पृथ्वी पर गिराकर, अपना अनुपम पराक्रम प्रदर्शित करता रहा । इन्द्रजीत के भयंकर 
बाण सह नहीं सकने के कारण कुछ कपि तितर-बितर होकर भाग रहे थे; कुछ थर-थर 
काँप रहे थे; कुछ त्रस्‍त हो रहे थे; कुछ छिप रहे थे और कुछ को ऐसा लग रहा था, 
मानों कपि-सेना के लिए प्रलय-काल आसन्न हो गया हो। दानवेन्द्र के पुत्र ने तब अपने 
ब्रह्मास्त्र के मंत्र-प्रभाव से हत-शेष वानर-से ना का संहार करके विजय-गव से सिह-गर्जेन किया । 

कपि-समूह को इस प्रकार पीड़ित होते देखकर लक्ष्मण क्र॒द्ध हुए और अपने अग्रज 
से कहने लगे-हे देव, आप चिता क्‍यों करते हें; आप मुभे आज्ञा दें, तो में ब्रह्मास्त्र चला- 
कर रावण के साथ-साथ राक्षस-समूह को नष्ट कर द्‌ । तब राम ने कहा--जब यह 
राक्ष) अपनी माया के कारण दिखाई नहीं देगा, तब ब्रह्मास्त्र अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन 
करते हुए सभी लोकों को भस्म करता हुआ चला जायगा । एक के कारण तुम निष्ठुर 
होकर सभी लोकों को भस्म क्‍यों करना चाहते हो ? ब्रह्मा के दिये वर की शक्ति से 
इस राक्षस ने कपि-सेना को मार डाला है। हमें तो ब्रह्मा के वर का आदर करना चाहिए।' 

उनका वात्तलाप चल ही रहा था कि इन्द्रजीत ने उन दोनों रघुवंशियों पर 
ब्रह्मासत्र का ऐसा प्रहार किया कि वें दोनों मुच्छित हो गये । तब गवषित रावणपुत्र-रूपी 
व्याप्त नील-मेघ, धनुष की प्रत्यंचा के टंकार-रूपी मेघ-गर्जन, वेग के साथ राक्षस के 
द्वारा गिराई जानेवाली काति-रूपी बिजली, बार-बार चलाये जानेवाले असंख्य बाण-रूपी 
वर्षा, प॑खों से यूक्त बाण-रूपी चातक, कनक रत्त-प्रभा-कलित धनुष-रूपी इंद्रधनुष, अनुपम 
रीति से वानरों के शरीर से फूटकर निकलनेवाली रक्‍त-धारा-रूपी बाढ़, हारीं से छुटकर 
गिरे हुए मोती-रूपी ओले, दूटकर छितराये हुए मुकुटों की उज्ज्वल मणियाँ-रूपी इंद्रगोप, 
काहल (चर्मवाद्य ) का निनाद-रूपी केका तथा अत्यधिक भीषण पटह-नाद-रूपी मेंढ़कों की 
टंर-टर से युक्‍त हो, वह समय आषाढ़ की पहली वर्षा के समय के समान दीख रहा था; 
जब कि रघृपति-रूपी किसान, राक्षसों की विपुल देह-रूपी क्षेत्रों में बाण-रूपी बीजों को 
रोपने के लिए आया हो और अपने बाहु-बल का प्रदर्शन करके खलिहान में उस दशकंधर 
को लाकर, उसके सिर-रूपी बालों को काटकर दँवरी कराना चाहता हो | इसी समय 


इंद्रजीत ने बहत्तर वानर-सेना-समूह को तथा राघवों को जीतकर, अपने धनुष का घोर 
टंकार करते हुए, युद्ध को स्थगित किया और हूं से हँसते हुए लंका को लौट गया । 


खुद्धकांड ३६५ 


उसी समय सूर्यास्त हुआ, मानों राघव की दुर्दशा के कारण मन-ही-मन दुःखी हो, 
उन्हें उस दशा में देख नहीं सकने के कारण सूये ने आँखें बंद कर ली हों । वानरों के 
मुख-कमल मुरभका गये । अंधकार चारों ओर ऐसा व्याप्त हो गया, मानों बता रहा हो कि 
वानरों के द्वारा लंका का दहन होते समय, धुआँ इसी प्रकार व्याप्त होगा । वह ब्रह्मास्त्र 
का संधान करने के लिए आवश्यक मंत्र-पठन का उचित अवसर नही था, इसलिए विभीषण ने 
पृथ्वी पर गिरे हुए सुग्रीव आदि योद्धाओं को देखकर कहा--हे वानर-वीरो, रावण के 
पुत्र ने ब्रह्मा के वर की शक्ति से अस्त्र चलाया था, और राघव ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति 
का आदर करने के विचार से उसे सह लिया है। इतना ही हैं और कुछ नहीं ।” ब्रह्मा के वर 
से आरक्षित होने के कारण वायु-पुत्र, इन्द्रजीत के दिव्य-अस्त्रों के प्रहार से मरा नही था । इसलिए 
उसने कहा--अब हम देखें कि बाणों से आहत ही युद्ध-भूमि में गिरे हुए वीरों में से 
कितने अभी जीवित हे ।' यों कहकर वे दोनों जलती हुई मशालें लेकर उस अंधकार में 
युद्ध-भूमि में घूमने लगे। तब उस युद्ध-भूमि में लगातार नृत्य करनेवाले घड़, छककर मांस 
खानेवाले भूत, भयंकर रूप से गरजनेवाले बैताल, बहनेवाले रक्त का पान करनेवाली 
डाकिनियाँ, मांस-पेशियों को निगलनेवाले गृद्ध, उच्च स्वर में रव करनेवाले श्यृगाल, 
रक्त उगलनेवाले भालू, पृथ्वी पर लोटने, छठपटाने तथा दाँत पीसनेवाले वानर, शक्ति- 
होन होकर गिरे हुए, रूप-विक्ृत, रक्‍त में भींगे हुए तथा धूलि से सने हुए कपि, एक ही 
बाण के आघात से एक साथ एक ही स्थान पर सटकर गिरे हुए कपि, खंड-खंड होकर गिरे हुए 
पर्वत, छिन्न-भिन्न होकर गिरे हुए वृक्ष, खंडित होकर फैले हुए राक्षसों के शूल, असंख्य खंडों 
में टूटकर गिरी हुई गदाएँ, मरकर गिरे हुए असंख्य हाथी आदि जहाँ-तहाँ दिखाई पड़ने 
लगे । इस दृश्य को देखकर विभीषण तथा हनुमान्‌, दोनों विस्मित तथा दुःखी हुए, किन्तु 
तुरन्त उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें भविष्य के कार्य के संबंध में जांबवान्‌ से परामशे 
लेना चाहिए । वही जानता है कि अब क्‍या करना चाहिए । हम उसे पहले ढूँढ़े और 
उसके कथन के अनुसार काय॑ करें । 


यों सोचकर वे युद्ध-भूमि में जांबवान्‌ को ढूँढ़ते हुए गये और निदान एक विज्ञाल 
शर-शय्या पर पड़े हुए उसे देखा । तब विभीषण ने कातर-भाव से जांबवानू को 
देखकर कहा--हे ऋक्षराज, तुम अभी जीवित हो ? क्या, तुम बोल सकते हो ? तुम 
हमे पहचानते हो ?' राक्षस के शर-प्रहार से शक्तिहीन होने के कारण जांबवान ने क्षीण 
स्वर में कहा--हे विभीषण, तुम्हारे कंठ-स्वर को पहचानकर में तुम से बात कर रहा हूँ। 
वैसे तो मेरी आँखों में बाण चुभ गये हैँ । अतः, मेरी आँखें देख नहीं पातीं। क्या पवन- 
पुत्र जीवित है ? उसके जीवित रहने की वार्ता सुनकर मेरे कानों को आनंद पहुँचाओ ।' 
यह सुनकर विभीषण ने अत्यंत आश्चर्य-चकित होकर जांबवान्‌ से पूछा--हे ऋक्षराज, 
यह कैसे आइचर्य की बात है कि तुम महात्मा रामचन्द्र के बारे में नहीं पूछते, लक्ष्मण 
के संबंध में नही पूछते, सूर्य-पुत्र के संबंध में जानने की इच्छा प्रकट नहीं करते, और अंगद 
के बारे में भी पूछता नही चाहते, किन्तु पवन-पुत्र के संबंध में ही पहले जानना चाहते हो ? 
यह तुम्हारा कैसा विचार है ? तब जांबवानू ने कहा--हे विभीषण, यदि अकंले 


९६4 एंगनएथ ए्य्यर 
हनुमान्‌ अपने प्राणों से जीवित है, तो सभी वानर जीवित हो जायेंगे । यदि वह जीवित 
नहीं है, तो जीवित रहकर भी, वानर जीवित नहीं रह पायेंगे ।' ४ हे 3 

इन बातों को सूनकर वायु-पुत्र को अधिक हर्ष हुआ । उसने अपना नाम लेकर 
जांबवानू के चरणों में प्रणाम किया। ऋश्षराज अत्यंत हर्षित हुआ और अपने को पुनर्जीवित-सा 
अनुभव करके कहा--हे वायुनंदन, अब इन वानरों के लिए तुम्हारे सिवाय. और 
कौन आश्रय है, इसलिए तुम शीघ्र ही समुद्र को पार करके जाओ । हिमाचल को पार ; 
करके हेमकूट, ऋषभ-पर्वत, मेरु-परवत, रजताद्ि तथा र्वेताचल से आगे निकल जाओ । 
वहाँ (तुम्हें) लवण-समुद्र मिलेगा । उसे भी पार करो, तो शाक-द्वीप पहुँचोगे । उसको भी 
पार करो, तो तरंगायमान अमृताब्धि को देखोगे । उसे पार करो, तो चंद्र-शैल तथा द्रोण- 
गेल के मध्य भाग में उज्ज्वल प्रकाश से दीप्त ओषधी-शैल को देखोगे । उस पर्वत पर 
संजीवकरणी, विशल्यकरणी, संधानकरणी तथा सौवर्णकरणी तामक चार ओषधियाँ हें। तुम 
उस पर्वत पर चढ़कर उन ओषधियों को ले आओ और इस वानर-समूह को प्राण-दान देकर 
राम-लक्ष्मण को आनंद पहुँचाओ ।' 

3१. हनुमानू का ओषधी-शल लांकर वानरों का मूर्च्छचा दूर करना 


किक 


वासुतत्र, जांबवानू से आज्ञा लेकर सुवेलाचल पर चढ़ गया। अपने चरणों को 
समान रूप से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करके, अपनी दीप्तिमान्‌ लांगूल को ऊपर उठाये, कंधों 
को उचकाकर, अपने शरीर को लाकर, राम का स्मरण करते हुए वह आकाश की ओर. 


ला । उस अनुप्त वेग के कारण वह विज्ाल पर्वत भी पृथ्वी में घेंस गया; दिशाएँ 


काँप गई और पृथ्वी चकराने लगी । इस अ्रकार, आकाश मार्ग में उड़कर हनुमान्‌ ने अत्यंत 
भयंकर समुद्र को पार किया और विष्णु के चक्र के समान आकाश में जाते हुए, मार्ग में 
कई विचित्र दृश्यों को देखते हुए, घने फेन से शुक्त अमृत-समुद्र को पार किया और चन्द्र- 
शेल तथा द्रोण-शैल के मध्य भाग में स्थित ओषधी-शैल पर चढ़ गया और ओषधियों का 
_अन्वेषण करने लगा.। किन्तु, वे ओषधियाँ काम-रूपिणी थीं, इसलिए अपने-आपको उस कपि- 
शेखर की दृष्टि से छिपा लिया । ओषधियों के नहीं दीखने से अनिलकुमार मन-ही-मन 
विचार करने के पदचात्‌, विनीत हो उस पव॑त से प्रार्थना करने लगा-- है पर्वृतराज, 
में प्रालेय, पर्जन्य तथा कैलास-पव॑तों की उपेक्षा करते हुए शीक्रगति से तुम्हारी सेवा में 
आया हूँ । में कार्यातुर हैं । देवताओं नें यहाँ जिन ओषधियों को छिपा रखा है , उन्हें 
कृपया मुझे दिखा दो । हमारे राघव को इनकी आवश्यकता पड़ गई है। किसी भी तरह 
उन्हें दे दो, तो अच्छा होगा हम । 

: तब पर्वत ने अट्वृहास करके गर्व से फूलते हुए, हनुमान्‌ से कहा--तुम्हारा कितना 
. साहस है कि तुम मुझसे ऐसे वचन कह रहे हो ?. इन ओषधियों को मुझसे माँगने का 
. तुम्हारा अधिकार ही क्‍या है ? इन्हें लाने का. आदेश देनेवाले तुम्हारे राम की शक्ति 
. कितनी हैं? जिन ओषधियों को देवताओं ने यहाँ छिपा रखा है, उन्हें तुम्हें देने से अधिक 
. कोई और अपराध हो सकता . है ?' | के 48 25 2 हु अर 
..... इन गर्वोक्तियों को सुनकर अनिल-कुमार ने अत्यंत क्द्ध होकर उस पव॑त से कहा-- 





खुद्धकांड 94४ 
मे जब तुमसे ऐसी विनम्न प्रार्थना करता हूँ, तब क्‍या यह उचित नहीं कि तुम 
मेरी प्रार्थना पर विचार करो ? हे पर्वत, में अपनी विशाल भुज-शक्ति से समूल तुम्हें 
उखाड़कर अभी यहाँ से ले जाता हूँ; अबतक जिन रामचन्द्र को तुम नहीं जानते हो, 
उन्हें तब तुम जानोंगे । इतना कहकर हनुमान्‌ ने भयंकर गति से गर्जन करते हुए उस 
पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया, ( पर्वत पर रहनेवाले ) गंधरवों को भगा दिया और उसे 


० 


उठाकर इतने वेग से जाने लगा कि कोई भी उसे पहचान न सके । 


सहन धाराओं से अत्यधिक दीप्त होनेवाले चक्र से युक्त विष्णु की भाँति जब 
हनुमान्‌ उस' पर्वत को लिये हुए चलने लगा, तब राक्षस-बीरों के. शर-प्रहार से घायल हो, 
मूच्छित पड़े हुए कपियों ने श्रेष्ठ महौषधियों की वायु के स्पर्श-मात्र से ही अपनी आँखें खोल दी । 
उन्होंने अत्यधिक उत्साह से सिहनाद करते हुए युद्ध-भूमि में पड़े हुए देत्य-सैनिकों 
को उठा-उठाकर समुद्र में फेंक दिया। सूवेलादि को पारकर हनुमान्‌ ने उस महनीय ओषधि- 
शेल को कपि-सेना के मध्य भाग में उतार दिया और अपने कुल के लोगो को तथा सूर्य- 
पुत्र आदि वानर-तायकों पर उन ओषधियों का प्रयोग किया । उन ओषधियों की शक्ति से 
वे सब मूर्च्छा से मुक्त हो गये। फिर, उसने खंडित देहों को संधानकरणी की सहायता से 
जोड़ दिया । विशल्यकरणी के प्रयोग से शर तथा शस्त्र-समूह घायलो के शरीर से निकल' गये 
और उनके घाव भर गये । सौवर्णकरणी से उनके सभी अंग सुवर्ण की कांति के समान उज्ज्वल 
हो गये । संजीवकरणी की सहायता से उनके खोये हुए प्राण लौट आये और पूर्व की 
अपेक्षा अत्यधिक बल तथा उत्साह से संपन्न हो गये, मानों वे अभी सुख-निद्रा से जाग पड़े हों। 
तब, सभी कपि-वीरो ने बड़े उत्साह से अनिलकुमार के प्रति आभार प्रकट किया । 
युद्ध-मूमि में मरे हुए राक्षसों को कपियों ने पहले ही समुद्र में फेंक दिया था; इसलिए 


कक 


उनमें से एक भी राक्षस उन ओषधियों के प्रभाव से जीवित नहीं हो सका । 


तब सुग्रीव आदि वानरों ने बड़े हर्ष से सूय्य-चन्द्र की भाँति सुशोभित होनेवाले 
राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया और बड़ी' प्रीति के साथ अनिल-कुमार की प्रशंसा की । 
हनुमान्‌ ने अत्यंत हष से गदगद होकर बड़ी भक्ति के साथ राम-लक्ष्मण को प्रणाम -किया। 
तब राम ने हनुमान्‌ को देखकर बडे आदर के साथ कहा--हे वायुपुत्र, हमें इन्द्र की 
आज्ञा मान्य होनी चाहिए। अतः, इस ओषधी-शैल को यथास्थान प्रतिष्ठित करके 
लौट आओ ।' 


राघव का आदेश मानकर भारुतिनंदन अनुपम बेंग से उस पर्वत को यथास्थान 
प्रतिष्ठित करके झीघत्र युद्ध-क्षेत्र में लौट आया । इतने में सूर्योदय हुआ और राघव की 
चिता के साथ-ही-साथ अंधकार भी दूर हो गया । तब सुग्रीव ने रामचंद्र को देखकर बड़े 
उल्लास के साथ कहा--हे वसुधेश, रावण की सारी सेना, अपने अद्वितीय साहस तथा 
बल को खोकर नष्ट हो गई है । कुंमकर्ण आदि मुख्य राक्षत एक साथ मारे जा चुके हें, 
इसलिए रावण की शक्ति समाप्त हो चुकी हे । अब वह युद्ध करने की इच्छा भी नहीं 
करेगा, इसलिए हे देव, आज रात को आप लंका को जलाने के लिए वानरों 
को भेजिए ।' 


डैट्ष८ रंगनेएप एॉपपएयर 
९२, वानरों का लंका जलाना 


इस बात को सुनकर सभी वानर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे । शर्तें: शनेः 
सूर्यास्त हुआ और अंधकार क्रमश: घना होता हुआ चारों ओर व्याप्त होने लगा। तब 
कपि-वीरों ने अत्यधिक रोब से भरे हुए बड़े साहस के साथ लूकाओं को हाथ में लिये 
हुए बड़े वेग से उछलते-कदते लंका को घेर लिया । द्वाररक्षक उन्हें देख भयभीत होकर 
भाग गये । तब वानरों ने लंका में प्रवेश किया और लंका को जलाने लगे। अग्नि क्रमशः 
प्रचंड होकर दिशाओं तथा आकाश में व्याप्त हो गई । वह प्रचंड अग्नि ऐसी लग रही थी 
कि रावण की लंकापुरी को जलाने के लिए अब राम की क्रोधाग्ति की कोई आवश्यकता 


नही, यही अग्नि उसको जलाने के लिए पर्याप्त होगी । 


बड़वानल जैसे अपने धुएँ के साथ समुद्र-भर में व्याप्त होता है, वैसे ही यह अग्नि 
विपुल धुएँ के साथ आकाश तक पहुँच गई । इससे प्रासादों की पंक्तियाँ अपनी मणि- 
राजियों को बिखेरती हुई भस्मसात्‌ हो गई; ऊचे-ऊँचे गोपुर पृथ्वी को कॉपाते हुए जलकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े और चूर-चूर हो गये । बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ आश्चर्यजनक रीति से 
जलकर गिरने लगी और अग्नि-ज्वालाएँ लपलपाती हुई आकाश की ओर बढ़ने लगी। 
महान्‌ स्वर्ण-मंडप, तथा रत्त-निर्मित गृह-पंक्तियाँ जलकर राख हो गई । आभरणों से भरे 
भंडार-घर जैसे थे, वैसे ही भस्म हो गये । विविध अमूल्य वस्त्र, सुगंध-द्रव्य, कालीनें, मोती, 
तथा मरकत, अगर-चंदन, कपूर, कस्तूरी आदि वस्तुएँ, विविध धान्यों की अक्षय राशियाँ 
तथा अन्य मूल्यवान्‌ वस्तुएँ, हाथियों तथा घोड़ों की भूलें, स्थान-स्थान पर रखे हुए कवच- 
समूह आदि जलकर भस्म हो गये, जिससे राक्षसों के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होने लगी । 
उस' समय कुछ राक्षस सुवर्ण-कवच पहने हुए आयुधों स््रे युक्त हो दुर्वार गति से वानरों 
का संहार करने का निरचय करके घरों से निकल रहे थे; कुछ राक्षस विपुल रति-क्रीड़ा 
के आवेश से मस्त हो कामिनियों के संग-सुख की घड़ियाँ बिता रहे थे; शब्या को 
छोड़ने की अनिच्छा से कुछ लोग ऊँध रहे थे, कुछ लोग अभी सूख की निद्रा में 
निमग्न थे; कुछ राक्षस अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे; कुछ भौंचक होकर चारों 
दिशाओं में दौड़ रहे थे; कुछ रुदन कर रहे थे; कुछ अपनी संपत्ति को घर के बाहर 
निकालकर उसे छोड़कर जाने की इच्छा न होने से, वहीं चकित हो यह दृश्य देख रहे थे; 
धुएँ के कारण मार्ग न पाकर कुछ लोग जँभाइयाँ लेते हुए खड़े थे; कुछ राक्षस अग्नि को 
बुभाने के लिए घर की छतों पर चढ़ गये, किन्तु वहाँ से नीचे उतरने में अपने को 
असमर्थ पा रहे थे; और जहाँ-तहाँ कुछ लोग इकट्ठु होकर घबराहट से यह दृश्य देखकर दुःखी 
हो रहें थे । अग्नि प्रलयानल के समान, अपनी लपलपाती शिखाओं को व्याप्त करती हुई, 
कई भवनों तथा कई राक्षसों को भस्मसात्‌ करने लगी । रत्त-तूपुरों का मधुर शिजन, 
वीणा की मृदु भंकार, सुंदर तथा मीठे वचनों की ध्वनि, अद्वितीय नृत्य-गीतों की ध्वनि, 
श्रुति-मधुर केका-रव, हंसों का कल-कूजन तथा सुंदर शुक-शारिकाओं की मधुर ध्वनि आदि 
मिट्टी में मिल गई । चंद्रिका से भी धवल कांति से युक्त तथा पद्मराग-मणियों की 
कांति से उज्ज्वल, उस लंका के सभी हम्यं, जलने की ध्वनि, चारों ओर व्याप्त होनेवाले धुएँ 


रद्धकाड ३६6 


तथा छितरानेवाले स्फुलिगों से युक्त हो भयंकर रूप से भस्म होकर मिट्टी में मिल गये। 
सभी युवतियों का अभिमान चूर-चूर हो गया और वे कठपुतलियों की भाँति सन्न-सी 
खड़ी रह गईं | प्रचंड ध्वनि से, जलतो हुई अग्नि-ज्वालाओं से युक्त बहिर्दार-समृूह 
ऐसा दीख रहा था, मानों बिजलियों से युक्त मेघ हो । नगर की वधुओं की विपुल रोदन- 
ध्वनि श्रोताओं के हृदय तथा कानो को विदं।र्ण करती हुई फैल रही थी । जले हुए तथा 
विना जले अपने बंधनो को तोड़ने के प्रयत्न में विफल हो कऋ्रंदन करनेवाले हाथियों तथा 
घोड़ों की आत्तं-ध्वनि से भरी लंका ऐसी लग रही थीं, जैसे इसके पूर्व राम की 
बाणारित से जलनेवाले जलचर-समूह के आक्रंदन से उद्देलित समुद्र दोख पड़ा था । 
भागनेवाले, दौड़कर आनेवाले, दुःख से रोनेवाले, छिपनेवाले, धुऐँ से व्याकुल होकर 
भागनेवाले, लाँधकर जानेबाले, विलाप करनेवाले, आग बुझाने के नि्भित्त पानी लाने- 
वाले राक्षमों को पकद-पकड़कर वानर उस भयंकर अर्नि-ज्वालाओं में फेंक्कलर भयंकर 
गर्जत करने लगे । 

तब राघव अपने श्रेष्ठ कोदंड को हाथ में लिये हुए इस प्रकार उस धनृष का टंकार 
करने लगे, जैसे त्रिनयन ने क्रद्ध होकर त्रिपुरों को जीतने के लिए अपने पिक्तक का टकार 
किया था । उस धनृष का टंकार करते ही नक्षत्र पृथ्वी पर गिरने लगे, पृथ्वी काँपने लगी, 
समृद्र आलोडित होने लगे, रवि-शशि पथ-अ्रष्ट हो गये, स्वर्ग हिल उठा, दिद्ञाओं की संधियाँ 
चटक गईं, दिग्गज डोल उठे, विरूपाक्ष विस्मित हुए, भूत-समूह चकरा गया; ब्रह्मा त्रस्त 
हो उठे, भूमि तथा आकाश उस ध्वनि से गूज उठ और पौलस्त्य (पुलस्त्य के वंशज रावण आदि) 
भयभीत हो गये । कोदंड की ध्वनि, वीर वानरों का सिहनाद तथा सैनिकों के गजंनों 
से एक साथ सभी दिशाएँ गृ जने लगी । तब राम ने कलास-शिखर के समान विलसित 
होनेवाले लंका के सिहद्वार पर पाँच बाण ऐसे चलाये कि वह खंड-खड होकर गिर 
पड़ा । फिर, उन्होंने लंका के सौधों पर, अट्टालिकाओं पर, तथा रथों पर कई बाण चलाकर 
उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । यह देखकर सभी राक्षस युद्ध के लिए तैयारी करने लगे । 
इस प्रकार, वह रात्रि घोर-रूप से व्यतीत हुई । 

राक्षतों की रण-सज्जा देखकर सुभ्रीव ने सभी वानरों से कहा--लैंका के सभी 
द्वारों की तुम जागरूक होकर रक्षा करते रहो। यदि कोई राक्षस बाहर निकले, तो उसका वध 
कर डालो । यदि तुमने किसी को छोड़ा, तो उस अपराध को में कभी क्षमा नहीं करूँगा।! 
यह सुनकर सभी वानर भयकर गर्जन करते हुए विशाल पव॒॑तों तथा व॒क्षों को लिये हुए 


७ 


अत्यधिक रणौत्साह से भर दुर्ग के द्वारों की रक्षा करने लगे । 


९३, कुंम-निकुंभ का युद्ध के लिए प्रस्थान 
वानरों का भयंकर गजंन असुरेन्द्र के लिए असह्य हो गया । उसने तुरंत भयंकर 
पराक्रमी, कुंभकण के पूत्र कुंभ तथा निकुंभ को युद्ध करने के लिए भेजा । उनकी सहायता 
के लिए रावण ने कंपन, प्रजंच, शोणिताक्ष तथा उपाक्ष नामक राक्षसों को भी उनके साथ 
भेजा । वे राक्षस-बीर गज, अद्व तथा रथों पर आरूढ हो, परिघ, गदा, शूल, करवाल, 
कुंत, मुदूगर, धतृष, बाण आदि आयुधों से सज्जित होकर चले । उनके पीछे अत्यंत 
४७ 


३७6 रंगनाथे मय 


शक्तिशाली दानव-सेना भी चली । उनकी सुदर पताकाएँ फहराने लगी और उनके आभूषणों 
की काति दीप्त हो उठी । तुरहियो की ध्वनि तथा भीषण सिहनाद से पृथ्वी! को कंपाते हुंए 
लंका को जलाकर गे से भूमनेवाले वानरों पर राक्षसों ने ऐसा आक्रमण किया, जैसे 
प्रलथ-काल का पवन-समूह प्रलय-काल के बादलों पर आक्रमण करता हो । पहले उन प्रचंड 
पराक्रमी' वीरो ने दुर्ग के द्वार पर दुर्वार गति से रहनेवाले कपि-सैनिकों पर आक्रमण 
करके उन्हें भगा दिया । उन वानरों को भागते देखकर हरिरोम, केंसरी आदि बाहु- 
बली योद्धाओं ने उन्हे रोका और रोब से भरे हुए दैत्य-वीरों से स्वयं भिड़ गये 
और उन पर पर्वतों तथा व॒क्षों को फेकने लगे । किन्तु, राक्षसों ने अपने करवाल, गदा, 
दल, परिषघ, चक्र आदि श्रेष्ठ अस्त्रों से उन्हें रोक दिया । तब वानरों ने अपने नखों से 
उनका वक्षःस्थल चीर डाला, उनके कानों तथा नाको को खड़ित किया, दाँतों से काटा 
और सिरो पर मुष्टियों से प्रहार किया । एक वानर एक देत्य पर मुष्टि से प्रहार करता था, 
तो दूसरा राक्षत उस वानर पर मुष्टि से प्रहार करता था । एक राक्षस किसी कपि 
को मार डालता, तो दूसरा कपषि उस राक्षस का वध/ कर डालता था । एक दैत्य किसी 
कपि को पकड़ लेता, तो दूसरा दैत्य शीघ्र उस कपषि को पकड़ लेता था । एक कपि किसी 
राक्षत को घेर लेता तो दूसरा देत्य शीघ्र उस कपि को घेर लेता । एक राक्षस किसी 
कपि को युद्ध करने के लिए ललकारता, तो दूसरा कपि उससे युद्ध करने लगता । कही- 
कहीं सात-आठ योद्धा एक साथ अपने शत्रु को अकेले घेरकर उसको मृुष्टि के प्रहारों से 
मार डालते, तब उसको फलस्वरूप दोनों पक्षों के कितने ही कपि तथा राक्षस लड़कर मर 
जाते । इस प्रकार, दोनों पक्ष के योद्धा भयंकर सिहनाद करते हुए घोर युद्ध करने लगे । 
तब रण-भूमि पर्वत-शंगों, गज, हय तथा राक्षसों के विशाल दारीरों एवं शास्त्रों से भरकर 
भयंकर दीखनो लगी । 


युद्ध इस प्रकार चल ही रहा था कि कंपन ने एक विशाल गंदा उठाकर अंगद पर 
प्रहार किया । इस प्रहार से अंगद बहुत ही व्याकुल हुआ, किन्तु शीघ्र ही सँमलकर एक 
विशाल पव॑त से उस देत्य पर प्रहार किया। तब वह राक्षस चूर-चूर होकर मिट॒टी में मिल गया। 
यह देख कपिनायक अंगद बड़े दर्प से सिहनाद करने लगा । कंपन की मृत्यु को देख, 
शोणिताक्ष ने अत्यधिक क्ुद्ध होकर अपना रथ अंगद के निकट ले जाकर अंगद पर अक्षतास्त्र 
चलाने लगा । अंगद उसकी “बाण-वर्षा से विचलित हो उठा । वह तुरंत उस राक्षस के 
रथ पर कूद गया और उसका धनुष तोड़ दिया, तो वह राक्षस शीघ्र ही खड्ग लेकर 
आकाश की ओर उछला । तब कपि-वीर भी उसके साथ ही आकाश की ओर उछला 
ओर उस राक्षस के हाथ का खड़ग छीनकर उसीसे उस राक्षस पर प्रहार किया। तब 
वह राक्षस मूच्छित हो गया। तब अंगद यम के समान राक्षस-समूह का संहार करने लगा। इतने 
में शोणिताक्ष सचेत हुआ और गदा लेकर अंगद पर आक्रमण किया । प्रजंघ भी उसकी 
सहायता के लिए आ गया और गवाक्ष भी उसकी सहायता के लिए आ पहुँचा । यह देख- 
कर द्विविद तथा मैन्द अंगद की सहायता के लिए आये । तब उन दोनों दलों में घोर 


कं] 


युद्ध छिड़ गया । जब वानर राक्षसों पर पर्वतों की वर्षा-सी करने लगे, तब प्रजंघ ने देखते- 


रुद'्धकांड ३७९ 


देखते उन पर्वतो को तोड़ डाला । उसके बाद तीनो वानर-नेताओं ने गज, तुरग तथा रथों पर 
लगातार पर्वतों तथा ब॒क्षों की वर्षा की, तो उपाक्ष ने अद्वितीय ढंग से उन्हें बीच ही में 
काट डाला । उसके पद्चात्‌ द्विविद तथा मैन्द आइचयंजनक रीति से वृक्षों को उखाड़कर 
राक्षसों पर फेकरने लगे, तो शोणिताक्ष ने अपनी गदा से उन्हें बीच मे ही चूर-चूर कर दिया। 
तब प्रजघ ने अपनी तेज तलवार को चमकाते हुए वानरो से भिड़ गया, तो मैन्द ने एक 
काले साल-ब॒क्ष से उस पर प्रहार किया । इससे संतुष्ट न होकर मैन्द ने अपनी मुष्टि से 
उस राक्षस के वक्ष पर प्रहार किया, तो खड़ग को नीचे फेंककर उस राक्षस ने क्रोध से 
अपनी वज्ञज-सम मृष्टि से मैन्द पर प्रहार किया । इस प्रहार से मैन्द मूच्छित हो गया, किन्तु 
शीघ्र ही सँभमलकर अपनी प्रबल मुष्टि से प्रजघ पर ऐसा प्रह्मर किया कि वह राक्षस 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । अपने चाचा को इस प्रकार गिरते देखकर उपाक्ष रथ से उतर पड़ा 
और तलवार लेकर युद्ध करने के लिए निकला । तब द्विविद ने अत्यंत क्रोध से उस पर 
आक्रमण किया; अपनी प्रबल मुष्टि से उस पर प्रहार करके अपने समस्त बल से उसे 
पकड़ लिया । तुरत उपाक्ष का अनुज शोणिताक्ष वहाँ पहुँच गया और द्विविद के वक्ष:स्थल 
पर मृष्टि का प्रबल प्रहार करके उसे मूच्छित कर दिया और अपने भाई को छुड़ाकर ले 
गया । द्विविद शीघ्र ही सचेत हो उठा और मैन्द को साथ लेकर उपाक्ष तथा दशोणिताक्ष 
पर आक्रमण करके युद्ध करने लगा । यूद्ध करते समय द्विविद ने आश्चर्यजनक ढंग से 
शोणिताक्ष को पकड़कर उसे अपने पैरों से ऐसा रौद दिया कि उसका रूप पहचानना भी कठिन 
हो गया । तभी मैन्द ने अपनी भीषण मृष्टियों के प्रहार से उपाक्ष को, उसके शरीर तथा हड्डियों 


को चर-चर करके, मार डाला । 


इस प्रकार, चारों राक्षस-नेताओं को मरे देखकर राक्षस-सेना प्राण लेकर भागने 
लगी । यह देखकर कुंभ अत्यंत क्रुदढ् हुआ और भागनेवालों को आश्वासन देकर सुरधनु- 
सदृश प्रकाशित होनेवाले अपने धनुष तथा चमकनेवाले बाण धारण करके एक पैर आगे 
करके धनुष चलाने की मुद्रा में खड़े होकर क्रुर गति से वानरों पर बाण चलाने लगा । 
उसके बाणों के प्रहार से द्विविद एक पहाड़ की भाँति पृथ्वी पर भयंकर गति से गिर पड़ा । 
अपने सामने अपने प्रिय अन॒ज की यह दशा देखकर मैन्‍्द ने अत्यंत वेग से एक पवत कुंभ 
पर फेंक्रा, तो उसने सात बाणों से उस पर्वत को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । फिर, उसने मेन्द 
प्र एक ऐसा अस्त्र चलाया कि वह वीर पृथ्वी पर लुढक गया । अपन दोनों मातुलो को 
इस प्रकार धराशायी होते देख, अंगद ने एक विशाल पर्वत को उठाकर कुंभ पर फेंका । 
किस्तु, उसने पाँच बाणों से उस पर्वत को तोड़ दिया और फिर लगातार अंगद पर असंख्य 
शर चलाये । क्रोध से जलते हुए अंगद ने भयंकर गति से कुंभ पर कई विशाल परत 
फेंके, किन्तु कुंभ ने उन सब पर्वतों को सहज ही काठ डाला । उसके पद्चात्‌ उसने दो 
पैने शर अंगद के ललाट के मध्य भाग को लक्ष्य करके चलाये । इन शरो के प्रह्ार के 
कारण फूटनेवाली रक्‍त-धाराओ को पोंछते हुए अंगद ने एक पेड़ को उखाड़कर उससे 
कुंभ पर प्रहार किया, किन्तु उस राक्षस ने उस पेड़ को भी तोड़कर अंगढ को बहुत भीषण 
बाणों से पीड़ित किया । इससे अगद मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही 


$छर रंगनाथ एयायण 


सभी वानर-सैनिक राम के पास भागे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया । राम ने 
जांबवानू आदि श्रेष्ठ वानर-वीरों को कुभ के साथ युद्ध करने के लिए भेजा | वे वृक्षों 
तथा शिलाओं को फेँकते हुए राक्षस-सेना को भगाने लगे । तब कुभ ने अनेक पैने शरों 
को चलाकर वानर-वीरों के आक्रमण को रोका और अपनी सेता को आश्वस्त किया । 
कपि-वीरों तथा अंगद को युद्ध-भूमि में मूच्छित गिरे देखकर संग्रीव क्रोधोन्मत्त होकर असख्य 
विशाल पर्वत तथा अद्व-कर्ण वृक्षों को उखाड़कर उनसे दानवों पर प्रहार करने लगा । 
किन्तु, देखते-ही-देखते कुंभ ने उन सब को नष्ट-अ्रष्ट कर दिया और रवि-पुत्र पर कई 
बाण चलाकर उसे अत्यधिक पीडा पहुँचाई । फिर भी, विचलित न होकर सुग्नरीव ने उस 
राक्षस के धनृष को छीनकर उसे खंड-खड कर दिया | दाँत तोड़ने से जैसे हाथी क्रोध से 
अपने श्र पर भपटता है, वैसे ही कुम क्रोधावेश से सुग्रीव को मार डालने का निश्चय 
करके, उसकी ओर लपककर उससे जूक गया । उस समय वे दोनो ऐसे लगते थे, मानों 
दो हाथी आपस में भिड़कर लड़ रहे हों । इस प्रकार, दोनों उद्धत हो, अपनी श्रेष्ठ भुज- 
शक्ति को प्रदर्शित करते हुए, अपने चरण-ताडनों से पृथ्वी को कँपाते हुए धुएँ के समान 
लंबी साँस छोड़ते हुए, परस्पर ऐसे टकराते थे कि उनके आधघातों से सारा आकाश धिदीर्ण 
हो जाता था । 


९४, सुग्रीव के द्वारा कुंम का वध 


निदान, सुग्रोव ने उस कुंभ को उठाकर चारों ओर वेग से घुमाया और उसे समुद्र 
में फेंके दिया, तो सभी देवता हर्ष की ध्वनि करने लगे। वह राक्षस समुद्र में ऐसे जा गिरा, 
मानों मंदराचल ही समुद्र-तल में गिर गया हो । किन्तु, वह राक्षस फिर अत्यधिक वेग से 
सूर्य-पुत्न॒ के समक्ष पहुँच गया और अत्यत कोध से सग्रीव के वक्ष:स्थल पर अपनी- 
मुष्टि से ऐसा प्रह्दर किया कि उसका प्रभाव सग्रीव की हड्डियों पर भी पड़ा और अग्नि- 
कण ऐसे छितरा गये, जैसे वज्भपात होने से कनकाद्वि से अग्निकण निकलते हों । इससे 
क रोधारित से जलते हुए सूये-पुत्र ने उस नीच राक्षस के वक्षःस्थल को लक्ष्य करके अपनी 
मुष्टि से ऐसा तुला हुआ प्रहार किया कि राक्षस अपनी शक्ति खोकर पृथ्वी पर लुढ़ककर 
मर गया | श्ञांत अग्नि के समान, प्रताप से हीन हो जब वह गिर गया, तब सभी राक्षस 
भयभीत हो, ऐसे भागने लगे कि सारी पथ्वी हिल उठी और सभी समुद्र आलोडित 
हो उठे। 

अपने अग्नज को इस प्रकार गिरते हुए देखकर निकुंभ की आँखों से अग्निकण निकलने 
लगे । वह क्रोधावेश से सिहनाद करके, कनक-रत्न-प्रभा से युक्त तथा सतत पुष्प-चंदन से अचित 
अपने परिध को ऐसे घुमाने लगा कि समस्त ब्रह्माण्ड टूटता हुआ-सा दीखने लगा; सभी 
दिशाएँ चटकती-सी दिखाई पड़ने लगी और वायु-पाश ट्टतें-से दीखने लगे । तब हतुमान्‌ 
सुग्रीव की सहायता के लिए आ पहुँचा और गर्जन करते हुए स्वयं उस राक्षस का सामना ' 
किया । तब राक्षस ने क्रोधोन्मत्त हो अपना परिघ मारुति के वक्षःस्थल पर चलाया | उस 
प्रहार से चारों ओर अग्तिक्ण छिटठक पड़े और परिघ आशदइ्चर्यंजनक ढंग से चूर-चूर 
होकर हनुमान्‌ को वक्ष की कठोरता को प्रकट करने लगा। उस आपात के कारण 


खुद्धका8 ९७३ 


हनुमान्‌ स्वयं ऐसा हिल गया, जैसे प्रचंड वायू के कारण कोई विश्ञाल वृक्ष डोलने लगता हैं । 
फिर भी, अत्यत घै्य के साथ हनुमान्‌ ने निकुंभ के वक्ष पर अपनी मुष्टि का ऐसा 
प्रबल प्रहार किया कि उसका वक्ष विदीर्ण हो गया और रक्त की धारा फूट निकली । 
निकुंभ भी प्रचण्ड वायू-बेग से आहत वृक्ष की भाँति कॉप गया और ज्ञौत्र ही सँभलकर 
उद्धत गति से हनुमान्‌ को ऊपर उठा लिया | यह देखकर सभी दानव हर्ष की ऐसी ध्वनि 
करने लगे कि सारा आकाश कॉप उठा । किन्तु, कपि-पुगव हनुमान ने अपने-आपको झीघ्र है. 
उसके हाथों से छुड़ा लिय। और यद्ध-भूमि पर कूद गण । उसने अपनी मृष्टि से 
निकुंभ पर प्रबल प्रहार किया और उसे उठाकर पृथ्वों पर ऐसे पटका कि उसको हड्डियाँ 
च्र-चूर हो गई । फिर, उसने उस राक्षस की छाती पर चढकर उसका सिर काट डाला 
और ऐसा भयंकर गर्जन किया कि सभी दिशाएँ हिल उठी और पृथ्वी, आकाश, समुद्र एवं 
सारा दिडमण्डल उस ध्वनि से गजने लगा । 

हतशेष राक्षस ज्ञीत्र लंका में रावण के निकट पहुँच गये और कुभ-निकुभ आदि छह 
शक्तिशाली वीरो की मृत्यू का समाचार कह सुनाया । तब रावण ने अत्यंत क्द्ध होकर 
खर के योग्य पुत्र मकराक्ष को बुलाकर कहा-- तुम अपनी विशाल सेता को साथ लेकर 


अपने झौय॑ का प्रदर्शन करते हुए राम-लक्ष्मण तथा उन वानरों का संहार करके आओ ।* 
९४. मकराक्ष का युद्ध न्‍ 

रावण का आदेश पाकर मकराक्ष अत्यधिक उत्साह से भर गया कि मुझे अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया । हुए से उसकी छाती फूल गई। 
उसने रावण को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर रथ पर आरूढ होकर चल पड़ा । 
उसने रणोत्साह से फूलते हुए अपने निकट उपस्थित वीरो को देखकर कहा--तुम उम्र 
रूप से कपियो से युद्ध करो । में अपने भीषण शरों की अग्नि से राम-लक्ष्मण को तथा 
वानरो को छिलन्न-भिन्न करके उनका नाश करूँगा ।' 

उसके आदेश को स्वीकार करके सभी दानव उसके पीछे-पीछे चलने लगे । चलते 
समय उन्हें कई दुःशकुन दिखाई पड़े । किन्तु, उन सबकी उपेक्षा करके तुरही-ताद तथा 
सिहनाद करते हुए राक्षस-सेना कपि-सेना पर ऐसे टूट पड़ी कि पृथ्वी तथा आकाश 
विचलित हो गये । वाररों ने देत्यों पर पर्वतों तथा वृक्षों की वर्षा की, तो दानवों ने गदा, 
दंड, कोदड, खड़ग आदि महान्‌ शास्त्रों की सहायता से उन सबको शीघ्र ही खंडित कर 
दिया और अपने शस्त्रो के प्रहार से वानरों को व्याकुल करके सिंह-गर्जत किया । उस 
समय मकराक्ष ने सभी वानरों पर अपना रथ वेग से चलाते हुए उन पर कभी तीस, 
कभी सौ, कर्भी साठ, कभी पेसठ, कभी बीस, कभी छब्बीस, कभी छह, कभी बारह, कभी 
दो, कभी दस, कभी पढ्द्रह, कभी अठारह, कभी तेरह, कभी चार, कभी चौदह, कभी तीन, 
कभी पाँच, कभी सात और कभी नौ बाण चलाकर उन्हें पीड़ित कर दिया । ' 


किक 


उन अस्त्रो को सह न सकने के कारण सभी वानर इस वेग से भागने लगे कि 
पृथ्वी भी काँप उठी । तब राम ने धनृष उठाकर वानरों को आइवासन देते हुए कहा-- 


ध्द 


भयभीत होकर भागों मत, में अभी आता हूँ, यो कहते हुए राम राक्षसों की चतुरंगिणी 


१५७8 रगनाथ एयायरण 


सेता का संहार करने लगे । यह देखकर मकराक्ष क्रोध से दहाड़ते हुए अपना रथ राम के 
पास ले गया और उनसे कहने लगा--हे राघव, में खर का पुत्र हँ। तुमने पहले मेरे 
पिता का वध किया है । इसी कारण मेरा हृदय इतने दिनों से जल रहा है । में सतत 
तुम्हारे साथ युद्ध करने के अवसर की प्रतीक्षा मे था। आज वह अवसर मुझे मिल गया । 
तुम यहाँ से हटो मत । अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए आज मेने तुम्हें 
प्राप्त किया हैं | तुम गदा, धतृष या खड़ग इन तीनो में से किसी को लेकर मेरे साथ 
यूद्ध कर सकते हो ।' 

तब राघव ने क्र॒द्ध होकर उससे कहा--हे नीच दानव, व्यर्थ का गये क्यो करते हो ? 
में अपने भुज-जल का प्रदर्शन करके युद्ध में तुम्हारा वध करूँगा । इन बातों को 
सुनकर मकराक्ष ने राम पर कई पते बाण चलाये । कितु, बीच में ही राम ने उन्हें काट 
डाला । उन दोतो के कठोर धनुष के टकारो से समस्त ब्रह्माण्ड तथा दिशाएँ कंपायमान 
होने लगी । मकराक्ष, राम के चलाये सभी अस्त्रों को ज्ञीघत्र ही काट डालने और उन पर 
अनुपम बाणो का प्रहार करने लगा । कितु, राघव ने उसके बाणों को काटकर विविध 
भीषण शरों से उसे आहत करने की चेष्टा की । लेकिन, उस राक्षस ने शींध्र ही सब 
अस्त्रों को खंड-खड करको भयंकर सिहनाद किया। तब काकुत्स्थ-वशज ने एक बाण से 
उस राक्षस का धनुष काट डाला । आठ शझारों से उसके सारथी का सहार किया और 
उतने ही बाणों से उसके रथ को छिल्न-भिन्न कर दिया । 

रथ से रहित होकर मकराक्ष ने एक शूल राम पर चलाया । कितु, राम ने तीन 
बाणों से उसको चूर-चूर कर दिया। यह देखकर देवता राम की प्रशसा करने 
लगे । वह राक्षस क्रोधोन्मत्त दाशरथि पर मृष्टि से प्रहार करने के लिए वेग से उनकी 
ओर आने लगा । कितु, राम ने इसी बीच उसके वक्ष पर अनलास्त्र का प्रहार किया, तो 
मकराक्ष तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा । उसी समय पश्चिम पर्वत पर कमल-बांधव (सूर्य ) अपनी 
अरुण प्रभा से भासमान होने लगा । हतशेष राक्षस लंका में भाग गये और रावण से 
मकराक्ष की मृत्यू का समाचार कह सुनाया । तब क्रोध एवं चिता से अभिभूत होकर रावण ने 
इंद्रजीत से कहा--हे तात, युद्ध में कपियों तथा राम-लक्ष्मण को क्षणमात्र में मार 
डालने की क्षमता रखनेवाला तुम्हारे सिवाय और कौन शूर रह गया है? तुम शीक्र 
अपनी सेना के साथ जाओ और उन दोनों का सहार करके लौट आओ ।, जैसे तुम देबताओं 
का सहार करके लौट आये थे ।' 

९६. इन्द्रजीत का तृतीय युद्ध 

तब इंद्रजीत ने विनय से रावण को प्रणाम किया और उसकी आज्ञा लेकर युद्ध 
को लिए चल पड़ा । वायूवेग से जानवाले अब्वों से जुते हुए विशाल रथ पर आहरूढ 
होकर शरत्काल के बादलों से आच्छादित दल की भॉति वह श्वेत छत्रों की छाया में बेठे 
हुए जाने लगा । उसके दोनों पार्श्वो में सुन्दरियाँ अपने रमणीय ककणों की मधुर ध्वनि 
करती हुई चामर डुला रही थीं । अपने मुख पर रणोत्साह की दीप्ति को लिये हुए उसने 


हक] 


अपनी माता को प्रणाम किया और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके पत्नी तथा पुत्रों से 


रुद्धकीड ३9९ 
विदा लेंकर अपने भाइयों की मृत्यु का स्मरण करके, अत्यंत ऋद्ध हो, बड़े दर्प के साथ 
वह आगे बढ़ा । उसके पीछे असंख्य दानव-सेना तथा काम-रूप मंत्र! उसकी सेवा करते 
हुए चले । उसी समय साठ करोड़, चार दॉतवाले विशालकाय गज तथा भेरुण्ड पक्षी 
के समान बृहदाकार, तोते के रंगवाले चार करोड़ घोडे उत्तर द्वार से निकले । ऐसी 
घोर युद्ध-सज्जा से युक्त हो इंद्रजीत निसानों की भयावह ध्वनि के बं।च लकापुर से निकला 
और वानर-बीरों के दुर्वार गर्जनों की ध्वनि से गृजायमान होनेवाली युद्ध-भूमि में जा पहुँचा । 


९७, इन्द्रजीत का होम करना तथा कृत्ति नामक शक्ति प्राप्त करना 


युद्धनभूमि मे पहुँचकर इन्द्रजीत रथ से उतरा और चारो ओर देत्यो को खड़ा 
किया । एक त्रिकोणाकार बेदी बनाई और दक्षिण दिशा से इमशान की सिद्ध-अग्नि ले 
आकर उसे वेंदी पर प्रतिष्ठित किया । उसके पद्चात्‌ उसने बड़ी भक्ति से रक्‍त वर्ण के 
वस्त्र, माला तथा चंदन धारण किये, दण्ड, उपवीत तथा मौजी (मूँज की करधती) धारण 
की और सपूर्ण मन से खट्वांग का ध्वज स्थापित किया, महान्‌ निष्ठा से कपाल पर आसीन 
होकर ककाल की परिधि बताई और दक्षिण दिशा में लोहे के ख्रुक्‌ु तथा ख्रुवा सजाये । 
फिर, उसने क्रृष्ण वर्ण के यजञ्ञ-पशुओ के रक्‍त तथा मांस अग्नि-कुड में डालकर मौन 
धारण किया । तत्पदचात्‌ अथवंबेद की विधि के अनुसार अविराम मंत्रोच्चारण करते हुए 
लुकू-खवाओ को अपने हाथ में लेकर उस प्रज्वलित अग्नि में विधिवत्‌ ताड़ की 
समिधाओं, तिल तथा सरसों का हवन किया और उस होम के धूम से समस्त ब्रह्माण्ड 
को भर दिया । उस समय उस अग्नि-कुंड से एक विशाल रथ निकला । फिर, भयंकर 
केश, भयावह रूप तथा कपाल, चमकनेवाली डाढ़ें, अस्थि की मालाएँ तथा अग्नि-ज्वालाओं 
को उगलनेवाली आँखों से युक्त हो, निरंतर अट्टहास करती हुई दहाड़नेवाली एक (क्तत्ति ) देवी 
निकली । उस देवी ने कहा--हे देव-वैरी, जो भी कार्य हो, मुझे सौपो। में उसे संपन्न 
करूँगी । उस देवी को पहचानकर, इन्धजीत अस्त्रों को तथा उसको लिये हुए, रथ पर 
बेठे, आकाश में चला गया और वानरों पर आक्रमण करने के लिए छिपा रहा । उसकी 
सारी सेना लका को लौट गई । 

इन्द्रजीत कपि-सेना पर घोर गशर-जवृष्टि करके उन्हें विवश कर दिया । शिलाओं 
की वर्षा के कारण चारों ओर उड़नेवाले पक्षियों की भाँति कुछ वानर तितर-बितर होकर 
भाग गये । कुछ वानर अपना प्रताप खोये हुए रहे । कुछ घायल होकर लाल रंग की 
नदियों से युक्त पर्वतों के ढहने को भॉति रक्‍त-धाराएँ बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे । 
उस राक्षस-क्रुमार के बाणों के कारण चारों ओर अंधकार व्याप्त हो गया । वानर-बीर 
अंतरिक्ष में छिपे हुए इंद्रजीत को देख नहीं सकते थे । इसलिए, वे उन बाणों को रोकने 
का कोई उपाय भी नहीं कर सकते थे। किन्तु, इन्द्रजीत अविराम गति से भूमि तथा 
आकाश को अपने बाणों से भरने लगा । उन पैने बाणों से कुछ वानरों की कमरें कट 
गई; कुछ चूर-चूर हो गये; कुछ खंड-खंड होकर मिट्टी में मिल गये । कुछ इंद्रजीत के 
बाण लगते ही, युद्ध करने के लिए लाये हुए व॒क्षों को, पृथ्वी! पर छोड़कर भूमि पर 
लोट गये । 


३४६ रगेन/य रोययरी 


कुछ लोगों के सिर पर बाण ऐसे लगते कि वे पृथ्वी से सट जाते और खडे-हीं- 
खड़े मर जाते थे; कुछ समस्त अंगों में बाणों के लगने से, भूमि पर लोठ जाते । कुछ 
गजों के शवों को आड़ में छि7 जाते और कुछ अपने हाथो में पर्वत उठाये हुए राक्षस के 
बाणों को रोकते । कुछ वानर इद्रजीत के दृष्टिगोचर न होने से पुन:-पुनः आकाश की 
ओर देखते हुए दाँत पोसते थे । अविरल अस्त्र के प्रवाह के ऊरर से गिरते रहने से कुछ 
वानर उससे अपने मुख६ों को रक्षा करने के लिए अपनी हथेलियों को सेतु के समान बनाकर 
उसे रोकते थे । कुछ वानर अशनि-पिडों की भाँति गिरनेवाले उन बाणों को शीघ्र ही 
अपने हाथों से तोड डालते थे और कुछ प्‌छों से उन पर प्रहार करके उन्हें तोड़ डालते थे; 
कुछ वानर बाणों के आधात से रक्त में सन गये थे और कुछ बाणों के प्रहार के 
बावजूद अचल खडे रहते थे । कुछ वानर आतों के बाहर निकलने से पृथ्वी पर लोटटते हुए 
ओर जॉंभाइयाँ लेते हुए अपनी आँखें बद कर लेते थे, कुछ कहते थे कि अंत में हम 
श्रीराम के लिए यद्ध में अपने प्राण दे पाये और कुछ ब्रह्म। को कोसते हुए कहते थे कि 
यह दुर्जंय है, आज इसको जीतना असंभव है । कुछ वानर कहते थे कि यह ब्रह्मा की दी 
हुई शक्ति है, इसलिए यह ब्रह्माण्ड में कही भी दीख नहीं रहा है; किन्तु राम के आगे 
ब्रह्मा का वर ही क्‍या हैं ओर स्वय ब्रह्मा को ही क्‍या हस्ती है ” पता नहीं कि रामचन्द्रजी 
अबतक क्र॒द्ध क्‍यों नहीं हो रहे हें ? 

इप प्रकार, सभी वानर जितने मुह उतनी बातें कर रहे थे । इन्द्रजीत अपने अनुपम 
पराक्रम का प्रदर्श करते हुए एक स्थान पर घतृष का टंक्ार करता, तो दूसरे स्थान पर 
दर-वृष्टि करता । एक स्थान पर अपना नाम कहता, तो दूसरे स्थान पर गर्जन करता; 
एक स्थान पर डाँट बताता, तो दूसरे स्थान पर हंसता और कही हुंकार भरता । इस 
प्रकार, जब वह भयंक्रर गति से विचरण करने लगा, तब श्रेष्ठ बलवान हनुमान्‌, अंगद, 
दरभ, ऋषभ, जांबवानू, गज, गवाक्ष, गधर्मादन, विजय, नील, सुषेण, पनस आदि योद्धा 
शीघ्र ही प्वंतों तथा वृक्षों को उठा-उठाकर समस्त आकाश में फेंकने लगे, किन्तु वे इन्द्र- 
जोत के चलाये हुए बाणों से टकराकर खंड-खंड हो गये और वायु-वेग से तथा भयंकर 
ध्वनि के साथ, जहाँ-तहाँ पृथ्वी पर गिर गये और उनकी चोट से कई वानर मृत्यु को 
प्राप्त हो गये । फिर, मेघनाद अत्यंत क्ररता से बाणों की अविराम वर्षा करने लगा, तो 
कुछ वानर खंडित होकर गिर पड़े और कुछ भयभोत होकर चारों दिदज्ञाओं में जाकर छिप गये । 
इस प्रकार, इन्द्रजोत ने बाणों के प्रहार से दस करोड़ वानर-बवीरों को मिट्टी में 
मिला दिया । उसके परचात्‌ भी उसका सामना करनेवाले कितने ही वानरों को अपने 
प्रचण्ड बाणों के प्रहार से खंड-खंड कर दिया । महान्‌ पराक्रमी हनुमानू, अंगद, शतबलो, 
गवाक्ष, नील, नल, पनस, कुमुद, गंधभादत तथा ऋशक्ष एवं असंख्य वानरनायकों को अपने उग्र बाणों 


से निरचेष्ट कर दिया और ऐसा सिहनाद किया कि देवताओं के हृदय भी दहल उठे । 
९८, राम का आग्नेय अन्न से इन्द्रजीत की माया को दूर करना 

इन्द्रजीत के दुर्वार विक्रम से मन-ही-मन भयभीत हो, गये त्यागकर कपि-सैनिक 

लक्ष्मण के पीछे आ-आकर दारण लेने लगे । तब सौमित्र ने राभचंद्र को देखकर कहा-- 


खद्धेंकाड ३७७ 
, हें देव, अपनी माया के कारण गर्वाध होकर यह इस प्रकार कपिबसेना का संहार करने 
पर तुला हुआ है। हमे अब शीघ्र इसका वध कर डालना चाहिए । तब राम ने अनुज को 
देखकर कहा--हे लक्ष्मण, ब्रह्मा के वर के प्रभाव से यह आकाश में दूसरों की दृष्टि में 
आये विना गये से बहुत फूल रहा है । हम कितना भी कुद्ध होकर युद्ध करें, यह हमारे 
वश में नहीं आ सकेगा । आज यह हमारे लिए असाध्य है । इसके ऊपर कोई भी अस्त्र 
सफल सिद्ध नहीं होगा; कंवल हमारे अस्त्र व्यर्थ जायेगे । उसी समय अग्निदेव ने आकर 
मृदू वचनों में कहा--हे नर-ताथ, इसकी माया को देखकर आप भयभीत मत होइए । 
यदि आप आग्नेय मंत्र को जपकर बाण चलावे, तो उस देवी की शक्ति नष्ट हो जायगी 
और वह उस राक्षस को छोड़कर चली जायगी ।' 


इतना कहकर जब अग्निदेव चले गये, तब राम विधिवत्‌ अग्नि-मंत्र का 

जप करके बाण चलाया । तुरंत वह माया-मूत्ति अद्भुत रीति से इन्द्रजीत को छोड़कर कही 
चली गईं । तब इन्द्रजीत पृथ्वी पर उतर आया और धनुष का भीषण टकार करने लगा। 
इतने में सभी वानरनायक मूर्च्छा से म॒क्‍त हो श्ञींत्र एकत्र हुए और इच्द्रजीत से भिड़ गये । 
हनुमान्‌ ने शैल-श्ंग से, अगद तथा मैन्द ने विशाल परववतों से, गज ने बड़े पर्वत से, नील ने 
एक विज्ञाल वृक्ष से, नल ने अश्वकर्ण नामक वृक्ष से, सूर्य-पुत्र ने एक विश्ञाल वृक्ष से, 
पनस ने असंख्य शाखाओंवाले वृक्ष से, विभीषण ने भयंकर गदा से, संपाति ने ताल-वक्ष से, 
अन्य वानर तथा जांबवान्‌ आदि वीरों ने असख्य वृक्षों तथा महाशैलों से इन्द्रजीत पर 
तर तीन बाण चलाये और राघव ने एक सौ तीर चलाये । किन्तु, 


ने 
से 


प्रहार किया । लक्ष्मण न 
उस राक्षस ने उन सब को अपने विविध शरों से चूर-चूर कर दिया और अपने घोर बाणों 
की वृष्टि से वानरों को विफल कर दिया । उसने अठारह परुष तथा उग्र बाणों से गंध- 
मादन को, पाँच शरों से मेन्द को, सात तीरों से द्विविद को, सात बाणों से हनुमान को, 
सात ही बाणों से कुम्‌द को, नौ बाणों से अंगद को, उतने ही शरों से नल को, पाँच 
तीरों से नील को, सात बाणों सें गवाक्ष को, पेसठ बाणों से सुग्रीव को, बीस बाणों से 
पनस को, सात बाणों से दधिमुख को, सौ बाणों से राघव को, पचहत्तर बाणों से लक्ष्मण 
को, तीन ही बाणों से शतबली को, तथा सौ बाणों से विभीषण को व्याकुल कर दिया 
और अन्य वानर तथा ऋक्ष-वीरों को अपने शराघात से मरणासन्न कर दिया । तब हनु- 
मान्‌ ने पर्वत-शुंग को, अंगद ने बृहदाकार शिलाओं को, पनस तथा विभीषण ने विशाल 
गदाओं को, संपाति ने उत्ताल ताल को, नल ने साल तथा अदश्वकर्ण नामक वृक्षों को, 
सूर्य-पुत्र ने पर्वत-पंक्तियों को, शक्ति-विक्रम-संपन्न नील ने शक्ति को, अनल ने सप्तपर्ण को, 
अन्य वानरों ने खदिर-व॒क्षों को तथा शतबली ने बेर-वुक्ष को उस इन्द्रजीत पर फेंका । 
लक्ष्मण ने तीन उग्र बाण चलाये और राम ने एक सौ श्रेष्ठ शरों को चलाया । शरभ, 
ऋषभ, जांबवानू, गवय, सुषेण, गवाक्ष, गज, द्विविद, मैन्द तथा अन्य अनुपम शूर वानरों ने 
विशाल पव॑तों तथा व॒क्षों को उस राक्षस-राजकुमार पर फेंका। किन्तु, इन्द्रजीत ने आइचये- 
जनक ढंग से उन सबको . अपने बाणों से चूर-चूर कर दिया और सूयं-पुत्र के वक्ष पर 
एक शूल ऐसा चलाया कि वह प्रचण्ड वायु के आघात से कंपित होनेवाले वृक्ष की भाँति 
है. ६०7 


् 


8७८ रंगनशथ रायायप 


काँप गया । तुरंत उसने ऋषभ, गवाक्ष, सुषेण, अंगद, जांबवानू, कुमुर्द, हनुमान, गंधमादन, 
नल आदि वीर वानरों को अपने अनुपम युद्ध-कौशल से विवश कर दिया । फिर, 
उसने राघव पर विविध बाण चलाये और लक्ष्मण के धनृष को खंडित कर दिया और 
विभीषण को बाणों के प्रहार से ककभोर दिया । तब उसने प्रलय-काल के बादल की भाँति 
बार-बार गर्जन करते हुए राम से कहा--हे रघुराम, देखा तुमने, मेरे क्रोध में आते ही 
सुत्रीव आदि वानर-वीर कैसे गिर गये ? हे राजकुमार, तुम पर विश्वास करनेवाले इन 
वामरों की धज्जियाँ उड़ गई । इस प्रकार कहने के परचात्‌ भी उस राक्षस ने अनेक 
बाण उस कपिलसेना पर चलाये और तदनंतर में विजयी हुआ, यों चिल्लाते हुए लंका 
को लौट गया और अपने पिता से अपने युद्धनकौशल का वृत्तांत कह सुनाया । 

अपने पुत्र के पराक्रम का वृत्तांत सुनकर रावण अत्यत हर्षित हुआ और उसे निकट 
वुलाकर हृदय से लगा लिया और कहा--हे वत्स, तुम्हारे जैसे पुत्र के रहने से ही तो में 
शत्रुओं के द्वारा मारे गये अपने बंधु-बांधवों की मुत्यु का प्रतिशोध ले सका । आज मेरा 
दुःख दूर हुआ । महान्‌ वीर कुंभकर्ण मारा गया; महाबली प्रहस्त मृत्यु को प्राप्त हुआ; 
अनुपम वीर त्रिशिर का अंत हुआ; अतिकाय युद्ध में आहत हुआ; महापारव तथा महोदर 
युद्ध में गिरे; नरांतक तथा देवांतक कट मरे, कुभकर्ण के पुत्र, घोर पराक्रमी कुंभ तथा 
निकुभ नष्ट हुए; साथ-ही-साथ मकराक्ष भी युद्ध में काम आया और समस्त राक्षस-सेना 
का नाश हो गया । कपियों ने अपने प्रताप का प्रदर्शन करके लंका को जला दिया । 
हे पुत्र, तुम इन बातों का स्मरण करके शीघ्र ही जाओ और अपने भयंकर बाणों के 
प्रयोग से राम-लक्ष्मण का वध कर डालो । तुम रण-विद्या में दक्ष हो । पहले तुमने 
सहज ही' देवेन्द्र को युद्ध में जीत लिया था । यदि तुम क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए प्रस्थान 
करोगे, तो निखिल लोक उसी समय भस्म हो जायेंगे । तुम्हारे समक्ष इन नर तथा वानरों 


की शक्ति ह्वी कितनी है ?' 
९९, इन्द्रजीत का यज्ञ करके रथ प्राप्त करना 


७] 


इस प्रकार के उत्साहवद्धक वचन कहकर रावण ने अपने पूत्र को विदा किया । 
तब वह अपने पुरोहित को भी साथ लेकर युद्ध-भूमि में पहुँचा और वही यज्ञ करने का 
उपक्रम करने लगा । परिचारक लोग श्ीघत्र ही अस्थि, कपाल, आवश्यक पात्र, लोहे के 
खुक-स्रवा, शस्त्र, ताल, समिधाएँ, रकत-वस्त्र, रक्‍त-चंदन आदि ले आये । तब 
उसने रक्‍्त-वस्त्र, रक्त-माला तथा रकक्‍त-चंदन धारण किया; मारण-तंत्र-विधि से तोमर, 
प्रास तथा खड़गों को हवन-कुंड की परिधि के रूप में सजाया और सजीव क्ृष्ण-हरिण 
का कंठ काटकर उसका सिर ले लिया और भक्ति के साथ विधिवत्‌ होम किया । 
अग्निदेव ने अपने धूम तथा शिखाओं को चारों ओर व्याप्त करते हुए प्रज्वलित होकर 
हव्यों को ग्रहण किया । उस जयशील निशाचर वीर ने विजय के कई शकुन देखने के 
कारण अत्यंत हर्ष से नियमपूवंक होम समाप्त किया । उसके परचात्‌ उसने चार अश्व 


जूते हुए, भयंकर तथा श्रेष्ठ बाणों से दीप्तिमान्‌ होनेवाले, सूदर ढंग से अलंकृत सिंह 
तथा अद्ध-चन्द्र के चिह्नों से अंकित, मणियों की उज्ज्वल कांति से भास्वर पताका से युक्त, 


खुछ्धकांड ३७6 


ब्रह्मस्त्रसे रक्षित, तथा युद्ध-मूमि में अदृश्य रूप से विचरण करनेवाले एक रथ को 
प्राप्त किया । उस रथ पर आरूढ होकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ । जाते समय 
उसने राक्षस-सैनिकों से कहा--अब में तुम्हारे समक्ष ही उन दाशरथियों को युकद्ध-क्षेत्र 
में गिराकर उनसे प्रतिशोध लूंगा और अपने पिता दशकंधर के दुःख को दूर करके उन्हें 
विजयी बना दूगा। में एक तिमिष मात्र में सूर्य-पुत्र॒ तथा अन्य वानर-पुंगवों का 
संहार कर डालूगा और देखते-देखते ही युद्ध-क्षेत्र में, मे अन्य वानर-वीरों का भी' 
नाश कर दूँगा।' 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ वह अदृश्य हो गया । राक्षसो से युद्ध करनेवाले 
राघवों को देखते ही उसकी भौहे तन गई । तुरंत धनृष का संधान करके उसने दुर्वार 
गति से उन पर ऐसी शर-बृष्टि की, जैसे प्रलय-काल में बादल जल-वबृष्टि करते है । यह 
देखकर राघवों ने क्रोध से समस्त आकाश को उम्र बाणों से भर दिया । इंद्रजीत ने तब 
उन सबको खंडित करके ऐसी शर-वृष्टि कर दी कि सभी दिल्लाओं में अंधकार-सा छा गया । 
केवल उसके विशाल एवं प्रचंड कोदड की भयंकर ध्वनि, रथ की नेमियो की ध्वनि, 
रथ के अश्वों की ठापों की ध्वनि तथा प्रत्यचा का टंकार-मात्र सुनाई पड़ता था, किन्तु 
उस राक्षस का रूप कही दिखाई नही पड़ता था । इससे दोनों राजकुमार आइचरये से 
आकाश की ओर देखने लगे । किन्तु, वह राक्षस शीघक्ष उनके शरीरों के सभी अंगों में 
पैने बाणों से प्रह्दर करने लगा । तब राघवेंन्द्र ने कद होकर उसी दिशा में अपने बाण 
चलाकर उसके बाणों को जहाँ-के-तहाँ काठ दिया । तब भुजबली इन्द्रजीत अपने रथ को 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में चलाते हुए असंख्य शर चलाने लगा। तब उसके बाणों से क्षत- 
विक्षत अंगों से राम-लक्ष्मण पुष्पित किशुक-वृक्षों के सदुश दीखने लगे । प्रलय-काल के 
बादल के सदृश अपने विशाल हारीर को छिपाये हुए दक्षिण-दिशा से इन्द्रजीत ने राघवों 
को देखकर कहा--अब तुम कहाँ जाओगे और कहाँ छिपोगे ? तुम मेरे हाथों में फेस 
गये हो । अब तुम्हारी रक्षा करनेवाला कौन है ? देवता तो अब इस ओर अपना मुह 
भी नहीं दिखा सकेंगे । दुबले-पतले बंदरों पर भरोसा करके बड़े साहस के साथ तुम युद्ध 
में आकर धोखा खा गये । मेरे तीक्ष्ण बाणों की अग्नि-शिखाओ से बचकर तुम अब कहाँ 
जाओगे ? उस विभीषण के वचनों पर अधिक विद्वास करके मेरी शक्ति को तुम पहचान 
नही सके । मै अभी तुम्हारा वध करता हूँ और आज ही जाकर अयोध्या में रहनेवाले 
उन भरत-शत्रष्न का भी अंत करता हूं 

यह सुनकर सभी वानर तथा देवता संभ्रमित-्से हो गये । इन्द्रजीत क्रुद्ध हीकर 
कभी पश्चिम दिशा से गव॑ का प्रलाप करता, तो कभी उत्तर दिशा से धनुष का टंकार 
करता | फिर, पूर्व दिशा से घोर शर-वृष्टि करता और तुरंत दक्षिण दिशा से ऐसा घोर 
गर्जत करता कि पृथ्वी हिल उठती । इस' प्रकार, वह भिन्न-भिन्न दिशाओं में संचार करते हुए 
वानरों पर बाण चलाने लगा । तब राम-लक्ष्मण धनुष पर बाण चढाये हुए शीत्र ही, 
उस राक्षस के चलाये हुए बाणों को बीच में ही तोड़ देते । उसके इस युद्ध-कौशल को 


देखकर देवता तथा सूर्य-पृत्र आदि वानर-वीर आइचर्य-चकित हो गये। 


३८७ रंग्नाशथ एयायर 


कक, 


इन्द्रजीत के बाणों से सैकड़ों कपियों को मरकर ढेर होते देखकर, सौमित्र ने क्रोध 
से अपने भाई से कहा--हे देव, इस राक्षस के हाथों से वानरों का सर्वताश हो गया है। 
तब भी आप ऐसे चूप साथे क्‍यों हे? वहाँ देखिए, भालुओं के नेता सभी दिशाओं में गिर- 
कर लोट रहे हे और अनेक वानरनायक नष्ट हो गये है । हे प्रभु, सभी वानर आपका 
भरोसा करके बड़ी भक्ति के साथ युद्ध में आये और इन्द्रजीत के दारुण अस्त्रों से आहत 
होकर गिरते हुए आपका ही नाम ले रहे हे । शत्र ने आपकी सारी सेना को समाप्त कर 
दिया है । अब आप यदि इसे नही रोकें, तो अनर्थ हो जायगा । हे सूर्यवंशतिलक, शत्रुओं 
का सर्वताश करने की क्षमता रखनेवाले आपके बाण चारों दिशाओं में व्याप्त होकर अपने 
दिव्य शरीर धारण किये हुए रहते हे । आप उन्हें ग्रहण करके शत्र का वध कर डालिए । 
इन शत्रुओं की शक्ति ही क्‍या है कि आपका सामना करके युद्ध कर सके ? ऐसे शांत 
रहना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है । आप ऐसी चिंता में क्‍यों पड़े हैँ ? हे सूर्य-सम 
तेजस्वी' प्रभु, आप अपने भुज-बल तथा पराक्रम का विचार ही नहीं करते । हे नाथ, 
आपकी भक्ति करनेवाले मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आप चिंता क्‍यों करते है ? आपकी 
कृपा से में स्वयं इस नीच दानव का वध करने में समर्थ हूँ | में अभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
करके इस कुटिल राक्षस-वंश का नाश करता हूँ ।' 


तब राघव ने अपने अनुज से कहा--हे लक्ष्मण, केवल इस एक के कारण अनेक 
का संहार करना क्‍या उचित है ? जो लोग यूद्ध में भाग नहीं लेते हैं, क्‍या, उनका भी 
संहार करना ठीक है ? उसे ब्रह्मा का यह वर प्राप्त है कि यह देव-दनुज तथा रुद्रादि 
देवों के द्वारा नहीं मरेगा ; उस वर के गौरव की रक्षा करने के लिए ही' में अबतक 
इसके ओऔद्धत्य का सहन कर रहा हें । अब भी यदि यह युद्ध-भूमि में रहा, तो में स्वयं 
इसका संहार करन की क्षमता रखनेवाले वीर-वानरों को भेजूगा । वे ही बरी तरह इसे 
पीड़ित कर, सकेंगे । यदि ऐसा नहीं हो सका, तो भले ही यह मेघनाद, इन्द्रलोक में 
आश्रय ले, ब्रह्मलोक में शरण ले, रुद्र-लोक में छिप जाय, पृथ्वी में प्रवेश कर रसातल में पहुँच जाय, 
समुद्र में डूब जाय था चाहे यम ही इसकी रक्षा करे, अथवा इसका दादा पुलस्त्य स्वयं इसे 
अपनी आड़ में छिपा ले, फिर भी मे इसका वध अवश्य करूँगा, में इसे छोड़गा नहीं ।' 


'राम के 'इस प्रकार कहते ही उनके क्रोध की कल्पना करके इन्द्रजीत युद्ध करने की 
इच्छा छोड़कर अपनी भयंकर सेना को साथ लिये हुए लंका को लौट गया और अपने 
पिता से कहने लगा--हे दानवेन्द्र, मेने युद्ध में वानर-सेना का सर्वनाश और राम-लक्ष्मण 
का मान-हरण किया हैँ ।” उसकी बातें सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर कहा--युद्ध के लिए 
तुम्हारा इस प्रकार जाना और फिर लौट आता किस प्रयोजन का है ? तुम ने कौन बड़ा 
कांय॑ किया हैं कि मेरे सामने डीग हाँक रहे हो ? राम-लक्ष्मण का वध किये विना तुम 
लौट आये और कहते हो कि सब मर गये । यदि तुम अपने शौय॑ का प्रदर्शन करते हुए 
युद्ध करते, तो समस्त लोक भस्म हो जाते । अबतक जो सफलता तुम्हें मिली है, उसे 
बहुत बड़ा मानकर तुम संतुष्ट मत होओ । अपने पराक्रम से राम लक्ष्मण को तथा वानरों 
को मारकर, फिर मुझे अपना मुख दिखाओ । 


श्र 


खुद्धुकांड ३८९ 
१००, इन्द्रजीत का माया-सीता का सिर काठना 


रावण के इन वचनों को सुनकर इंद्रजीत ने कहा--ऐसा ही होगा', और अपने 
पिता की आज्ञा लेकर वहाँ से चल पड़ा । उसने मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि इस 
भयंकर युद्ध मे अतिकाय, कुंभकर्ण आदि दैत्य-वीर अपने प्राण खो बेठे हें, इसलिए में किसी- 
न-किसी प्रकार से राम-लक्ष्म्ण को अवश्य परास्त करूँगा । यों सोचकर उसने अपनी 
माया से एक माया-सीता की सृष्टि की और उसे साथ लिये हुए अपनी सेना के साथ 
पश्चिम दिशा की ओर रवाना हुआ । उस राक्षस के प्रताप से भयभीत हो सभी वानर 
भिन्न-भिन्न दिशाओ में भागने लगे । तब हनुमान्‌ एक महान शैल-श्ंग को उठाकर उस 
राक्ष। का सामना करने को लिए आया । वहाँ उसने इन्द्रजीत के रथ पर माया-सीता 
को देखा । वह (माया) सीता राम की अत्यधिक विरहाग्नि से पीड़ित आहार तथा निद्रा 
से रहित अत्यंत दुःख से अभिभूत दिखाई पड़ रही थी। निःश्वास छोड़तेवाली उस माया- 
सीता का शरीर नितात दुबंल था, मुख पीला पड़ गया था और उसके कमल-दल-जैसे 
तेत्रों से ऑसू बह रहे थे । उसके केश उलभो तथा मलिन थे । उसके सभी अंग पृथ्वी पर 
लोटने के कारण धूलि-धूसरित थे । वह अपना कांतिहीन मुख, कर-पल्‍लव पर टेके हुए 
इस प्रकार कॉपती' हुई बैठी थी, जैसे प्रचंड वायू से लता कंपित होती है । उस सीता को 
देखकर हन्‌मान्‌ दुःखी होने लगा, हाय भगवन्‌, यह राक्षस राम की पत्नी की न जाने 
और क्या दुर्गति करेगा । उनकी यह दीन दशा मुझे देखना पड़ रहा है।' फिर भी वायु- 
पुत्र घोर वानर-सेता के साथ दारुण रूप से उस राक्षस पर आक्रमण करने का उपक्रम करने 
लगा । यह देखकर दशकंठ के पुत्र ने बड़ी क्रता से हनुमान्‌ को देखकर कहा--रे वानर, 
अब क्‍यों आगे बढ़ रहा है ? ले, सीता को यहाँ देख । इसी सीता के लिए तो तू इस 
प्रकार उतावला हो रहा है ? में अभी इसका सिर काट डालता हूँ ।' 

तब बाघ के सम्मुख पड़ी हुई हिरणी के समान दीखनेवाली सीता अपनी आँखों 
से अश्रु बहाते हुए, हाय राम, हाय राम' कहकर आत्तनाद करने लगी। वह क्र राक्षस 
सीता के केश पकड़कर खीचने लगा । तब वायुपुत्र ने उस राक्षस से कहा--रे दुरात्मा, 
क्या, यह तुम्हारे लिए उचित है ? तुम राक्षस हो तो क्‍या हुआ ? तुम विश्ववस्‌ के पोते हो; 
क्या तुम्हारे लिए यह शोभा देता है कि तुम मनुकुलेश्वर राम की पत्नी को इस प्रकार 
कंश पकड़कर खीचो ? 


हनुमान्‌ के इतना कहते ही इच्द्रजीत ने अपने खड़ग को उठाकर उस माया-सीता का 
सिर काट डाला और कहा--अब तुम जाकर यह समाचार राम-लक्ष्मण से कहो । यह 
देखकर अनिलकुमार अत्यंत शोक-संतप्त हुआ । खड़ग से कटकर, रक्‍त से लथपथ माया- 
सीता को दिखाकर इन्द्रजीत ने हनुमान्‌ से कहा--हे वानरोत्तम, राम की पत्नी इस सीता 
का वध सेते अपने खड़ग से कर डाला । अब तुम्हारा रणोत्साह शिथिल पड़ जायगा ।' 
इतना कहकर इन्द्रजीत युगांत के घनघोर मेघ के गर्जन की भाँति सिहनाद करके दिग्गजों 
के कर्ण-पुटों तथा दिज्ञाओं को विदीर्ण करते हुए, शत्रु-सैनिकों के मन में भय उत्पन्न करते 


हुए, युद्ध-भूमि में आगे बढ़ा । उस राक्षस को देखते ही सभी वानर भागने लगे । तब 


ए5र्‌ रंगन/थ एयायफ 


4 


हनुमान्‌ ने उन्हे देखकर कहा--हे कपि-वीरों, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना छोड़कर 
भाग जाने का क्‍या यही समय हैं ? क्‍या, तुम युद्ध-धर्म को नहीं जानते ? क्‍या, युद्ध-क्षेत्र 
से भागना, अपने वंश के लोगो को कलंकित करना नहीं है ? में आगे-आगे चलता हूँ, 
तुम मेरा अनुगसन करो ।' 


कक 


हनुमान के वचन सूनकर सभी वानर पव॑त-श्ूग तथा वृक्षों को उठाये हुए, गर्जन 


करते हुए हनुमान्‌ के पीछे-पीछे चले और राक्षसों पर उन पव॑तों तथा वृक्ष को फेंकने 


च् 
बिक 


लगे । पवन-कुमार ने भी क्रोध से एक महान्‌ पर्वत को उखाड़कर उस राक्षस पर फेंका । 
तब इन्द्रजीत को सारथी ने रथ को तुरंत दूसरी ओर फिरा लिया, तो वह पर्वत भयंकर 
ध्वनि के साथ पृथ्वी पर आ गिरा । इतने में वानर फिर से पर्वतों पथा व॒क्षों को ला- 
लाकर राक्षस-सेना पर फेकने लगे । वानरो के प्रहारों से अपनी सेना को नष्ट होते देख 
रावण का पुत्र क्रुद्ध होकर शूल, मुद्गर तथा खड़गों के प्रहार से वानरों का संहार करने 
लगा । तब मारुति ने अत्यत कोधोन्मत्त हो अपने भयंकर रण-कौशल का प्रदशन करते 
हुए राक्षसों पर शिलाओं तथा वृक्षों की वर्षा करके राक्षसों को भगा दिया । इसके पदर्चात्‌ 
उसने वानरों को देखकर कहा--हे वानरो, इस अधम राक्षस ने राम की पत्नी सीता का 
वध कर दिया है | हमारा कार्य बिगड़ गया है । अब हमें यूद्ध करने की आवश्यकता ही 
क्या है ? में यह समाचार राघव को सुनाने के लिए जा रहा हूँ । उसके पश्चात्‌ राम जो 
आज्ञा देंगे, वही हम करेंगे । अब तुम सावधान होकर रहो । यह राक्षस महान क्र हैं ।' 


१०१. इन्द्रजीत का निकुंमिल-यज्ञ करना 

इस प्रकार कहने के पदचात्‌ हनुमान्‌ को जाते हुए देखकर रावण का पुत्र मन-ही- 
मन सोचने लगा--यह बली यहाँ से चला गया; अब मेरे यज्ञ में विष्त डालने की शक्ति 
किसी में नहीं है । यों सोचकर वह राक्षस' रक्‍त-मासों से अनल को तृप्त करते हुए 
निकुभिल-यज्ञ करने का प्रयत्न करने लगा । इधर राम ने पश्चिम दिशा में अत्यधिक 
कोलाहल सुता, तो शीघ्र जांबवानू को बुलाकर कहा--पश्चिम दिशा में विपुल घोष सुनाई 
पड़ रहा है । न जाने, हनूमान्‌ पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो । तुम शीघ्र ही सेना के 
साथ जाओ और वहाँ को विपुल घोष के संबंध में पता लगाकर आओ ।' 

राम का आदेश पाकर ऋक्षेश (भालुओं का राजा) शीघ्र ही अपने एक करोड़ 
रीछ-सैनिकों के साथ परिचिम द्वार की ओर चल पड़ा । मार्ग-मध्य में ही वायु-पुत्र उससे 
मिला । वायु-पुत्र ने जांबवान को देखकर इंद्रजीत के कार्य के संबंध में बताया और कहा- 
में यह समाचार रामचंद्रजी को सुनाकर अभी आता हूँ; मेरे आते तक तुम इसी स्थान 
पर डटे रहो । शक्तिशाली छात्र के संबंध में असावधान नहीं रहना चाहिए।' यों समकाकर 
पवन-पुत्र ने जांबवानू को भेज दिया और स्वयं राघव के पास चला । राघव हनुमान्‌ को 
दूर से ही देखकर सोचने लगे, क्‍या कारण हैँ कि हनुमानू का मुखमण्डल अग्निवत्‌ 
(तमतमाया हुआ) दीख रहा है ? न जाने क्‍या बात हैँ ? इतने में वायु-पुत्र राम के 
निकट आ पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके कहा--हे देव, में आपसे क्‍या विनती' करूँ ? 
हम सब अपने प्राण हथेली पर लिये राक्षसों से युद्ध कर रहे थे कि इन्द्रजीत भूमि-सुत्रा 


ख्द्धकाडे 5३ 


सीता को युद्ध-मूमि में लेकर आया और निर्दय होकर हमारे समक्ष ही उनका सिर काट 
डाला । इसलिए में जांबवान्‌ को द्वार पर रक्षा करने के लिए नियुक्त करके आप से यह 
समाचार कहने को आया हूँ ।' 

यह समाचार कानों तक पहुँचने के पूर्व ही प्रचण्ड वात से आहत वृक्ष की भाँति 


अतुलित शोकागर्ति से जलते हुए, घैयें खोकर रघृकुलेश्वर मूच्छित हो गये। पृथ्वी पर गिरे 
हुए राम को देखकर सभी वानरनायक विलाप करने लगे । 


१०२. लक्ष्मण का शीक 

तब लक्ष्मण ने अपने अग्रज के सिर को अपनी गोद में रखकर संभ्रमित चित्त से 
इस प्रकार आत्तंनाद करने लगे--“हाय राम, आप जैसे पुरुषोत्तम को आज यहाँ ऐसा कलंक 
लग गया । धर्ममेव जयतें, यह कथन सत्य सिद्ध नहीं हुआ | यदि वह उक्ति सत्य 
होती, तो आप जेसे दयावान्‌ के लिए ऐसा संताप क्‍यों कर होता ? आपके हाथो से रावण 
की मुत्यु क्यो प्राप्त नही होती ? इससे तो यही सिद्ध होता हे कि धर्म से अधर्म ही श्रेष्ठ है । 
अयोध्या का राज्य त्याज्य नहीं है, ऐसा विचार किये बिना हम उस राज्य को 
छोड़कर जंगलों में भटकने आये । जंगलों में भटकनेवाले हमें पुरुषार्थ कैसे 
सिद्ध होंगे ? 

“क्या हमने बुद्धिमानों का यह वचन नहीं सूना कि निर्धनों के सभी प्रयत्न उसी 
प्रकार निष्फल हो जाते हैं, जैसे निदाघ में भरने नष्ट हो जाते हैं । हे राजनू, धन का 
अर्जन करने से धर्म तथा काम आदि अपनें-आप सिद्ध हो जाते हे । जिसके पास धन 
होता है, सभी उसके समे-संबंधी बन जाते हैं । अर्थ-संपन्न व्यक्ति ही पुरुषोत्तम होता है; 
धन ही विद्या है; धन ही' कौशल हे; धन ही कीत्ति है, वही महत्ता है; वही उच्चकुल 
तथा सदगूण है । धन ही' शील और बल है; वही पुण्य है, वही' राज्य है। धन ही 
प्राण है, सौदर्य है, ख्याति है, नीति है, संपत्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है, सुख है और शुचित्व है । 
अर्थ से संपन्न व्यक्ति की सभी इच्छाएँ बात-की-बात में पूरी हो जाती हैं। महान्‌ 
व्यक्ति, वेद-वेदांग-पारंगत तथा विबुध-जन पृष्पाक्षतों से धनी व्यक्ति की बड़ी प्रीति से 
पूजा करते हे । जंगलों में रहनेवाले मोक्षार्थ मुनि-पृंगाव भी कंद, मूल तथा फल की भेंट 
करते हुए धन-संपन्न व्यक्ति के दर्शन करते हैँ । बंदीजन तथा संगीतज्ञों का समाज धनवान 
व्यक्ति की सतत प्रशंसा करते रहते हे । उच्नतकुच, गृरु नितंब, क्षीण कटि, मंदगमन, बिबा- 
धर, चंद्रमुत, कमल-तेत्र, भ्रमर के समान नीला जूड़ा, सुदर केश, नवोदित लज्जा, हाव- 
भाव, मधुर कटाक्ष, मीठे वचन, नव यौवन आदि से संपन्न रमणियाँ भोग- 
लालसा से प्रेरित होकर धती-बुद्ध से भी प्रेम करेगी, पर धनत-हीन तरुण का अनादर करेंगी। 
धन का अभाव ही नरक है, वही श्मशान है, वही महान्‌ शोक हैँ । दरिद्रता ही रोग है, 
मृत्यु है, पाप है और कारावास है । धन का अभाव ही संकट हैँ, अकाल है, दैन्य है 
और दुःख है । निर्धनता ही सब प्रकार की कलूषता हैं । घनाभाव से सभी का अभाव 
होता है । अतः, जिस दिन हम राज-पाट छोड़कर आये, उसी दिन विपत्तियाँ भी हमारे 
साथ आईं । मे जानकी की मृत्यू का दुःख सहन नहीं कर सकता | हे राजन, 


३८8 रंगना/थ ए/म्पायण 


में अपने भयंकर बाणों की अग्नि से राक्षसों को साथ सारी लका को शीघ्र हीं भस्म 
कर दूगा ।” 
१०३. इन्द्रजीत की माया को विमीषण का राघवों को समभाना 


लक्ष्मण के इन वचनों को सुनते ही विभीषण ने राम की मूर्च्छा दूर करने का सफल 
प्रयत्त किया । जब उनकी चेतना लौट आईं, तब वह कहने लगा--हे देव, यह सब इन्द्र- 
जीत की माया है । सीता पर कोई विपत्ति नही आईं है। मेरी बातो पर विश्वास 
कीजिए । उस पापात्मा दशकंठ के मन का भेद में भली भाँति जानता हूँ। मेने उसे 
कितना समभाया कि तुम सीता को राम के चरणों में सौप दो । किन्तु, उसने मेरे हित- 
वचनों पर कान नहीं दिया । ऐसा रावण, भला, सीता का वध क्‍यों करायेगा ? हे राजन, 
संभव है कि यह उसकी माया हो । यदि सीता का वध सत्य होता, तो क्‍या अबतक 
सभी लोक नष्ट-अ्रष्ट नहीं हो जाते ? यह असत्य ही है । आप चिंता क्‍यों करते है ? 
मी अभी जाता हैँ और सीता का कुशल जानकर आता हूँ ।' 

उसके पदचात्‌ विभीषण ने राम की अनुमति पाकर, अपना विशाल रूप छोड़कर 
सूक्ष्म रूप ग्रहण किया और राक्षसेश्वर के वन में निर्विष्;ण चला गया; वहाँ सीता को 
देखकर तुरंत लौटा और रामचंद्र को प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ सारा समाचार 
कह सुनाया । उसकी बातें सुनकर राम ने कहा--हे विभीषण, इन्द्रजीत ने युद्ध-भूमि में 
ऐसा क्‍यों किया ?” तब विभीषण ने कहा--हे देव, उसने आसुर होम करने का संकल्प 
किया है । हनुमान्‌ आदि वानर-वीरों को निरुत्साह करके उन्हें आपकी सेवा में भेजने 
को निमित्त ही उसने यह उपाय किया है । उसकी योजना सफल' हुई और उसके यज्ञ में 
विध्न डालनेवाला वहाँ कोई नहीं रह गया । यह देखकर उसने निकुभिल में यज्ञ प्रारंभ 
कर दिया है । हे देव, यदि वह निष्ठा तथा भक्ति-युृक्त मन से विधिवत्‌ यज्ञ को पूरा 
कर लेगा, तो देव तथा दानव कोई भी उस वीर को जीत नहीं सकेगे। अतः, हमें उस 
राक्षस के यज्ञ में विष्न डालना चाहिए। हे राजन, हम अभी अपनी सेना के साथ उसके 
यज्ञ में विषध्न डालने के निमित्त जायेगे; आप लक्ष्मण को हमारे साथ भेजिए । दशकंठ 
के पुत्र इन्द्रजीत आज निकुंभिल वन में यज्ञ के अनुष्ठान में लगा हुआ है । लक्ष्मण आज अपने 
प्रचंड बाणों से उसे वध कर डालेंगे । यज्ञ का अनुष्ठान पूरा होने के पहले ही यदि उसको 
हम दण्ड नही देंगे, तो यज्ञ की समाप्ति पर वह ब्रह्मा से ब्रह्मशिर नामक शर, धनुष, कवच, 
खड्ग, दो तूणीर, कई मंत्र-पूत अस्त्र और देवताइवों से तथा सुदर ध्वजा से युक्त, ,वायु- 
' बेग से चलनेवाला रथ, उस होम-कुंड से निकलेंगे । यदि इन्द्रजीत उस रथ पर आइछूढ़ 
होकर अपने हाथ में वह धनुष सँभाले, तो देवासुर भी उसके समक्ष खड़े नही 
रह सकेंगे । इसके पहले, ब्रह्मा ने उसे वर-प्रदान॑ करते समय उससे कहां था कि यदि तुम 
निकुंभिल-यज्ञ करोगे तो सब प्रकार से अजेय हो जाओगे । यदि यज्ञ के बीच में विध्न 
उपस्थित हो और यज्ञ अध्रा रह जाय, तो तुम युद्ध में शत्रुओं के, द्वारा मारे 'जाओगे । 
इसलिए हे राजन, आप यूद्ध का आवश्यक प्रयत्न कीजिए और इन्द्रजीत का वध करवाइए 
यदि यह मायावी मारा जाय, तो निश्चय समभिए कि देवताओं का दात्र दशकंठ भी मर गया। 


उद्धकोंड ३५5 ३ 
१०४. लक्ष्मण का युद्ध के लिए प्रस्थान 
तब रघुराम ने अपने अनुज से कहा--हे अनघ, वीर इन्द्रजीत बादलों में तिरोहित 
होनेवाले सूर्य की भाँति अपनी माया से अपनी गति को प्रकट किये विना विचरण करने 
के लिए यज्ञ कर रहा है । उस वीर को इन्द्रादि देवता भी युद्ध में जीत नहीं सकते । 
अपने मत्रियों के साथ विभीषण उस यज्ञ को तुम्हें दिखायगा । हे सौमित्र, तुम जाओ और 
यज्ञ पूरा होने के पहले ही उस राक्षस का वध कर डालो । शक्तिशाली भालुओ की 
सेना के साथ पराक्रमी जांबवान्‌ तथा विजय और विक्रम में धुरंधर हनुमान्‌ भी तुम्हारे 
साथ जायेंगे ।! इतना कहकर रघुराम ने अपने अनुज को समुद्र के दिये हुए वज्ञ-कवच, 
श्रेष्ठ खड़ग, दो तूणीर, धतुष तथा श्रेष्ठ आभूषण आदि देकर उन्हे आशीर्वाद देते हुए 
कहा-- हरि, तुम्हे सतत विजय प्रदान करें; शंकर तुम्हें सब प्रकार के शुभ दें; ब्रह्मा 
तुम्हें दीर्घायु दें, समस्त देवता सभी दिज्ञाओं में तुम्हारी रक्षा करें; अनल तथा अनिल 
आगे और पीछे तुम्हारी रक्षा करते रहें ।' 
तब लक्ष्मण ने अत्यंत उत्साह से धनृष संभाला, कवच धारण किया, तूृणीर कसे, 
खड्ग लिया और विविध आभूषणों से विलसित हो, राम को भक्ति के साथ प्रणाम किया 
और बडे साहस के साथ कहने लगे--हे देव, कमल-सरोवर मे हंसों के प्रवेश होने की 
भाँति, इवेत पंखवाले मेरे बाण आज इन्द्रजीत को पार करके लंका में गिरेंगे । रूई के ढेर 
की भाँति में अपनी बाणारिति से उसे भस्म करूँगा ।' 
इस प्रकार कहते हुए उन्होने रामचंद्र की आज्ञा लेकर, गरुड़ पर आरूढ विष्णु की 
भांति हनुमानत्‌ पर आरूढ हो, वानर-सेना तथा जांबवान्‌ आदि वीरों के साथ युद्ध के लिए 


कक , #०.] 


प्रस्थान किया । निदान, वे वहाँ से तीस योजन दूर स्थित निकुंभिल के पास पहुँचे । 
१०४. निकुंमिल-होम में विध्न 

यज्ञ-भूमि, मत्त गज, उत्तम अश्व, श्रेष्ठ रथ, तथा पदचर सेना से घिरी हुई भयंकर 
एवं अभेद्य प्रतीत होती थी । सारी सेनाएँ विना कल-कल ध्वनि के, तरंग-हीन समुद्र की 
भाँति दिखाई दे रही थी। ऐसी राक्षस-सेना को देखकर महान्‌ शस्त्रास्त्रों से संपन्न सौमित्र 
से विभीषण ने कहा--हे अनघ, इस महान्‌ सेना को जबतक आप अपने बाण-समूह से 
काट नही डालेंगे, इन्द्रजीत हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप अपने श्रेष्ठ बाणों से 
पहले इस सेना का संहार कीजिए । उसके परुचात्‌ हालाहल के सदृश भयंकर अपनी बाणाग्नि 
से इस दुरात्मा का संहार कर डालिए, जिससे इसका प्रारंभ किया हुआ यज्ञ पूरा 
नहो।' 

विभीषण की सलाह के अनुसार सौमित्र ने अपनी आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा-सी' 
करते हुए राक्षस-सेना पर विविध बाण चलाये । तुरंत ही अतीव बलशाली वानर राक्षसों 
पर पर्वतों तथा व्॒‌क्षों की वर्षा करने लगे । राक्षसों ने अत्यधिक क्रद्ठ होकर, परिघ चलाते 
हुए, गदाओं से प्रह्मर करते हुए, करवालों से मारते हुए तथा भिन्न-भिन्न महान्‌ शास्त्रों से आघात 
करते हुए विविध रीतियों से वानरों पर आक्रमण किया । ऐसी भयंकर गति से भिड़े हुए 
वानर तथा राक्षस-सेनाओं के भीषण गरजनों से लंका डोल उठी । राक्षस-सेना नष्ट होने 

है 


३5६ रगनशथ एापायण, 


लगी । तब वानर-सेना भी क्ुद्ध होकर राक्षसों पर ऐसे प्रहार करने लगी कि राक्षसं- 
सेना अपना दर्प खोकर इंद्रजीत की आड़ में शरण लेने लगी । 

तबतक इन्द्रजीत यज्ञ की सफल समाप्ति के लिए आवश्यक दो सौ दस आहतियों 
में से, एक-एक करके एक सौ नौ आहुतियाँ महावक्ति की ज्वालाओ में दे चुका था । 
उसी समय वानर-सेना अपने भयंकर गर्जनों से पृथ्वी को कॉपाती हुईं वहाँ आ पहुँची । 
यह दंखकर क्रोधोन्मत्त हो इन्द्रजीत ने अपने हाथ की आहुति नीचे फेंक दी; अपनी आँखों 
से चिनगारियाँ बिखेरते हुए वह युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ । अपने रथ पर आहरूढ हो, 
हाथ में अपना भयंकर धनृष लिये हुए, वह वानर-सेना पर टूट पड़ा और उन्हें अपने तीक्र 
दरों के आघात से भागने को लिए विवश कर दिया । इसी बीच सौमित्र को साथ लिये 
हुए विभीषण ने निकुंभिल-बन में प्रवेश किया और घने नील मेंघ की भाँति दीखनेवाले 
वटवृक्ष के नीचे स्थित इद्रजीत का हवन-कुंड दिखाकर कहने लगा--हे सौमित्र, देखा 
आपने ? युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस राक्षस ने यहाँ यह हवन प्रारंभ किया है 
और भूतों की बलि देकर अग्नि से अद्वितीय शक्ति को प्राप्त कर शत्रुओं को जीतने का 
संकल्प किया है । इसको पहले भी इसने इसी प्रकार हवन करके दुर्वार शक्ति प्राप्त की थी 
और इन्द्र को जीत लिया था। वहाँ देखिए, हवनकुंड से अरुण नेत्र, अरुण केश, 
अरुण वस्त्र तथा अरुणवर्ण माला धारण किये हुए काले रंग का सारथी तथा अरुण अदबों 
से युक्त रथ उभर-उभरकर निकलनेवाले हें । इंद्रजीत शीघ्र ही लौट आयगा और 
हवन से प्राप्त शक्ति से इस रथ पर आरूढ होगा । उसके परचात्‌ उसे कोई भी जीत 
नहीं सकेगा । अतः, हे सौमित्र, आप अपने भयंकर बाणों के प्रहार से इन्द्रजीत का संहार 
कीजिए । तुरंत लक्ष्मण धनुष का भयंकर टकार करने लगे । 


१०६. लक्ष्मण तथा इन्द्रजीत का परस्पर तिरस्कार के वचन कहना 
तब करवाल हाथ में लिये हुए, कवच धारण किये, अग्निवर्ण रथ पर सवार हो 


इन्द्रजीत लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित हुआ । उसे देखकर सौमित्र ने क्रोध से कहा--हे 
मायावी राक्षस, अब तुम्हारी माया से कोई प्रयोजन नही है । यदि तुम वीर हो, तो मेरा 
सामना करो और अपनी सच्ची वीरता को प्रकट करते हुए मेरे साथ युद्ध करो | में 
अवद्य तुम्हें यमपुरी को भेजूगा । तुम भले हीं कपट-रूप धारण करो या अपने निज 
रूप में रहो, में शीघ्र तुम्हे समाप्त कर दूगा ।' 

यह सुनकर इन्द्रजीत ने रोषपूर्ण आँखों से लक्ष्मण को देखकर कहा--हे लक्ष्मण, 
बालक होकर तुम ऐसा हठ क्यो करते हो ? किचित्‌ काल ठहूरो, में अपने बाणों से विजय- 
लक्ष्मी से तुम्हे दूर करके, तुम्हारे शौर्य का नाश करूँगा और तुम्हारे प्राण लेकर पृथ्वी पर 
गिरा दूगा और तुम्हारे शरीर को काटकर उस मांस से कौओं तथा गीधों को तृप्त 
करूँगा । क्‍या, इतने शीघ्र तुम भूल गये कि मेने तुम्हें नाग-पाशों से बाँधा था ।' 

इसके परचात्‌ उसने विभीषण को देखकर क्रोध से कहा--हे धर्म-घातक, तुम मेरे 
बाचो हो, और में तुम्हारा प्रिय पुत्र हूँ । क्‍या, तुम्हें यह उचित है कि तुम मेरा अहित 
करो । दूमति होकर कुलदोह करनेवाले तुम, भला औचित्य का विचार ही केसे करोगे ? 


खुद्धकाड ३८5७ 


क्या, कोई ऐसा नीच होगा, जो विपत्ति में पड़े हुए बथुओ को छोड़कर शत्रुओं की शरण ले ? 
ओऔचित्य की बात रहने दो। अपने लोगों को छोड़कर शत्रुओं की सेवा में जीवन 
बितानेवाले व्यक्ति का जीवन भी कोई जीवन है ? राक्षसेश्वर महा तेजस्वी है । ऐसे 
व्यक्ति तुम्हारे निष्ठुर बचनो को हित-वचन कैसे मान लेंगे ? भाई के क्रोध करने से यदि 
तुम घर के किसी कोने में पड़े रहते, तो क्या होता ? वहाँ से भागकर भी तुमने कौन-सा 
महान्‌ कार्य सिद्ध कर लिया ? क्‍या, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही दशकंठ ने समस्त 
देवताओं को जीत था ? हमारे अपने होते हुए तुम अपना रहस्य अपने शत्रु को बताकर 
उसके हाथों में स्वयं भी नष्ट हो जाओ ।' 

तब विभीषण ने कहा--हे मेघताद, तुम मेरे आचरण से भली भाँति परिचित हो । 
फिर भी, ऐसा प्रलाप क्‍यों करते हो ? तुम उस अविनीत पिता के अविनीत पुत्र ही तो हो। 
भला, तुम्हें धर्म और नीति का विचार ही क्‍यों होगा ? क्रूर बंध का उसी प्रकार त्याग 
करना चाहिए, जैसे पाले हुए सर्प का त्याग करते है । यदि वह पापी दशकंठ मेरी बात 
उस दिन मानता, तो इतना अनर्थ ही क्‍यों होता ? परधन तथा परस्त्रियों के लोभ में 
पड़नेवाले पापियों को औचित्य, शुभ, धर्म, लोक-संग्रह आदि से संबंध ही क्‍या हो 
सकता है ? तुम्हारे मन का गव॑ तथा अहकार तुम्हें अग्नि में जलाये विना नष्ट भी कैसे होंगे ? 
तुम लोग मदांध होकर सतत अधर्म के आचरण में प्रवृत्त रहते हो । तुम देवताओं को 
पीड़ित करते हो और सुत्रती परम मुनीन्द्रों का वध करते हो । अतः, उस दशकंठ के साथ- 
साथ तुम, सारी लंका, तुम्हारे सभी बधु-बांधव, भूठी प्रशंसा करनेवाले तुम्हारे मंत्री 
तथा सेना, सब राम के द्वारा नष्ट होगे, यह सत्य है । तुम मति-अ्रष्ट हो गये हो; 
आसचन्न मृत्यु के पाश में बँधे हुए हो | अतः, तुम जैसे चाहों, बको । अब तुम्हारी कोई 
माया काम नहीं दंगी । हवन करने को निमित्त तुम अब बटव॒क्ष के नीचे नहीं जा सकते। 
न लक्ष्मण ही लंका की ओर जा सकते हैं। तुम शीघ्र यम-पुर को जा सकते हो ।' 

इतने में उदयाद्वि पर उदित होनेवाले सूर्य की भाँति, हनुमान्‌ के विशाल कंधों पर 
आरूढ लक्ष्मण को, विभीषण को, तथा युद्ध के लिए उन्मुख वानरों को दुर्वार क्रोध से 
देखकर कहा--आज तुम लोग यूद्ध-भूमि में वीर होकर मेरी बाण-वृष्टि का सहन करो । 
मेरे धनुष से अविराम निकलनेवाले बाणों की अग्नि तुम्हें आहुति के रूप में ग्रहण करेगी। 
में आज करवाल, भाला आदि शास्त्रों से तुम्हारा संहार करूँगा । 


१०७. इन्द्रजीत तथा लक्ष्मण का युद्ध 

इस प्रकार कहकर पृथ्वी तथा आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए उसने सिहनाद 
किया और विविध बाण अत्यंत वेग से चलाते हुए कहने लगा--दिखता हूँ कि कौन भुज- 
बल से संपन्न व्यक्ति मेरे समक्ष आज खड़ा रह सकता है। यह सुनकर लक्ष्मण ने, उस 
देत्य से कहा--हे अधम दनुज, व्यर्थ का गवे क्‍यों करते हो ? समक्ष भिड़ना छोड़कर, 
छिपकर धोखे से चोट करना कैसा न्याय है ? यह भी कोई शौय॑ हैं ? अपनी सब 
प्रकार की मायाओं को तजकर तुम आज मेरे समक्ष खड़े रहो । में अपने शारों से तुम्हारे 
प्राण हरण करूँगा | 


शेड 5 रंग्न/एथ एयायण 


यह सुनकर इच्द्रजीत ने बड़े कोध से कालसपप-सदृश बाणों को लक्ष्मण पर चलाया, 
जो लक्ष्मण के शरीर को पार करके प॒थ्वी में धैंस गये । फिर, उसने लक्ष्मण के शरीर पर 
कई शर चलाये, जो उनके शरीर को छेदकर दूसरी ओर निकल गये । लक्ष्मण के शरीर 
से, रोद्र रस की बाढ़ की तरह रक्त की धारा फूट निकली । यह देखकर राक्षस हषे का 
भीषण निनाद करने लगे । तब इन्द्रजीत ने अट्ठहास करते हुए लक्ष्मण के निकट पहुँचकर 
कहा--हे राजकुमार, बड़े शुर की भाँति तुमने मुभसे युद्ध ठाना है। पहले में तुम्हारा 
कवच खड-खंड कर दगा और उसके पदचात्‌ अपने दारुण अस्त्रो से तुम्हारा सिर काट 
लगा । आज राम अवश्य ही अपने भाई को युद्ध-भूमि में पड़े हुए देखेगा ।' 

तब लक्ष्मण ने उस निशाचर को देखकर कहा--हे राक्षस, व्यर्थ ही गरव॑ क्‍यों 
करते हो ? यद्ध-भूमि में प्रलाप करने से क्या प्रयोजन ? यहाँ से बिना हटे, मेरे साथ 
यूद्ध करो । जिस प्रकार अग्नि विना कुछ कहे, जला डालती है, वैसे ही में विना बातें 
किये ही अभी तुम्हारा वध कर डालता हूँ । व्यर्थ डीग मारने से क्‍्यां लाभ ?” इस प्रकार 
कहकर लक्ष्मण क्रोध से आँखे लाल किये हुए, अपने धनुष की प्रत्यंचा पर ऐसे दारुण अस्त्रों 
का सधान किया, जिनका प्रकाश दिशाओं में व्याप्त हो रहा था और जिनसे अग्नि-ज्वालाएँ 
तथा स्फुलिंग निकल रहे थे। लक्ष्मण ने ऐसे अस्त्रों को उस क्रूर राक्षस के वक्ष:स्थल को 
लक्ष्य करके चलाया । उन बाणों के लगते ही वह राक्षस रक्‍त-वमन करते हुए मूच्छिंत 
हो पृथ्वी पर गिर पड़ा । किन्तु, तुरंत सभमलकर उसने सिहनाद करके तीन पेने बाण 
रामानूज के वक्ष पर चलाये । वे दोनों रौद्र रूप धारण किये हुए, आँखों से अंगारों की वर्षा करते हुए, 
एक साथ सिंह-गर्जंन करते, धनुष का टंकार करते तथा वबाणों का सचालन करते थे, 
मानों यम का ही भद्ठहास हो । अपनी शक्ति तथा विक्रम से दीप्त होते हुए बे सतत 
दीप्तिमान्‌ चंद्र-सू्य की भाँति, चार दाँतोंवालें गजों के समान, सिह-शावको के समान, 
कुमार-तारकों के समान, वृत्रासुर तथा इंद्र के समान तथा काल-रुद्रों की भाँति शोभायमान होते 
हुए जय की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित हो युद्ध कर रहे थे । अत्यधिक क्रोध से लक्ष्मण 
धतृष के टंकार से युक्त धनुष, रथ, ध्वजा आदि के साथ इन्द्रजीत को अपने शरों की 
वृष्टि से ढक-से देते थे । जब वह प्रतिबाण चलाता था, तब लक्ष्मण उसके बाणों को 
बीच में ही काटकर उस राक्षस को अपनी बाण-वर्षा से आवृत कर देते थे । तब मेघताद 
शक्तिहीन हो, उनके अस्त्रों के प्रति-अस्त्र चलाने में असमर्थ हो, दीघंश्वास लेते हुए खड़ा 
रहा । यह देखकर विभीषण ने लक्ष्मण से कहा--हे राजकुमार, वह देखिए, आपके बाणों 
का सामना करने की क्षमता नहीं रखने के कारण रावण का पुत्र निर्वेद से अभिभूत हो 


हक] %३५ 


चुपचाप खड़ा है । अभी आप विजय प्राप्त कीजिए । तुरंत लक्ष्मण ने उस राक्षस के 
शरीर पर भयंकर बाण चलाकर उसे घायल कर दिया । इंद्रजीत एक मुह॒त्तें काल तक 
मूच्छित पड़ा रहा, और उसके पद्चात्‌ सर्चेत हो सोचने लगा--हाय, मेने पहले देव तथा 
असुरेन्द्र को जीत लिया था । आज देव मेरे प्रतिकूल हैं; इसलिए मुझे एक मानव से 
पराजित होना पड़ रहा है । इन सूर्यवंशियों के द्वारा सभी राक्षस युद्ध में मारे जा चुके । 


अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है ।' 


सुद्धकाड शै5९ 


इस प्रकार सोचकर मेघनाद ने लक्ष्मण को देखकर कहा--हें राजकुमार, अब तुम 
वीर की तरह खड़े होकर मेरे पराक्रम को देखो । यो कहते हुए उसने सात बाण लक्ष्मण 
पर, दस बाण हनुमान पर तथा एक सौ बाण विभीषण पर चलाकर उन्हें व्याकुल कर 
दिया । उन बाणों की उपेक्षा करते हुए लक्ष्मण ने इन््जीत को देखकर हँसते हुए कहा-- 
हैं राक्षस, शूर बडी-बड़ी बाते कहे विना ही यूद्ध जीत लेते हैं और अधम डीग हॉकते 
हुए भी हार जाते है | सच्चा वीर युद्ध में कभी छिपता नही । युद्ध में धोखा देना भी 
क्या, कोई वीरता है ? हे क्रात्मा, 'तुम कुटिल युद्ध करनेवाले हो ? तुम्हारे इह-लोक 


ओर पर-लोक दोनों नष्ट हो जायेंगे ।' 

इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण ने सूर्य-किरणों की भाँति प्रकाशमान होनेवाले, स्वर्ण 
की अनी से युक्‍त बाणों को उस राक्षस पर चलाया, तो वें उसके कवच को भी छेंदकर 
उसके शरीर के पार निकल गये । तब उसका कवच भयंकर सर्प की केंचुली की भाँति 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । तब इंद्रजीत दूसरा वज्भअ-कवच पहनकर लक्ष्मण पर पैने बाण 
चलाने लगा । परस्पर के दशराघातों के कारण दरीरों से निकलनेवाले श्ोणित के प्रवाह 
से युक्त होकर, वे दोनों गेरुए रग के निर्भरों से युक्त पर्वतों की भाँति दीखने लगे । वे 
अपनी-अपनी धनुविद्या का कौशल दिखाते हुए तीब्र गति से युद्ध करने लगे । अस्त्र के 
आघातों से युक्त हो युद्ध करते समय, वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, मानो पतझड़ के उपरान्त 


कि 


पुष्पित किशुक वृक्ष हों । अमर, गंधर्व आदि आइचर्य के साथ इस युद्ध को देखने लगे। 


उसी समय कलभों से घिरे हुए मत्त गज के सदृश, मंत्रियों से घिरे विभीषण ने 
भयंकर रीति से अपने धनुष का टकार किया और क्रोधोन्मत्त हो राक्षस-सेना पर ज्वालाओं 
को उगलनेवाले तीक्ष्ण बाण चलाये । उन बाणों के लगते ही राक्षस-सेना इस प्रकार 
पृथ्वी पर गिरने लगी, जेसे वज्रपात से विशाल वृक्ष गिरते हैं । अनल आदि उसके मंत्री 
शूल, बरछे, खड्ग आदि शास्त्रों से राक्षसों पर आक्रमण करके उन्हें धराशायी करने 
लगे । तब विभीषण वानर-सेना को देखकर कहने लगा --अब तुम सब लोग एक साथ 
मिलकर इस इन्द्रजीत का वध करो । लंकेश्वर की सारी शक्ति यही है । यदि यह मारा 
गया, तो समझो कि दशकंठ अपनी सेना के साथ परास्त हो गया । इसके पहले तुम 
लोगों ने अपने असमान विक्रम से, प्रहस्त, वज्ञमुष्टि, प्रजंघ, सुप्तघ्त, भयंकर प्रतापी कुंभ- 
निकुंभ, कुभकर्ण, अतिकाय, महापाइरव, धूम्राक्ष, मकराक्ष, कोधन, शोणिताक्ष, उपाक्ष, त्रिशिर, 
महोदर, अग्निकोप, देवांतक, नरातक, जंबुमाली, अकंपन आदि महान्‌ पराक्रमी योद्धाओं 
को मारकर युद्ध-सागर को सहज ही पार किया था और अपने बाहुबल को प्रदर्शित किया था । 
अब तुम्हारे तथा लक्ष्मण के लिए यह इन्द्रजीत एक गोपद के समान है। मुझे अपने 
पुत्र का वध नहीं करना चाहिए । इसके नष्ट होने का उपाय में तुम्हें बताऊँगा । सुनो, 
स्वयं हिसा करना या दूसरों को भेजकर हिंसा कराना, दोनों समान है । कितु यह राम का 
कार्य हैं, इसमें लोकहित निहित है | इसलिए यह पाप नहीं है । अब में सौमित्र के हाथों 
इसका वध कराऊँगा । आगे इसकी एक भी माया नहीं चलेगी ।' 


हि. 


इसके पश्चात्‌ जाम्बवान्‌ ने अपनी रीछों की सेना लिये हुए आकाश को विदीण्ण 


३९० रंगन/शथ ए्पायण 


करनेवाला गर्जन करके राक्षसों पर टूट पड़ा और परव॑त-श्ूंगों, वृक्षों तथा नखों और दाँतों 
से शत्रुओं के ऊपर आघात करते हुए उन्हें व्याकूल कर दिया। तब राक्षस भयंकर परशु, 
मुदू्गर, शूल, परिघ तथा धनृष लिये हुए भयंकर गति से उनसे भिड़ गये। बानर तथा 
निशाचरो का वह संग्राम ऐसा दीख पड़ा, मानों सुरासूरों का संग्राम हो । तब हनुमान्‌ ने 
क्रद्ध होकर लक्ष्मण को नीचे उतार दिया और यम के समान एक-एक प्रहार से अनेक 
राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया । उसने शैल-श्लंगों तथा शाल-वृक्षो का प्रचुर प्रयोग 
किया और असंख्य राक्षसों का संहार करके भयकर सिंहनाद किया । तब विभीषण ने क्रोध 
से अपने धनृष का ठंकार और अपने मंत्रियों के साथ राक्षस-सेना पर टूटकर अनेक 
राक्षतों का सहार किया । फिर, उसने स्वर्ण अनी से युक्त तीक्र शर इंद्रजीत के शरीर पर 
चलाया । तब उसने भी क॒द्ध होकर अह्ठितीय शर यों चलाये कि वे विभीषण के वक्ष को 
पार करके पृथ्वी में ऐसे गड़ गये कि पृथ्वी भी डोल गई । 

इस प्रकार, विभीषण से भयंकर युद्ध करनेवाले इंद्रजीत को देखकर लक्ष्मण कऋुद्ध 
हुए और हनुमान्‌ के कंधे पर बैठकर असंख्य तीत्र शर उस राक्षस पर चलाये । इंद्रजीत ने 
भी भयकर बाण-समूह चलाकर लक्ष्मण के बाणों को काट दिया । इस प्रकार, जब वे दोनों 
एक दूसरे पर क्रूर बाण चलाने लगे, तब उन अस्त्रों से ढके हुए शरीर से युक्त वे, वर्षा 
की धारा से यूक्‍त बादलों के समान और बादलो से युक्त सूर्य-चद्र के समान दिखाई पड़ने 
लगे । उनके बाणों की तीत्र गति का वर्णन कैसे किया जाय ? ऐसा लगता था, मानों 
धनूष की प्रत्यचा पर चढ़ाये हुए बाण जैसे-के-तेसे रहते हों और वे उन्हें छोड़ते ही न हों । 
दोनों ओर के बाण समस्त आकाश में ऐसे व्याप्त हो गये कि अधकार छा गया । 
वीर रस के आवेश से अभिभूत वे दोनों उस युद्ध-क्षेत्र में अपने-आपको भूल-से गये । 
आइचर्य था कि उस समय उस युद्ध-भूमि में वायु का संचलन भी नहीं होता था और 
अग्नि दीप्त नहीं होती थी । यह देखकर दिक्‍पाल, देवता, गंध, यक्ष, किन्नर आदि 
चकित-से होकर लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए उनकी शरण में आये। उन्होंने लक्ष्मण को 
विजय की कामना करते हुए उन्हें कई आशीर्वाद दिये और कहने लगे--हे सौमित्र, इस 
लोक-कंटक राक्षस का आप अवश्य वध कीजिए । 


१०८, इन्द्रजीत का वध 

देवताओं के इस प्रकार कहते ही भानु-बंशज लक्ष्मण ने भयंकर सिंहनाद करके 
अपने धनृष का टंकार करते हुए इंद्रजीत पर आक्रमण किया और असंख्य बाण उस पर 
चलाये । उस राक्षस ने भी उन बाणों को काटकर फिर कई भीषण शर लक्ष्मण पर चलाये। 
तब, लक्ष्मण ने ऋुद्ध होकर एक अद्धंचंद्र बाण से उसका धनुष काट डाला, सात बाणों से 
उसकी ध्वजा को गिरा दिया, एक बाण से सारथी का सिर काट डाला, दस बाणों से 
उसका वक्ष विदीर्ण करके चार बाणों से रथ के अब्वों को मार गिराया । तब रावण का 
पुत्र स्वयं सारथी' तथा रथिक बनकर सौमित्र पर भयंकर दरवर्षा करके अट्टहास करने लगा। 
तब सौमित्र ने स्वयं रथ चलाते हुए युद्ध करनेवाले इंद्रजीत को लक्ष्य करके तीक्षण बाण 
चलाये, जिनके लगने से रावण का पुत्र मूच्छित हो गया । 


खुद्धकाडे ३९९ 

कुछ ही समय के पदचात्‌ इन्द्रजीत की चेतना लौट आई । वह चिंतित होकर 

सोचने लगा--यह कैसी विचित्र बात हैँ कि एक मानव ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया । 

इसके पहले के युद्धों में मेने कभी ऐसी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया था । समय की 

गति प्रबल हैं; कोई उसके प्रतिकूल जा नहीं सकता।” इस प्रकार चिता से पीड़ित हो वह 

दीर्घ निःइवास छोड़ते हुए धनुष पर बाण का संधान करने की इच्छा नहीं रहने के कारण 
चुपचाप शत्रु को देखता रहा । तब सभी देवता रामानुज की प्रशसा करने लगे । 


इंद्रजीत के कांतिहीन तथा विवर्ण मुख को देखकर वानर हर्ष-ध्वनि करने लगे । 
तब वीराग्रणी प्रमाथी, मेरु-सद्श विश।लकाय एवं मेघनिःस्वत शरभ तथा ऋषभ ने पर्वत- 
श्रुगों को, इन्द्रजीत के रथ पर फेंककर अइ्वों के साथ रथ को भी नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । 
इस पर विपुल क्रोध से इन्द्रजीत ने सिहनाद करके विभीषण के ललाट को तथा लक्ष्मण के 
वक्ष को लक्ष्य करके तीन-तीन पैने बाण चलाये और धनुष का टंकार करते हुए सिह-गर्जन 
किया । तब विभीषबण ने क्रोधोन्मत्त हो, आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा करते हुए पाँच 
बाण ऐसे चलाये कि वे उस राक्षस के वक्ष को पार कर निकल गये। तब इच्द्रजीत ने 
क्रोध से अपने पिता (विभीषण) पर आग्नेय बाण चलाया । उसको आते देखकर लक्ष्मण ने वारुणास्त्र 
का प्रथोग किया | दोनों शर आपस में टकराकर पृथ्वी पर गिर पडे । उसके पश्चात्‌ उस 
राक्षस-कुमार ने उरगास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने गरुड़ास्त्र के प्रयोग से उसको विफल कद 
दिया। फिर, उसने कुबेरास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने ऐदन्द्रास्त्र से उसे खंडित कर डाला । 
तब दानव ने गंधर्वास्त्र चलाया, तो लक्ष्मण ने उसे रौद्रास्त्र से काट डाला। उन दोनों का 
युद्ध प्रलय-काल में प॒थ्वी की दशा का स्मरण दिला रहा था। उस समय सौभित्र की रण- 


क्लान्ति को मिटाने के लिए मानों, मंद-मंद पवन चलने लगा । 


तब लक्ष्मण ने यम की भाँति कर हो इन्द्रजीत को देखकर अपने धनुष की ऐसी 
ध्वनि की कि दिशाएँ विदीर्ण-ती हो गई । और, उसके पद्चात्‌ उन्होंने भयंकर सिंहनाद 
करके, देवेन्द्र से प्राप्त ऐन्‍न्द्रासत्र को अपने धनुष पर चढाया और कहा--यदि रामचन्द्र 
धर्मात्मा हें, यदि देवी सीता पतिब्रता है, यदि देवताओं की कृपा मुझ पर है, यदि इन्द्र 
आदि देवताओं का हित (इन्द्रजीत के अंत से) होनेवाला है, तो यह महान्‌ शर इन्द्रजीत 
का सिर काट देगा। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने लक्ष्य साधकर इन्द्रजीत पर वह बाण 
चलाया । रत्न की नोक से सुशोभित वह बाण, समस्त आकाश में व्याप्त हो, घोर बज्र के 
समान भीषण रूप धारण किये हुए, क्र गति से चल पड़ा । उस दर ने विहगेन्द्र के सद्श 
बेग के साथ, सर्प के मुख से निकलनेवाले अग्नि-कणों की चंचलता लिये हुए, सर्य-बिब की-सी 
भयंकर दीप्ति से प्रज्वलित होते हुए, अपनी कांति से पृथ्वी तथा आकाश को भरते 
हुए उग्र दंड देने के उद्देश्य से भयंकर बनकर उस राक्षसेन्द्र के पुत्र पर आक्रमण किया । 
उस महान्‌ उद्ृण्ड अस्त्र ने अनुपम मणिकुंडलों तथा ललित अरुण अक्षतों से अलंकृत इन्द्रजीत 
“के सिर को मुकुट के साथ पृथ्वी' पर गिरा दिया, मानों (लक्ष्मण ने) लंका की निधि सिद्ध 
करने की इच्छा से प्रेरित हो, उसके पहले बलि देने के लिए, एक जंगली भैसे का सिर 
काट लिया हो । यद्ध-क्षेत्र में गिरे हुए इन्द्रजीत को देखकर, लक्ष्मण विजय-लक्ष्मी से 


३९५२ रंगना एसयायगे 


संपन्न हो, अत्यंत हर से दिशाओं को कँपाते हुए शख बजाया, धनुष का भीषण टकार 
और सिहनाद किया । उस समय अप्सराएँ नृत्य करने लगी और गधर्वों ने अपने मधुर 
संगीत से लोगों को आनंद पहुँचाया । 

तब विभीषण ने अत्यधिक हर्ष से लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और सभी वानर 
हर्ष मानने लगे । हतशेष निशाचर त्रस्त हो, वानरों के आक्रमण के समक्ष खड़े रहने का 
साहस न कर सके और अपने चरणों के आधघातों से पृथ्वी को कंपाते हुए, अपने आयुधों 
को जहाँ-तहाँ फेंककर, प्राण लेकर भागने लगे । कुछ राक्षस लका की ओर भागें, कुछ 
पर्वंत-शंगों पर चढ गये; कुछ समुद्र में कूद गये और कुछ गुफाओं में जाकर छिप गये । 
तब अग्निदेव अपनी स्वाभाविक दीप्ति से जलने लगे, सूर्य प्रखर तेज से भासमान होने 
लगा, सातो समुद्र अत्यंत स्वच्छ हो गये; दिशाओं में आच्छादित कुहरा हट गया, गगन 
प्रसन्न दीखने लगा, और पृथ्वी निष्कप दिखाई पडने लगी । तब हनुमानू, शतबली, नल, 
पनस, दारभ, ऋषभ, अतुल पराक्रमी अंगद, अतिबली सुग्रीव, दधिमुख, गज, गवय, गधमादन, 
द्विविद, मैन्द आदि वानर-नेताओं ने आकर लक्ष्मण को प्रणाम किया और बडे हर्ष से उनकी 
प्रशंसा करने लगे । समस्त देवताओं ने भी लक्ष्मण की प्रशसा करते हुए पुष्प-वृष्टि की । 
वानरों ने विजय-गरव से सिंहनाद किया । परिमल से यक्‍त मद पवन धीरे-धीरे चलने लगा। 
चकि, लक्ष्मण विष्ण के अंश से सभूत थे, उनके हाथों यद्ध में मरे कपटी राक्षस, शरीर तजकर, 
पद्चम सागर में डबनेवाले सूर्य की भाँति विष्ण-सायुज्य को प्राप्त हो गये । सूर्यवश की कीत्ति को 
सब दिद्याओं में व्याप्त करते हुए लक्ष्मण ने वहाँ एक विजय-स्तंभ प्रतिष्ठित किया और बानरों, 
विभीषण तथा हनमान्‌ के साथ शीघ्र रामचन्द्र की सेवा में पहुँच गये । वहाँ पहुंचकर उन्होने राम 
के चरण-कमलों में झूक्कर प्रणाम किया । तब, राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया 
और आनंदाश्रुओं से अभिषिकत करते हुए, उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया । लक्ष्मण के 
शरीर पर वीर-पुलक के सदृश लगे हुए बाणों को देखकर उमड़नेवाले अपार दु:ख तथा 
मेंघनाद की मृत्यु के अत्यधिक हर्ष से राम मूच्छित-से हो गये । किन्तु, वे शीघ्र ही समल गये 
और सूर्य-पुत्र को तथा विभीषण को अपने भाई लक्ष्मण को दिखाकर यों कहने लगे-- 
युद्ध में अजेय होकर आज इसने कैसी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया है । असंख्य दिव्य 
शस्त्रास्त्रों से संपन्न इन्द्रजीत का इसने वध किया है । अतः, अब यह निश्चित ही है कि महान्‌ 
दक्ति-संपन्न रावण मेरे हाथों मरेगा । - उसका वेभव और उसका बल, आज उसके पूत्र की 
मत्य के साथ ही समाप्त हो गये । असंख्य दास्त्रों से संपन्न तथा समस्त राक्षसों का आधार 
अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से रावण मेरे साथ युद्ध करने के लिए 
समस्त आयधों से ससज्जित होकर, दुर्वार गति से आवे, तो भी मे अपने पैने बाणों से, 
चतुरंगिणी सेना के साथ दशकठ का खंड-खंड करके भूतों को बलि चढा दूगा । 


इसके पदचात्‌ राम ने सुषेण को देखकर कहा--हे वानरोत्तम, तुम ओषधी-शेल स 
श्रेष्ठ प्रभा-विलसित विशल्यकरणी ले आओ और लक्ष्मण, विभीषण तथा अन्य वानरों के 
दरीर पर लगे बाणों के घावों की पीड़ा को दूर कर दो । सुषंण ने राम के आदेश का 
पालन किया और वे सब स्वस्थ-गात्र हो गये । सूर्य-पुत्र की आज्ञा से, सभी वानरों ने 


युद्धकांड । ३९३ 


चंद्र तथा सूर्य-लसम विलसित राम-लक्ष्मण को अलक्षत किया । राम-लक्ष्मण, रवि-पुत्र, राक्षस- 
राज विभीषण, हनुमान्‌, सृषेण, शतमन्यु का पोता जांबवानू, नील आदि वानरनायक, 
पौलस्त्य-वंशजों का एकमात्र आधार उस वीरवर इंद्रजीत की मृत्यु पर हर्ष मनाने लगे। 


१०९. इन्द्रजीत की मृत्यु पर रावण का शोक 

युद्ध६मूमि से भागे हुए हतशेष राक्षस लंका में पहुँचे और लोक-कंटक रावण को 
देख, शोकात्त हो यों कहने लगे--हे देव, इंद्र के वैरी आपके पूत्र ने अपने अनुपम भुज- 
बल से असंख्य वानरों का संहार किया । उन्होने देवताओं को आइचर्य-चकित करते हुए 
अपने दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से लक्ष्मण को भी व्याकुल कर दिया और युद्ध करते हुए 
निदान लक्ष्मण के हाथों से मृत्य को प्राप्त हुए । यह समाचार सुनते ही रावण अत्यधिक 
शोक से व्याकुल होकर बहुत समय तक मूच्छित होकर पड़ा रहा । फिर, वह सचेत होकर 
शोक-सागर में डबे हुए कहने लगा-- हाय, वंशवद्धंन, हें महावीर, हाय दानशील, हें शूर- 
वीर, शतमन्यु को सहज ही जीतनेवाला तुम्हारा शौयें आज किसने दबा दिया ? इंद्र 
आदि दिक्‍्पाल और गगनचारी जीव तुम्हारा नाम लेते ही भयभीत होकर भागते थे । 
ऐसी तुम्हारी भयंकर शक्ति के समक्ष खड़े होकर एक साधारण मानव ने तुम्हारा दर्प-दलन किया ! 
प्रचंड क्रोध से तुम अपने भयंकर कोदंड को सभाले हुए युद्धक्षेत्र में खड़े हो जाते, तो 
यम भी तुमसे परास्त हो जाता था । ऐसी तुम्हारी वह शक्ति कहाँ नष्ट हो गई ? 
क्या देव-गति वाम हो गई है ? अन्यथा, हे इन्द्रजीत, आज यम तुमसे भी अधिक प्रबल 
कैसे हो गया ? तुम्हारे पैने शर आइचर्यजनक ढंग से मंदराचल को खंड-खंड कर देने 


0. 


में समर्थ थे । तुमने युद्ध-भूमि में कई बार सहज ही राम-लक्ष्मण को परास्त किया था। 
हे पत्र, आज उस शक्ति को खोकर तुम सौमित्र के हाथों मारे गये । हे देवशत्रु, तुम्हारी 
मृत्यु से देवता तथा मुनि अत्यंत हित होंगे । प्रलय-काल के घन-गर्जन-सदृश तुम्हार सिहनाद 
करते ही समस्त लोक भयभीत हो जायेंगे । तुम सभी देवताओं के लिए अजेय थे । ऐसे 
तुम एक क्षद्र जीव की भाँति मारे गये । हाय, ब्रह्मा का लेख मिटाने में तुम असमर्थ ही 
रहे । आज समस्त चराचर जगत्‌ विक्रम तथा वीरों से थून्‍्य दीख रहा हँ । हाय पुत्र, 
तुम्हारी शक्ति का भरोसा किये हुए था, आज तुमने मुझसे अलग होकर मुझे देवताओं के उपहास 
का पात्र बना दिया । क्‍या, तुम्हारे लिए यह उचित था ? आज राक्षस-स्त्रियों का विलाप 
मझे अपने कानों से सनना पड़ रहा है । तुम अपना युवराजत्व, अपनी लंका, अपने इष्ट 
बंधुओं, अपनी माता, स्त्रियों तथा पुत्रों को त्याग कर कैसे चले गये ? हाय पुत्र, तुम कहाँ 
चले गये ? उस दिन तुमने यम को जीत लिया था, ऐसे बलशाली तुम आज उसी के 
नगर को कैसे गये ? पुत्र बड़ी भक्ति से अपने पिता के क्रिप्रा-कर्म करता हूँ । "आज वह 
कर्म नही रहा; आज मुझे ही तुम्हारा क्रिप्रा-कर्म करना पड़ रहा है । अब में क्या कहूँ और 
क्या करूँ ? राम-लक्ष्मण, रवि-पुत्र, राक्षस-पालक विभीषण तथा भयंकर पराक्रमी वानर, 
शलों को समान मेरे हृदय में गड़े हुए हैं । हे पुत्र, उन हृदय-शूलों को निकाले विना ही 
तुम कहाँ चले गये ? तुम मेरी विजय थे, मेरे तेज थे, मेरे पुण्य-फल थे, मेरे भाग्य थे, 
मेरे शौय थे, मेरी गति थे, मेरी कीत्ति थे और मेरा सर्वस्व तुम ही थे, तुम्हार जसे पुत्र की 
7० 


३९9 एन? रच्परयर्ण 


मृत्यू मेने देखी । अब मेरा जन्म किस प्रयोजन का ? इस विपत्ति-रूपी समुद्र को पार॑ 
करने का साधन ही क्‍या है ? में अबतक यही विश्वास किये रहा कि तुम्हारी सहायता 
से में राम को जीत लूगा । वह विश्वास अब नष्ट हो गया है। मेरी सभी आशाएँ समाप्त 
हो गईं । अब में इस शोक-दावानल में जल नहीं सकता ।” इस प्रकार, आत्तंनाद करते 
तथा बार-बार शोक करते हुए, अस्थिरमति हो, रावण कितनी ही बार मूच्छित होता रहा । 
दशकंठ के विवेकी मंत्री उसे सात्वना देने तथा समभाने लगे । रावण बार-बार सँभलकर 
रोष तथा शोक से, भोहें तानता, और चारों दिशाओं में क्रमशः: अपनी कुद्ध दृष्टि केन्द्रित 
करता । जिस दिशा में उसकी क्र॒ुद्ध दृष्टि पड़ जाती, उस दिशा में स्थित राक्षस भय से 
सिकुड़ जाते। निदान, राक्षसेश्वर ने अपने उम्र दाँतों को पीसते हुए, अपने दसों मुखों के 
नेत्रों से अग्निन्‍क्णों की वर्षा करते हुए अपने मंत्रियों को देखकर कहा--मैंने अविरत 
तप से ब्रह्मा को संतुष्ट किया और असंख्य दास्त्रास्त्रों को प्राप्त किया । मेने युद्ध में न 
कभी अपजय प्राप्त की, न कभी अपने मन में शोक का ही अनुभव किया । शिवजी को 
संतुष्ट करके नील मेघ के सदुश जो कवच मेने प्राप्त किया है, उसे धारण करके यदि में 
अपने र॒थ पर युद्ध के लिए जाऊँ, तो क्या, स्वर्ग के अधिपति भी मुझे जीत सकते हें? 
उस दिल में ब्रह्म से जो धनुष-बाण प्राप्त किये थे, उन्हें शीघ्र ले आओ । आज में अपने 
पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए शीघ्र शत्रुओं पर आक्रमण करूँगा और राम और लक्ष्मण 
तथा वानरों को जीतूंगा ।! इतना कहकर वह मन-ही-मन प्रलय-काल की अग्नि की भाँति 
जलते हुए ताल ठोंककर सभी दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए विविध वाद्यों के निनाद 
के बीच युद्ध के लिए चल पड़ा । अत्यंत क्रोध से वह गरजकर कहने लगा--राम ने 
सीता को प्राप्त करने के लिए मेरे भाइयों, पुत्रों, बंधुओं तथा सैनिकों का नाश किया हैं । 
इंद्रजीत ने माया सीता का भी वध किया । मेरे सभी उपाय निरथेक हो गये। में अभी 
जाऊंगा और असली सीता का ही वध करके अपना प्रतिशोध लूगा ।' 


- ११०. रावण का सीता का वध करने के लिए जाना 


इस प्रकार कहने के पदचात्‌ वह चंद्रहास को अपने हाथ में लेकर अपने पदाघात से 
पृथ्वी को कपाते हुए अशोक-वबन की ओर चल पड़ा । तब वृद्ध राक्षस-मंत्री आपस में 
परामर्श करने लगें--क्या दशकंठ उन दाशरथियों को अपने पैने बाणों से जीत नहीं सकता । 
इसने लोक-पालकों की परवाह न करके युद्ध में उन्‍हें जीत लिया था; मझुतों को भयंकर 
यूद्ध में परास्त किया; नौ ब्रह्माओं को जीत लिया; आठ क्सूओं का दर्प चूर कर दिया; 
अपने प्रताप से नवग्रहों को दबा दिया; बारह आदित्यों को झुका दिया; ग्यारह रुद्रों को 
जीत लिया; गंधवें, यक्ष, राक्षस, उरग, गरुड़ तथा भयंकर दानवों को भयभीत करके अपने 
वश में कर लिया । ऐसी दशा में इसके सामने मनुष्यों की शक्ति ही कितनी है ? क्रोध 
में आकर पतिकन्नता स्त्री को मारना उचित नहीं है ।' 
' . उसी समय रावण यम की भाँति लोक-भयंकर रूप धारण किये हुए जानकी का वध 
कंरने के उद्देश्य से अश्ोक-वन में पहुँच गया । उस पापात्मा की क्र॒द्ध दृष्टि को देखते 
हीं बह साध्वी भय से सिकुड़-सी गई। भयंकर ग्रह के समक्ष भयाक्रांत हो पड़ी हुई रोहिणी 


खद्धेकोड ३९.९ 


की भाँति वह सीता रावण को देख सोचने लगी--हाय भगवन्‌, इस दुरात्मा के हाथों से 
मृझे इस प्रकार मरना पड़ रहा है । कदाचित्‌ इद्रजीत की मृत्यु का समाचार जानकर 


मुझे मारने के लिए यह आ रहा हैँ अथवा उन राम-लक्ष्मण को जीतकर मुझे मारने के 
उद्देश्य से यहाँ आ रहा है, मुझे जान नहीं पडता । क्‍या, इसी के हाथ मरना विधि ने 
मेरे भाग्य में लिखा है ? हाय, अब में क्‍या करूँ ? हाय भगवन्‌, तुमने अत्यंत पुण्यात्मा 
राम-लक्ष्मण को अनेक संकटों में डाल दिया है । इस प्रकार, वह कमललोचनी विलाप 
करती हुई, अपने मन में रघ्राम की म॒र्त्ति प्रतिष्ठित करके दुःख-विवश होकर मूच्छित हो गई । 
पृथ्वी पर पड़ी हुई सीता को देख दशकंठ उनकी तरफ आगे बढ़ा । तब सभी 
राक्ष)। हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगें--यह भयंकर कृत्य अनुचित है ?” उसी समय 
महान्‌ मतिमान्‌ तथा नीतिवान्‌ सुपादर्व नामक राक्षस रावण के निकट पहुँचकर निर्भय 
हो रावण को उपदेश देने लगा किहे दानवेंद्र, तुम्हारे पितामह पुलस्त्य हें; तुम्हारे पिता 
धर्मात्मा, नीतिज्ञ तथा थशस्वी विश्ववस्‌ है, तुम स्वर्य बेंद तथा आगमों के ज्ञाता हो, अपने 
महत्व का विचार किये विना तुम ऐसे दुष्कर्म करने पर क्‍यों उतारू हुए हो ? उत्तम 
स्त्रियों का स्पर्श करको उनका वध करना महापाप है। इसलिए, तुम यह विचार छोड़ दो । 
तुम अपना सारा क्रोध कल युद्ध में राम-लक्ष्मण पर दिखाना । इस प्रकार कहकर 
सुपाइवं ने रावण के हाथ से चंद्रहास छीन लिया और रावण को अपने साथ वहाँ से 
ले आया । वहाँ से लौटकर दशकंठ मन-ही-मन शोक से पीड़ित होते हुए अपने मंत्रियों 
तथा बंधुमित्रों को सभा-मंडप में बुलाया और अपने पुत्र के गुणों की बार-बार प्रशंसा 
करते हुए शोक प्रकट करने लगा । 


१११. इन्द्रजीत की स्त्री सुलोचना का शोक 


अंतः:पुर की स्त्रियाँ इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक प्रकट करने लगी? 
तो उसे सुनकर आदिशेष की पुत्री सुलोचना को अपने प्राणताथ की मृत्यु का समाचार 
ज्ञात हो गया । वह तुरंत शोक से अभिभूत होकर, मूच्छित गिर पड़ी । बड़ी देर तक 
सहेलियों की परिचर्या के उपरान्त, वह किचित्‌ सचेत हुई और अपने प्राणेश्वर का स्मरण 
करती हुई विविध रीतियों से यों प्रलाप करने लगी--हिय प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, क्‍या, 
एक साधारण मनुष्य ने तुम्हें परास्त किया है ? हाय, वह पापी ब्रह्मा हमारे प्रेम को नहीं 
देख सका । इसीलिए उसने हम दोतों को अलग कर दिया हैँ । जब कभी तुम बाहर 
जाते थे, तब मुझसे कहकर जाते थे। इस बार भी तुम मुभसे कहकर जाते, तो 
शत्र्‌ के हाथों तुम्हारी ऐसी मृत्यु नहीं होती । मेरे पिता ने जब तुम्हारे साथ बड़ी प्रीति 
से मेरा विवाह किया था, तब उन्होंने तुमसे कहा था, यदि तुम विजय की आकांक्षा करते हो, 
तो जाने से पहले सभी कार्यों की सूचना अपनी, स्त्री को देकर जाना । तब तुम ब्रह्मा 
तथा शिव के लिए भी अजेय बनोगे । नरों की तो बात ही क्‍या ?” उसके परचात उन्होंने 
मुझे एक शिरोरत्न देकर कहा था, हें पुत्री, जब तुम्हारे पति शत्रुओं पर आक्रमण करने 
जायें; तब तुम इस मणि से उनकी आरती उतारकर उन्हें भेजना । ऐसा करो, तो वे 
कत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अवश्य लौट आयेंगे । उनके इन प्रिय वचनों को भूलकर 


९९६ एंगनाथ रएायायण 


तुम शत्रुओं के दिव्य शरों से युद्ध-भूमि में निहत हुए ।” इस प्रकार, प्रलाप करती हुई 
उसने मन-ही-मन अपने प्राण, अपने प्राणेश्वर के चरणों पर समर्पित कर लिये । उसके 
पश्चात्‌ अपने पुत्रों को देखकर उस सुदरी ने कहा--हे पुत्रो, शोक-रूपी गम्भीर समुद्र में डूबने 
को परचात्‌ भी किस बात का भय हो सकता है ? विभीषण तो हैं ही । वे अवश्य तुम्हारी 
रक्षा करेंगे। अतः, तुम श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होते हुए उन्नति करो । अब मेरा जीना उचित 
नहीं है । में अवश्य अपने प्राणेइवर की सेवा में जाऊँगी ।' 


इस विचार से मन-ही-मन हर्षित होती हुई, वह अपने मन की इच्छा को दृढ़ 
बनाती हुई, अत्यधिक कलान्ति से चीत्कार करती हुई अपने पैरो को घसीटती हुई किसी 
प्रकार रावण के सभा-मण्डप में पहुँची । वहाँ पहुँचकर वह सूदरी आँखों से अश्रुधारा बहाती 
हुई बड़ी नम्नता से अपने ससूर से कहने लगी--हे दानवेन्द्र, पति से वंचित हुई पत्नी का 
यहा! धर्म हैं कि वह पति के साथ ही इस संसार को त्याग दे। अतः, मृझे अभी पति के 
साथ जाना चाहिए। आप अपने सैनिकों तथा मित्रों के द्वारा मेरें पति का शव मँगवा 
दीजिए ।' 

उस साध्वी के वचन सुनकर राक्षसराज बड़ी देर तक चिंता में घुलते हुए चुप 
रहा, फिर कहने लगा--हे साध्वी, तुम्हारे पति का शरीर युद्ध-क्षेत्र मे शत्रुओं के बीच में 
पड़ा हुआ है । यदि में जाकर माँगू भी, तो क्‍या, वे मुझे वह शरीर देंगे ? अतः, यह कार्य 
मुभसे नहीं हो सकंगा । अब आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसे करो । में क्‍या कहूँ ? 
हें पुत्री, कोई ऐसा कार्य नहीं है, जिसका ज्ञान तुम्हें न हो । अपनी बुद्धि के अनुरूप मेने 
तुम्हें यह परामर्श दिया है ।' 


तब उस पद्मलोचनी ने उससे कहा--हे दानवेन्द्र, आपने अपने हाथ से कलास 
पर्वेत को उठाकर शिवजी को भी भयभीत किया था। आप तीनों लोकों को जीते हुए 
महान्‌ वीर हें । देवेन्द्र को भी परास्त किये हुए महावीर के सम्मुख नर और वानरों की 
शक्ति कितनी है ? नरो तथा वानरों के मध्य पड़े हुए आपके वी'र-पुत्र का शरीर लाने 


७] 


में आप अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैँ । कदाचित्‌ यह कुसमय का ही प्रभाव है कि 


हक] 


आप इस प्रकार कह रहे है । पति-हीना तरुणियों को यदि घर के बाहर कार्यवश जाना 
पड़े, तो धर्मं यही बताता है कि वे अग्नि को साथ लेकर जायेँ । आप मेरे निवेदन को 
बुरा मत मानिए और म्‌झे जाने की आज्ञा दीजिए । में स्वयं जाकर अपने पति का शरीर 
ले आऊंँगी ।' 
दशकंठ ने उस रमणी को जाने की अनुमति दी, तो उसने अपने इवशुर को प्रणाम 
किया और आषाढ़ 'मास की बिजली के सदृश दीखनेवाली अपनी देह की कांति की किरणें 
भूमि तथा आकाश में व्याप्त करती हुई, निश्चल बुद्धि से वह सूंदरी आकाश-मार्ग से चल 
पड़ी ।. सभी वानर-वीर आश्चर्य -चकित हो उस कमललोचनी को देखकर सोचने लगे-- 
'कदाचित्‌, देवताओं ने स्वर्ग-लोक से इस श्रेष्ठ सुदरी को राम देव के पास भेजा होगा, 
अथवा अपने पुत्र की मृत्यु के दुःख से पीड़ित हो रावण ने अपना दर्प त्यागकर सीता को 


रथ पर बिठाकर, भेज, दिया होगा; अन्यथा किसी देवकांता को इतने वेग से यहाँ आने 


। खद्धकांड ३९७ 


को आवश्यकता ही क्‍या थी ? अंगद, सुग्रीव, हनुमान्‌ तथा युद्ध-भूमि में रहनेवाले सभी 
वानर-नेता राम-लक्ष्मण के निकट पहुँचकर आइचर्य प्रकट करने लगे । उस समय परम 
प्रावन, पवन-पुत्र ने आकाश-मार्ग से आनेवाली उस रमणी को देखकर रामचद्र से कहा-- 
हे देव, यह मानिनी, देवकांता नहीं है और राम की पत्नी भी नहीं है । यह कोई पति- 
हीना स्त्री है; उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है । वहाँ उस रमणी' के रथ पर देखिए, भस्म से 
आवृत अग्नि दिखाई दे रही हैं ।' 
११२ सुलोचना का राम की स्तुति करना 

इतने में वह रमणी शीघ्रगति से उस स्थान पर पहुँचकर रथ से उतर आई। 
क्षण कटि से विलसित वह रमर्णी एसी दीखती थी, मानों स्वर्ण-प्रतिमा हो या नवजात 
मोती हो, अयवा नव-यौवना राजहंसिनी हो। वह अपनी आँखों से अश्रु बहाती हुई, 
चकराती हुई, चीत्कार करती हुई, मंद-गति से राघव के सम्मुख पहुँच गई और उन्हें साष्टाग 
दण्ड-प्रणम करके, हाथ जोड़कर कहने लगी--हे रवि-कुलांबुधि सोम, हे रामाभिराम, हे 
विमल गुणधाभ, हे शत्रुविनाशी, हे मेघश्याम, हे कमलनेत्र, हे विमल चरित्रवान्‌, हे हिमगिरि- 
सम धीर, हे ललित-मधुर-वचन-कुशल, हे लावण्य-निधि, हे जन-नायक, आपके चरणों की सेवा 
से मेरे सभी पाप दूर हो गये ।' 

इस प्रकार, राम के समक्ष स्तुति करती' हुई, विनय के साथ वह खड़ी हुई | तब 
राम की आज्ञा से सूर्यपुत्र ने कहा--हे सुंदरी, तुम कौन हो ? तुम्हारे यहाँ आने का क्‍या 
कारण है ? तुम्हारा नाम क्‍या है ? तुम्हारे पति कौन हैं ? तुम किसकी पूत्री हो ? तुम 
अपना वृत्तांत सुनाओ।” तब वह आसू बहाती हुई कहने लगी--हे भानु-पुत्र, मेरे पिता 
आदिशेष हें; मेरा नाम सुलोचना है; मेरे पति वह पुण्यवान्‌ू, बहुभोग-भाग्य-संपन्न, बाहुबली, 
महा तेजस्वी, युद्ध में भयंकर, इन्द्र-विजयी, महान्‌ श्र, दशकंठ तथा मदोदरी के पुत्र 
मेघनाद हैं ।' 

इतना कहने के पह्चात्‌ उस रमणीं ने राम को देखकर शोकाभिभूत होकर कहा-- 
है राघवेन्द्र, आपने युद्ध-भूमि में ऐसे महान्‌ शूर का वध किया है । कृपालु होते हुए भी 
आपने कैसे उनका संहार किया ? हे सूर्यकुलतिलक, ऐसा महान्‌ विक्रमी अब आगे कहीं 
जन्म लेगा ? आप जानते ही हे कि पति की वियोगाग्नि से सती स्त्री अत्यधिक परितप्त 
होती हैँ । में अपने पति को खोकर वैधव्य-दु:ःख का कैसे सहन कर सकूगी ? हे शरणार्थी- 
त्राण, हे दयामय, हे परिपूर्णहदय, हे शुभ-गुण-संपन्न, मे आपकी शरण में आईं हूँ । 
शरणागत की रक्षा करने की आपकी टेक हैँ । मेरे पति को प्राण-दान देकर आप अपने 
प्रण की रक्षा कीजिए । पति-भिक्षा देकर मुझे जीवन प्रदान कीजिए ।' 

सुलोचना की कातर प्रार्थना सुनकर, दया-मूर्ति राम का हृदय पिघल गया और 
वे उस रम्णी के पति को पुनर्जीवित करने की बात सोचने लगे । यह समझकर हनुमान्‌ ने 
राम से निवेदन किया--हे राघव, आप तो सर्वज्ञ है । उस ब्रह्मा का वचन टाल देना 
आपको उचित नही है । हे राजन, आपको ब्रह्मा की मर्यादा रखनी चाहिए । तब राघव ने 


#०-ज 


पवन-पुत्र की बातों पर विचार करके कहा--हे कमलाक्षी, तुम अगले जन्म में अपने 


ढ९5 श्यनएथ एयायण 


पति के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अगणित संपत्ति के साथ चिर काल तक 
सुख-भोग करोर्गग और उसके पश्चात्‌ तुम दोनों वैकुण्ठ में अपना इच्छित सुख 
प्राप्त करोगे ।' 

राम के वचन सुनकर वह स्त्री हर्षित हुई और विनयपूर्वक उस दयामय राम की 
स्तुति यों करने लगी--'हे दया-समुद्र, हे अमल-गुण-धीर, हे साधुजन-आश्रित, हे सेतु-बंधक, 
आप कपा करके मेरे पति का शव मेँगा दीजिए । मुझे अब श्ञीघत्र नगर को लौट 
जाना चाहिए । तब सुग्रीव ने उस स्त्री से कहा--हे कमलनयनी, यदि तुम पतिक्नता हो, 
तो बिना विलंब जाकर अपने प्रिय पति से अपना सारा वृत्तांत कहो ।' यह सुनकर वह 
साध्वी शीघ्र युद्धक्षेत्र में पहुँच गई । वहाँ उस चंचलाक्षी ने अपने पति के कटे हुए 
सिर को देखकर कई प्रकार से रुदन करने लगी । फिर, अपने पति के शरीर के पास 
पहुँचते ही उमड़ते हुए दुःख से वह मूच्छिंत होकर गिर पड़ी । कुछ समय के उपरान्त वह 
सचेत हुई और अपने प्राणेश्वर के शरीर पर गिरकर ऊँचे स्वर में हाहाकार करती हुई 
विलाप करने लगी । फिर वह घैय धारण किये हुए स्थिर हो खड़ी हुई और सत्य की 
प्रभा से दीप्त होती हुई यों बोली--यदि मेने मन-वचन-कर्म से पति की भक्ति की हो, 
यदि मेंने धर्माचरण में पति को ही दैव मानकर पातित्रत्य धर्म का पालन किया हो, तो 
मेरे पति पुनर्जीवित होकर मुभसे संभाषण करें ।' 

सुलोचना ने आत्मविश्वास के साथ जब ऐसे वचन कहें, तो दशकंठ के पुत्र ने 
आँखें खोलकर कहा--हे रमणी, मेरा वध करानेवाले तुम्हारे पिता ही तो है ? मुझे 
जीतने की शक्ति दूसरों में कहाँ है ? तुम को दुःखी होने की कोई आवश्यकता नही है। 
अपने ऋणानुबंध के अनुसार ही पति अपने पत्नी के साथ रहता है । संयोग तथा वियोग, 
दोनों, जीवों के लिए ब्रह्मा के द्वारा विधान किये जाते है । समय की गति प्रबल हैं, 
इसलिए मेरी मृत्य हुई हैं। अब तुम जाओ ।” इतना कहकर उसने अपनी आँखें बंद कर लीं। 
सुलोचना मन-ही-मन अत्यंत दुखी हो, वहाँ से चलकर राम के पास आईं और 
उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से उनकी प्रशंसा करने लगी । 
तब रघुराम ने अंगद को बुलाकर कहा--इस रमणी को उसके पति का शरीर 
दिला दो ।' 


अंगद ने राम की आज्ञा मानकर सुलोचना को उसके पति का शरीर दिला दिया । 
सुलोचना उस हाव को लिये हुए बड़ी भक्त्ति से राम की आज्ञा प्राप्त कर वहाँ से शीघ्र लंका- 
नगर को रवाना हुई। वह सीधे अपने अंतःपुर में नहीं गईं, किन्तु अपने पति के शरीर 
को एक योग्य स्थान में रखकर, उसकी रक्षा के लिए सैनिकों को नियुक्त करके, उसके पद्चात्‌ 
अंतःपुर में गईं । वह बहुत समय तक अत्यधिक चिंता में निमग्न रही और उसके पदचात्‌ 
अपने प्रिय पुत्रों को पास बुलाकर आँखों से अश्रुधारा बहाती हुई, उनके शिरों को सूंघा, 
गालों का बड़े स्नेह से स्पर्श किया और फिर उन्हें हृदय से लगाकर कहा--हें पूत्रो, 
तुम्हारे मुह देखते रहने का सौभाग्य मुझे भगवान्‌ ने नहीं दिया है । अब इस पृथ्वी पर 
जीना मेरा धर्म नहीं है, इसलिए अवश्य में सहगमन करूँगी । अब तुम्हारा यहाँ रहना भी 


ईद्धकौड ३९९ 
उंचित नहीं है । इसलिए तुम पाताल-लोक में चले जाओ । अपने नाना आदिश्येष के घर में 
तुम विना संकोच के स्थिरबुद्धि से युक्त हो रहो ।” यों कहकर सुलोचना ने उन्हें शीघ्र 
वहाँ से भेज दिया । 

उसके पश्चात्‌ वह थर-थर काँपती हुई दशकंठ के सम्मुख गई और मुरभाये हुए 
अपना मुख भुक्राये आँसू बहाती हुईं, गद्गद कंठ से, हाथ जोड़कर भक्ति से प्रणाम किया 
और अपने राम के पास जाने तथा छाव लाने का वृत्तांत उसे सुनाया और अंत में कहा-- 
राम की दयालुता, लक्ष्मण का अतिशय स्नेह, विभीषण की सद्हृदयता तथा वानर-वीरों 
का पराक्रम आदि अद्भुत हे । यह सुनते ही रावण का मुख कांतिहीन हो गया । उस 
रमर्णी के साहस, विवेक, न्याय, विचक्षण महिमा, पति-भक्ति तथा (शव के लाने में) उसकी कुशलता 
आदि के संबंध में सोचकर उससे कुछ कहते नही बना। प्रत्युत्तर देने में हिंचकनेवाले अपने श्वशुर 
को देखकर सुलोचना ने कहा-- हें असुराधीश, विधि-विधान को लेकर अब मन-ही-मन चिंतित 
क्यों होते हैं ? में अब एकनिष्ठ होकर सती हो जाऊँगी । आप मुझे जाने की अनुमति 
दीजिए ।' 

तब व्याकुल चित्त से रावण ने अपनी पुत्र-वध्‌ को देखा, और ऐसी साहसवती तथा 
बुद्धितती नारी को सहगमन करने से रोकना असंभव समभकर कहने लगा--हे कमलाक्षी, 
अब में तुम से क्या कह सकता हूँ ? तुम्हारे मन की इच्छा क्‍या है, कौन जाने ? अपने 
प्रिय ज्येष्ठ पुत्र का वध कराकर, में भय तथा शोक के समुद्र में डबा हुआ हूँ । मुझे कुछ 
सूभता नहीं है। अतः, तुम जैसा चाहती हो, वैसा करो ।” 


११३, सुलोचना का सहगमन 

तब उस चंचलाक्षी ने अहोभाग्यः कहकर मन-ही-मन हर्षित होती हुई राकण 
को प्रणाम किया और वहाँ से अपने अंतःपुर में पहुँच गई । स्नान से निवृत्त होकर उसने 
प्रीतांबर तथा रत्नाभरण धारण किये, ललाट पर चंदन का लेप किया और पुष्प-मालाएं 
पहनीं । उसके पश्चात्‌ सहेलियों तथा दशकंठ की आज्ञा से आये हुए बंधुमित्रों के साथ 
वह सुंदरी अंतःपुर से बाहर चली । उस समय मृदंग, निसान, पटह, भेरी, शंख, काहल 
आदि वाद्यों की ध्वनि से दसो दिशाएँ प्रतिध्वनित होने लगी । वहाँ से वह शीघ्र इन्द्रजीत 
के शरीर के पास पहुँची और सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से उस मृत शरीर का अलंकरण 
किया । तत्पश्चात्‌ उसने उस देह को अरथी पर रखवाया। तुरही आदि श्रेष्ठ वाद्यों की 
ध्वनि के बीच त्रेतारिनियों को लिये हुए स्वयं अरथी के आगे-आगे चली । उसके पीछे-पीछे 
देत्य-समूह चला । इस प्रकार, नगर की उत्तर दिशा में पहुँचकर वहाँ उसने चिता सजाई । 
फिर, अपने साथ आई हुई सौभाग्यवती स्त्रियों को स्वर्णाभरण,- वस्त्र आदि विविध 
दान दिये और निरचल भक्ति के साथ चिता में प्रवेश करके अपने प्राणेश्वर का शरीर 
अपने हृदय से लगाकर बैठ गई । जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तब उसने अपना शरीर अपने 
पति को समर्पित किया । देवता उसकी पति-भक्ति की प्रशंसा करने लगे । उस समय 
सब के समक्ष वह अपने पति के साथ देवताओं के विमान पर बैठकर, देव-मंडली के बीच 
देदीप्यमान होती हुईं पृण्य-लोक में पहुँची और वहाँ अपने पति के संग रहने लगी' । 


800 रंगन/थ रायाये 
११४. रावण का अपनी प्रधान सेना को युद्ध के लिए भेजना 


॥ 


रावण अत्यधिक क्रोध तथा शोक से जलते हुए, बार-बार उमड़नेवाले पुत्र-शोक 
में घुलते हुए अपने सभा-मंडप में पहुँचा। क्रोधोद्वीप्त सिह की भाँति उष्ण निःश्वासों को 
छोड़ते हुए, बल, साहस तथा यूद्ध-कुशलता से सपन्न अपने सैनिकों को देखकर उसने आदेश 
दिया कि तुम शीघ्र जाकर वानरों तथा राम-लक्ष्मण को जीतकर आओ । 


रावण का आदेश शिरोधाये करके राक्षस-सैनिकों ने बड़े उत्साह के साथ, रथ, गज, 
तुरग, पदाति आदि चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आवश्यक वास्त्रास्त्रों का संगठन 
किया । फिर, वे वज्-कवच तथा वज्ज-सम आयुधों से सज्जित हो भीषण गति से चल पड़े । 
उस समय उनके गज-समूह के चिघाड़ों तथा घटिकाओ एवं अहृवों की हिनहिनाहटों का भीषण 
रव; दुदुभि, शंख, पटह, डमरू, पणव आदि वाद्यों का तुमुल नाद; सेना का कलकल, 
ध्वजाओ की फड़फड़ाहट, रथ के पहियों की घड़घड़ाहट तथा धनुष का टंकार आदि विविध 
ध्वनियों से मथित समुद्र की भाँति दिशाएँ गूजने लगी । सेना के चलने से अत्यधिक धूलि 
ऐसे उड़ने लगी, मानों वह समुद्र से युद्ध करने जा रही हो। सभी राक्षस ऐसे गर्जन करने 
लगे कि उनके गर्जनों की ध्वनि आकाश का स्पश करते लगी और सारी पृथ्वी काँपने लगी। वे अपनी 
गर्वोक्तियों, धमकियों, हुकरों तथा चिल्लाहटों की ध्वनियों के साथ, अपने मणिमय कुंडलों, 
हारों, कंकणों तथा किरीठों की दीप्ति को विकीर्ण करते हुए लंका से बाहर निकले, मानों 
महान्‌ शक्ति-संपन्न कपि-समुद्र को देखकर, बड़े उत्साह से लंका-समुद्र से निकलनेवाला 
वडवार्ति का समूह हो । 

तब कपि-वीरों ने बड़े उत्साह से गर्जन करते हुए, अपने पदाघातों से दिग्गजों को 
बैठ जाने के लिए विवश करते हुए, आकाश की ओर उछलते हुए तथा ताल ठोंककर 
ब्रह्माण्ट को भी विदीणं करते हुए, काजल के परव॑तों के समान दीखनेवाले राक्षसों को 
देखकर करोड़ों वृक्षों, पवंतों तथा बड़ी-बड़ी शिलाओं को लिये हुए, उन पर आक्रमण 
किया । इतने में उदयाद्वि पर सूर्य भगवान्‌ चढ़ आये, मानों वे रघुराम की धनुर्विद्या की 
निपुणता देखने की उत्कट अभिलाषा लिये हुए आये हों । राक्षस तथा वानर-सेनाएँ ऐसी 
भयंकर रोति से परस्पर भिड़ गई, मानों एक समुद्र दूसरे समुद्र से भिड़ गया हो । कपियों 
की विशाल सेना को देखकर राक्षस अपने रथ, गज तथा अश्वों को उनकी ओर. बढ़ाते 
हुए वानरों पर टूट पड़े और उन्हें अनेक रीतियों से दुःख पहुँचाने लगे। किन्तु, वानरों ने 
अत्यंत साहस को साथ पवतों को उठाकर उन पर फेंका। उनके प्रहार से कई राक्षस- 
सेनिक गिर पड़े । राक्षस, करवालो से वानरों की पूछों को काट डालते थे, तो वानर 
अपने बाहु-दण्डों से राक्षसों के गदा-दण्डो को तोड़ देते थे । राक्षस, वानरों पर परशुओं, 
परिघों तथा खड़गों को फेंक्रते थे, तो वबानर पव॑तों, वृक्षों तथा पर्वत-श्ृंगों को फेंककर उन्हें 
नष्ट कर देते थे | युद्ध-भूमि में रक्त की धाराएँ बहने लगी । वानर अपनी पूछो से 
पर्वतों को उठाकर फेंक्रते थे, तो राक्षस उनके नीचे चूर-चर हो जाते थे और' फिर बक्रों 


तथा गदाओं से वानरों पर प्रहार करते थे। इस प्रकार, वे समान पराक्रम दिखाते हुए 
परस्पर युद्ध करते थे । राक्षस जब गजों, अदवों तथा रथों को कपियों पर चलाकर उन्हें 


खुद्धकोंड 8०९ 


व्याकुल करने लगे, तब सुग्रीव, अंगद, पवनपुत्र तथा नील आदि वानर-बवीर अत्यंत क्रोध 
से उनपर पर्वतों तथा वृक्षों की वर्षा करने लगे । इससे असंख्य रथ खंड-खंड होकर गिर 
गये; हाथी भुड-के-कुड गिरकर मर गये और अदुव तथा पदचर सेना पृथ्वी पर लोटने 
लगी । जब रथारूढ कुछ राक्षस कृद्ध हो पृथ्वी को कँपाते हुए, अपने मनोरथों की भाँति, 
अपने रथों को बड़े वेग से वानरों पर चलाया, तब वानरों ने उन रथों के जुए पकड़कर 
सहज ही उन्हें पृथ्वी पर -पटक दिया.। जब -अश्वारोही राक्षसों ने कषियों पर अपने अश्व 
चलाये, तब कपि उनके सम्मुख घैर्य के साथ खड़े होकर एक अइ्व को उठाकर उससे दूसरे 
अर्व पर प्रहार करने लगे । जब गजारोही सैनिक वानरों पर गजों को चलाते, ,तब वानर 
गजों पर आक्रमण करके एक गज से दूसरे गज को टकरा देतें। फिर, वें गज-सेना पर 
टूट पड़ते और गजों पर आएरूढ राक्षसों को नीचे खींच लेते या उन पर पदाघात करके 
गिरा देते या उन्हें नीचे गिराकर अपने पैरों से कुचल देते या उन्हें ऊपर उठाकर पृथ्वी 
पर पटक देतें और विविध रीतियों से उन्हें छिन्न-भिन्न कर देते थे । इस समय अब्वों के 
खुरों से उठी हुई धूलि के आकाश में व्याप्त होने से युद्ध-भूमि मैं अंधकार-सा छा गया । 
उस' अंधकार में करवालों की दीप्ति उन्हें मार्ग दिखाने लगी, तो उस दीप्ति की सहायता 
से वानर तथा राक्षस परस्पर घोर युद्ध करने लगे । इस युद्ध के कारण बहनेवालें रक्त 
की धारा-हूपी किरणें, धलि-हूपी अंधकार को दूर करने लगीं । घोर युद्ध में हाथी तथा 
र॒य-छहप्री तठों के बीच अद्व-रूपी' मगर, ध्वजाओं, पेड़ों तथा सैनिकों-रूपी तटवर्त्ती वृक्षों, 
खड्ग-रूपी मछलियों, हाथी की सूड़-रूपी सर्पों, ढाल-रूपी कच्छपों, चूर-चूर बने हुए 
असंख्य रत्ताभूषणों को कण-रूपी रेत, केशजाल-रूपी शैवाल तथा चामर-रूपी फ़ेन से 
यूक्त रक्त की नदियाँ बहने लगी । उन नवियों को शज्यीघ्र पार करते हुए वानर तथा राक्षस 
परस्पर भिड़ जाते । इतने में वानर राक्षसों पर उद्धत गति से टूट पड़ते, उनकी रीढों 
को तोड़ देते, अपनी मुष्टियों तथा कुहनियों से प्रहार करके, उन्हें नीचे गिरा देते, सिरों 
को कुचल देते, उनके पेट चीर देते, और इनसे भी संतुष्ट न होकर उन्हें दाँतों से काटते, 
अंगों को तोड़ते, ऐंड्री पकड़कर उन्हें घुमाकर पृथ्वी पर पटक देते, उनके केश पकड़कर क्र 
गति से खींचते, दोनों हाथों से दो राक्षसों को पकड़कर उन्हें एक दूसरे से टकराकर चूर- 
चूर कर देते, उन्हें गिराकर उनके वक्षों पर ऐसा प्रहार करते कि उनकी छातियाँ फट जातीं 
उनसे रक्त बह निकलता और अपने नाखूनों तथा दाँतों से उनकी नाक, कान, मुख, 
ललाट आदि चीर डालते । कभी एक सौ वानर एक ही दानव पर टूट पड़ते और कभी 
एक ही वानरे एक सौ दानवों का नाश कर देता । इस प्रकार, वानरों ने बड़ी तत्परता से 
लड़ते हुए दानवों को तितर-बितर कर दिया । 


तब राक्षस-सैनिक बड़े रोष के साथ, अपने दहाड़, भेरी, मृदंग आदि यूुद्ध-वाद्यों के" 
निनाद से पथ्वी को कॉपाते तथा दिशाओं को विदीर्ण करते हुए, वानर-संना, पर ८ूटठ पड़े ॥ 
यह देखकर इन्द्र आदि दिकक्‍्पाल भयभीत हो उठे । विक्ृत सिर विक्ृत प्रकोष्ठ, विक्ंत ओष्ठ, विक्वत नख, 
विकृत मख, विक्ृत गात्र, विक्ृत नेत्र, विकृत हास, विकृत नाक, विक्त वक्ष, बिक्रंत वर्ण, विकृत 
कर, विक्वत पाद तथा विक्ृत नादंवाले. राक्षस-वीर उमड़-घुमड़कर अलग-अलग . शानवाल्‌ 
मै, 


8०२ रंगन/थ रामायण 


प्रलय-काल के बादलों की पंक्ति के समान परिघ, गदा, चक्र, परशु, तोमर, त्रिशूल, खड़ग, 
मुदूगर, करवाल, ढाल, नागमुख, शिलीमुख, धनुष, मूसल आदि समस्त आयुधों से 
सज्जित हो वानर-सेना पर भयंकर गति से टूट पड़े और उन्हें काटते, पीठते, मारते, 
उछालते तथा विविध रीतियों से उनपर प्रहार करते हुए उनका संहार करने लगे । 
इस क्रर॑ प्रहारों से भीत होकर वानर अपने हाथ के पवतों तथा व॒क्षो को नीचे गिराकर 
विवश हो सोचने लगे, भला, हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है ? हमें राक्षसों से 
शत्रता ही क्या है ? हमें न सूर्यववश् राम ही चाहिए, न सूर्यपुत्र सुग्रीव । जंगलों में कच्चें 
फल और पौले पत्तों को खाते हुए सुख से जीवन-ग्रापन करना छोड़कर, यहाँ इन राक्षसीं 
के हाथो में व्यर्थ ही हम क्यों मरें ? चलो, हम यहाँ से भाग चलें। यों सोचकर वानर- 
वीर धैर्य खोकर सेतु की दिशा में भागने लगे । राक्षस-सेना उनका पीछा करके उन्हें 
खदेहत लगी 


११४. वानर-सैना को हनुमान्‌ आदि का प्रोत्साहन देना 


हनुमातू, नील तथा अंगद ने वानरों को इस प्रकार भागते हुए देखा, तोवे शीक्र 
सेतु के उस पार गये और वानरों को सेतु के पार जाने से रोककर उन्हें लौटाया | तब 
सभी वानर भय से पीड़ित हो राम के पीछे जाकर शरण लेने लगे । राम ने वानरों की 
यह दीनता देखी, तो क्रोध से धनुष हाथ में लेकर उसका टंकार करते हुए ऐसा सिहनाद किया 
कि राक्षसों के हृदय भय से काँप उठे । तदनंतर क्रोधोन्मत्त हो अपना हस्त-कौशल दिखाते 
हुए, निशाचरों पर तीब्र बाणों की ऐसी वर्षा करने लगे कि उन बाणों की अधिकता के 
कारण स्वयं राम भी युद्ध-भूमि में दीखते नहीं थे । राम के चलाये हुए असंख्य शरों के 
प्रहार से राक्षसों की कमरें टूट गई, जाँघें कट गईं, शरीर के खंड-खंड हो गये, वक्षः- 
स्थल विदीण्ण हो गये, मुख विक्ृत हो गये, पैर कट गये, हाथ दूट गये, कंठ कट गये 
और सिर फट गये । कवचों को पार करके बाणों के शरीर में चुभ जाने से रक्त की' 
नदियाँ बहने लगीं । राम के बाणों के प्रहार से कुछ राक्षस मरते थे, कुछ भयभीत होते थे, 
कुछ मूच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, कुछ व्याकुल हो जाते थे तथा कुछ भय से 
मुंह बाये खड़े रह जाते थे | गज, अह्व तथा रथ पर आरूढ राक्षस संभ्रभित रह जाते थे । 
शत्रस्त राक्षस। चिल्लाने लगे--वह देखो, राघव बाण चला रहें हे । लो, वे हमारे 
निकट पहुँच ही गये ।' ऐसा आत्तेनाद करते हुए वे बड़े वेग से युद्धक्षेत्र से भागने लगे । 


- 


इतने में राघव ने अत्यधिक रोष से उन पर सम्मोहन-अस्त्र चलाया । उस अस्त्र के 
लगने से राक्षस अपने-आपको भूल-से गये और यह न जानकर कि कौन राक्षस है, और 
कौन वानर, एक राक्षस दूसरे राक्षस पर ही आक्रमण करने लगा । उस गांधवें शर का 
ऐसा प्रभाव था कि किसी-किसी राक्षस को एक ही राम दीखता था, किसी को एक राम 
को स्थान में दस राम दीखते थे, किसी को सौ राम दीखते थे, किसी को सहस्न राम दीखते थे, 
किसी कों एक लाख राम दीखते थे, किसी को करोड़ राम दीखते थे, किसी को सौ 
करौड़ राम दीखते थे; इस' प्रकार उनको सारा यद्ध-क्षेत्र ही, राममय दीखने लगा । अविराम 


ब्राणं चलाते रहने से राम का स्वर्ण-धनष वृत्ताकार में दीखने लगा । उसे देखकर राक्षस 


जुद्धकॉड 8०३ 


मन-ही-मन सोचने लगे कि यह कदाचित्‌ वही चक्र है, जिसे विष्णु ने भयंकर युद्ध करते 
हुए 'नमुचि' पर चलाया था, अथवा किरण-समूह से घिरा हुआ सूर्यबिम्ब हैँ । यों सोचते 
हुए, राम के शर-समूह के प्रहार का सहन न कर सकने के कारण वे प्राण लेकर- भागने 
लगे । उस समय राक्षस-सेना में क्षण-भर की रक्‍त-वर्षा में भीगे हुए, चौदह सहस्न अश्व, अठारह 
सहस्न हाथी, एक लाख रथ, दो लाख वीर राक्षस नष्ट हुए । शर-हूर्पीी अर, धनृष-रूपी 
नेमि (पहिये का घेरा), टंकार-रूपी रव, किरण-रूपी स्फुलिगों से युक्त राम का धनुष- 
रूपी' चक्र काल-चक्र की भाँति विलसित होते दंखकर हतशेष दंत्य अत्यंत त्रस्त हो उस घोर 
युद्ध-भूमि को छोड़कर भागे और लंका में जा पहुँचे । यह देखकर वानर उत्साह से सिंह- 
नाद करने लगे । प्रलय-काल के यम की भयंकर नाश-लीला की भाँति उस समय का युद्ध- 
क्षेत्र दीखने लगा । जब रघुवीर रावण की प्रधान सेता के दस सहख्र हाथी, बीस सहस्न 
अर्व, एक सौ रथ तथा एक पद्म सेना का संहार कर देते थे, तब एक धड़ उठकर नाचने 
लगता था; ऐसे करोड़ धड़ जब नाचते थे, तब एक कटा हुआ सिर आकाश की ओर 
उछलकर एक भयंकर चीत्कार करता था; ऐसे एक करोड़ सिर जब उछलते थे, तब राम 
के धनृष की एक घंटी बजती थी । इस भयंकर युद्ध में राम के धनुष में लगी हुई ऐसी 
चौदह घंटियाँ अविराम बजती रही । रघृवीर की ऐसी धनुविद्या का कल्पनातीत कौशल 
लगातार सत्रह घड़ियों तक चलते देखकर किन्नर, गंधव, खेचर, यक्ष, उरग तथा अमर 
उनकी स्तुति करने लगे । 

उसके उपरान्त, रामचंद्र ने शर-प्ंगव सग्रीव को देखकर कहा--यह सम्मोहनास्त्र 
जगदभयंकर है । इसका प्रयोग करने तथा इसका उपसंहार करने की शक्ति या तो मु में हैं, 
या ईइ्वर में; अन्यों में ऐसी क्षमता नहीं है। कौशिक ने जिस महान्‌ शास्त्र को 
मुझे प्रदान किया था, उसकी महिमा से स्वयं कौशिक भी अनभिज्ञ थे। तब विभीषण ने 
राम को देखकर विनय तथा संभ्रम से कहा--हे देव, रावण की यह सेना देवेन्द्र आदि 
देवताओं के लिए भी अजेय थी । यही रावण की मूल-सेना थी, आज यह भी मिट्टी में 
मिल गई । अब रावण का अंत निद्दितत है । आप तो स्वयं अपने महत्त्व का ज्ञान नहीं 
रखते । सच तो यह हैं कि कोई भी आपकी समानता नहीं कर सकता ।” विभीषण के 
बचन सुनकर रामचंद्र प्रसन्न हुए । 


११६. राक्षस-स्त्रियों का रावण की निन्‍्दा करना 

लंका में दानक-स्त्रियों ने भंडों में एकत्र होकर उमड़ते हुए शोक से पीड़ित 
होती हुई कहने लगीं-- हाय, कैसा दुर्भाग्य हैं कि निदनीय चरित्र, भाग्यहीन मखड़ा, पलित 
केशों से यक्‍त सिर, विशाल उदर, विकृत वेश, विकृत यौवन, उग्र केश तथा उम्र दष्ट्र- 
बाली शर्पणखा सकल गणोज्वल, सत्त्व-संपन्न, स॒कुमार, तेजस्वी, सुमुख् तथा कामदंव के समान 
सुंदर रामचंद्र पर आसकक्‍तल हुईं । कहाँ राजा भोज, और कहाँ मंग तेली । इस लंकाः के 
सभी राक्षसों पर मत्य की छाया पड़ी हुई थी, इसी कारण से उस राक्षसी ने दशकंठ तथा 
उस सूमेवबंदज में शत्रुता उत्पन्न कर दी | उस शूर्पणखा की बातें सुनकर उचित तथा 
अनचित का विचार किये विना, शत्रुत्व ठानकर, दशकंठ अपना ही नाश कराने के लिए नहीं 


809 रंग्नाथ., रयांयए 


अपितु राक्षस-वंश का भी सर्वेताश करने के लिए उस राम की पत्नी को ले आया । 
इतना करने पर भी क्‍या, सीता उसे मिल गई ? ऐसा दुस्साहस उसने किया ही क्‍यों ? 
राम ने तो एक ही बाण से मारीच का वध कर डाला तथा दण्डक-वन में विराध पर करृद्ध 
होकर उसका संहार किया । इन बातों को जानकर भी मदांध ही रावण ने उनको नहीं 
पंहचाना । जनस्थान में राम ने अपने अनल के समान शरों से चौदह सहस्न राक्षसों का संहार 
किया और अपने भयंकर बाणों से, त्रिशिर, दृषण तथा खर को सहज ही मार डाला । 
दशकंठ ने उसका भी विचार नहीं किया । क्रौचवन में दाशरथियों ने अपने अनुपम शौये से 
रुधिराशन को, क्रुर जिक्रम को तथा योजनबाहु कबध को मार डाला । ऐसे विक्रमी राक्षसों 
के (वध का) वृत्तांत जानकर भी रावण ने राम पर विजय प्राप्त करने की ठानी । क्या, 
यह उसके लिए संभव है ? क्या हमारे रावण में इतना साहस है, कि वह जगदीश्वर 
राम से युद्ध कर सके ? राम ने तो एक ही बाण से सहज ही वालि का वध करके सूर्य- 
पुत्र को किष्किधा का राजा बना दिया । सहसख्रों हाथी, लाखों अश्व, करोड़ो रथ और 
असख्य पदचर सेना को राम ने एक क्षण-म्रात्र में ही यद्ध में मार डाला । उन्होने अकेले 
महान्‌ पराक्रमी कुंभकर्ण का संहार किया । ऐसी वीरता देखकर भी रावण राम की शक्ति 
पहचान नहीं सका । महाशूर अतिकाय तथा इन्द्रजीत को अकेले लक्ष्मण ने युद्ध में समाप्त 
कर दिया । इतना सब होने के उपरान्त भी रावण राम की शरण में नहीं जाना चाहता । 
आज लंका के घर-घर में विलाप सुनाई पड़ रहा है । सभी लोग युद्ध में हमारे बंधु 
मरे, हमारे पुत्र मरे, हमारे पति मरे, हमारे सहोदर मरे, इस प्रकार का आत्तनाद करते 
हुए शोक-समुद्र में डूब रहे हे । जिस दिन से दुर्मति तथा नीति-बाह्य हो रावण अपनी 
माया से सीता को इस नगर में ले आया, उसी दिन से दुःशकुन दिखाई पड़ रहे हैं । 
अब शीघ्र-ही दशरथ के पुत्र के हाथों में दशकंठ का अंत होना निश्चित ही है । हाय, 
नीतिज्ञ विभीषण ने विविध रीतियों से इसको धर्म-मार्ग समझाया था । यदि यह उनके 
हित बचनों का आदर करता, तो क्या लंका की एसी दु्देशा होती ? या तो कुल-पव॑तों 
के पंखों को अपन वज्ञाघात से काठनेवाले पुरंदर ने या मधु-कटभ आदि राक्षसों का 
संहार करनेवाले विष्णु ने या क्र यम ने या प्रलय-काल के रुद् ने इस पृथ्वी पर राम के 
रूप में जन्म लिया है और टाक्षस्रों का वध करने लगा हैँ । जिस समय दशरथ-पुत्र राम, 
अपने शौरय का प्रदर्शन करते हुए, युद्ध में दशकंठ का वध करने लगेंगे, उस समय, क्‍या, 
महान्‌ देवता या गंधर्वे या मुनि' या रावण को वर प्रदान करनेवाले ब्रह्मा या शिव 
या राक्षस उन्हें राम के हाथों से बचा सकेंगे ? वर देते समय ब्रह्मा ने यह वर नहीं 
दिया था कि यह नर के हाथों से नहीं मरेगा । इसलिए यह स्पष्ट हो रहा है कि दशकंधर 
अपने बंधुओं के साथ राम के हाथों से मरेगा। यह सत्य है; क्योंकि जब इस रावण नें 
इन्द्र आदि देवताओं को बड़ी करता से दुःख पहुँचाया, तब समस्त देबताओं ने ब्रह्मा से 
अभय-दान की' प्रा्थंना की । तब चतुर्मुख ने उन्हें देखकर कहा था--भविष्य में तुम्हें किसी 
प्रकार का दुःख नहीं होगा । अब तुम निश्चित रहो ।' इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा देवताओं को 
साथ .लेकर महादेव के पास गये और उनसे प्रार्थना की'। तब प्रसन्न होकर शिव ने ब्रह्मा को 


खद्धकंड 8०९ 


करुणापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा--देवों की रक्षा करने तथा समस्त राक्षसों का वध 
करने के लिए पृथ्वी पर इंदिरा का जन्म होगा । उस सती के पति बनकर विपत्तियों से 
प्रजा की सतत रक्षा करने तथा दुर्जन राक्षसों का .संहार करने के लिए विष्णु स्वयं पृथ्वी 
पर अवतार लेंगे । राम ही वह विष्णु हे और भूमि-सुता ही वह इंदिरा है । शिव का 
वचन कभी नहीं टलेगा । अतः, समझा लो कि हमें अब अघट दुख प्राप्त होनेवाला हैं । 
अब हमारा रक्षक कौन है ? हमारा रावण अब बचेगा नही। अब हमारे संतप्त होने से कोई 
प्रयोजणज नही हैं। हमारे एकमात्र त्राता विभीषण भी रामचंद्र की शरण में गये 
हुए है ।” 
११७. रावण का द्वितीय युद्ध 


इस प्रकार, विविध रीतियों से असर-स्त्रियों के दीन विलाप सुनकर रावण थोड़ी 
देर तक चिता की' अग्नि में परितप्त होते हुए मौन हो रहा । फिर, प्रचण्ड काल-ताग के 
फुफक्रार की भाँति दीर्घ निःःवास छोड़कर ओठ चबाते तथा आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा 
करते हुए अत्यंत क्रोध से युद्धोन्‍्मत्त तथा विरूपाक्ष नामक राक्षसों को देखकर बोला-- 
तुम शीघ्र तुरहियों की भयंकर ध्वनि करते हुए सिंह-गर्जनों के साथ युद्ध के लिए निकल 
पड़ो ।” उसकी बातें सुनकर भी भयाक्रान्त निशाचरों को मौन देखकर, उसने 
फिर कहा--शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करो । इस प्रकार हतोत्साह हो क्‍यों बंठे हो ?' 
तब उन्होंने जाकर पृण्याह कर्म आदि करने के पछ्चात्‌ युद्ध की तैयारी की और राक्षसेन्द्र 
के समक्ष आकर उस बात की सूचना दी । तब रावण ने उनको देखकर कहा-- दिन-दिन 
मेरी सेना घटती जा रही हैँ। मेरे सभी अनुचर मारे जा चुके। अमरेनद्र के समान 
पराक्रमी खर, अमित बलशाली इन्द्रजीत, कुंभकर्ण, प्रहस्त, कुंभ-निकुम, भयंकर पराक्रमी अति- 
काय, महाकाय, महोदर, असुरांतक, नरांतक, यशस्वी अकंपन, कंपन आदि महान्‌ योद्धा, 
जो यद्ध में इंद्र का भी सामना कर सकते थे, मेरे निमित्त प्राण खो बेठे । मेरा दर्प चूर- 
चर-हो गया। इसलिए, में अपने सभी शत्रुओं का नाश करूँगा और अपने पराक्रम का 
प्रदर्शन करके उनसे प्रतिशोध लगा । मेरे शर समस्त आकाश तथा समुद्र को ढक लेंगे । 
आज सभी वानरों का संहार करूँगा । मेरे चलाये बाण मृणालयुक्त कमलों की भाँति 
वानरों के कंठ-नाल-यूक्‍त मुख-कमलों को कार्टेंगे और में उनसे युद्ध-भूमि का अलंकार करूँगा । 
आज लंका नगर की स्त्रियाँ यह सोचकर कि हमारे पति, पुत्र और सहोदर युद्ध में कटकर 
मरे पड़े हे, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। वे शोक-सागर में डूबी हुई हैं। में शत्रुओं का वध 
करके उनका शोक दूर करूँगा । में शत्रु-पक्ष की सेनाओं को अपने पैने बाणों से काटकर 
उनके रक्‍त-मांस से, सियारों, गीधों उकाबों, पिशाचों, प्रेतों एवं भूतों को तृप्त करूँगा ।' 
इसके परचात्‌ उसने युद्धोन्‍्मत्त, मदमत्त एवं अक्षीण बलवान्‌ विरूपाक्ष को देखकर 
'कहा-- तुरंत तुम सभी राक्षसों को यद्ध-अमि में ले आओ। मेरे लिए रथ सजाकर भेंजो। 
आज मेरे तीक्ष्ण बाण, प्रतापी राम-लक्ष्मण के प्राण लेकर उनके रक्त का पान करना चाहते हूं । 
में वानरसेना पर बाण ऐसे चलाऊँगा कि एक-एक बाण से सेकड़ों वानर भारे 
जायेंगे ।' तुम बलवान्‌ राक्षसों को चुन-चुनकर सेना का संगठन करक शीघ्र लाओ ।' 


9०६ रंगनाएथ एयायण 


तब विखूपाक्ष आदि राक्षसों ने सेना को एकत्र होने की घोषणा की । तुरंत सभी 
राक्षस अपने गरज्जनों से आकाश को कॉपाते हुए, करवाल, चक्र, खडग, परश्‌, शूल, गदा, 
मूसल, मुद्गर, शक्ति आदि विविध एवं विचित्र आयुधों से युक्त हो अत्यधिक उत्साह से 
आ गये । राक्षस रावण के लिए विविध अस्त्रो से सज्जित, सूर्य-प्रभा से विलसित रथ ले 
आये । तब रमणीय रत्वों की कांति से प्रकाशमान कर्ण-भूषण धारण किये हुए; दसों कंठो 
में रत्न-पदक पहने हुए, दसों मुखों से नाना प्रण करते हुए; केयूर, मणिकंकण आदि भूषणो 
से बाहुओ को अलंकृत किये हुए; धनूष, शर, खड़्ग, चक्र, करवाल, परशु आदि विविध 
आयुधों को धारण किये हुए दशकंठ रथ पर आरूढ हुआ । उसके दसों मुकुट ऐसे प्रतीत 
होते थे, मानों बारह आदित्यों में एक को तो रावण ने बंदी बनाया, दूसरा आकाश में 
दीख रहा है, अतः बचे हुए दसों आदित्य यहाँ विराज रहे है । रावण के रथ के पीछे 
रथ, गज, तुरंग, पदाति चतुरंगिणी सेना भी चलने लगी । उस समय सेना के निसान, 
तुरही आदि की ध्वनि तथा सैनिकों के सिंहनाद आदि से गूजनेवाली ल़का प्रलय के 
समय भयंकर गर्जन करनेवाले समुद्र के समान दीख रही' थी । बंदीजनो की स्तुतियों के 
साथ रावण उत्तर द्वार से लंका से बाहर निकला और युद्धोन्‍्मत्त विरूपाक्ष को देखकर ऐसा 
सिहनाद किया कि पृथ्वी विदीर्ण-सी हो गईं । उस समय सूर्य-बिब की दीप्ति भी क्षीण 
हो गई; दिशाएँ अंधकार से व्याप्त हो गईं; पृथ्वी डोल गईं, रथ चूर-चूर हो गये; 
अह्व गिर पड़े और रक्‍त की वर्षा होने लगी । ऐसे दुःशकुनों को देखकर भी दशकंठ 
किचित्‌-मात्र विचलित नहीं हुआ । 


लंकेश की विशाल सेना को' देखकर ,बह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए वानरों ने सिंहनाद 
किया और उद्धत गति से भयंकर राक्षस्रों पर टूट पड़े । इससे क्द्ध होकर राक्षस-बीरों ने 
अपने पराक्रम को प्रकट करते हुए, वानरों के हृदयो को छेदकर पार निकल जानेवाले 
पैने बाण चलाये; मूसल, तोमर, शक्ति, मुद्गर, चक्र आदि फेंके; अंकुश, कुंत तथा 
शूल चुभोये; भयंकर गदाओं से प्रहार किया और तलवारों को चमकाकर उनसे वानरों के 
अंगों को खंडित किया । तब कपि-वीरों ने भी क्रोधोन्मत्त हो, विद्ञाल पर्व॑तों तथा वृक्षों 
को उन राक्षसों पर फेंक्रा; अपने चरण, हाथ, दाँत, नख तथा पूछों की सहायता से उनके 
सिरों तथा शिराओं को, हाथों तथा मुखों को, वक्षों तथा बाहुओं को, ओठों तथा कंठों को 
काटते, चीरते तथा कुचलते हुए, उन्हें कई प्रकार से पीड़ित किया । यह देखकर दनुजेश्वर ने 
'बत्सदंत, अश्वकर्ण, नाराच, भलल आदि नाना अस्त्रों को वानरों पर चलाकर रक्‍त की 
धाराएँ बहा दीं। वह एक-एक बाण से पाँच-पाँच, सात-सात, नौ-नौ कपियों को एक साथ 
जहाँ-के-तहाँ गिरा देता था । इसके पदचात्‌ उसने पाँच बाणों से गंधमादन को, अठारह 
बाणों से पनस को, दस बाणों से नील को, पचास बाणों से नल को, छह बाणों से द्विविद को, 
साल बाणों से विनत को, सत्तर बाणों से पवनपुत्र को, पच्चीस बाणों से कुमुद को, 
पाँच बाणों से गोमुख को, सात बाणों से ऋषभ को, सत्रह बाणों से गज को, सात बाणों 
से दशरभ को, सात बाणों से गवय को, तीन-तीन बाणों से तार तथा कथन को, 
अस्सी बाण्में से अंगद को तथा कई बाणों से अन्य वानरों को पृथ्वी पर शीघ्र 


खछद्धकोंड 6७ 


गिराकर गव॑ से इतराने लगा। असुरेश्वर के बाणों से आहत कुछ कपि कमर के 
टूटने से गिर पड़ते थे; कुछ चकराकर लुढ़क जाते थे; कुछ लोगों के वक्षःस्थलों के विदीर्ण 
होने से गिर पड़ते थे; चरणों के कट जाने के कुछ वानर गिर जाते थे; कुछ लोगों के 
हाथ कट जाते थे; कुछ वानरों के सिर फट जाने से वे भूमि पर लोट जाते थे; कुछ 
कपियों के कंठ कट गये और कुछ की जॉघें कट गईं, इसलिए वें कराहते हुए पृथ्वी पर 
लोट गये । यूद्ध-भूमि में कई ऐसे भी कपि थे, जिनके अंग ऐसे कुचल गये थे कि उनके 
अंगों को पहचानना कठिन हो गया था । बाणों के लगतें हीं कुछ वानर भागने लगतें, 
किन्तु बीच में ही प्राणों के निकल जाने से वही पृथ्वी पर गिर जाते थे । इस प्रकार, 
दनुजेन्द्र के बाणों के आधात को सह नहीं सकने के कारण वे सभी वानर प्राण लेकर 
भागने लगे । रावण ने उनका पीछ। किया । तब सुग्रीव वानर-सेना को देखकर कहने 
लगा--भागते क्‍यों हो; रुक जाओं, ठहर जाओ । फिर भी, वानर-सेना भागती ही रही। 
तब उनको रोकने के लिए सुषेण को भेजकर, सग्रीव ने स्वयं एक वृक्ष को लिये हुए राक्षस- 
सेता का सामना किया । उसके पीछे-पछे पर्वतों को लिये हुए वानर-वीर भी चलने लगे । 
तब सिहनाद करके वह प्रलथ-काल के रुद्र की भाँति वक्ष से प्रहार करते हुए शीघ्र गति से 
राक्षसों का संहार करने लगा । अन्य वानर-वीर भी उसीके साथ राक्षस-सेना पर वृक्षों 
तथा पर्वतों की घोर वृष्टि करने लगे । इससे राक्षसों के सिर फूट गये और कई राक्षस 


किक 


कुलिश से आहत भग्न-शिखर कुल-पर्वतों की भाँति गिर पड़े । 


११८, सुग्रीव के द्वारा विरुपाक्ष आदि राक्षसों का वध 

तब रखिपुत्र क्रोध से अपने नेत्र लाल किये हुए एक पर्वत को हाथ में लिये हुए 
आगे बढ़ा'। तब विरूपाक्ष ने अत्यधिक रोष से रथ को आगे बढ़ाते हुए धनृष का टंकार 
करके सुग्रीव पर वज्र-सम पैने बाण चलाये । किन्तु, रविपुत्र उनकी उपेक्षा करके उसके 
रथ पर कूद पड़ा और रथ, सारथी तथा घोड़ों को एक पव॑त के प्रबल प्रहार से पृथ्वी 
पर गिरा दिया । रथ से वंचित किये जाने पर भी वह राक्षस-वीर पृथ्वी पर उतरकर 
सुग्रीवः पर विविध शरों को चलाने लगा । इतने में राक्षसेन्र की आज्ञा से, सभी आयुधों 
से सज्जित करके, महावत एक मत्त गज को ले आया, तो विरूपाक्ष तुरंत उस पर चढ़ 
गया और कपियों पर भयंकर प्रह्दर करके उनका संहार करने लगा और साथ-ही-साथ 
सूर्य-पुत्र पर भी भयंकर बाण चलाये । इससे संतुष्ट न होकर विरूपाक्ष कई शस्त्र और 
विविध बाण कपियों पर चलाने लगा । इनको न सह सकने के कारण जब वानर युद्ध- 
क्षेत्र से भागने लगे, तब सुग्रीव ने उन्हें रोककर, किसी भी तरह विरूपाक्ष को जीतने का 
संकल्प कर लिया । इतने में क्रथषन नामक एक वीर वानर ने विपुल पराक्रम से एक वक्ष 
को ज्ख़ाड़कर क्रोध से उस वृक्ष से हाथी के कुंभ-स्थल पर प्रहार किया । तब प्रचुर रक्‍्त- 
धारा. बहाते हुए वह गज उतनी दूर पीछे हट गया, जितनी दूर धनुष से निकलकर बाण 
जा सकता है और वहाँ जाकर वह भुक गया । तुरंत वह राक्षस पृथ्वी पर कूद पड़ा 
और खड्ग तथा ढाल लिये हुए उसने सुग्रीव पर आक्रमण किया । तब सुग्रीव ने उस पर एक' 


5५ 


विशील शैल से प्रहार किया, पर उसे राक्षस ने उसे काट डाला") तब रखिपुत्र ने 


965 रंग्नशथ एयायण 


उस पर अपनी मुष्टि से प्रहार किया, तो विरूपाक्ष ने अपने करवाल लेकर उससे सुग्रीव . 
पर प्रहार किया । मृष्टि के प्रहार से विरूपाक्ष तथा करवाल के प्रहार से सुग्रीव, दोनों 
मूच्छित हो गये । किन्तु, शीघ्र ही वे दोनों सेमलकर एक दृसरे से भिड़ गये। सूग्रीव ने 
अपनी हथेली से विरूपाक्ष ॥र प्रहार किया, तो उसने उसे बचाकर अपने करवाल से सुग्रीव 
पर वार किया । करवाल का वार बचाने के लिए सुग्रीव दोड़ा और तुरंत उस राक्षस पर 
ऐसा आघात किया कि विरूपाक्ष के हाथ का आयुध गिर पड़ा । फिर, दोनों वीर, दो सूर्यों. 
की भाँति प्रकाशमान होते हुए, प्रलय-काल की अग्नियों के समान प्रज्वलित होते हुए, इंद्रों 
की भाँति अपने भुजबल के गयव॑ से फूलते हुए, विजय की आकांक्षा से मल्ल-युद्ध करने, लगे। 
तब विख्पाक्ष ने आइचर्यजनक शक्ति से सुग्रीव पर अपनी हथेली से ऐसा क्र प्रहार किया 
कि सुग्रीव मूच्छित होकर गिर पड़ा। तुरन्त वह तलवार हाथ में लिये हुए वानरों पर टूट 
पड़ा । इतने में सुग्रीव की चेतना लौट आईं और उसने कुलिश के समान कठोर अपनी 
हथेली से विरूपाक्ष के वक्ष पर एसा प्रहार किया कि वह भयंकर राक्षस रक्‍त उगलते 
हुए पृथ्वी पर लोट गया। यह देखकर वानर हे से फूल गये और दानव अत्यंत दीन हो 
भागने लगे, । 


तब रावण ने विरूताक्ष की मृत्यु से किचित्‌ भी विचलित हुए विना उसके अनुज युद्धोन्मत्त 
को रेखकर कहा--देखा तुमने सुग्रीव का पराक्रम ? युक्ध-क्षेत्र में अपने भाई विरूपाक्ष की 
दशा देखी' ? इस यद्ध में अनेक राक्षस-सैनिक मारे गये, कितने ही हाथी' नष्ट हुए, अश्व 
दब गये, रथ टूट गये और सेना छिन्न-भिन्न हो गई । वह देखो, वानर हर्षोन्मत्त होकर 
आगे बढ़ रहे हैँ । तुम्हारे लिए युद्ध करने का यही उचित अवसर है । अब तुम युद्ध- 
भूमि में शत्रुओं का संहार करो ।” तब विरूपाक्ष का अनुज श्रीराम को व्याकुल करने का 
संकल्प करके वानर-सेना के निकट पहुँचा और बाण, गदा, खड़ग आदि सभी आयुधों से 
कपियों पर प्रहार करते हुए उन्हें दु:ख देने लगा । यह देखकर सुग्रीव ने एक विशाल 
पर्वत को उठाकर उस पर फेंका, कितु उस राक्षस ने उसे बीच में ही काट डाला । 
तब सूयंपुत्र ने और एक पहाड़ उठाकर फेंका, तो उस राक्षस ने तीन बाण चलाकर उसके 
तीन खंड कर दिये । उसके पश्चात्‌ भी उस राक्षस को शर-वृष्टि करते हुए देखकर सुग्रीव 
उसके रथ पर कद पड़ा और उसके परिघ से ही उसके धनृष तथा कंतु को तोड़ डाला, 
सारथी को मार गिराया और रथ के अइवों को पृथ्वी पर गिरा दिया । तब वह राक्षस 
बड़े वेग से पृथ्वी पर कूदकर एक विशाल गदा लिये हुए सुग्रीव पर टूट पड़ा । तब दोनों 
परिघ एवं गदा से यूक्‍त अपनी बाहुओं को चमकाते हुए सिंहों के समान गरजते हुए एक 
दूसरे के कंठ, मुख, हाथ, स्कंध, चरण, नख, जानु, जँघा, छाती, पीठ, उँगलियाँ, नितंब, कमर, 
शिर, कान, नाक तथा ओठों पर क्रमशः प्रहार करते हुए आश्चर्यजनक रीति से अत्यंत 
साहस के साथ युद्ध करने लगे । कभी वें दोनों परिघ एवं गदाओं से आहत होकर गिर 
पड़ते; फिर इतने में एक दूसरे से पहले सचेत होकर पृथ्वी को कँपाते हुए गर्जन करते । 
इस प्रकार, युद्ध करते समय उस राक्षस ने अपनी गदा को दोनों पक्षों की सेनाओं को 
आइंचयंचकित करते हुए घुमाकर सूरयपुत्र पर ऐसा फेंका कि सुग्रीव पृथ्वी पुर ग्रिर पड़ा, 


खुद्धकोंड 8०९ 


. कितु शीघ्र ही उठकर सुग्रीव ने अपना परिघ घुमाकर उस राक्षस पर ऐसा फेंका कि वह 
उसके अंगों से लगकर चूर-चूर हो गया । तब क्रोध से जलते हुए उस राक्षस ने अपने करवाल 
को सुग्रीव पर फेंका, तो सुग्रीव ने उस कृपाण को लेकर उसे चमकाते हुए उस राक्षस के 
मकर-कुण्डलों से दीप्त मस्तक पर ऐसा प्रहार किया कि वह पृथ्वी पर लोट गया । यह 
देखकर राक्षस लंका की ओर भागने लगे । 

तब सुपारर्व ने अपने बल के गये से फूलते हुए अंगद की सेना पर आक्रमण किया 
और तीक्ष्ण दरों के प्रहार से कुछ वानरों के सिर काट डाले, कुछ लोगों के हाथ काटे 
और कुछ लोगों का संहार किया । तब वानर भयभीत होकर भागने लगे । यह देख अंगद 
उस राक्षस के रथ पर कूदा और उसी का परिघ छीनकर उससे उस राक्षस पर ऐसा 
प्रहार किया कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर लुढ़क गया। इतने में जांबवान्‌ ने एक विशाल 
चट्ान उठाकर उस पर एसा फेंका कि उसका रथ टूट गया और अश्व तथा सारथी मर 
गये । इतने में सुपाश्व सचेत हुआ और क्रोध से जलते हुए, अंगद के कंधे पर दस बाण 
चलाये, जांबवान्‌ पर तीन बाण चलाये और गवाक्ष पर पाँच बाण चलाये । अंगद बड़े 
रोष से परिघ घ॒माकर उस राक्षस पर फेंका, तो वह पृथ्वी पर मूच्छित होकर गिर पड़ा । 
इसी समय अंगद उस राक्षस का धनृष तोड़ने लगा, तो वह राक्षस सैमलकर उठ बैठा और 
परशु उठाकर उससे अंगद पर ऐसा आघात किया कि अंगद मूच्छित होकर गिर पड़ा। फिर, 
शीघ्र ही सँभलकर अंगद ने अपनी वज्ज-सम मुष्टि से उस राक्षस को ऐसा मारा कि वह 
कुलिश के आघात से गिरनेवाले कुलपवंत की भाँति युद्ध-भूमि में गिर पड़ा । यह देखकर 
देवता हर्ष से निनाद करने लगे और राक्षस-सेना के पैर उखड़ गये । तब दशानन कहने 
लगा-- महा पराक्रमी सुपाद्व नष्ट हुआ, बाहुबली युद्धोन्‍्मत्त की मृत्यु हो गई, विरूपाक्ष 
का वध हुआ और श्रेष्ठ राक्षस-तरीर युद्ध में काम आये । अब क्ल-समन्वित इन राज- 
कुमारो को में स्वयं जीतू गा और अपने बंधुओं की मृत्यु की शोकार्नि से जलनेवाली लंका 
को रहनेवालों के दुःख को दूर करूँगा । अविरल क्षात्र धर्म-रूपी जड़, नव-विजय से उन्नत 
लक्ष्मण-रूपी प्रकांड (तना), सूर्यपुत्र तथा अन्य वानर-वीर-रूप शाखाएँ, राम की अखंड 
कीत्ति-रूपी मंजरी, सीता-रूपी फल से युक्त हो, देवताओं के लिए आश्रय-रूपी छाया प्रदान 
करनेवाले राम-रूपी वृक्ष को में उखाड़ दूंगा और उसे अपने मन के दुःख को दूर करने- 
वाली ओषधि बनाकर, इस संसार में जीवन-यापन करूँगा । 


११९ रावण का राघवों पर आक्रमण करना 


ऐप 


इस प्रकार कहते हुए असुरेश्वर ने क्रोधोद्दीप्त मन से अपने सारथी से कहा-- 
'तुम अपनी चतुरता का प्रदर्शन करते हुए रथ को राघवों पर चलाओ; में आज उनका 
संहार करूँगा । यदि वे युद्ध में मरेंगे, तो सभी वानर तितर“बितर होकर भाग जायेंगे ।' 
रावण के आदेशानुसार सारथी ने रथ की नेमियोँ का भयावह रव करते हुए उसे राघवों 
के निकट चलाया । बंदी, मागध तथा सूत रावण की विपुल कीत्ति का गान करने लगे, 
राक्षस-सेना भीषण गजन करने लगी और निसान घोर रव करते हुए बजने लगे । तब 
दरशकंठ धनुष का भयंकर टंकार करते हुए वानर-सेना पर दारुण अस्त्र चलाने लगा। ब्रह्मा से 


4२ 


9९० रंग्नंश्थ एग।यर्ग 


निर्मित उन बाणों के लगते ही समस्त वानर, अपना भूजबल खोकर पृथ्वी पर गिरने लगे। 
इतने में रघराम ने अपने अनुज के साथ क्रोध से धनुष धारण किये हुए रावण का सामना 
किया । राम के धनष का निनाद सनते ही आकाश विदीण्णे-सा हो गया, सम॒द्र आलोडित 
हो गये, दिग्गजों के कान के परदे फट गये और राक्षसो के चित्त डोल उठे । कुद्ध दशकंठ 
के धनृष से तिकलवेवाले भयंकर बाणों की ध्वनि सुनकर ही कितने वानर भयाक्रान्त 
हो पृथ्वी पर गिरने लगे । तब राम-लक्ष्मण सूर्य-चन्द्र की भाँति भासमान होते हुए युद्ध 
के लिए आगे बढ़े, तो देवताओं का शत्रु रावण राहु की भाँति शोभायमान होते हुए उनसे 
जूक गयां । जब लक्ष्मण ने दशकंठ पर अत्यंत तीत्र शर चलाये, तब दशकंठ ने उन्हें कठोर 
बाणों से बीच में ही काट डाला और उनपर उग्र बाण चलाये । लक्ष्मण ने भी उसके 
एक-एक बाण को खंडित करके उस पर तीन बाण एक साथ चलाये । तब रावण ने 
अपने तीन बाणों से उनके बाण खंडित कर दिये । इसी प्रकार, जब लक्ष्मण दस बाण 
एक साथ चलाते, तब वह उन्हें अपने दस बाणों से छिन्न-भिन्न कर देता, सौ बाण चलाते 
तो वह अपने सौ बाणों से उन्हें चूर-चूर कर देता । इस प्रकार, सौमित्र को युद्ध-भूमि में 
तंग करको उसके उपरांत दनुजेश्वर राम से युद्ध करने चला। उसे देखकर सभी वानर इस 
प्रकार भागने लगे, मानों वे यम को देखकर भाग रहें हो । तब राम ने क्रोध से आँखें 
लाल किये हुए धनुष सँभालकर रावण का सामना किया । तब सभी देवता राम की 
प्रशंसा करने लगे और पृथ्वी' हिल उठी । तब रावण भी क्रोध से तेवर बदलकर राम से 
भिड़ गया । राम तथा रावण भयंकर अटद्वहास करते हुए धनृष की टंकार-ध्वनि से दसों 
दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, परस्पर ऐसे बाण चलाने लगे कि उनके चलाये बाण 
सारे आकाश में व्याप्त हो गये । उन बाणों के आपस में टकराने से भयंकर ध्वनि के 
साथ निकलनेवाली अग्नि-ज्वालाओं से नभोमंडल व्याप्त हो गया । वे एक दूसरे के 
धनुविद्याकौशल की मन-ही-मन प्रशंसा करते हुए, एक दूसरे की रण-कुशलता पर 
आइचये करते हुए युद्ध करने लगे । इसी समय रावण ने भयंकर तमिस्रन-बाण चलाया, 
जिसके प्रभाव से सभी वानर अंधकार से आच्छादित हो निश्चेष्ट हो गये । तब राम ने 
रोष-पूरित अरुण नेत्रों से एक सौ भयंकर बाण चलाये, तो दशानन ने शक्तिशाली भालों 
से उन्हें काट दिया और राम पर पैने बाण चलाये । तब राम ने उसके बाणों को एक 
'अद्धंचन्द्र बाण का प्रयोग करके काट डाला और अनेक बाण ऐसी अनपम गति से चलाये 
कि वे रावण के अंगों को छेदकर दूसरी ओर निकल गये । तब रावण ने रौद्र बाण चलाया, 
तो राम ने भी रोद बाण छोड़ा । वे दोनों बाण अन्योन्य संघर्षण के पर्चात्‌ पृथ्वी पर 
गिर पड़े । तब दोनों ने क्रोध से परस्पर अनेक पैने बाण चलाये, जिनके आकाश में व्याप्त 
होने से अंधकार-सा छा गया । टंकार-रूपी गर्जनों से युक्त दोनों के धनुष-रूपी समुद्रों 
से निकलनेवाले शर-हूपी लहरें परस्पर टकराकर एक दूसरी को दबा देती थीं । जब 
राक्षस ने भयंकर क्रोध से राम के वक्ष पर बाण-समूह चलाया, तब वे बाण नीलोत्पलों की पंक्ति 
के समान राम के शरीर पर भासमभान होने लगे । तब राम ने प्रचंड बाणों का संधान 
करके उन्हें रावण पर ऐसे चलाया कि वे उसके कवच को पार करके वक्ष में चुभ गये । 


खुद्धकांड श््ट 


रावण इससे अत्यंत व्याकुल हुआ और राम पर सर्प-बाण चलाये, तो राम ने उन्हें बीच 
में ही काट डाला । तब रावण ने शार्दूलमुख, उष्ट्रमुख, सूकरमुख, सर्पमुख, गजमुख, 
गृध्रमुख तथा सिंहमुखवाले कितने ही भयंकर बाण राम पर चलाये, पर राम नें उनके 
टुकड़े कर दिये । उसके पद्चात्‌ रामने आग्नेयास्त्र चलाया, तो उसमें से उल्कामुख, विद्युन्मु ख, 
ग्रहमुख, सूर्यमुल तथा अग्निमुख से युक्त बाण निकलकर रावण पर आघात करने 
के लिए पहुँचे । तब रावण ने आश्चर्य-चकित रीति से उत सबको काट डाला और मय 
से प्राप्त माया-शर का संधान करके उसे राम पर चलाया । उससे असंख्य भाले, तोमर, 
गदा, परिघ आदि शस्त्र निकल पड़े । यह देखकर राघब मे अपने महान धनुध्ध पर गांधव॑ 
शर का संधान करके चलाया, तो उसमें से अनेक सूर्यबिब-सदृश चक्र तथा दिव्य बाण 
संसार को त्रस्त करते हुए निकले और उन्होंने रावण के माया-शर से निकले हुए परिघ 
आदि शास्त्रों को च्र-चूर कर दिया । तब दशकंठ ने क्रोध करके राम पर अनेक प्रखर 
बाण चलाये,.तो राम ने भी शीघ्र गति से उस राक्षस पर असंख्य प्रतिशर चलाये । राम- 
रावण के शर-जाल से सारा आकाश ढक गया । तब लक्ष्मण ने सात बाणों से रावण की 
पताका को काट डाला, एक बाण से धनुष को तोड़ दिया एक और बाण से सारथी का 
वध किया और फिर रावण के वक्ष पर पाँच बाणों से प्रहार किया। इसी समय विभीषण ने 
इन्द्रनील' पर्वत की भाँति दीखनेवाले रावण के अश्वों को मार गिराया। रथ से वंचित 
होने से रावण पृथ्वी पर कूद पड़ा और अपने: दसों मुखों की भौंहों को तानकर क्रुद्ध दृष्टि 
से विभीषण पर भयंकर शक्ति-बाण चलाया । किन्तु, रामानुज ने तीन बाणों से उसे बीच 
में ही गिरा दिया । उससे स्फुलिंग तथा ज्वालाएँ निकलकर आकाश तक व्याप्त हो गईं । 
तब दशकंठ अत्यंत क्रोध करके, भय से प्राप्त शक्ति-बाण को विभीषण पर चलाने का 
यत्न कर ही रहा था कि लक्ष्मण ने कहा--शरणागत की रक्षा करनेवाले धर्मात्मा क्‍या 
कभी शरणागत की' मृत्यु सह सकते हे? यों कहते हुए उन्होंने रावण के अनुज को अपने 
पीछे कर लिया और स्वयं रावण पर कर बाण चलाने लगे । 


१२०. रावण की शक्ति से लक्ष्मण का मृच्छित होना 

तब रावण ने कहा--हे लक्ष्मण, बड़े शूर की भाँति तुमने विभीषण को अपने 
पीछे छिपा लिया है । तब तुम स्वयं ही' इस' शक्ति के प्रहार का सहन करो ।' इस प्रकार 
कहते हुए उसने प्रलय-काल के आदित्य के परिवेश के सदृश, उस शक्ति को घोर वलय के 
रूप में घुमाकर, उसे लक्ष्मण पर चलाया। तब वह शक्ति अपनी किकिणी तथा घंटिकाओं 
का निनाद करते हुए, समुद्रों को आलोडित करते हुए, कुल-पर्वंतों को हिलाते हुए, 
दिशाओं को कंँपाते हुए, सूर्यबब को विचलिंत करते हुए, बच्चों को गिराते हुए, पृथ्वी- को 
कंपित करते हुए, आकाश को भकभोरते हुए, नक्षत्रों को तितर-बितर करते हुए, अग्नि-क्णों 
को विकोर्ण करते हुए, ज्वालाओं को व्याप्त करते हुए, आदिशेष कीं जिह्नला का आकार 
धारण किये हुए, लक्ष्मण के द्वारा चलाये जानेवाले बाण-समूह को च्र-च्र करते हुए, 
लक्ष्मण के वक्ष पर भयंकर गति से गड़ गई । राम कहने लगे कि इस भर्यंकर अस्त्र से 


५५३ 


लक्ष्मण के प्राणों पर कोई विपत्ति नहीं आये। समस्त देवता यह देखकर आकाशज्ञ में हाहाकार 


8९२ र॑गन7थ एयायण 


करने लगे । शक्ति-बाण के लगते हा लक्ष्मण चकराकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, 
जैसे प्रलय-काल में महामेरु पर्वत ढह जाता है । 

धरती पर पड़े हुए अपने अनुज को देखकर, राम का हृदय शोकाग्नि से जलने 
लगा और आँखों से अश्वपात होने लगा । लक्ष्मण के विज्ञाल वक्ष में अच्छी तरह गड़े हुए 
उस शक्ति-बाण को निकालने के लिए सभी वानर-वीर यत्न करने लगे, किन्तु उनसे वह 
निकल नहीं सका । तब राम ने रावण के द्वारा चलाये जानेवाले बाण-समृह की उपेक्षा 
करते हुए, उस शक्ति बाण को लक्ष्मण के वक्ष से तिकालकर फेंक दिया । उसके परचात्‌ 
उन्होंने क_्षमी वानर-वीरों को देखकर कहा-- हे वीरो, अपना शोय॑ प्रदर्शित करने का यही 
समय है, शोक में पड़कर युद्ध से विमुख होने का सभय नहीं है । अब तुम लोग लक्ष्मण 
की रक्षा करते रहो और मेरी यह प्रतिज्ञा सुत लो । में आज इस दुष्कर्मी दशकंठ का 
संहार करके, उन सभी दुखों को दूर करूँगा, जिन्हें मेने, राज्य छोड़ने, बंधुजनों से अलग 
होने, वनों में भटकने, धतुष-बाण लिये हुए भी, अपनी प्राण-प्रिय धर्म-पत्नी को खोने तथा 
मायावी राक्षसों से युद्ध करने से प्राप्त किया था । समर-भूमि में इसका वध करने के लिए 
मेंते असमान विक्रमी वालि का संहार किया और कपिराज के रूप में सुग्रीव का अभिषेक 
किया । प्रचंड ग्राह-संकुल तथा आकाश का स्पर्श करनेवाली तरंगों से युक्त अनंत सागर 
पर सेतु बाँधकर में कप्लेना के साथ समुद्र को पार करके आया और लंका को घेर 
लिया । यहाँ अब में अपने सौमित्र को खो बैठा हूँ । यदि युद्ध में रावण मेरे दृष्टि-पथ में 
आये, तो अपनी दुष्टि के विष से ही उसका अंत कर दूगा, जैसे क्र सर्प दुष्ट जंतुओं को मार 
डालता है । अब में दशकंठ को जीवित लौटने नहीं दूगा; उसे में अपने बाण-समूह का 
लक्ष्य बना दू गा । आज सभी वानर पव॑ंतों पर चढ़कर हमारे यूद्ध का कौशल देखते रहें । 
आज सभी दिक्‍पाल तथा समस्त लोक मेरे धनविद्याकौशल को भली भाँति देख लें और 
यूँद्ध में मेरे पराक्रम को देखकर, मुझ रघुराम के विक्रम को जान लें । आज रावण भले 
ही देवलोक में छिप जाय, समुद्र के गर्भ में डूब जाय, पृथ्वी में समा जाय, और रसातल 
में प्रवेश कर जाय, तब भी में उसका संहार किये विना नहीं छोड़'गा । यदि नि३चय ही 
मेंने रवि-कुल में जन्म लिया है, यदि मे रवि-समान तेजस्वी दशरथ का पुत्र हूँ, यदि में 
राम हूँ, यदि रावण युद्ध-क्षेत्र में डटा रहा, तो में किसी भी प्रकार उसका वध करूँगा । 
इस यूद्ध-क्षेत्र में या तो रावण रहेगा या राम रहेगा । राम तथा रावण दोनों का यहाँ 
रहना अब असंभव हैं ।” 

ऐसी' प्रतिज्ञा करके राम ने दह्यकंठ पर भीषण बाण चलाने लगे । दशकंठ ने भी 
उनके बाणों के प्रतिबाण चलाये, तो उन बाणों के परस्पर टकराने से निकलनेवाली अग्नि- 
ज्वालाएँ आकाश तक व्याप्त हो गई और घोर ध्वनि होने लेगी | इस ध्वनि के साथ 
क्नूषों के टंकारों की' ध्वनि मिलकर समस्त लोकों को भयभीत करने लगी । 

१२१. रावण का चिंतित होना 

राम के बांणों के प्रहार से रावण जर्जर हो गया और उनके बाणों के वेग का 

संहंन न॑ कर संकने के कारण राक्षसेद्र, सिंह को देखकर भागनेवाले गजराज की' भाँति, 


खुद्धकोड 9१३ 


यूद्धभूमि को छोड़कर भागने लगा । तब उसके केश खुल गये, सुंदर रत्न-खचित आभूषण 
बिखरने लगे, समस्त भूत तालियाँ बजाकर अटद्डहास करने लगे, और वानर हष॑ के निनाद 
प्रकट करने लगे । भागते समय उसके चरण-घात से पृथ्वी भी काँपने लगी। 

इस प्रकार, लंका में प्रविष्ट होकर वह अपने सभा-मंडप में आसीन हुआ। फिर, 
वह विभीषण के हितवचनों, राम के प्रहारों का तथा कुंभकर्ण, अतिकाय, महान्‌ इंद्रजीत 
आदि वीरों की मृत्यू का स्मरण करके मन-ही-मन शोक-संतप्त हो निशचेष्ट बेठा रहा । 
कुछ समय के उपरान्त वह सँभलकर अंतःपुर में पहुँचा और उद्विग्ग हो, अपनी पत्नी को 
बुलाकर सिर भुकाये हुए कहने लगा--हे प्रिये, राम के अद्वितीय विक्रम का वृत्तांत सुनो। 
में कैसे कहूँ ? वह देखो, मेरे समक्ष सहस्रों राम दीख रहे हे । में इस लंका में जहाँ भी 
देखता हूँ, वहाँ राम-ही-राम मृझे दिखाई पड़ता है । अब विजय की कोई आशा नहीं है । 
अब शंकर के चरण ही मेरे लिए शरण है । जिस देव के दिव्य तथा भयंकर बाण के 
आघात से त्रिपुर भस्मीभूत हुए, जिनके मुक्रुट पर चन्रकला रमणीय गति से सुशोभित 
हो रही है, जिनके हाथों में पिनाक, खड़्ग, त्रिशल आदि विलसित हैँ, जो अखिल 
लोक के ईंश हू, जिन्होंने दक्ष-यज्ञ का विध्वंस किया था, क्रद्ध होकर जिन्होंने अंधकासूर का संहार 
किया था, वेद जिस देव की स्तुति करते हैं, तथा जो देवादिदेव हैं, उस शिवजी की अब 
में उपासना करूँगा ।' 


इस' प्रकार निश्चय करके वह स्नान आदि से निवृत्त हुआ, ब्राह्मणों को विविध 
दान देकर उन्हें तृप्त किया तथा मद, दर्प॑ आदि ( राजस भावों का ) त्याग कर 
सात्तिक भाव ग्रहण किया । उसके पर्चातृ उसने, रक्तांबर, रक्त माल्य, रक्त उपवीत, 
रक्‍त चंदन तथा रक्‍तवर्ण की जपमाला आदि धारण की' और फिर बड़ी भक्ति के साथ 
मंत्र का जप करते हुए, शिव के मंदिर में पहुँचा । वहाँ एकनिष्ठ हो उसने एक वेदी 
बनाई, दर्भाकुर आदि एकत्र किये । फिर सभी, दिशाओं में यज्ञ के रक्षणार्थ भयंकर राक्षसों 
को नियुक्त किया और यज्ञ करने के लिए उद्यत हुआ । इसकी' सूचना मिलते ही मंदोदरी 
वहाँ आ पहुँची और दशकंठ को देखकर कहने लगी--हे दानवेन्द्र, क्या, आपको उचित है 
कि इस प्रकार दीन होकर अपना शौये खो बेठें । आपके क्रोध करने से सभी समुद्र गर्जन 
करने से डरते हें, पवन चलने से डरता है, अग्निदेव तीव्र ज्वालाओं के साथ जलने से डरता है 
और आकाश में सूय प्रचंड तेज से दीप्त होने से डरता हैं । आपके नाम से सारे जग 
विचलित होते है । ऐसे आप, अपना साहस खोकर ऐसी' दशा को क्यों प्राप्त हुए ? यदि 
आपमें इतना साहस नहीं था, तो उस दिन राम की पत्नी को क्‍यों ले आये ? उस दिन 
मारीच ने जो हित-बचन आपसे कहे थे, उन्हें आपने बुरा मान लिया और नीति-विरुद्ध 
वचन कहे थे । नीति का विचार करके तथा आपके अहित की संभावना देखकर धर्मात्मा 
विभीषण ने बार-बार आपसे कहा था कि हे राक्षसेन्द्र, आप अनुचित मार्ग पर क्‍यों जा 
रहे हें ? सीता को छोड़ देने में ही आपका हित है । कितु आपने उनके वचनों पर ध्यान 
नहीं दिया । मातांमह माल्यवान्‌ ने आपको नीति सुझाई, तो क्या आपने उसको स्वीकार 
किया ? आपकी' माता ने स्वयं उचित कत्तंव्य का आदेश दिया, तो क्या आपने उँस पर 


/02:॥ रंगनएथ एयायण 


बिका 


ध्यान दिया ? कुंभकर्ण ने जब कहा था कि राम से आप क्यों विरोध ठानतें हैं, तो क्‍या 
आप क्रद्द नहीं हुए ? इस कार्य से विमुख होने का उपदेश जिन लोगों ने दिया था, उनके 
ही वचन आज सिद्ध हुए हे न ? अपने भुजबल तथा पराक्रम को छोड़कर आज आपने 
मुनि-वृत्ति क्‍यों स्वीकार की हैँ ? इच्ध से युद्ध करके भी आप परास्त नहीं हुए, अब आप रामचंद्र 
को परास्त नहीं करेंगे, तो क्या लोग आपका उपहास नही करेंगे ? हे असुरेश्वर, आप युद्ध 
करके शत्रु पर विजय पाइए । दीन होकर आप यह सब क्‍या कर रहे हें ?” 

इस प्रकार जब मंदोदरी ने रावण को उत्तेजित किया, तब रावण ने लज्जा से एक 
दीर्घ निःश्वास छोड़ा और कहा--हे सुंदरी, तुम्हारी बातें सत्य हें । अब में रामचन्द्र से 
नहीं डरूँगा । अब तुम जाओ । तब प्राणेश्वर को प्रणाम करके आँखों से अश्रु-वर्षा करती 
हुईं वह चली गई । उसके कहे हुए दुःखपूर्ण वचनों का स्मरण करके रावण ने हवन करना 
छोड़ दिया और युद्ध की तैयारी करने के लिए चला गया । 


१२२. लक्ष्मण की मृर्च्छा पर रांम का शोक 


युद्ध-भूमि में रक्‍त में भींगे, निरचेष्ट पड़े हुए शेषताग के सदृश दीखनेवाले अपने 
प्रिय अनुज को देखकर रामचंद्र अधीर होकर शोक करने लगे । वे कहने लगे--“सौमित्र 
को इस प्रकार पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर में किस प्रकार अपने प्राणों को रोक सकता हूँ? 
युद्ध करने की शक्ति मुझमें कैसे आयगी ? अपनी मुष्टि में धनुष कैसे धारण कर सकूगा ? 
आँखों में आँसू उमड़-उमड़कर आते समय, बढ़-बढ़कर आगनेवाले शज्लुओं को में कैसे देख 
सकूगा ? मेरी आँखों के सामने मेरा सहोदर, मेरा प्रिय बंधु, मेरा प्रिय सखा मेरे लिए 
प्राणों की बलि देकर मुभे छोड़कर चला गया है । धिक्कार है, मेरे शौर्य को । मुझे 
अब इस युद्ध की आवश्यकता ही क्‍या है ? मुझे विजय ही किसलिए चाहिए ? मुझे अब 
राज्य की क्‍या आवश्यकता है ? मुझे अब सीता ही क्यों चाहिए ? मेरा यह शौर्य किस 
काम का ? में अब जीवित ही क्यों रहूँ ? हे लक्ष्मण, तुम्हारे साथ में भी स्वर्ग चलूगा । 
हे बंधु, विजयी होकर तुमने पहले शरभ-शार्दूलों से भरे हुए भयंकर वनों में मेरी रक्षा 
करते रहे, अब यहाँ तुच्छ दैत्यों के वन के बीच मुझे पराया समझकर छोड़ दिया है । 
हें तात, अपनी उन्नत शक्ति से मेरी रक्षा करने के निमित्त वन में तुम एक क्षण भी 
नहीं सोये ” आज इस प्रकार दीघे निद्रा में सो जाना क्या तुम्हें उचित है ? में बार- 
बार दुःख के आवेश से ऊँचे स्वर में तुम्हें पुकारता हूँ, फिर भी तुम बोलते क्‍यों नहीं हो : 
अब मेरे लिए कौन है ? में कहाँ जाऊँ | में अंत में शोकाग्नि के हाथों में पड़ गया हूँ । 
शभलक्षण-संपन्न, सुन्दराकार, अद्वितीय बलवानू, परम भक्त तथा प्रिय सहोदर, गंभीरचेता, 
युद्धविजयी मेरा प्राण-सखा लक्ष्मण मेरे साथ वनवास के लिए आया। अब में इसी के साथ 
स्वर्ग जाऊंगा । कितने ही बंधु हें और कितनी ही पत्नियाँ हैं, किन्तु ऐपा सहोदर 
पृथ्वी में कहाँ मिलेगा ? यत्न करूँ, तो सीता की समता करनंवाली पत्नी को में कहीं-न- 
कहीं प्राप्त कर सकता हूँ; पर ऐसे सदगुणशील, दयालु तथा महाबली अनुज को में 
कहाँ पारऊँगा । क्‍या, यह केवल मेरा अनुज था ? यह महाबली सतत मेरी सेवा करने- 
वाला भक्त भी था । यही मेरा पौरुष था, यही मेरी शांति था, यही मेरी कीर्ति था, 


स्द्धकांड क्र 


यही मेरी प्रेरणा था, यही मेरा शौय था, यही मेरा धैयँ तथा विनय था और यही मेरी 
विजय था । इतना ही' क्‍यों, मेरे लिए भाग्य-देवता तथा मेरा पावन राज्य-पद भी यही था।” 

इस श्रकार, जब राम शोक से अभिभूत हो प्रलाप कर रहे थे, तब सूषेण ने राम 
को देखकर कहा--हे देव, आप इस प्रकार शोक क्‍यों करते हैँ ? आप घैयें धरकर इनकी 
ओर देखिए । यदि इनके शरीर में प्राण नहीं रहते, तो क्या, उनके मुख पर ऐसी आभा 
दिखाई देती ? या उनकी आँखें कमलों की सुंदरता लिये रहतीं ? या उनकी सुदर हथेलियाँ 
लाल कमल की भाँति सुशोभित रहती ?' 

इस प्रकार राम को आइवासन देकर उसने उन्हें शांत किया और हनुमान्‌ को 
देखकर कहा---इसके पहले जांबवान्‌ के कहने से तुम ओषधियों का पता जानते ही हो । 
महाद्रोण पर्वत के, दक्षिण शिखर पर विशल्यकरणी, सौवर्णकरणी, संधानकरणी तथा 
संजीवकरणी ओषधियाँ अपनी कांति से प्रकाशित रहती हे । तुम शीघ्र इन चारों ओषधियों 
को ले आओ । उनकी' सहायता से लक्ष्मण के प्राण लौट आयेंगे । पूर्वकाल में देवासुरों ने 
क्षीर-सागर का मंथन करके जो अमृत प्राप्त किया था, उसे वही छिपा रखा है । उसी 
अमृत से इन ओषधी-लताओं ने जन्म लिया है । लवण-समुद्र को पार करके जाने के बाद 
कृशद्वीप मिलेगा, उसे पार करके आगे बढ़ो, तो क्षीर-सागर मिलेगा। उसे भी पार कर 
जाओ, तो चंद्र तथा द्रोण पर्वतों को देखोगे । वहाँ देवेन्द्र की आज्ञा से मंदराचल की भाँति 
विशालकाय गंधव॑ उन ओषधियों की रक्षा करते रहते हे । गंधर्वो से तुम्हारा युद्ध होगा । 
वहीं राक्षस भी घूमते रहते हे । वे बड़े मायावी हैं, उनसे सावधान रहना । द्वोणाद्रि से 
उन ओषधियों को लाकर, लक्ष्मण के प्राणों को लौटाओ, जिससे रघुपति प्रसन्न हों । यहाँ 
से वह पव॑त तेईस लाख, बीस हजार दो सौ दस योजन दूर है । तुम वायु-वेग से जाकर 
सूर्योदय के पहले ही यहाँ लौट आओ. । सूर्योदय हुआ, तो वे ओषधियाँ अपनी कांति खोकर 
दक्तिहीन हो जायेंगी । उसके पद्चात्‌ लक्ष्मण को मूर्च्छा से जगाना असंभव होगा । इसलिए 
हे वानरोत्तम, तुम शीघ्र जाकर वापस आओ । उन ओषधियों के लक्षण भी तुम्हें जान 
लेना चाहिए । उनके फल हरे होंगे, फूल लाल होंगे और पत्ते सफेद होंगे । तुम शीक्र 
विभीषण, जांबवान्‌, सुग्नरीव तथा अंगद की अनुमति लेकर जाओ ।' 
. सुषेण के इन वचनों को सुनकर हनुमान्‌ ने कहा--ऐसा ही हो । तब पवनपूत्र 
को देखकर राम ने कहा--मूच्छित पड़े हुए लक्ष्मण को प्राण-दान करके तुम त्रिभुवनों में 
अचल कीत्ति प्राप्त करो । मेरे तीन भाई हैं । हें अनिलकुमार, आज से तुम्हारे साथ मेरे 
चार भाई होंगे ।' 


१२३. संजीवनी लाने के लिए हनुमान का द्रोणाद्रि को जाना 
राम की बातें सुनकर हनुमान्‌ ने कहा--हें सूर्यकुलतिलक, सेवक हनुमान्‌ 
के रहते हुए आप चिंता क्‍यों करते हे ? हे राजन, आपकी आज्ञा शिरोधाय करके शीघ्र 
ही' सप्त द्वीपों के उस पार रहने पर भी ओषधियों के उस पर्वत को सूर्य के उदयाचल 
पर आने के पहले ही ले आऊँगा । इस प्रकार कहते हुए उसने राम के चरणों पर गिर- 
कर प्रणाम किया । तब राम ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा--हें अंजनि- 


क्ष््द् रंग्न/थ एपायण 


पुत्र, इन्द्र तुम्हारे सिर की, सूर्य तुम्हारे मुख की, चन्द्र तुम्हारे मन की, आदिशक्त तुम्हारे 
नितंब की, पवन तुम्हारी पीठ की, शिव तुम्हारी पूछ की, अग्नि तुम्हारे चरणों की, ब्रह्मा 
तुम्हारी बुद्धि की, वरुण तुम्हारी शक्ति की, सरस्वती तुम्हारी' वाणी की, विष्णु तुम्हारे 
बाहुदध की तथा गणेश तुम्हारे उदर की रक्षा करते रहेंगे । तुम शीघ्र जाकर आओ ।' 
उसके पदचात्‌ क्रमशः सुग्रीव, विभीषण, जांबवानू तथा अंगद आदि वानर-वीरों ने उसे 
विदा दी । तब हनुमान्‌ आकाश की ओर ऐसे उछला कि जिस पर्वत पर चढ़कर वह उछला था, 
वह धँस गया और पृथ्वी विदीणं हो गईं; पवन, समुद्र तथा आकाश-गंगा व्याकुल-सी 
हो गई और लंका नगर की ऊँची अट्टालिकाएँ गिर गईं । उसके पदचात्‌ वह विद्युत्‌-प्रकाश के 
समान उज्ज्वल कांति से युक्त अपनी पूछ को तथा अपने दोनों विशाल हाथों को ऊपर 
उठाये, सूर्य-्मंडल की भाँति प्रकाशमान होनेवाले अपने मुख से प्रचंड दीप्ति 
विकीर्ण करते हुए, चरणों तथा कर्णों को कुंचित करके उड़ने लगा । देखते-देखते वह अनेक 
पर्वतों, कई देशों, कई नद-नदियों, कई वनों, नगरों तथा समुद्रों को देखते हुए हिमाचल के 
पार निकल गया । दिदश्ञाओं तथा आकाश को केपाते हुए वह एकाकी शूर आगे बढ़ने लगा। 


१२४. कालनेमि का वृत्तांत 

गप्तचरों के द्वारा रावण ने यह समाचार सुना, तो वह हनुमान्‌ के मार्ग में विध्न 
डालने का संकल्प करके स्वयं अद्धेराजि के समय कालनेमि के घर पहुँचा । कालनेमि ने 
अत्यंत श्रद्धा से रावण को अध्यं, पाद्य आदि देकर उसका सत्कार किया और पूछा--हे 
राजनू, अद्धरात्रि के समय आपके यहाँ पधारने का क्‍या कारण है, कृपया बताइए ।' 
तब रावण ने कहा-आज मेरे शक्ति-बाण से आहत लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य 
से राम की आज्ञा से हनुमान्‌ संजीवकरणी लाने के लिए जा रहा है | तुम शीघ्र जाकर 
उस हतूमान्‌ का वध कर डालो, या उसके मार्ग में कोई ऐसा विध्न उपस्थित करो कि 
वह सूर्योदय के पूर्व यहाँ पहुँच नहीं सके । द्रोग पर्वत के पास ही देवासुरों से निर्मित एक 
सरोवर है । उसमें एक महान्‌ मकरी' बड़े आनंद से रहती है। वह देवताओं को भी' निगल 
जाने की क्षमता रखती है, तब इस वानर की गिनती ही क्‍या है ? तुम कोई ऐसी' माया 
रचो कि हनुमान्‌ उस सरोवर में पहुँच जाय । तुम शीघ्र जाओ । 

रावण की बातें सुनकर, मन-ही-मन नीति-मार्ग का विचार करके, उसने कहा-- 
हे दनुजेश, माया-मृग का रूप लेकर मारीच गया था और उसकी मृत्यु हुई । आप इस 
अनुचित मार्ग को त्याग दीजिए । घोर युद्ध में कुंभकर्ण आदि दानव-वीर नष्ट हो चुके हैं । 
अब तो आप बात मानिए । राम के पास सीता को पहुँचा दीजिए और अपनी लंका 
विभीषण को देकर आप शिवजी के निवास कैलास पर्वत पर तपस्वी' बनकर जीवन व्यतीत 
कीजिए या योद्धा के समान, युद्ध-भूमि में राम से युद्ध कीजिए और उनके हाथों से 
प्राण त्यागकर विष्णु-सायुज्य प्राप्त कीजिए ।” 

कालनेमि के इस' प्रकार कहते ही रावण की आँखें क्रोध से लाल हो गईं और वह 
अपने चंद्रहास को निकालकर उसका वध कर डालने के लिए उद्यत हुआ । यह देखकर, 
कालनेंसि ने कहा--हे देव, आपकी आज्ञा का पालन करने में अभी जाता हूँ ।' 


खेद्ध॑काड 9१४ 


इसके बांद वह मनोवेंग से द्रोण गिरि के निकट पहुँच गया और वहाँ अपनी माया से एक आश्रम का 
निर्माण किया । उस आश्रम में आम, पुन्नाग, चंपक, पूगीफल, कटहल, चंदन, जामुन, 
पाटली, बकुल, कदली, खर्जूर, कपूर आदि के सुंदर वृक्ष थे। जहाँ-तहाँ ब्रह्मचारियों 
का वेद-पाठ हो रहा था और महनीय मणिदीप-मालिकाएँ जल रही थी । फल-फूल तथा 
लताएँ, होम-धूम से धूमिल हो रही थीं । कलकंठ शुक, नीलकंठ शारिका तथा कलहंसों 
के मधुर कूजन सर्वत्र सुनाई पड़ रहे थे । स्थान-स्थान पर हवन तथा स्वस्युक्त मंत्रों का 
पठन हो रहा था । ऐसे माया-आश्रम में कालनेमि एंक मुनि के समान कपट वेश धारण 
किये मन्द प्रकाश में आँखें बन्द करके जप-माला फिराते हुए बेठा था । आकाश-मार्ग से 
जाते हुए हनुमान्‌ ने इस आश्रम को देंखा और सोचने लगा कि मुनि का यह आश्रम कितना 
भव्य दीख रहा हैं ! उस दिन (जब में यहाँ आया था) यह यहाँ नहीं था, आज यह 
कहाँ से आया ? कहाँ वह क्षीर-सागर, कहाँ वह मेरु पर्वत और कहाँ मुनियों का यह 
आश्रम ? कदाचित्‌ में मार्ग खो गया हूँ । में इस मुनि से मार्ग जान लूंगा। यों सोचकर 
बह आकाश से पृथ्वी पर उतर आया । बन के पके हुए फल देखकर उसके मृह में पानी 
भर आया, किन्तु मुनि-शाप के भय से बिना उनको छुए ही मुनि के समक्ष पहुँच गया 
और हाथ जोड़कर बौला--हे मुत्रिनाथ, महाराज राम के आदेश से मे क्षीर-सागर कें 
पास जा रहा हूँ । मेरा नाम हनुमान्‌ है। मुझे अत्यधिक प्यास लग रही है, क्‍या यहाँ 
कहीं जल मिल सकता हैं ?' तब उस कपठमुनि ने मंदहास' करते हुए कहा--हमारे 
कमंडलु का जल पीकर तुम अपनी ष्यास बुका लो । ये फल लो, इन्हें खाकर इंस' रात कों 
यहीं आराम करो । हे वानरोत्तम, में अपने मन में भूत तथा भविष्य की सभी बातें जानता हूँ । 
राभ को धोखा देकर रावण उनकी पत्नी सीता को ले गया है। राम ने सहज ही 
वालि' का वध करके लवण-समुद्र में सेतु को बाँधा और वानर-सेना के साथ लंका को 
घेरे हुए हैं । उन्होंने कुंभगर्ण आदि राक्षसों तथा इन्द्रजीत का संहार किया है । पुत्र- 
शोक से क्रुद्ध रावण ने भय से प्राप्त शक्ति-बाण सुमित्रा के पुत्र पर चलाया, तो लक्ष्मण 
मूच्छित हो गिर पड़े । उस लक्ष्मण को जीवित करने के निमित्त ओषधियाँ ले जाने को तुम 
आये हो । अबतक तुम वायु-वेग से एक सहख्र योजन का मार्ग तय करके आये हो । 
कोई अधर्मी मुझे देख नहीं सकता । तुम मुझे देख पाये, इससे मुझे निश्चय हो गया है 
कि तुम उत्तम व्यक्ति हो । जगत्‌ के कल्याण के लिए राम ने जन्म लिया है, इसलिए 
हमें भी राम का कार्य संपन्न करना चाहिए । मे तुम्हें ऐसे दिव्य मंत्र दूगा, जिनसे तुम्हें 
दिव्य ओषधि दिखाई पड़े । प्रातःकाल के सूर्य का दर्शन करते ही शक्ति से संपन्न होनेवाली 
संजीवनी आदि कितनी ही ओषधियाँ हमारे इस वन में हें। उनमें से जो ओषधि चाहिए, 
उसे तुम लंका ले जाओ | मेरें मंत्रों की शक्ति से तुम पलक मारने की देर में (लंका) 
पहुँच जाओगे ।* 

तब उस कपटमुनि को देखकर हनुमान्‌ ने कहा--हे तपसवी । जब लक्ष्मण बुरी 
दशा में वहाँ पड़े हुए हे, तब क्‍या मुझे उचित है कि में यहाँ सुख से सो जाऊँ ? हे 
स्वामिन , अपने प्रभू की कार्य-सिद्धि के रूप में लक्ष्मण को प्राप्त करने के पहले में इन फलों 

भरे 


९5 रंगन/थ रायायक 
का ग्रहण कैसे कर सकता हूँ ? मेरी प्यास थोड़े-से जल से नहीं बुझेगी । क्‍या यहाँ कोई 
सरोवर नही है ?' तब उस कपट-मुनि ने कहा--यहाँ से समीप में ही एक दिव्य सरोवर है। 
यदि तुम उस सरोवर में आँखें बन्द करके उसके अमृत-सम निर्मल जल का पान करोगे, 
तो तुम्हारा शरीर दिव्य हो जायगा और दिव्य ओषधि तुम्हें तुरन्त दिखाई पड़ेगी ।' इतना कहकर 
हनुमान्‌ को मार्ग बताने के लिए उस' कपठमुनि ने शिष्यों को भेजा । 

हनुमान्‌ कपठमूनि के शिष्यों की सहायता से उस सरोवर के पास पहुँचा । उस 
सरोवर के तठ पर आम, मदार, माधवी, बकुल, सागवान, कुटज, चन्दन, साल, नीम, अर्जुन, 
अद्योक, निबु, कदम्ब, तमाल आदि के वृक्ष सुशोभित थे । सरोवर में सुन्दर तथा 
कोमल कमल, कल्हार तथा विमल करव विलसित थे। कही कलहंस कल-कुजन करते हुए 
विलासपूर्ण गति से परस्पर कौतुक करते हुए विहार कर रहे थे, कही हंस की चोंचों 
का स्पर्श करनेवाले बक, कोंच तथा कारण्डव पक्षियों का समूह विचरण कर रहा था। किसी 
स्थान पर करव-मृकुलों के अग्र-भाग पर भ्रमर भुड-के-भुंड अचल बैठे हुए मधुपान कर रहे थे 
और किसी स्थान पर भ्रमर-समूह मकरन्द-पान करने के निभित्त आया हुआ था, किन्तु 
कमलिनियों के विकसित न होने के कारण गायकों की तरह उसके चारों ओर मँडराते हुए 
फिर रहे थे । तोते की चोंचों से चीरें जाने से फलों का रस, पत्तों से होकर लाल 
कमलिनियो पर ऐसे भर रहा था, मानो सरोवर के तट पर स्थित आम के वृक्ष शिव से 
(वसनन्‍्त के मित्र) कामदेव को फिर प्राप्त करने के उद्देश्य से अग्नियों में घी की आहुति 
दे रहे हों । दूसरे स्थान में लाल कमलिनियों में भरनेवाला फलों का रस पान करके 
मधुप आकाश की ओर ऐसे उड़ रहें थे, मानो होमकुंड से धुआँ उड़ रहा हो। वह 
सरोवर ऐसा दीख रहा था कि मानों कमलपत्र-झरूपी थालियों में हिम-शीकर-रूपी 
अक्षत रखे हुए, उत्फुल्ल कुब॒लयों के लोचनों से, हनुमान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। 
उस सरोवर को देखकर हनुमान्‌ अत्यधिक हर्षित हुआ और आँखें बन्द करके उस 


9-4 


सरोवर में उतर गया और अत्यधिक प्यास के कारण जल का पान करने लगा । 


१२४- मकरी का हनुमान्‌ को निगल जाना 


संसार-रूपी सागर में विषय-रस' को बड़े चाव से पीनेवाले तृषित व्यक्ति को संसार 
की' माया जैसे निगल जाती है, वैसे ही उस' सरोवर से उस' समय एक विशालकाग मकरी' 
निकली और उसने हनुमान्‌ के चरणों को कसकर पकड़ लिया। हनुमान्‌ ने अपने चरणों को खींच 
लेने का उद्धत शक्ति से प्रयत्न किया, किस्तु छुड़ा न सका । तब वह बड़े घैय के साथ 
खड़े होकर देखने लगा कि वह क्‍या है ? ध्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि वह 
एक विशालकाय मकरी हूँ । तब उसका क्रोध दुगुना हो गया और उसने भयंकर रूप 
धारण करके रघुराम की विजय का आधारभूत अपनी पूछ उठाकर दुर्वार गति से उस 
मकरी के दाँतों पर प्रहार करके उन्हें गिरा दिया, मानों रावण की भोग-लालसा से संच्ित 
पापों को ही' भटका देकर गिरा दिया हो, किन्तु वह मकरी हनुमान को निगल जाने का 
उपक्रम करने लगी, मानों वह संसत्‌ मुनि के दाप-रूप रोग से मुक्त होने के लिए ( हनुमान्‌- 
रूपी) ओषधि को खाना चाहती हो । तब वायुपुत्र सोचने लगा--हाय, राम के कार्य में 


सुद्धेकाड 926 


विष्न पड़ गया । कदाचित्‌ में यहाँ इस' प्रकार मर जाऊँगा । हाय, अब कया उपाय है ?' 
फिर, हनूमान्‌ ने यह निरचय करके कि इसके पेट में पहुँचकर में इसका वध कर डालू गा, 
मकरी को अपना शरीर निगलने दिया। निदान वह भुजबली अंधक्प के सदृश दीखनेवाले उस 
मकरी के उदर में पहुँच गया । वह मकरी बड़ी प्रसन्नता से जल के मध्य-भाग में चली गईं। 
तब हनुमान्‌ भयंकर क्रोध से उस मकरी की आँतों तथा नसों को ऐंठ्नें और तोड़ने 
लगा और विषग्रासः की भाँति उस महा मकरी के उदर में अविराम गति से जहाँ-तहाँ 
घूमते हुए अग्नि की भाँति उसका उदर जलाने लगा । तब वह मकरी धैर्य खोकर प्यास 
की तीव्रता का सहन नहीं कर सकने के कारण अपने सूखे हुए मुख-गह्वलर को खोलकर पड़ 
रही' । तब क्र नक्र, ग्राह आदि से युक्त जल-प्रवाह हनुमान्‌ पर गिरते लगा ।* तब वायुपुत्र 
काटी हुई आँतों का पिंड बनाकर बाहर ले आया और शीघ्र उसका गला घोंठ दिया । 
मकरी' ने भी' यह सोचकर कि यह आहार पचाने-योग्य नही है, अवश हो पड़ी रही । तब 
हनुमान्‌ ने उसे तट पर घसीटकर उसको चीर डाला । उस समय उस मकरी के रक्‍त से 
युक्त वह सरोवर प्रलय-काल में भयंकर वडवानल की ज्वालाओं से युक्त समुद्र के समान 
लाल दीखने लगा । 

तब वह मकरी देक-स्त्री का रूप धरकर अपनी चंचलता छोड़कर, स्थिरता के साथ 
बादलों में प्रकाशित होनेवाली बिजली की' भाँति विमान में बैठी आकाश-मार्ग में दिखाई 
पड़ी । पवन-पुत्र के पुण्य प्रताप से शापमुक्त हो वह अत्यन्त हर्षित हुई और वह देव-स्त्री 
हनमान्‌ को' देख कर बोली--हे कपिकुंजर, हे वानरेच्ध, में तुम्हारे कारण आज झशापमुकत 
हुई । में अभी इच्द्रलोक में जा रही हूँ । जाने से पहले में तुम्हें एक बात बतलाना चाहती हूँ ।' 
इतना कहकर हनुमान्‌ को सरोवर के निकट भेजनेवाले उस' कपट-तपस्वी को दिखाकर 
बोली--हे कपिश्रेष्ठ, यह कोई मुनि नहीं है । इस' पर विश्वास मत करो । यह एक 
राक्षस है और दानवेन्द्र के आदेश से तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया है | मेरे इस सरोवर 
में रहने की बात जानकर मुभसे तुम्हें मरवाने के लिए ही यहाँ भेजा । यह वध्य है । इस' पर 
विश्वासः मत करो । वह यहाँ रहने योग्य नहीं है। अतः, तुम शीघ्र इसका संहार करके 
ओषधियों को प्राप्त करने के लिए जाओ । द्रोणाद्वि पहुँचने का मार्ग यही है । 


१२६. धान्यमालिनी का वृततांत 
देव-रमणी की बातें सुनकर हनुमान्‌ को आइचर्य हुआ । उसने उस रमणी को देखकर 
कहा-- है सुन्दरी, पहले तुम मकरी कैसे हुई और फिर अब देव-कांता कैसे बनी ?”? तब 
वह कहने लगी--हे वीरवर, हे पावनचरित, हे कनकाद्रिसम धीर, में धान्यमालिनी नामक 
गंधवै-कन्या हूँ । में अपना पूर्व-वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनो । अखिल लोक के आराध्य सदाशिव 
जब रजतादरि पर गोष्ठी में बैठे थे, तब मेने अपनी नृत्य तथा संगीत-कला का प्रदशेन 
करके उनको प्रसन्न किया और उतसे एक अनुपम विमान प्राप्त किया । उस विमान में बैठकर 


90७. 


में प्रतेदिन इस सरोवर में जलक्ीड़ा करने आने लगी' । एक दिन की' बात हैं कि शाण्डिल्य 
*विज्ञाल मकरी के मुँह खोलने से उसके मुख से होकर मीन, ग्राह आदि के साथ 
सरोवर का ज़ल उसके द्वारीर के अन्दर बहने रूूगा |>ले० 


9९० रंगनएथ एयशयण 


४] 


तामक मुनि यहाँ आये और बड़ी आसक्ति से मुझे देखते हुए मन-ही-मन महान्‌ आनन्द 
का अनुभव करने लगे । फिर भोग की लालसा से प्रेरित तथा काम-पीड़ा से अभिभत हो, 
इसका भी विचार किये बिना कि कहाँ मेरे जैसा तपोधन तथा पुण्यात्मा मुनि और कहाँ 
यह सुन्दरी, मुझ पर अनुरकत हो गये और निर्लज्ज हो, लोलुप दृष्टि से मुझे देखने लगे । 
यह देखकर मेन उनसे कहा--हे मुनीन्द्र, कहाँ आप, कहाँ में और कहाँ आपकी यह लोलुप 
दृष्टि ? आप तपस्वी तथा पुण्यात्मा हैं, आपका यह कार्य आपके तप में विध्त डालनेवाला है।' 
तब मूनि कामातुर हो, तपस्या का पवित्र संकल्प त्याग कर कहने लगे--हे सुन्दरी, 
यही मेरी तपस्या और पृण्य का फल है, यही मेरे लिए स्वर्ग का सोपान है, 
यही मेरे लिए मोक्ष का साधन है !” तब मैंने उनसे कहा--हे मुनि, में अभी रजस्वला हूँ, 
अतः आपको मेरा स्पर्श नहीं करना चाहिए | इन दिनों में आपके ही' घर में रहूँगी । 
स्नान तथा शुद्धि के पश्चात्‌ आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार, मुनि को समभझा- 
कर में उस' मृनि के साथ गंधमादन को गई और मुनि के घर में ही निष्ठा से रहने 
लगी. । उस' दिन रात को रावण सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी सेना के 
साथ उस' पर्वत पर ठहरा । जब में पर्वत-शिखर पर गाने लगी, तब मेरा गाना सुनकर 
रावण मेरे पास आया और अपना प्रताप, अपना सौन्दर्य, अपनी महत्ता' तथा अपना नाम 
बताकर मुझे प्रलोभन देने लगा कि हे सुन्दरी, तुम अपने रूप-यौवन तथा विलास के साथ 
मेरा आलिगन करो । मैंने कहा--में विवश हूँ, अतः तुमको मेरा स्पर्श नहीं करता चाहिए ।' 
तब उस राक्षस ने कहा--हे सुन्दरी, मेरे लिए रजस्वला स्त्रियाँ तथा परस्त्रियाँ अधिक 
प्रिय हैं, अतः: तुम मुझे मत ठुकराओ ।' इस प्रकार मुझे अपने प्रिय वचनों से प्रसन्न करके 
उसने मेरे साथ रति-क्रीड़ा की । इससे अतिकाय का जन्म हुआ । मेने उस पुत्र को दानवेन्द्र 
को सौंप दिया | तीन दिन के पद्चात्‌ शुद्धि-स्तान आदि से निवृत्त होकर में मुनीश्वर 
की समक्ष जाकर खड़ी हो गईं । तब उस' मूनि ने मुझे देखकर कहा--मेरे घर में रहती' हुई, 
तुम मुझे धोखा देकर किसके साथ प्रीति से रति क्रीड़ा में प्रवृत्त हुई थी ? हे तनवी, 
तुम्हारे यौवन का उपभोग किसने किया ? तुमने विना सोचे-समरझे ऐसा क्‍यों किया ? 
यदि विवेक के साथ विचार किया जाय, तो तुम्हारी यह करतूत स्त्री-सुलभ ही' प्रतीत 
होती है । परहित कहाँ और युवतियाँ कहाँ ? शीलाचरण कहाँ और सूंदरियाँ कहाँ ? 
कमललोचनियाँ कहाँ और सत्य कहाँ ? कामिनियाँ कहाँ और करुणा कहाँ ? ( काश,-- 
दोनों बातें एक साथ ही देखी जातीं ?) इस' प्रकार कहते हुए उस मुनि ने अत्यधिक क्रोध 
से निर्दंय हो मुझे घोर शाप दिया--तुम अपने विलास को खोकर इस सरोवर में मकरी 
बनकर रहो । जिसने तुम्हारे साथ रति-कीड़ा की, वह तुम्हारे इस' पाप से अपने पुत्र, 
मित्र तथा सेना के साथ भस्म हो जायगा 4 


“मूनि का यह घोर शाप सुनकर में विचलित हो उठी और उस' पुण्यात्मा के समक्ष 
हाथ जोड़कर कहने लगी--हे मुनिश्रेष्ठ, में इस शाप-रूपी समुद्र को किस नौका की सहायता 


से पार कर सकूगी ? इस शाप-हरूपी दावानल को में किस जल से बुभा सकूगी ? 
है दयालु, मुझ पर दया दिखाइए |” भयाक्रान्त हो, इस प्रकार आत्तंनाद करनेवाली मुभे देखकर 


खसुद्धकोड २९ 


किक 


ज्ञान-दृष्टि से अनुमान करके, उस कृपानिधान ने कहा--हे सुन्दरी कुछ समय के पश्चात्‌ 
हनुमान्‌ राम के कार्यार्थ यहाँ आनेवाला है । उसके द्वारा तुम्हारे शाप की मुक्ति होगी ।* 
इतना कहकर वह मुनि गंगा नदी के तट पर चले गये । आज मे शाप-मुक्त हो गई हूँ । 
अतः में जा रही हूँ ।” यों कहती हुई वह कमलाक्षी हनुमान को आशीर्वाद देकर वहाँ से 
स्वयं चली गई । 


१२७, कालनेमि का वध 


हनुमान्‌ वहाँ से सीधे कालनेमि के सामने उपस्थित हुआ । उस समय वह पापी, 
अचल समाधि में निमग्न रहनेवाले (मुनि) की भॉति कुंभक-क्रिया के द्वारा अपने वक्षःस्थल 
को फुलाकर मुख को किचित्‌ भुकाकर, ध्यान-मग्न रहनेवाले की भाँति आँखें बंद किये हुए 
जप-माला को फेरते हुए जप करनेवाले की भाँति ओंठ हिलाते हुए बैठा था । हनुमान्‌ 
के आते ही उसने आँखें खोलकर, हनुमान्‌ से कहा--सरोवर निकट ही तो हैँ ? तुमने 
इतना विलंब क्‍यों किया ? देखो कितनी रात बीत गई है । यदि तुम मंत्रोपदेश ग्रहण 
करने की इच्छा रखते हो, तो कया गुरु-पूजा की व्यवस्था कुछ करोगे ?' 

तब पवनपुत्र ने कहा--लो, अब तुम्हारे लिए यही गुरु-पूजा है ।॥ यों कहकर 
उसने अपनी कठोर मुष्टि से उस राक्षस के बाहुमध्य में प्रहार किया । तुरन्त उस दैत्य ने 
अपना वह रूप छोड़कर एक पक्षी का रूप ले लिया और हनुमान्‌ पर आक्रमण किया । उसके 
आक्रमण करते ही हनुमान्‌ ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके दोनों पंखों को तोड़कर 
फेंक दिया । तुरन्त उस' राक्षस ने वह रूप भी त्याग दिया और अपनी माया से एक गंभीर 
सिंह का रूप धारण किया और आकाश की ओर भयंकर दृष्टि को दिखाते हुए गर्जन करके 
हनुमान्‌ को धमकाने लगा। किन्तु, हनुमान्‌ निर्भक हो अपनी मुष्टि से उस कालनेमि के 
सिर पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर फट गया | तुरन्त वह राक्षस सिंह का रूप 
भी छोड़कर सुग्रीव के रूप में आया और कहने लगा--हे पवनपुत्र, यहाँ क्या कर रहे हो ? 
चलो, लक्ष्मण के प्राण लौट आये हैं । अब तुम्हें द्रोगाचल जाने की आवश्यकता 
नहीं है । अब हमें ओषधि नहीं चाहिए ।' पहले हनुमान्‌ को भ्रम हुआ कि वह सुग्रीव 
ही है, किन्तु ध्यानपूर्वक देखने के पदचात्‌ निश्चय कर लिया कि वह सुग्रीव नही है । 
तब अत्यन्त क्रोध से उसके वक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि वह राक्षस मूच्छित होकर गिर 
पड़ा, किन्तु शीघत्र ही वह दानव समल गया और शतश्यृंगी' होकर धनुष से पैने शर 
चलाकर हनूमान्‌ को कष्ट पहुँचाने लगा । तब हनूमान्‌ ने भी अपनी मुष्टियों तथा. चरणों 
के आघात से उसकी' सारी' शक्ति शिथिल कर दी और उसे आकाश से पृथ्वी की ओर 
खींच लिया । उसके पदचात्‌ उसने राक्षस का सिर ऐंठकर उसे धड़ से अलग करके पृथ्वी 
पर ऐसा फेंक दिया, जैसे मत्त गज मृणाल को तोड़कर फेंक देता है। उसके बाद विजय- 
गवे से सिंहनाद करते हुए हनुमान्‌ तुरन्त द्रोणाचल पर पहुँच गया । 

द्रोणाच्ल पर पहुँचकर हनुमान्‌ अनेक दिव्य लताओं की आभा से तथा निर्मल 
मणिसमूह की कांतिवाले दीप-वुक्षों की दीप्ति से भासमान उस पव॑त पर घूम-घूमकर दिव्य 
ओषधियों का अन्वेषण करने लगा। वह किसी लता को देखकर यही वह सुगंधि है, यही 


श्र रंगन/एथ एशया/यर 


वह लता है, ऐसा विचार करके उसके पास पहुँचता, तो वह लता छिप जाती । यह देखकर 
हनुमान मन-ही-मन दुःखी हो कहने लगा--हे पवंतेश्वर, हे पर्वतराज, हे पुण्यात्मा, अनघ 
रघुराम की आज्ञा से दिव्य ओषधि ले जाने के निमित्त मैं आया हूँ। हे नगराज, जो कार्य 
समस्त लोकों के हित में है, उसको संपन्न करने के लिए आये हुए मुझे आप क्‍यों इस 
प्रकार धोखा दे रहे हे ? आप शीक्र अपने पास रहनेवाली ओषधि-लताओं को प्रकट कीजिए। 
मु शीघ्र जानता है । हे ओषधि-लताओ, यह कार्य लोक-हिताथ है। अतः, मैं आपसे प्रार्थना 
करता हूँ कि आप अपनी सुन्दर आकृति दिखाइए ।” इस' प्रकार प्रार्थना करने पर भी 
वे लताएँ अपने रूप छिपाये रहीं । तब हनुमान ने फिर कहा--हे नगकुलतिलक, मेरे 
आगमन को देखकर आपने [मेरा उचित सत्कार नहीं किया, यह उचित नहीं है ।' 

कई बार विनम्र प्रार्थना करने पर भी जब उस पर्वत ने दिव्य ओषधि-लताओं 
को नहीं दिखाया, तब हनुमान्‌ अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और कहने लगा--हे नगकुलाधम, मेरे 
इतनी प्रार्थना करने भी तुम्हारा मन मेरी ओर द्रवीभूत नहीं हुआ । भला, गुणहीन तथा 
कठोर पत्थर में दया कैसे उत्पन्न होगी ?' 

इतना कहते-कहते हनुमान्‌ की क्रोधाग्नि की ज्वालाएँ उनके रोम-रोम में व्याप्त 
हो गईं । तुरन्त उसने दस योजन विशाल तथा दस योजन ऊँचा रहनेवाले उस भयंकर पर्व॑त 
को सहज ही उखाड़ लिया, मानों यह बता रहा हो कि में राम का सामना करनेवाले रावण- 
रूपी पर्वत को भी इसी प्रकार उखाड़ डालूंगा । उस समय सोरी पृथ्वी हिल' उठी और 
आकाश काँपने लगा । 

इन्द्र के आदेश से उस' पर्वत की रक्षा करनेवाले अग्ति-सम तेजस्वी चित्रसेन आदि 
तेरह करोड़ गंधर्व अपने बल तथा शौय॑ का प्रदर्शन करते हुए हनमान्‌ से कहने लगे--यह 
देवगण का निवास' है । यह मेरु-तुल्य पवेत है और यह जगत का जीवन है । इसे 
तुम मत ले जाओ । तुम इसे नहीं ले जा सकोगे । इसलिए इसे यहीं छोड़ जाओ । यदि 
नहीं मानोगे, तो तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे । तब युद्ध में यम की भाँति भयंकर दीखनेवाले 
हनुमान्‌ ने कुद्ध होकर उनकी ओर देखा और उन्हें अपनी पूछ-रूपी पाश से बाँधकर, 
तेजी से घुमाया और कुछ लोगों को समुद्र में फेंक दिया, कुछ लोगों को मार डाला और 
कुछ लोगों को पृथ्वी पर पठककर नष्ट कर दिया । उस महावीर की उद्धत शक्ति देखकर 
गंधवों ने सोचा कि उसको पराजित करना असंभव है । अतः, दीन होकर उन्होंने हनुमान्‌ के 
समक्ष बड़ी' भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा--हे कपिकुंजर, हे वानरेन्द्र, आप इस' पर्वत 
को ले जाइए ।' इस प्रकार कहते हुए गंधवे-वीर आशीर्वाद देकर चले गये, तब पवनपुत्र 
उस पर्वत को उठाकर आकाश की ओर उड़ा और अपने भयंकर वेग से भूचर तथा खेचर 
को आदचय॑-चकित करते हुए जाने लगा । 


१२८. सरत का स्वप्न 
उसी दिन अद्धेरात्रि के समय भरत ने स्वप्न में देखा कि राम तथा' लक्ष्मण 


रण-भूमि में सिर पर तैल लगाये हुए, क्लान्त शरीर तथा बलहीन हो, पंक के मध्य में 
पड़े छठपठाते हुए रुदन कर रहे हैं । यह देखकर भरत चौककर जाग पड़े और अपने 


झुद्धकीडँ कर्३ 

दुःस्वप्त के कारण व्याकुल होते हुए घर से बाहर निकल आये । वे बार-बार स्वप्न में 
देखी हुई राम-लक्ष्मण की' दशा की कल्पना करके व्याकुल होते रहे । साथ-ही-साथ, उसी 
समय उन्होंने कई और दुःशकुन देखे, तो वे और भी भयभीत हो सोचने लगे, यह कैसा 
पाप है ? कैसा अपदकुन है ? न जाने भविष्य में क्‍या होनेवाला है ? न जाने वन में 
राम तथा' लक्ष्मण को क्‍या हो गया हैँ ? न जाने, जानकी की क्‍या दशा हुई ? चौदह 
वर्ष पूरे होने को हैं, किन्तु उनका कोई समाचार नहीं मिल रहा है | सत्यनिष्ठ, उदार, 
सदाचारी, कतार्थ, उन लोगों के लिए में अपना सारा पुण्य अर्पण' करता हूँ, जिससे 
उनपर कोई विपत्ति न आये । 

इस' प्रकार सोचकर भरत ने तुरन्त वेदनिष्ठ ब्राह्मगों को बुलाया और वेदविधि से 
सब प्रकार के दान-धर्मं आदि करके, हवन आदि के द्वारा शान्ति-कर्म कराया । 

उसी' समय हनुमान्‌ आकाश-मार्ग से चंचल बाल-सूर्य की भाँति, नंदीग्राम के ऊपर 
होकर जाते हुए, जटाभार एवं वल्क्ल धारण किये हुए, राम के समान दिखाई पड़नेवाले, 
घनश्याम वर्णवाले सूर्यवंशज भरत को देखकर अत्यन्त आश्चये-चकित हो सोचने लगे-- 
क्या सौमित्र की मृत्यु हो जाने से सीता को भी तजकर रामचन्द्र अकेले यहाँ आ गये हे?, 
क्या में इनसे पूछकर जान लू ?! फिर, वह कपिकुलोत्तम हनुमान्‌ (भरत से) न पूछने 
का निरचय करके मन-ही-मन सोचने लगा--'रघ्राम शरणागतरक्षक, सद्धमंनिरत तथा 
श्रेष्ठ बलशाली है । क्‍या, वे अपने सत्य तथा यश की उपेक्षा करके अपनी धर्मपत्नी तथा 
अनुज को त्याग कर सुग्नरीव आदि बानर-वीरों को युद्ध-क्षेत्र में ही छोड़ रावण को सजीव 
छोड़कर अकेले यहाँ आयेंगे ? ऐसा कभी नहीं हो सकता । एक साधारण मनुष्य की भाँति 
सोचकर मेंने राम के प्रति अपराध किया है । कदाचित्‌ राम से मिलता-जुलता कोई और 
तपस्वी यहाँ रहता होगा । इस प्रकार सोचते हुए हनुमान्‌ श्षीक्रगति से लंका के मार्ग में 
जाने लगे । 

उसी समय भरत आकाश-मार्ग से जानेवाले हतुमान्‌ को देखकर सोचने लगे-- 
न जाने क्‍यों यह दुष्ट-प्रह यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसे अपने भयंकर बाणों से नीचा 
गिराना चाहिए । ऐसा निश्चय करके शक्तिशाली धनुष-बाण हाथ में लेकर वे बाण चलाने 
का उपक्रम करने लगे । उसी समय आकाशवाणी हुई--हे अनघ, तुम इसके प्रति मित्र- 
भाव रखो, यह तुम्हारा हित है, इस पर तुम क्रोध मत करो । इस आकाशवाणी को सुन- 
कर भरत ने धन्‌ृष-बाण नीचे डाल दिया । 


१२९. हनुमान्‌ का माल्यवान्‌ से युद्ध करना 


निदान हनुमान्‌ समुद्र के निकट पहुँच गया। इतने में रावण की आज्ञा से माल्यवान्‌ ने 
अपने दस करोड़ महाबली तथा पराक्रमी राक्षस-सैनिकों के साथ आकर हनुमान्‌ का 
मार्ग रोका । हनुमान्‌ ने द्रोण पर्वत को सावधानी से थामे हुए, उन राक्षसों का सामना 
किया । राक्षस-वीर भी बड़ी भयंकर गति से हनुमान्‌ से भिड़ गये और परशु, तोमर, चक्र, 
शूल, करवाल' एवं मुद्गर आदि अस्त्र चलाते हुए हनुमान्‌ को मारने लगे । किन्तु,, अनुपम 


5५ 


विक्रमी पवनक्ुमार ने उनके प्रहारों की पद्वाह किये विना, अपनी भयंकर पूंछ से राक्षस- 


#२९ रगनथ एयायर् 


वीं को बॉधकर समुद्र में फेंक दिया, उसने कुछ राक्षसों को पद-प्रहार से मार डाला, 
कुछ वीरों को अपने भयंकर गर्जन से मार डाला, कुछ राक्षसों का अपनी पूंछ से संहार 
किया और अपनी दृष्टि-मात्र से कुछ राक्षसों का वध कर दिया । कुछ राक्षसों को उसने 
नीचे गिरा दिया, कुछ राक्षसों को दबा दिया और कुछ को चीर डाला । 

तब माल्यवान्‌ कोधोन्मत्त होकर यम के समान भयंकर रूप धारण किये हुए हनुमान्‌ 
पर शर-वृष्टि करने लगा। किन्तु, हनुमान्‌ ने उन बाणों को अपनीं पूँछ से ही तोड़ डाला 
और क्रोध से उसके धनृष को खंड-खंड कर दिया। फिर, उसने अपनी पूछ से माल्यवान्‌ के 
पैरों को बाँधकर ऊपर उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया । तब माल्यवान्‌ ने हनुमान्‌ पर 
अपना शल चलाया । उसकी भी उपेक्षा करके खड़े हुए हनुमान्‌ को देखकर उस' राक्षस ने 
अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर भयंकर प्रहार किया । इस आघात से हनुमान्‌ के वक्ष से 
रक्‍त की धारा बहने लगी । हनुमान्‌ थोड़ी देर तक मौन खड़ा रहा, और फिर अत्यधिक 
रोष से उस राक्षस को सिर पर भयंकर पद-प्रहार करके आकाश में जाकर उड़ गया । 
इससे राक्षस का सिर फूट गया और उससे रक्‍त की धारा बहने लगी । माल्यवान्‌ इस 
भयंकर प्रहार से थोड़ी देर तक मूच्छित पड़ा रहा, किन्तु शीघ्र ही सचेत होकर उसने हनुमान्‌ 
पर अपनी गदा फेंक्ते हुए कहा--युद्ध में यही गदा तुम्हारा अन्त कर देगी । उस गदा 
को लगने से भयंकर ज्वालाएँ निकल पड़ीं । यह देखकर माल्यवान्‌ ने कहा--हे वानर, 
इस. पर्वत को समुद्र में फेंककर जाओ, तो में तुम्हारा वध नहीं करूँगा । पूर्वकाल में समुद्र 
के मध्य में गरुड़ पर आरूढ हो विष्णु स्वयं मुभसे युद्ध करने आया था और मुभे अजेय 
जानकर लौट गया था । मेरा प्रताप सारा संसार जानता है, तुम मुभसे युद्ध नही कर सकते ।* 

तब हनुमान्‌ ने माल्यवान्‌ को देखकर क्रोध से कहा--हे वृद्ध राक्षस, मेरे प्रताप से 
भीत हुए विना तुम मुभसे युद्ध करने चले हो ? तुम्हारी शक्ति ही कितनी है ?' 
हनुमान्‌ के इन दर्प-पूर्ण वचनों को सुनकर माल्यवान्‌ का क्रोध और भी बढ़ गया । उससे 
अपने भयंकर खड्ग चन्द्रहास को निकालकर उद्धत हक्ति सेुं उसे हनुमानू पर चलाया । 
हनुमान्‌ को वज्गसम शरीर पर लगते ही वह चन्द्रहास चूर-चूर हो गया । उस खड़्ग के 
प्रहार से हनुमान्‌ ने थोड़ी देर तक पीड़ा का अनुभव किया, किन्तु शीघत्ष ही समलकर 
अपनी' भयंकर पूंछ को उस राक्षस के कण्ठ में लपेठकर आकाश में बड़े वेग से घुमाकर 
फिर समुद्र में फेंक दिया । माल्यवान्‌ समुद्र में गिरकर उसी मार्ग से पाताल में पहुँच गया। 
हतशेष राक्षस धैर्य खोकर भाग गये। पर्वत जैसी विशाल विजय को तथा पर्वत को लिये हुए 
हनुमान्‌ आगे बढ़ा, तो सभी देवता उसकी प्रशंसा करने लगे । 


१३०, लक्ष्मण, के लिए राघव का शोक 


द्रोण पर्वत की दीप्ति को दूर से देखकर सूर्यवंशज राम को भ्रम हुआ कि प्रभात 
होनेवाला है । तब अत्यन्त भय-विद्धल हो, समरलक्ष्मी-रतिश्रांत लक्ष्मण को रण-शय्या 
पर सोते देखकर राम कहने लगे--हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे अनुज के रहने से ही में वन- 


गमन की तपस्था का भार वहन कर सका । वह देखों, संसार के समस्त जीवों के लिए 


शक 


दिन निकल रहा है, किन्तु मेरे लिए दिन डूब «रहा है । में वन में पत्नी को खो बैठा 


छद्धकाड 324 
और युद्ध में तुमको खो दिया । हें सौमित्र, अब मुझे संप्राप्त अपयश-रूपी पंक को कौन 
धो सकेगा ? यदि माता सुमित्रा मुझे देखकर कहें कि हे तात, बड़ी तपस्या के उपरान्त 
प्राप्त, उन्नत, पुण्यशील, महनीय चरित्रवान, मानधन अपने पूत्र को मेने तुम्हारा विश्वास 
करके तुम्हें सॉपा था । ऐसे पूत्र को वन में ले जाकर तुमने उसका अन्त कर दिया, अब 
में क्या करूँ ? तब में उनसे क्‍या कहूँगा ? मुझसे मिलने के लिए जब भरत तथा शत्रुष्त 
आयेंगे और पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो में क्या उत्तर दूगा ? दीन होकर में वहाँ 
जाऊँगा भी कैसे ? में इसके कारण चिन्तित तथा दुःखी नहीं हूँ । मेरी चिन्ता का कारण 
दूसरा है । पापी रावण के दुष्कर्मों को देखकर मन-ही-मन दुःखी हो, अपने भाई का 
त्याग कर मेरा मित्र तथा सेवक बनकर विभीषण ने मेरी शरण ली । ऐसे शरणार्थी 
विभीषण को आश्वासन देते हुए मेने कहा था--में तुम्हें राक्षमों का राज्य देता हूँ ।' 
मेंने उसका राज्यतिलक भी कर दिया। किन्तु, उस प्रण को पूरा करने की क्षमता मुभमें 
नहीं रही । लो, सूर्योदय भी होने लगा है, अब लक्ष्मण के बचने की आशा नहीं है । 
मुझे भी अब जीवित नहीं रहना चाहिए। पापरहित लक्ष्मण के जीवन के साथ ही मेरा जीवन है। 
अब यह शोक मेरे लिए असह्य हो गया है । किन्तु, शरणार्थी को त्यागना नहीं चाहिए, 
इस पृथ्वी पर यह क्षत्रियों का धर्म नहीं हैं । राजाओं को चाहिए कि स्वयं दुःख भोगते 
हुए भी, अपने आश्रितों की रक्षा करे । इसलिए हे सुग्रीव, तुम इस विभीषण को साथ 
लेकर अयोध्या जाओ और पृण्यात्मा भरत को यहाँ का सारा समाचार समफक्काकर कहों 
और उन्हें मेरा यह आदेश सूनाओ कि वह इस विभीषण को लंका के बदले अयोध्या का 
राज्य देकर पुण्य-लग्न में इसका राजतिलक कर दे । उसके पर्चात्‌' तुम तथा वालिपुत्र 
दोनों अपनी सेनाओं को लेकर किष्किन्धा को लौट जाना । 


राम को ऐसे दीन वचन कहते सुनकर सुग्रीव अत्योत संभ्रमित हुआ । वंह सान्त्वना 
देते हुए कहने लगा--हे देव ! ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अभी प्रभात नहीं 
होगा । अभी तो रात का चौथा पहर प्रारंभ हुआ है । वायुपुत्र शीघत्र आ जायगा । 


च्ः 


आप संताप त्यागिए । फिर भी, राम अत्यधिक शोकाग्नि में जलते हुए पृथ्वी पर लोट- 
लोटकर कहने लगे--हे तात, में जब पिता की आज्ञा से अकेले वन के लिए चला, तो 
तुम थिना पिता के आदेश लिये ही अपने-आप मरे साथ चले आये और असंख्य दुःख 
भोगते. रहे । इसे देखकर में बहुत दुःखी होता था । आज तुम शत्रु के हाथों में अपनी 
हक्ति खोकर इस' प्रकार पृथ्वी पर पड़े हुए हो । अब में कंसे जीवित रह सकूँगा ? 
कैसे यह दुःख सह सक्‌गा ? कौन-सा मूँह लेकर अयोध्या को लौटूगा ? अब मुझे सीता 
किसलिए चाहिए ? अब मेरा जीवन ही किस काम का है ? मुझे अब राज्य किसलिए 
चाहिए ? जिस दिन पिता ने मुझे यहाँ भेजा, उसी दिन से तुम मुझे पितृवत्‌ मानते आ 
रहे हो । मेरे भाग्य ने आज रुष्ट होकर रावण के द्वारा तुम्हारी ऐसी गति करा दी. । 
” भिन्न-भिन्न देशों में खोजने के परचात्‌ योग्य पत्नियों को प्राप्त किया जा सकता हैं, देश- 
देशान्तरों में भ्रमण करके बंधु-जनों को भी प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु अनुज को. प्राप्त 
करना असम्भव है । इस' प्रकार, घिलाप करते हुए राम अनुज के चेतना-हीन शरीर पर 
५४ 


»२६ रंगनायें एयाय्ं 


गिर पड़े । फिर अधीर होकर कहने लगे--हे लक्ष्मण, तुम मुझे भाई कहकर कब पुकारोगे ? 
तुम सीता को सुमित्रा की भाँति, मुझे महाराज दशरथ की भाँति और इस घनघोर कानन 
को अयोध्या के समान मानते थे । पुष्प-शय्या पर लिटाने योग्य अपने शरीर को आज 
तुम पत्थरों पर कैसे लिया सके ? हे राजकुमार, साधना की समाप्ति पर ही निद्रा उचित है। 
ऐसा सोचकर तुमने चौदह वर्षों तक निद्रा का त्याग कर दिया और बन में मेरी 
रक्षा करते रहे । आज युद्ध में शत्रुओं का संहार किये विना ही तुम सो रहे हो, क्‍या, 
यह तुम्होरे लिए उचित है ? यदि तुम इस प्रकार पड़े रहो, तो तुम्हारा अग्रज भी दीघ॑- 
निद्रा (मृत्यु) को प्राप्त होगा । तुम सतत अपने अग्रज की बड़ी भक्ति करते रहे, आज 
क्यों सही कर रहे हो ? तुम सतत मेरे वचनों का आदर करते रहे, आज मेरी परीक्षा 
क्यों ले रहे हो ? 'हे पुण्यमृत्ति, युद्ध में रावण का संहार करके सीता को आपकी सेवा में 
उपस्थित करूँगा ऐसे श्रुति-मधुर वचन कहनेवाले तुम आज किस कारण से मौन साथे 
हुए हो? तुम उठो और हें देव, ऐसे अनुचित वचन कहना आपको शोभा नहीं देता ।' 
ऐसे बचनों से मुझे सांत्वना दो और आँखें खोलकर मुझे देखो ।” ऐसे विलाप करते हुए 
राम ने लक्ष्मण के अरुण हस्त को अपनी कनपटी से लगाया और हे लक्ष्मण मेरा उद्धार 
करो” यों कहते हुए ही मूृच्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वानर-वीरों ने उपचार करके 
राम की. मूर्च्छा दूर की और उन्हें सांत्वना देने लगे । 


१३१. हनुमान्‌ का द्रोण-पर्वत ले आना 


इसी समय प्रभा-मंडल से दीप्त होते हुए हनुमान आता हुआ दिखाई पड़ा । तेजो- 
मय सुर्य-सम उसकी दीप्ति के आधिक्य के कारण उसपर दृष्टि ठहरती नहीं थी । उसे 
देखकर सभी वानर अत्यधिक भयभीत हो गये और संभ्रम-चित्त हो व्याकुल हो उठे । 
रामचन्द्र ने भी उसे सूर्य ही समझ लिया और प्रलय-काल के यम के समान क्रोध से 
जलते हुए सभी वानरों को देखकर कहने लगें--हे वानरों, तुम लोगों ने आकाश में 
निकलनेवाल सूर्य को देखा ? पुण्य तथा शील से समन्वित हमारे वंश का आरम्भकर्त्ता, 
अन्धकार का शत्रु तथा कमल-बंधु यह सूर्य आज छात्रु से मिल गया है और लक्ष्मण के 
ऐसे पड़े रहते हुए निकल रहा है। अब में इस सूर्य-मंडल को पृथ्वी पर गिरा दूँगा । इस 
प्रकार कहते हुए दुर्वार साहसी राम ने धनृष को अपने हाथ में ऐसे सँभाला, जैसे प्रलय के 
समय शिवजी ने ब्रह्माण्डों का भंजन करने के निमित्त ब्रह्मा आदि देवताओं को भयभीत 
करते हुए अपने हाथ में पिनाक धारण किया था । उस समय अपने पूर्ण बाहुबल से युक्त 
राम स्वयं शिवजी के समान दीप्त हीने लगे । अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हो शीक्र उन्होंने ही 
अपने धनुष पर रोद्र-अस्त्र का संघान किया। राम की अद्वितीय शक्ति से परिचित जांबवान ने 
भय से व्याकुल होते हुए कोधोद्वीप्त राम को देखकर कहा--हे देव, क्रोधावेश से अपनी 
दुर्वार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आपके इस प्रकार शर-संधान से देव तथा गंधर्व 
पैयं, खोकर चारों ओर भाग रहें हैं । हे राघव, यह कैसा आइचर्य है कि आप (आकाश 
की. ओर) सावधानी से देखकर भी सचाई समझ नहीं पाये। यह जो प्रकाश दीख रहा है, 
वह सूर्य का, नहीं है, किन्तु अनेक दीप्त व॒क्षों की कांति से परिपूर्ण उज्ज्वल द्रोणाचल है, 


रुद्धेकांड २७ 


जिसे गुरुसत्त्व-संपन्न ( महान्‌ शक्तिशाली) पवनकुमार लिये आ रहा है । सूर्य-सम 
तेजस्वी पवनपुत्र की अग॒वानी करने के लिए आप वानर-वीरों को भेजिए ।' तब रघुराम 
की आज्ञा से हनुमान्‌ के स्वागता्थ वानर गये । 

हनुमान्‌ आकाश से नीचे उतर आया और उस पर्वत को पृथ्वी पर रख दिया । 
फिर, उसने रामचन्द्र के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा--- 
है देव, मेने द्रोणाचल पर जाकर ओषधियों के लिए बहुत ढढ़ा, किन्तु उनको प्राप्त नहीं 
कर सका, इसलिए में उस पर्वत को ही उठा लाया हूँ । आपकी आज्ञा प्राप्त करके यहाँ 
से द्रोणाद्रि जाते समय तथा वहाँ से लौटते समय मेरे मार्ग में कई विघ्त उपस्थित हुए, 
अतः विलंब हो गया । इसे आप मन में नहीं लाइए ।” तब राम हनुमान्‌ को देखकर बड़ी 
प्रसन्नता से कहने लगें--हे पवनपुत्र, भला तुम में कोई दोष हो सकता है ? तुम्हारे 
कारण ही तो काकुत्स्थ-वंशजों के यश तथा गौरव आज स्थिर रह पायें । अपनी अनुपम' 
दक्ति से तुमने आज देवताओं के लिए भी असाध्य कार्य संपन्न किया है ।' 


१३२. संजीवकरणी से लक्ष्मण की मूर्च्छा का दूर होना 

तब सुग्रीव ने सुषेण को देखकर कहा--तुम दूसरे वानरों के साथ इस पर्वत पर 
चढ़ जाओ और आवश्यक महौषधियों को लाकर लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर करो। तब सुषेण 
अन्य वानरों के साथ श्षीत्र उस पहाड़ पर चढ़ गया । वह अपने साथियों को पर्वत 'पर 
भिन्न-भिन्न स्थलों को दिखाकर कहता था--यहाँ पर इन्द्र ने अमरों के साथ अमृत-पान 
किया था । यहाँ पर विष्णु ने जगत्‌ के कल्याणार्थ अपने चक्र से राहु का सिर काटा था। 
फिर, वह उस पर्वत से आवश्यक ओषधियों का संचय करके ले आया और लक्ष्मण पर 
उनका प्रयोग किया । उन ओषधियों के प्रभाव से लक्ष्मण के हरीर में गड़े हुए बाण 
निकल आये और लक्ष्मण की चेतना लौट आई । सभी वानर आनन्द के अतिरेक से भरे 
रामचन्द्र के समक्ष आ पहुँचे । ह 

तब राम ने सौमित्र को हृदय से लगा लिया और आँखों से हर्ष के अश्वु बहाते 
हुए समीरकुमार को देखकर कहने लगे--हे पुण्यात्मा, आज तुमने मुझे सोमित्र का दान 
दिया । तुम्हारे कारण आज में काकुत्स्थ-वंशज कमनीय गात्रवाले लक्ष्मण को प्राप्त कर 
सका । गिरे हुए मेरे भाई को पुनर्जीवित करके तुमने मेरे प्राण बचाये । मेरा यह भाई 
मेरे प्राणों के समान है । तुम मेरे प्राण-बंधु हो तथा परम मित्र हो । तुम्हारे द्वारा ही 
यह कार्य संपन्न हो सकता था । अन्यों के द्वारा इसकी पूत्ति असम्भव थी। हें वानर-वीर, 
उपकार का प्रत्यूपकार करना उत्तम है। किन्तु में तुम्हारा कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता; 
क्योंकि समस्त लोकों में तुम्हारे लिए कोई विपत्ति ही नही है । इसके पश्चात्‌ राम ने 
सुषेण की भी प्रशंसा की और उसे हृदय से लगा लिया । सुषेण आनन्द से समुद्र के समान 
फूल उठा । उसने राम की अनुमति से रण में गिरे हुए वानरों को पुनर्जीवित किया । 
सभी वानरों ने मन-ही-मन अत्यन्त हर्षित होते हुए राम की अनुमति पाकर उस परव॑त्त 
को समस्त रत्नों से यूक्‍त उज्ज्वल सानुओं तथा शंँंगों पर विचरण किया, विविध स्थलों 
को देखा, परिपक्व फलों को छककर खाया, मधु का जी भरकर पान किया, अमृतीपर्म जल 


श्स्ष रंगनाएथ एयायण 


पिया, और उसके पश्चात्‌ पर्वत से नीचे उतर आये । तब राघव ने पवनकुमार को देखकर 
कहा--इस पर्व॑ताधीश को उसके स्थान पर फिर प्रतिष्ठित कर आओ ।' 


राम की आज्ञा प्राप्त करके हनुमान अपनी अपार शक्ति से उस पर्वत को उठाकर 
आकाश-मार्ग से जाने लगा । समुद्र के मध्य में राक्षसों ने यह देख लिया और तुरन्त 
रावण को इसकी सूचना दी । तब लंकेश्वर ने विजयधन, शुंकुकर्ण, स्थूलजंघ, महानाद, 
महावकत्र, चतुवेकत्र, मेघजीत, हस्तिकर्ण, महावीर, जैत्र, उल्कामुख आदि राक्षसों को 
बुलाकर कहा--तुम लोग अपने अनुपम पराक्रम से हनुमान्‌ का मार्ग रोककर उसे पकड़कर 
ले आओ, या वह जिस पर्वत को ले जा रहा है, उसे उसके हाथ से छीनकर समुद्र में 
गिरा दो । इन दोनों में किसी एक कार्य को पूरा कर सकोगे, तो में अपना आधा राज्य 
अभी तुमको दूगा ।॥' 

यह सुनकर वे अपनी महाशक्तिशाली सहस्नों विपुल सेनाओं के साथ दानव तथा 
अमरों का वेष धारण किये हुए, खड्ग, तोमर, शूल, धनुष, परशु, भाले आदि ्हॉास्त्रों 
को धारण किये हुए चल पड़े । उन्होंने बड़े दर्प से गर्जन एवं हुंकार करते हुए, प्रलय-काल 
के मेघ जैसे सूर्य को घेर लेते हैं, वैसे ही, हनुमान्‌ को घेर लिया और उसका मार्ग रोककर 
गर्जन करते हुए, वे दुर्मति कहने लगें--हम देवासुरों को देखने के निमित्त (पर्वत सौंपने 
के निमित्त) ही तो तुम जा रहे हो । अब इस पव॑त को लिये कहाँ जा रहे हो ?” तब 
हनुमान उनको देखकर आँखों से प्रलय-काल के अग्नि-स्फुलिगों को विकीर्ण करते हुए काल- 
चक्र के आकारवाली वज्-सम कठोर अपनी पूछ को भयंकर गति से घुमाते हुए उससे 
उन राक्षसों पर प्रहार करने लगा । तब राक्षसों ने भी (अपने रास्त्रों से) हनुमान्‌ को 
अच्छी तरह मारा । तब हनूमान्‌ ने कुछ राक्षसों को पद-अहार से मार डाला, कुछ राक्षसों 
को अपनी पूछ के आघातों से मार गिराया, अपनी भयंकर मुष्टि के आधघातों से कुछ 
राक्षसों का संहार किया, अपने नाखूनों से कुछ राक्षसों को चीर डाला, अपने भयंकर 
गर्जन-मात्र से कुछ राक्षसों को गिरा दिया और अपनी परुष तथा उम्र दृष्टि-मात्र से कुछ राक्षसों 
के प्राण हर लिये । महाशक्ति-संपन्न हनुमान्‌ ने ऐसा भयंकर युद्ध करके, अपने अनुपम 
पराक्रम से उन राक्षसों की सेना को इस प्रकार तितर-बितर कर दिया, जैसे सूर्य हिमशिखरों 
को शीघ्र नष्ट कर देता है । इसके पदचात्‌ हनूमान्‌ आकाश-मार्ग से जाने लगा, तो देवता 
तथा गंधर्व॑ उसके बाहुबल की प्रशंसा करते हुए उसपर 'पुष्प-वृष्टि करने लगे । हनुमान्‌ 
अत्यधिक वेग से जाकर उस पव॑त को यथास्थान प्रतिष्ठित करके शीघ्र रघ्राम के पास 
लौट आया और पर्वत को लाने तथा उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के संबंध में उनपर 
बीती हुई विपत्तियों को कह सुनाया । तब राम ने बड़े हर्ष से वायु-पुत्र का आलिंगन 
कर लिया । 

तदनंतर सभी कपियों ने एकत्र होकर ऐसा सिहनाद किया कि सारी लंका व्याकुल 
हो उठी । आकाश में टिमठिमानेवाले तारे एक-एक करके ऐसे लुप्त होने लगे, मानों 
दक्षकंठ के पुण्य के चिह्न एक-एक करके लुप्त होते जा रहे हों। निदान, सूर्योदय हुआ 
और दैत्यों को दारुण रोष एवं गर्वाधकार के साथ-साथ अन्धकार भी दूर हुआ । वानरों के 


सएसुकोंड क्ष्र्ए 


मुख-कमलों के साथ ही सरोज भी विकसित हुए । शकक्‍्तिहीन दनुजों के मुख-कैरवों के 
साथ-ही-साथ पृथ्वी पर कैरव भी मुरका गये । सूर्यवंशाधीश राम के प्रताप-सूर्य के साथ- 
ही-साथ सूर्यबिम्ब भी प्राची दिशा में दिखाई पड़ने लगा । 

तब राम ने सौमित्र को देखकर अत्यन्त आनन्द से भरे हृदय से कहा--हे सद- 
गुणशील, सौमित्र, तुम बच गये, सचम्‌च यह मेरा सौभाग्य है ।” राम के इन प्रश॑सापूर्ण 
वाक्यों को सुनकर लक्ष्मण राम को प्रणाम करके बोले--हे देव, क्या आप प्राकृतजन हे ? क्‍या 
आप दीन हैं, क्या आप निधन या क्षुद्र हैं ? आप अपने महत्त्व को भूलकर ऐसे दीन 
वचन क्‍यों कहते हैं ? हे लोकेश, दण्डकवन में आपने मुनियों को जो वचन दिये थे, उनका 
स्मरण कीजिए । आपका विश्वास करके आये हुए इस विभीषण से आपने जो प्रतिज्ञा की है, 
उसका विचार कीजिए और आज सूय॑ के अस्त होने से पहले रावण का संहार कीजिए । 
इन बातों को सुनकर राम ने कहा--ऐसा ही होगा' और रण-विक्रम-दीप्ति से भासित 
होने लगे । 

१३३. रावण का शुक्राचार्य से परामर्श करना 


इस वृत्तान्त को सुनकर रावण मन-ही-मन चिन्ता से व्याकुल हो उठा और अपने 
समस्त पराक्रम को तजकर दीन हो शुक्राचायं के पास पहुँचा । उनको बड़ी भक्ति से 
प्रणाम करके रावण ने कहा--हे गुरुदेव, रघुराम की निशित (तीक्ष्ण) बाणाग्नि ने मेरे 
सगे-संबंधियों, पुत्रों तथा भाइयों को जलाकर भस्म कर दिया है और प्रलय-काल की अग्नि 
के समान अमोघ दिखाई पड़ रही है । वह दुर्वार दीखती है और युद्ध में सबका संहार 
कर रही हैँ । में अब कंसे बच सक्गा । कृपया बताइए।' तब शुक्राचार्य ने कहा--हे 
रावण, तुम व्याकुल क्‍यों होते हो ? ऐसे कितने ही उपाय हैं, जिनके द्वारा महान्‌ बुद्धों 
में भी नरों को जीता जा सकता है । केवल इस बात की आवश्यकता है कि तुम विना 
विघ्त के हवन पूरा करो । हवन करने से हवन-कुंड से भयंकर संग्राम के योग्य श्रेष्ठ रथ, 
अदृव, भयंकर खड़्ग, शर, चाप तथा कवच तुम्हें मिल जायेंगे । उनकी सहायता से तुम 
नरों को जीत सकते हो । वे अस्त्र-शस्त्र तुम्हें अवश्य विजय प्रदान करेंगे ।! इतना कहकर 
शुक्राचार्य उसे हवन के लिए आवश्यक मंत्रों का उपदेश किया और हवन-विधि आदि बता- 
कर विदा किया । 

शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर रावण अन्तःपुर को लौट आया और नगर की रक्षा 
करनेवाले महान्‌ शक्ति-संपन्न राक्षस-वीरों को सावधान किया । उसके पहचात्‌ उसने सिह- 
द्वारों को बंद कराया और “उनकी रक्षा के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को नियुक्त किया। 
फिर, उसने यम-सदृश आकारवाले तथा उद्धत शूर विद्युज्जिह्न नामक एक वीर राक्षस 
को बुलाकर कहा--तुम अपनी सेना के साथ बड़ी तत्परता से नगर की रक्षा करते रहो। 
असावधान मत रहो और अपने स्थान से किसी भी दशा में मत हटो ।॥' 


१३४. पाताल-होम 
उसके पश्चात्‌ रावण ने हवन का अनुष्ठान करने के निमित्त;, पातालन्गफा में ऐसे 
प्रवेश किया, मानों मृत्यु के मुह में ही प्रवेश कर रहा हो । वहाँ पर बड़ी निशंचलता के 


&३० रंगनएशथ एयश्यस 


साथ हवन-कर्म के लिए अनुरूप रक्‍त वस्त्र, रक्त माल्य तथा रक्त चंदन धारण किया; 
दक्षिण दिशा में सिद्ध की हुई होम-वेदी की चंदन-पुष्पों से अचेना की; अग्नि को 
प्रतिष्ठित किया; विधिवत्‌ होम-मंत्रो का उच्चारण करते हुए; पैने अस्त्रों को परिधि के रूप 
में सजाया; पीपल और भिलावा आदि समिधाओं को बार-बार जलाया; सरसों, दूर्वा, 
खील, गृग्गुल, अगरु, घी, मधू, ताड़ी, खून, दही, परमान्न, दर्भ, प्रवाल, भेड़, मछली, गीध, 
वराह आदि की बलि क्रमशः देते हुए उस महावेदी के समक्ष निशरचल ध्यान में मग्त 
रहा । 


किक 


उस समय उस गुफा से भयंकर धुएँ का समूह, पवन के संघात से बिजलियों को 
गिराते हुए समस्त आकाश में ऐसा व्याप्त होने लगा, मानों रावण के सभी पाप एकत्र 
होकर आकाश की ओर उठ रहे हों । यह देखकर देवता त्रस्त हुए, मुनि भयभीत हुए, 
दिक्‍्पाल संअ्रमित हुए और वानर भय-विह्लल हुए । उस धुएँ को देखकर विभीषण ने 
राम से कहा--हे देव, रण में आपका सामना करके, आपके समक्ष खड़े रहने में अपने को 
असमर्थ पाकर रावण कपटठ-कर्म के द्वारा आप पर विजय प्राप्त करने के निमित्त हवन कर 
रहा हैं । वह देखिए, हवन-कुंड से निकलनेवाला धुआँ समस्त आकाश में व्याप्त हो रहा है। 
यदि इसकी इच्छा के अनुसार हवन निर्विध्तन समाप्त हुआ, तो लोक-भयंकर रावण को 
जीतना देवासुरों के लिए भी असंभव हो जायगा । अतः, इस हवन में विध्न डालना ही 
चाहिए । इसके लिए आप शीघ्र वानर-बीरों को भेजिए । 


उसकी मंत्रणा स्वीकार करके राम ने वानर-वीरों को (हवन में विध्न डालने के 
लिए) भेजा । तब असमान बलवान्‌ गवाक्ष, तार, शरभ, क्रथन, शतबली, नल, गवय, मैन्द, 
गंधभादन, हनुमानू, पनस, अंगद, कुमुद, ज्योतिमुंख, गोमुख आदि दस' करोड़ उद्भट 
रण-विक्रमी तथा प्रतापी वानर अत्यधिक क्रोध से आकाश-मार्ग से लंका में पहुँच गये । 
अपने हुंकारों तथा पदाघातों से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए, दिग्गजों को कुचलते हुए, 
आकाश को कंपित करते हुए, उन साहसी तथा उत्साही' वीरों ने प्रचंड गति से राक्षसों 
पर आक्रमण किया और नगर की रक्षा करनेवाले कई बलवान्‌ राक्षसों को छिन्न-भिन्न 
कर दिया और द्वारपालों को करता से मार डाला; अपनी विशाल शक्ति से द्वारों को 
चूर-चूर कर दिया और अत्यंत शीघ्रता से नगर में प्रवेश किया । कुछ पवेताकार वानर तुरंत 
दशानन का अन्वेषण करने लगे; कुछ रथशालाओं में प्रवेश करके रथों को चूर-चूर करने 
लगे; कुछ गजशालाओं में जाकर अपने मुष्टि-घातों से गजों के सिर फोड़ने लगे; कुछ 
अद्वशालाओं में पहुँचकर अपने भयंकर नखों से घोड़े के शरीर चीरने लगे; कुछ वानर 
घोड़ों (शूलकों) को नष्ट-अष्ट करने लगें; कुछ दास्त्रागारों में पहुँचकर दास्त्रास्त्रों को खंडित 
करने लगे; कुछ भांडार-घरों में पहुंचकर वहाँ की चीजों को बाहर फेंकने लगे । दूसरी 
ओर कुछ वानर अपनी प्रचंड शक्ति से भूलतें हुए तोरणों को तोड़ते थे; स्वर्ण-कलशों 
तथा स्वर्ण-हम्यों को पृथ्वी पर गिरा देते थे; ,कुछ वानर राक्षसों को यंत्रणा देते हुए 
कहते थ--ड्स' जगतु-द्रोही (रावणं) को बाँधकर लाओ; कुछ वानर घरों 'में घुसकर, 
राक्षसों को उनकी पत्नियों तथा सूृतों के हाहाकार के बीच बाहर खींचकर लाते थे और 


रद्धुकाड 98९ 
- उंतके सिर काठ डालते थे। वानरों के ऐसे पीड़ित करने से सारा राक्षस-तगर भयभीत हो, 
दीन तथा व्याकुल दीखने लगा । वानरों से प्रपीड़ित घोड़ों की हिनहिनाहठों, गजों के 
भयंकर चतिंधांड़ों, वुद्धा तथा बालाओं के दीन विलापों तथा कपियों के सिंहनादों के व्याप्त 


दि. 


होने से सारी लंका प्रलय-काल में दीप्त होनेवाली वडवाग्नि की ज्वालाओं से भयभीत 
हो गर्जन करनेवाले समुद्र की भाँति, हाहाकार करने लगीं । 

इसी समय सूर्योदय हुआ । वानरों ने सब स्थानों में रावण को ढंढ़ा, कितु. वे 
कही भी उसको देख नहीं सकने के कारण संभ्रैंमित हो गये । तब विभीषण की चतुर 
पत्नी' सरमा ने, अपने पति के हित का विचार करके बड़ी उद्विग्नता से, हाथ के संकेत 
से अंगद को रावण के रहने का स्थान बताया । तुरंत उस वीर ने कद्ध होकर उस गुफा 
के मुह पर स्थित शिला को अपने पदाघात से चूर-चूर कर दिया और अपने महान 
पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, अपने बाहुबल से राक्षसों को भयभीत करते हुए अंदर प्रवेश किया 
और हवन-करं में निई्चल निष्ठा' से लगे हुए तथा विविध मंत्र-तंत्रों में लगे रावण 
को देखकर चिल्ला उठा--मेने रावण को देख लिया । शीघ्र चले आओ । यह सुनकर 
अनिलकुमार आदि राक्षस बड़े वेग से गुफा की रक्षा करनेवाले राक्षसों को मारकर अंदर 
चले आये । तब उन्होंने अकेले हवन करनेवाले रावण को देखा और बड़े क्रोध से कहने 
लगे--विना किसी को साथ लिये यह अकेले फँस गया है । हम इसका हवन कर देंगे .।' 
यह कहकर वानरों ने हवनकुंड के चारों ओर रहनेवाले कलश-समिधाएँ, हाथी, मुर्गा, 
जंबूक, अर्व, ऊँट, कुत्ता आदि जानवरों के मस्तक, घी तथा मधु के पात्र आदि होमकुंड 
में फेंककर सिहनाद किया । यह देखकर राक्षस भयभीत हुए। फिर, वानर उस फापी- 
रावण के अंगों पर होमकुंड के अंगारों की वर्षा करने लगे और जलते हुए मशाल उठाकर 
राक्षसों पर फेंकने लगे । एक वानर ने रावण के हाथ के खक्‌-ख्वा को बलातू खींचकर 
उन्हीं से रावण पर प्रहार किया । कपियों के इस प्रकार के आक्रमण के कारण रावण 
की निष्ठा डोल गईं । फिर भी विना विचलित हुए या बिना क्रुद्ध हुए वह निष्ठा में 


ऐसे निमग्न रहा, मानों वह सोया हुआ पव॑त हो । 


१३४. अंगद का मंदोदरी को रावण के पास घसीटकर लाना 

तब यूद्ध-जला-कुशल, दुर्जय तथा अंगदों से अलंकृत बाहुओं से विलसित अंगद, 
शीघ्र रावण के अंतःपुर में पहुँचा और रानियों के निवास में प्रवेश किया । वहाँ उसने 
उमड़ते हुए दुःख से संतप्त होनेवाली मंदोदरी को देखा । उसका सूजा हुआ लाल मुख-चंद्र, 
उसके कर-पल्‍लव पर ऐसा टिका हुआ था, जैसे रोहिणी से अलग हुए चंद्र को तरुण पल्‍लव- 
शय्या पर पहुँचा दिया गया हो । वह अपने बंधुओं के साथ यह सोचकर व्याकुल हो रही थी 
कि घोर युद्ध में कुंभकर्ण आदि मरें; महावीर तथा घोर विक्रमी पुत्र सब नष्ट हुए; 
केवल मेरे पति बच गये हैं; भला वे क्‍या रघ्राम को जीत सकते हैं ? वह मन-ही-मन 
इन्द्रजीत की मृत्यु का स्मरण करके रो रही थी । रमणीय मणि-मंदिर में बैठकर शोक 
करनेवाली रमणी मंदोदरी की सुंदर वेणी को बलातू पंकड़कर अंगद उसे खीचने लगा । 
तब उस मृगनयनी के मुख-चंद्र की कांति ऐसे मलिन पड़ गई, जैसे. ग्रहण के समय राहु से 


कहर रंगनशथ एयर 

घिरे हुए चंद्र-मंडल की कांति मलिन पड़ जाती है । उसके बालों में सजे हुए सुरभित 
मल्लिक्रा-कुसम पृथ्वी पर एऐ से गिरने लगे, मानों रावण के कीत्तिं-कुसुम ही गंघ-हीन हो 
पृथ्वी पर गिर रहे हों । उसकी माँग में पिरोये हुए मोती भय एवं क्रोध से ऐसे गिरने 
लगे, मानों रावण की राज्य-लक्ष्मी ही सीमंत-वीथी से च्यूत हो रही हो । उसके लाल 
मुख-कमल के नील अलक, ऐसे बिखर गये, मानों राक्षसों की लक्ष्मी के मुख-कमल के आश्रित 
अ्रमर बिंखरकर उड़ रहे हों । उसके दोनों कर्ण-कुंडल टूठकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, 
मानों मंगलप्रद श्रेष्ठ आभूषण रावण की “लक्ष्मी के कानों में रहने की इच्छा न रखने से 
भिर रहे हों। उसकी आँखों से काजल से युक्त अश्रु ऐसे गिरने लगे, मानों वे दनुजेश्वर 
को अपयश की धाराएँ हों । उसके मणिमय आभूषण ऐसे टूटकर गिरने लगे, मानों राक्षस- 
राज के लिए अपशकुन सूचित करनेवाली महान्‌ उल्काएँ गिर रही हों । उस रमणी के 
धर्मा का निमंल आवरण-रूपी कंचुक के शिथिल होने से उसके उन्नत स्तन-कलश ऐसे 
विचलित हो उठे, मानों रावण की इस लोक की तथा परलोक की उन्नति ही' विचलित हो 
गईं हो । उसकी तनु-लता ऐसी कुचल गई, मानों देव-शत्रु रावण की गुण-लता ही कुचल 
गई हो । उसकी मेखलावली का बंधन ऐसे खुल गया, मानों पवित्राल्मा राम के द्वारा 
राक्षसराज के कर्म-बंधन ऐसे ही कट जायेंगे । उसके चरण-नूपुर निनाद करते हुए एक- 
एक करके ऐसे छूटकर गिरने लगे, मानों प्रमद राक्षसराज-पद की सन्धियाँ चटक गई हों 
और उसकी विमल कीत्ति खंड-खंड होकर गिर रही हो। इस प्रकार, जब अंगद क्रुद्ध होकर 
मंदोदरी को राक्षसेश्वर को समक्ष घसीटकर लाने लगा, तब राक्षस-वधुएँ आत्तनाद करने 
लगीं और कारागार' में पड़ी हुई देव-स्त्रियाँ हर्षित होने लगीं । 


तब मंदोदरी शोक-संतप्त हृदय से दानवेंद्र को देखकर कहने लगी--हे देव, इंद्र 
को परास्त करनेवाली आपकी शक्ति कहाँ लुप्त हो गईं ? क्‍या, आज चंद्रहास की धार 
कुंठित हो गईं ? प्रमथ-गणों से युक्त शिव के साथ कैलाश पर्वत को उठाने का आपका 
दर्प कहाँ चला गया ? तीनों लोकों को आपने जीत लिया था, ऐसी शक्ति को आप क्‍यों 
त्याग रहे हैं ? यदि मुझे त्याग कर इंद्रजीत इंद्रलोक में नहीं गया होता, तो क्‍या, वह 
मुझे इस दशा में देखते हुए चुप रहता ? यदि मेरा पूत्र' जीवित रहता, तो क्‍या, मे ऐसी 
नीच दुर्दशा को प्राप्त होती ! शत्रु इस प्रकार मेरा अफ्मान तथा उपहास कर रहे हैं 
और आप देख तथा सुन रहे हैं । क्या, आप निरलेज्ज वचिर हो गये हैं ? आपका यह 
हवन किस काम का ? अपपकी यह निष्ठा किसलिए ? इन आहुतियों ने स्वर्थ आपकी 
पूर्णाह्मतः कर दी + बुद्धिमान्‌ होकर भी आप सम की ब्णाग्नि से दरुघ हो जायेंगे । कुटिल 
किपाओं से जब कोई प्रसोजन नहीं है । अब उन्हें त्याग दीजिए । इन बातों को सुन्तकर 
दह्कंठ क्रोध से भमभक- उठा । उसने अपने हाथ की आहुति पृथ्वी पर फेंक दी । भनिष्छुर 
करेक से उसकी भौंहें तन गईं । वह यमराज के समान भयंकर रूप धारण करके उठ 
खड़ा हुआ । अपने भीषण खबग को खींचकर उसने अनुपम! रत्नों के अंगदों से विलसित 
अंगद. परु प्रह्मर किया और अपनी पत्नी' को. उसके हाथों से छुड़ा जिया । तब खुली हुई 
बेंपी-तथ्य उलझे हुए: मुँह से दुःख प्रकट करती हुई वह दैत्य-रमणीः अंक्तपुर को चली' गई. । 


रद्धेकांड 9३३ 
उसके पदचात्‌ हनुमान्‌ अपनी भयंकर मुष्टि से दशकंठ के सिर पर कठोर प्रहार 
किया । इतने में वालिपुत्र सँमल गया और रावण पर कठोर प्रहार करके फिर गिर पड़ा । 
इस प्रहार से रावण लाल रक्‍त से भीगे हुए एक लाल पर्वत की भाँति दीख रहा था । 
फिर भी, उसने भयंकर क्रोध के आवेश में आकर अंगद पर गदा का प्रहार किया, हनुमान 
पर अपने तेज खड़्ग को चलाया, नल पर दर-प्रहार करके उसको ऐसे दबा दिया, जैसे अंकुश 
के प्रहार से गज को भुका दिया हो, मूसल का प्रहार करके नील को दंड दिया, शक्ति 
के प्रयोग से शतबली का दर्प चूर कर दिया, वज्ञ-सम मुदू्गर तथा बाणों को चलाकर 
द्विंकिद तथा मैन्द को गिरा दिया । तब वानर-वीर आइचर्यजनक वेग से अपनी सेना में 
जा पहुँचे । 

अनिलकुमार ने राघवेश्वर के समक्ष पहुँचकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
कहा--हे देव, हम दानवेंद्र का हवन भ्रष्ट करके लौट आये हें । यह सुनकर रघुराम 
मन-ही-मन बहुत हर्षित हुए । 

वहाँ दैत्येंद्र शीत्र अंतःपुर में गया और अपार शोकाग्नि में जलनेवाली मंदोदरी 
को देखकर कहने लगा,--हे प्रिये, विधि-विधान के संबंध में मन-ही-मन ऐसे शोक करने 
की क्‍या आवश्यकता है । आज में युद्ध में राम का वध करूँगा । यदि इसके विपरीत 


वह मेरा संहार कर डाले, तो तुम भी जानकी को मारकर ज्ीघत्र अग्नि में प्रवेश कर 
जाना 


१३६. रावण को मन्दोदरी का राघव की महिमा बताना 

तब वह रमणी अपने पति को देखकर कहने लगी-- है राक्षसेंद्र, आप रघुराम को 
युद्ध में जीत नहीं सकते । आप ही क्‍यों, देवासुर भी मिलकर उन्हें जीत नहीं सकते । 
आप उन्हें एक साधारण राजा मत मानिए । वे पुराण-पुरुष हे । उन्होंने पूर्वकाल में मत्स्या- 
बतार लेकर सौमक का संहार किया और श्रुतियों का उद्धार किया था । उन्होंने कमठ 
का रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। वराह का अवतार लेंकर 
उन्होंने हिरण्याक्ष का संहार करके पृथ्वी का उद्धार किया था । उन्होंने नूृसिह का रूप 
धरकर क्रुद्ध हो नीच राक्षस का वध किया और प्रह्लाद की रक्षा की थी । वामन का 
अक्‍्तार लेकर उन्होंने बलि से याचना करके उसे बाँधा था । जमदरिनि के यहाँ जन्म लेकर 
उन्होंने महाझ्कर कात्तंवीयं का संहार किया और समस्त संसार को कश्यप ब्रह्मा को दान 
में दे दिया ॥ अपनी समस्त शक्ति को एकंत्र करके, अब तुम्हारा संहार करने के निमित्त, 
अपना तेज चारों ओर व्याप्त करते हुए उन्होंने दझ्षरथ का पुत्र होकर जन्म लिया हे । 
उनकी महिमा तथा उनके कार्यों का वर्णनः में कैसे करूँ ? इसी राम ने अपने बाल्य-काल 
में अपने महान्‌ विक्रम तथा विशाल शक्ति का परिचय देतें हुए कौक्षिक के यज्ञ की रक्षा 
ऐसे की कि कौशिक तथा अन्य प्रमुख दिक्‍्पाल भी उनकी प्रह्नंसा करते लगे । फिर, उस 
मुनि से उन्होंने झत-सहस्नादि संख्या में दिव्यास्त्र प्राप्त किये । उन्होंने जनक को संतुष्ट 
करते हुए अपनी अनुपम शक्ति का पर्चिय देकर शिक-घनुृष का भंत्र किया और देव- 
नियोग से वैदेही को अपनी धर्म-पत्नी के रूप में स्वीकार किया । उसी राम ने भार्गव राम 


9३9 रंगनाथ एयायण 


का गर्व-भंगं करके अपने बाहुबल का परिचय दिया । अपने पिता की आज्ञा से वे मुंनि- 
वृत्ति स्वीकार करके वनवास करने आये हे । उन्होंने अपनी प्रशंसनीय शक्ति से विराध 
का बंध किया, शूर्पणखा को दंड दिया और अपने चरण-र्पर्श से दण्डक वन की भूमि को 
पुण्यभुमि बना दिया। उन्होंने खर, दूषण आदि वीर राक्षसों को उनके चोदह सहस सैनिकों 
के साथ मार डाला, मारीच का संहार किया और भयंकर आकारवाले कबंध का वध 
किया । जिस वालि ने आपके पौरुष को कुंठित करके, अपनी पूछ से आपको बाँधकर 
चारीं समुद्रों में डुबोकर अपनी अनुपम शक्ति का परिचय दिया था, उसे एक ही बाण से 
गिराकर, सुग्रीव का राजतिलक कर दिया । अपने बाणों की अग्निःज्वालाओं से समुद्र को 
सूखा दिया । युद्धभूमि में कुभकर्ण का संहार किया । इतना ही नही, लक्ष्मण ने युद्ध में 
अतिकाय तथा इंद्रजीत का वध किया । राम भूपाल कदाचित्‌ ही कभी क्रोध करते हूँ । 
यदि वे क्रुद्ध हो जायेँ, तो इंद्रादि देवता भी उनके समक्ष खड़े नहीं रह सकते। हे देत्यनाथ, 
ऐसे वसुधेश्वर की पत्नी को धोखे से ले आना क्‍या, आपको उचित था ? क्‍या आप राम 
को नित्यसत््व को नहीं जानते ? क्‍या, आप उनकी महिमा से परिचित नहीं हैँ ? न जाने 
किस पाप का फल है कि राम की शक्ति की श्रेष्ठता आपको सूभती नहीं है । हे देव, 
अब भी आप जानकी के साथ-साथ अपने समस्त राज्य को राम को समर्पित कीजिए और 
उनके निष्ठुर बाणों की अग्नि-ज्वालाओं से अपने को बचा लीजिए । अबतक हमने राज- 
भोग का अनुभव किया, यही पर्याप्त है । अब हम तपोवृत्ति स्वीकार करके वनों में 
विचरण करेंगे। यदि आपका अंत हो जायगा, तो में आपके साथ अग्निमुख में गिरकर 
जल भी नहीं सकती; क्योंकि मेरे पिता ने मुझे यह वर दिया है कि जरा-मृत्यु मेरा स्पर्श 
नहीं करेंगी । अब में राज-सुख भोगना नहीं चाहती । आप इस मार्ग का त्याग कीजिए । 
मेरे पिता का वर दुस्तर है । अब मुभे या तो सरमा की या जानकी की सेवा करनी 


पड़ेगी ।* 


तब दशकंठ उस पिकबैनी को देखकर उत्कट क्रोध से कहने लगा-- है सुंदरी, 
तुम इतना दुःखी क्‍यों होती हो ? क्‍या, मेरी दशा इतनी दीन हो गई है ? पुत्र, बंधु, 
मित्र, सेवकों का वध कराने के पश्चात्‌, देव-दानवों को भी भयभीत करनेवाले अपने प्रताप 
को तजकर, में केवल अपने प्राणों की रक्षा क्‍यों करूँ ? इन्द्रजीत जैसे पुत्र का वध कराने 
के परचातू, में जीवित क्‍यों रहेँ ? मेंने गरुड़, उरग, अमर तथा गंधरवों को जीत लिया है, 
पुण्यात्माओं का विनाश किया है और तपस्वियों का वध किया है । अब यदि में स्वयं 
तपस्वीं बनने जाऊँ, तो क्‍या सभी तपस्वी मेरा उपहास नहीं करेंगे ? इसलिए हे कमलाक्षी, 
तुम्हारे ये वचन आचरण करने योग्य नहीं हैं । अब में किसी भी प्रकार से हो, राघवों 
का वध कर ही डालूगा । अनुपम बल से समन्वित, में किसी भी दशा में सीता को नहीं 
देंगा । यदि में राम के बाणों से मारा जाऊंगा, तो मे जिस वैकुंठ की इच्छा "करता हूँ, 
वह स्वयं मेरे समक्ष आ जायगा । हें सुंदरी, तब मुझे न तुम्हारी आवश्यकता रहेगी, न 
इस लंका की । में अपनी इच्छित मुक्ति-पथ को प्राप्त करूँगा । मेरी मृत्यु के पदचात्‌, 
तुम शुभलक्षण श्री से रहित हो सूर्य-विहीन कमलिनी की भाँति, शशिहीन कुमुदिनी की 


खुद्धकांड | 9824 


भाँति रहना ।” यह सुनकर मंदोदरी लज्जा से अभिभूत हो प्रत्युत्तर देने से भयभीत होती 
हुई चूप हो गई । 


१३७. रावण का तृतीय युद्ध के लिए प्रस्थान 

उसके पद्चात्‌ रावण अत्यधिक उत्साह एवं हर्ष से युद्ध की तैयारियाँ करने लगा । 
उसने आदित्य को त्रस्त करते हुए तथा ब्रह्माण्ड को विदीर्ण करते हुए रण-भेरी का निनाद 
कराग्रा और सेना को एकत्र करने के लिए भटों को भेजा । फिर, उसने अपनी विशाल 
भुजाओं को रत्न, केयूर तथा कंकणों से अलंकृत किया, इंद्र आदि देवताओं को जीतने के 
उपलक्ष्य में स्मारक-स्वरूप एक वीर-कंकण पहना, अपने सभी करों में भयंकर चंद्रहास, 
धनुष, बाण, गदा तथा चक्रों को धारण किया और अपने नेत्रों से क्रोधाग्नि की कांति 
को चारों ओर व्याप्त करते हुए बाहर निकला। फिर, वह अच्छी तरह निर्मित सोलह 
चक्रवाले दो करोड़ क्षुद्र घंटिकाओं के निनाद से भयोत्यादक तथा एक सहस्र घोड़े जुते हुए 
रथ पर इस प्रकार आरूढ हुआ, मानों राम के शरों से मृत होकर वैकुंठ के रथ पर आरूढ 
हो रहा हो । महाद्‌ बलशाली' तथा रथ-कला-निपुण कालकेतु उस रथ को चलाने लगा । 
रावण के ऊपर अनेक चंद्विका-सम उज्ज्वल छत्र तने हुए थे । रावण के श्रेष्ठ साहस का 
परिचय देनेवाले, राहु के मस्तक से अंकित तीन ध्वजाएँ, आकाश का स्पर्श करती हुई ऐसे 
फड़फड़ा रही थीं, मानों सूर्य-मंडल एवं चंद्र-मंडल को निगलने के लिए उद्यत राहुत्रय हों । 
(सेना की) भेरी, मृदंग आदि के गंभीर निनादों से समुद्र उमड़ने लगे और उनके उमड़ते 
के प्रयत्न के फलस्वरूप पथ्वी' काँप उठी । रावण के साथ ही साथ, गज, अश्व, रथ एवं बल- 
शाली तथा उदभठ भटों का समह भी निकला और सभी दिशाओं में व्याप्त हो गया । 
उस सेना को साथ ही प्रलय-काल के आदित्यों की भाँति अद्भुत शौय के साथ खड़गरोम, 
वश्चिकरोम, सर्परोम तथा अग्निवर्ण नामक राक्षस भी युद्ध के लिए निकल पड़े | तब 
सारे समृद्र क्षुब्ध हुए, समस्त लोक भयभीत हुआ, दिग्गज धंस 'गये और सभी कुलपव॑त 
काँप उठे । 

इस प्रकार की यद्ध-सज्जा के साथ जब रावण निकला, तब आकाश में देवता उसे 
देखकर आपस में कहने लगे--“रावण जिस समय इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए 
क्रोध से निकल पड़ा था, उस दिन भी उसकी युद्ध-सज्जा तथा क्रोध आज के समान नहीं थे। 
आज अवद्य वह अपनी सारी हाक्ति के साथ लक्ष्मण से युक्त राघव पर आक्रमण 
करेगा । ऐसा सोचते हुए रत्नमय विमानों में आरूढ हो सभी देवता एकटक हो रण की 
गति देखने लगे । वानर-सेना-रूपी अरण्य को जलाने के लिए आनेवाले दावानल की भाँति 
अत्यधिक वेग से आक्रमण करनेवाली राक्षसों की सहस्तों सेनाओं को देखकर वानर-वीरों ने 
अंगद के साथ अद्वहास करते हुए बड़े उत्साह से सिंह-गरजेंन किया । फिर, विशाल वृक्षों 
भारी पर्वतों तथा गिरि-प्यूंगों को उठाये हुए पर्वताकार वानर-सैनिकों ने राक्षस-सेना पर 
इस प्रकार आक्रमण किया, जैसे दक्षिण समुद्र तथा उत्तर समुद्र एक दूसरु से 'टकरा गय हों। 
तब दानवों ने क्रोध से जलते हुए दहाड़ों, धमकियों तथा हुंकारों के निनादों से आकाश 
को भरते हुए अपने मदमत्त गजों के समूह को उनके ऊपर चलाते हुए बहुत वेग से. जान॑- 


8३६ रंग्ना/थ एश्यशयर 


वाले अब्वों को, उनपर दौड़ाते हुए रथों को अंधाधुध चलाते हुए, पैदल सेना से उन्त पर 
भयंकर आक्रमण कराते हुए, उनका सामना किया । फिर, उन्होंने करवाल, मूसल, मुद्गर» 
प्रश, तोमर, शर तथा चत्रों से वानरों पर प्रहार किया और उन्हें काटा, चुभोया, रोंदा 
तथा पृथ्वी पर गिराकर नाना विधि से उनका संहार किया । इस भयंकर आक्रमण से 
क्रद्व होकर वानर-वीरों ने उद्धता रण-कौशल प्रदर्शित करते हुए निकट ही रहनेवाले पर्वतों, 
असंख्य गिरि-शूंगों, वृक्षों तथा शिलाओं को उठाकर राक्षसों पर फेंका । फिर, घोड़ों पर 
कदकर घृड़सवारों को पदाघातों से नीचे गिराते, भयंकर रूप धरकर गज-समूहों पर पिल 
पड़ते और पहाड़ों से उन पर प्रहार करके महावतो को मारते, और हाथियों के कुंभ-स्थल 
पर ऐसा प्रह्दार करते कि हाथी पृथ्वी पर गिर पड़ते । फिर वे अब्वों, सारथियों तथा 
रथिकों के साथ रथों को एकदम ऊपर उठा लेते और उसे रण-मध्य में फेंक्रर उसको चूर-चूर कर 
देते। सारी पृथ्वी उस समय काँप उठती। इतना ही नही, वे पदचर सेना पर पव॑ंतों तथा 
वृक्ष-समृहों से भयंकर प्रहार करते, उन्हें दाँतों से काटते, हथेलियों से मारते, पैरों से कुचलते, 
नखों से नोंचते, प्‌ छों से अच्छी तरह पीटते और अपने हाथ के मुक्‍कों से उनपर प्रहार करते । 


पनस, नील, अंगद आदि प्रमुख वानर इससे संतुष्ट न होकर दुर्वार गति से आकाश 
की ओर उड़कर और वहाँ से राक्षस-सेना पर पहाड़ो की एसी वर्षा करते, जैसे प्रलय के 
समय बिजलियों की' वर्षा होती है । इस प्रकार की शैल तथा पाषाणों की वर्षा से राक्षस- 
सेना में हाथी गिरे, महावत जहाँ के तहाँ मरे, अद्ब पृथ्वी पर लोटने लगे और उनषर 
अश्वारोही गिरने लगे, रथ पिस गये, सारथी समाप्त हो गये, शव रौंदे गये, मांस-खंड बिखर 
गये, मुकुट पृथ्वी पर लोटने लगे, भस्तक फूटने लगे, रक्‍त की धारा बहने लगी, शरीर 
छिन्न-भिन्न होने लगे, अँतड़ियाँ छितराने लगीं और खड़्ग टूटने लगे । उस समय बह रण, 
विविध भोग-विलसित पर्जन्य* ( मेघ-इन्द्र ) की संपत्ति की भाँति महान्‌ अश्र-मातंग* 
( ऐरावत-झवेत गज ) के मद से सिचित था; अति रौद्र रुद्रविहार ( कैलास 
पर्वत-श्मशान) की भाँति आहत गज एवं असुरों से युक्त हो पिशाचों के लिए आनंद- 
दायक था । अक्षीण राम-कटाक्ष के समान प्रेक्षण-हृष्ट-विभीषण * ( देखने में भयंकर, देखकर 
संतुष्ट विभीषण) था; कलियुगांत के भयंकर काल के समान बल-रहित एवं विध्वस्तधर्मा* 
(धर्म-अ्रष्ट, नीति-अश्रष्ट) था; रात्रि के उपरांत विकसित कमलिनी * (सरोवर-कमलिनी ) 
की भाँति शिलीमुखों* ( बाण-अ्रमर ) से आश्रित पुण्डरीक * (कमल-र्वेतच्छत्र) समूह के 
समान था; उदार व्यक्ति के सुंदर एवं शुभप्रद सदन की भाँति आरक्‍्त * ( अनुरक्त, रक्त 
से सींचे), मार्गों * ( बाण-याचक ) से परिपूर्ण था; शाइवत-पुण्यमूल नदी के पति 
(समुद्र) की भाँति हरि-शक्ति-निर्मथित * (साँप से मथित, वानरों से मथित) हो भयंकर 
दीखता था और निर्मल वेद-विहित यज्ञ की भाँति देव-लोक के चित्त को. प्रसन्न करनेवाला था । 
ऐसे भयंकर रण में रक्‍त-सिक्‍्त हो, अँतड़ियाँ-रूपी प्रवालसमूह, रथ-रूपी नावें, 
टूटकर गिरे हुए रथ-चक्र-रूपी' कच्छप-समूह, शव-रूपी मगर, कटकर गिरी हुई भुंजाएँ-रूपी 
साँप, आयुधों का चूण-रूपी रेत, गज-समूह-रूपी विशाल पर्वत, दंष्ट्र-हूपी तिमि-तिमिंगल, 
+जिक्लित शब्द ह्िलष्ट हें ।--ले० 


खुछद्धकाड 8३७ 
ब्‌हत्काय अश्व-समूह-रूपी चल एवं उत्तंग तरंगें, विविध अछझवों की लार-रूपी उज्ज्वल फेन, 
घवल आतपत्र-रूपी हंस, असंख्य मुकुटों की प्रभा-रूपी वाडवाग्नि-शिखाएँ, बिखरें हुए मांस- 
खंड-रूपी मणियाँ, संतुष्ट विशाचर, प्रेत एवं वैतालों का अट्ठहास-रूपी भयंकर घोष, रघुराम- 


चंद्र-रूपी चंद्र, उनकी हास्य-द्युति-हपी चंद्रिका से युक्त हो रकक्‍्तसमुद्र-रहूपी समुद्र, उमड़ 
रहा था । 


१३८, वानरों के द्वारा खड़गरोम आदि राक्षसों का वध 

तब हनूमान्‌ को असुरेंद्र पर आक्रमण करने के लिए उद्यत होते देखकर पर्वताकार- 
वाला अनुपम साहसी, रुचिर खड्ग से संपन्न, खड़्गरोम क्रुद हुआ और कहने लगा--हैे 
पवनकुमार, उधर कहाँ जा रहें हो ? उधर जाने की क्‍या आवश्यकता है ? में तो यहाँ 
हैं ही, इधर आओ ।' यह सुनकर पवनपुत्र उसपर कद पड़ा और उसके शरीर के रोमों 
के पैने खड़ग धाराओं में डुब-सा गया । कितु किसी तरह वह उनसे बाहर निकला और 
भयंकर रूप धारण करके अपनी उचन्चत शक्ति को प्रकट करते हुए, कुलपव॑त की समता 
करनेवाले एक विशाल पर्वत को उठाकर भयंकर गर्जन करके उसे उस राक्षस पर ऐसा 
फेंका कि पृथ्वी काँप उठी । कितु उसने अपने रोम-खड्ग की धाराओं से उसको खंडित 
कर दिया और वानर-सेना को काटते हुए हनुमान्‌ पर आक्रमण किया । तब हनुमान्‌ ने 
एक विशाल पर्वत को उठाकर उस राक्षस-वीर पर ऐसा प्रहार किया कि वह वज्त्र के 
आघात से आहत दहौल की भाँति गिर पड़ा । 

तब सर्पेरोम ने भयंकर सपप की भाँति कुद्ध हो, बड़े दर्प से अंगद पर आक्रमण 
किया और अपने रोम-सपं के समूह से उसे पीड़ित किया । तब अंगद ने प्रलय-काल के 
यम की भाँति जलते हुए उस राक्षस पर अपनी हथेली से ऐसा प्रहार किया कि उसका . 
सिर फूट गया और रक्‍त की धाराएं बहने लगी। फिर भी, रोषाग्नि उगलते हुए उस 
राक्षस ने भयंकर रूप घारण करके अंगद के अंगों पर अपने रोम-सपपों से आघात किया । 
तब अंगद ने अत्यधिक क्रोध से उस राक्षस के सिर पर अपनी भयंकर मुष्टि से प्रहार 
किया और उसे नीचे गिराकर पैरों से रौंदते हुए उसका सिर तोड़कर फेंक दिया । 

तब वृश्चिकरोम ने भीषण रण-कुशल नील पर आक्रमण किया और विष-ज्वालाओं 
को उगलनेवाले अपने रोम-वुश्चिकों के प्रयोग से नील को अत्यधिक पीड़ा पहुँचाई । इसको 
सहने में असमर्थ होकर नील ने उस दानव की परवाह किये विना एक विशाल शाल-वक्ष 
को उसपर फेंका । तब उस राक्षस ने अपने विष-भरे रोम-कंटकों से उस वृक्ष को तोड़ 
डाला । यह देखकर नील ने क्रोधातुर हो, अपने भयंकर बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए 
असंख्य शाखाओं से युक्त एक विशाल वृक्ष को उखाड़ा और उससे उस राक्षस के वरक्षःस्थल 
पर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण जाते रहे । सभी देवता हर्ष से फूल उठे ॥ 

उसके पद्चात्‌ शत्रुभंजक एवं अकुंठित पराक्रमी अग्निवर्ण ने प्रचंड क्रोध से विशाल 
वनों को द्वार गति से जलानेवाली दावाग्नि के समान अपने अंगों में अगणित अम्नि- 
शिखाओं को दीप्त करके वानर-सैनिकों को जलाकर भस्म करते हुए आगे बढ़ा । राम ने 
उसे क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा, वानर-वीरों का पराभव होते भी देखा, करुणाइवच्त्ति 


क्ष्श्द क्‍ रंग्नशथ एयायण 


होने के कारण वे उसके अत्याचारों को सहन न कर सके, कितु उसकी भयंकरता को देखकर 
सिर कँपाते हुए विभीषण से कहने लगे--हे विभीषण, में अनुमान नहीं कर पा रहा ँ 
कि यह कौन आ रहा है । पता नहीं कि रावण की आज्ना से स्वयं अग्निदेव युद्ध करन 
के लिए आ रहे हे या कोई राक्षस-वीर ही आ रहा है | यह कौन है ? इसका परिचय 


हक. 


मुझे दो । 

तब विभीषण ने कहा--हे देव, यह अग्निवर्ण है । यह अपने शरीर से अग्नि- 
ज्वालाओं को प्रज्वलित करके पर्वतों को भी भस्म कर सकता है; यह अखंड बीर एवं महान्‌ 
घमंडी है ।” यह सनकर राम आइचर्यचकित हुए । फिर भी, उसके भयंकर औद्धत्य को 
देखकर उन्होंने उस पर वारुणास्त्र चलाया । तब उस अस्त्र ने समस्त आकाश को घने बादलों 
से आच्छ|दित कर दिया और अविराम गति से वर्षा करके उस राक्षस के द्वारा प्रज्वलित 
अग्नि-ज्वालाओं को बभाकर भयंकर ध्वनि के साथ उस राक्षस का वध कर डाला । 

युद्ध में अग्निवर्ण को इस प्रकार गिरते हुए देखकर, रावण ने आँखों ग्तिवर्षा 
करते हुए, प्रलय-काल के सूर्य. की भाँति जलती हुई दृष्टियों से राम को देखकर कहा-- है 
राम, क्‍या तुम मुझे नहीं पहचानते ? अपने निष्ठुर वज्ञ की दुर्वार धारा से कुलपव्व॑तों 
को खंडित करनेवाले इंद्र भी यदि बड़, उद्धतता से अपने देवताओं के साथ युद्ध में मेरा 
सामना करे, तो में उसे भी पर/स्त कर दूंगा । तब, में तुम्हारी क्या परवाह करूँगा ! 
क्या, तुम्हारे जैसे क्षुद्र प्राणियों का प्रयत्न मुझे परास्त कर सकेगा ? अब तुम अपनी शूरता प्रकट 
करो और अंत तक मेरा सामना करते रहो। में अपने शस्त्रास्त्रों से तुम्हें गिरा दूंगा और 
तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूगा। 

रघ्राम उस दुरात्मा का प्रलाप सुनकर हँस पड़े और मत्त सिंधुर (हाथी) चिघाड़ 
सननेवाले सिधरातक मत्त सिंह की भाँति चुप हो रहे । तब रामानुज ने क्रुद्ध होकर रावण पर 
आक्रमण किया और उस पर भयंकर बाण चलाने लगे। तब रावण ने उन शरों को सहज ही खंडित 
कर दिया और उनकी परवाह किये विना भान पर आक्रमण करने के लिए आनेवाल स्वर्भान 
(राहु) के समान भानुवंशाधीश (राम) पर आक्रमण करके दारुण वजत्धर की समता करनंवाल 
बाणों से उन्हें ढक दिया। तब राम ने क्रोधोन्मत्त हो, अंगारों को उगलनेवाले निष्ठुर अस्त्रों को 
उस राक्षस पर चलाया। तब रावण उन बाणों का सामना करने लिए युद्ध-भूमि के 
मध्य आया। 


१३९, इंद्र का मातलि के द्वारा राम को रथ भैजना , 

तब इंद्र ने राम को देखकर मातलि से कहा--दिवताओं के हित के लिए ही 
राघव राक्षसों से घोर युद्ध कर रहे हैं । कितु वे पदाति हो पृथ्वी पर खड़े हूं और राक्षस 
रथ पर आरूढ हैँ । ये लोकोन्नत (राम) दुःखों से पीड़ित हो उस कुमार्गी के सामने नीचे 
खड़े हैँ । बेद-पललवों पर विहरण करनेवाले, सुखी तथा संपन्न व्यक्ति आज कठोर रणभूमि 
पर खड़े हैँ । कमला के मन-रूपी रथ पर अत्युन्तत सुख-राशि में डोलनेवाले आज 
पृथ्वी पर खड़े हैं । भतः, है मातलि, तुम शीघक्ष उनके लिए दिव्य रथ पृथ्वी 
पर ले जाओ । 


खद्धकरड 936 


तब वायू तैथी भेत्र के वेग से जानेवाले अश्वों से युक्त कनक-दंडो में बँधी हुई 
पताकाओं से विलसित, महनीय कांतियुक्त मणि-समूहों से जटित, बालसूय के समान दीप्त 
होनेवाले रथ को लिये हुए मातलि पृथ्वी पर उतर आया और राम के समक्ष खड़े होकर 
हाथ जोड़े हुए राम से निवेदन किया--हे देव, हे राघव-भूपाल, हे समस्त देवताओ के 
आराध्य, हे भकत-जन-साध्य, इंद्र ने आपके लिए शर, चाप, कवच आदि से युक्त दिव्य 
रथ भेजा है । अब आप कौशिक की आज्ञा के अनुसार इस वज्-कवच को धारण कीजिए 
और इस दिव्य रथ पर आरूढ होकर इन आयुधों से उस दुर्मदांध राक्षत का सामता करके 
उसपर विजय प्राप्त कीजिए । पूर्वकाल में मेरे सारथी के रूप में रहते हुए इंद्र ने समस्त 
दानवों को जीत लिया था । तब राम ने विभीषण से परामर्श करने के पश्चात्‌ उस रथ 
की परिक्रमा की और अपने शरीर की उज्ज्वल कांति को चोदहों भुवनों में आकाश तक 
री बीच, उस रथ पर ऐसे आरूढ हुए, जैसे कमल-बंधु 


व्याप्त हुए वानरों के जय-निनादों के 
है । उस समय समस्त आकाश हिलने लगा और शरत्‌- 


(सूर्य) उदयाद्वि पर आरूढ होता 
कालीन मेघ एवं संध्या के मेंघों की समता करनेवाले गरुड़, उरग तथा देवताओं के विमानों 
से सारा आकाश भर गया । इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र सुर, खेचर तथा किन्नर 
अत्यंत हर्ष. तथा भय से अभिभूत हो कहने लगे--राम-रावण का यह दुंद्व दो पव॑तों का 
दंद् है । ये समुद्रयुगल हैं, पावकद्वय हे, आकाशह्य हैं। आज ये दोनों आपस में भिड़ 
रहे हैं । यह समान जोड़ी है । न जाने क्‍या होगा ।” विजय की आकांक्षा एवं विजय की 
उत्कट अभिलाषा से राम तथा रावण एक दूसरे से भिड़ गये । तब समस्त जग कंपित हुआ, 
पहाड़ प्रकंपित हुए; दोनों ओर की सेनाएँ आकंपित हुई; उनकी दृष्टि-रूपी वज्ञपात से 
बिजलियाँ पिसकर आकाश में बिखर गई; दोनों पक्षों की सेनाओं के सिहनाद से स्वर्ग 
आदि लोक क्षृब्ध हो उठे । वे दोनों प्रवीण धनुर्धर, अन्योन्य विजय की इच्छा रखते हुए 
अपने रथों को विविध रीतियों से चलाते हुए, सूर्य तथा अग्नि-सम प्रचंड, वच्च के समान 
तीक्ष्ण दरों को करों, कंठों, पादरवों, स्कंधों, वक्षों, ललाटों, जाँघों तथा पसलियों पर 
चलाकर एक दूसरे को पीड़ित करने लगे । वे दोनों आपस में भिड़तें, एक दूसरे पर रोब 
, जमाते, बाणों से युद्ध करते । उस समय उनकी चाल-ढाल, पराक्रम एवं साहस देखकर 
आइचय होता था । वें दोनों सफल पराक्रमी वीर जब एक ही समय में बाण चलाने 
लगते, तब यह जानना असंभव हो जाता कि कब वे तरकस में रखें तीरों को निकालने 
के लिए अपने हाथ फैलाते, कब शरों को धनुष पर चढ़ाते, कब धनुष की प्रत्यंचा खींचतें, 
कब लक्ष्य साधते और बाण छोड़ते । उन दोनों के द्वारा वेग से चलाये जानेवाले भयंकर 
बाणों को गिनना तो असंभव ही हो गया; कितु यह कहना भी असत्य नहीं है कि उनके बाण 
प्रचंड कोदण्ड-रूपी रवि-मंडल से निकलनेवाले चंचल किरणों के समान एक के पीछे एक 
चलते थे + धनुर्विद्या में पारंगत तथा अक्षय तृणीरों से संपन्न वे दोतों वीर एक शर के 
पीछे दस शर, दस को बदले सौ शर, सौ के बदले सहख्र शर, सहस्र के बदलें दस सहस् 
शर, दस सहस्र के बदले एक लाख शर, एक लाख के बदले एक करोड़ प्रतिशर चलाते थे 
और सभी दार एक ही समय में राम-रावण पर लग जाते थे । 


2:22. र॑ंगना।य ए्ेपायर्स 


१४०, राम का रावण के बाणों का प्रतिबाण' चलाना 

तब देवताओं के शात्रु रावण ने अपने धनृष की डोरी को खींचकर शीकघ्र गति सें 
देव तथा गंधवों के बाण चलाये । उनके आने का ढंग देखकर समस्त अस्त्रों के ज्ञाता 
राम ने विना विलंब किये, देव तथा गंधवे-बाणों को चलाकर उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया । तब 
क्रोधोन्मत्त हो. रावण ने राम पर राक्षस-बाण चलाया । वह बाण उभरी हुई आँखें, दीघे 
दंष्ट्र, खुरदरे, छोटे तथा घुँघराले केश तथा विशालकाय दानवों का रूप धरकर आगे 
बढ़ा । यह देखकर रघकुलाधीश ने रोष से वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया और जिस प्रकार 
सू्ये की कांति अंधकार को नष्ट करती है, वैसे ही उसने राक्षस-बाण के प्रताप को नष्ट 
कर दिया । तब रावण ने नागास्त्र का संधान करके चलाया । उसको चलाते ही, उस महा 
बाण से दस, बीस, बारह, दो, तेरह, तीन, पंद्रह तथा पाँच शिरोंवाले भयंकर सर्प अपने 
झिरों पर उज्ज्वल कांतियुक्त मणियो को धारण किये हुए निकल पड़े । उद्धत गति से 
आनेवाले वे सर्प ऐसे दीख रहे थे, मानों कि सर्प-सेना राम पर इस विचार से आक्रमण करने के 
लिए निकली हों कि राम गरुडवाहन हैं । अपनी' अत्युज्ज्वल ज्वालाओं को समस्त आकाश 
में व्याप्त करते हुए आनेवाले उन सर्पों को देखकर राम ने गारुडास्त्र चलाया । तब उससे 
गरुड़ के आकारवाले असंख्य बाण निकले और अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उत्पन्न वाय से 
पर्कतों को भी हिलाते हुए वे आगे बढ़े और बीच में ही उन नाग-बाणों को तोड़ डाला' । 
यह देखकर देवता आकाश से हर्ष-निनाद करने लगे । 

उसके पदचात्‌ राघव ने कद्ध होकर दैत्यराज पर अग्नि-बाण चलाया । वह बाण, 
धूम एवं स्फुलियों से दिशाओं को जलाते हुए, अपनी ज्वालाओं को' चारों ओर व्याप्त करते 
हुए रावण पर आक्रमण करने चला, तो रावण ने भयंकर वारुणास्त्र चलाया | तब उस 
अस्त्र ने समस्त आकाश में घनघोर बादल व्याप्त कर दिया और घोर जल-वृष्टि करके 
अग्निन्‍्बाण के प्रताप को नष्ट करके भयंकर गर्जन किया । तब राम ने उस हर पर 
वायव्यास्त्र चलाकर उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया । तब उस राक्षस ने गजमुखास्त्र 
का प्रयोग किया । उस अस्त्र के प्रयोग से असंख्य गज-समूह अपने गंड-स्थलों से मद-जल 
की धाराएँ बहाते हुए, राम पर आक्रमण करने चले । तक राम ने नूरसिहास्त्र चलाया । 
उस बाण से असंख्य सिंह बादलों के समूह के समान अपने घोर गर्जनों से दिग्गजों को 
विचलित करते हुए, अपने कुलिश-सम नखों से हाथियों के कुंभस्थलों को चीरते हुए उन्हें 
मार डाला । तब देक्‍ताओं ने राक्व की प्रशंसा की । 


१४१. रावण का राम पर गुल चत्ताना 
तब रावण ने कुद्ध होकर प्रलय-काल की अग्नि-ज्वालाओं को उगलनेवाला, समस्त- 
लोक-मयंकर शूल उठाया और अपने सिहनाद से पृथ्वी को कपाते हुए, समुद्रों को क्षुब्ध 
करते हुए, समस्त दिशाओं को गृजायमान करते हुए, सभी भूतों को भयभीत करते हुए 
कहने लगा--हे राम, इस शूल की अग्नि से में तुम्हें और तुम्हारे भाई को भस्म कर 
दूंगा और जिन' वीरों ने यूद्ध में तुम्हारा सामना करके स्वर्ग को प्राप्त किया हैं, 
उनकी पत्नियों की अश्वुधारा को रोक दूगा । इस प्रकार, कहते हुए राम पर उसने कह 


खुद्धेकांड है; ८0२ 
शुल चलाया | तब राम नें प्रलय-काल की अग्नि पर वर्षा करनेवाले इंद्र की भाँति अद्भुत 
तथा पेने बाणों को वर्षा की, कितु उन बाणों से रावण का शूल नष्ट नहीं हुआ । वह 
शूल उन सभी बाणों को खंडित करते हुए राम की ओर बढ़ने लगा । तब राम ने देवेंद्र 
की भेजी हुई शक्ति लेकर उस पर चलाया । तब उस शक्ति नें घटिकाओं का रब करते 
हुए, अग्नि-ज्वालाओं को उगलते हुए, यक्ष, देवता तथा खेचरों को आनंद देते हुए, राक्षस- 
लोक को भयभीत करते हुए, मन तथा वायु के वेग से आनेवाले रावण के शूल को भस्म 
कर दिया । तब रावण ने क्रुद्ध होकर अपने दोनों हाथों में दस धनुष धारण करके भयंकर 
गर्जेन करते हुए राम को शर-वर्षा में डबो दिया । कितु राम ने अपने एक ही कोद॑ंड से 
उसके सभी शरों को काट डाला । तब रावण ने मद, मात्सये, अभिमान एवं हठ के साथ 
आँखों से अग्नि की वर्षा करते हुए, रघुराम पर घोर शर-वुष्टि की । उससे संतुष्ट न 
होकर उसने दस बाणों से मातलि को तथा दस और बाणों से अइझवों को संज्ञाहीन कर 
दिया और एक विषम अस्त्र को चलाकर रथ की ध्वजा को काट डाला । वानर तथा 
देवता विपुल चिता के भार से विवश-सें हो गये । समस्त भुवन भीत हो गया; बृध (ग्रह) 
रोहिणी में पहुँचकर पीड़ा पहुँचाने लगा । अपने महान्‌ तेज से भय उत्पन्न करते हुए 
मंगल ग्रह विशाखा में पहुँच गया । चंचल एवं भयंकर गति से समुद्र उमड़ने लगे; उत्तुंग 
लहरें आकाश को छूने लगी । वाडवाग्नि की लपठें धुएँ के समान ऊपर उठने लगीं । 
सूयंबिम्ब से टकराती हुई उल्काएँ भयंकर दीप्ति के साथ गिरने लगीं । सूर्य भी तेजोहीन 


4५ 


होकर क्षीण प्रकाश से चमकने लगा । 


१४२. अगस्त्य के द्वारा राम को आदित्यहृदय का उपदेश 


मैताक की भाँति अविचल होकर दशकंठ जब बड़े वेग से बाणों को चलाने लगा, तब राघव 
संभ्रमित हो देखने लगे । तब अगस्त्य मुनि वहा आये और राम को देखकर कहने लगे-- 
“हँ राम, हे महाबाहुबली, युद्ध में अवश्य विजय दिलानेवाली, गोपनीय आदित्यहृदय' 
नामक मंत्र का आप भक्ति-भाव से अनुष्ठान कीजिए । उस महामंत्र के जप से आप अवश्य 
खत्रओं को जीत सकेंगे । इतना ही नहीं, वह आयु को बढ़ाता है, दुःख का दमन करता है 
और समस्त कल्याण का कारण बनता है । हें समस्त सुरासुरों के वंद्य, कमल-बंधु सूर्य की 
पूजा आपको करनी चाहिए । यही इस संसार के नेत्र-समान हैं और अपनी किरणों के 
छ्वारा समस्त संसार में विचरण करता है । ब्रह्मा, विष्ण और शिव ने ब्रह्म-कल्प के प्रारभ 
में सूर्य का रूप धारण किया था, इसलिए आपको उचित है कि सूर्य को समस्त देवताओं 
का प्राण मानें । जो व्यक्ति इस कमल-बंधु की स्तुति करता हैं, उसे युद्ध में अवश्य विजय 


मिलती 


इतना कहकर अगस्त्य मुनि अपने आश्रम को लौट गये । राम ने बड़ी भेकति 
साथ सर्य-मंत्र का जप किया और महोन्नत शक्ति से विलसित होते हुए, रावण का औद्धत्य 
देखकर क्रोध से अपनी आँखों से अग्नि उगलने लगें । उनकी भौहें तन गई और 


उन्होंने रावण के रथ में जुते हुए भयंकर अझवों पर श्रेष्ठ बाणों से प्रहार किया और तीन 
दरों से रावण के ललाट पर प्रहार करके उसे रक्‍त-सिक्‍त कर दिया । रक्‍त-सिक्‍त अंगों से 


89 २ रंग्न/थ एयर 

युक्त लंकेशवर तब ऐसा दीखने लगा, मानों रामचंद्र के शर-रूपी वसंत के आगमन के 
प्रभाव से विकसित तरुण, अरुण अशोक वृक्ष हो । तब राक्षसपति ने रोष से राम के 
विशाल वक्ष पर एक सहस्न बाण चलाये । वे बाण काकुत्स्थ-वंशज के दरीर में प्रवेश 
करके आइदचर्यजनक रीति से उनके दारीर के पार निकल गये और पथ्वी में घंसकर पाताल 
में प्रवेश कर गये, मानों वे बता रहे हों कि अधम राक्षस के द्वारा प्रयकक्‍्त हों, देवताओ 
दुर्भाग्य से विचलित न होकर अपनी विषम शक्ति को प्रकट करते हुए, निर्मल गुणों से रहित हो, 
धर्म-मागं को तजकर, अपने औद्धत्य से राषव को दुःख देनेवाले बाण अधोगति के 
सिवा सदगति कैसे प्राप्त कर सकते है ? क्षतों से बहनेवाले रक्‍त से राधव लथपथ हो 
गये और प्रलय-काल की भीषण अग्नि-ज्वालाओं की भाँति जलते हुए, आँखों से निकलनेबाले 
अग्नि-कणों को आकाइश-भर में व्याप्त करते हुए प्रलय के समय जहाँ-तहाँ विचरनेवाले यम 
को समान भयंकर तेज से युक्त हो, प्रचंड मात्तुण्ड-मण्डल की किरणों के समान तेजस्वी शर- 
समृह को चलाकर रावण के गे, मद तथा शक्ति का नाश करते हुए उसका सारा शरीर 
ऐसा जर्जर कर दिया कि वह निदचेष्ट-ता रह गया । रघुराम के बाणों के वेग को 
देखकर रावण निर्वेद से अभिभूत होकर खड़ा रह गया । 


१४३. राम-रावण का परस्पर देषारेपण 

तब प्रताप-भास्कर राघव ने दशकंठ को देखकर कहा-- क्यों रे रावण, निर्वेद से 
चेष्टाहीन होकर तू ऐसे क्‍यों खड़ा है ? तू तो कहता था कि में कभी हारूँगा नहीं । वे 
द्पे-पर्ण वचन अब कहाँ गये ? रे दशकंठ ! अपने भाई कुबेर का अपमान करके, एक 
पराये व्यक्ति की तरह उसका पुष्पक विमान ले आना और वन में हमें धोखा देकर सीता 
को चुराकर ले आना, क्या ये सब वीरोचित कारयें हैं ? क्‍या, इन्हीं कार्यों पर तू गर्व 
करता था ? अपने पूर्बे जन्म के पापों के कारण तू मेरे दृष्टिपथ में पड़ गया है । अब में 
तेरा संहार किये विना कंसे छोड़ दू ? में न तुझे छोड़गा और न तेरी लंका को छोड़“गा, 
चाहे हरिहर और ब्रह्मा ही तेरी सहायता करने के लिए क्‍यों न आवें, फिर भी में युद्ध में 
तेरा वध अंवद्य करूँगा; तुके कदापि छोड़गा नहीं । रे रावण, आज मे तेरा रक्‍त- 
मांस समस्त भूतों को खिलाऊँगा । तू क्र है, अति कामातुर है, दुष्ट-ब॒ुद्धि है, और देवताओं 
का द्ोही है, इसलिए तू यूद्ध-भूमि से भाग भी जायगा, तो भी तेरा पीछा करके तेरा संहार 
करना मेरे लिए महान्‌ पुण्य का कार्य होगा । तेरी मृत्यु अब तेरे निकद आ पहुँची है, 
इसलिए तुझे ऐसी बातें कहने से कोई प्रयोजन नहीं है । आज में तेरे पराक्रम, बाहुब॒ल 
तथा वैभव को समाप्त करूँगा । क्‍या, तू नहीं जानता कि मेने तेरे भाई भुवन-भयंकर खर 
नामक देत्य का संहार किया हैं । और एक बात में तुझसे कहूँ, तू यदि आज भी ज़ानकी 
को मुझे लौटाकर मेरी शरण माँगो, तो में तेरी रक्षा करूँगा । इसमें संदेह सत कर । 
यदि युद्ध करेगा, तो तेरी विजय असंभव हैँ और पराजय निश्चित है| (ब्रह्मा के) वर के 


2. 


प्रताप से तूने दी आयु पाई है, कई प्रक्रार की मायाओं को जानता है । भग्नंकर युद्ध के 


है 


दस्त्रास्त्र, रखता है और ,इंद्रादि समस्त दिक्‍्पालों तथा तीनों भुवनों को तूने, जीत लिया' है । 
एंसे वीर का वध, आज में अवश्य करूँग्रा' । 


क कर ## है) 


खुद्धकोंड 99३ 


रघुराम की ये बातें रावण को अग्नि-ज्वालाओं के समान जलाने लगी। तब दश- 
कंठ कोधोन्मत्त हो रघुराम से कहने लगा--कदाचित्‌ तुम इस बात के कारण फूल रहे 
हो कि तुमने कुछ क्षुद्र राक्षतों का संहार किया है । तुम मुझे नहीं जानते । मेरी शक्ति 
का परिचय तुम्हें नहीं है । में ने स्वर्ग के निवासी यक्ष, गंधर्व, देवता तथा दिक्‍पालों का 
अपमान करके उन्हें परास्त किया है और बड़ी निरंकुशता के साथ राज्य करता रहा । 
ऐसे बल-पराक्रम से संपन्न में तुम्हारी परवाह करूँगा ? जबतक में तुम्हें और तुम्हारे 
भाई का युद्ध में संहार करके उस दृश्य को जी भरकर नही देखूगा, तबतक मे लंका में 
प्रवेश नहीं करूँगा । ऐसा कहकर रावण ने प्रलय-काल की अग्नि के समान जलनेवाले 
असंख्य दिव्य अस्त्र-शस्त्र राम पर चलाये | तब राम ने कुद्ध होकर एक प्रतिबाण छोड़ा। 
उसके पदचात्‌ उन्होंने बड़े हर्ष से उन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया, जिन्हें विश्वामित्र ने 
ताड़का के वध के दिन दिया था । स्मरण करते ही वे सभी दिव्यास्त्र स्फुलियों को विकीर्ण 
करते हुए उनके समक्ष साकार होकर उपस्थित हो गये । तब राम ने उन दिव्यास्त्रों का 
समुचित रीति से संधान किया और दायें-बायें इस प्रकार चलाया, जैसे पंत पर बिजलियों 
की वर्षा होती है । इससे भी तुप्त न होकर राम ने अपनी उद्धत शक्ति का प्रदर्शन करते 


हुए ऐसी बाण-वृष्टि की कि दशकंठ दृष्टि से भी ओभल हो गया । 


१४४. रावण की मूर्च्छा 


राम के शरों के आघात से आहत हो रावण रथ परही मूच्छित होकर गिर पड़ा । 
यह देखकर कालकंतु भयाकुल हो उस रथ को यूद्ध-भूमि के बाहर ले गया । इससे देखकर 
देवता हर्ष-निनाद करने लगे और वानर-समूह उत्साह से सिंह-गर्जन करने लगा । थोड़ी देर 
के पदचात्‌ राक्षसराज की मूर्च्छा दूर हुई । वह रण-विक्रम का प्रदंशन करते हुए रथ पर 
खड़े हुए अपने सारथी से कहा--क्यों रे, तुमने ऐसा अपराध क्‍यों किया ? युद्ध-भूमि से 
तुम रथ को इतनी दूर क्‍यों ले आये ? मेरी कीत्ति को कलंकित करते हुए तुमने राम को 
हँसने का अवसर क्‍यों दिया ?” तब सारथी ने कहा--हे देव, परास्त होने पर या शत्रु 
से मिलने पर मुझे रथ को युूद्ध-भूमि से बाहर नहीं लाना चाहिए । रथी को संकट में 
देखकर ही रथ को युद्ध-भूमि से लौटा ले .जाना सारथी का रण-धर्म है। इसलिए में, 
आपको यहाँ ले आया हूँ। तब रावण ने उसके विवेक की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के 
साथ उसे उचित भेंट दी और उसको देखकर कहा--वह देखो, राम अब भी रण के मध्य 
खड़ा है । उसके रथ के निकट हमारा रथ ले चलो । तब कालकेतु ने बड़े वेग से रथ 
चलाकर उसे राम के रथ के आगे प्रतिष्ठित किया । दशकंठ के रथ को उद्धत वेग से 
आते हुए देखकर राम ने मातलि से कहा--रावण का रथ आ रहा हैँ । तुम मेरा रथ 
शीघ्र उसके निकट ले चलो । दृष्टि को चंचल किये विता, तीत्र बाणों के भय से विचलित 
हुए बिना, .बागडोर को अच्छी तरह सँभाले हुए अझ्वों को हाँको । हें मातलि, घोड़ों का 
मन तुम जानते हो '। ऐसा सारथ्य करो कि रथ का वेग विचित्र दिखाई पड़े । कोई ऐसी 
बात नहीं, जो तुम नहीं जानते । में और तुम्हें क्‍या कहें ?' तब मातलि ने अपना रथ 


| ह25.3 


विपरीत . मार्ग से रावण के रथ के पास ले गया । तब लोककंठक तथा तीनों लोकों को 


860! एगना/शथ एयायण 


बिक, 


भयभीत करनेवाले रावण ने पृथ्वी को कंपाते हुए अद्भुत अस्त्र चलाकर रथ को ढक-सा 
दिया, सारथी को व्याकुल कर दिया, अश्वों को शक्तिहीन कर दिया ओर एक प्रचंड बाण 
चलाकर राघव का धनुष तोड़ दिया और कई बार्णों से राघव को भी पीड़ित किया । तब 
क्रद्ध होकर राम ने भयंकर रूप धारण करके देवेंद्र के द्वारा भेजे हुए धनुष को सँभाला 
और उसकी प्रत्यचा के ठंकार से ब्रह्मांड को विदीर्ण करते हुए दानवों के गर्वांधकार का 
ताझ करने के निमित्त सूयं-सम भास्वर सैकड़ों, सहस्नों, लाखों, करोड़ों तथा अरबों की 
संख्या में शर रावण पर चलाये । वे बाण कदाचित्‌ यह सोचकर उसके शरीर को पार कर 
जाते थे कि यह महान्‌ पापी है, क्र है, चंचल है, मायावी है, धर्मबद्ध रहनेवाले हमें इसके 
शरीर में नहीं रहना चाहिए । कुछ बाण कदाचित्‌ यह सोचकर आकाश की ओर, पृथ्वी 
की ओर और लंका की ओर जाने लगे, मार्नों वे यह समाचार पृथ्वी को देवताओं तथा 
सीता को सूनाने जा रहे हें कि अब अधिक विलंब नहीं हे, रावण अब मरनेवाला ही है, 
तुम अब व्याकुल मत होओ । अग्नि की प्रभा के समान दीप्त होनेवाले राम के बाण 
मूसलाधार वर्षा की भाँति रावण पर गिरने लगे, फिर भी रावण अविचल रहते हुए प्रचंड 
शरों से राम के बाणों को काटने लगा । इस प्रकार, विशाल बाहुबल तथा रण-कौशल से 
युक्त वे दोनों पराक्रमी समान सत्त्व, समान वेग, समान बाण-संपत्ति, समान रण-कौदशल से 
यूक्‍त हो, भिड़ गये, और बधन से मुक्त क्रोध से भरे सिंहों की भाँति, सात दिन तथा 
सात रात तक अबिराम युद्ध करते रहे । उस समय रावण के रथ पर मेघ रक्‍त की वर्षा 
करने लगे; रथ के अछ्वों की पूछों से अग्नि-कण निकलने लगे, सूर्य की किरणें भिन्न-भिन्न 
कांतियों में दीप्त होने लगीं। रावण को देखकर समस्त भूत कहने लगे--अब तुम बच 
नहीं सकोगे; आज अवश्य मरोगे । आकाशवाणी हुई--हे राघव, आप विजयी होंगे ।॥! 
अपनी पराजय को सूचित करनेवाले दुःशकुनों को देखकर रावण ने विजय की आशा 
छोड़ दी। फिर भी, बड़े साहस के साथ राघव पर निशित बाण, करवाल, गदाएँ, शूल, 
परिघ, शक्ति आदि चलाकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगा । कितु राम ने वज्ञ-सम तथा प्रचंड 
प्रलयाग्नि की समता करनेवाले अद्धं-चंद्रासत्र चलाकर उन्हें बीच में ही खंडिंत कर दिया । 
रावण ने अत्यंत भयंकर रूप से भीषण बाणों की वर्षा की, तो राघव ने अरद्ध-चंद्र बाणों से 


उन्हें काट डाला । 


इस प्रकार, विजय की आकांक्षा करके दोनों वीर बड़ी धीरता के साथ परस्पर 
युद्ध करते रहे । तब वानर एवं राक्षस-सेनिक अपने-अपने अस्त्र सभाले हुए रण-विचक्षण 
राम-राबण का युद्धकोशल देखते हुए चित्रलिखित की भाँति युद्ध भूलकर 
खड़े रहे । अपनी पराजय को निरचत जानते हुए भी रावण और अपनी विजय निशह्िचत 
जानते हुए राम, दोनों बड़ी तत्परता के साथ क्षण-क्षण आगे बढ़ते हुए, उत्साह के साथ 
युद्ध करने लगे । उसी समय क्रोध से अपनी आँखों से अग्नि-कणों की वर्षा, करते हुए 
राम ने एक पैने अद्धं-चंद्र बाण से रावण के रथ की ध्वजा को काट डाला । तब रावण ने 


भी अत्यधिक रोष से घोर बाणों का संधान करके, राम के रथ के अश्वों तथा मातलि 
प्रर चलाया । किंतु वे उन बाणों से आहत होकर भी कमल-तालों से आहत व्यक्तियों के 


खुद्धकांड 89% 


समान विना हिले-डुले निश्चल खड़े रहे । तब वानर अट्टहास करते हुए रावण पर पिल 
पड़े । रावण ने अपनी माया से उस वानर-सेना पर महान्‌ शास्त्रों की वृष्ठि की । उस 
बाण-वृष्टि से वानर-वीर भयभीत हो उठे। तब राम ने रावण पर, उसके सारथी, रथ तथा 
रभ के जहवों पर असंख्य बाण चलाकर उसे व्याकुल कर दिया । दशकठ ने भी दाशरथि 
पर बाणों की वृष्टि की । तब राम ने अद्वितीय ढंग से भयंकर बाणों का संधान किया 
ओर उनसे समस्त आकाश तथा पृथ्वी को ढक दिया । महेंद्र पर्वत तभा मंदराचल के समान 
घैयें रखनेबाले वे दोनों वीर, युद्धभूमि में स्थिर होकर इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे 
नथ् के साथ सभ, समुद्र के साथ समुद्र युद्ध करते हों और “रामरावशणयोर्युद्ध रामरावणयो- 
रिब वाली उक्ति को चरिता्थ करने लगे । तब मेघ-गर्जन के समान धनुष की ध्वनि, 
प्रचंड शरों के परस्पर टकराने की ध्वनि, युद्ध के समय सुनाईं पड़नेवाले भयंकर गर्जन, 
रजों के चलने से उत्पन्न होनेबाली विपुल ध्वनि तभा भोड़ो की हिनहिनाहट आदि की 
सम्मिलित ध्वनि से समुद्र आलोडित हुए, उल्काएँ गिरने लगी, दिशाएँ कंपित हो उठीं, 
पृथ्वी हिल उठी, समस्त लोक चकरा गये, पर्वत काँप उठे, दिग्गज चकराने लगे, देवता 
आनंदित हो उठे, समस्त भूत त्रस्‍तत हो उठे जौर जादिशेष विचलित हो उठा। इस प्रकार, 
अत्यधिक बीरता के साथ लड़ते-लड़ते उन दोनों की बाहुओं का दर्प कुछ शिथिल हुआ, 
उनकी प्रचंडता कुछ कम हुई, और भोड़ी देर तक अपने-अपने धनुष का संधान करना 
छोड़कर वे एक दूसरे को देखने लगे । चंचल फ्त्कार, श्रमजल का प्रवाह, चीत्कार आदि 
के पश्चात्‌ उनकी थकाबट आभी घड़ी में ही दूर हो गईं । 


१४४. राम का रावण के कर-चरणों को खंडित करना 

तुरंत वे फिर रणोत्साह से दीप्त हो उठे और प्रलय-काल के यम की भाँति भयंकर 
रूप धारण करके महान्‌ साहस के साथ राबण से भिड़ गये। राम ने तब प्रलय-काल के 
रुद्र के समान भमंकर दीखते हुए घोर तभा पैनी कत्तरी, जरा तथा भाला को चलाकर उस 
दशकंठ के दर्सों सिर और बीसों बाहुओं को एक साभ ही काट डाला। सब लोग आइचरये- 
नकित होकर देखने लगे । कितु दूसरे ही क्षण करवाल, मूसल, मुद्गर, शर, चाप तथा 
केयूरों से युक्त बीस बाहुएँ तथा महान्‌ मुकुटों से जलंकुत दसों सिर ऐसे उग जाये कि 
राम भी इसे देख चकित होकर कहने जगे--मेरा काटना ही भूठ था । इस पर क्ुद्ध 
होकर दाशरथि ने पुनः उसके सिर और हाथ काट डाले । कितु जितने वेग से राम उसके 
सिर काढ देते, उतने ही वेग के साथ उसके सिर उग जाते थे । सिर के मुकुर्टों पर बाणों 
के लगने को ध्वनि कानों में पड़ने के पहले ही नये उगे हुए ब्िरों से निकलनेबाला भयंकर 
अठ्हास कानों में सुनाई पड़ता था । रावण के कटे हुए सिरों, के स्थान पर तुरंत नये 
सिर उग आते थे और कटे हुए सिरों में राम के बाण गड़े हुए रह जाते थे, तो ऐसा 
लगता भा कि बानों राबण ने ब्रह्मा से, केवल कंठ पर सिरों के उग आने का ही वर नहीं 
प्राप्त किया जा, बल्कि शरों में भी सिरों के उग जाने का वर प्राप्त किया भा । उसके 
सिरों. का कटना, कटे हुए सिरों का बाण के साथ ऊपर उठना, फिर नये उग आये हुए 
सिरों को बालों से काटना, ये सभी व्यापार एक के बाद एक इतनी ज्ञीघ्र गति से चलते थे 


99६ रगन/एथ एयायस 


कि दर्शक चकित रह जाते थे और ऐसा लगता था, मानों सौरभ-युक्त राम-बाण-रूपी 
उत्पलों के साथ रावण के सिर-रूपी कमल-समूह को मिलाकर, रकक्‍्त-धारा-रूपी सूत्र में 
माला गूथकर, स्वर का माली बार-बार देवताओं को मालाएँ समर्पित कर रहा हो । 

रघुराम क्रोध से व्यग्न हो, अपना रण-कौशल दिखाते हुए, अच्छी तरह लक्ष्य साधकर, 
अपनी दृढ़ मुष्टि के चमत्कार से, रावण के सिर तथा भजाएँ काठते जाते थे और शीघ्र ही 
वे उग आते थे। जितनी ही शीघ्रता से राम उन्हें काटते थे, उतनी ही शीघ्रता से वे उग 
आते थे । राम के शर-समूह से रावण के सिर तथा करों का कट जाना और फिर उनका 
निकल आना इस वेग से होता था कि राक्षसों तथा वानरों को इसका पता भी नहीं लगता था। 
रघुराम के हारों से कटकर गिरे हुए रावण के सिर न जँभाई लेते थे, न दर्द का 
अनुभव करते थे, न मंद पड़ते थे, न शक्तिहीन होते थे, न अपने उल्लास से रहित होते थे, 
न काति-हीन होते थे, न परितप्त होते थे, न पलक मारते थे, न उत्साह खोते थे, 
और न अपनी ऋ्॒ुद्ध दृष्टि ही तजते थे । पूर्व की भाँति वही करद्ध दृष्टि, वे ही तनी हुई 
भोंहें, वही अट्टहास, वही गर्जन, वही वाणी, वही अनुग्रह, वही युद्ध की क्लांति, वही धृति, 
और वहीं हुंकार ? इनसे रहित एक भी सिर उस रण-भूमि में कटकर गिरे हुए रावण 
के सिरों में नहीं दीखता था। जो अट्टहास, जो दर्प और जो रोष-पूर्ण दृष्टि, गिरते हुए सिरों 
में दीखते थे, उसी प्रकार के अट्टवहास, दर्ष एवं रोषपूर्ण दृष्टि उगते हुए सिरों में भी दिखाई 
पड़ते थे । दानवेंद्र के सिरों तथा बाहुओं से पृथ्वी तथा आकाश के बीच का भाग भरने 
लगा । यह देखकर राम का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया; वे लगातार बाणों को 
चलाने लगे । तब रावश अपने कटे हुए सिरों तथा बाहुओं को, नये उगे हुए करों से 
उठा-उठाकर क्रोधपूर्ण दृष्टि के साथ बड़े बेग से राम पर फेंकने लगा । उसके फेंके हुए 
सिर ओर भूजाएँ राम पर इस तरह आक्रमण करते हुए जान पड़ते थे, जैसे कमनीय वानर- 
ग्रह के भध्य विलसित कुमुद-बंधु, षोडश कला-पूर्ण, जगदानंददायक रघुराम-रूपी चंद्र को 
देखकर, चंद्र के भ्रम में, कमल-समूह (रावण के सिर) राहु-कोटि (रावण की भुजाएँ) से 
युक्त हो, परस्पर सहायता करते हुए, एक साथ आकर उन (राम-रूपी चंद्र) पर आक्रमण 
करते हों ।* सिरों तथा करों का एक साथ आना ऐसा लगता था, मानों राम तथा 
विजय-लक्ष्मी के विवाह के समय देवताओं ने पल्‍्लव-रत्न-दपंण तोरण सुंदर ढंग से 
सजाये हों । कटते हुए सिर एवं विशाल बाहुएँ, बरसनेवाले शर तथा उलूक, काक आदि 
खग, पृथ्वी को कंपित करते हुए गगन-मंडल में ऐसे व्याप्त हो गये, मानों यमराज 
की सभा का भयंक्रर वितान हो. इस कारण देवताओं को भी यह मालूम नहीं 
होता था कि यह दिन हे या रात है या संध्या । प्रस्यात धनुषों एवं शरों की दीप्ति 
के कारण भूमि में दिन की भाँति प्रकाश व्याप्त था । 

अपनी दाक्ति-भर प्रयत्न के पदचात्‌ भी उस दैत्य को जीतने की .किचित्‌ भी आशा 
न देखने के कारण राम शर-संधान का कार्य स्थगित करके बार-बार मन-ही-मरन सोचने 


*कसल ओर राहु दोनों चंद्र के शत्रु साने जाते हें, इसलिए दोनों मिलकर राम-रूपी चंद्रमा पर 
अंफकरम्नणम कर रहे थे ।--ले० 





खुद्धकाड 8७४ 


लगे कि अविराम गति से इस राक्षस का सिर काटते-काटते तंग आ गया हूँ; बाहुओं को काटते- 
काटते ऊब गया हूँ, वक्ष:स्थल पर बाण चलाते-चलाने थक गया हूँ, विना रुके शर-प्रहार 
करते-करते कक्‍्लांत हो गया हूँ; फिर भी यह दुष्ट मरता नहीं है । अब इस दुरात्मा को 
कैसे मारूँ ? ऐसे उत्साह-शिथिल होनेवाले राम को देखकर विभीषण ने कहा--हे सूर्य- 
कुलाधीश, ब्रह्मा के वर से, इसकी नाभि में कुंडलाकार में, अमृत रहता है । उस अमृत 
का प्रभाव उसे मरने नहीं देता । आप भले ही असंख्य बार उसके सिर तथा बाहुओं को 
काटें, वे पुनः-पुनः उगते ही रहेंगे । उनका उन्मूलन नहीं होगा। यही कारण है कि 
दानवेंद्र विचलित नही होता । आप इस प्रकार लगातार उसके सिरों एवं बाहुओ को कबतक 
काटते जायेंगे ? इसका अंत ही नहीं होगा, अतः आप आग्नेय शर चलाइए । इससे 
उसके नाभि-विवर में स्थित अमृत सूख जायगा । तब राक्षसराज स्वयं परास्त हो जायगा। 
आपके द्वारा चलाये जानेवाले बाणों से रावण के हाथ और सिर युद्ध में एक सौ नौ बार 
उग आयेंगे और उसके बाद उसकी मृत्यू होगी । 


१४६. आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से राम का रावण को शक्तिहीन कर देना 


तब राम ने विभीषण की विनय, नीति, ज्ञान, स्वामिभक्ति, श्रद्धा तथा पवित्र 
भावों को देखकर उसकी प्रशंसा की । उसके परचात्‌ उन्होंने अपने धनुष कीं प्रत्यंचा की 
ऐसी ध्वनि की कि देवता हर्षित हुए, रावण विचलित हुआ और गंगा आदि नदियाँ क्षुब्ध हुई । 
फिर, उन्होंने प्रज्वलित वज्ञों की वर्षा, करनेवाले आग्तेय अस्त्र का संघानः करके 
चलाया । रावण की नाभि में स्थित अमृत को उस, शर की अग्नि में आहुति दी और एक 
सौ नौ बार रावण के सिरों तथा बाहुओं को काट डाला । उसके पदचात्‌ राम ने एक 
सौ दसवीं बार एक अनुपम बाण चलाकर उसके एक सिर तथा दो बाहुओं को छोड़ शोष 
शिरों तथा बाहुओं को काट डाला । यह देखकर देवता हर्षोन्मत्त हो उठे और कानर हर्ष- 
निनाद करने लगे । सिरों के कटने पर, रक्‍त-धाराओं के पृथ्वी पर गिरते समय, रावण 
ऐसा दीख रहा था, मानों प्रलयाग्नि, सभी लोकों को जलाकर अपनी लाल लपटों से युक्त 
हो जल रही हो । सारे शरीर से रक्‍त की धाराएँ छूट रही थीं । उस समय रावण के 
दरीर पर स्थित एक सिर ऐसा दीखता था, मानों अस्ताचल पर स्थित हो सूर्य-बिब अरुण 
आतृप की कांतियों को विकीण कर रहा है । 

तब विभीषण को देखकर रावण ने अत्यंत कोधावेश से कहा--इसीने राम को 
मेरा वह रहस्य बता दिया, जिसे अबतक कोई नहीं जानता था । इसलिए अब में पहले 
इसीका वध करूँगा ।' इस प्रकार कहते हुए रावण ने भयंकर शक्ति को विभीषण पर चलाया, 
तब ,वह शक्ति आकाश-मार्ग से अग्नि-ज्वालाएँ उगलती हुई आनेव्राली प्रलयानल की भाँति 
विभीषण की ओर आते लगी । तुरंत राम ने अविचल भाव से घोर बाण, चलाकर बीच 
में ही, उसे काट डाला । रघुराम की अविराम शर-बृष्टि से राक्षस की क्रोधाग्नि जसे 
नष्ट हो जाती है, वैसे ही उसके शरीरस्थ तेज भी अद्भूत ग़ति से तिरोहित ,हो गया । एक सिर 
तथा दो बाहुओं को छोड़कर रावण के दोष स्लिर एवं श्रुजाएँ कट, गई थी । वीर रस के 
महान्‌ प्रवाह की भाँति ख़वित होनेवाली रकत-घाराओं से वह सना हुआ था। फिर भी, 


है 


छ्छ्टे रं7नाय॑ एएयशयर्ण 


उसने बड़े दर्प से रण-भूमि में रक्त से भींगकर पड़े हुए अपने सिरों तथा बाहुदंडों को 
निहारा, उनपर चोंच मारनेवाले पक्षी-समृह को देखा, फिर राम की ओर दृष्टि दौड़ाई । 
तब उसने केश नोचने से क्रुद्ध हो बंधनों को तोड़कर मुक्त होनेवाले सिह के समान गर्जन 
किया, दाँतों को उखाड़ने से क्रुद्ध होकर आक्रमण करनेवाले उप्र-साँप की भाँति, मूछों 
को खीचने से खीजकर दंड देने के लिए उद्यत यम की भाँति तथा सारे संसार को एक 
साथ निगल जानेवाले के समान क्रोध से उन्मत्त हो, रावणं ने भयंकर रूप धारण किया । 
फिर, अपनी पहले की सभी बाहुओं की शक्ति अपनी बच्ची हुई दोनों बाहुओं में संचित 
करके भयंकर अट्ृवहास किया, और अविराम गति स््रे बरछा, तोमर, शूत्र, परशु, खड़॒ग, शर, 
भाला, शक्ति, गदा आदि चलाते हुए राम को विविध प्रकार ग्रे कष्ट दिया, और ऐसे 
आइचरयंजनक साहस के साथ भयंकर युद्ध करने ज्रगा कि देवता भी भयातुर हो उठे । 
शक्ति, गर्व एवं यत्न के साथ युद्ध करनेवाले रावण को देखकर मातलि ने भयाकुल हो, राम से 
कहा-- हे देव, अब विलम्ब क्यों? इसके सिर और भू जाएँ कहीं फिर उग न आयें। उसके पहले 
ही आप ब्रह्मास्त्र नलाकर इस नीच का संहार कीजिए और अपनी शक्ति का परिचय दीजिए।” 


१४७, ब्रह्मास्त्र से रावण का बध 


मातलि की बातें सुनकर श्रेष्ठ बलशाली, प्रशंसनीय पराक्रमी, बाहुबल-संपन्न राम ने 
सोचा कि ब्रह्मास्त्र को चलाने का यही समय है। फिर, उन्होंने पृथ्वी, देवता, तपोधन, 
बेद, वैदिककर्म' आदि का स्मरण किया, और अपने प्रताप एवं दर्प को प्रदर्शित करके पृथ्वी 
को कंपाते हुए धनृष का टंकार किया और उस अक्षय ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया, जिसे विश्वा- 
' मित्र ने अपने यज्ञ के समय राम को प्रदान किया था। फिर, उन्होंने अक्षत वेंद-मंत्रों का 
उच्चारण करके, उस ब्रह्मास्त्र को प्रत्यंचा पर चढ़ाया और प्रत्यंचा को तानकर वाम चरण 
को आगे रखा और रावण के वक्ष:स्थल को लक्ष्य करके बाण चलाया । यह देखकर 
देवेन््र आदि देवता फूल उठे । तब वह बाण प्रचण्ड गति से तथा भयंकर ज्वालाओं से 
युक्त हो वसुओं को पार्व॑-भाग में, आदित्यों को अपने अग्रभाग में, इन्द्र आदि देवताओं 
को पृष्ठभाग में तथा पृथुल पवन को आगे किये हुए चल पड़ा । अपने पंखों से उज्ज्वल 
तथा दिव्य आभा को व्याप्त करते हुए अपनी अमोघ महिमा से दीप्त होते हुए, समस्त 
वानरों के अभीष्ट को सफल बनाने के निमित्त वह शर विना रुके आगे बढ़ा ओर प्रलय- 
काल के मेघों तथा वज्चों का-सा घोष चारों ओर व्याप्त करके राक्षस-नेताओं को भयभीत 
करते हुए जय-ध्वनियों से आकाश को कंपित करते हुए रावण के वक्ष:स्थल में गड़ गया, 
उस अस्त्र ने इन्द्र, यम तथा वरुणों के लिए भी अभेद्य उसके (रावण के) मर्मस्थल को 
भेद डाला और उसके प्राण लेकर उसके हृदय को पार करके निकल गया और पृथ्वी में इस 
प्रकार गड़ गया, मानों पृथ्वी से कह रहा हो कि जिस पापी ने तुम्हारी पुत्री को बन्दी 
बनाकर बड़ी नीचता के साथ उन्हें अपनाने का विचार किया था, उसके प्राण मेंने हर 
लिये हैं । फिर, लौटकर उस बाण ने राघव के महिमामय तूणीर में प्रवेश किया, मानों 
ब्रह्मा के (पुलस्त्य) पोते का वध करने के पाप से मुक्त होने के लिए कहीं भी शरण 
न पाकर उसने राघव की शरण ली हो । 


झुद्धकांड 98९ 


तंब राघव के अस्त्र के आघात से रावण के शरीर से रक्‍त की धाराएँ बहने लगीं 
और वचज्ञाघात से पृथ्वी पर गिरनेवाले कुलपव॑तों की भाँति रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
उस देत्य के विशाल शरीर के गिरने से पृथ्वी आइचर्यंजनक ढंग से धूँस गई । पर्वत भी 
धेसः गये, दिग्गज दब गये, आदिशेष तथा कूर्म भी खिसक गये। सप्त पातालों के अधिपति 
व्याकुल हो गये । हतशेष देत्य-वीर भयभीत हुए । वानरों ने सिहनाद किया; अमर, 
किन्नर, खेचर आदि राम की स्तुति करने लगे । अप्सराओों ने रघराम पर पुष्पवृष्टि की, 
सारे स्वगं में दिव्य दुदुभियाँ, दिव्य काहल एवं दिव्य शंख बजने लगे। शीतल-मंद- 
सुगंध पवन चलने लगा और दिशाएँ निर्मेल हो गई । इस प्रकार, सुर, मुनि एवं खेचरों के 
शोक का निवारण करके, समस्त भूमि का भार उतारकर, अपनी इच्छित विजय को प्राप्त 
करने के परचात्‌ प्रभु राम ने अपने हाथ के धनुष की. प्रत्यंचा को शिथिल किया और 
प्रसशन्नचित्त हो. उसे लक्ष्मण को सोपा । समस्त वानर, सभी खेचर, सभी दिक्‍्पाल, सारे 
भूपति, समस्त भूत, सभी' देवता, सभी गन्धर्व, सभी सनन्‍्मुनि, सभी पन्नग, सकल सिद्ध एवं 
सभी लोक तब राम की प्रशंसा करने लगे । उस समय युद्ध में अन्धकासुर का वध करके 
शोभायमान होनेवाले धूर्जटि (शिवजी) के समान राम, लोकाभिराम, विजयधाम एवं 
नवसुधा-धाम की' भाँति सुशोभित हुए । 


१४७८, विभीषण का शोक 


तब विभीषण अत्यधिक शोक से संतप्त होते हुए युद्ध में गिरे हुए अपने अग्रज को 
देखकर बार-बार ऊँचे स्वर में विलाप करने लगा-- हाय, सुरासुरों के लिए भयप्रद, युद्ध- 
भयंकर, तुम्हारी ये भुजाएँ आज पक्षियों के वशीभूत हो गई; अत्यन्त कोमल शय्या पर लेटने- 
वाला यह शरीर आज कठोर युद्धभूमि पर गिरा हुआ है । दात्रु-रपी अन्धकार के लिए 
बाल-सूर्य की भाँति ये मणिमय किरीठ आज मिट्टी में मिल गये ! हे बन्धु ! विक्रम, विवय, 
तय तथा कीत्ति में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता था । ऐसे तुम, घोर पापों में 
प्रवत्त होने के कारण क्र, पापी एवं उद्धत कहलाने लगे । नीति-च्युत होना बुरा है, यह 
तुमने कभी सोचा ही नहीं । मेरी बातों पर तुमने ध्यान नहीं दिया; प्रशस्त नीति-मार्गें 
को तुम पहचान नहीं सके । जानकी को राम के सुपुर्द करने के लिए मेने परामश्न द्विया, 
किन्तु तुम ऐसा नहीं कर सके । मेंने तुम्हें समझाया था कि तुम राम को साधारण मानव 
मत समझो, किन्तु तुमने मेरी बातों की अवहेलना कर दी । तुम्हारे अभिमान तथा गदं ने 
ही आज़ तुम्हारी ऐसी दशा कर दी । अब में तुम्हारे लिए कैसे शोक करूँ ? क्या मेंने 
तुमसे नहीं कहा था कि राम के साथ बैर करना उचित नही है, उसे (वैर) छोड़ दो । हे अनुपम 
नीति-सम्पन्न ! क्या, तुम्हारे जैसे सुकृति के लिए परस्त्री को माता के सदृश नहीं मानना चाहिए ? 
तुमने उचित-अनुचित का विचार ही नहीं किया। अन्त में मेरे वचन ही सत्य सिद्ध हुए :“ इस 
प्रकार, वह अपने अग्रज के अपराधों का स्मरण करके बार-बार शोक करते लगा | 
१४९. मृत रावण के निकट म्ंदोदरी का आना 
तब मंदोदरी आदि दनुज-वधएँ उमड़ती हुई शोकारिन में जलती हुईं, अपने मूखों 
तथा छातियों को पीटती हुईं तंथा उंच्च स्वर में रुदन एवं विलाप करती हुईं लंका से 
५७ 


8९0 रं7रनकि ए/मायर्ण 

यूद्धभूमि की ओर मन्द गति से चल पड़ी । उनके चलते समय, उनके चरणों की अरुण 
कान्ति पृथ्वी पर पड़ रही' थी; लड़खड़ाकर चलने से उनकी मेखलाएँ शिथिल हो रही थीं; 
उनकी क्षीण कटियाँ अवश हो भुकी जा रही थी; हृदय के शोक-भार से उनकी 
तन्‌-लताएँ काँप रही थीं; उनके कंठ-हार टूट रहे थे; आँखों से आँसू का प्रवाह भर 
रहा था; उनके ऑचल खिसक रहे थे; वेणियाँ खुलकर पीठ पर डोल रही थी और उनके 
मुख कान्तिहीत हो गये थे । अपनी रुदन-ध्वनि से समस्त आकाश को गूँजाती हुई वे 
युद्ध-मूमि में पहुँचीं । उस समय वह रण-भूमि टूटे हुए रथ, छिलन्न-भिन्न होकर पड़े हाथी के 
कुंभ-स्थल, कटे हुए सिर, पैर एवं शरीर, चूर-चूर बने हुए हाथी के दाँत, कुचले हुए सिर, 
टूटी हुई गदाएँ, चूर्ण बने हुए कवच, कठे हुए वक्ष, उखड़े हुए मस्तक, फटे हुए कंठ, भग्न 
हुए शस्त्र, आँतों की राशियाँ, मॉस-खंड, मृत पड़े हुए गज, खण्डित अश्व, पर्वेत-शुंग, एक 
दूसरे पर पड़े हुए धड़, अजस्र बहनेवाली रक्‍त की नदियों में बहनेवाली हाथी के शुंड, 
पर्वेतों के नीचे गिरकर दब जाने से निकली हुईं आँखोंवाले सैनिक तथा कठोर ध्वनि करते 
हुए शवों पर मँडरानेवाले अनेक काक, घूक, कंक, गीध आदि से भरी हुई थी । 


इतना ही नहीं, उस युद्ध-भूमि में अनेक भूतों का संचार होने लगा था । कुछ 
भूत राम के बाणों के आघात से बहनेवाले रक्‍त-प्रवाह का पान करते हुए उसे सोमपान 
समभकर भूमते थे । कुछ भूत राम को धोखा देकर सीता को ले' आनेवाले राक्षसेन्द्र 
की' प्रशंसा करते थे; कुछ रावण के दस सिरों एवं बीस हाथों को उसके घड़ में यथा- 
स्थान जोड़कर. मृत रावण के दरीर को देखकर कह रहे थे कि हे दैत्येच्र, तुम्हारे लिए 
यह भनुचित है, तुम सीता को राम के सुपु्दं कर दो । कुछ भूत वानरों के शरीर में 
प्रविष्ट होकर, वानर बनकर हाथी के धड़ों को ले आते और रक्‍त-समुद्र में डालकर बड़े 
यत्न से सेतु बाँधने में तत्पर दिखाई देते थे । कोई भूत कहता--में नारायण हूँ । तुम 
देवता हो, तुम राक्षस हो । फिर, वे हाथी के धड़ पर आँतों को वासुकि के समान लपेटते 
और उस धड़ को रक्‍्त-समुद्र में डालकर मथने लगते ( मानों वे समुद्र-मंथन की पुनरा- 
वृत्ति कर रहे हों)। कुछ भूत इन्द्र की ओर देखकर हँसते हुए कहते--हमारे राम के 
बाणों से अच्छी तरह मथ्थे हुए मांस को लेकर उसके बदले हमें स्वर्ग क्‍यों नहीं देते ? 
क्यों बकरी के थोड़े मांस-खण्डों के बदले स्वर्ग देते हो ?” * कुछ भूत यह कहते हुए नाच रहे थे 
कि शक्ति-संपन्न कुमार एवं तारकासुर की युद्ध-भूमि भी हमने देखो थी; भीषण गति 
से यूद्ध करनेवाले शिवजी तथा अन्धकासुर की रण-भूमि भी हमने देखी थी; इन्द्र तथा 
वृत्रासुर का रण-क्षेत्र भी हमने देखा था; किन्तु इतने मांस-खण्ड, इतने धड़, ऐसा रक्‍त- 
प्रवाह ऐसी विविध स्वादिष्ठ वस्तुएँ हमने अबतक कभी नहीं देखीं । कुछ भूत रवि-कुला- 
घिप राम के विक्रम की' भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे; कुछ भूत कहते थे कि “राम का 
विक्रम भी क्‍या, हमारी प्रशंसा के योग्य है ?” इसने तो युद्ध में उस दशकंठ” का वध 
कर डाला, जो भयंकर यूद्ध करके, श्रेष्ठ रक्त-मांस आदि से हमें तुष्ठ किया करता था; 


*यज्ञ के समय इन्द्र को बकरी के मांस की जो बलि दी जाती है, उसी की ओर 
संकेत है । ' , 


न्‍ खुद्ध कांड 2५९ 


अब हमें वह भाग्य कहाँ मिलेगा ? कुछ भूत ऊँचे ध्वज-दण्डों को खड़ा करके, उनमें आँतों 
के भूले डालकर बड़े मोद से अपनी स्त्रियों के साथ उनपर भूलते हुए सरस आनन्द का 
अनूभव करते; कुछ भूत हड्डियों तथा शरों को एक ओर हटाकर, एक विद्याल स्थान बना 
लेते और अपने प्रिय जनों तथा प्रेमिकाओं के साथ आराम से बैठकर रकक्‍तपान करते हुए 
आनंदित होते थे और संतुष्ट हो आशीर्वाद देते थे कि सीता के साथ राम सुखी रहे । 
ऐसे भूत-समूह से भरे, भयंकर दिखाई देनेवाले उस युक्ध-क्षेत्र में राक्षस-वधुएँ रोती- 
कलपती तथा बार-बार पति को पुकारती हुई पहुँच गई । वहाँ उन्होंने अनुपम रीति से 
व्याप्त राम को शर-चन्द्रिकाओं से व्याकुल होकर वीर-लक्ष्मी के विरह की अग्नि से दग्ध 
होकर पृथ्वी पर गिरे हुए दशकंठ को देखा । कटी हुई तथा रक्‍त से भींगी हुई उसकी 
विशाल भुजाएँ ही उसके लिए शीतलोपचार के योग्य किसलय-शय्या के समान थी । उसके 
मुकुट की अकलंक मणियों की अरुण कान्ति उसके सारे शरीर पर व्याप्त हो धातु के ब्त्रों 
के समान दीप्त हो रही थीं । उसके सिर की मज्जा सारे शरीर में व्याप्त होकर चन्दन- 
लेप की भाँति दीख रही थी । (राम कं) घोर प्रहारों के फलस्वरूप उसके दशरीर-भर में 
व्याप्त अस्थियों का चूर्ण, अनुपम पुष्प-रज के समान दीखता था । टूटकर भुके हुए रथ 
के ताल-सम ऊँची ध्वजाएँ तथा रावण के कोमल एवं विमल दुकूल-खण्ड, (पवन में हिलते 
हुए) भलनेवाले पंखों के समान दीखते थे । चारों ओर पृथ्वी पर विकीर्ण हो पड़े हुए, 
गज-मुक्ताफल उपचार के निमित्त उपयोग में लाने के पश्चात्‌ बिखरी हुई मल्लिका की 
कलियों के समान दीखते थे । इस' प्रकार मृत पड़े हुए रावण को देखकर शोक-सागर की 
तरंगों में डूबी' हुई दानव-वधुएं दनुजेश्वर के शरीर पर गिर पड़ीं । 


१४० मन्दोदरी का विलाप 


तब मन्दोदरी पति के मृत शरीर पर गिर पड़ी और उमड़ते हुए शोक-सागर को 
पार करने में असमर्थ होकर आँखों से अविराम अश्रु-धारा बहाती हुई बार-बार ऊंचे स्वर 
में यों विलाप करने लगी--हे राक्षसेश्वर, हे वीरवर, हें रणालंकार, हें नाथ, / फिर 
उसने अपने शोक एवं कलान्ति को प्रकट करते हुए बार-बार विलाप किया और उसके 
पदचात्‌ यों कहने लगी-- हे लंकेश ! आज सूये-रश्मियाँ निरशंक होकर आपकी लंका में पहुँच 
गई हैं । इन्द्रादि देवता यह सोचकर आनन्दित हो रहे हैं कि अब अच्छा अवसर मिल 
गया है । आपने इन्द्र को जीता, अग्नि को जीता, यम को जीता, नेऋत को जीता, वरुण 
को परास्त किया, पवन को हराया, कुबेर को जीता और ईशान को भी परास्त किया 
और समस्त लोकों पर अपनी प्रभुता जमाई | आप कहीं भी दुर्वार थे, आपकी यह 
दुर्देशा कैसे हुई ? क्‍या आपसे भी अधिक बलवान्‌ कोई उत्पन्न हुआ ? मेंने आपसे कह्न,झा 
कि आप राम को सीता लौठा दीजिए; आपका यह कार्य उचित नहीं है; राघव 
स्वयं नारायण हैं; वे नर नहीं 'हे । किन्तु मेरी' बातें आपने नहीं सुनी । भला, आपका 
दुर्भाग्य आपको मेरी बातें सुनने क्‍यों देता ? हें दशकंठ, पहले तपस्या करते समय आपने 
अत्यधिक निष्ठा से अपनी इन्द्रियों का दमन किया था । कदाचित्‌ उन्हीं इच्द्रियों ने सीता 
को ले आने के लिए आपको प्रेरित किया और युद्ध में सूर्येवंशन (राम) से आपका वध 


6४२ रंगना/थ रशय/ायण 


कराया । देवताओं के लिए दुर्भेद्च इस लंका में हनुमान्‌ ने अकेले प्रवेश किया । बिना 
प्रयास के समुद्र पर सेतु बाँधना क्‍या वानरों के लिए संभव था ? मेंने उसी समय कहा था 
कि ये देवता हैं (वानर नहीं )। जनस्थान में राम ने अकेले अपने बाहुबल से खर- 
दृूषण आदि अनेक राक्षसों का ,संहार किया था । उस दिन से आपको देखकर और राम 
का स्मरण करके में भयभीत होती रहती थी । वह मेरा भय आज पूर्णतया सत्य सिद्ध 
हुआ । सारा संसार उसी दित जान गया कि धर्मपरायणा अरुंधती से, निर्मल-मति-संपन्न 
रोहिणी से, अत्यधिक उज्ज्वलगुणवती' भूदेवी से भी अधिक सहनशील एवं. पुण्य-साध्वी 
जानकी को जिस दिन आप ले आये, उसी दिन आप उस देवी की क्रोधारिनि से भुलस गये। 
जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वह अवश्य ही वैसा फल पाता है । अत्यन्त नीति-सम्पन्न 
विभीषण पुण्यात्मा है, इसीलिए वह अतुल सुख को प्राप्त कर सका । समस्त लोकों को 
पीड़ित करनेवाले आप पापात्मा की ऐसी दुर्देशा हुई | सीता देवी से भी अधिक सौभाग्य- 
संपन्न कितनी ही सुन्दर कामिनियाँ हैं ? किन्तु काम-रूप अन्धकार ने आपके नयनों को 
ढक लिया था; इसलिए आप उन्हें पहचान नही पाये थे । कुल, रूप, दाक्षिण्य, गुण एवं कला 
में चैदेही किसी भी प्रकार मेरी समता नही कर सकती । में नहीं कह सकती थी कि वह 
आपकी दुष्टि में मुभसे श्रेष्ठ दीख पड़ी या मेरे समान दीख पड़ी । यह सत्य है कि जीवों 
की मृत्यु किसी-न-किसी निमित्त से होती है । दूर की मृत्यु को समीप लाने के संमान 
आप बेदेही को ले आये । भाग्यवती सीता ने पति से मिलकर योग्य सुख को प्राप्त किया। 
है नाथ, मुझ अभागिन की ओर निहारिए; में दुःख-समुद्र में डूब रही हूँ । आपके साथ 
पृष्फकत विमान पर आरूढ हो मेंने मंदराचल, धवलगिरि, कनकाद्वि, विशाल ननन्‍्दनवन आदि 
स्थानों में बड़े उल्लास से लीला-विहार,किया था । हाय ! वे सभी विनोद मुझे सालने के 
मिस मेरे प्राण ले रहे हैं । हे नाथ, में गर्व करती थी कि मेरे पिता मय हैं, मेरे पति 
रावण हैं, और मेरा पुत्र, युद्ध-प्रेमी इन्द्रजीत है । किन्तु में जानती नहीं थी कि युद्ध में 
राम-भूपाल के हाथों से आपका वध हो जायंगा । वज्ञ-पात से गिरकर नष्ट होनेवाले 
पर्वत की भाँति आप च्र-चूर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैँ । आप मृत्यु के लिए मृत्यु- 


समान थे, पर आज पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु के वह में हो गये । आप शत्रु-स्त्रियों को 
बैधव्य देते थे, आज आपकी पत्नियों को उसका फल मिल गया ।” 


इस प्रकार, रोती, विल्ञाप करती हुई मंदोदरी, कभी असुरेन्द्र का मुख देखकर उसका 
वर्णन करती, कभी आँसू गिराती, कभी अपनी गोद में रावण का सिर रख लेती, कभी 
अपने अश्रु-जल से रावण के मुख की धूलि धोती, कभी खिन्न होती, कभी रावण का हाथ 
अपने अरुण हाथों में ले लेती | वह इस तरह फूट-फूटकर रोने लगती कि शोकतप्त छुदय 
फैट जांय । वह अपने प्राणेश्वर का सिर बारयें हाथ में उठाकर थाम लेती । उंसे देखकर 
अपना सिर कँपाती । दाहिता हाथ पृथ्वी पर फटकारकेर कहती--हाय तुम ख़ल बसे।' 
कभी कहती-- राम-भूंपाल क्या ऐसा भी करते हैँ । अब में क्‍या करूँ ?” कभी छठ्पैटाकर 
चैंधवी पर लोटती और अपनी दीन दशा का विचार करके अत्यन्त दुःखी 'होती ॥ 

क्षैपती भांभी को अनन्त शोकाग्नि में इस प्रकार दग्ध होते. देखकर विभीषश हसके 


सुद्धकांड ध्ष्श्र 


चरणों पर गिरा और उमड़ते हुए शोक से कहने लगा--हे साध्वी, अत्यधिक वेग से 
उमड़नेवाला रावण-रूपी समुद्र रघुराम की बाणाग्नि में सूख गया है। राघव-रूपी प्रलय- 
मारुत ने रावण-रूपी सरस पारिजात को गिरा दिया है । राघव-रूपी भयंकर दावानल ने 
दशानन-रूपी कानन को भस्म कर दिया है । राघव-रूपी पद्चम समुद्र में रावण-रूपी 
दिवाकर अस्त हो गया है। राघव-रूपी अमोघ नील मेघ की शरअजवृष्टि ने रावण-रूपी 


के ।ए 


अग्नि को बुझा दिया है । 
१४१, राम का विमीषण के द्वारा रावण की अंत्येष्टि कराना 


इस प्रकार, विविध रीतियों से शोक-सन्तप्त होनेवाले विभीषण को देखकर काकुत्स्थ ने 
कहा-- हे विभीषण, अब इन स्त्रियों का दुःख दूर करो और तुम भी अब शोक करना छोड़ दो। 
' युद्ध में श्र, शत्रुओं पर आक्रमण करके उनके हाथों से मरते हैं और शत्रुओं को 
मारते हें । समर में दोनों पक्षों की विजय तो होती नहीं, न जय-पराजय ही स्थिर वस्तु हे। 
रावण ने समस्त देवताओं को जीत लिया था; सभी दिक्‍पालों पर विजय प्राप्त की थी। 
यह एकाकी वीर है, महान्‌ साहसी है, अद्वितीय विजयी है और त्रिलोक-भयंकर है । 
मेंने तो देखा ही है कि तुम्हारे अग्रज ने रण में कैसी शक्ति दिखाई थी। कौन ऐसा है, 
जो इस प्रकार अविचल युद्ध कर सकता हैं ? कौन ऐसा है, जो अच्त में ऐसी मृत्यु को 
प्राप्त करेगा । ऐसी शक्ति तथा ऐसी मृत्यु दूसरों के लिए असम्भव है । हें अनघ, तुम्हारा 
अग्रज कृतार्थ हुआ । अब जोक करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिए अब घेयें धारण 
किये हुए इस दनुजेश्वर की अंत्येष्टि-क्रिया का प्रबन्ध करो । 
तब भयभीत हो विभीषण ने अत्यन्त भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कंहा--हे देव, 
अब इसके लिए क्रिया-कर्म की क्‍या आवश्यकता है ? यह मेरा अग्रज ही कहाँ हैं ?” यह 
तो मेरा शत्र है । आपकी पत्नी को यह क्र, नीच एवं दुष्ट यहाँ हर लाया था; अब इसके 
लिए क्िया-कंर्म कैसा ? पर-वधुओं का स्पशे-मात्र करनेवाले पुरुष अधोगति को 
प्राप्त होते हेँ। ऐसे लोगों का स्पर्श करता भी उचित नहीं है । उनको देखना 'भी 
नहीं चाहिए। इस पापी को में छू भी नहीं सकता। यह वैदिक कर्म के लिए योग्य 
नहीं है ।' 
विभीषण की इन बातों पर मन-ही-मन विचार करने के पदचांत्‌ राघव नें विभीषण 
को देखकर कहा--है अनघ, तुम्हारी बातें सच हें, किन्तु अब दनुजेश्वर की' निन्दा नहीं 
करनी चाहिए। उससे युद्ध-रूपी गंगा-प्रवाह में अपने सभी पापों को धो दिया 'है । मेरे 
'सभी काय॑ सम्पन्न हो गये । मृत्यु के पश्चात्‌ वैर रखना उचित नहीं है । अतः, तुम निष्ठा 
के साथ रावण की अच्त्येष्टि-क्रिया करो ।” तब विभीषण ने उनका आदेश स्वीकार करके 
'बेद-विधियों का अनुसरण 'करते हुए अग्नि-त्रय को मेंगाया और एकनिष्ठ हो अपने अग्रज 
का अग्नि-संस्कार किया । उसके पदरचात्‌ बड़ी श्रद्धा से उसकी अंत्येष्टि-क्रिया पूरी की । 
क्रिया-कर्मं से निवृत्त होने के पदचात्‌ उसने आकर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया । 
तब उस विमलात्मा को देखकर राम ने मिष्ट भाषण से उसका आदर किया और दंयांद्वें 
ही उसे सॉत्वना दी । | ' 


#५४ रंगनाएथ एयायण 


१४२. विभीषण का राजतिलक 

तत्पशचात्‌ राम ने अपने अनुज को देखकर अनुपम करुणादें चित्त से कहा--हें 
लक्ष्मण, तुम लंका में प्रवेश करके इस पुण्यात्मा विभीषण का राजतिलक संपन्न करके 
आओ ।' रामानुज बड़ी प्रीति के साथ लंका में गये; वानर-श्रेष्ठों को भेजकर समुद्र-जल 
मंगाया । राक्षस-पुरोहितों तथा सज्जन मंत्रियों को बुलवा भेजा और मंगल-वाद्यों के विपुल 
नाद के बीच, विभीषण को अभिषिकत किया और मंगलोपचार के साथ उसे सिंहासन पर 
आसीन किया । इस प्रकार, बड़े हर्ष के साथ उसे लंका का राजा बनाकर लक्ष्मण ने 
आशीर्वाद दिया कि 'जबतक रवि-चन्द्र, पृथ्वी, कुलपर्बत, आकाश-समुद्र और सभी दिशाएँ रहेंगी, 
जबतक राघव का कीत्ति-गान इस पृथ्वी पर होता रहेगा, तबतक तुम इस' राज्य पर 
शासन करते रहो । राक्षस-राज्य का वहन करना और उसका संचालन करना दुर्लभ कार्य है । 
अतः, तुम सावधान होकर इसका संचालन करो और शाहवत धर्म का पालन करो ।' 
तब विभीषण विश्ञाल राज्य-प्राप्ति के आनन्द में इतराते हुए मंगल-द्रव्य, आभूषण, वस्त्र 
एवं अमूल्य मणिसमूह साथ लिये हुए लक्ष्मण के साथ राम की सेवा में उपस्थित हुआ 
और उन वस्तुओं को राम के चरणों में समर्पित करके बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम किया । 
रघुराम ने वे वस्तुएँ मातलि को भेंट के रूप में दीं और बड़ी प्रीति से उसे 
विदा दिया । मातलि ने रथ पर आरूढ हो वेग के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया । 
उसके पदचात्‌ राम ने मन में विचार करके मारुति को देखकर कहा--तुम शीक्र लंका में 


प्रवेश करके जानकी को हमारी विजय तथा कुशल का वृत्तांत सुनाओं ।' 


१४३ हनूमान्‌ का सीता को राम की विजय का समाचार देना 


राम का आदेश पाकर हनुमान्‌ अत्यन्त हर्षित हुआ और बड़े वेग से लंका में प्रवेश 
किया । राम की विजय की मन-ही-मन कामना करती हुई, अशोक-वन में बेठी 
राम की पत्नी को देखकर हनुमान्‌ ने उनको प्रणाम किया और अत्यन्त विनय से कहा--है कल्याणी, 
में आ गया हैँ और आपके लिए हर्ष का समाचार लाया हूँ। जो आप चाहती थीं, वही हुआ । 
हें देवी, आपके पति राम देव ने लोक-भयंकर रावण का संहार किया और अनेक 
दुष्ट राक्षों का नाश करते हुए अद्भुत रीति से युद्ध किया । वें अब अपने अनुज सौमित्र 
के साथ सकुशल हैं ।' इसके पदचात्‌ उसने उस साध्वी की चिन्ता को दूर करते हुए, 
इसके पहले कहें गये वचनों का स्मरण दिलाते हुए कहा--हे कल्याणी, मेंने आप से पहले 
ही निवेदन किया था कि आप के पति समुद्र पर सेतु बंधेंगे, लंका पर आक्रमण करेंगे, 
और रावण का संहार करके आपको अपनायेंगे । वे वचन आज सत्य हो गये हैं । अब में 
आपकी आज्ञा चाहता [हूँ | मेरे योग्य सेवा का आदेश दीजिए। 

तब पवन-पुत्र को देखकर तथा रावण का मरण और रघुराम की विजय को 
सोचकर हर्ष के साथ वे बोलीं--हे अनघ, तुम्हारे प्रताप की सहायता से ही राम भूपाल ने 
यह कार्य संपन्न किया है । दैत्यों के गर्वान्धकार से आवृुत इस लंका में प्रवेश करके इसे 
खुध्नना, दूसरों के लिए कहाँ संभव था ? तुम्हारे थैये, गंभीरता, महान्‌ शौरय, माधुर्य एवं 
सद्गुणों की महिमा की प्रशंसा कैसे करूँ ? तुम्हारे. शील एवं पराक्रम की सराहना में केसे करूँ ? 


22-62 05 
अंसंख्य, नवाभरण, श्रेष्ठ वस्त्र, स्वर्ग और रत्नों से युक्त राज्य तुम्हें भेंट दूँ, तो भी 
वह तुम्हारे वीरतापूर्ण कार्यों के लिए अल्प ही होंगे । हे पवनपुत्र, तुम्हारे कार्य से में 
अपने मन में बहुत संतुष्ट हूँ ।' 

सीता की बातें सुनकर हनुमान्‌ अत्यंत हुए से कहने लगा--हे माता ! आप मुझपर 
इतनी करुणा-पूर्ण दृष्टि रखती हैं और मेरा इतना आदर करती हैं, यही मेरे लिए पर्याप्त हैं । 
सच तो यह हैं कि (आपका आदर प्राप्त करना ) इन्द्रगपद या किसी दूसरी वस्तु 
से भी महान्‌ है । तब भूमिसुता ने हनुमान्‌ को देखकर कहा--हे अनघ ! तुम्हें बल, 
शौये, पराक्रम, अपार तेज, क्षमा, ज्ञान, उदारता, स्थैयं, सतत निरचल स्वामिभक्ति, विनय 
आदि विश्वुत गण प्राप्त हों । इसके परचात्‌ हनुमान्‌ ने उस देवी के निकट रहनेवाली 
भयंकर अब्लकारवाली राक्षसियों को देखकर कहा--उस पापात्मा की आज्ञा का पालन करती 
हुईं ये पापी स्त्रियाँ कदाचित्‌ आपको हानि पहुँचायेंगी । में अभी इन्हें अपनी कठोर मुष्टि- 
प्रहारस मार डालता हूँ । तब जानकी ने हनुमान्‌ को देखकर कहा--बाण चलानेवाले के 
रहते हुए भला बाण को दोषी ठहराना क्‍या उचित है ? दासियों का वध करना कदापि 
उचित नहीं । मेने अपने पापों के फलस्वरूप यह सब विपत्ति पाईं । इसके लिए ये कैसे 
दोषी हो सकती हें ? हे प्रुण्यचरित, महान व्यक्ति पापियों पर भी दया दिखाते हैं । 
अतः हे वानरोत्तम, इन राक्षसियों का मारना तुम्हारे लिए उचित नही है।' तब हनुमान्‌ ने 
कहा--है देवी ! आप निर्मल गुण-रत्नों की निधि हें । आप राम की धर्म-पत्नी बनने के 
योग्य हैं । अब मुझे राम की सेवा में जाने की आज्ञा दीजिए । तब उस देवी ने कहा-- 
हे वानरोत्तम, अबतक उन्हीं को में अपनी आत्मा मानकर अपने प्राण रोके हुई हूँ । 
अब में उन्हें देखे विना एक क्षण भी नहीं जी सकती । यह बात मेरे प्रभु को बतलाना । 
अब तुम जाओ ।' इस प्रकार कहने के परुचात्‌ उन्होंने हनुमान्‌ को आशीर्वाद दिया । 
हनुमान्‌ ने बड़ी भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और राम भूपाल के निकट पहुँचकर अत्यंत 
विनय से निवेदन किया कि हें देव, मेने आपकी विजय तथा कुशल का वृत्तांत देवी सीता 
से निवेदन किया, तो वे बहुत हर्षित हुई । उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी ओर से प्रभु 
से निवेदन करना कि में उनके दर्शनों की अभिलाषिणी हूँ । 


१४४ रास के आदेश से विभीषण का सीता को लिवा छाना 


तब राम ने थोड़ी देर तक मन-ही-मन सोचा और विभीषण को बुलाकर कहा-- 
हैं विभीषण ! तुम शीघ्र जानकी के मंगल-स्नान का प्रबन्ध करो और दिव्य वस्त्राभरण 
एवं पृष्प-मालाओं से अलंकृत कराके उन्हें यहाँ लिवा लाओ । तब उसने बड़े ह॒ष से 
जाकर सरमा आदि अपने अन्‍न्तःपुर की स्त्रियों से सारी' बातें समभाकर जानकी को लिवा 
लाने का आदेश दिया । वे भी बड़ी प्रीति से सीता के पास गईं और उन्हें बड़ी भक्ति 
के साथ प्रणाम करके कहा--हे देवी, आपके पति राम देव ने विभीषण को, आपको 
लिवा लाने की आज्ञा दी है | इस हेतु उन्होंने हमें आपकी सेवा में भेजा हैँ । आप प्रसन्न 
होकर, अभीष्ट मंगलदाता राम के समक्ष पधारें । हें सुन्दरी, आप यह वेंश तज दीजिए । 
आप तो शुभ-प्रदायिनी हें । इस प्रकार कहने के पदचात्‌ उन्होंने उनका मंगल-स्तान कराया, 


रह हर हु 
है] 


वे 
में 


#2६ रणनाएथ एयाायर्ग 


उनकी तनुलता को पोंछकर दिव्य वस्त्रों से उन्हें सजाया, दिव्य मालाएँ और दिव्य आभूषणों 
से उन्हें अलंकृत किया और उसके पदचात्‌ स्वर्ण-पालकी' में बिठाकर उन्हें लें चलीं । तब 
राक्षसेश्वर विभीषण बड़ी भक्ति के साथ राजचिह्न तथा वेत्र धारण करके अपने-आपको धन्य 
मानते हुए, एक सेवक के समान प्रमुख राक्षसों के साथ पालकी के आगे-आगे चलने लगा। राम के 
निवास से थोड़ी दूर पर पालकी को रोककर विभीषण राम की सेवा में उपस्थित हुआ और 
हाथ जोड़कर नम्रता से बोला-'देव, लिवा लाया हूँ, देवी को ! देवी यहाँ पधारी हुई हैं ।' 


तब राम ने अत्यन्त हर्ष, रोष एवं दैन्य से अभिभूत हो, मन में विचार कर 
विभीषण से कहा--लिवा लाओ।' तब परम पावन तथा ज्ञानी विभीषण पावन-चरिता सीता को 
बड़ी श्रद्धा से लिवा ले चला । उस समय राक्षसों एवं वानरों की भीड़ (सीता के दर्शनों 
की तीव्र उत्कंठा से) उमड़-उमड़कर मार्ग को रोकने लगी । तब विभीषण निर्देय होकर अपने 
हाथ की बेंत से उनपर कसकर प्रहार करने लगा । इस कारण से भीड़ में उठनेवाले आत्तों- 
नाद को सुनकर राम ने विभीषण से कहा--हे विभीषण ! ऐसा भयंकर कार्य क्‍या तुम्हारे 
लिए उचित है ? अब इनमें से हमारे लिए पराया कौन है ? अपनों को इस प्रकार दुःख 
क्यों पहुँचाते हो ? उन्हें रोकों मत । सभी लोग आकर देखें । इसमें बुरा क्‍या है ? (स्त्री 
के लिए) कालान्‍्तर एवं देशान्तर में नष्ठ न होनेवाला एक शील .ही गोपन की वस्तु है । 
ये विशाल दुर्ग, भवन, पर्दे आदि कभी स्त्रियों के लिए उचित आवरण नहीं हो सकते । 
व्यसनों में, विवाहों में, युद्धों में, मित्रों में और उत्सवों में स्त्रियों के लिए आवरण अनावश्यक है । 
में यहाँ हूँ और यह रण-भूमि है । अतः, इसमें कोई दोष नहीं है; उन्हें आने दो ।' 

तब राम ' के आदेशानुसार विभीषण सीता को लिवा लाया । उस समय कल्याणी 
सीता का द्रीर स्थेद-बिन्दुओं से ऐसे आप्लाबवित हो रहा था, मानों उनके हृदय में उमड़ता 
हुआ आनन्द (हृदय से) छलककर सारे शरीर में व्याप्त हो गया हो । उन्होंने राका-शशि 
रामचन्द्र के दर्शतामृत का पान करके चिरविरहाग्ति को शान्त किया और परम-अनुराग से 
भरी हुईं अपने मन की उत्कंठ इच्छा से प्रेरित हो राघव को देखने लगी । राघव को 
देखते ही उनको धवल-लोचन-उत्पलों से अश्रु-प्रवाह उमड़ आया। वे भय, प्रीति एवं ब्रीडा 
से अभिभूत होकर सिर भुकाये खड़ी रही । 

तब रघ्राम का मन क्रोधावेश से भर गया । उन्होंने उस रमणी को देखकर 
कहा-- है नारी, पुण्यशीला स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्राण है । हे लज्जावती, प्रतिष्ठा 
की रक्षा का विचार करक मेंने तुम्हें मुक्त किया है । इसके सिवा मेरे हृदय में तुम्हारे 
प्रति, कोई आसक्ति शोष नहीं है। काकुत्स्थ-वंशज घैयें के धनी होते हैं, लोक-रक्षण-तत्पर होते हैं, 
तथा लोकनअशंसा के योग्य होते हैं । उनके वंश में जन्म लेकर (यदि में तुम्हें प्रहण 
करूँ, तो) लोग कहेंगे कि मेंने अपने औचित्य को त्याग दिया। शात्रु के घर में रही हुई 
तुम्हारा स्पर्श करके तुम्हें अपनाना धर्म-संगत नहीं हो सकता । इस भय से कि लोग यह 
ने कह बैंठें (कि यह अपनी पत्नी को खो बैठा और उसे छुड़ाकर नहीं ला सका, मेंने 
तुम्हें छुड़ाया है । इसके सिवा तुम्हें लाने का मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है । में, तुम्हें 
स्वीकार नहीं कर सकता । तुम जहाँ चाहो, जा 'सकती हो 7 


खद्धकांड 82७४ 
राम के इन निष्ठर वचन-बाणों के लगने से सीता तिलमिला उठीं । वह कमलाक्षी 
संद्य:प्राप्त आनन्द को भूल, गई और अवाक्‌ एवं स्तंभित-सी रह गई । ' क्षोभ, दुःख एवं 
क्रोध से अभिभत हो, वे रामचन्द्र को देखकर गद॒गद कंठ से कहने लगी-- हे देव, क्या आप 
मेरा हृदय नहीं जानते ? क्या, आप सर्वेज्ञ एवं मनीबी नहीं हैँ ? बाल्यावस्था में आप मुझे 
लें आये और तब से मेंरा पालन-पोषण तथा रक्षण करते रहे । आप ऐसे कठोर वचनों से 
मभोे क्‍यों दुःखी बना रहे हे ? मे कहाँ, आप कहाँ और आपके 'ये वचन कैसे ? मेने भू- 
माता के गर्भ से जन्म लिया; उसके परचात्‌ महाराज जनक ने मुझे पाल-पोसकर बड़ा 
किया; फिर आप-जैसे नंप-शिरोमणि की पत्नी हुईं। क्‍या, चंचल चित्तवाली स्त्रियों कान्‍्सा 
व्यवहार मेरे लिए कभी सह्य हो सकता है ? पुरुष, अविश्वसनीय स्त्रियों के प्रति जैंसे वचन 
कहते हू, वैसे वचन आप मेरे प्रति कह रहे हें । क्‍या, यह आपके लिए उचित हूँ ? यदि 
आपको मुझपर विश्वास नहीं था, तो जिस दिन मेरा पता जानने के लिए हनुमान्‌ को भेजा था, 
उसी दिन कहला भेजते, तो उसी दिन मे अपनी संभी आशाओं को तजकर प्राण 
त्याग देती ।' 
इसकी परचात सीता ने लक्ष्मण को देखकर कहा--हे अनघ, तुम्हारे अग्रंज मुर्भपर 
संदेह करके मेरे प्रति परुष वचन कह रहे हैं । कया मेरे प्रति ऐसा व्यवहार उचित है !? 
क्या, ऐसी बातें वे मुझे कह सकते हें ? क्‍या, तुम्हें उनसे यह कहना नहीं चाहिए कि ऐसे 
वचन कहना .उचित नहीं है ? मेरा आचरण देखते हुए, क्‍या, तुम मुझमें किसी पाप का 
अनुमान .कर सकते हो ?' 


१४६ सीता का अग्नि-प्रवेश 


वे आगे कहने लगीं--अब शंका मत करो । तुम भली भाँति विचार करो और 
यदि तुम लोगों का यही निश्चय है, तो यहाँ चिता सुजाओं । में सबके समक्ष, विना 
विचलित हुए अग्ति में प्रवेश करूँगी । अग्नि के द्वारा में अपनी पवित्रता का प्रमाण दू गी 
और ब्रह्मादि देवताओं की प्रशंसा प्राप्त करते हुए भूमि में प्रवेश कर जाऊंगी 

तब लक्ष्मण ने बड़ी व्याकुलता से अपने अग्रज की ओर देखा और उनके मन 
भावों को समझकर सीता के लिए चिता का प्रबन्ध किया । तब सीता ने बड़ी भक्ति 
चिता की' परिक्रमा की और उसकी स्तुति करके, उसे प्रणाम किया। :फिर, अग्निदेव 
समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़े हुए वे कहने लगीं--हे धर्मादि देवताओ, हे धर्मों, हे निर्मेला- 
त्माओ, हे. नियतात्माओ, हे जगत्‌ के अधिष्ठाताओ, हें सूर्य-चन्ध, हें वेदसाधको, हें वेदों 
हे महात्माओ, हे सर्वज्ञो, हे पंचभूतो, हें परहितात्माओं, हे श्रेष्ठ नरो, हे श्रेष्ठ किन्नरों 
हे सरवरो, हे भूसुरवरो, हे कृपालुओं, हे दिक्‍्पालो, हे सन्मतियो, हे पापसंहारको, मेने 
मन-वचन-कर्म से राजा राम के सिवा और किसी का स्मरण नहीं किया हैँ.। यदि मेने 
ऐसप किया हो, तो में इस अग्नि का सहन नहीं कर सकूँगी और सब के सम्रक्ष इसी अग्नि 
में भस्म हो जाऊँगी । यों कहती हुई सीता ने आकाश तक व्याप्त होनेवाली अनुपम 
आंकारे की भयंकर ज्वालाओं से. युक्त प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया । अग्नि-कुंड मे 
अविवल खड़ी रहनेवालीं सीता किचित्‌ भी नहीं जलीं । . कर-चरण-आनन-रूपी : कम्नल, चक्र- 


प्र्ष 


कं ८:६५ +4॥ 


#श५ रंग्नगेंथ रन्प/यए/ 


वाक-रूपी कुच-हय, बाहुलताएँ-रहूपी मृणाल, विमल त्रिवली-रूपी तरंगें, विशाल एवं चंचल 
नेत्र-रूपी, मत्स्य, सहज नील चिकुर-रूपी शैवाल से युक्त सरोवर की भाँति सुशोभित उस 
कमलाक्षी को देखकर वानर एवं राक्षस शोक करने लगे । सुर, सिद्ध एवं साध्य स्तुति करने लगे । 
पवन-पुत्र, सूर्य-पुत्र, सौमित्र, विभीषण, अंगद, वानर-सेना, दानव-वीर, साथ ही सरमा 
आदि राक्षस-वधुएँ अत्यधिक शोक से संतप्त हो उठी । राम निवेंद से अभिभूत हो 
स्थिर रहे । 

तब शिव, ब्रह्मा, अखिल दिक्‍्पाल, गरुड़-गंधवें एवं खेचर-श्रेष्ठ विमान पर आरूढ 
हो वहाँ आ पहुँचे । राम उन्हें देखकर उनके स्वागतार्थ खड़े हुए। राम को देखकर उन्होंने 
कहा-- हे देव! आप वेदान्त के द्वारा शेय है; (अखिल संसार के) साक्षी हें, कर्ता हैं, ज्ञान-स्वरूप हें, 
मुक्त हैं, नित्यपूर्ण हैं, सववेज्ञ हें, जगदेकनिधि हैं, अक्षीण पुण्यात्मा है, अव्यक्त हे, अक्षर 
त्रिमृरत्ति हें और आद्यंत-पति हे । भुवन, समुद्र, भूत, नदियाँ, यज्ञ, पर्वत, जन्तु-समूह, वृक्ष, 
मार्ग, तन्‍त्र, विधियाँ, सुर, नक्षत्र, वेद, शास्त्र आदि सहस्रों, लाखों, करोड़ों तथा अरबों 
की संख्या में एक-एक ब्रह्माण्ड में पाये जाते है, उनकी गणना कोई भी नहीं कर सकता । 
ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड आपके उदर में रहते है । उनकी गणना ही नहीं हो सकती । आपके 
स्वरूप का पार पाना किसको लिए संभव है ? आपकी माया का प्रभाव जानना आपके 
सिवा दूसरों के लिए कहाँ संभव है ? आपने अमुक का संहार किया, आपने अमुक को 
जीता, अमुक ने आपको जीता, अमुक आपके अधीन हैं, अमुक आपसे श्रेष्ठ हें--ऐसी' 
निन्‍दा एवं स्तुति आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती । दास-भाव को छोड़कर अन्य किसी 
भी मार्ग से आपके ज्ञान-रूप का दर्शन दुर्लभ है । हें राजनू, आप आदिनारायण हैं और 
जानकी आदिलक्ष्मी हैं । लोक-रक्षणार्थ आप काकुत्स्थ के रूप में विख्यात हुए हैं । आप 
स्वयं अपने को क्‍यों भूल गये है ? निष्ठुर वक्ति में स्थित जानकी को देखते हुए चुप रहना 
आपके लिए उचित नहीं है । आप उन्हें अपनाइए; प्रीति से आदर कीजिए । उस वनजाक्षी 
की उपेक्षा मत कीजिए । 


१४७, सीता-परिग्रहण 

देवताओं ने जब रामचन्द्र को कई रीतियों से समझाया, तब दैत्य तथा कपि परस्पर 
कहने लगें--इस साध्वी के शरीर से न श्रम-बिन्दु निकल रहे हैं, न इनका मुख कुम्हला 
रहा है, न इनकी तनुलता सूख रही है, न ये व्याकुल हो रही हैं, न इनकी धारण की हुई 
पुष्प-मालाएँ मुरकाईं हें और न इनका अंगराग ही छूटा है ।' वें सीता को देखकर शोक- 
संत्प्त होते हुए गद्गद कंठ से कहने लगे--रामचन्द्र को ऐसी पवित्र पत्नी के प्रत्ति ऐसे 
निष्ठुर क्चन नहीं कहना चाहिए । ऐसा साहस उचित नहीं हैं। उनके इस प्रकार कहते' 
समय अग्निदेव कोमलांगी सीता को अपनी गोद में उठाकर बाहर निकले और उन्हें बड़ीः 
प्रीति' से रामः के सामने खड़ा करके कहा--यह कल्याणी मुग्धा है । तुम्हीं इसके देवता हो; 
तुम्हीं इसके प्राण हो, तुम्हीं इसके बन्धु हो और तुम्हीं इसके सव्वेस्व हो । तुम्हारे सिवा 
और, क्रिसी को इसके हृदयः में स्थान नहीं है । रावण की आज्ञा से कई राक्षस-स्त्रियों के 
कई प्रकार से इसे पीड़ित किया, भयंक्तर क्ृत्यों से इसे डराया, धमकाया और छल किया । 


खद्धकांड श्ड्ए 


इस पर भी यह साध्वी तुम्हारा विस्मरण नहीं करती थी, विचलित नहीं होती थी, अपना मन 
तुम पर ही केन्द्रित करके अपना सर्वेस्व तुम्हारे विश्वास पर त्यागकर अपना दिन बिताती 
रही । अब प्रीति के साथ इस कमलाक्षी को स्वीकार करो । स्वीकार न करना अधर्म 
होगा । 

जब अग्निदेव ने इस प्रकार कहा, तब राम ने अपने मन-ही-मन कुछ देर तक विचार 
किया और फिर शिव, ब्रह्मा, आदि देवताओं की मंडली को देखकर इस प्रकार कहने लगे- 
में जानता हूँ कि इस रमणी में कोई पाप नहीं है । यह उच्चत विचारवाली रमणी मेरे 
प्रति अकलंक निष्ठा रखती आई है; इस सुन्दरी में भय, भक्ति, शील, ज्ञान आदि गुण हैं। 
में यह भी जानता हूँ कि राक्षस इसे अपने वह में कर नहीं सका। किन्तु, मुझे जानकी 
को ऐसा आदेश इसलिए देना पड़ा कि पीछे लोग यह न कहें कि महान्‌ पापी तथा 
अत्यधिक बलवान्‌ रावण ने अपने उद्यान में जानकी को रखा था, किन्तु रघुराम उसे चुप- 
चाप ले आये । ऐसा काम॒क व्यक्ति इस संसार में और कौन हो सकता है, जो अपने अपयश 
का किचित्‌ भी विचार नहीं करता । अब सभी शंकाओं का निर्मूलल हो गया । आपके 
आदेशों का पालन करके में सीता को स्वीकार करता हूँ । इस प्रकार कहते हुए उन्होंने 
सीता को अपने निकट बुला लिया । उस समय रघुराम सीता के साथ ऐसे शोभित हुए, 
जैसे आकाश में रोहिणी से यक्‍त प्रभा-संपन्न चन्द्र हो । 

तब महादेव ने आश्वित-कल्पतरु रामचन्द्र को देखकर बड़ी' प्रीति से कहा--हे 
अनघ, ऐसे महत्तर कार्य को साधने के लिए आपके सिवा और कौन उद्यत होगा ? ऐसे 
लोक-कल्याण का का्य और कौन संपन्न करेगा ? रावण तो लोक-कंटक, जिलोक-भयंकर, 
देवों की वंदना को प्राप्त करनेवाला तथा महा बलशाली था । ऐसे रावण का नाश करना 
किसी के लिए भी संभव नहीं था । ऐसे व्यक्ति से आपने शत्रुत्व ठाना, उस पर आक्रमण 
किया, उसका संहार किया और उसका दहन-संस्कार करके अपने अनुपम बल तथा विक्रम 
की प्रौढता दिखाई; आपकी समता करनेवाला इस संसार में कौन हो सकता है ? आपने 
रावण का संहार किया और आपके कारण चौदहों भुवनों की रक्षा हुई । इस शोभा को 
देखने के लिए आपके पिता महाराज दशरथ स्वर्ग से आये है । वह देखिए, वे देवताओं के 
आधिपत्य से दीप्त हो विमान पर आरूढ हैं । आप उस सत्यनिधि एवं पुण्यात्मा की पूजा 
तथा सत्कार कीजिए । 


१४८ दशरथ के दर्शन 
तब सुझील रघुराम ने अनुज-युकत हो, बड़े प्रेम, श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ महाराज 


को साध्ठांग प्रणाम किया। तब महाराज ने बाँहें फैलाकर बड़े मोद से उन्हें हृदय से लगा 
लिया और राम को देखकर कहा--हे वत्स, कैकेयी की बातें सुतकर तुम जैसे लोक-रक्षण- 
कला-निरत को मेंने वन में भेज दिया । मैंने औचित्य का विचार नहीं किया और न शुभ 
कार्य को पहचान सका । तुम्हारा राजतिलक करके तुमको राज्य करते हुए जी भरकर 
देखने का तथा समस्त संसार को सूखी होते देखने का सौभाग्य मुझे श्राप्त नहीं हुआ । 
पृत्र-शोक से मेंने मृत्यु को प्राप्त किया। ऐसे मुझे इन्द्र-लोक में प्रवेश करते का अधिकार कहाँ ! 


8६0 रंगनाथ एयारयण 


हक] 40» शीत] ७ भ 


वह दुःख सतत प्रज्वलित अग्नि के समान मेरे हृदय में जलता रहता है । अमर 
लोक में भी जो अग्नि शमभित नहीं हुई, वही आज तुम्हारे समक्ष उपशमित (शान्त) 
हो गई । हे कमलाप्त-सम-तेजस्वी, हे कमलाभिराम, हे कमलाप्तवंशज, तुम अयोध्या को लौट 
जाओ और निखिल धर्मो का पालन करते हुए साम्राज्य को ग्रहण करके अक्षय 'कीत्ति के 
साथ चिर काल तंक इस पृथ्वी का ऐसा पालन करो कि प्रजा कहें कि राम लोकाभिराम हूं । 

उसके पश्चात्‌ उन्होंने लक्ष्मण को देखकर कहा--हे सौमित्र, तुमने राम के साथ 
अरण्य में घूमते हुए अनेक उत्तम एवं साहसपूर्ण कार्य करके पुण्य प्राप्त किया है । भविष्य 
में भी सावधानी के साथ, अपने अग्रज के मन को दुःखी बनाये बिना आचरण करते रहना।' 
तदनंतर उन्होंने अपना सिर भुकाकर प्रणाम करके खड़ी हुई सीता को देखकर कहा-- हें 
पुत्री, परम पवित्र पातिव्रत्य धर्म में तुम्हारी समता कोई स्त्री नहीं कर, सकती । तुम उत्तम 
साध्वी हो । राम ने तुम्हें जो निष्ठर वचन कहे, उनके लिए तुम रुष्ट और दुःखी मत 
होना । तुम राघव के समान महान्‌ कीत्तिवान्‌ पुत्रों को प्राप्त करो; प्रृण्य प्राप्त करते हुए 
जीवन व्यतीत करो । इस प्रकार, तीनों को आशीर्वाद देकर महाराज दशरथ मन-ही-मन 
संतुष्ट हुए । 

१४९, देवताओं का अमिनन्दन 


तब चन्द्र-सम शीतल प्रभु राम को देखकर इन्द्र आदि देवताओ ने कहा-- हे प्रुण्यात्मा, 
आपने हमारे निमित्त मनुष्य के रूप में जन्म लिया, राक्षसों का संहार किया, अनेक 
प्रकार के दुखों का सहन किया और भूमि का भार उतारकर हमारी रक्षा की, हमें जीवन- 
दान दिया और हमें शान्ति प्रदान करके भेज रहे हैं । हम आपको वर देंगें। आप अपना 
अभीष्ट कहें ।॥' 

तब राम ने देवताओं को देखकर मंदहास करते हुए कहा--आपकी कृपा से इस 
संसार में मेरे सभी कार्य सम्पन्न हो गये । कितने ही वानर, अपना-अपना देश, घर-बार, 
बन्धुजन, पुत्र तथा मित्रों को छोड़कर, बड़े साहस के साथ, अपने प्राणों की भी परवाह 
किये बिना मेरे लिए शत्रुओं के साथ युद्ध करके प्राण खो बैठे हैं । ये कपि-वीर 
उन्नतात्मा हैं। उन्हें जीवन प्रदान कीजिए।' तब देवताओं ने कहा-- ऐसा ही हो । ये वानर प्राण 
प्राप्त करेंगे।' इतना कहकर महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता तथा दिक्‍्पाल, मुनि, सुर सभीराम की 
प्रशंसा करते हुए स्वर्गंलोक को चले गये । उसके परचात्‌ दशरथ भी स्वर्ग को चले गये । 

देवताओं के वर के प्रताप से युद्धभूमि में कटठकर गिरे हुए सभी वानर जीवन 
प्राप्त करंके 'ऐसे उठे, मानों वे नींद से जाग रहे हों । फिर, राम को देखकर बड़े हुं से 
उन्होंने प्रणाम किया । तब राम बड़ी दया से उन सब को निहारकर बहुत प्रसन्न हुए । 

तब विभीषण ने राम को देखकर बड़ी भक्ति के साथ कहा--हे देव, हे राघव- 
राज, आपके लंका में पधारकर अभिषेक स्वीकार करने का यही उचित समय है ।” तब 
राघव नें कहा--जटाओं का भार धारण किये हुए तथा वल्कल पहने भरत के (अयोध्या 
में) तप में निरत रहते समय, उसको- विना देखें हमारा यहाँ सुख-भोग में. तत्पर रहुना 
अनचित : हैं 


+ 
५ 


द्धकांड 9६९ 


तब विचारवान्‌ विभीषण ने बड़ी भक्ति से पृण्यात्मा स्त्रियों तथा पुरुषों को, पुण्य 


वाद्यों के साथ भेजकर चन्दन एवं अक्षत-भरे स्वर्णपात्र, रत्नाभरण एवं कनकांबर मँगाये 


8. 


और अत्यन्त विनय के साथ उन्हें राम-लक्ष्म्ण तथा सीता को धारण करने के निमित्त 
दिया । तब आकाश से देव-दु दुभियाँ बज उठी, देवता स्तुति करने लगे और अप्सराएँ पुष्प- 
वृष्टि करने लगी । तब राम ने निशचल आनन्द में भरें हुए प्रीति के साथ कहा--हे 


| विभीषण हमें और भी कितने ही महान्‌ कार्य करना शेष है । हम अब यहाँ विलस्ब “नहीं 


कर सकते । हमें ज्ञीत्र अयोध्या पहुँचना चाहिए ।' 
१६०, पृष्पक-आरोहण 

तब विभीषण ने राम को देखकर भक्ति से कंहा--हे देव, पूर्वकाल में रावण ने 
क्रद्व होकर कुबेर के साथ भयंकर युद्ध किया था और युद्ध में उसे पराजित करके उसका 
विमान छीन लिया था, वह विमान तैयार है । इन्द्रलोक के पुष्पक विमान की भाँति यह 
भी अदभत वेग से जा सकता है, अत: आप उस पुष्पक में आरूढ हो, हर्ष के साथ अयोध्या 
लौटें । यही अच्छा होगा । 

इस पर राभ ने (उसे लाने की) अनुमति दी । तब राक्षसराज अत्यधिक संभ्रम 
एवं प्रीति से समस्त वैभवों से विलसित उस पुष्पक को ले आया । वह पुष्पक अचल 
नवरत्न-दीपों तथा मन्द पवन से युक्त था । वें दीप ऐसे दीखते थे, मानों समस्त लोकों को 
जला देने की शक्ति रखनेवाले रावण की शक्ति की कल्पना करके अनिल दीपों को हिलाने 
से डंरता हो और दीप भी हिलने से डरते हों । उसके विमल द्वारों पर हरित-नील मणियाँ 
ऐसी भासमान हो रही थीं, मानों विमान के भीतर सजे हुए पुष्पों का रसपान करने के 
लिए आये हुए अमर भय के कारण भीतर तशवेश तहीं कर रहे हों । उन नील-मणियों के 
निकट ही जड़ी हुई मृकक्‍्ता-मणियाँ ऐसी दीख रही थी, मानों पुष्प-वाटिका में मुग्धावस्था 
में रहनेवालीं मल्लिका की कलियों को मुग्ध करके उन्हें छोड़कर भ्रमर यहाँ चल आय हूं 
और उनके विरह से मल्लिका की कलियाँ यहाँ आकर भूमरीं के साथ रहते लगी हों । 
हंसों तथा कमंलों के चित्र काढ़े हुए दुकूलों से रचित उसका वितान ऐसा दीख रहा था, 
मानों त्रिभवन में भ्रमण करने के पदचात्‌ ,यहाँ आकर गंगा अलसाई हुई लेटी हो । उसके 
उज्ज्वल स्तंभों में खचित मणिमय मत्तियाँ ऐसी दीखती थीं, मांनों देव-कन्याएँ, यह विचार 
करती हुई कि राम यहाँ कब (इस पुष्पक विमान में) पधारंगे, हम उन्हें कब दंग, स्तंभों 


पर अपनी तन-लताओं को ठेके हुए प्रतीक्षा कर रही हों । वह विमान एंसा सुन्दर दीख 


रहा था, मानों समस्त सृष्टि के रक्षणार्थ जब विष्ण्‌ , राम - के , रूप. में पृथ्वी पर आये, तब 
वैकुंठ ही पुष्पक के रूप में यहाँ आ गया हो । ऐसे .पुष्पक विमान को देखकर काकुत्स्थ- 
वंशज बडे प्रेम से विभीषण को देखकर और वानरों को लक्ष्य करक कहने लग--ह 
विभीषण,” ये (वानर) हीं रावण-रूपी भयंकर अग्नि को बुभानवाले महान्‌ मंव्पुज् हूँ ! 
अतः इनका आदर-सत्कार करो तथा विपुल धन-संपत्ति से इन्हें पुरस्कृत करो । तब 
विज्ञीषण 'ने बड़ी प्रीति से धन, वस्त्र, योग्य आभूषण तथा स्वर्ण आंदि,मंगाकर राम के समक्ष 
ही उन वानरों को क्रमशः भेंट किये । उसके पहचात्‌ राम ने अपनी पत्नी तथा, अनुज के 


दर रगनत्थ एंयायर 


साथ, उस पृष्पक की पूजा की और उसकी परिक्रमा करने के बाद बड़े हुए से उस विमान 
पर आरूढ हुए । 

तब राम ने सुग्रीव आदि मित्रों तथा अन्य वानरों को देखकर कहा--तुम लोगों ने 
मित्रता के नाते जो कार्य किये, उन्हें देवता भी नहीं कर सकते थे । मेने तुम्हारे कारण 
समस्त तेज, समस्त सुख तथा अपार कीत्ति प्राप्त की । तुम पुण्यात्मा, परम-पावन लथा 
धन्यजीवी होओगे । अब तुम लोग अपने-अपने देश को लौट जाओ ॥। तब कपियों “ने 
कहा-- हे राजन, हम भी आपकी सेवा करते हुए अयोध्या जायेंगे, आपका राजतिलक 
देखेंगे और आपके अनुपम चरित्रवान्‌ अनुज भरत-शत्रुघ्न को, परम-पावनी आपकी माताओं 
को देखेंगे और आपके नगर तथा गंगाजी के दर्शन करके लोटेंगे ।” 

तब राम ने मन-ही-मन हर्षित होते हुए विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, नील 
आदि अनेक महान्‌ वानर-श्रेष्ठों को पुष्पक में चढ़ने की अनुमति दे दी । वे भी बड़े उत्साह 
से पुष्पक में बेठ गये। दनुज-स्त्रियाँ सीता को प्रणाम करके अपने-अपने निवास को लौट गई । 
तब दाशरथि को देखकर विभीषण ने कहा--हे देव, इस पुष्पक की विशेषता ग्रह है 
कि इसमें कितने लोग भी बेठें, सब के लिए तो इसमें स्थान निकल आयगा, साथ ही 
एक कोने में पाँच सौ लोगों के लिए स्थान बचा रहेगा । तब राम ने बड़े हर्ष से असंख्य 
वानर एवं राक्षसों को उस विमान में बेठने की अनुमति दी । इसके पश्चात्‌ ब्रह पुष्पक 
गगन की ओर उड़कर आकाश-मार्ग से, मनोवेग के सदुश वेग से ऐसा जाने लगा, 
मानों सूर्यत्रिम्ब पूरे से पश्चिम को जाना छोड़ दक्षिण से उत्तर की ओर जा 
रहा हो । 

१६१- श्रीराम का सीता को विभिन्न दृश्यों को दिखाकर समभाना 


किक] किक 


तब नित्य-पुण्यवान्‌, राम ने सीता से कहा--हे शुकबयतती, क्‍या तुमने अक लंक़ श्री 
विलसित इस लंका को देखा ? यह विद्ववर्मा द्वारा निर्मित हुई हैँ और त्रिकूट पर्व॑त 
मध्य में स्थित है । इस लंका का राज्य करने का भाग्य रावण को नहीं था, इसलिए 
उस दुर्जन का नाश हुआ । उसके पदचात्‌ राम ने उन्हें रक्त, मांस, मज्जा तथा क्रस्थि- 
खण्डों से परिपूर्ण समर-भूमि को दिखाते हुए कहा--हें कमलाक्षी, 'यहीं पर रात्रण अप्रना 
रण-कौदाल दिखाते हुए युद्ध करके मारा गया। देखो, वहाँ महान्‌ शक्ति-संपन्न कुंभकर्ण 
घोर युद्ध करने के पश्चात्‌ हत हुआ । यहाँ पर प्रहस्त नील पर आक्रमण करके 'सष्ट हुआ। 
ग्रहीं पर हनुमान ते महान्‌ खली धूम्राक्ष का संहार किया । उस स्थान पर अजेय हो मेघ- 
नाद ने हमें नाग-पाशों से बाधा था । वहाँ पर सौमित्र .ने अपना शौय तथा शक्तित दिखाते 
हुए "अतिकाय का वध 'किया था । यहाँ पर अक्षीण बलशाली मकराक्ष युद्ध करते हुए 
मिरा था । इस स्थान पर शरत्र-दलन तथा अकुंठित विक्रमी अग्निवर्ण गिरा । उस स्थान 
पर सौमित्र ने इंद्रज़ीत का संहार क्रिया । हे सरोजाक्षी, इसी स्थान पर अंगद से .अनुपम 
बली अतिकाय का वध किया था । 'इसी स्थान पर महोदर तथ्वा महापादर्व नामक क्रयंकर 
“विक्रमी लड़ते हुए भिरे 'थे । यहाँ देवांतक .एवं 'नरांतक 'क्र्रता से युद्ध करते [हुए मारे 
गये थे ॥ 


से 
क्के 


उदुकाडे »६३ 


यह लो, यहीं पर महान्‌ सेतु है, जिसे हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 
समुद्र पर बाँधा था । यही गंधमादन नामक पृण्य-्तीयं है । यह सदाशिव का सर्वभान्य 
निवास-स्थान है । हे कमलाक्षी, यह जो कांचनाचल दीख रहा है, वही हिरण्यनाभ है । 
है सुंदरी, पवन-पुत्र तुम्हारा अन्वेषण करते हुए बड़े वेंग से लंका की ओर जा रहा था, 
तब उसको आतिथश्य देने के उद्देश्य से यह महान्‌ पर्वत समुद्र से ऊपर निकल आया था ।' 

जब राम इस प्रकार वर्णन कर ही रहे थे कि राम ने अपने समक्ष भयंकर आकार 
से युक्त रावण का रूप देखा । उसे देखते ही संभ्रमचित्त हो राम ने विभीषण से कहा-- 
है विभीषण, यह कैसा विचित्र हैँ ? में ने अपने प्रचण्ड बाहुबल से युद्ध-क्षेत्र में दशकंठ का 
संहार किया था, और इसके लिए ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने बार-बार मेरी प्रशंसा 
भी. की थी । तब फिर आज मेरी आँखों के सामने रावण आकर कंसे खड़ा है ? इसका 
क्या रहस्य है ?” तब विभीषण ने कहा--हें राजन, ब्रह्मा की संतति में जन्म लिये हुए 
दुर्जेज रावण का आपने वध किया था। अतः, आपको ब्रह्म-हत्या का दोष लग गया है । 
इसलिए कदाचित्‌ रावण आपको दीख पड़ा है । इस पाप का प्रायश्चित्त यहीं करके आगे 
बढ़ना नाहिए । नहीं तो आगे के कार्य सफल नहीं होंगे। अतः आप मन-ही-मन ब्रह्मा 
का स्मरण कीजिए । देवताओं के साथ वे बड़े हषं से आयेंगे और कत्तंव्य का निर्देश करेंगे । 

तब राम ने पुष्पक विमान को पृथ्वी पर उलरवाया और मन-ही-मन बड़ी श्रद्धा 
से ब्रह्मा का स्मरण किया. | तुरन्त सभी दिक्‍पालों, मुनियों तथा देवताओं के साथ ब्रह्म 
वहाँ आये और बड़ी प्रीति से बोलें--हे देव, आपने मुझे किसलिए स्मरण किया हूँ ?' 
तब रघुराम ने अपने देखे हुए रावण के रूप का वृत्तांत सुनाया । तब ब्रह्मा विस्मित्र होकर 
बोले--हे देव, यह दैत्य मेरे तेज से इस पृथ्वी पर पैदा हुआ और इतने घोर पाप किये, 
फिर भी अन्त में पाप-रहित होकर मरा। इस पृथ्वी पर विप्र अपने वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान 
रखते हुए, उसके अनुसार द्ुझ न करे, उसके विपरीत कर्म करे, अतुल पाप करें, गुरु 
दृषण करे, कुल-अ्रष्ट हो जाय और गो-ब्राह्मण हत्या आदि घोर पाप भी क्यों न करें, 
फिर भी वह इस पृथ्वी पर वध के योग्य नहीं है.। राजा को यही चाहिए कि ऐंसे दुर्जन, 
क्र एवं पापी के वंश को निर्मल कर दे और उसे अपने देंश से निर्वासित कर दे । 
है जगदीश, विदववस्‌ का पुत्र, अब मोक्षार्थी हो आपके सामने खड़ा हुआ है । उसे संतुष्ट 
कीजिए और एक शुभ लग्न में समुद्र के सेतु पर अपने नाम पर शिव की प्रतिष्ठा कीजिए। 
इसके परचात्‌ उसकी विधि बतलाकर ब्रह्म चलें गये । 


१६२. राम के द्वारा शिवलिंम का प्रतिष्ठापन 
तुरन्त राम ने अपने निकट रहनेवाले पबन-पुत्र को देखकर कहा--हें प्रश्नंसतीय 
बलाढ्य तथा . साहसी हनुमान्‌, तुमने हमारा कार्य पूरा करके हमारा उद्धार किया है औरे 
हमारी कीत्ति को कारों ओर फैलाकर हमें कृतार्थ किया है । विनय, विक्रम, घैंये एवं 
प्रसिद्धि में निखिल लोकों में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकता । अभी हमारा एक और 
कार्य संपन्न करो। हे वानसोत्तम; तुमः असंख्यफलग्रदायिनी काझी को झीध्र जाकर वहाँ से 
एक” शिवलिंग "ले आओ । यहाँ'से काशी दो सौ दस योजन दूर है। दो घड़ी में 


8589 र्एनाथ राायर! 


तुम शिवलिंग को लेकर वापस आओ । कहीं भी विलम्ब किये विता शीघ्र आना । पृथ्वी 
पर मूच्छित होकर गिरे हुए मेरे भाई के लिए तुम तेईस लाख बीस सहस्न और दस योजन 
की दूरी पवन-वेग से पार करके ओषधी-शैल ले आये थे और फिर उसे यथास्थान पहुँचा 
दिया था । यह सारा कार्य तुमने एक अर्द्ध प्रहर में संपन्न किया था । यह कार्य तुम्हारे 
लिए कोई बड़ा नहीं है । 


यह सनकर हनमान्‌ ने हषे से फूलते हुए रामचन्द्र को प्रणाम किया और उनकी 
आज्ञा लेकर चल पड़ा । वह तुरन्त महेन्द्रावल पर चढ़कर अपनी सारी शक्ति के साथ 
आकाश की ओर उछलकर आकाश-मार्ग से काशी नगरी में पहुँच गया | उससे वहाँ पुण्य* 
तरंग्रिणी गंगा में स्नान किया, काशी में विलसित परम दयालु. भकक्‍तजन-पालक विद्वनाथजी 
के दर्शन करके उनकी स्तुति की । वहाँ से एक शिवलिंग को लेकर हनंमान्‌ तुरन्त अत्यधिक 
वेग से लौटनों लगा । 


हनुमान्‌ के आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हुए बंधु-जन-बंदित राम मन-ही-मनः सोचने 
लगे-- शुभ लग्न आसन्न हो रहा है । पता नहीं कि हनुमान्‌ अभी तक क्यों नहीं आया है। 
कदाचित्‌ किसी राक्षस से छेड़े जाने पर उससे युद्ध कर रहा होगा। न जाने क्‍या बात हुईं ?' 
फिर, उन्होंने निश्चय किया--शुभ मुहुत्त के बीतने के पहले ही' में एक सैकत 
लिंग - बनाकर उसकी प्रतिष्ठा कर दूंगा ।/ 'ऐसा निश्चय करके राम नें एक योग्य स्थल 
को चूनकर वहाँ अपने हाथों से एक सैकत लिंग बंनाया। कमलाक्षी सीता ने पार्व॑ती-नाथ 
के लिंग के ठीक सामने रेत से एक नन्‍्दी बनाई । उसके पदचात्‌ राम उस लिंग की पूजा 
करने लगे । 

उसी समय वायुपुत्र वायु बेग से वहाँ पहुँचकर रामचन्द्र के चरणों में प्रणाम किया । 
फिर, वह रामचन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग को देखकर खिन्न हुआ । उसका सारा शरीर 
दुःख के आवेश से कॉपने लगा और गदुगद कंठ से वह राम को देखकर बोला--हे सूर्य- 
वंशतिलक, आपकी आज्ञा के अनुसार में काशी गया और ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष 
ही में वहाँ से एक शिवलिंग ले आया हूँ । मुझे भेजकर, मेरे लौटने के पहलें ही आपने 
शिवंजी का प्रतिष्ठापन संपूर्ण कर दिया। क्‍या, यह आपके लिए उचित थां ? हे देव, कदाचित्‌ 
में आपके विश्वास के अयोग्य हो गया हूँ, आपके मन में मेरे प्रति प्रेम नहीं है । 
तब राम ने मंद-मंद मुस्कुराते हुए हनुमान्‌ के देखकर कहा--हे पवन-पुत्र, तुम भी मेरे 
भाइयों में एक हो । मेरा तुम पर अपार स्नेह है । शुभ मुहत्त 'न बीत जाय,' यही विचार 
करके मेने रेत से शिवजीः का प्रतिष्ठापन किया । इतने में तुम आ गये. .मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 
अब ब्रा ही क्‍या है ? तुम इस शिवलिंग को हटाकर अपने लाये हुए शिवलिंग का 
प्रतिष्ठापन करो । तब वायुपुत्र ने बड़े हर्ष से अपनी पूछ से उस शिवलिंग, को लपेटा 
और बार-बार उसे हिलाने का प्रयत्न किया, किन्तु वह ,शिवलिंग किंचित्‌ भी ,नहीं हिला। 
हनुमान्‌ _ मन-ही-मन. आश्यंकित होने लगा। फिर भी, उसने अनेक बांर प्रग्नत्न किया, ' किन्तु, 
उसे ,हिलाने में अपने को असमर्थ पाकर मन-ही-म्रन चिताकुल हो सोचने. लगा-# हाथ, 
पूर्व में, सहज ही .द्रोणाचल को उखाड़कर लाया ,था । शिव तथा भूतगण से युक्त कैलास 


शुछुकाड ६4 


पर्वत को उठानेवाले रावण भी जब सौमित्र को उठाने में अपने आपको असमर्थ पाया, तब' 
मेने सोमित्र को उठाकर इन्द्र आदि देवताओ की प्रशंसा प्राप्त की । मेरु तथा मन्दर प्क्‍तो 
को मेने अपने पैर के अँगूठे से उछालने की शक्ति रखता हूँ । क्‍या आइचय॑ है कि यह 
शिवलिंग मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है । कदाचित्‌ मेरी शक्ति ही घट गई है, अथवा 
सूर्यवंशज को क्रोध से अपशब्द कहने का पाप मुझे लग गया है या काशी का शिवलिंग यहाँ 
तक ले आने के कारण ही ऐसा हो रहा है । अन्यथा यह केसे हो सकता है कि यह झिव- 
लिग मेरे लिए भारी पड़ जाय ।॥' 

इस प्रकार सोचकर हनुमान्‌ ने अपनी सारी शक्ति का संचय किया और उस शिव- 
लिंग को उखाड़ने का शक्ति-भर प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल हुआ । उसकी सारी 
शक्ति जाती रही और वह रक्‍त उगलते हुए मूच्छित हो तीचे गिर पड़ा। तब राम ने अपने 
दीप्तिमानू एवं कोमल कर-कमल फैलाकर हनुमान्‌ को उठाया । तब उसकी चेतना लौट 
आई और उसने राम को साष्टांग प्रणाम करके कहा--हे सीता के हृदय-कमल-षट्चरण, 
आपकी जय हो । हे घोर कुटिल-राक्षस-समूह-संहारक, आपकी जय हो । हे शिव के उदृण्ड- 
कोदण्ड-भंजक, आपकी जय हो । हे बाणाग्नि से समुद्र को सोखनेवाले वीर, आपकी जय हो । 
हें रावण-रूपी उन्नत शैल के लिए अमरेच्द्र-स्वरूप, आपकी जय हो। हे भकक्‍तवत्सल ! 
आपकी जय हो। हे निर्मलात्मा, सज्जन-कल्पतरु, शतकोटि सूर्य-सम तेजस्वी, आपकी जय हो । 
आपकी महिमा महेश्वर, इन्द्र, नागेन्द्र तथा वागीश, इनमें कोई भी जान नहीं सकते । 
तब भला मेरी शक्ति ही क्‍या है कि में आपकी महिमा जानू ? आपके द्वारा प्रतिष्ठित 
शिवलिंग को अबोध की भाँति उखाड़ने का प्रयत्न करके मेंने जो अपराध किया है, उसे आप 
क्षमा कीजिए और आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा लाये गये इस शिवलिंग की यथोचिंत 
व्यवस्था कीजिए ।” द 

इस प्रकार अत्यन्त भक्ति से स्तुति करनेवाले हनुमान्‌ को देखकर राघव ने कहा-- 
हे पवनपुत्र, तुम मन-ही-मन ऐसे क्‍यों दुःखी होते हो ? तुम अपने लाये हुए लिंग की 
यहीं पर प्रतिष्ठित करो । इस पृथ्वी के लोग पहले उसी शिव की पूजा करेंगे, उसके 
पदचात्‌, मेरे द्वारा प्रतिष्ठित ईश्वर की अच्च॑ना करेंगे । जो भक्त जाह नवी का पृण्य-सलिल 
ले आकर उससे तुम्हारे लाये हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, उनके किये हुए ब्रह्म-हत्या 
आंदि पाप नष्ट हो जायेंगे, उनकी कीत्ति शाइवत होगी, अनुपम पुत्र-पौत्रों की वृद्धि उन्हें प्राप्त होगी 
और वे अनुपम संपत्ति प्राप्त करेंगे।' यह सुनकर हनुमान्‌ अत्यन्त हर्षित एवं संतुष्ट हुआ । 

उसके पदचात्‌ राम ने काशी-लिंग को वहाँ प्रतिष्ठित किया और पहले उसी लिग 
की षोडशोपचार पूजा बड़ी भक्ति के साथ की और उसके पद्चात्‌ अत्यन्त हर्ष से अपने 
द्वारा प्रतिष्ठित शिव की पूजा की । तब देवताओं ने राम पर पुष्प-वृष्टि की और सभी 
वानर आनन्द से प्रफुल्लित हो उठे । तब विभीषण ने राम से कहा--हे जगदीश, आप 
ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए कि इस सेतु-मार्ग से कोई लंका में न आ सके ।' 

१६३. श्रीराम का सेतु की महिमा बताना 
श्रीराम ने तब बड़े हर्ष से उस विभीषण को देखकर कहा--एऐसा ही होगा ।' 
५९. 


8६4 रंगन/एंप ए#यायण 


फिर, वे सेतु पर कुछ कदम आगे चले और उस पर खड़े होकर अपने अनुज के हाथ का 
धनुष अपने हाथ में लिया और उसकी नोक से उस सेतु पर एक रेखा खींचकर उसे इस 
प्रकार काट दिया कि कपियों के द्वारा निर्मित उस सेतु के सभी जोड़ टूट गये । उसके 
पदचात्‌ वे बोलें--जो व्यक्ति इस स्थान पर स्नान करेगा, उसके परस्त्रीगमन, ब्रह्महत्या, गुरु- 
द्रोह, गो-वध, सुरापान, वेद-दूषण, पर-वित्तापहरण, सहोदरी रति, स्थत्री-हत्या, चोरों की 
मित्रता, गृह-दाह, मांस-भक्षण आदि कार्यों के द्वारा उत्पन्न समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे, पुण्य की प्राप्ति 


होगी, और उसे चिरायु, आरोग्य, पर-हितबुद्धि, सौभाग्य एवं शाइवत कीत्ति प्राप्त होगी।' 


इसके पदचात्‌ राघव बड़े हष॑ से पुष्पक पर आरूढ हुए । यह पुष्पक देवताओं के 
आशीर्वाद तथा वानरों की प्रशंसा प्राप्त करते हुए पू्वंवत्‌ आकाश-मार्ग में बड़े वेग से जाने 
लगा । तब मनुकुलेश्वर भूमि सुता को देखकर बोले--हे विधुवदनी, इसी स्थान पर 
विभीषण हम से मिला था। यहीं पर मेंने कुश-शय्या पर शयन किया था । यहीं पर मेने 
एकान्त-सेवा की और ब्रह्मास्त्र को चढ़ाकर समुद्र पर चलाने का उपक्रम किया, तो नदियों 
के साथ समुद्र ने आकर इसी स्थान पर मुझे प्रणाम किया था। हे कमलमुखी, यहाँ पर 
मैंने अनुपम विक्रम एवं शान्ति से बाण का संधान करके वालि का वध किया था । वहाँ 
देखो, प्रचुर वनों और फलों से युक्त किष्किन्धापुरी है, जो सुग्रीव की राजधानी है । 

तब चंचल' नेत्रवाली जानकी ने रामचन्द्र से कहा--हे नाथ, मेरी इच्छा है कि 
सुग्रीव की पत्नियों को भी अपने साथ अयोध्या ले चलू । तब राम ने पुष्पक को वहाँ 
रोक दिया । राम की आज्ञा से सुग्रीव आकाश-मार्ग से जाकर तारा आदि अपनी पत्नियों 
को ले आया । वे बड़ी भक्ति के साथ सीता को प्रणाम करके पुष्पक विमान में बेठ गई । 
फिर, पुष्पक पूर्ववत्‌ चलने लगा । ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँचते ही रघुराम ने जानकी 
को देखकर कहा--यही ऋषष्यमूक पर्वत मेरे वानर-मित्रों का निवास' हैं । इसी पर्वत पर 
मैने सभी रहस्यों को जानकर सुग्रीव से मित्रता की थी । यही वह पंपा सरोवर है, 
जो सदा रवि-किरणों से विकसित कमलों से दीप्तिमान्‌ रहता है | हे सीते, तुम्हारे वियोग 
से तप्त में इस पुण्य सरोवर के मृदुल तठों पर जब अपार दुःख का अनुभव कर रहा था, 
तब पुण्यात्मा पवनकुमार हमसे मिला और मेरे हृदय-कमल को शान्ति पहुँचाकर सुग्रीव 
से हमारी भेंट कराई। वहाँ देखो, उस वन के मध्य शबरी का आश्रम सुशोभित हो रहा है । 
यहीं पर मेने क्रुछ होकर घोर युद्ध-कौशल दिखाया था और महा बलशाली कबंध का 
वध किया था । इसी स्थान पर उच्चतात्मा जठायु का स्वर्गवास हुआ । तुम्हें ले जानेवाले 
नीच रावण को उसने रोका था और उसके साथ युद्ध करके यहीं पर आहत होकर गिरा था । 
वहाँ भाड़ियों एवं वनों से आकीर्ण प्रदेश ही जनस्थान! कहलाता है । वहाँ देखो, 
उसी' स्थान पर सौमित्र ने शूर्पणखा के नाक-कान काटे थे । यहाँ देखो, इस स्थान पर मद- 
मत्त हो हम पर आक्रमण करने आये हुए खर-दूषण आदि राक्षसों का संहार हुआ था । 
यहाँ पर मायामृग के रूप में मारीच ने मुझे तंग किया था और यहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। 
यही पंचवटी है । लो, यही -वह पर्णशाला है, जहाँ से रावण मायारूप धघरकर तुम्हें 
बुरा ले गया भरा | वहाँ देखो, वही सुतीक्षण मुनि का आश्रम है और उससे थोड़ी दूर पर 


खुद्धकोंड 9६8 


दीखने वाला आश्रम अगस्त्य का है। वहाँ शरभंग मुनि का आश्रम है और वह देखो महामुनि 
अत्रि का आश्रम दीख रहा है । वहीं पर सती अनसूया ने तुम्हें प्रेम से अंगराग प्रदान 
किया था । वही चित्रकूट पर्वत है, जहाँ भरत ने मुभसे (घर लौटने की) प्रार्थना की थी। 
वहाँ देखो, अनतिदूर विमल काननों के मध्य यमुना सुशोभित हो रही है। वहाँ देखो, अनेक दिव्य 
मुनि जिसकी सेवा करते है, ऐसी विमल तरंगावली से युक्त गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। उसके 
किनारे अनेक उद्यानों से परिपूर्ण शंगबेरपुर विलसित हो रहा है । वहीं वह सुन्दर स्थान है, जहाँ 
गृह बड़ी भक्ति के साथ हमसे मिला था । वह देखों, वही' सरयू नदी है, जिसके तट पर 
अनेक यूप-काष्ठ विलसित है । हे कमलाक्षी, विशाल पुण्य-राशि अयोध्या वहाँ दीख रही है, 
उसे प्रणाम करो ।” इस प्रकार, जब राम ने सीता को संकेत से अयोध्या दिखाई, तब बड़े 
कुतुहल से वानर एवं राक्षस उचक-उचककर उस सुन्दर नगर को देखने लगे, जो असंख्य 
रत्नों, स्वर्ण-प्ौधों, असंख्य तोरणों, ध्वजाओं तथा बहुत-से गज, अदव, रथ, पदातिनसेना से 
युक्त हो अपार वैभव से विलसित होते हुए अमरावती के समान दीख रहा था । 


१६४. भरद्वाज मुनि का आतिथ्य 


चौदह वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ शुक्ल पंचमी (पंचम) के शुभ दिन में राम 
अविरत तेजस्वी भरद्वाज मूनि के आश्रम के निकट उतरे । वें पृष्पक को आकाश में ठहरा- 
कर आप आश्रम में गये और उस मुनि के चरण-कमलों में अपना मस्तक भुकाकर प्रणाम 
किया और बड़े हर्ष से मूनि के आशीर्वाद प्राप्त किये । उसके पदरचात्‌ उन्होंने अत्यन्त 
विनय के साथ कहा--हे अनघ, बहुत समय से मुझे आपका कुशल-समाचार ज्ञात नहीं 
हुआ था । वनवास में रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। आप को, कंद, मूल, फल, 
जल आदि उपलब्ध होने में कोई कष्ट तो नहीं होता ? आप की तपस्या विना विध्न- 
बाधा को सतत चल रही है तन ?' 

राम के विनयपूर्णं वचनों को सूनकर मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए | वे बोलें-- 
हे निखिल लोकाराध्य, जब तुम स्वयं यहाँ जन्म लेकर बड़ी निष्ठा से समस्त लोकों का पालन 
करते हो, तब भला, कहीं किसी को कष्ट या कोई दुःख हो सकता है ? पुण्य-कर्म करने- 
वालों को कहीं कोई विध्न-बाधा हो सकती है ? हे सत्यनिष्ठ, तुम्हारे प्रसाद से हम अत्यंत 
सुखी हो सभी धर्म-काय संपन्न करते, वेद-विहितअनुष्ठान का आचरण करते हुए तपस्या 
करते हैँ । वनवास के लिए जाते समय तुम यहाँ आये थे । यहाँ से जाने के दिन से फिर 
आज लौटकर आते तक तुम्हारा सारा वृत्तांत मेंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया है । 
तुम्हारे किये हुए अद्भुत कार्य देवताओं के लिए भी असंभव हैं। तुम्हारे वन जाने 
के दिन से ही समस्त सूख-भोगों का त्याग कर घन जटा-भार एवं वलल्‍्कल धारण किये हुए, 
भरत अत्यन्त भक्ति से तुम्हारी पादुकाओं पर समस्त राज्य-भार डालकर राज्य चला रहा है। 
आइ्चरयजन्‌क श्रद्धा से वह तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा होगा । अपने अनुज की 
श्रद्धा का विचार करके तुम्हें वहाँ शीघ्र पहुँच जाना चाहिए । किन्तु हे अनघ, तुम वनवास 
से थके हुए. आये हो, अतः आज तुम हमारे आश्रम में विश्वाम करो । कल प्रातःकाल ही 
हम से विदा लेकर यहाँ से जाना | में फ्रीतिभोज की व्यवस्था करता हू । 


#क्ष्ष र्ानायथ एशयायर 


इतना कहकर मुनि ने अपने श्रेष्ठ तप की महिमा से राम को चकित करते हुए 
कामधेन्‌ का स्मरण किया । तुरन्त उस कामधेन्‌ ने स्वच्छ कान्ति से चमकता हुआ, भात, 
फल, घृत, दाल, विविध मिष्टान्न, मधुर श्ञाक, शक्कर, दधि, परमान्न, ऑंटाया हुआ दूध, 
मधु, शिखरन, शरबत, चटनी, पेवस, बरी, सुगंधित जल ओर स्वादिष्ट अँचार आदि का 
प्रबन्ध कर दिया । तब राम ने वानर तथा दैत्य-तायकों के साथ बडी भक्ति एवं प्रीति से 
भोजन किया । तदनंतर भरद्वाज ने राम से कहा--हे सुगुण/भिराम, हे कल्याणगुणधाम, 
में तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ | तुम अपनी इच्छा से माँग लो । तब राम ने हाथ 
जोड़कर कहा--हे मुनीश्वर, आप कृपा करके ऐसा वर प्रदान कीजिए कि साकत नगरी 
के चारों ओर तीन योजन तक की भूमि वर्ष भर शस्पन्‍श्यामल बनी रहे और वहाँ के वृक्ष 
सदा फूनते-फलते रहें । इसके सिवा में और कोई वर नहीं चाहता । मुनि ने ऐसा ही 
वर देने की कृपा की । वानर-बीर मृनि के दर्शन करके हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपने को 
कृतार्थ मानने लगे । 

तब रघुपति अनिलकुमार को देखकर बोलें--हे मारुति, तुम अपनी अनुपम शक्ति 
से शीघ्र शंगबेरपुर जाकर पुण्यात्मा गृह से मिलो और हमारे आगमन की सूचना उसे दो। 
उस पुण्यात्मा से मार्ग जानकर नंदीग्राम पहुँचकर हमारे अनुज शुभन्नती, दयालु तथा 
उन्नतात्मा भरत को हमारे आगमन का समाचार देकर श्ीत्र लौट आओ ।' 

तब हनुमान्‌ ने मानव-रूप धारण कर बड़े वेग से गंगा नदी को पार किया, और 
आंगबेरपुर में पहुँचा । वहाँ परहितात्मा परमेश्वर के आगमन का समाचार न जानने के 
कारण गृह मन-ही-मन सोचने लगा--में अपने प्रभु राजाराम के चरण-कमलों की सेवा' 
करते हुए उनके साथ वन में नहीं जा सका। पता नही, वे वहाँ कैसे रहते हें और कहाँ हैं ? 
कदाचित्‌ वो सिंह, भेरुण्ड, राक्षस, अग्नि, भुजंग, विष आदि से पीड़ित हो कही 
नष्ट तो नहीं हो गये । अन्यथा, (चौदह वर्ष की) अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ भी 
रघुराम लौटकर क्‍यों नहीं आये । राम अपने वचन तोड़नेवाले नहीं हें। मुझपे भूल हो गई । 
में अभी अग्नि में प्रवेश करके राम को प्राप्त करूँगा । ऐसा निदचय करने के 
पश्चात्‌ उसने चिता सजाई और उसमें अग्नि को प्रज्वलित किया । फिर बड़ी भक्त से 
वह अपने अनुज, पुत्र एवं स्त्री को साथ लिये हुए अपने मन' में राम को धारण किये हुए 
उस अग्नि में प्रवेश करते का उपक्रम करने लगा । 


उसी समय हनुमान्‌ ने उसका मार्ग रोककर कहा--अपने ब्रत का पालन करके 
प्रभु राम लौटकर आ रहे हैँ । वे कल ही' यहाँ पहुँचेंगे । यह असत्य नहीं है । तुम अग्नि- 
प्रवेश करो, तो राम के चरणों की सौगन्ध है । राम के आगमन का समाचार सुनकर 
अपने अनुचरों के साथ गुह अत्यन्त हर्षित हुआ और पेवन-पुत्र को प्रणाम किया। फिर, 
गुहँ से आदर-सत्कार प्राप्त करके हनुमान्‌ सरयू नदी को पार करके आगे बढ़ा । “नंदीग्राम 
में' पवित्रचरित्र भरत अपने मन में सोच रहे थे--पता नहीं, राम-लक्ष्मण तथा सीत्ता' 
कैसी अवस्था में हैं और कहाँ हैं ? चोदह वर्ष पूरे हो गये, फिर भी राम लौटे नहीं । 
में धोखे में पड़ गग्ना । जिस प्रकार सुमिवानंदन; मुनि-वृत्ति स्वीकार करके राम के चरण- 


खुद्धकाड 84९ 


कमलों की सेवा करते हुए गया, वैसे में भी उस दिन जा नहीं सका । राम से अलग हो, 
में कैसे इस पृथ्वी पर जीवित रह सकता हूँ ? मैने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि यदि 
चौदह्‌ वर्ष समाप्त होने के पढ्चात्‌ भी रघुपति लौटने की कृपा नहीं करेंगे, तो मैं चिता 
में जलकर अपने प्राण त्याग दूगा। क्‍या, में उस प्रतिज्ञा को भूठी होने दूँ ।' | ऐसा निश्चय 
क्रके उन्होंने अपने मंत्रियों को बूलाकर कहा--मे राम से मिलने के लिए अग्नि-प्रवेश् 
करके अपने प्राण त्यागूँगा । तुम शत्रुओं का मद हरण करनेवाले, झौय॑-सम्पन्न शत्रध्न करा 
राजतिलक कर दो । तत्र शत्रुष्न ने भरत को देखकर कहा--हे राजन, आपके हू रहने 
पर मुझे यह राज्य किसलिए चाहिए ? यह शरीर किसलिए ? में भी आपके चरणों की 
सेवा करते हुए आपके साथ ही चलूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय किये हुए उनको देखकर सभी 
लोग भयभीत हो गये । 


१६५, हनुमान्‌ का भरत को राघवों का कुशल-स्रमाचार सुनाना 

दर्सी समय अभिलकुमार अत्यन्त बेग के साथ वहाँ पहुँच गया और [भरत को बहुत 
विनय से प्रणाम करके खड़ा रहा | तब भरत ने पूछा--तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम 
क्या है ? तुम्हारे यहाँ आने का क्‍या कारण है ? तुम किस कुल के हो ? तुम कहाँ से 
आ रहें हो और कहाँ जा रहें हो ” तब अनिलपुत्र ने भरत से कहा--हे देव, में 
वानर हूँ और रघुराम का प्रिय दूत हूँ । सूर्य-कुल-कमल-भानु, उत्तमचरित्र राम नें 
अपने वनवास की अवधि समाप्त करके सौभित्र तथा जानकी के साथ वन में ठहरे हुए हैं । 
उन्होंने आपका कुशल-समाचार जानकर यहाँ आने के लिए मुझे भेजा है, इसीलिए मेँ 
आया हूँ ।' 

तब भरत अत्यधिक हव॑ से पुलकित हो उठे और बोले--हे प्रुण्यवत्सल, हे वानर- 
श्रेष्ठ, है पवन कुमार, में तुम्हारा स्वागत करता हूँ । इसके पश्चात्‌ उन्होंने उस वानर- 
श्रेष्ठ को हुदय से लगा लिया और उन्हें गज-मुक्ताओं तथा मणियों की मालाएँ, कनकांबर, 
श्रेष्ठ आभूषण, असंख्य घन तथा नगर भेंट किये और कहा--हमारे प्रभु राम के वनवास 
गये हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है । वे कहाँ रहे ? कहाँ-कहाँ विचरे ? अब वें 
कहाँ है! ? तुम राघव के प्रिय दूत हो, इसलिए हे अनघ, तुम सभी बातें विस्तार से कहो । 
में तुम्हारी बातों का विद्वास नहीं कर पा रहा हूँ । हे वानरश्रेष्ठ, क्या उनका आना सत्य है 
ह तब उस बिभलात्मा ने हँसकर बड़ी भक्ति से कहा--“आपके पिता महाराज 
राम को राज्याधिकार से वंचित करके उनके वनवास की आज्ञा दी, तो वें बड़ी भक्ति 
जटाएँ तथा वल्कल धारण किये हुए जानकी तथा लक्ष्मण के साथ पैदल ही वनवास के 
लिए रवाना हुए और बड़े हर्ष से श्रेष्ठ मूनियों की संगति में चित्रकूट पर्वत में रहने लगे। 
तब आपने राज्य-ग्रहण को अस्वीकार कर अपने अग्रज को लौटा लाने का. प्रयत्त किया । 
उनके अश्वीकार करने पर आप बड़ी भक्ति. के साथ उनकी पादुकाओं को लें आये और 
उन्तपर राज्य-भार डालकर राज-भोग त्याग कर तपस्वी के समान यहाँ रहने लगे । वहाँ से 
राघत कुटिल दानवों से पूर्ण दण्डक-वन में पहुँचे। पहले वे शरभंग मुनि के आश्रम में' ठहरे 
और वहाँ मुनियों के प्रति होनेवाले राक्षसों के अत्याचारों को 'दूर करके, संत्वना दैने' के परचातु' 


ने 
से 


8४० र्ानाथ एयायर 


आग बढ़े और जनस्थान में राक्षसराज की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काठे । 
उसके बाद उन्होंने खर, दृषण आदि चौदह सहस्र राक्षसों का संहार किया और वहाँ (पंच- 
वटी में) पर्णशाला बनाकर रहने लगे । वहाँ रहते समय राक्षसराज' रावण की प्रेरणा से 
मारीच नामक मायावी राक्षस सुन्दर स्वर्ण-मृग का रूप धारण किये हुए वहाँ दिखाई पड़ा । तब 
मुगनेत्री सीता ने उस मृग को देखकर राम से कहा--हे नाथ, मुझे यह मृग बहुत प्रिय 
लग रहा है । आप इसे अवश्य ला दीजिए ।' राघवेश्वर ने चाप लेकर पीछा किया और 
निदान उसपर तीक्ष्ण बाण चलाया, तो वह कुटिल राक्षस--हाय लक्ष्मण ! हाय लक्ष्मण * 
कहकर आत्तनाद करते हुए गिर पड़ा । यह आत्तंस्वर सुनकर साध्वी सीता ने भय से 
ठ्यकुल होकर लक्ष्मण को भेज दिया । तब मुनि-त्रेष धरकर रावण वहाँ आया और 
सीता को बलात्‌ उठाकर ले जाने लगा । तब जटायु ने इसे देखा । उसने रावण को 
रोका, तो रावण ने उत्तके साथ युद्ध करके उसे परास्त करके मार डाला । उसने समुद्र 
पार किया और लंका के अपने उद्यान में सीता देवी को बंदिनी बनाकर रखा। जब रामचन्द्र 
मायामृग का वध करके क्‍्लान्त हो लौटने लगे, तब उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को देखा । 
तुरन्त उन्होंने व्याकुल हो लक्ष्मण से पूछा कि सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्‍यों आये ? 
दोनों भाई शीघ्र पर्णशाला में लौट आये । किन्तु वहाँ सीता को न देखकर. वे अत्यन्त 
शोकामिभूत हो गये। फिर, सीता की खोज करते हुए वे दोनों वनों में से होकर जाने लगे। 
मार्ग में उन्होंने रावण के बाहुबल से कटकर पृथ्वी पर गिरे हुए जठायु को देखा । जटायु 
से उन्हें विदित हुआ कि दशकंठ उसकी ऐसी दक्शा करके सीता को ले गया है। फिर, उस 
विहगेश की दाह-क्रिया करके वे जंगलों में भटकते हुए जाने लगे । ऋष्यमूक पर पहुँचकर 
उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की । राम ने सुग्रीव लिए वालि का संहार किया और तारा 
को साथ वानर-राज्य सुग्रीव को प्रदान किया । सुग्रीव बड़े हर्ष से सीता के अन्वेषणार्थ दो 
लाख असमान बलशाली तथा यशस्वी वानरों को प्रत्येक दिशा में भेजा । वानर दत्तचित्त 
हो सीता का अन्वेषण करने लगे, तो संपाति ने उन्हें बतलाया कि सीता लंका में हैं । 
तुम चिन्ता मत करो । में जैसा कहता हूँ वैसा करों । में ने संपाति के परामर्श से सौ 
योजन समुद्र को पार करके अशोक-वन में झोक-संतप्त हो रहनेवाली वैदेही के दर्शन किये । 
उन्हें रामचच्ध की मुद्रिका दी। उस देवी से चूडामणि प्राप्त की और उसे लाकर रामचन्द्र 
को दिया । तब राम अत्यन्त प्रसन्न हुए और फिर समस्त वानर-सेना के साथ॑ वे लंका 
पर आक्रमण करने के लिए चले, समुद्र पर सेतु को बाँधा, लंका पर आक्रमण किया और 
अपने प्रशंसतीय पराक्रम से लंकेइवर का संहार किया और संसार का दुःख दूर किया। फिर, 
उन्होंने पुण्यात्मा विभीषण को लंका का राजा बताया और पतवित्रात्मा ब्रह्मादि देवताओं से 
अनेक वर प्राप्त किये । तदनन्तर देवताओं के साथ आये हुए आपके पिता के चरणों में 
प्रणाम करके, अग्नि-मुख से पवित्र घोषित की हुई सीता को स्वीकार किया। फिर, उन्होंने 
वानरों, राक्षसों, सुग्रीव,, विभीषण, अंगद आदि के साथ पुष्पक विमान पर आखरूढ हो 
लंका से प्रस्थान किया और सफल, विक्रम तथा यश से सुशोभित होते हुए भरद्वाज मुनि 


के आश्रम में पहुँचकर वहाँ ठहरे हुए हैं | वे अवृह्य ही कल यहाँ पधारेंगे |” 


भरत नें हनुमान्‌ की बातों से अत्यन्त हित होकर, शरत्रघ्न कहा-- है शत्रघ्न, 
तुम तुरन्त अयोध्या में जाकर सर्वत्र मंगलोत्सत की घोषणा करा दो । राज-सभा-भवन में 
राम के सेतु-बन्धन आदि को चित्र बनवाओ । देव-गृहों, भूदेव-गृहों (ब्राह्मण-गह) का 
अलकरण, तुम स्वयं अपन समक्ष कराओ, नगरनमार्ग को श्रेष्ठ तोरणों तथा ध्वजाओं से 
सजाओ । युवतियों के द्वारा मोतियों से (घरों के आगे) चौक पुरवाओ, सभी घरों में 
सुन्दर वस्तुएँ वितरित कराओ । और, सभी नगर-वासियों को सन्दर वस्त्राभषणों से 
सुसज्जित रहने का आदेश दो। श्रीराम के आगमन का शुभ समाचार निकटवर्त्ती देशों के 
राजाओं के पास भेजों और गज-तुरंगों की विपुल ध्वनि किये विना चतुरंगिणी सेना तथा 
मंत्रियों को साथ लेकर माताओं की सेवा में तुम शीघ्र यहाँ लौट आओ ।' 

भरत का आदेश प्राप्त करके अनघ शत्रुघ्न अत्यन्त वेग से अयोध्या में गये और बड़े 
उल्लास के साथ राधव के आगमन का शुभ समाचार अपने सभी बंधु-जनों को सुनाया, 
कौशल्या से कहा, कैकेयी से कहा और फिर सुमित्रा को कह सुनाया। फिर, उन्होंने भरत 
के आदेशानुसार नगर को सजवाया और अकलंक रीति से अन्‍्त'पुरों का अलंकरण कराया, 
चन्दन एवं कर्पूर से सुगन्धितः जल आँगनों में छिड़वाया और नगर-वीथियों में नव-रत्न- 
तोरण बँधवायें । तब महात्मा वसिष्ठ आदि मुनि, पुरोहित, मुनि-पत्नियाँ, माताएँ, बन्धु-जन, 
मंत्री, मित्र, स्त्रियाँ, नगर-निवासी तथा वृद्धजन, कुछ रथों में, कुछ पालकियों में, कुछ 
अध्वों पर, कुछ गजों पर आरूढ हो चल पड़े । शनत्रुघ्त पंच महावाद्यों के रव के साथ 
सभी को साथ लेकर भरत की सेवा में पहुँच गये । 


१६६. भरत-मिलाप 


भरत अपनी माताओं, अनुज तथा सेना के साथ राम की अगवानी करने के लिए, 
अत्यधिक उल्लास से चले । तब हन्‌मान्‌ ने भरत से कहा--हे अनघ, वह देखिए । राघव 
भरद्वाज मुनि के आश्रम से आ रहे हैं । वही पुष्पक है । वहाँ देखिए, वें ही राम हैं । 
वही कपि-सेना है । वह सुनिए, वानरों के सरयू नदी को पार करने की ध्वनि सुनाई 
पड़ रही है ।' भरत विमान को देखकर फूले नहीं समाये और जहाँ उस पुष्पक को देखा, 
उसी स्थान पर वह बड़ी भक्तित से भाई को साष्टांग प्रणाम किया। फिर, उदयाद्वि पर 
प्रकाशमान होनेवाले उदयोन्‍्मुख सूर्य की भाँति अपनी प्रभा को दसों दिशाओं में विकीर्णे 
करते हुए पुष्पक पर आरूढ, पुण्यात्मा रघुराम के निकट पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया । 

तब राभ ने पुष्पक को पृथ्वी पर उतारा और लक्ष्मण के साथ बड़े हर्ष से एक-एक 
करके अपनी' माताओं को प्रणाम किया । माताओं ने आशीर्वाद देकर उन्हें हृदय से लगाया। 
उसके पदचात्‌ भरत एवं शन्रुध्त ने बड़ी भक्ति से राम, सीता तथा लक्ष्मण को प्रणाम किया। 
राम ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर, सीता ने बड़ी प्रीति एवं श्रद्धा से 
अपनी स्त्रसों को प्रणाम किया, तो उन्होंने अलग-अलग उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद 
दिये । राम-लक्ष्मण ने बड़ी भक्त से मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ को प्रणाम किया, तो उस मुनि ने 
उन राजपुत्रों को आशीर्वाद देकर बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया। भरत तथा शत्रुघ्न ने 
संतुष्ट हृदयों से अपनी माताओं को प्रणाम किया और राम के पीछे भक्ति-युक्त ही रहनेवाले 


9७२ रंगनाथ एयायणे 


विमलात्मा विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा प्रमुख वानर-बीरों से प्रेमालाप करके उन्हें 
हृदय से लगाकर कहा--आपके सदृश अनघ भृत्यों के रहने से राघव ने अनुपम कीर्ति 
एवं विजय प्राप्त की । आपकी' शुभ सेवा, नीति एवं औजन्नत्य के फलस्वरूप राम ने विजय 
प्राप्त की । ऐसे हितू, भृत्य एवं आप्त-बंधु हमारे और कौन हो सकते हैं ?” इस प्रकार 
कहते हुए वे अत्यधिक आनन्दित हुए। तब राजशिरोमणि राम ने अपनी' प्रसन्नचित्त माताओं, 
बंधुओं, अनुजों, वानरों तथा सेना को साथ लिये हुए तथा अपने तेज को विकीर्ण करते हुए 
नंदीग्राम में प्रवेश किया । 


तदनंतर राम ने पुष्पक विमान की पूजा-अर्चना करके कहा--अब तुम धतद (कुबेर) 
को पास अलकापुरी में जाकर रहो और (फिर कभी ) मेरे स्मरण करते ही! चले आना ।' 
इन वचनों के साथ उन्होंने उसे विदा किया । तब भरत राम की सेवा में पहुँचे और हाथ 
जोड़कर बड़ी भक्ति से कहा--हे देव ! में अबतक राज्य-भार आपकी पादुकाओं पर 
रखकर, निलिप्त भाव से सावधान हो राज-काज का संचालन करता रहा । यों कहकर 
उन्होंने राम की पादुकाएँ उनके चरणों के पास रख दीं और फिर अत्यन्त विनम्र होकर 
कहा-- अब आपको अयोध्या में पधारना चाहिए। उसको लिए यह मुनिवेष ठीक नहीं है । 
आप कृपया, राजा के योग्य वस्त्राभूषण धारण करें और वल्कल एवं जटा-भार यहीं तज दें ।' 


|. 


तब राम ने मन-हीन्मन इस कथन के औचित्य पर विचार करने के परचातृ 
कहा--- जैसी तुम्हारी' इच्छा । तब प्रवीण सेवकों ने आकर बड़े यत्न से उनकी जठिल 
जटाओं को सुलझाया । राम ने अपने अनुजों के ज्ाथ अभ्यंग-स्तनान किया । फिर, दिव्य 
वस्त्र, आभरण तथा मालाओं को घारण किया । दशरथ की पत्नियों ने बड़ी प्रीति से भूमि- 
सुता सीता का अलंकार किया । तारा आदि सुग्रीव की पत्तियों ने भी सीता का श्वृंगार 
किया । 

इतने में हनुमान सादर गुह को लिवा लाया । वल्कल एवं जठाएँ धारण किये 
हुए गृह अपने सहस्रों धनुर्धर भीलों के साथ, गंधबिलाव, चमरी मृग की पूँछें, मत गज' के 
सुन्दर दाँत एवं मोती, वराह के दाँत, बाँस के मोती, साँपों के शिरों पर रहनेवाली' मणियाँ 
शादूल के नख, भेरुण्ड के नख, तथा सिह-नख, क्ृष्णाजिन (काला मृग-चर्म ), गोरोचन, कस्तूरी, 
मुरलियाँ, मधु तथा विविध फल, काँवरियों में लिये हुए आया और इन सब उपहारों को 
राम के समक्ष रखकर उन्हें साष्ठांग प्रणाम किया और हाथ जोड़ खड़ा रहा । 


तंब कृपानिधि राम' ने उसपर अत्यन्त स्नेह-वर्षा करते हुए, अमृतोपष॑म वचनों से 
उसका आदर करते हुए कहा--हे तेजस्वी भीलराज, तुम्हारी भक्त, महत्ता एंवं साहस 
मेने पंवन-पुत्र के द्वारा सुना है। तुम भी हमारे अपने लोगों में से ही एक हो'। अंत, 
तुम भी इस जठाओं तथा वल्कलों का त्याग करो और पूर्वकक्‍्त्‌ राजा के यौग्य वस्त्र 
आदि धारण करो । राम की आज्ञा के अनुसार भीलराज ने वल्कल एवं -जठा-भार 
पाकर स्वच्छ जल में स्नान आदि से पवित्र हो राम की सेवा में पहुँचा । तब राम ने 
उसे दिव्य कस्त्रामूषण प्रदांन किये । उसने बड़ी भक्ति से उन्हें धोरण किया और राम की 
सेवा में संलग्त हुआ । 


सुद्धकांड 9७8३ 
१६७ अयोध्या में प्रवेश 

तब शत्रुधंन के आदेश से प्रभू-भकक्‍त सुमंत ने बहु-रत्नों की निर्मल प्रभा से विलसित 
सूरयबिब के समान उज्ज्वल रथ को ले आकर राघव के सामने उपस्थित किया । जब राम ने 
अपनी सभी माताओं को प्रणाम किया, तब माताओं ने ऊंचे स्वर में आशीर्वाद दिया । शुभ 
लग्न में राम अपने गृरु वसिष्ठ को आगे किये हुए रथ पर ऐसे आरूढ हुए, मानों अपनी 
विशाल कीत्ति को व्याप्त करते हुए जनता के मनोरथ पर आरूढ हो रहे हों । निरुपम 
भक्ति-तत्पर भरत, धवल आतपत्र सँभाले हुए थे और सुमित्रा-पुत्र विशाल व्यजन डला 
रहे थे । पंच महावाद्यों की ध्वनि के साथ देव-ददुभियों का रव भी होने लगा; आकाझ 
से देवता पुष्प-वृष्टि करने लगे और सारी प्रजा जयघोष करने लगी । राम के रथ के 
पीछे एक विशाल रथ पर आरूढ हो विभीषण जा रहा था । पाइव॑-भागों में सुग्रीव आदि 
वानर अनेक गजों पर बैठे हुए जा रहे थे | चतुरंगिणी सेना भी साथ चल रही थी । 
सभी बंधु-वर्ग रथ के साथ-साथ चल रहे थे । बंदी-मागध राम क॑ सेतुबंधन आदि महान्‌ 
कार्यों का उल्लेख करते हुए उनका कीत्ति-गान कर रहे थे। राजमाताएं, तारा आदि स्त्रियाँ 
तथा जानकी रथों में आरूढ हो जा रही थीं । इस प्रकार, सभी लोग रामचन्द्र के 
साथ ही बड़े उल्लास से अयोध्या की ओर चल पड़े । पुरोहित जहाँ-तहाँ आशीर्वाद 
देते लगे । हाथियों के चिघाड़, रथों की घड़घड़ाहट, अब्वों की हिनहिनाहुट तथां भेरी- 
मृदंग आदि की ध्वनि चारों ओर व्याप्त होने लगी । ऐसी राजसी ठाठ से अक्षीण कल्याण- 
स्वरूप, राम-भूपाल, नक्षत्रों से परिवृत चन्द्र की भाँति, दीप्तिमान्‌ होते हुए अयोध्या में पहुँचे । 


तब पल्‍लव-हस्त, पलल्‍लव-अधर, पललवारुण चरण-पललवों से सुशोभित, सिंह-कटि-सम 
क्षीणकटि, चन्द्रमुखी, गजगामिनी, कमललोचनी, अलिनीलकुंतला, कमलगंधी, लतांगी 
सुंदरियों ने उमड़ते हुए आनन्द के साथ प्रासादों से, राम के पुण्य दर्शत करके, उनपर पुष्य 
पुष्पाक्षतों की वर्षा की । (राम के दशेनाथ) सौधों पर खड़ी हुई मीनलोचनी तरुणियाँ 
अपनी सहेलियों से कहने लगीं--हे सखी, इस पुण्यधनत (राम) ने बाल्यावस्था में जो 
कार्य किये, उन्हें सोचकर आइचये होता है । अपने ऊपर आक्रमण करनेवाली ताड़का का 
वध किया, अनघ कौशिक की रक्षा की, शिव का धनुष तोड़ा और दर्पोद्कत परशुराम 
का गर्व-भंग किया । दुष्ट-दलन करनेवाले राम सहज शूर हें, इसीलिए उन्होंने ऐसे महात्‌ 
कार्य किये । बहुत ही छोटी अवस्था में वनवास की आज्ञा मिलते ही वनवास के लिए 
चल' पड़े । वहाँ उनको सदृश और कौन जगतू-कल्याण के कार्य कर सकता था ? सेतु को 
बाधकर, रावण के साथ युद्ध करके उसका संहार किया और असंख्य राक्षसों का वध कर 
डाला । पिता की आज्ञा से वनवास के लिए जातें समय उनके प्रिय मुख की कान्ति कितनी 
भव्य थी । आज इतने महान्‌ कार्यों की सिद्धि के पश्चात्‌ लौटनेवालें इनके मुख की उज्ज्वल 
प्रभा, कितने ही प्रकार से दीप्त हो रही है । हे चंचलतेत्री, उस लक्ष्मण को देखो, जिस 
इन्द्रजीत ने इन्द्र को सहज ही जीतकर सुरों को भयभीत करके अपने बाहुबल का प्रदर्शन 
किया था, उसे इन्होंने युद्ध में मारा | वहाँ उस विभीषण को देखों, अपने दुष्ट अग्रज को छोड़- 
कर, यही आज लंकाधीश बता हुआ है । 'हे सखी, यह वालि का भाई सुत्रीव है, और यह 


8७9 रंगन7५- रॉपांयरो 


वालि-पुत्र अंगद हैं। (उस पवन-पुत्र को देखो) उस पुण्यात्मा ने समद्र को पार करके सीता का 
पता लगाया, सहज ही सेतु को बंधवाकर राम को लंका में ले गया और युद्ध में गिरे हुए 
लक्ष्मण के लिए ओषधियों को लाकर उन्हें प्राण-प्रदान किया । 

पुरजनो के ऐसे वार्त्तालापों के बीच सूर्यवंशज रामचन्द्र ने अन्तःपुर में प्रवेश किया । 
फिर, उन्होंने भरत-शत्रुघ्ण को बुलाकर उन्हें देत्यराज तथा वानर-नायकों के ठहरने 
को लिए आवश्यक प्रबन्ध करने का आदेश दिया और उन्हें विविध स्वादिष्ट भोजन आदि 
भिजवाये । इसके परचात्‌ भरत ने सुग्रीव से कहा--हें अनघ, हमने कल सूर्यवंश-मणि रामचन्द्र 
के राजतिलक करने का प्रबन्ध किया है । इसके लिए हमें चारों समद्र का जल तथा गंगा आदि 
तीर्थों के जल चाहिए। उनको मँगवाने का प्रबन्ध करो । सूर्य-पुत्र ने परम हर्ष से गज, सुषेण, 
जांबवानू और शीघ्रगामी वेगदर्शी को बुलाकर उन्हें सुन्दर रत्न-कलश देकर तीर्थों का जल 
लाने के लिए भेजा । फिर नल, गवाक्ष, वायुपुत्र तथा ऋषभ को समुद्र का जल लाने के लिए 
भेजा । तब वानर-वीर अत्यन्त वेग से गये और दूसरे ही दिन प्रातः:काल तक आवश्यक तीथों 
के जल आदि ले आये । यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गये । 


१६८ राजतिलुक 


भरत ने निर्मलचेता एवं सदाचार-सम्पन्न वसिष्ठ, गौतम, जाबालि, कश्यप, कण्व, 
वामदेव आदि मुनीश्वरों को तथा चतुर्वेद-पारंगत विब॒ुधों को बुलाकर विनय एवं भक्ति के 
: साथ उनसे कहा--आप कृपया विधिवत्‌ श्रीराम का राजतिलक कीजिए । तब वे मंगल- 
वाद्यों की ध्वत्ति के साथ जानकी तथा राम को बला लाये और रमणीय रत्न-पीठ पर उन दोनों 
को आसीन किया और वेदमंत्र-पृ्वेक पुण्य-सलिल' से उनत्तका अभिषेक किया | राम के सिर पर 
से गिरनेवाली पूर्ण जल की धारा देखने में बहुत ही रमणीय प्रतीत होती थी । देवताओं' की' 
स्‍्तुतियों को प्राप्त करते हुए, पार्वती के साथ विलसित होनेवाले परमशिव की' जटा से भरने- 
' बाली गंगानदी की भाँति वह जल-धारा अत्यन्त कमनीय दीख रही थी । वह जल-धारा क्रमश: 
उनके चरणों से होकर पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगी, मानों विष्णु के चरणों से जन्म लेकर 
“ पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतर रही हो । इस प्रकार, उस समय रामचन्द्र स्वयं विष्णु तथा शिव 
' की भाँति शोभायमान हुए । राज्याभिषिक्त राम उस समय अपने ललाट पर बंधे राजपट्ट के साथ, 
देखनेवालों को शिव की भाँति दीख रहे थे और ललाट पर बँधा हुआ पट्ट, ऐसा दीखता था 
'मानों शिव की जटठाओं में स्थित हो, अपनी सरस' कान्ति से जठटाओं को आलोकित करनेवाली 
शशिरेखा ही गंगा की लहरों के धक्के से फिसलकर ललाट पर आ गई हो । उस समय 
गरुड, खेचर, मंधर्व, सुर, सिद्ध तथा साध्य, आकाश से' अत्यन्त उत्साह से 'जय-निनाद करने 
लगे । अप्सराएँ नृत्य करने लगीं । उस शुभ घड़ी में इन्द्र ने अनिल के द्वारा बड़े प्रेम से शम 
पास पारिजात पुष्पों की माला तथा मोती के हार भेजे । राघव नें बड़े आदर के साथ 
: उन्हें धारण किया । उस महान्‌' उत्सव के समय, पृथ्वी: शस्यह्यामला हो गईं, वृक्ष पुष्पों एवं 
“फलों से लद॒ 'गये, पुष्पों में अद्वितीय सुगंध आ गईं और दिशाएँ निर्मल हो "गई । 
' तब 'रघुराम' ने भूसुरों तथा एमहात्माओं को अनुपम भक्ति-युक्त हृदय' से तीस करोड़ 
' भुद्राएँ; एक लाख अंदव, एक. लाख गज तथा एक।लाख गारयें दान दीं; सुंग्रीव को प्रिय वचनों से 


एछ्धकांड &8%५ 


अपने निकट बुलाकर उसे ललित दिव्यांबर आभूषण तथा स्वर्ण-कुसुमों की माला दी; अंगद को 
अमूल्य रत्न-जटित स्वर्ण-अंगद (केयूर) दिये; पुण्यात्मा विभीषण को अमूल्य केयूर, एवं मुकुट 
दिये । नील को लोल कान्तियों से विलसित नील मणियों का और नल को नकररत्नों 
का सुन्दर हार दिया । उसके पद्चात्‌ प्रसन्नचित्त हो राम भूपाल ने सभी वानरों को देख-देख- 
क्र, एक को भी छोड़े बिना, सबको दिव्य वस्त्र तथा आभूषण दिये। फिर, उन्होंने सीता को 
शरच्चन्द्र से भी उज्ज्वल कान्तियुक्त मणिमय हार दिया । किन्तु सीता ने उसे पहना नहीं, 
किन्तु वह उस उपहार को हाथ में लिये साभिप्राय दृष्टि से रामचन्द्र के मुख की' ओर देखने 
लगी । उतकी दृष्टि का अभिप्राय समभकर चतुर राम ने अनुमति दी, तो उन्होंने अपने 
क्रपा-रस से सींचते हुए उस हार को हनुमान्‌ के कंठ में पहना दिया । उस पवित्र हार को 
धारण कर वह प्रण्यात्मा पवन-पुत्र, शरत्काल के बादलों से घिरे हुए मेंरु पर्वत की भाँति: 
सुशोभित होने लगा । | 

उसके पदचात्‌ वसिष्ठ की आज्ञा से "राम अन्तःपुर में गये और क्रमशः अपनी सभी 
माताओं को प्रणाम किया । सभी माताओं ने बड़े स्नेह से उन्हें आशीर्वाद दिये । सीता ने भी 
अपनी सासों को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया । तब उन्होंने सीता को हृदय से लगाकर 
आशीर्वाद दिया--तुम लक्ष्मी के सदृश, सरस्वती की भाँति, पार्वती के समान पति-भकित, 
सुमति, सौभाग्य, तेज एवं अतुल कीत्ति से सम्पन्न होती हुई, सूर्य-चद्ध के समान तेजस्वी पुत्रों 
की माता बनो ।' 


१६९ मित्रों को प्रीतिमोज देना 


उसके पद्चात्‌ - रघुकुलाधिप बड़े उल्लास से भोजनालय में गये । उन्होंने' मित्रों, 
बंधुओं, अनुजों तथा रवि-पुत्र आदि वानरों, विभीषण आदि दैत्य-वीरों एवं पवित्रात्मा गृह 
आदि लोगों को बड़े स्नेह से बुलवा भेजा और उन्हें उचित आसनों पर, बिठाया । बड़े स्नेह 
से सच्चरित्र हनमान्‌ को अपने साथ बैठकर भोजन करने के लिए कहा । (जब सब लोग 
उचित आसनों पर' उपस्थित हुए), सुन्दरियों ने प्रत्येक के आगे सोने के थाले लगाये और 
पायस, भात, दाल, मिष्टान्न, बढ़िया सूखा शाक, विविध स्वादिष्ट शाक, कई प्रकार की' चटनियाँ 
शिखरन, अँचार) ताजा घी और मीठे फल 'आदि परोसे । तब. सूर्यवंशाधीश ने दुगुनी प्रीति 
से हनुमान्‌ से कहा--हें अनिलकुमार, भोजन प्रारंभ करो । इतना कहकर उन्होंने स्वयं एक 
कौर ग्रहण किया । तब हनुमान्‌ ने अत्यन्त भक्ति से उस थाल को, जिसमें रामचन्द्र ने भोजन 
प्रारंभ; किया था, उंठाकर अपने सिर पर रख लिया!और आनंदातिरेंक से नृत्य करते हुए 
कहनेः लगा--- है वानरो, आओ । राम के थाल का प्रसाद प्रचुर मात्रा में हम"सब को मिल 
गया।है: ।' यों कहते हुए उसने सामने के अगस्त्य वृक्ष पर चढ़कर उसके पत्ते तोड़ लिये और 
उन पत्तों में. उस प्रसाद, को रखकर बड़ी: भक्ति. से सभी वानर-वीरों को बाँटा । वें भी उस 
प्रसाद को..ग्रहण करके.अत्यन्त संतुष्ट हुए । यहीं कारण है कि उस दिन से अगस्त्य वृक्ष 'के पर्ण ' 
एकादशी (पारण) के लिए बहुत ही 'मुख्य माने जाते हे ।. 

रघ्राम नें, अंजना-सुत (हनुमान) की भक्ति से अत्यन्त संतुष्ट हो, दूसरा थाल मेंगवा- 
कर भोजन तथा. जल ग्रहण किया । तदनंतर >उन्होंने सुगंध-पुष्पों की मालाओं' से सब लोगों: का 


9७४६ रंग्नाथ एयपायण 


अलंकार किया और कर्पूर, तांबूल, चन्दन आदि सब को बाँट दिये । फिर, अत्यन्त प्रसन्नता 
एवं प्रीति से सकल भृत्य एवं अमात्यों के साथ राजसभा में बैठे । 

उसी समय निद्रा देवी सौमित्र को अपने वश कर लेने का उपक्तम करने लगी । सभा में 
राम के समक्ष बेठे हुए लक्ष्मण यह देखकर जोर से हँसने लगे । तब राम, सीता, विभीषण, 
सुग्रीव, हनुमान्‌, अंगद, नल, नील, शरभ, सन्नाद, तार आदि वानर तथा शत्रुष्त, भरत आदि ने 
अपने-अपने कलंक की बात सोचकर अपने सिर भुका लिये । तब राम ने सब की यह दशा देखकर 
अपने अनुज से कहा--हे लक्ष्मण, तुम अकारण ही क्यों हँसे ? इसका क्‍या अभिप्राय है बताओ।' 

तब लक्ष्मण ने भयभीत हो हाथ जोड़कर कहा--हे देव, जब में आपकी सेवा करते 
हुए वन में आपके साथ रहने लगा, तब निद्रा मझ पर अपना प्रभाव डालने लगी । तब मेंने 
उससे कहा कि तुम चौदह वर्ष तक मेरे पास मत आजो । मेरी बात मानकर वह चली गई । 
चोदह वर्ष समाप्त होते ही वह फिर लौटकर मेरे पास आई। हे देव, यही सोचकर में हँसा 
और यही मेरे हँसने का मूल कारण है । हे दयासमुद्र, में आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, 
इसके सिवा मेरे हंसने का और कोई कारण नही है ।” तब सब लोगों के मन की शंकाएँ 
दूर हुई और सभी प्रसन्न हुए । 


करुणामूत्ति राम ने सब वानरों को देखकर कहा--सभी कार्यों में सदा किसी भी धर्म 
की अपेक्षा किये बिना, उनका आचरण करते रहो ।' इतना कहकर उन्होंने उन्हें बड़े आदर से कई 
प्रकार के उपदेश देकर प्रिय बचनों से जाने की अनुमति दी । उसके पदचात्‌ उन्होंने 
अनिलकुमार, सुग्रीव आदि प्रमुख वानरों को तथा विभीषण को विदा किया । सुग्रीव आदि 
वानर प्रसन्नचित्त हो किष्किधा लौट गये । विभीषण भी राक्षसों के साथ बड़े उत्साह से लंका 
लौट गया । 

राम ने मनस्वी सोमित्र एवं भरत को यूवराज बनाया और विशाल राज-वैभव का 
अनुभव करते हुए, सीता के साथ समस्त सुखों को भोगते हुए राज्य करने लगे । ये अपने 
पूर्वजों की अपेक्षा अधिक वेद-विहित धर्मों का आचरण करते हुए, कई प्रकार के अनुष्ठान 
आदि करते थे । उन्होंने अब्वमेंध तथा वाजपेय आदि कई श्रेष्ठ यज्ञ करते हुए, देवता और 
भूसुरों की रक्षा करते हुए परिपूर्ण रूप से धर्मेनिष्ठ हो, ग्यारह सहस्र वर्ष तक पृथ्वी का पालन 
किया । उनके राज्य में प्रजा को कोई दुःख नहीं था, अकाल और पाप कहीं नहीं था, सत्य 
तथा धर्म नष्ट नहीं होते थे और सभी जन परहित-रत थे । 


इस प्रकार, आन्भ्र-भाषा का सम्राट, काव्य, आगम आदि के प्रशंसनीय ज्ञाता, आचार- 
वानू, अपार घेयं-संपन्न, भूलोक-निधि, गोनबुद्ध भूपाल ने सुन्दर गुणों से सम्पन्न, धैयेंवान्‌, 
शत्रुओं के लिए भयंकर, महात्मा, महान्‌ दयालु तथा ललित सदगुणालंकार अपने पिता विद्ठुल- 
नरेश के नाम पर, अनुपम तथा ललित शब्द एवं अर्थ से सम्पन्न, रामायण के इस युद्धकांड 
की, श्रेष्ठ अलंकार एवं सुन्दर भावों से परिपूर्ण बनाकर, इस प्रकार रचना की, कि वह इस संसार 
में आचन्द्राक अत्यन्त पूजनीय हो, शोभायमान होता रहे । 

रसिकजनों के लिए आनन्ददायक, इस प्रसिद्ध तथा आर्ष आदि काव्य का पठन जो कोई करेगा, 
सा जो इसका श्रत्नण करेगा, उसे सामवेद आदि विचिध वेदों का आधार राम-ताम>रूपी, चिन्तामणि के 


रद्धेकांड 9छ७ 


द्वारा नव्य भोग, परोपकार-बुद्धि, उदात्त विचार, परिपूर्ण शक्ति, राज्य-सुख, निर्मल कीत्ति, नित्य सुख, 
धर्मनिष्ठा, दान-पुण्य में अनु रक्ति, चिरायु, स्वास्थ्य तथा अपार ऐइ्वर्य प्राप्त होंगे। उनके पापों 
का क्षय होगा, उन्हें श्रेष्ठ पुत्र लाभ होगा, उनके शत्रु नष्ट होंगे और उन्हें धन-धान्य की समृद्धि 
सुलभ होगो। उनका जीवन निर्विष्त रहेगा, घर में लावण्यवती स्त्रियों का अनुराग प्राप्त होगा । 
भाइयों की वृद्धि होगी तथा उनके साथ सुखमय सहजीवन का भाग्य मिलेगा । उनके 
घरों में सतत देव-पूजन तथा पितरों की तृप्ति होती रहेगी । यह रामायण मोक्ष-साधक, पाप- 
हारक, भव्य, दिव्य तथा शुभप्रद है । विधिवत्‌ इस रामायण की पूजा करने से पुण्य प्राप्त 
होंगे । इसके रचयिताओं की श्रेष्ठ एवं शुभ उन्नति होगी तथा इन्द्र-लोक का निवास प्राप्त 
होगा । जबतक कुलपर्व॑त, समुद्र, सूर्य-चन्द्र, वेद, दिशाएँ, पृथ्वी तथा सभी भुवन सुशोभित 
रहेंगे, तबतक यह कथा अक्षय आनन्द-समूह का आगार बनी रहेगी । 


ओ तत्सत्‌ ! 


5 न हे ह 
परिषद के महत्त्वप्र्ण प्रकाशन 
हिन्दी-साहित्य का आदिकाल--आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी | ३.२५। 
यूरोपीय दर्शेन--स्व ० महामहोपाध्याय रामावतारूशर्मा। ३.२५। 
. हृर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन--डॉ ० वासदेवशरण अग्रवाल | ६.५० । 
. विश्वधम-दशन--श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा । १३.४० । 
« साथवाह--डॉ० मोतीचन्द्र । १०० ऐतिहासिक चित्र । ११.०० । 
. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--डॉ० सत्यप्रकाश ८.००। 
सब्तकवि दरिया: एक अनुशीलन--डों० धर्मेन्द्र बरह्मचारी .झास्त्री। १४.०७ । 
« काव्यमीमांसा ( राजशखर-कृत )--अनुवादक स्व० पं ० केदारवाथ-झर्मा + ६.५० । 
, श्रीरामावतार शर्मी-निबन्धावली--स्व० महामहोपाध्याय.:रामाबता र हार्मा । 5.७४ । 
१०, प्राइसौय बिहार--डॉ० देवसहाय त्रिवेद | ७.२५। 
११, गुप्तकालीन म॒द्राए --स्व० डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर । ६.५० । 
१२. भोजपुरी भाषा ओर साहित्य--डॉ० उदयनारायण तिवारी १३.५० 
१३. राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धांत--श्रीगोरखनाथ सिंह। /१.५० । 
१७. रबर--श्रीफूलदंवसहाय वर्मा, एम्‌० एस-सी० । चित्र ६१। ७.५० । 
१४, ग्रह-नक्षत्र--श्रीजिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एसू०। ४.२५। 
१६, नीहारिकाएं --डॉ० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय) । ४/२५। 
१७ हिन्दू धार्मिक कथाओ' के भौतिक अर्थ--श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह । ३.०० । 
१८, ईख ओर चीनी--श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । चित्र १०४। १३.५० । 
१६, शवमत--मूल लेखक और अनुवादक डॉ० यदुवंशी | ८.००। 
२०, मध्यदंश: एतिहासिक ओर सांस्कृतिक सिंहावलोकन--डॉ० घीरेन्र वर्मा । कई 
रंगीन मानचित्र, ऐतिहासिक महत्त्व के कलापूर्ण चित्र | ७.०० । 
२१-२२. प्राचीन हस्तलिखित पोथियो' का विवरण-- ( पहला और दूसरा खंड ) 
स॒० डॉ० धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । प्रत्येकका मल्य २.५० । 
२३--२६. शिवपूजन-रचनावली--आचार्य शिवपूजन सहाय (४ भाग )। मल्य क्रमश 
८5.७५) ९६,००; १०,००; ८.४० | 
२७. राजनीति ओर दशन--डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा । १४.०० । 
,श८+ बोद्धधम-द्शेन-+स्व ० आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव | पृष्ठ ५५०५ १७.०० । 
२६-३०. मध्य एसिया का इतिहास--( दो खंडों में ) महापंडित+राहुल/सांकल्यायन । प्रथम 
'खण्ड़ १२.२५ द्वितीय खण्ड 5.५० । 
३१. दोहाकोश--मूल” कवि : बौद्धसिद्ध सरहपाद । ' छायानुवादक--महापण्डित राहुल 
; सांकृत्यायन । पृष्ठ ५५८॥+ १३.२५। 


( जी & छ #< ०८ ७0 /0 -७ 


३२, 
३३, 
३४. 
३४, 
३६. 
३७, 
शेप, 
38. 


४०, 
४१. 
४९, 
४३, 
४४, 
४४. 


४६, 
४५७५, 
हेप, 
४६. 
४०, 
४१, 
र्‌, 
रे, 
4३. 
४४. 
४६, 
४७, 
ध्रप, 


( सत्र ) 


हिन्दी को मंराठी संतो' की देन--आचाय विनयमोहन शर्मा । ११.२५। 
रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना-डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' । १०.२५। 
अध्यात्मयोग और चित्तविकलन--स्वर्गीय वे द्धूटेश्वर शर्मा । ७.५० । 

ग्र।चीन भारत की सांग्रासिकता--पण्डित रामदीन पाण्डेय । ६.५० । 

बाँसरी बज रही--श्रीजगदीश त्रिगुणायत | ८5.०० । 
चतुर्देशभाषा-निबन्धावली--पृष्ठ १८४। ४.२५ । 

भारतीय कला को बिहार की देन--डॉ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह। पृष्ठ २१६। ७.४०। 


भोजपुरी के कवि और काव्य--श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह । सं० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद। 
पृष्ठ ३९६। २.७०॥। 


पेट्रोलियम--श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । चित्र ४०। ५.५०। 

नील-पंलही-- (मूल-लेखक मारिस मेटरलिक) । अनु० डॉ० कामिल बुल्के । २.५० । 
लिंग्विस्टिक सर्वे आफ्‌ मानभूम एण्ड सिंहभूस | ४.५०। 
घडदशंन-रहस्य--प ० रगनाथ पाठक | ५.०० । 
जातक-कालीन भारतीय संस्कति--.श्रीमोहनलाल महतो “वियोगी'। ६.५० 


प्राकृत भाषाओ' का व्याकरण--मूल-ले० श्रीरिचर्ड पिशल। अनु० डॉ० हेमचन्द्र 
जोशी । पृष्ठ १००४॥ २०,०० | 


दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा--महापण्डित राहुल सांकृत्यायन । ६.००। 
भारतीय प्रतीक-विद्या--डॉ० जनादत मिश्र । पृष्ठ ६१२। ११.००। 
संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय--डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । ५.५० । 
कषिकोश (प्रथम खण्ड)--म्त ० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद। ३.००। 


कुंवरसिंह-अमरसिंह--अनु ० पं० छविनाथ पाण्डेय । ५.०० । 
मुद्रण-कला--पं ० छविनाथ पाण्डेय । ७.२५। 


लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची--आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । ५० न० पै० । 
लोककथा-कोश--आचार्य नलिनविलोचन शर्मा । ३२ न० पै० । 
लोकगाथा-परिचय--आचार्य नलिनविलोचन शर्मा | २५ न० पै० । 
बौद्धधर्म ओर बिहार--पं० हवलदार त्रिपाठो 'सहृदय'। ७७ दुल्लझ 
साहित्य का इतिहास-द्शेन--आचार्य नलिनविलोचन हार्मा । ५.००। 
मुहावरा-मीमांसा--डॉ० ओमप्रकाश गुप्त । ६.५० । 

वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कति--म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी | ५.००। 





, पंचदश लोकभाषा-निबन्धावली । ४-५० 
६०.६१, प्राचीन हस्तलिखित पोभियो का विवरण (३-४ खण्ड )--सं० आचार्य 


नलिनविलोचन दर्मा। १.२५। १.०० । 


६२, हिन्दी-साहित्य और बिहार (बिहार का साहित्यिक इतिहास; सातवीं शती से 


६३ 


अर ठारहवीं शती. तक्‌ )--सं ० आचाय शिवपूजन सहाय । ५.५० 


कथा-सरित्सागर--मूल-लेखक महाकवि सोमदेवभट्ट | अनु० स्व० पं० केदारनाथ शर्मा 
सारस्वत । ( प्रथम खण्ड; षष्ठ लम्बक तक ) पृष्ठ ८४६ । १०.००। 


*उपयु कत प्रत्येक सजिल्द पुस्तक पर तिरंगा नयनाभिराम आवरण हे । 


